इतिहास प्रवेश 


भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन 


जयचन्द्र विद्यालंकार 


पाँचवाँ संस्करण : 957 


अकाशक 


हिन्दी भवन 


इलाहाबाद-3 


इतिहास-प्रवेश 


( भारतीय इतिहास फा उन्‍्मीलन ) 


प्रारस्मिक काल से आज़ तक 


लेखक 
जयचन्द्र विद्यालंकार 


अकाशक 
' हिन्दी-भवन 
जालन्धर ओर इलाद्दाबाद 


अकाशक -- 


इन्द्रचन्द्र नारंग 
हिन्दी-भवन 
३१२ रानी मंडी 
इलाहाबाद<३ 
पहला संध्करणु १६ ३८०२-४० 
दूसरा सं(करण १६४१ 
तीसरा सस्करण १६४६ 
चोथा संस्करण १६५२ 
पॉचवोँ संस्करण १६४६-४७ 
मुद्रक--- 
इन्द्रचन्द्र नारंग 
कमल मुद्रणालय 


३१२ रानी मंडी 


ग्रंथकार का आदर्श 


वन्द्यः कोऊपि सुधास्यन्दास्कन्दी स सुकवेगु णः । 
येनायाति यशःकायः स्थैय स्वस्थ परस्थ च॥ 
कोडन्यः कालमतिक्रान्तं नेतु प्रत्यक्षतां क्षमः | 
कविप्रजापतींस््यक्थवा. रम्यनिर्माणशालिनः ॥ 
न॒पश्येत्सबसंवेद्यान्‌ भावान्‌ प्रतिभया यदि । 
तदन्यद्‌ दिव्यदृष्टित्वे किमिव ज्ञापकं कवेः | 
कथादेर्ष्यानुरोधेन वेचित्र्येधप्यप्रपश्चिते । 
तदत्र किंचिदस्त्येव वस्तु यत्पीतये सताम्‌॥ 
श्लाध्यः स एवं गुणवान्‌ रागद्वंषबहिष्कृता । 
भूतार्थथथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती ॥ 
( कल्दरण की उक्ति लग० ११४६ ई० की ) 
सुधा के स्राव को मात करने वाला क्रान्तरर्शोीं लेखक का वह कोई 
गुण--इतिहास लिखने की योग्यता--वन्दनीय है जिससे अपना और दूसरों 
का भी यशःकाय स्थायी हो जाता है । 
रम्य निर्माण करने वाले ऐतिहासिक खष्टाओं को छोड़ कर और कोन 
बीते काल को प्रत्यकज्ञ बना कर दिखा सकता है ? 
सबवसाधारण के वेदनागत भावों को यदि अपनी प्रतिभा से न देखे तो 
केसे जाना जाय कि ऐतिहासिक मे सच्ची अन्तह प्टि है ? 
कहानी लम्बी होने के कारण विविध बातों का प्रपंच नहीं किया जा 
सका, तो भी इस कृति में सहृदयों को साहित्यिक दृष्टि से भी कुछ खिचाव तो 
लगेगा ही । 
वही गुणवान्‌ प्रशंसा के योग्य है सच्चे न्यायाध्यकज्ष के समान जिसकी 
वाणी राग द्वेष से परे रहती हुई तथ्यों को जैसे का तैसा कहती है। 
( उपयुक्त का १६४६ ई० की भाषा में अनुवाद ) 


अशर्तावना 


$ १, इतिहास का अथ-- इतिहास राष्ट्र का आत्मपर्यवेक्षण 
आत्मानुचिन्तन आत्मस्मरण और आत्मानुध्यान है??*->-वह अतीत की ज्योति 
से अपने बतमान स्वरूप को पहचानने ओर भविष्य के मार्ग को उजियारा 
करने की चेष्टा है। राष्ट्र की आत्मानुभूति अपने इतिहास के झरुमरण द्वारा 
होती है । संसार की जीवनधारा में किसी राष्ट्र के लोग अपना यथोचित कार्य 
कर सकें इसके लिए. यह आवश्यक है कि वे ठीक ऐतिहासिक दृष्टिक्रम से 
अपनी स्थिति को देखें पहचानें । 

$ २, भारतोय इतिहास का पुनरुद्धार--हम भारत के लोग अपने 
इतिहास को बहुत कुछ भूल गये थे और उसके कुछ श्रंशों की याद यदि हमें 
थी मी तो अत्यन्त उलगटपुलट और धघुँधघली | इसी से हम अपनी डपस्थित 
स्थिति को भी ठीक देख समझ न पाते ओर यही हमारे पराभव का मुख्य 
कारण हुआ । हमारे इतिहास का पुनरुद्धार अक्षरशः ढुकड़े टुकड़े कर के 
हुआ । उस पुनरुद्धार का आरम्म तब हुआ जब युरोपियों ने आ कर हमारे देश 
की प्राकृतिक स्थिति ओर हमारी दशा को ठीक ठीक समझना चाहा ओर 
इसलिए हमारे अ्रतीत के बारे में पूछुने जाँचने लगे । अठारहवीं शताब्दी के 
मध्य से उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक युरोपियों के मुकाबले में भारत के लगा- 
तार पराभव की चोट से भारत का नव जागरण आरम्म हुआ, जिसकी प्रेरणा 
से बहुत से भारतीयों की भी अपने अतीत के बारे में जिशासा जगी ओर थे भी 
उस नई खोज में लग गये | उस खोज से निकले टुकड़ों को जोड़ कर भारत 
का पहला पूर्ण इतिहास १८६४ ई० में हरप्रसाद शास्त्री ने पेश किया | उसके 


# जयचन्द्र विद्यालंकार (२५-४०-१६२६)--अखिश भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलब 
नागपुर की इसिदास परिषर के सभ/पति पद थे अभिभावण । 
*  [ दरप्रसाद शाज्री (१८६७)--९ स्पृश हिश्टरी औफ़ ईडग्रा( जाहत का माहन 





( ऋ 9) 


बाद कई अंग्रेजों ने भी वैसे इतिहास लिखे और भारत की शिक्षा का पूरा 
नियन्त्रण अंग्रेज़ों के हाथ में रहने से वे खूब चले भी | किन्तु इन अंग्रेजी इति- 
हासों में भारत के अतीत को ठीक, रूप में,ओर ठीक दृष्टिक्रम से पेश किया जाने 
के बजाय बहुत कुछ बेढंगे रूप में या तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता रहा । 
$३,. भारत के अ ग्रेज़ी इतिहास--अंग्रेजों द्वारा हमारे: इतिहास 
की यों छुछालेदर होने कें तीन कारण थे | एक तो यह कि अपने इतिहास को 
समभने के लिए. जो अन्तद्द ष्टि हममें हो सकंती है, वह विदेशियों में नहीं हो 
सकती” # | “किसी राष्ट्रके अतीत इतिहास के पुंनत्रेथनः में उस राष्ट्र की 
सन्‍्तानों को ऐसी सुंविधाएँ प्राप्त होती हैं जिन्हें कोई भी विदेशी “'' नहीं पा 
खकता ।** हम ( अपने ) ऐतिहासिक अतीत के जीवित अबतार हैं; .बंह अतीत 
हमारे खून ओर हमारी दृड्डियों में, हमारे विचार ओर विश्वास में व्यास है।”+ 
फलतः विदेशियों के लिए, चाहे वे कितने ही निष्पक्ष हो कर विचार क्यों न 
करें, अनेक बार हमारे इतिहास की मूल प्रेरणाओं ओर प्रद्ृत्तियों को समझना 
बहुत कठिन होता है। दूसरे, १८७० ई० के लगभग से युरोप की विश्वप्रम्ता 
ओर युरोपी भूमि ओर दवंश की श्रेष्ठता का विचार युरोपी अभिजात वर्ग के 
दिमाग पर इस तरह आविष्ट हो गया ओर उस आवेश का रंग उनकी आँखों 
पर इस तरह छा गया कि “इतिहास अथवा विद्यमान मानव जीवन के किसी भी 
पहलू को वे उस विचार का रंग दिये बिना देख ही न पाते रहे। उन्नीसवीं 
शताब्दी के पिछले ओर बीसवीं के पहले अंश का युरोप का बहुत सा ऐतिहासिक 
ओर सामाजिक चिन्तन इस विचार से दूषित रहा | पर इन सूकछुम कारणों के 
अतिरिक्त एक बहुत ही स्पष्ट ओर स्थूल कारण था जिससे अंग्रेज़ लेखक हमारे 


शालोपयोगी इतिहास )। यह अंथ पहले १८६५ में बंगला में निकला था। बद मूल 
बैंयला ग्रंथ मुके देखने की नहीं मिला । 

* जयचन्द्र विद्यालंकार ( २५-१२-१६३७ )--बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन आरा की इतिदास-परिषद्‌ के सभापति पद-से अभिभाषण-। - : 

| यदुनाथ सरकार (३५-॥२-१६२७ )--भारतीय इतिडास परिषद आरम्भिक 
ध्ध्िवेशन बनारस कि.संभापति- पद से झमिभाफण-....' 


( लू )?) 


इतिहास को तोड़' मरोड़ कर पेश कंरते रहे । “उनका इसमें सोधा स्वार्थ क्ा-+ 
विंसेंट स्मिथ की 'औक्सफरड हिस्टरी आव इंडिया” की आलोचना करते हुए: 
अपने ज़माने के भारत के प्रमुख समाज़शास्त्री अध्यापक व्रिनयकुमार सरकार ने 
लिखा था-- ऐतिहासिक दृश्क्रिम से देखने की योग्यता का श्री स्मिथ के लेखों 
में प्रायः अभाव है ।''' ऑक्सफर्ड हिस्टरी में एक और पक्षपात का भाव है 
जो कि उन निहित स्वार्थों ओर उपस्थित शक्तियों की तरफ से, जिनकी सेवा में 
स्मिथ की विद्वत्ता जुती हुईं है, राजनीतिक प्रचार करने के कारण पैदा हुआ है । 
वह ग्रन्थ भारतीय विद्यालयों के छात्रों द्वारा पाठ्य पुस्तक रूप में रण जाने को 
है, इसलिए ( उन्हें ) घटनाओं को इस प्रकार जुटाना था कि दौंड़ते आदमी 
को भी गोरों के बोके? का युक्तिसंगत होना प्रमाणित दिखाई दे जाय *'।??# 
$४. भारतीय द्वष्टि से इतिहास का मनन--अ्रध्यापक सरकार 
की इस आलोचना से प्रकट है कि भारत के नव जागरण से प्रेरित वे विद्वान 
जिन्हें अंग्रेज़ी ज़माने में भी स्वतन्त्र सोचने ओर बोलने की हिम्मत थी, अंग्रेज़ों 
की भारतीय इतिहास विषयक कृतियों की त्रुटियों को बराबर देखते दिखाते रहे | 
इससे बढ़ कर, वे भारतीय दृष्टि से अपने इतिहास का मनन कर उसके अनेक 
पहलुओं को पेश करते रहे। हरप्रसाद शासत्री, म० गो० रानाडे, रमेशचन्द्र दत्त, 
गो० ही० ओमा, वि० का० राजवाडे, गो० स० सरदेसाई, काशीप्रसाद जायसवाल, 
यदुनाथ सरकार, वामनदास वसु, राखालदास बनर्जी, तारकनाथ दास आदि 
विद्वानों की परम्परा ने भारतीय दृष्टि से अपने इतिहास को खोजने पेश कंरने का 
संघ्रप्न बराबर जारी रक्खा | इस दिमागी संघर्ष में यह भावना कभी न रही कि 
अपने इतिहास के बुरे पहलुओं को छिपाया या लीप पोत कर दिखाया जाय;। 
प्रत्युत इन विद्वानों ने विभिन्न युगों में भारतीयों की अवनति या अ्धोगति की 
दशाओं और कारणों पर जैसा प्रकाश डाला वैसा कोई विदेशी न डाल सकता। 
यह बात स्पष्ट रूप से कही जाती रही कि ' राष्ट्रीय दृष्टि से अपने इतिहास के 


वि० कु० सरकार ( १६१६)--मोलिटिकल साइंस क्वा्ट्ली न्यूयीके जि० ३४ 
पु० ६४५०-४९ । 


( ए ) 


मनन का बह भ्र्थ हरगिज्ञ नहीं कि हम अपने राष्ट्र की कमज़ोरियों को नज़रन्दाज़ 
करें। 3लटा उन्हीं को समभने के लिए हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए. 
और हमीं उन्हें ठीक समझ सकते हैं ।??+ “राष्ट्रीय इतिहास घटनाओं के वर्णन 
में सच्चा और उनकी व्याख्या करने में तकंसंगत होना चाहिए. ''' | वह राष्ट्रीय 
होंगा इस अ्रथ में नहीं कि हमारे श्रतीत की किन्हीं लज्जास्पद घटनाओं को 
छिपाने या लज्जास्पद चरित्रों पर सफेदी पोतने की कोशिश करेगा ।??# 

आर इस राष्ट्रीय प्रयत्न की परम्परा में जहाँ भारतीय इतिहास के अनेक 
पहलू स्पष्ट किये जाते रहे , वहाँ समूचे भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टि से 
उपस्थित करने की माँग भी बराबर बनी रही । अध्यापक विनयकुमार सरकार ने 
अपने उस लेख में १६१६ में ही कहा था-- स्मिथ ने जिस सामग्री को बरता 
है, कोई भारतीय विद्वान्‌ उसी का उपयोग करता तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
बिलकुल दूसरी कहानी पेश करता ।” भारतीय प्राच्य”” सम्मेलन ( ओरियंटल 
कान्फ़रेंस ) के छुठे अधिवेशन ( पटना १६३० ) के सभापति पद से डा० हीरा- 
लाल ने कहा था-- इस वेला विशेष कर एक बड़ी आवश्यकता उत्कट रूप से 
अनुभव होती है ओर वह है भारतीय दृष्टि से लिखे हुए. इतिहास की ।” 
१६३८-३६ में इस ग्रन्थ का प्रथम प्रकाशन उसी आवश्यकता के उत्कट 
अनुभव का फल था | 

जैसा कि इस ग्रन्थ की आलोचना करते हुए. डा० सुनीतिक्रुमार 
चाठुज्य ने लिखा था--मारतीय दृष्टि से इतिहास कहने का अर्थ अथ से इति 
तक शुद्ध विज्ञान और सत्य को प्रकाश में लाना और वर्गविशेष (या जातिविशेष) 
की उत्कृष्टता के विचार की गुलामी से मुक्ति दिलाना ही था, ओर कुछ नहीं ।३ 
अंग्रेज लेखक अंपने लिखे इतिहासों में यह दिखाने का प्रयत्न करते कि युरोपी 
भूमि उवंश और सभ्यता भारत की भूमि हवंश और सभ्यता से उच्चतर हैं। 
भारत के युवक-युवतियों में इस प्रकार के विचार फैलने से भारत में अंग्रेज़ी 
| ज० च० विद्यालंकार ( १६३७ )--पूर्वोक्त आरा अभिभाषण | 
* यदुनाथ सरक्षार ( १६३७ )--पूर्वोक्त बनारस अभिभाषण । 
| सुनीतिकुमार चाठुज्यें ( १६४१ )--कलकत्ता रिव्यू, फ़रवरी १६४५॥। 


( कै) 


राज की बुनियादें दृदतर होतीं इसलिए उनका ऐसा प्रयत्न स्वाभाविक था ।' 
स्घतन्त्र भारतीय ऐतिहासिक उनकी इन स्थायनाओं को जाँचते तो इनमें अ्रनेक 
हेत्वाभास देखते, जिनका प्रत्याख्यान करते हुए मनुष्य मात्र की समानता 
दिखाना उनका का होता । यों अंग्रेज लेखक भारतीय इतिहास के सत्यों को 
क्यों घुंध से ठकने का जतन करते रहे, और “भारतीय दृष्टि” से इतिहास 
प्रस्तुत करने वाले क्‍यों शुद्ध सत्य को प्रकट करने में अपनी शक्ति लगाते रहे, 
इसका स्पष्ट कारण था । 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन से अध्यायक विनयकुमार सरकार की १६१६ की 
भविष्योक्ति पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। मेरी पेश की हुई कहानी अंग्रेजों 

[रा चलाई हुई कहानी से बिलकुल दूसरी” है, यह तो इसके प्रत्येक पन्ने से 

प्रकट होगा | किन्तु इसकी मुख्य विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाने की आव- 
श्यकता है, जो कि यहाँ बहुत संक्षेप से किया जायगा | 

४५, भारतीय इतिहास का युगविभाग--श्रंग्रेज़ों ने हमारे 
राजनीतिक ओर सांस्कृतिक इतिहास में काल का फिरकेवार बेंटवारा चलाया। 
उदाहरण के लिए “कैम्ब्रिज शोर हिस्टरी” में वैदिक युग से विजयनगर के 
पतन तक हिन्दू काल” की कहानी पहले दी गई है | फिर आठ शताब्दियाँ पीछे 
लॉट कर भारत में इस्लाम के प्रवेश की बात से “मुस्लिम काल” की कहानी 
आरम्भ की गई है जो १८५७ में बहादुरशाह दूसरे के पतन के साथ समात्त 
होती है | फिर चार शताब्दी पीछे लोट कर पुतंगालियों के भारत आने के 
वृत्तान्त से ' ब्रितानवी काल” आरम्म किया गया है| इस विभाजन की बेहूदगी 
मैंने सन्‌ १६३६ में अपने नागपुर अभिभाषण में दिखाई थी। 

सातवीं शताब्दी के मध्य से इस्लाम भारत की सीमाओं पर टकराने 
लगता ओर आठवीं के शुरू में सिन्ध में स्थापित हो जाता है। इन घटनाओं 
की उपेक्षा करके क्या प्रतिहार ओर राष्ट्रकूट साम्राज्यों ओर उस युग के अन्य 
हिन्दू राज्यों का ठीक चित्र अंकित किया जा सकता या उनके प्रशासकों की 
मनःस्थिति की ठीक व्याख्या की जा सकती है ? राजेन्द्र चोढ ओर भोज की 


कहानी आप “हिन्दू काल” में कह चुकते हैं, ओर महमूद गज़नवी की मुस्लिम 


( ओं 9) 

काल?” में लाते हैं। तोनों की समकालीनता पंर ध्यान दिये बिना क्या भोज का 
या महमूद का या राजेन्द्र का भी ठोक चरित समर में आर सकता है ? १४वीं' 
शताब्दी के आरम्म की भारत की दुदंशा को स्पष्ट किये बिना विजयनगर के 
उदय की कहानी कहना आक़ाश में चित्र बनाने के समान है। १४वीं १७वीं 
शताब्दियों में भारत के तग की युरोपी बस्तियों से भारत के सब बड़े राज्य 
गोलाबारूद तोपें ओर तोपची पाते थे । उन युरोपी बस्तियों ओर उनके साथ 
भारतीय समुद्र मं मेंडराने वाले युरोपी चांचियों ( जल-डाकुओं ) का दत्तान्त. 
जाने विना क्या मुगल-मराठा युग के प्रशासकों की परिध्थिति ओर मनःस्थिति 
समभी जा सकती है ? १७४०-५१ ६० में मराठों को पहलेपहल स्थल-युद्ध की 
नई युरोपी शैली से वास्‍्ता पड़ा । उस शैली को अधूरा समझ कर पानीपत में 
उन्होंने उसे बरतना चाहा आर यही उनकी हार का कारण हुआ | युरोपी शक्ति 
के उदय की बात आप ब्रितानवी काल?” में बतायेंगे ओर पानीपत की कहानी 
उससे पहले समझा देना चाहेंगे । क्‍या यह सम्भव है ? पलाशी की लड़ाई 
१७५४७ ई० में हुई और पानीपत की १७६१ में । पर आप पानीपत की कहानी 
पहले कहते हैं ओर पलाशी की पीछे ! पलाशी के २३ मास बाद रुहेलों का 
नेता मराठों से समभोते की मिन्नत करता है, पर वे उसकी नहीं सुनते ओर 
पंजाब पर चढ़ाई करते हैं। यह बात कितने महत्त्व की है, पर आप पानीपत 
की कहानी पलाशी से पहले कहते हैं तो आपकी नज़र में यह नहीं आ सकती 
ओर यों आप उस थुग के इतिहास के तत्त्व को देखने से चूक जाते हैं । 

किसी भी युग की समूची परिस्थिति में से एक अंश को साम्प्रदायिक 
कारण से अलग काट रख कर जो चित्र खोंचा जायगा, उसकी प्रृष्ठभूमि गलत 
होने से वह मूलतः गलत होगा । भारतवर्ष के इतिहास को यों मजहबी टाँचे 
पर चदाना जीवित प्राणी को काठ के शिकंजे में कसना है।”+ भारतीय 
इतिहास का साम्प्रदायिक युगविभाग *“' एक तरफ उभरा हुआ, एक तरफ 
पिचका हुआ और बीच बीच में उखड़ा हुआ आइना है जो हमारे इतिहास 


अलजलन- 


नागपुर अभिभाषण | 


( औ ) 


को अत्यन्त बिरूप बना कर दिखाता है ।??* 

ऊपर के विवेचन से यह भी प्रकट होना चाहिए. की अंग्रेज़ों के गढ़े 
हुए. युगों के केवल नाम बदल. देने से-- हिन्दू? 'मुस्लिम!' और ब्रितानबी? 
कालों? को प्राचीन मध्य ओर अर्वाचीन काल कह देने से--कोई अन्तर नहीं 
पड़ता, जब तक कि उनके भीतर का विषय-विभाजन उसी ढंग का है। ओर 
बारहवीं शताब्दी तक के समूचे काल को प्राचीन ओर उन्नीसबीं शताब्दी मध्य 
तक के काल को मध्य काल कहना है भी गलत । कालक्रम से भारत की पूरी 
परिस्थिति को देखते हुए ओर उसके राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के 
पूरे विकास को टगोलते हुए. उस विकास की जो मंजिलें प्रकट होती हैं, वही 
भारतीय इतिहास के ठीक युगविभाग को सूचित करती हैं। जहाँ तक मुझे मालूम 
है, अंग्रेज़ों ने भारतीय इतिहास को साम्प्रदायिक .युग-विभाग के जिस काठ 
के शिकंजे में कसा था उससे उसे छुड़ा कर पूरे भारतीय इतिहास का राष्ट्रीय 
जीवन की विकास-मंजिलों का सूचक युगविभाग पहलेपहल सन्‌ १६३६ में मेरे 
नागपुर अभिभाषण में ही प्रकट किया गया। देश के प्रमुख विचारकों ने 
उसकी सत्यता स्वीकार की । इस ग्रंथ का ढाँचा वही है | 

इस ग्रंथ के मनन से उस युगविभाग की स्वाभाविकता स्पष्ट दिखाई 
देगी | यहाँ केवल इतनी बात की ओर ओर ध्यान खींच दिया जाय कि नागपुर 
अभिभाषण वाला यह युगविभाग भारत की संस्कृतिक परिणति की मंजिलें 
वैसी ही स्पष्ट दिखाता है जेसी राजनीतिक की, यह बात राय कृष्णदास जेसे 
भारतीय कला इतिहास के मर्मश ने उस युगविभाग को अपनाते हुए बार बार 
दोहराई है | भारतोय कलाकइृतियों का बौद्ध जैन हिन्दू मुस्लिम आदि शीर्षकों 
में बैटबारा उनके विषय में बड़ी भ्रान्ति उत्पन्न करता रहा है। अपने देश की 
कला में कभी सम्प्रदायपरक भेद नहीं रहा है । उसमे जो कुछ अन्तर है सोः 
राजनीतिक युग वा काल-परक है ।”+ 

* ज० च० विद्यालंकार ( १८-६-१६२८ )--अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य 

सम्मेलन शिमला में इतिदास-परिषद्‌ के सभापति पद से अभिभाषण। 
*«  कृष्णदास (१६२६)-भारत की चित्रकला पृ० ७११: 


( के ) 


५ ६. सस्तूची सामग्री का सामअस्य--प्रत्येक काल की पूरी परि- 
स्थिति पर जैसे ध्यान देना चाहिए, बैसे ही उसके इतिहास की समूची सामग्री 
'का सामझस्य करके तथ्यों का निश्चय करना चाहिए । साम्प्रदायिक-हश्टि-प्रस्त 
लोग ऐसा नहीं करते रहे | उदाहरण के लिए, सल्तनत युग चूँकि उनकी दृष्टि 
में मुस्लिम युग है, इसलिए उसका इतिहास वे मुध्लिम तवारीखों के आधार 
पर उनकी यथेष्ट जाँच किये बिना ही बनाते रहे | इस कारण उनके चित्र अनेक 
बार कितने एकतरफा और गलत बने इसका कुछ आभास इस अ्रन्थ में 
महमूद गजनवी का चरित [ ७,५६६ ] श्रथवा परिशिष्ट ६ अंश २ पढ़ने से 
और विशेष पता इसके पर्व ७ अध्याय ३े और सल्तनत पर्व का उनके इन्हीं 
प्रकरणों से मिलान करने से मिलेगा | सब्र तरफ की सामग्री का सामझस्य करके 
इस युग के इतिहास के पुनर्निर्माण की पद्धति पहलेपहल मेरे स्वर्गीय गुरु 
पं० गो० ही० ओकमा, स्व० राखालदास बनर्जी तथा स्व० सा० कृष्णस्वामी ऐयंगर 
ने अपने राजस्थान बंगाल ओर उड़ीसा तथा दक्खिन भारत के इतिहासों में 
दिखाई थी | इस ग्रन्थ में समूचे भारत के लिए, वही पद्धति बरती गई है। 
महमूद, शहाबुद्दीन गोरी और श्रल्तमश के सिक्के, चित्तौड़ कीर्ति-स्तम्म की 
दीवारें और संस्कृत के अनेक अभिलेख ओर ग्रन्थ जो कहानी बताते हैं वह 
प्रचलित कहानी से कितनी भिन्न है ! शम्सुद्दीन इलियासशाह की नेपाल चढ़ाई 
[८,५३४] का उल्लेख किसी तवारीख में नहीं है, उसका पता मिला है काठ- 
मांह के पशुपतिनाथ मन्दिर में शम्सुद्दीन के खुदबाये संस्कृत शिलालेख से, 
जिसे पहलेपइल मेरे स्वर्गीय गुरु काशीप्रसादजी जायसबाल ने पद्या और, 
प्रकाशित किया | कश्मीर में हिन्दू राज्य के पतन और सल्तनत के उदय का 
इतिहास, पिछली राजतरंगिणियों के आधार पर, पहलेपहल स्पष्ट रूप में मेरी 
“भारतीय इतिहास की मीमांसा” और इस ग्रन्थ में ही दिया जा रहा है। 
समूचे भारत के लिए भी वह कितना शिक्षाप्रद है ! 

$9. भारतीय इतिहास की सामासिक धारा-5प्रत्येक युग में 
समूचे भारत ओर इतिहास की चौतरफा खामग्री पर ध्यान देने से भारतह॥,की 
विविधता में एकता सुन्दर रूप में प्रकट हुई है। अंग्रेज़ी सॉँचे के इतिहास 


( ख्नर॑ ) 


पटना या दिल्‍ली या कलकत्ता जैसे किसी केन्द्रीय राज्य का पल्ला पकड़ कर भारत 
का इतिहास कहते ओर दूसरे प्रदेशों की उपेक्षा करते हैं | जिन युगों में वैसा कोई 
सहारा न मिले ओर प्रादेशिक राज्य ही रहे हों उनमें वे भुवनकोश (गज़ेटियर) 
के ढंग से एक के बाद दूसरे राज्य या राजवंश को लेते हैं जिससे प्रत्येक प्रदेश 
की शताब्दियों की घटनाएँ. एक दूसरे से असम्बद्ध अलग अलग धारा में आती 
हैं । इस ग्रन्थ की पद्धति में समूचे भारत के घटना-प्रवाद पर एक साथ दृष्टि 
रखते हुए, इसपर ध्यान दिया जाता है कि शक्ति का समतुलन किस प्रकार 
होता रहा ओर गुरुताकेन्द्र कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ खसकता रहा | किसी 
माने हुए केन्द्रीय राज्य की घटनाओं को योंही महत्व न दे कर “घटनाओं के 
आपेक्षिक महत्त्व की *** (परख इस कसोंटी पर की जाती) है कि किस घटना ने 
कितने व्यापक प्रदेश पर कितना चिरस्थायी प्रभाव किया ।??# यों प्रादेशिक राज्यों 
के बीच भी भारत की एकता-प्रश्नत्त और भारतीय इतिहास की सामासिक धारा 
तथा प्रत्येक प्रदेश की उस धारा में देन स्पष्ट दीख पड़ती है, परस्पर असम्बद्ध 
निर्जीव घटना-तालिका के बजाय जानदार घटना-माला सामने आती है, ओर 
प्रत्येक प्रदेश की कहानी अपने पड़ोसियों की कहानी से सम्बद्ध हो जाने के 
कारण सार्थक लगने लगती है। अंग्रेजी साँचे के इतिहासों ओर इस ग्रन्थ के 
ऐसे युगों के वृत्तान्तों के मिलान से यह अन्तर स्पष्ट दिखाई देगा। टव्वीं ध्वीं 
शताब्दियों में किस प्रकार भारत में साम्राज्यस्थापना का संघर्ष चलता रहा, 
प्रायः सातवीं से दसबीं तक ओर छोटे पैमाने पर बारहवीं तक भी किस प्रकार 
उत्तर दक्खिन भारत के दो साम्राज्य बने रहे, १४वीं १५वीं शताब्दियों के प्रादे- 
शिक राज्यों ने किस प्रकार देश में राजनीतिक सुव्यवस्था पुनःस्थापित की और 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान में प्रेरणा ओर सद्दायता दी, यह इस सामासिक पर्यालोचन 
की पद्धति से ही प्रकट हुआ है। अंग्रेजों को भारत की छित्न-मिन्नता ओर 
भारतीय इतिहास की अर्थीनता को बढ़ा कर दिखाना था, इसलिए वे इन 
तथ्यों की ओर से आँख फेर लेते रहे । पर जो कुछ वे दिखाते रहे वह सत्य से 





पूर्वोक्त शिमला अभिभाषण (१६३८)॥ 


( ग ) 


बहुत भिन्न है | ह ह 
6८. बृहस्तर भारत और भारत के विदेश-सम्बन्ध--अ्रंग्रेज़ 
ऐतिहासिक एक ओर बात को बड़े उत्साह से बखानते रहे, और वह थी-- 
भारत का “जगमग एकाकीपन ( स्प्लेंडिड आइसोलेशन )”, उसका दुनिया से 
अलग बने रहना ! पिछली पोन शताब्दी की ऐतिहासिक खोज ने उससे ठीक 
उलटी बात सिद्ध की है। भारत के विदेश-सम्बन्धों ओर बृहत्तर भारत की वह 
कहानी मारत के इतिहास का अपरिहाय॑ अंश है । इस ग्रंथ में वह श्रंंखलाबद्ध 
रूप में यथास्थान दी गई है, और विश्व-इतिहास के या विदेशों के इतिहास के 
जिन पहलुओं का भारत पर प्रभाव पड़ा है उन्हें भी स्पष्ट करके दिखाया 
गया है । ह 
९५९, 'भारत में अर ग्रेज़ी राज--अंग्रेज़ी साँचे के भारत के इतिहासों 
में ब्रितानवी युग विशेष कर इस ढंग से अंकित किया जाता कि (अध्यापक 
विनयकुमार सरकार के शब्दों में ) अंग्रेजों के साम्राज्यनिर्माण का “समूचा 
रास्ता गुलाबों गुलाबों?? से ढका देख पड़े, ओर कि उनका प्रत्येक प्रतिद्वन्द्दी शठ 
या सनकी प्रतीत हो ! गवनंर-जनरलों के युद्धों की ओर “भारत की नैतिक ओर 
भोतिक प्रगति? के लिए उनके बनाये कानूनों की कहानी से ही उनके इस युग 
के इतिहास का ताना-बाना बनता । भारत के पुनर्जांगरण को भी अंग्रेज़ों के उन 
प्रयत्नों का फल बना कर दिखाया जाता-मनुष्य में स्वाधीनता के लिए जो 
सहज तड़पन है उसकी प्रेरणा से भी भारतीयों ने कभी कुछ किया इस विचार 
को नज़दीक न फटठकने दिया जाता । अंग्रेज राजनेताओं की काली करतूतों ओर 
साजिशों की तथा इंग्लिस्तान द्वारा भारत के लुंडन ओर विदोहन-शोषण की 
कहानी को तो छिपाया ही जाता, भारत के साधनों द्वारा ब्रितानवी साम्राज्य कैसे 
बढ़ता गया ओर ब्रितानिया कैसे विश्व-शक्ति बन गया इस पहलू को भी आँखों 
से ओमल रक्‍खा जाता । इस तरह के इतिहासों से केवल बच्चे बहलाये जा 
'सकते थे; पश्चिम के अन्य देशों के विद्वान भी, जो घटनाओं की युक्तिसंगत 
व्याख्या चाहते, संतुष्ट न हो पाते । इसीलिए, जैसा कि अध्यापक वि० कु० 
सरकार ने कहा था, पाश्रात्य विद्वान्‌ भारत के ब्रितानवी युग का भी कोई 


( घ 9) 


अच्छा साधारण इतिहास मन होने की प्रायः शिकायत. करते रहे । भारतीग्र इति- 
'हास के ब्रि्वानवी युग के उक्त पहलुओं-पर रमेशचन्द्र दत्त, ,विनायक सावरकर 
वामनदास वसु, तारकनाथ दास जैसे भारतीय विद्वान्‌ प्रकाश डालते रहे | 
ग्रन्थ में उनका अनुसरण और उनकी खोजों का पूरा उपयोग किया गया है 
ओर भारतीय इतिहास के ब्रितानबी युग का बहुत संज्षित होते हुए भी पूर्ण 
इतिहास पहली बार दिया गया है| सन्‌ १६३६ के बाद का घटनापूर्ण इतिहास 
भी स्पष्ट सुबोध रूप. में पहलेपहल इस ग्रन्थ के लघु संस्करण या इसके तीसरे 
संस्करण में ही दिया गया । . 

$ १०. भारतोय इतिहास को राष्ट्रीय विवेचनपद्धति--ऊपर के 
विवेचन से प्रकट हुआ होगा कि शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से लिखे भारतीय इतिहास 
का युगविभाजन और घटनाओं का चुनाव तथा उनके संकलन का क्रम अंग्रेज़ी 
साँचे के इतिहासों से बहुत भिन्न होना चाहिए | सुनिश्चित ओर प्रमाणित 
घटनाओं का उनके आपेक्षिक मूल्य अर्थात्‌ प्रभाव की व्यापकता को देखते हुए. 
सवंथा सहज स्वाभाविक क्रम से संकलन इस पद्धति की विशेषता होनी चाहिए । 
अच्छे बुरे किसी पहलू को छिपाया न जाय, प्रत्युत ठीक क्रम ओर ठीक अनुपात 
से दिखाया जाय । आप ““' संज्षिसत चित्र देना चाहते हैं तो कैमरे का फोकस 
दूरी पर रखिए.। पर यदि आप रंग छू कर शकलें मियाने को कोशिश करते हैं 
तो यह ईमानदारी नहीं है। ''' जो घटना कैमरे की मार में आती है उसे 
रखना ही होगा । यदि हमारे पुरखा कमी गलत रास्ते पर चलते रहे तो '' 
बताना चाहिए, कि उनका रास्ता गलत था और “*' कि वह क्‍यों गलत था ।??# 
जिसे हम राष्ट्रीय दृष्टि से भारतीय इतिहास का विवेचन कहते थे, उसकी पद्धति 
यह थी | चूँकि भारत के अतीत का ठीक ठीक सत्य स्वरूप प्रकट होना हमारी 
राष्ट्रीय आवश्यकता थी, इसलिए इस प्रकार की विवेचनापद्धाति राष्ट्रीय कहलाती 
थी । इस अन्थ में ठीक इस पद्धति का अनुसरण किया गया है । 

इस पद्धति से विद्यार्थियों के दिमाग पर बोक पड़ने के बजाय उनकी 





# पूर्वोक्त शिमला अभिभाषण ( १६३८ )। 


( कह ) 


रुचि और चिन्तन-शक्ति जगेगी इसकी पूरी श्राशा है। इस ग्रन्थ के प्रकट होने 
से पहले नागपुर श्रमिमाषण को पढ़ कर ही श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ने 
लिखा था कि वैज्ञानिक ओर सत्य से भरे “* कालविभाग का आश्रय 
लिया जाय तो छात्रों में अपनी सूक से देखने की क्षमता उत्पन्न 
होगी “|” 

8११. भारतोय इतिहास की चित्र-सामग्री - ऐतिहासिक अ्रवशेषों 
की खोज से जो सामग्री निकली है ओर ञ्राये दिन निकल रही है, उससे भारतीय 
जनता के अ्रतीत जीवन पर भरपूर प्रकाश पड़ता है। पर जिन्हें भारतीय इतिहास 
को सूखी घटना-तालिका रूप में पेश करना था, उन्होंने उस सामग्री के बहुत 
से पहलुओं को भी नज़रन्दाज़ किया । भारतीय अ्रथवा वैज्ञानिक दृष्टि से इति- 
हास के मनन में उस चित्र-सामग्री के अध्ययन का भी विशिष्ट स्थान है | इस 
ग्रन्थ से उस सामग्री का ठीक स्वरूप और मूल्य प्रकट होगा । भारतीय इतिहास 
के अनेक दुलंभ और महत्त्वपूर्ण चित्र इसमें पहली बार प्रकाशित किये गये हैं । 
चित्रों के प्रामाणिक होने पर उतना ही ध्यान दिया गया है जितना पाख्यवस्तु के। 

$ १५, शैली ओर भाषा - छोटे ग्रन्थ में विवादों ओर व्याख्याओ्रों की 
गुज़्ाइश न थी, न मूल लेखों के प्रतीक देने की, इसलिए मरसक बिवादों के 
भँवरों से बच कर खेने की कोशिश की गई है। पर घटनाओं की चुनाई जिस 
स्वाभाविक विंकास-क्रम से की गई है उससे वे स्वयं बोलेंगी, स्वयं अपनी व्याख्या 
करेंगी, अर्थात्‌ उनका पूर्वापर-समन्वय॒ ओर कारण-कार्य-सम्बन्ध स्वतः स्पष्ट 
होगा, ऐसी आशा है| मूल लेखों के शब्द भरसक उद्धुत किये गये हैं, और 
इस ढंग से कि कहानी में ठीक फब जाये तथा साथ ही उस उस विषय के विश 
पहचान लें कि कहाँ से। नामूलं लिख्यते किश्विन्नानपेक्षितमुच्यते--निमूल 
कुछ न लिखा जाय ओर विना आवश्यकता के कुछ न कहा जाय, यह आदर्श 
बराबर सामने रक्‍्खा गया है | 

भाषा को विषय और उक्त पद्धति ओर शैली के अनुकूल रखने का 
पूरा जतन किया गया है। मानव हृदय का कोई ऐसा स्थायीमाव नहीं है जो 
भारतोय जनता के तीन॑ हज़ार बरस के तजरबे को सुन कर जगता न हो | अत्यम्त 


( भव ) 
संक्तेष करते हुए भी उस तभरबे का पूरा चित्र देने का जतन किया गया है । 
$ रै३, >०दारा का स्मरणु--स्थ० डा० हौरालाल ने “भारतीय 
दृष्टि से लिखे इतिहास की भड़ी आवश्यकता कौ” देश भर के मेधावियों में 
फैली जिस “उत्कट अनुभूति” की चर्चा १६३० में की थी, मुके भी उस अनु- 
भूति ने १६१६-२१ में बेचैन किया था, जिससे उसकी पूर्सि के लिए मैंने 
तभी से तैयारी औरम्म फौ। १६२६ में मैंने लिखाई का वह कार्य आरम्भ किया 
जिससे बारह बरस पीछे हस प्रन्थ का प्रथम प्रकाशन हुआ, ओर शआ्राज तीस 
धरस पीछे पॉचर्षों संस्करण निकल रहा है। इस लम्बो अवधि में मुके अपने 
गुरुजनों घुजर्गों मित्रों ओर सहयोगियों से जिस प्रकार पथद््शन प्रोत्साहन 
परामर्श सुझाष और सहायता मिलती रही है, उसके अनेक प्रसंगों का पर्या- 
लोचन आज भी अनेक मधुर ओर करुण स्मृतियों को जगा देता है। श्रद्धेय 
पं० मोरीशंकर हीराचन्द श्रोका के चरणों में बैठ कर मैंने १६२१-२२ में इस 
कार्य के लिए पहली दीक्षा ली थी। मेरे दूसरे गुरु श्रद्धेय काशीप्रसाद जायस-- 
बाल कैसे स्नेह झ्लोर चाव से इस कृति की प्रगति में रुचि लेते ओर इसमें 
बराबर सेरा पथदशन करते रहे, पर इसका प्रकाशन देख न पाये ! इसके पहले 
सात पर्बो की पहली पांडुलिपि को उन्होंने ओर श्री राहुल सांकृत्यायन ने ध्यान 
से पद ओर सुधारा था । स्व० 'डा० हीरालाल ने मध्य काल विषयक मेरे अनेक. 
प्रश्नों के जो उत्तर ततरता से लिख भेजे थे, वे अब भा मेरे पास रक्खे हैं । 
पुस्तक के चित्रों के चुनाव ओर उनकी प्रामाणिकता के निश्चय के लिए 

राय कृष्णदास ओर डा० मोतीचन्द्र ने मेरे साथ बैठ कर एक एक चित्र की 
विवेचना की थी। बनारस के स्व० बाबू दुर्गाप्रसाद ओर श्री श्रीनाथ साह ने 
न केवल अपने प्राचीन सिकों के संग्रहों का मुझे उपयोग करने दिया, प्रत्युत 
जिन सिक्कों के चित्रों की मुझे आवश्यकता थी उनके पैरिस-प्लास्तर के ढार 
स्वयं तैयार करके मुझे दे दिये। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष 
सस्‍्व० श्री काशीनांथ नारायण दीक्षित ने मुझे चित्र दिलवाने में पूरी रुचि लेते 
हुए सहायता दी | 

«१६१३-२६ में इलाहाबाद युनिवर्सिटी के उप-अन्थपाल स्व० श्री सरयू- 


( छ 


प्रसाद तथा: १६३६ में बम्बई युनिवर्सिटी के- अन्थपाल डा० प० जोशी 
अपने जिम्मे के अन्थागारों में मुझे सब. प्रकार क्ी सुविधाएँ द्वेते “रहे । पिछले 
तीन बरसों (१६४४-४६) में केन्द्रीय पुरातत्व ग्न्थागार नई दिल्ली के अ्न्थपाल 
श्री लव गोविन्द परब मुझे उसी प्रकार:सुब्रिधा देते रहे हैं | मित्रवर पं० त्षेत्रेश 
चन्द्र चड्टोपाध्याय से तो पिछले २५ बरसों में पुस्तकों विफ्यक सहायता के 
अतिरिक्त परामर्श भी मुझे सदा ही मिलता रहा है ओर रहेगा । 

पुस्तक 'के प्रथम प्रकाशन के बाद स्व० श्री काशीनाथ नारायण दीक्षित, 
डा० सुनीतिकुमार चाटुज्यं, राय कृष्णदास, श्री आनन्द कोशल्यायन और 
महाराजकुमार डा० रघुवीरसिंह ने जो संशोधन-विषयक परामशं दिये थे, उनके 
लिए. उत्तका धन्यवाद मैंने दूसरे संस्करण में ही किया था। उस प्रकार की 
तथा चित्रों को प्रात्त करने में सहायता तब से अन्य अनेक सज्जनों से मिलतो 
रही है, जिसका उल्लेख जहाँ तहाँ चित्रों के नीचे किया गया है। लोकमान्य 
टित॒क का जो नया चित्र पहलेपहल इस पाँचवें संस्करण में प्रकाशित किया 
जा रहा है, उसे मेरे विद्वान्‌ मित्र डा० वासुदेव विष्णु गोखले ने खोज कर 
'मेजवाया है | . 

ग्रन्थ के पाँचवें संस्करण में भूमिका पर्व में भारत के भूगमंविकास की 

कहानी भी दी गई है। इसे लिखने में मैंने प्रसिद्ध भूगमंशात्री डा० वाडिया 

के एक लेख का अनुसरण किया है, जिसके लिए उन्हें अनेकानेक धन्यवाद । 

इतने सज्जन मुझे अपनी सहायता का पात्र मानते रहे और मानते हैं, 

यह मेरा सोमाग्य है । मैं राष्ट्र की एक विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति में लगा 

रहा, जिस आवश्यकता को वे भी उत्कट रूप से अनुभव करते रहे, यह भी 
'उनके जी खोल कर सहायता देने का कारण रहा, इसमें सन्देह नहीं । 

8 १७. ग्रन्थ का नाम-- इस ग्रन्थ का नाम पहले भारतीय इतिहास 
का दिग्दर्शन! अथवा 'इतिहास-अ्रवेश” रक्खा गयद्या था। इधर चौथे पाँचवें 
संस्करणों में इसमें जो परिवर्धन हो गये हैं उनके बाद वह नाम अनुरूप नहीं 
रहा । हमारी प्राचीन चित्रकला में किसी चित्र की पहली मुख्य रेखाएँ खींचने 
“की परिभाषा थी--उन्मीलन, क्योंकि उन रेखातओं द्वारा जित्र का स्वरूप खुल 


( ज 9) 


जाता है। कालिदास की प्रसिद्ध उक्ति है--उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रमू-- 
मानो वूलिका द्वारा चित्र खोल दिया गया हो | मुगल चित्रकला में इसे खुलाई 
करना कहते थे, जो कि उन्‍्मीलन का ठीक अनुवाद है। सो यह ग्रन्थ अब 
भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन” है। और अपने इतिहास के इस उन्मीलन 
द्वारा भारत-सन्तान की आँखों का भी उनन्‍्मीलन होता रहे ! 

$ १५, इतिहास की शिक्षा--श्रंग्रेज़ी ज़माने में हमारे बालकों ओर 
युवकों की इतिहास-शिक्षा दूषित रहने के स्पष्ट कारण थे । पर शअंंग्रेज़ों के जाने 
के बाद के इन बरसों में भी वे दोष अभी तक दूर नहीं हुए | हमारे गणराज्य 
का संविधान लिखने वालों ने इस बात को ठीक पहचाना कि भारत की क्ृष्टि 
में सामासिक ( कम्पोज़िट ) एकता है ( अनुच्छेद २४५१ )। पर अंग्रेज़ी साँचे 
के जो इतिहास अब भी हमारे बच्चों को पढाये जा रहे हैं वे सामासिक एकता 
की कहानी सुनाते हैं या बुनियादी और स्थायी छिन्नभिन्नता की ? जिस सांप्र- 
दायिक विह्वेष को भड़का कर अंग्रेज अपना शासन यहाँ चलाते थे उसे भड़काने 
में भारतीय इतिहास का मिथ्या-शिक्षण उनका विशेष हथकंडा था। १६४७ 
का हमारे देश का बँटवारा उसी मिथ्या-शिक्षण के विष-बीजों की फसल थी। 
पर आज भी वे बीज क्‍यों पनप रहे हैं ? 

स्वतन्त्र होने के बाद देश पर जो ज़िम्मेदारियाँ आई हैं, उन्हें ठीक से 
निभा सकने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षित युवकों की आवश्यकता है। 
इन युवकों के प्रशिक्षण में अपने इतिहास की ठीक शिक्षा का विशेष स्थान 
है। अपने राष्ट्र के ठीक स्वरूप और स्थिति को तथा उसके आदशों को वे 
इतिहास के आलोक से ही देख समभ सकते हैं। मातृभूमि का यह इतिहास 
हमारे देश के युवकन-युवतियों को ऊँचे आदर्शों की ओर खींचता रहे ! 

$ १६. अध्यापकों से निवेदन--मेरी पेश की हुईं कहानी प्रचलित 
कहानी से बिलकुल दूसरी? होने के कारण कुछ लोगों को पहलेपहल नवीन 
ओर अपरिचित सी लगती रही, कुछ को अब भी वैसी लगती होगी। पर 
अपने अतीत ओर वत्तंमान को यदि ठीक ठीक समभना है तो इससे परिचित 
होना ही होगा । हमाय देश क्षेत्रफल ओर जनसंख्या में बहुत बड़ा है, उसका 

ख 


( भझे 9) 


इतिहास बहुत लम्बा है। उस इतिहास का पूरा चित्र हृदयंगत करने के लिए 
कुछ श्रम करना ही पड़ता है। यदि हमारी शिक्षा-पद्धति आरम्म से ही ठीक 
दिशा में चले तो वह श्रम हमें अत्यन्त रुचिकर भी लगे, क्योंकि भारत की 
कहानी जितनी लम्बी ओर पेचोदा है उतनी ही मनोरंजक भी | दो एक साधारण 
बातें हैं जिनपर ध्यान देने से छात्रों ओर अध्यापकों के लिए इस ग्रंथ की शैली 
से भारतीय इतिहास का पढ़ना पढ़ाना बहुत रुचिकर हो सकता है । 

सब से पहले भारत के परम्परागत जनपदों ( बंगाल महाराष्ट्र बुन्देल- 
खंड आदि ) को, जो इस ग्रंथ के पहले अध्याय में दिये गये हैं, ह्ृदयंगत कर 
लीजिए, ओर घटनाओं का बृत्तांत पढ़ते हुए उल्लिखित स्थानों को बराबर 
नक्शे या ऐटलस में देखते जाइए. । इससे घटनाओं का स्वरूप स्पष्ट समभ में 
आयगा । दूसरे, यह समझ लीजिए कि सब घटनाओं को कोई भी कभी याद 
नहीं रख सकता, उनके स्वरूप ओर उनकी प्रेरणा को समझना ही लक्ष्य होना 
चाहिए. | बहुत सी तिथियाँ और तफसील जो दी गई हैं वे रठने के लिए 
नहीं, प्रत्युत घटनाओं को स्पष्ट करने के लिए. ही। उदाइरण के लिए, 
६,८$$ ११,१२ में पलाशी की लड़ाई की, नज़ीबखाँ के दिल्ली छोड़ने की ओर 
रघुनाथ के पंजाब जीतने की ठीक तिथियाँ दी गई हैं। उन तिथियों पर ध्यान 
देने से यह प्रकट होता है कि अंग्रेजों के बंगाल बिहार जीत लेने के २३ मास 
बाद रुह्देलों का नेता मराठों ओर पठानों के बीच स्थायी सन्धि करा देने का 
प्रस्ताव करता है, पर मराठा नेता उस दशा में भी उस प्रस्ताव पर ध्यान नहीं 
देते, ओर बंगाल त्रिहार को वापिस लेने का यत्न करने के बजाय पंजाब की 
ओर व्यर्थ पराक्रम करते हैं ! अपनी स्थिति को उन्होंने कितना गलत देखा 
सममा था ! ठीक तिथियाँ जो दी गई हैं सो इसी बात को स्पष्ट करने के 
लिए, न कि रठने के लिए. । इसी प्रकार अर्वांचीन काल की ओर विशेष कर 
निकट अतोत की घटनाओं की बहुत सी तफसील की बातें केवल घटनाओं को 
स्पष्ट और उनके वृत्तान्त को रुचिकर बनाने को दी गई हैं, उनमें के सब नाम 
या सब बातें कण्ठध्य कर लेने को आशा विद्यार्थियों से कभी न की जानी 
चाहिए । 


( ञज ) 


परीक्षाओं के प्रश्नपत्र इन बातों को ध्यान में रख कर बनाने चाहिएँ | 
यदि मेरा बस चले तो मैं तो अंग्रेजों की चलाई परीक्षापद्धति को सबंधा ही 
बदल दूँ। उदाहरण रूप में, राष्ट्रीय विद्यापीठों में मैंने यह तजरबा किया और 
यह सदा ही सफल रहा कि परीक्षा के अवसर पर विद्यार्थियों को पाउ्य ग्रन्थ 
साथ लाने की इजाजत दे दी। प्रश्न यदि ऐसे हों जिनसे विषय को समझ कर 
लिखने की योग्यता की जाँच हो सकती हो, जिन्हें हल करने के लिए, ग्रन्थ के 
आगे पीछे कई अंशों का मिलान करना अपेक्षित हो तो ग्रंथ को देख कर भी 
प्रत्येक छात्र जो कुछु लिखेगा उससे उसकी योग्यता की जाँच हो सकती है। 
पर जनच्च तक हमारी परी्षापद्धति में सुधार न हो तब्र तक भी अध्यापक यदि 
अपनी साधारण बुद्धि से काम लेंगे तो विद्यार्थियों के लिए अपने देश का 
इतिहास न केवल कठिन न होगा, प्रत्युत अत तक जैसा सूखा रहा है आगे 
वैसा ही रुचिकर हो सकेगा । 

साधु आश्रम, हुशियारपुर 
२७ भादों २०१३ वि० जयचन्द्र 
( ११-६-१६५६ ) 
संकेत 

ग्रन्थ के प्रत्येक पन्‍ने पर पर्व अध्याय ओर परिच्छेद की संख्या दी 
गई है। पूर्वापर-सम्बन्ध बताने के लिए पीछे या आगे किस विषय की चर्चा 
कहाँ आई है इसकी सूचना उसके पव अध्याय ओर परिच्छेद की संख्याओं का 
सीधे कोष्ठों में उल्लेख कर के दी गई है; जैसे ० ८०, दूसरे पैरे की दूसरी 
पंक्ति में "पहले जो राज्य जनों के थे [ २, २$२ ])”? का अ्रथ है कि जनों 
के राज्यों का उल्लेख ऊपर दूसरे पर्व के दूसरे अध्याय के दूसरे परिच्छेद में 
आ चुका है। जहाँ उसी अध्याय में किसी विषय की चर्चा पहले आई हो, वहाँ 
केवल परिच्छेद की संख्या द्वारा इसकी सूचना दी गई है; जैसे प० २०७ पंक्ति 
२३ में | ऊपर $ ५ )” का अर्थ है कि इस विषय की चर्चा इसी अध्याय 
के ५४वें परिच्छेद में आ चुकी हे । 


6 # #£2 « ७ >७0 ७ 


0 3 ध 93 ७ 89 09 9 ०9 0 ७9 9 
० ॥/० जी &6 # 6 ७& ४० ०७ [७ ० 460 


२९, 


२२, 


२३, 
२४. 


नक्शा-सची 


, भारतवष के मुख्य प्रदेश 

. भारतवर्ष का उत्तर-पब्छ्चिमी सीमान्त 

« भारतवष का पूरवी सीमान्त 

. मारतवष की भाषाएँ 

» मुख्य मानव नस्लें (१) एशिया-युरोप की 


(२) अफरीका की 


- कुरुपंचाल, उत्तरी अंश 
आर्यावतं दाशरथि राम ओर भारत युद्ध के काल में 
« भारतवर्ष महाजनपद युग में 

- पारसी और मकदूनी साम्राज्य 

. पच्छिमी मध्य एशिया 

, अलक्सान्दर के काल में उत्तरपच्छिमी भारत 
. मोय साम्राज्य अशोक के समय 

, पूर्वी मध्य एशिया 

« अशोक का धरमंविजयत्तेत्र 


जातियों के प्रवास 


 उत्तरापथ के भारतीय उ्निवेश 


गुप्त साम्राज्य 


, दषकालीन भारत 
, परला हिन्द 


पहले मध्य काल के मुख्य प्रदेश ओर स्थान 
कश्मीर ओर उसके पड़ोस के प्राचीन प्रदेश 
दिल्‍ली श्रोर लखनौती को सल्तनतें 
प्रादेशिक राज्य १४६८-६६ ई० में 


छठ 
दुड 
घ्छ 
छठ 


छछ 
ह्ड 
ह्ड 
ह्छठ 
घछ 
छ्छ 
£4:॥ 
ड्ड 
ह्ष्ठ 
छ्छ 
पृष्ठ 
पृष्ठ 
प््ष् 
छठ 
छ्छ 
छठ 
छठ 
ह्४ 
ह्छ 


ब के सामने 
१ के सामने 
११ 
१६ के सामने 
१७ के सामने 
३े६ 
६३े 
६४ के सामने 
ट्य३्‌ 
६९ 
६५ के सामने 
११६ 
१२६ 
१३० 
१२३६ 
१६० के सामने 
१६१ के सामने 
रश्श्द 
२५६ के सामने 
२५७ के सामने 
३०१ 
४०० के सामने 
४१६ के सामने 
४१७ के सामने 


२५. 
२६, 
२७, 
रण, 
२६, 
३०. 
३१. 
२२. 
श्३. 
२४. 


€१० 


( ठ ) 


भारतवर्ष १४२७-३० ई० 
मुगल साम्राज्य का विकास 


दक्खिनी रियासत 
शिवाजी का राज्य 


राजस्थान का युद्ध १६७६-८१ 
रेनल का बनाया भारत का नक्शा 


पेशवाई ज़माने का भारत का मराठा नक्शा 


आजाद हिन्द फोज का युद्ध १६४४-४४ 
भारत गणराज्य ओर पाकिस्तान (१६५०) 
भारत गणराज्य और पाकिस्तान (१६५६) 





भूलचूक 
छपा हे 
ब के सामने 
७ कई «या 
स्ततंत्र 
बाएँ 
बाँएँ ओर दाहिने 
उससे 
ठिकाने 
हरि?? 
को 
जून में 
गगस्त १६४८ में 





पृष्ठ ४3८ के सामने 
पृष्ठ ४५६ के सामने 
पुष्ट ५१४ के सामने 
पृष्ठ ५१५ के सामने 
पृष्ठ ५२० 

पृष्ठ ६४२ के सामने 
पृष्ठ ६४३ के सामने 
पृष्ठ ८६८ के सामने 
पृष्ठ ६१४ के सामने 
पृष्ठ ६१५ के सामने 


बना लीजिए 


ह के सामने 
ज्न्द 
स्वतंत्र 
दाहिने 
दाहिने बाएँ 
उसके 
ठिकाने 

हरि 

का 

जून १६४८ में 

अगस्त में 


ग्रन्थ का ढॉँचा 
प्राचीन काल 

१, भूमिका पव 
२. आरम्मिक आय पव 
३, महाजनपद पव 
४: नन्‍्द मोय साम्राज्य पे (३६६-२११ ई० पू०) 
४. सातवाहन पव (२१० ई० पू० से २०० ई०) 
६. वाकाटक-गुप्त पव (२००-५४५ ई०) 


सध्य काल 
७, कन्नोज साम्राज्य पं (४४४-११६४ ई०) 
८. सल्तनत पर्व (११६४-१५४०६ ई०) 
अर्वाचोन काल 


€, मुगल-मराठा पर्व (१५०६-१७६६ ई०) 
१०, अंग्रेज़ी राज पर्व (१७६६-१६४७ ई०) 
११, अभिनव भारत पव्व (१६९४७- . ) 


विषयन्तालिका 


। पृष्ठ-संख्या 
मंगलाचरण- ग्न्थकार का आदश श्र 
प्रस्तावना -. 


$ १, इतिहास का अथ $ २, भारतीय इतिहास का पुनरुद्धार 
$ रे, भाग्त के अंग्रेजी इतिहास $ ४. मारतीय दृष्टि से इतेहास 
का मनन $ *, भारतीय इतिहास का युगविभाग $ ६. समूची 
सामग्री का सामझ्जध्य $ ७, भारतीय इतिहास को सामासिक धारा 
$ ८. बृदत्तर भारत ओर भारत के विदेश-्सम्बन्ध $ ६. भारत 
में अंगरेज़ी राज $ १०, भारतीय इतिहास की राष्ट्रीय विवेचन- 
पद्धति $ ११, भारतीय इतिहास की चित्र-सामग्री $ १२, शेली 
झोर भाषा ॥$ १३, उपकारों का स्मरण $ १४, ग्रन्थ का नाम 


३ का चर 


$ १५, इतिहास की शिक्षा $ १६. अध्यापकों से निवेदन 


संकेत तप 
नवशा-पूर्ची ट 
अन्थ का ढाँचा ड्‌ 
विषय-तालिका ढ़ 
4 भूमिका पं. १--- ७५८ 
अध्याय ?--हमारा देश | 


९ १, सीमाएँ $ २. उत्तर भारत का मैदान ॥ ३. मध्य-मेखला 
6 ४. दक्खिन $ ५, सीमा-पवतों के प्रदेश $ ६. समुद्र $ ७, भारत- 
बष की विविधता में एकता $ ८. उत्तर भारत के मुख्य राजपथ 
$६. रोमान्त के रास्ते $१०. मध्य-मेखला के रास्ते 
६ ११, दक्खिन के रास्ते 


( ण॒ ) 


अध्याय २--हमारे देश के लोग 9 
है १, भारतवर्ष की भाषाएँ और उनके क्षेत्र $ २. आय और 
द्राविड तवंश $ ३. किरात उवंश $ ४. मुंड या निषाद दृवंश 
$ ५, भारतवष की लिपियाँ और मारतीय वर्शमाला 


परिशिष्ट ?-+भारताथ भाषाओं के नमूने हि 
४ आये, द्राविड, किरात, मुंड 
अध्याय २--प्थ्वी जीव ओर मानव ९२? 


0 १, पृथ्वी की पहली चटद्दानें ओर समुद्र बनना $ २. जीवों का 
विकास $ ३. पुराणजीव मध्यजीव ओर नवजीव कल्प $ ४. मानुष 
प्राणी का विकास $ ५, मनुष्य की जीविका और उपकरणों में 
क्रमोन्नति (अर) पुराणाश्म काल का आखेटक जीवन (इ) नवाश्म 
काल--पशुपालन ओर आरम्भिक कृषि का उदय (उ) ताँबे ओर 
काँसे का चलन तथा नियमित कृषि (ऋ) लोहे का चलन ओर 
कंषि का विकास (लु) कारीगरी का विकास $६, मानव 
समूहों के संघटन का विकास $ ७, मनुष्य की ऊँची प्रतृत्तियाँ 

$ ८, मानव कृष्टियों ओर वंश 

अध्याय 7--भारत का भूगर्भ-विकास तथा सम्यता का उदय रे 

3१. आदिकल्पीय. और धारवाड़ी मेखला $२., कडपइ 
पारियात्रिक ओर विन्ध्यक मेखला $ ३. भारत में पुराणजीव ओर 
मध्यजीव कल्प, गोंडवानी स्तर ओर गोंडवाना भूमि $ ४. सद्याद्रि 
'झर हिमालय का उठना $ ४५, चतुर्थक कल्प की हिमनबादें, 
कश्मीर और नेपाल भीलें $ ५. दक्खिन और हिमाचल के पुराने 
कच्छु तथा चद्दानों की भरभरी टोपी $ ७, बंगनपल्ली की गुफाएँ 
6८, उत्तर भारत का बांगर खादर और कछार तथा दक्खिन की 
मिद्दियाँ $ ६. भारत ओर मध्य एशिया के मरु-स्थल $ १०, ऐति- 
हासिक काल के भूपरिवर्तन ३8११. “सिन्धु कॉठे” की कृष्टि 

$ १२, आरयों का भारत में प्रकट होना न 


( त ) 


२, आरमस्भिक आय पव ५६--८ है 
अध्याय 7--आयों का भारत में फेलना ५६ 
$ १. पौराणिक ख्यातें $ २. मानत्र ओर ऐव्ठ वंश $ ३. भरत का 
आख्यान $ ४. राम दाशरथि का श्राख्यान “$ ५. यादव ओर । 
पौरव $ ६, भारत युद्ध का आख्यान 


अध्याय २--आरम्मिक आयों का समाज ७५9 
$ १, वेद $ २. आरयों का समूह-संबटन  $ ३. वैदिक आर्यों 
का आर्थिक जीवन 6 ४, राज्य-संध्था 6५, धर्म-कर्म 
५६. सामाजिक जीवन, खान-पान, वेश-भूपा, विनोद आदि 
३. महाजनपद पर्व ८२--१ १२ 
अध्याय 7//--जनपद और साम्राज्य द्ः 


$ १. जनपदों का उदय $ २. सोलह महाजनपद $ ३. महाजनयदों 
को चदाऊपरी $ ४. सात अपरिहाणि धर्म $ ४. पारसी साम्राज्य 
$ ६. मगध का पहला साम्राज्य $ ७, पांडय चोल केरल ओर 
सिहल राष्ट्रों की स्थापना 

अध्याय २--महाजनपद युग का भारतीय जीवन &६७- 
४ १. वर्णा श्रम का उदय $ २. उपनिषदों का तक्तचिन्तन ४ रे. बुद्ध 
का जीवन श्रोर उपदेश $४. वधमान महावीर ३१५. बुद्ध-युग का 
ग्रार्थिक जीवन $ ६. राज-काज की संस्थाएं ४ ७, सामाजिक जीवन 
$ ८. बुद्ध-युग का वाद्य 

४. नन्‍्द मौय साम्राज्य पर्व ११३--१७६ 

अध्याय 7--नन्द सेम्रोज्य ओर अलक्सान्दर की चढ़ाई रे 
$ ?, नन्द वंश $ २. अलक्सान्दर का दिग्वजयस्वप्त 
ह ३. अलक्सान्दर का पारसी साम्राज्य जीतना $ ४. कपिश 
ओर पच्छिमी गन्धार में युद्ध १. पुरु से युद्ध $ ६. ग्लुचुकायन 
झ्रोर कठ राष्ट्र $ ७. मालव संघ्र से युद्ध $ ८. दक्खिनी पंजाब 
आर सिन्ध के राष्ट्र $ ६. अ्रलक्तान्दर का काय 


( थ 9) 


'अध्याय ऐ--मोर्य साम्राज्य का दिसिजय युग 40 
$ १. चन्द्रगुप्त मौय ओर चाणक्य $ २. जिन्दुसार $ रे. अशोर देह" 
६ ४. खोतन उपनिवेश $ ५. मो किया साम्राज्य का श्रनुशासन 

अध्याय २--अशोक का धर्म-विजय ओर पिछले मोय सम्राट. ३७ 
$ १, अशोक के सुधार ु 0 र, अशोक का धर्माविजय 
$ ३. अशोक की इमारतें ओर लेख. $ ४. पिछले मोय सम्राद्‌ 
५, मौर्य भारत की सम्यता 

५, सातवाहन पर्व .. १४७--१९८ 

अध्याय ?--सातवाहन चेदि यवन शुंग 9७ 
$ १. बलख और पाथंव राज्य $ २. महाराष्ट्र ओर कलिंग में 
सातबाइन और चेदि वंश $ ३. अफगानिस्तान में यूनानी 
राज्य, चेदि-सातवाहन संत्रष॑ $ ४. डिमित श्रीर खारबवेल 
$ ५. शुंग साम्राज्य $ ५. यत्रन राज्य $ ७. गणराज्यों का 
पुनस्त्थान $ ८. उज्जयिनी के लिए संघ 

अध्ययय --शक्र सातवाहन पहुव रपट 
$ १. कम्त्रोज-वाह्वीक में ऋषिक-तुखारों का आना $ २, शकों का 
भारत-प्रवास ओर सिन्‍्ध जीतना. $ ३. सुराष्ट्र उत्तरी महाराष्ट्र 
उज्जयिनी और मथुग में शक् $ ४. पंजाब में शक्र 
$ ५. गौतमीपुत्र शातकर्ि $ ६. मालव या विक्रम संवत्‌! 
'$ ७, कन्दहार के पहच <$ ८, सातवाहनों की चरम उन्नति 

अध्याय २--ऋषिक और सातवाहन 7६6 
6 १, तारीम कॉठे में चीन और हिन्द का मिलना $ २६ कुषाण 
कफ्स $ ३. ऋषिक-सातवाहन-युद्ध $ ४. मध्य एशिया में खोतन 
ओर चीन का साम्राज्य $ ४. देवपुत्र कनिष्क ५ ६. उजयिनी में 
नये शक वंश की स्थापना $ ७. कनिष्क के वंशज, शक रुद्रदामा 
ओर यशश्री शातकर्ण $ ८. तमिछ और सिंहल राष्ट्र 

परिशिष्ट २--कनिष्काब्द शकाब्द ओर ग्रचीन शकाब्द ९ध्ठ 


( द 9) 


अध्याय ४--ब्रहचर भारत का उदय ८? 
6 १, मध्य एशिया में मारतीय उपनिवेश ओर प्रभाव $ २. “गंगा 
पार का हिन्द? $ ३. चीन ओर रोम से सम्बन्ध 

अध्याय ५--सातवाहन युग की सभ्यता ओर संस्कृति ८७ 
$ १. पौराणिक धमं और महायान  $ २. नवीन संध्क्ृत प्राकृत 
तमिव्ठ वाद्यय $ ३. सातवाहन कला $ ४. आथिक जीवन 
$ ५, राज्यसंस्था $ ६. सामाजिक जीवन 


<. वाकाटक-ग़ुप्त पर्व १९०--२४६ 


अध्याय 7--यौधेय नाग वाकाटक ?६६ 
$ १. लाट देश के आभीर, दक्षिण कोशल के मघ $ २. चुद 
सातवाहन और इच्चाकु $ ३. यौघेय कुणिन्द मालव गणों का 
फिर उठना $ ४, भारशिव नाग $ *. नेपाल के लिच्छुवि 
$ ६. ब्राहुई प्रदेश ओर बलख पर सासानी आधिपत् 
$ ७, विन्ध्यशक्ति वाकाटक $ ८. धघिन्ध पर सासानी आधिपत्य 
$ ६. सम्राट प्रवरसेन, पहल्लत् वीरकूब्चे तथा कादम्ब मयूरशर्मा 
$ १०, गुप्त वंश का उदय 

अध्याय २--गुप्त साम्राज्य का उदय और उत्कर्ष २०६ 
$ १. समुद्र-गुप्त द्वारा साम्राज्य की स्थायना $ २. कपिश-गग्धार में 
किदार कुषाण $ ३. पहला गुप्तसासानी संतर्ष. $ ४, कंगवर्मा 
और प्रथ्वीषेण (१म) $ ५. दूसरा गुप्त सासानी संघ्रष, राम-गुप्त 
ओर चन्द्र-गुप्त विक्रमादित्य $ ६. प्रभावती गुप्ता $ ७. कुमारगुप्त 
(१म) $ ८. मध्य एशिया में हूण 

अध्याय २--गुप्त साम्राज्य हुए और यशोपर्मा २२२ 
9 ९, स्कन्दगुम्त $ २, पिछले गुप्त सम्राद $ रे. गन्धार में हण; 
तोरमाण ओर मिहिरकुल $ ४. वाकाटक दरिषिण $ ४, जनेन्द्र 
यशोधममा 


( घ ) 


अध्याय 7--वाकाटक-गुप्त युग का ब्रहत्तर भारत २२७० 
6 १. भारत का विस्तार $ २. ब्राह्मी का विस्तार, तुखारी ओर 
खोतनदेशी वाद्य. $ ३. परले हिन्द के भारतीय राज्य 
6 ४. फा-हियेन, कुमारजीव, गुणवर्मा 6 ४, कोरिया ओर 
जापान का धर्म-विजय $ ६. सीता-काँठे पर मरुभूमि की बाद 

अध्याय --वाकाटक-गुप्त युग का भारतीय समाज र्‌रे४ 
$ १. गुसत शासन $ २. ग्रामों ओर जनपदों के संध्र, शिल्पियों की 
श्रेणियाँ, व्यापारियों के निगम $ ३. वाकाटक गुप्त झुग का धर्म 
कला वाद्मय ज्ञान ओर संस्कृति 

७, कन्नोज साम्राजुप प्रव॑ २३७--३०७ 

अध्याय ?7--पिछले गुप्त मौखरि बेस ओर चालुक्य २४७ 
$ १. पिछले गुत $ २ कुरु-पंचाल के नये राज्य $ ३. गुजर 
ओर मैत्रक $ ४. मौखरि साम्राज्य $ ५, चालुक्य और पल्‍्लव 
9 ६. प्रमाकरवधन $ ७. राज्यश्री $ ८. हपवघन $६. सत्याश्रय 
पुलिकेशी $ १०, हृप-युगीन भारत $ ११, पल्‍लब महेन्द्रवर्मा 
झोर नरसिंहवर्मा 

अध्याय २--मोखरि-हष युग में भारत के सीमान्त और 

बहत्तर भारत २६० 
$ १. हूण ओर तुक $ २. चीन का ताडः सम्राट वंश $ ३. यात्री 
य्वान चअव्राहः $ ४. चीन-हिन्द $ ५. शूलिक ओर तुखार 
९ ६. जागुड बामियाँ कपिश $ ७. कश्मीर, टक्‍क, सिन्धु 
$ ८, कुल्लू ब्रह्मपुर | सुवणगोत्र $६. नेपाल कामरूप 
$१०,तिब्बत का उत्थान $११, भ्रीक्षेत्र द्वावती ईशानपुर 
महाचम्पा $ १२, शैलेन्द्रों का राज्य 

अध्याय २--खिलाफ़त का उदय और भारत से टक्कर २७२ 
$ १. हज़रत मुहम्मद ४ २. खिलाफत का विस्तार, ईरान-विजय 
$ रे, भारत के सीमान्त पर धावे और मकरान-विजय 


( न 9) 


$ ४. हिन्दकोह तक चीन-साम्राज्य $ ५, आदित्यसेन और 
विनयादित्य के साम्राज्य ९ ६. अरबों का सिन्ध जीतना 
$ ७. सिन्ध का अरब शासन ओर पुनर्विजय $ 5८. मध्य एशिया 
में तिब्बत अरब चीन की कशमकश  $ ६. कन्नोजससम्राद्‌ यशो- 
वर्मा ६ १०, चन्द्रापीड और मुक्तापीड ललितादित्य 
$ ११. अरबों की उज्जेन गुजरात पर चदाई तथा विक्रमादित्य 
चालुक्य रय $ १२. मध्य एशिया से चीन का हटना, खोतन 
राज्य का अन्त $ १३. भारतीय संस्कृति का शअ्ररत्रों पर प्रभाव 
९ १४, अरब साम्राज्य का दूटना 
परिशिष्ट २--ललितादित्य और यशोवर्मा की साम्राज्य-सीमा. रेप३ 
अध्याय ०--पाल ग्रतिह्वार राष्ट्रकूट रऐे८ई 
$ १..पूरबी भारत में पाल राजवंश का उदय $ २. गुजर देश 
का प्रतिहार राजवंश &$ ३. कन्नोज का दूसरा सम्राट वंश 
$ ४. दक्खिन में राष्ट्रकू८ वंश का उदय $ *« कलिंग में गंग 
राजवंश की स्थापना $ 5६- जयापीड $ ७. धमपाल $ ८. वत्सराज 
प्रतिहार और ध्रुव धारावष $ ६. नागभट रेय और गोवन्द 
६ १०. शर्व अमोघवष और कृष्ण अ्रकालवर्ष $ ११. देवपाल 
९ १२, मिहिर भोज ओर महेन्द्रगाल $ १३. चोत् देश कश्मीर 
ओहिन्द के नये राज्य $ १४. महीपाल ओर इन्द्र नित्यवष 
अध्याय ५--प्रादेशिक राज्य तथा गज़नी और तांजोर के साम्राज्य २६६ 
$ १. चेदि जभीती मालवा गुजरात सांमर के नये राज्य 
९ २. कल्याणी के चालुक्य $ रे. तुककों का फिर बदना $४- सुन्नुक- 
तगीन का लमगान जीतना $ *. मालव-महाराष्ट्र युद्ध 
» ९. राजराज चोछ $ ७. मदमूद गज़नवी का पंजाब जीतना 
$ ८. महमूंद की ठेठ हिन्दुस्तान कश्मीर ओर सुराष्ट्र पर 
चढ़ाइयाँ. $ ६. महमूद का चरित . ५१०, राजेन्द्र चोव् 


$ ११, पाल राज्य का संभल उठना $ १२. महमूद करे. वंशज 


( प ) 


$ १३, भोज, गांगेय ओर कण $ १४, चालुक्य-चोत्ठ संत्र्ष, 
चेदि शोर तांजोर साम्राज्यों को श्रन्त 


परिशिष्ट /--महमृद युग में भाटिया और जालोर रे?७ 
अध्याय $--पहले मध्य काल के श्रन्तिम राज्य २३१६ 


$ १. विक्रमांक चालुक्य$ २, कुलोत्तंग चोछ और अनन्तवर्मा 
चोकगंग.. $ हे. कीतिवर्मा चन्देल और चन्द्र गाइडवाल 
$ ४. विजयसेन ओर नान्यदेव $ ५. सिद्धशाज जयसिंह और 
कुमारपाल $ ५. अजमेर के चौहान $ ७. चोथा कन्नोज साम्राज्य 
९ ८, धोरसमुद्र ओर ओरंगल राज्य $ ६. शहाबुद्दीन गोरी का 
गज़नी सिन्ध पंजाब लेना $ १०, देवगिरि के यादव 
अध्याय ७--पहले मध्य काल में ब्हत्तर भारत २२५ 
६ १. चीन हिन्द का हास ओर अन्त $ २. चम्पा की अ्रवनति 
$ ३. कम्बुज का उत्कशयुग $ ४. श्रीविजय का साम्राज्य 
अध्याय ८--पहले मध्य काल का भारतीय जीवन रेर६ 
$ १. राजनीतिक चेतन्य का हास ॥$ २. बोद्ध सम्प्रदाय की 
अ्वनति, वज्यान. $ ३. पीराशिक मत की अ्वनति ॥ ४. भक्त 
दार्शनिक सुधारक $५४. ललित कला $ ६. चित्रकला की श्रपश्रंश 
शैली $ ७. पहले मध्यकाल का ज्ञान ओर वाठ्यय-भारतीय 
मस्तिष्क की प्रगति रकना. $ 5. अपभ्रंश और देशी भाषाएँ 
8६. सामाजिक जीवन, जात-पाँत का उदय... 
परिशिष्ट ५--राजपूत जातों का उद्धव २५४ 
सट्त॒नत पच ३५८--४५०७० 
अध्याय 7--दिल्‍ली ओर लखनोती में तुर्क राज्य की स्थापना. रपट 
$ १. गोरी का दिल्‍ली श्रजमेर जीतना $ २. कन्नौज साम्राज्य 
का पतन $ रे. बिहार-बंगाल में तुक सल्तनत ॥ ४. विन्ध्य और 
हिमालय की तरफ बढ़ने की विफल चेष्टाएं.. $ ५. खोकरों का 
स्वतन्त्र होना 


( फ? 
परिशिष्ट $---प्रथ्वीराजरासों ओर तुर्कों के बंगाल विजय विषयक 


ग्रचलित अ्रम रे$ 


९ १. प्रथ्वीराज रासोी $ २. तुर्की के बंगाल-विज्य की कहानी 
अध्याय २--गुलाम गंथ पारएड्य 

$ १, कुतुनुद्दीन ऐबकर $ २. अल्तमश ॥ रे. मध्य एशिया में 
मंगोल $ ४. अल्तमश का गोड जीतना और मालवे पर चढ़ाई 
9५. मेवाइ के गुहिलोत ९ ६. रजिया ओर नरसिंहदेव 
९ ७, बलत्रन $ ८. चोढ्ठ राज्य का टूटना, पांड्य राजवंश का 
उदय $ ६. जटावर्मा पांड्य $ १०. रुद्रम्मा $ ११. कुलशेखर पांडय 
$ १२, बघेज-सोलंकियों का उदय $ १३. चेंद राज्य का टूटना 
$ १४, मालवे के परमार ओर जमौती के चन्देल ४ १६५. गंग सेन 
कर्णांट राज्य $ १६. कश्मीर और अन्य पहाड़ी राज्य 
$ १७, अफगानिस्तान की दु्दशा, नगोदर की कश्मोर चढ़ाई 
ओर लाहोर पर अधिकार 

अध्याय २--मंगोलों का विश्व-साम्राज्य ओर परला हिन्द 


९ १. मंगोल साम्राज्य का विध्तार $ २, परले हिन्द और असम में 
चीन-किरात जातियों का आना $ ३. मंगोलिया में बोद्ध मत का 
प्रचार $ ४. मंगोलों की विश्व को देन 


अध्याय ४/--पल्तनत का चरम उत्कषे 


$ १. जलालुद्दीन खिलजी, मालवे का विजय $ २. अलाउद्दीन की 
महाराष्ट्र चदाई $ ३. गुजरात-राजस्थान-विजय $ ४. मंगोलों के 
आक्रमण $ '*. मलिक काफूर की दक्खिन चदाइयाँ $६. रविवर्मा 
कुलशेखर $ ७. अलाउद्दीन का शासन $ ८, लखनोती सल्तनत 
का विस्तार $ ६. तिरहुत का कर्णाट राज्य $ १०, नासिरुद्दीन. 
खुसरो $ ११. गयासुद्दोन तुगलक $ १२. दिल्ली सल्तनत का चरम 
विस्तार $ १३. कश्मीर में डुल्वच ओर रिंचन 


रे$ 


रेट 


हक 


फ 


0 


३ 


ऐे८४- 


( ब 9? 


अध्याय ५--दिल्ली साम्राज्य का दास और प्रादेशिक राज्यों का 
उद्य से६७ 
९ १. मुहम्मद तुगलक $ २. मेवाड़ के सीसोदिया $ ३. विजयनगर 
का उदय और मदुरा की सल्तनत $४. बंगाल सल्तनत का उदय 
$ ५. बहमनी सल्तनत का उदय $ ६. सुराष्ट्र के चूडासमा 
$ ७. कश्मीर सल्तनत की स्थापना. $ ८. फीरोज़ तुगलक 
९६, इलियासशाह ओर गणेश्वर $ १०, सिन्ध के जाम 
९ ११, शहाबुद्दीन कश्मीरी की हिन्दकोह-चटाई $ १२, पहला 
बहमनी-विजयनगर संध्रष 8१३. तैमूर की चढ़ाई $ १४, प्रादेशिक 
राज्यों का उदय 
अध्याय $--पन्द्रहवीं शताब्दी के ग्रादेशिक राज्य 9११ 
6 १. राणा लाखा ओर मोकल $ २. राजा गणेश और शिव- 
सिंह $ ३. इब्राह्यीम शकी $ ४. हुशंग गोरी और अहमदशाह 
गुजराती $ ५. सिन्ध के जाम औंर खिज़रखाँ सैयद $ ६. जसरथ 
खोकर ओर जेनुलाबिदीन $ ७. बुन्देलखंड बचेलखंड छत्तीस- 
गढ़ गोंडवाना $ ८. फीरोज़ और अहमद बहमनी $ ६. कुम्मा 
ओर महमूद खिलजी $ १०. उड़ीसा में सूर्य वंश; अलाउद्दीन 
'बहमनी और देवराय रथ $ ११. कपिलेन्र ओर हुमायूँ 
जालिम 6 १२, पटानों का पुनरुत्थान, बहलोल लोदी 
6, १३. उड़ीसा-बहमनी-विजवनगर. संघ्रष $ १४, बंगाल और 
बहमनी सल्तनत का टूटना, उड़ीसा की अवनति, विजयनगर का 
दूसरा तीसरा राजवंश $ १५. मदमूद बेगड़ा $ १६. हुसेनशाह 
' बंगाली और सिकन्दर लोदी 
'परिशिष्ट ७--शर्की-उड़ीसा-युद्ध श्र 
अध्याय ७--उपनिवेशों ओर स्त्रतंत्र विदेश-सम्बन्धों का अ्रन्त॒ ४२७ 
है १. चम्पा ओर कम्बुज राष्ट्र का अन्त $ २. त्रिल्वतिक्त साम्राज्य 
$ ३. हिन्द महासागर में पुतंगालियों का आना $ ४. दोव की 


(६ भ 9) 


लड़ाई $ +*. पहली प्रथ्वी-परिक्रमा 
अध्याय ८--पिछले मध्य काल का भारतीय जीवन 9२९ 
९ १. हिन्दुओं का राजनीतिक पतन और उसके कारण $ २. तुकों 
ओर हिन्दुओं के राजनीतिक जीवन और शासन की तुलना 
९ ३. डामर शासनप्रणाली ओर जागीर-पद्धति $ ४. सामाजिक 
जीवन--जातपाँत परदा बालविवाह $ ५. धार्मिक जीवन-- 
( ञ्र ) जडपूजा वाम मार्ग ओर जटिल क्रियाकलाप (३ ) तौहीद 
ओर मूत्तिपूजा ( उ ) सन्‍त और सूफी सम्प्रदाय ( ऋ ) भारतीय 
इस्लाम $ ५. ललित कला $ ७. साहित्य. $ ८. चोदहवीं 
पन्द्रहर्वी शताब्दियों का पुनरुत्थान $ ६. मध्य काल का ज्ञान और 
अर्वांचीन काल का आरम्म 
९. मुगल-मराठा पव॑ ४५१--६५२ 
अध्याय /--साम्राज्य के लिए पहला संघं--सांगा ओर बाबर ४५१९ 
$ १. कृष्णदेव राय श्रौर दक्खिनी मंडल का संघ $ २. खांगा 
और पब्छिमी मंडल का संघ ३ ३. उत्तरी मंडल का संघ ओर 
बाबर का पूव चरित $ ४. मध्य एशिया में उऩ्बकों का प्रवेश 
और बाबर का काबुल आना $ ५, बाबर का उत्तरी पंजाब जीतना 
$ ६. बाबर का ठेठ हिन्दुस्तान जीतना $ ७. राजस्थान के लिए, 
युद्ध $८०बाचर की पूरव चढ़ाई 9६. बहादुरशाह गुजराती 
ओर शेरखाँ का उदय 
अध्याय २--सांत्राज्य के लिए दूसरा संघर्ष ओर सूर साम्राज्य ४३२ 
$ १. हुमायूँ $ २. बहादुरशाह गुजराती की बढ़ती $ रे. हुमायूँ 
की गुजरात चढ़ाई $ ४. पुतंगालियों का तट-राज्य $ ५. शेरखोँ 
का बिहार बंगाल का बेताज बादशाह बनना ४ $« हुमायूं की 
बंगाल चढदाई $ ७. शेरखाँ का बंगाल-जोनपुर का सुल्तान बनना 
$ ८. शेरशाह का उत्तर भारत का सम्राद होना $ ६. राजस्थान 


में मालदेव का उठना $ १०, शेरशाह का राजस्थान शोर उत्तरी 
ग 


( म 2 


सिन्ध जीतना $ ११. शेरशाह के समकालीन भारतीय राज्य 
9 १२. शेरशाह की शासन-्यवस्था $ १३. शेरशाह युग की 
कला ओर साहित्य $ १४. इस्लामशाह सूर 

अध्याय र--साम्राज्य के लिए तीसरा संघर्ष---अकबर 9७७ 
$ १. हमायू की वापसी ७$ २. हेमू $ ३. अ्रकबर के गद्दी पर 
बैठने पर भारतीय राज्य $ ४. अकबर के पद्वले विजय और सुधार 
$ ५. विजयनगर का पतन $ 5. पूर्वी भारत के राज्य; मेवाड़ 
ओर उड़ीसा का पतन $ ७. गुजरात-बंगाल-विजय 

अध्याय ४--मुगल साम्राज्य का वेभव श्ट्क्ष 
$ १, अकबर की शासन-्यवस्था $ २. अकबर की धम्म-सम्बन्धी 
नीति $ ३. उत्तरपच्छिम और दक्खिन में अकबर के साम्राज्य- 
विस्तार के प्रयलय. $ ४. अकब्स्युग में साहित्य और कला 
$9. चित्रकला की मुगल कलम. ४५5. पहले सिक्ख गुर 
6 ७, जहॉगीर $ ८. जहाँगीर के प्रशासन में साम्राज्य की घटबद 
6६, अ्राकानी और पुतंगाली जलदस्यु. $ १०५ भारतीय समुद्र 
में ओलन्देज़, अंग्रेज ओर फ्रांसीसी. $ ११. कन्दहार का 
छिनना $ १२. शाहजहाँ. $ १३. चम्पतराय ओर हरगोविन्द 
$ १४, मुगल साम्राज्य की दक्खिन पर दाब ९ १५. कन्दहार 
बलख बदख्शाँ के युद्ध $ १६. शाहजहाँ के प्रशासन में पुतगाली, 
ओलन्देज और अंग्रेज $ १७. शिवाजी का उदय $ १८. तमिद्ठ- 
नाड के लिए. संघ $ १६. मुगल साम्राज्य का वैभव 

अध्याय ५--शिवाजी ओर ओरंगज़ेब ५०७ 
६१, गद्दी के लिए भ्रातृयुद्ध $ २- चम्पतराय का बलिदान 
6३. शिवाजी के खिलाफ अफज़लखाँ और शाइस्ताखाँ 
8४. चटगाँव का विजय $ ४. शिवाजी का केद होना और भागना 
$ ६. श्रसम का स्वतन्त्र होना $ ७, पठानों का संघर्ष $ ८. शिवाजी 
की शासन व्यवस्था $ ६. ओरंगजेब की धर्मान्ध/नीति 8६ १०. गोकला 


( य 9) 


जाट सतनामी ओर तेगब्रह्मदुर $ ११. शिवाजी का अभिषेक 


९ १२, शिवाजी की तमिठ चढ़ाई ९ १३. छुन्नसाल का उदय 
९ १४, राजस्थान का युद्ध $ १५. सम्भाजी  $ १६. बीजापुर 
गोलकुंडा का पतन $ १७. महाराष्ट्र का स्वतन्त्रता-युद्ध 


६ १८, बुन्देलखंड ब्रज मारवाड़ पंजाब में संघ $ १६. औरंग- 
ज़ेच्र के प्रशासन में फिरंगी व्यापारी ओर चांचिये 

अध्याय $--मुयल साम्राज्य की घटती कला प्रेरे 
6 १. बहातुग्शाह $ २. बन्दा बैरागी $ है. मराठों का शह-युद्ध 
९ ४. फरुखखसियर $ ५४, फरुखसियर के काल में राजस्थान पंजाब 
ओर व्रज॒ ॥ ६. राजकर्त्ता सेयद बन्धु $ ७. निज़ाम का 
दक्खिन भागना और सैयदों का पतन $ ८. अंग्रेज़ों की प्रमुख 
सामुद्रिक शक्ति 

अध्याय ७--मराठा साम्राज्य की नींव पड़ना ५०९ 
९ १. मराठा राज्य का लक्ष्य ९ २. बुन्देलखंड त्रज राजस्थान 
पंजाब गुजरात में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघ; सीमांत 
अरक्तित $ हे. निज़ाम का दक्खिन में स्थापित होना और बाजी- 
राव के पहले विजय. $ ४. बाजीराव द्वारा निज्ञाम का पडयन्त्र 
कुचला जाना $ ५. मराठों का मध्य मेखला में स्थापित होना 
$ ६. उत्तर भारत पर पहली मराठा चदाई. $ ७. सिक्‍्ख दलों 
का उदय $ ८. बाजीराव की दिल्‍ली चढ़ाई $8 ६. आंग्रें और 


अंग्रेज; पुतगाली युद्ध $ १०. नादिरशाह की चढ़ाई 
0 ११. बराड के भोंसले 
अध्याय ८--मराठों के मुकाबले में अंग्रेज़ों का खड़ा होना... ५५५४ 


६ १. तमिलनाड के लिए, संघषं, बंगाल बिहार उड़ीसा पर मराठा 
आपधिपत्य $ २. “ भारतीय सिपाही का आविष्कार” $ ३े. राजस्थान 
ओर महाराष्ट्र के भीतरी झगड़े $ ४. उत्तर भारत में पठान और 
मराठे $५. पंजाब में सिक्ख शक्ति का उदय $ ६. दक्खिन में 


( र 9) 


फ्रांसीसी ओर अंग्रेंज शक्ति का उदय $ ७. बालाजीराब की 
दिशामूठह नीति $ ८, बालाजी की दक्खिन-दिग्विजय चेष्टा 
6७ ६. दिल्ली के शासन में मराठों का पहला हस्तक्षेप $ १०, मराठा 
जंगी बेढ़े का ध्वंस $ ११, अब्दाली की दिल्‍ली-मथुरा चदाई और 
अंग्रेजों का बंगाल-बिहार जीतना $ १२. मराठों का पंजाब जीतना 
$ १३, फ्रांसीसी शक्ति का अन्त ९ १४. मराठा-अफगान युद्ध 
९ १५, बालाजीराव का चरित 

अध्याय ६--भारतीय साम्राज्य की पुनः्ग्रतिष्ठा का ग्रयत्न ५६६ 
$ १. पेशवा माघवराव $ २. मीर कासिम और अंग्रेज़ कम्पनी 
$ ३. पठानों का पंजाब ओर ब्रज से संघष $ ४. गंगा काँठे श्ान्ध्र- 
तट और तमिव् में अंग्रेजी राज की स्थापना 6५. हैदरअली 
९६, वंगाल-बिहार में दुराज और दुर्भित्ष $ ७. नेपाल में 
गोरखाली राज्य की स्थापना $ ८- सिकख मिसलें $६. भारतीय 
साम्राज्य की पुनमभ्प्रतिष्ठा का प्रयत्न 

अध्याय 7 ०--नाना फडनीस ओर वारन हेस्टिंग्स ६27 
९ १. भारत में अंग्रेजी शासन-पद्धति की नींव पड़ना $ २. वारन 
हेस्टिग्स $ ३. पेशवा नारायशराव ओर “बारा भाई” 
९ ४. अवध-रुहेलखंड अंग्रेजी शिकजे में $ २, पदला 
अंग्रेज-मराठा युद्ध ९६ ६. सालबई ओर मंगलूर की सन्धियाँ 
९७, दिल्ली-राजस्थान में अंग्रेजी गुरगे तथा महादजी शिन्दे 
६ ८, पिट का भारत-शासन विधान और कानवालिस का स्थायी 
बन्दोतचस्त $६. टीपू $ १०. महादजी शिन्दे का दिल्ली वापिस आना 
९११, मराठों की अन्तिम सफलता $१२. गोरखालोी राज्य का 
गंगा तक फेलना $ १३. मराठा साम्राज्य में अन्धेरगददों 

अध्याय ??7--मुगल-मराठा युग का भारतीय समाज दु३५ 
6 १. चौदहवीं-सत्रहवीं शताब्दियों का पुनरुत्थान $ २. मराठी और 
हिन्दी की सीमाएँ. मिलना $ रे. जनता का आर्थिक सामाजिक 


( ल ) 


जीवन 0४. शान-जागति का अभाव $ ५ जाग्रति के अग्रदूत 
९ ६, सन्नहवीं-अठारहवीं शताब्दी में साहित्य ओर. कला 
$ ७, चित्रकला की पहाड़ी कलम $ ८. व्यावसायिक क्रान्ति 


००. है 
१०. झ प्रेज़ी राज पू्च ६५३--९०४ 
अध्याय ?--अंग्रेज़ों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना 6५२ 


6 १, भारतीय राज्यों का परस्पर सहयोग और नई सेनाएँ 
$ २. हेदराब्ाद मैसूर पर अंग्रेजी आधिपत्य $ ३. ज़मानशाह की 
चदाई $ ४. तमिव्ठनाड और पंचाल दखल $ ५. गायक्रवाड ओर 
पेशवा का अंग्रेज़ों का आश्रित बनना $ ६. दूसरा अंग्रेज़मराठा 
युद्ध $ ७. यशवन्तराव होबठकर $ ८. गोरखाली राज्य का कांगड़े 
तक पहुँचना $ ६, मराठा राज्यों की अवनति $१०., अंग्रेजों 
की पहली उत्तरपच्छिम सन्धियाँ. $ ११. रणजीतसिंह का उदय 
ओर उसकी रोक थाम $ १२, भारतीय समुद्र पर एकाधिपत्य 
$ १३, भारत को उपनिवेश बनाने का प्रयत्न $ १४, अंग्रेज-नेपाल 
युद्ध $ १५. पेंढारी तथा तीसरा अंग्रेज़-मराठा युद्ध 
$ १६, अब्दाली साम्राज्य का अन्त, सिक्ख राज्य की बढती 
९ १७, पहला आंग्ल-बरमा युद्ध $ १८, बारकपुर का कत्ले-शआ्रम 
$ १६, भरतपुर का पतन $ २०, नेपाल भोमसेन थापा के नेतृत्व में 
परिशिष्ट “--बलभद्र की समाघ धृह्द 
अध्याय २--भारत में अंग्रेज़ी भूमि-बन्दोबस्त श्वित्षा ओर कानून ७०२ 
$ १, भारत में अंग्रेजी भूमि-बन्दोचस्त और स्थानीय शासन की 
बुनियाद $ २. दक््खिन और पूर्वी भारत में रैयतवार ओर 
जमींदारी बन्दोत्रस्त ॥$ रे. उत्तर भारत और उड़ीसे का महालवार 
बन्दोबस्त $४. हिमाचल में कुली-उतार और बेगार 
0४५. दक्खिनी बुन्देलखंड का मालगुज़ारी बन्दोबस्त $ ६, राज- 
स्थान में अंग्रेजों के खड़े किये जागीरदार $ ७, अंग्रेजो शासन- 
ढाँचा और गाँव-यंचायतों का दूटना $८, नमेक और अ्रफीम 


( व 9) 


५७ 


कां एकाधिकार $६, भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की बुनियाद 
$१०, भारत में अंग्रेजी कानून की बुनियाद $ ११, भारत में 
अंग्रेजों को बसाने के प्रयत्न 

अध्याय ३--अंग्रेज़ों का सिकख राज जीतना ७१४ 
$ १. मध्य एशिया में रूसी और अंग्रेज़ अ्रग्नवृत $ २. सिन्धु 
नोचालन-योजना $ ३. बन्स की मध्य एशिया यात्रा $ ४. सिक्‍ख- 
राज को दक्खिन ओर पच्छिम से घेरने का प्रयत्न तथा सिकक्‍खों का 
लदाख जीतना-- (श्र) शाहशुजा की अफगान चटाई (६३) सिक्‍खों 
का लदाख जीतना (उ) सिन्ध के लिए, होड़, खैचरर पर संघष 
0४. काबुल में अंग्रेज वाणिज्य-दृत $5६. भीमसेन थापा को 
पदच्युति $ ७. त्रिपक्ष पडयन्त्र $८. अंग्रेजों की अफगानिस्तान 
चढ़ाई ४६. नेपाल में आतंक-राज्य $ १०, कुमार नोनिहाल- 
सिह--पंजाब-्ञफगान-नेपाल-सहयाग का प्रयत्न $ ११. सिक्स 
सेना की शक्ति का उदय $ १२. अफगानों का उठना $ १३. पहला 
अफीम युद्ध $ १४. पहले अंग्रेज-अफगान युद्ध का अन्त 
९ १५, सिन्ध दखल किया जाना $ १६. ग्वालियर का अधीन 
होना $ १७, नेपाल में मातबरसिंह $ १८, पंजाब में सेना का 
राज ओर उसके विरुद्ध तैयारी $ १६. सतलज को लड़ाइयाँ 
९ २०, नेपाल में राणाशाही का उदय 

अध्याय /--खँडहरों की सफाई ७६४ 
$ १. खैंडदरों की सफाई $ २. दूसरा अंग्रेज-सिक्ख युद्ध $ ३. दूसरा 
अंग्रेजबरमा युद्ध $४- कलात पर आधिपत्य $ *. ज़ब्तियाँ 
ओर दखल 

अध्याय ५--पहला स्वाधीनता-युद्ध ७५४ 
६ १. स्वाधीनता-युद्ध का विस्तार ओर आयोजन $ २- मंगल पांडे 
और मेरठ का बलवा $ रे. दबाने की पहली चेष्टाएँ $ ४. विज्ञव 
का फूटना--(१) दोझाब-रुद्देललंड ओर अवध (२) बिहार-बंमाल 


( श 9 


(३) राजस्थान-बुन्देलखंड (४) पंजाब और नेपाल (५) दक्खिन 
९ ५४. इलाहाबाद और कानपुर का पतन $६५. दिल्‍ली का पतन 
९७. लखनऊ और माँसी का पतन -- $ ८. अवध रुहेलखंड की 
पिछली कशमकश $ ६. लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे $ १०. विफलता 
का कारण 

अध्याय ३--कम्पनी-राज में भारत की आर्थिक सामाजिक दशा ७७६ 
6 १. कम्पनी के शासन में भारतीय किसान $ २. कारीगरों की दशा 
$ ३. कारीगरी का नाश ४४. खिराज तथा राष्ट्रीय ऋण $ ५. गोरे 
कृषिब्यवसायी ओर भारतीय कुली . $ ६. भारत में अंग्रेज़ी उप- 
निवेशों का न पनपना $ ७. नमक का एकाधिकार $८. नहरें 
ओर रेलपथ ५६. अंग्रेजी सरकार का कम्पनी से भारत . को 
खरोदना ४१०. मारत का घोरतम पतन $ ११. समाज़-सुधार 
ओर ज्ञान-प्रसार के पहले प्रयत्न $ १२. भारत-विषयक अध्ययन 
का उदय 

अध्याय ७--विक्टोरिया युग | ७६९ 
$ १, विक्टोरिया युग--युरोप की विश्वप्रभुता $ २. सन्‌ ५७ के 
बाद का नीति-परिवर्तन $ ३े. कृषकस्वत्व कानून. $ ४. वली- 
उल्‍लाही और नामधघारी $ ५. भारत अंग्रेजी पु जीशाही के शिकंजे 
में $६. भारत द्वारा ब्रितानवी साम्राज्य-बृद्धि $ ७. दूसरा आंग्ल- 
अफगान युद्ध $ ८. मिस पर अंग्रेजी शिकंजा $ ६. रूस-अफगान- 
सीमा-नि्शंय $ १०. तीसरा आंग्ल-बरमी युद्ध $११. राणाशाही 
की दूसरी पीढ़ी $ १२. सीमान्तों पर अग्नमसर नीति का नया दौर 
$ १३, टकसालों का बन्द किया जाना ओर विनिमय का नियन्त्रण 
$ १४, भारत द्वारा ब्रितानवी साम्राज्यवृद्धि का नया दौर 
$ १५. नव जागरण का उदय .$ १६, विधान-समिति तथा पंजान् 
भूमिहस्तान्तरण कानून 


परिशिष्ट £--जगदीशाचन्द्र वयु ओर-बेवार-की-बिजली ह 


( ष ) 


अध्याय ८--क्रान्तिकारी दलों का उदय 8 
$ १. क्रान्ति-टोलियों को नींव पड़ना $ २. फारिस-खाड़ी ओर तिब्बत 
पर चढ़ाई $ ३. बंग-मंग. $४. स्वदेशी आन्दोलन ९ ५- आंग्ल- 
रूसी समझोता $ ६. मौले मिंटो सुधार ओर दमन ॥$ ७, वंग-भंग 

. का रद होना $८. दक्खिन श्रफरीका सत्याग्रह $६. कोमागाता 
मारू $ १०. चोन में क्रान्ति, तिब्बत में अंग्रेज़ो दस्तन्दाजी 
९११, पहला विश्व-युद्ध $१२., पहल्ने विश्व-युद्धनकाल की 
क्रान्ति-चेष्टाएँ $ १३. किसान जागरण, कांग्रेस-लीग समभोता 
6 १४, मौंटेगू चेम्तफ़ोड सुधार ओर जलियाँवाला कत्लेआम 
९ १५. मध्य एशिया में दस्तन्दाज़ी तथा अफगानिस्तान का 
स्वतन्त्र होना 


अध्याय आर ग ट्छ्$ 
6१. खिल्लाफत ओर असहयोग $ २, साम्प्रदायिक विद्वेष का 


उभड़ना $ ३. “स्वराज” पक्त $ ४. बीसवीं शताब्दी में अंग्रेज़ी 
पूँ जीशाही द्वारा भारत का विदोहन $ ५. श्रकाली और अन्य 
सत्याग्रह $ ६. क्रान्ति-दलों का फिर उठना, युवक और मजदूर 
जागरण $ ७. अफगानिस्तान में राजक्रान्ति $ ८. नमक सत्याग्रह 
और गोलमेज़ सम्मिलनी $ ६. सन्‌ १६३५ का शासन-विधान 
ओर कांग्रेस का अंग्रेज़ी साम्राज्य से सहयोग $ १०. रजवाड़ों में 
जन-जागति $ ११. गांधी युग में सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति 
अध्याय 7०--आज़ाद हिन्द का उदय टा3? 

68 १. जापान और चीन $ २. युरोप में युद्ध $ ३. पाकिस्तान की 
माँग, भारतीय कांग्रेस में मतभेद और सांकेतिक असहयोग 
6४. जमनी की रूस पर चढ़ाई $५, पूर्वी एशिया में युद्ध 
$ ६. आ्राजाद हिन्द फोज की नींव पड़ना $७. क्रिप्स पेशकश 
ओर भारत छोड़ो! घोषणा $८. आ० हि० फौ० में संकट 
खड़ा होना $:5. आ० हिं० फौज का पुनश्पंत्रम और ञजाद 


(५ स॒ ) 


हिन्द सरकार की स्थापना $ १०. बंगाल दुर्भित्ष $ ११. आज़ाद 
हिन्द फोज की भारत चढ़ाई $१२. इरावती की लड़ाइयाँ 
$ १३, दूसरे विश्व-युद्ध का अन्त $ १४. नोसेना-विद्रोह 
$ १५, अंग्रेजों का भारत छोड़ने का संकल्प $ १६. सन्‌ १६४५६ 
के निर्वाचन $ १७. ब्रितानवी मन्त्रिःप्रतिनिधिमएडल $ १८. अंग्रेज़ों 
का भारत को तोड़ कर जाना $ १६. अंग्रेजी राज के लेनदेन का 
हिसात्र तथा उसकी विरासत 
१२, अभिनव भारत पर्व ९००-९६५.. 
अध्याय ?--अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार में खर्डित भारत का गणराज्य ६०५ 

$१, विभाजन के पहले प्रत्यज्ष परिणाम (अर) जनोच्छेद 
(इ) कश्मीर का झगड़ा (उ) गांधी की हत्या (क्र) रजवाड़ों का 
मज्जन (लृ) पख्तून संघर्ष $ २, भारत गणराज्य का संविधान 
$ ३, भारत के पड़ोस से हटते हुए, पच्छिम-युरोपियों का संघर्ष-- 
(अर) भारत-समुद्र पर अधिकार बनाये रखने के अंग्रेजों के पहले 
उपाय (इ) बरमा फिलिस्तीन हिन्दद्वीपों से युरोपियों का हटना 
(3) चीनी लोकतन्त्र का उत्थान (ऋ) नेपाल में राणाशाही 
का दहना (लू) कोरिया का युद्ध (ए) उत्तरी हिन्दचीन की मुक्ति 
(ऐ) ईरान का उठने का प्रयत्न और प्रतिक्रान्ति (ओ) अरब 
देशों और अफरीका में उद्बोधन ओर संघर्ष (ओ) दक्खिनपूरवी 
एशिया और बगदाद की सामरिक सन्धियाँ (अं) पंचशील और 
बांदुडः सम्मेलन $४., भारत पर अमरीकी परछाही” 
8५. भूमि-स्वत्व-सुधार और भूदान $ ६. पाँच-बरसी योजनाएँ 
७७, कांग्रेस शासन की दशाब्दी $८. पाकिस्तान की पहली 
दशाब्दी $ ६. उपसंहार 


72[05& ठ68060 0५ +2]89॥#/(प्राध्वा ७वा0॥9५६ 


भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन 


१, भूमिका पव॑ 


अध्याय १ 


हमारा देश 

$ १. सीमाएँ--प्रकृति ने हमारे देश भारतवर्ष की बड़ी स्पष्ट सुन्दर 
ओर पक्की हृदबन्री की है | संसार भर में सब से ऊँचा पर्वत हिमालय इसके 
उत्तर लगातार चला गया है। उत्तरपच्छिम तरफ पामीर और हिन्दकोह तथा 
अफगानिस्तान ओर कलात पठार, और उत्तरपूरच तरफ नामकिउ, पातकोई, 
नगा। और लुशाई के पहाड़ हिमालय के साथ मिल कर हमारे देश का परकोटा 
बनातेईहैं | पूरब, दक्खिन ओर पच्छिम की बाकी आधी चोहद्दी समुद्र ने पूरी 
की है | सन्‌ १६४७ में हमारे देश के दो टुकड़े हो गये, तो भी इतिहास की दृष्टि 
से यह समूचा देश एक ही है । 

$ २, उत्तर भारत का मैदान--हिमालय और पूरबी पब्छिमी समुद्र 
के बीच उत्तर भारत का खुला श्र विस्तृत मैदान है। हिमालय से उतरने 
वाला सब पानी इस मैदान को सींचता हुआ समुद्र में बद जाता है। उस पानी 
के दो प्रव॒ण श्रथात्‌ बहाव के रास्ते हैं। सिन्ध का पानी हिमालय से निकल 


| जिस पवत को हाल तक हम हिन्दूकश कहते रहे हैं, अफगानिस्तान की 
सरकार ने १६५५ में आदेश निकाल कर उसका नाम हिन्दकीह रख दिया है। 

| स्थानीय उच्चारण नया है, नागा नहीं। अंग्रेज्ञी में भारतीय नाम कुछ के 
कुछ बन जाते हैं। इस ग्रन्थ में भरसक उनके ठीक रूप खोज कर दिये गये हैं। 


२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव १ 


दक्खिन-पच्छिम बह जाता है; गंगा के पानी का रुख दक्खिन-पूरव है । 
उत्तर भारत की बरखा अधिकतर पुरवाई चलने पर होती है। पुरवाई 

जिन बादलों को लाती है वे वंगाल की खाड़ी से उठने वाली भाष के बने होते 
हैं | इससे उन बादलों का ज़ोर गंगा के कॉठे# पर अधिक होता है, भिनन्‍्ध के 
कॉँठे. मं कम रद जाता है। इसी कारण गंगा का काँठा सिन्ध के कॉठे से अधिक 
हरा-भरा और आबाद है। यह दुनिया भर के सब्रसे अधिक उपजाऊ ओर 
आब्ाद प्रदेशों में से है । 

सिन्ध ओर गंगा के पानी का रुख एक तरफ नहीं है । इससे प्रकट है 
कि दोनों के बीच ऊँचा पनदाला है, जिसके काग्ण सतलज ओर जमना 
एक दूसरे से हटती गई हैं | सतलज के खादर को जमना के खादर से ऊपर 
तो कुरुक्षेत्र का बाँगर अलग करता है, ओर नीचे जा कर उन दोनों के बीच 
आडावब्धा।। के पहाड़ और थर या ढाट[ मरुभूमि थ्रा गई है। सिन्ध के काँठे 
से गंगा के काँठे तक जाना हो तो इस थर को और आइटशावछा के पहाड़ी 
जंगलों को लॉघधना कठिन होता है | उनके बीच एकमात्र सुगम रास्ता कुरुक्तेत्र- 
पानीपत के तंग बाँगर में से ही है। इसी कारण यह बाँगर सिन्ध और गंगा 
के काँठों के बीच भारी नाका है। भारतवप के इतिहास की श्रनेक भाग्य- 
निर्णायक लड़ाइयों इसी बॉगर में हुईं हैं | / 

नक्शे में सिन्ध ओर गंगा काँठों के कई स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। 





दि पहाड़ में घिरा हो तो उसे दून ( द्वरोणी ) कहते हूँ । अंग्रज्जी में दोनों के लिए 

व्द्ली शब्द है । है 

+ पनढाल शब्द इस अथ में कुमाऊँ-गढवाल में प्रचलित है। 

7 खादर--नदी के काँठे की उपजाऊ जमीन । बाँगर-- नदियों को पहुँच से बची 
सूखी ऊँची ज्ञमीन | ये कुस्कषेत्र-मेर5-रुहेलखरण्ड के प्रचलित शब्द हैं। 

[ अंग्र जी में इसे “आड़ावली” लिखते हैं, जिसे अशुद्ध .पढ़ कर .लोगों' ने 
,अरवली? बना डाला है। आ्राडा-तिरछा; ब्ठा -- पहाड़। 

(| थर उसका सिन्धी नाम है,.ढाट राजस्थानी । 


१३३] हमारा देश 'ई 


सिन्‍्ध नदो ने ऊरर जहाँ अपनी पाँचों बहिं फेला रक्‍्खी हैं वह पंजाब है। 
जहाँ उसका समूचा पानी सिमट कर एक धारा में आ गया है वह सिन्ध प्रान्त 
है। गंगा-जमना का रुख शुरू में जहाँ दक्रिखन-पूरत्र है, वह उपरला गंगा 
काँठा था ठेठ हिन्दुस्तान है । बीच में जहाँ गंगा प्रायः पूरत्र बहती है वह 
बिचला गंगा काँठा बिहार प्रान्त है, ओर फिर जहाँ गंगा ने समुद्र की तरफ 
मुँह फेर कर अपनी बाँहें फेला दी हैं ओर ब्रह्मपुत्र भी उसमें थ्रा मिला है वह 
निचला गंगा काँठा बंगाल है। ब्रह्मपुत्र का उपरला अ्रकेला काॉँठा अलग है, 
उससे असम ( आसार्म ) प्रान्त बना है | 

$ ३. मध्य-मेखला--आडावछा के दक्खिनी भाग से उसकी कई 
बॉहियाँ पूरव-दक्खिन बढ़ी हुई हैं। इन बॉहियों समेत आडावछ। का पुराना 
नाम पारियात्र है। इसके पूरव, जमना ओर गंगा काँटों के दक्खिन जो ज़मीन 
का उठाव लगातार चला गया है, जो कि नदियों के दक्खिन से उत्तर बहने 
से सूचित होता है, वह बिन्ध्य पवत के कारण है। विन्ध्य के पूरब्री छोर में 
नमंदा के खोत हैं । उन खोतों के पास विन्ध्य एक और परत के साथ अपना 
कन्धा लगाटा है। इस पवत की धार मेकल पहाड़ से पूरव तरफ पारसनाथ 
पहाड़ तक गई है ओर इसकी एक बाँह पच्छिम तरफ बढ़ी हुई महादेव और 
सातपुड़ा पहाड़ों के रूप में नमंदा के बाँये बाँयें विन्‍्ध्य के बराबर चली गई है। 
मृह[देव-सातपुड़ा श्रृंखला का पुराना नाम .ऋत्त- प्रबंत है । उसके पूरव मेकल 
से पारसनाथ तक के पबत को भी या तो ऋत्ष मं ही गिना जाता या उसका 
दूसग नाम था। इन पवतों से मध्यमेखला की रीद बनी है। इस मेखला के 
उत्तरी अंचल को बनास, चम्बल, बेतवा, केन, सोन आदि नदियाँ थोती हैं । 
पच्छिमी अंचल को लूनी, साबरमती और मदी; दक्खिनी अंचल को नमंदा, 
ठापी, वर्धा, वेशगंगा, मह्ानदी ओर वैतरणी; तथा पूरवी अ्रंचल को सुबर्ण रेखा 
श्रोर दामोदर | आबू ओर पारसनाथ पहाड़ मध्यमेखला के पच्छिमी ओर पूरत्री 
बुज हैं । | 

इस मेखला के पच्छिमी छोर पर गुजरात-काठियावाड़ का हरा भरा 
मैदान है। उसके उत्तरपूरब पारियात्र और, थर का समूंचा प्रदेश राजस्थान 


४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव १ 


है, जिसका दक््खिनपूरवी अंश मालवा पठार है। आगे बेतवा और केन के 
काठों तथा नमंदा के उपरले काँठे वाला प्रदेश बुन्देलखण्ड है । बुन्देला' का 
अथ है विन्ध्य का रहनेवाला, इसलिए बुन्देलखण्ड का अर्थ है विन्ध्य-भूमि । 
उसके पूरत्र सोन का उपरला काँठा बघेलखंड है; ओर सोन के समानान्तर 
दक्खिन तथा नम्ृदा-कंठे के पूरव, महानदी का उपरला काँठा छत्तीसगढ़ । 
बघेलखंड-छुत्तीसगढ के ठीक उत्तर अवध का मैदान है। अवध का पुराना नाम 
कोशल था ओर बघेलखंड-छुत्तीतगढ का दक्षिण कोशल | बघेलखंड-छुत्तीसगढ़ 
के पूरब मध्यमेखला का बाकी पहाड़ी अंश भाड़खंड या छोटा नागपुर है, 
आर उसके दक्खिन समुद्रतट का प्रदेश उड़ीसा । 

6 ७. दक्खिन--तापी या ताप्ती और महानदी के दक्खिन, समुद्र की 
तरफ बढ़ा हुआ, तिकोना पठार दक्खिन कहलाता है। इस तिकोने के 
पच्छिमी किनारे के साथ-साथ सह्याद्रि या पच्छिमी घाट चला गया है, ओर 
पूरवी किनारे पर महेन्द्र और मलय पवत अथवा पूरवी घ्राट | दक्खिन की सत्र 
बड़ी नदियाँ पच्छिम से पूरव बहती हैं। इसका यह अर्थ है कि सह्यद्रि 
के पूरव तरफ दाल है, ओर महेन्ध मलय श्ृंग्बलाएँ बीच बीच में ऐसी टूटी हुई 
हैं कि उनमें से बड़ी नदियाँ लाँघ सकती हैं | पब्छिमो ओर पूरवी दोनों घाटों 
ओर समुद्रों के बीच मेदान की एक एक हरी किनारी है। पच्छिम तरफ की 
किनारी बहुत सँकरी है, पूरव का द्ाशिया अच्छा चोड़ा है । पब्छिमी किनारी 
के उत्तर वाले अंश को कोंकण और दक्खिन वाले अंरा को केरल या मलबार 
कहते हैं । पूरवी किनारी का दक्खिनी अंश चोलमंडल# ओर उत्तरी अंश 
कलिंग है | 

दक्खिन भारत के पठार को कृष्णा नदी दो भागों में बाँटे हुए है। उसके 
उत्तर के भाग का पच्छिमी अंश महाराष्ट्र ओर पूरवी अंश कृष्णा-गोदावरी के 
मुह्दानों सहित आन्ध्र या तेलंगाना है। कृष्णा के दक्खिन सह्य और मलय पब॑त 
एक दूसरे के निकट आते आते नीलगिरि पर मिल गय्ने हैं । उनके मेल से बना 


*« अंग्रज्ञी कोरोमंडल इसी का बिगड़ा हुआ रूप | 


१६५ |] हमारा देश ध्‌ 


ऊँचा पठार कर्णायक है। कर्णायक्र के पूरव तट का मैदान चोलमंडल या 
तमित्ठ देश है। नीलगिरि के दविखन मलय परत फिर उठ कर भारत की 
दक्खिनी नोक तक चला गया है। वहाँ उसके पबच्छिम केरल ओर पूरव 
चोलमंडल है। समुद्र पार सिंहल द्वीप भी इतिहास की दृष्टि से भारतवर्ष का 
भाग है | 

दक्खिन में मैदान के जो तंग फीते हैं, वे उत्तर भारत के विशाल मैदान 
के मुकाबले में बहुत छोटे हैं | तो भी वे बढ़े उपजाऊ हैं। कोंकण ओर केरल 
तो मानो भारतवर्ष के बाग ही है। नारियल अनन्नास काजू और बाइस किस्म 
के केले के सिवाय लौंग इलायची आदि मसालों के पौधे भी केरल में होते हैं, 
ओर उसके पड़ोस का मलय परदत अपने सुपारी चन्दन ओर कपूर के जंगलों 
के लिए प्रसिद्ध है । चोलमंडल का तट उपज और आबादी में गंगा के काँठे से 
कम नहीं है । तापी ओर वर्धा के उपरले काँठों-खानदेश और बराड--की 
काली मिट्टी अत्यन्त उपनाऊ है। उनमें भारत की सबसे अच्छी कपास पेदा 
होती है| इसके अलावा दक्खिन ओर मध्य-मेखला के पहाड़ और पठार अपनी 
कीमती खनिज सम्पत्ति के लिए सद। से प्रसिद्ध रहे हैं । 

$ ५, सीमा-पव॒॑तों के प्रदेश--भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर जो 
बड़े-बड़े पह[ड़ हैं, उनकी श्ंखलाओं के फैलाव के बीच भी अनेक आब्ाद 
प्रदेश और वस्तियाँ हैं। सिन्ध और ब्रह्मपुत्र दोनों नद हिमालय की पीठ पीछे 
कैलाश पव॑त के पास से निकलते हैं। दोनों उलटी दिशाओ्रों को रवाना होते, 
ओर ७८ सौ मील का सफर कर एकाएक भारत के मैदान में ढल पछते हैं। 
उन नदों के उन मोड़ों को आजकल के विद्वान हिमालय की पच्छिमी और 
पूरवी सीमा मानते हैं। उत्तर भारत के मैदान से सनातन हिम से ढकी ऊँची 
चोटियों तक हिमालय तीन सीदियों में उठा है | प्राचीन भारतीय उन्हें उपगिरि, 
बहिर्गिरि ओर अन्तर्गिरि कहते थे, आधुनिक भूशास्री उप-हिमालय, लघु- 
हिमालय और महा-दिमालय कहते हैं | ये तीन शंखलाएँ तीन सीढ़ियों की तरह्‌ 
पच्छिम से पूरव लगातार चली गई हैं। उप-हिमालय का नमूना जम्मू से 
गढ़वाल तक के शिवालक, श्रवध के उत्तर का डुडवा पर्वत या नेपाल तराई 


६्‌ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १ 


की चूड़ियाचोकी हे । 

लघु-हिमालय की गोद में पच्छिम से पूरब, हज़ारा, कश्भीर, 
कॉगड़ा, कुल्लू , क्युंठल, गद्वाल, कुमाऊँ, नेपाल, भूटान आदि रमणोक 
प्रदेश हैं । इन प्रदेशों की बस्तियाँ प्रायः सच्च पद्दाड़ों की कमर पर या उनके 
बीच तंगे दूनों में हैं। किन्तु इनमें से दो प्रदेश लघु-हिमालय के पहाड़ों 
के बीच ब्रिरे समथर मैदान हैं, एक कश्मीर, दूसरा ठेठ नेपाल। कश्मीर 
जेहलम या वितस्ता नदी की पहाड़ों से घिरी उपरली उत्तरपच्छिमवाहिनी धारा 
की ८४ मील लम्पी २४ मील चोड़ी समथर दून है। विद्यमान नेपाल 
राज्य का पेच्छिमी चौथाई अंश घाघरा का प्रखवण क्षेत्र है। उसके पूरव गंडक 
का प्रखवणक्षेत्र है जो सत्तगंडकी कहलाता है। उस राज्य का पूरवी अंश जो 
कोसी का प्रसवशणाक्ञेत्र है सप्तकोशिकी कहलाता है। सप्तगएडकी ओर सप्त- 
कोशिकी के बीच ठेठ नेपाल दून है डिसमें बरागमती नदी बहती है। वह 
२६ मील लम्बा १६ मील चोड़ा पहाड़ों के बीच प्रिग छोटा सा मैदान है 
जिसमें काठमांडू, पाटन और भातगाँव बस्तियाँ हैं। कुमाऊँ से सप्तगएडकी तक 
हिमालय के मध्य भाग में पहाड़ों के ऊपर अनेक रमणीक ताल हैं। लघु 
हिमालय की बस्तियों के ऊपर महाहिमालय की चोटियाँ एकाएक उठती हैं। 
उनकी परम्परा भ्रीच-बीच में जहाँ टूटती है वहीं हिमालय को पार करने के घाटे 
या जोत हैं | 

भारत के उत्तरपूरव के पहाड़ों में मणिपुर, त्रिपुरा आदि बस्तियाँ हैं। 
इन पहाड़ों की एक बाँही खासी-जयन्तिया और गारो पहाड़ियों के रूप में सीधे 
पब्छिम बी हुई है, जिससे उत्तरी बंगाल के आगे ब्रह्मपुत्र का ओर पूरवी बंगाल 
के आगे सुरमा नदी का काँठा उत्तरपूरवी सीमान्त पहाड़ों के श्रन्द्र घुसे हुए 
मैदान के पच्चर से लगते हैं । 

उत्तरपच्छिम के पहाड़ी प्रदेश बड़े महत्त्त के हैं| सिन्ध नदी में पच्छिम 
तरफ से गिलगित, स्वत, कूनड़, काबुल, कुरम, गोमल श्रादि नदियाँ हिन्दकोह 
ओर अफगानिस्तान का धोबन लाती हैं। भूमि की बनावट की दृष्टि से इनकी 
दूनें भी मार्तवष के भाग हैं । श्राजकल श्रफगानिस्तान श्रलग राज्य है, किन्तु 


8५] . हमारा देश... ' छः 


पिछले ज़मानों में वह प्रायः भारत के अन्तगत रहा है। पामीर और अफगा- 
निस्तान पठारों के उत्तरी छोर अ्रसज्न में भारतत्रषे को उत्तरपब्छिमी सीमा हैं । 

पामीर का पठार-जिसे दुनियाँ की छुत कद्य जाता है--हमारे देश के 
मस्तक पर मुकुट के समान है। उसके पब्छिमी धोवन को लिये हुए, हिन्दकोह 
के उस पार, आमू दरिया बहता है। उसी का पुराना नाम वंच्नु है। पामीर का 
पूरवी धोवन रस्कम या यारकन्द दरिया में जाता है, जिसका पुराना नाम सीता: 
है। सीता नदी श्रागे चल कर तारीम में जा मिली है। वंक्तु पामीर से निकल 
कर बदख्शां और बलख प्रदेशों की उत्तरी सीमा बनाता गया है। पामीर के 
पच्छिम बदख्शाँ है ओर फिर वलख । तीनों हिन्दकोद के उत्तर सटे हुए हैं। 
वंकछु, सीता ओर तारीम के काँठों से हमारे देश का बढ़ा सम्बन्ध रहा है | 

हिन्दकोह के इस तरफ, उसके ओर काबुल नदी के बीच, कपिश 
(काफिरिस्तान) और पच्छिमी गन्धार प्रदेश हैं; फिर हिन्दकोह, पामीर ओर 
कृष्ण गंगा। वून के बीच दरद देश | पब्छिमी गन्धार के पूरव हिमालय का 
सत्रसे पच्छिमी ज़िला हज़ारा है ओर दरद के दक्खिन कश्मीर | काबुल नदी 
के दक्खिन, हेलमन्द नदी के त्रिचले कॉठे ओर सुलेमान पहाड़ तक ठेठ 
अफगान प्रदेश है। सुलेमान के किनारे से सिन्ध के मैदान की एक नोक--- 
जिसमे सित्री की बस्ती है--पहाड़ों में पचचर की तरह बढ़ी हुई है । उसी नोक 
के ऊपर बोलान दर्ग है | 

सिन्ध मैदान के पच्छिम पहाड़ों में कलात और लास्बेला प्रदेश हैं। 
बे प्रदेश तथा उनके पच्छिम ठेठ बलोचिस्तान का पूरवी अंश मिला कर श्रत्र 
बलोचिस्तान प्रान्त बनता है । सच कहें तो बलोचिस्तान नाम अंग्रेजों ने इस 
प्रान्त पर झूठमूठ चिपकाया था। इसका उत्तरपूरवी भाग--सित्री बोलान तक 
का--पठान या अफगान प्रदेश है, तथा कलातलासबेला के पब्छिम जो असल 
बलोच प्रदेश है वह भारतवर्ष का भाग नहों, ईरान का अंश है। इस तरफ, 
हिंगोल नदी और रास (अन्तरीप) मलान हमारे देश की सीमाएँ रही हैं । 


१ जेहलम में उत्तरपस्छिम से आ कर मिलने बाली नदी । 


पर भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे १ 


द्रद प्रदेश की पूरवी सीमा हिमालय के घाटे ज़ोजी ला। पर लगती है। 
उसके पूरव तिब्बत है, जो असम (श्रासाम) की उत्तरपूरबी सीमा से भी आगे तक 
चला गया है | तिब्बत का पब्छिमी प्रदेश लदाख अब कश्मीर रियासत में है । 

यदि हम भारतवर्ष के उत्तरी ओर उत्तरपच्छिमी सीमान्त पर ध्यान 
दें तो दोनों में एक स्पष्ट भेद दिलाई देता है । हिमालय के उस पार तिब्बत 
लम्बा चौड़ा और बीहड़ पठार है | किन्तु इधर हिन्दकोह के उस पार आमू ओर 
सीर दरिया के कांठे गंगा-जमना के काँठों को तरह हैं। पामीर के पूरव सीता- 
तारीम का काँठा भी खुला मैदान है। आमू-सीर और तारीम के मैदानों तथा 
सिन्ध के मैदान के बीच जो पहाड़ी बाँध है वह तिब्व॒त के पहाड़ी बाँध से 
बहुत कम चोड़ा है । इसी कारण हिमालय और तिव्बत के आरपार भारत का 
दूसरे देशों के साथ वैसा सम्बन्ध नहीं रहा, जैसा कि हिन्दकोह-पामीर के रास्ते से । 

९ ६. समुद्र-“भारत को तीन तरफ से घेरने वाला समुद्र बड़े महत्त्व 
का है। उसके द्वारा विदेशों से भारत का सम्बन्ध बहुत पुराने काल से रहा 
है । आजकल के जहाज महासागरों में भी चलते हैं, पर पुराने काल के समुद्री 
व्यापारपथ प्रायः तट के साथ-साथ थे |) एशिया के नक्शे पर ध्यान देने से 
दिखाई देगा कि भारतवष के एक तरफ अफरीका, अरब ओर ईरान हैं, तो दूसरी 
तरफ हिन्दचीनी प्रायद्वीप, हिन्द-द्वीपावलो ( इंदोनीसिया ) ओर चीन । अमरीका 
को हम नई दुनिया कहते हैं। पुरानी दुनिया के लोगों को उसका पता कोई 
साढ़े चार सौ बरस से मिला है! लेकिन जो पुरानी दुनिया के सभ्य देश थे, 
उनके समुद्री रास्तों के ठीक बीचोंच्रीच भारतबर्ष पड़ता था । इसी कारण वह 
सभ्य जगत्‌ के सम्द्री व्यापार का सदा केन्द्र रहा । 
6 ७, भारतवर्ष की विविधता में एकता--हमारा देश विशाल 


है, ओर उसमें हम कहीं खुले विस्तृत मैदान तो कहीं 
तंग पहाड़ी दुने, कहीं हरे भरे खादर तो कहीं बंजर मरुभूमिं, इत्यादि | किन्तु 


हमारे देश की बनावट में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इसकी विविधता में गहरी 


[ ला>-घाटा । यह तिब्बती शब्द है। 


१९८] हमारा देश &_ 


एकता पैदा कर देती है। समुद्र ओर हिमालय, जो कि इसकी सीमाएँ हैं, इसे 
स्पष्ट एक देश बना देते हैं। फिर वही समुद्र और हिमालय मानो हमारे समुचे 
जीवन को भी चलाते हैं | 'मुद्र से गर्मी में जो माप के बादल उठते हैं, वे 
हिमालय को नहीं लांत्र पाते। वे या तो लौट कर भारत के मैदानों पर बरसते हैं 
या हिमालय की गोद में बरफ बन कर ब्रैठ जाते ओर फिर नदियों के रूप में उन्हीं 
मैदानों को सीचते हुए समृद्र में वापिस जा पहुँचते हैं । समुद्र ओर हिमालय के 
बीच पानी उछालने का जो यह खेल लगातार चलता दे, इसी से हमारी 
सर्दों गर्मी ओर बरसात को ऋतुएँ होती हैं, हमारी खेतीबारी होती है और 
हमारी नदियों के तथा उनके द्वारा हमारे वाणिज्य व्यापार के रास्ते निश्चित 
होते हैं | समूचे भारत की ऋतु-पद्धति इसी कारण एक है । सच कहें तो उत्तर 
भारत का मैदान दिमालय की ही. देन है। वह नदियों द्वारा बहा कर लाई हुई 
उसी की मिट्टी से बना है। नदियों के किनारे ही ध्रारम्मिक बस्तियाँ बसों और 
नदियों के द्वारा ही उनमें पहले।हल परस्पर व्यापार चला | स्थल के रास्ते भी 
मनमानो दिशा में नहीं जा सकते, वे नदियों पहाड़ों श्रादि की बनावट देख 
कर चलते हैं। इसी कारण दमारे देश में पुराने कल से कई एक प्रमुख रास्ते 
चले आते हैं, जिनके कारण भारत के विभिन्न प्रदेशों में परस्पर गहरा सम्बन्ध 
बना रहा है। उन रास्तों को सामान्य दिशा सदा एक सी रही है | 

५८, उत्तर भारत के मुख्य राजपथ--उनमें सब्रसे मुख्य वह रास्ता 
है जो उत्तर-भारतीय मैदान को आारपार पच्छिम से पूर्व लाँबता है। अयक 
(धिन्त्र नदी) के पच्छिम से चल कर, पंजा[ब की नदियों को उथले घाटों पर 
लॉबता हुआ, कुरुक्षेत्र के ब्रॉगर में से हो कर, वह गंगा के काँठे में पहुँचता 
है ओर फिर बनारस के पास गंगा के दक्खिन उतर कर उसके दाहिने किनारे के. 
साथ साथ बंगाल के बन्द्रगाहों तक जा निकलता है। कुरुक्षेत्र के बॉगर के 
अतिरिक्त उस रास्ते के दो ओर बढ़े नाके हैं। एक तो सिन्ध ओर जेहलम नदी 
के बोच, जहाँ वह नमक-पहाड़ियों की श्द्ला को लाँबता है; दूसरे बिहार और 
वंगाल को सीमा पर मुंगेर से राजमहल तक, जहाँ गंगा तक तक्र बढ़ी हुई 
भाड़खंड की पहाड़ियाँ उसे तंग दरों में से गुजरने को बाधित करती हैं । 


१9 भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पे ! 


उपरले गंगा काँठे से इस राजपथ की एक बड़ी शाखा हिमालय के 
नीचे नीचे अवध से असम तक चली गई है। उसी प्रकार एक बड़ी शाखा 
पंजाब से सिनध की तरफ पंजाब की नदियों की दिशा में गई है। इस मुख्य 
राजपथ से उत्तर तरफ अनेक छोटे रास्ते हिमालय की ओर बदते हैं ओर फिर 
हिमालय के पार जाने वाले सीमान्त रास्तों से जा मिलते हैं । 

६९. सीमानत के रास्ते--उत्तरपब्छिमी उत्तरी और उत्तरपूरत्री 
सीमान्तों के रास्ते उत्तर भारत के राजपथ के ही बढ़ाव हैं | जेहलम और 'अ्रटक 
के बीच से उस राजपथ में से फट कर एक हिमालयगामी रास्ता जेहलम दून 
के द्वाग कश्मीर में घुसता है। उसीके पड़ोस से रास्तों का एक समूद सीधा 
सिन्ध दून में ऊपर को, अथवा सिनन्‍्ध पार कर स्वात और कूनड़ की दूनों में 
चढ़ता है, ओर आगे बढ़ कर हिन्दकोद के घाटों को लाँधता हुआ बदख्शों 
ओर पामीर में जा पहुँचता है । उसकी शाखाएँ बदख्याँ से आमू के काँठे में 
ओर पामीर में से पूर्र उतर कर सीता ओर तारीम के काँठों में चली जाती हैं। 
जेहलम से कूनड़ तक के पहाड़ी प्रदेश का पुगना नाम गन्धार है इसलिए 
इन रास्तों को गन्धार के रास्ते कहना चाहिए | 

सोमाग्रान्त के रास्तों का दूसरा बड़ा समूह अफगानिस्तान में से गुजरता 
है। उनमें से एक प्रसिद्ध रास्ता काबुल नदी का है। आजकल यह अटक से 
काबुल नदी के दक्खिन--पेशावर ओर खैतर हो कर--बदता है| पुराने काल 
में वह काबुल नदी के साथ-साथ जाता था। आगे काबुल के उपरले खोतों से 
हिन्दकोह पर चढटू कर वह आमू के खोतों के साथ बलख और आमूमैदान में 
उतर जाता है | कुरम की दून से भी अ्रफगानिस्तान में घुसने का रास्ता है। एक 
ओर व्यापार-पथ वह है जो डेरा-इस्माइलखाँ से गोमल नदी ओर दर के रास्ते 
गज़नी और कन्दह्वार की तरफ बढ़ता है। और नीचे एक राम्ता सकबर, सित्री 
झोर दर्र बोलान के निजल प्रदेश में से हो कर कन्दह्वार को, ओर कन्दहार से 
हरात को, अफगान पहाड़ों के दक्खिन-दक्खिन चला गया है। सिन्ध के मैदान 
'के ठीक पच्छिम कलात और खीरथर पहाड़ों में से लॉघने वाले शस्ते बड़े विकट 
हैं । कगची से तट के साथ साथ भी मकरान, द्वारा पब्छिम जाने का रास्ता है। 


हमारा देश 












१०० २०० ३०० ४०० 


&0 
हर 
रे 


७ 


पा | ः हा 
900 
शा रा हा! 






*५२७३२३४ 
] ६ «१५९ * ७२६२ 


के स््ड् ही 
७5 ०,१२९; है रु / ६ ' 
ध् हा ३३४ डर ' 
ट् कर ् ५ 
|; ७ 
बचे .] 
५ «ल्थ्र ८६४८.- 
५ करे 20० मर 3 कई 5 
7, * 3३ ४२२९७७७ 5 
४५5 ९ 
| “पक 


३ 


















शे | /*११॥ [] रे श 
0 























0७५०१११ ३०१: १६ £8 १ न ह 4 ग्र हर 
नि गटर ३ $ ० छः 
है ि पक 7 7 
2! पर हट है 
गए 
हे ् 
० कि, 59022. (हे | प्छ्वि 
के रा पा 5:५४ री] हो (अ किल्ग 
रु रे है [|] ५ ३७५५॥८०८ | /] श्र 
0 ५ दे कर 
(४ रु हा ;;>५4.9) छि न १ #०- <3 5 ढ़ 
5 है ऐ द पा हि बक "ता ध्टट 
घर ध 2 0.. ह एछे छर, 
६ कि 2 मल न 
| ७ 
(जा: ० कर 
० गन हि 
2 प्र 
३०६ प्र घ 
4५ हक 
हा हि दि 
20 ९4 
25522 | 
कर ) ] 
20223 | 
20 






०, 

ऐ०९' 

कै. 

८4 
५ 


है 
3 











/:८2 (८; 
्ट 42% ५ 
जे, ४, 
तहत 


2४% 


च्प्त्टू 





6० 
स्ज्र 


नक्शा ३--भारतय्रष का पूरवी सोमान्त 







(६ 











६५ 


६6० 


प्‌ 


१२ द भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे £ 


उत्तरी सीमा पर कश्मीर से अ्रसम तक प्रत्येक प्रदेश में से हिमालय 
के प्रायः १६ हज़ार फुट ऊँचे घाटों पर चढ़ कर तिब्बत में उतरने वाले 
अनेक रास्ते हैं । 
उत्तर-पूरवी सीमान्त पर रास्तों के तीन स्पष्ट समूह हैं। पहला उपरले 
ब्रह्मपुत्र काँठे से पातकोई पहाड़ों को पार कर छिंद्वि ( डिन्द्विन! ), इरावती, 
सालवीन या मेकोडः की उपरली दूनों में पहुँचता, और उन नदियों के साथ 
हिन्दचोन के खुले मैदान में उतर जाता है। दूसरा सुरमा के काठे से मणिपुर 
के पहाड़ लाँध कर छिंदिं ओर इरावती के काँठों में पहुँचता है श्रोर फिर उनके 
साथ, अथवा ओर पूरब्र बढ़ कर सालवीन या मेकीड के साथ, दक्खिन उतरता 
है | तीसरा चटगाँव से समुद्र-तट के साथ-साथ जाता है | 
“2. $१०, मध्य-मेखला के रास्ते--उत्तर मारत को गुजरात और 
दक्विन से मिलाने वाले रास्ते सब् पारियात्र या विन्ध्य-ऋत्ष को लॉघ कर जाते 
हैं। सिन्‍्ध से सीधे गुजरात भी जा सकते हैं; पर बीच में थर का दक्खिनी छोर 
झोर कच्छु का रन (5अरणय ) पड़ने से वह रास्ता कठिन है। कच्छु 
का रन असल में उथला कीचड़ है जिसे भाड़-कंखाड़ ने ओर भी बीहड़ बना 
दिया है। इस कारण पंजाब से यदि गुजरात या महाराष्ट्र जाना हो तो दिल्‍ली 
“और राजस्थान के रास्ते जाना होता है | इस प्रकार कुरुक्षेत्रपानीपत का नाका 
से पंजाब से गंगा-काँठे के रास्ते को काबू करता है, वैसे ही वह पंजाब और 
दक्खिन के बीच के रास्तों को भी दबाये हुए है । 
अजमेर का नाका राजत्थान के रास्ते के ठीक बीच है। वहीं वह 

रास्ता आडाव्व्ठा को पार कर उसके पच्छिम जा निकलता है, और वहीं से 
उसकी एक शाखा सीधे दक्खिन मालवे को चली जाती है। मालवे का रास्ता, 
ठेठ हिन्दुस्तान श्रोर दक्खिन के ठीक बीच पड़ने से मध्य मेखला के रास्तों .में 
सबसे मुख्य रहा है । मालवे से निकल कर उस रास्ते की,एक शाखा पच्छिमी 
तथ के बन्दरगाहों को चली जाती है, और दूसरी नर्मदा श्रोर तापी को उपर्ते 
घाटों पर लाँत्र कर बराड पहुँचती, ओर फिर वर्धा नदी के साथ पूरबी तट 
को जाती है । प्रयाग के पास से दक्खिन जाना चाहें तो बुन्देलखंड लाँघ कर 


१६११ ] हमारा देश १ 


जाते हैं | (किम्ठ यदि उसके और पूरब, (बिद्ार से दक्खिन जाना हो तो छोयग 
नागपुर को लॉवबने के बजाय उसका चक्कर लगा कर, बंगाल-उड़ीसा हो कर, 
जाना सुगम होता है । इसी कारण छोटा नागपुर या भाड़खंड को उत्तर से 
दक्विन या दक्खिन से उत्तर जाने वाले विजेताओं ने बहुत कम लाँषा हे, 
और उसके जंगलों में आज तक भी बहुत सी आदिम जातियाँ आराम से रहती 
आरा रही हैं | बंगाल से उड़ीसा होता हुआ समुद्रतट के साथ-साथ जाने वाला 
रास्ता सुगम है | / 

$ ११. दक्खिन के रास्ते-पूरवी तट के इस रास्ते के सिवाय 
दक्खिन के सब्न प्रमुख रास्ते उसकी नदियों के बहाव के ह्वाथसाथ पच्छिम से 
पूरब जाते हैं। एक तापी के घाटों को गोदाबरी के बहा से, दूसरा उत्तरी 
महाराष्ट्र को कृष्णा के मुद्ाने से, तीसरा दक्खिनी मद्दारा्ट्र और कर्णाटक को 
कावेरी के मुहाने से, तथा चोथा केरल को कावेरी या बैगे के मैदान से मिलाता 
है। यह अन्तिम रास्ता नीलगिरि ओर मलयगिरि के बीच पालक्काह# से 
गुजरता है । 

गोदावरी ओर कृष्णा के रास्तों के बीच पड़ने से गोलकुंडा-हैदराबाद 
पठार का बड़ा मदक्त्व है। उसी प्रकार कृष्णातुंगभद्रा का दोझ्ाष महाराष्ट्र 
ओर कर्णाठक के रास्तों को बीचोंब्रीच काबू करने से बड़े महत्त्व का है। यह 
दोश्राब तो दक्खिन का कुरुक्षेत्र हे। इस हिसाब से महाराष्ट्र दक्खिन भारत 
का अफगानिस्तान है, और चोलमंडल उसका गंगामैदान। महाराष्ट्र के 
पठार से कोंकरण तट के बन्दरगाहों तक जाने को सह्याद्रि के ऊँचे घाट लाँपने 
पड़ते हैं | घाटों के वे तंग रास्ते भी महत्त्व के हैं शर उनकी तुलना हिन्दकोह 
ओर अ्र[मू कॉँठे के बीच के घाटों से हो सकती है । 

अभ्यास के लिए प्रश्न 


श्री हू स् 
१. भारतीय इतिहास की अनेक भाग्य-निण'यक लड़ाइयाँ कुरुत्षेन्र-पानीपत 
प्रदेश में क्‍यों हुई ! 


# अंग्रज्ी रूप--पालधाट । 


का * 6 5 
१४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [. पब १ 


३, पारियात्र और ऋ"्ष किन पवतों के पुराने नाम हैं ? 
३, बघेलखंड, चोलमंडल, बराड, कर्णाटक, हज़ारा, कपिश और दरद देश की 
स्थिप्ति बताइए । 
ली वंच्तु, सीता, हिंगोल, कृष्णगंगा और कृष्णा नदियां कहाँ हैं ? 
इतिहास में हमारे देश की सीमाएँ क्‍या रही हैं £ 
“३, आरत को एक देश बनाने बाले प्राकृतिक कारण क्या हैं 
रत की उत्तरपन्छिमी सीमा का संक्षिप्त वन कीजिए 
£, भारत की बहुत सी आदिम जातियाँ छोटा नागपुर में क्यों केन्द्रित हैं ? 
६. हिमालय की तीन *४ खलाएँ कोन सी हैं ! 


अध्याय २ 
हमारे देश के लोग 


$ १. भारतवर्ष की भाषाएं और उनके क्षेत्र--भारतवष बड़ा देश 
है। उसमें कई दवंशों के लोग रहते हैँ । भिन्न-भिन्न नृवंशों को उनकी बोली से 
पहचाना जाता है। कहावत है “ कोस-कोस पर बदते पानी, चार कोस पर 
बानी । वास्तव में वाणी या बोली प्रायः सो डेढ़ सौ मील तक एक सी रहती 
है, भले ही चार-पाँच कोस पर एकाध शब्द बदल जाय | अड़ोस-पड़ोस की कई 
बोलियाँ भी गोतिया होती हैं, उनके व्याकरण ओर शब्दकोप में विशेष अन्तर 
नहीं पढ़ता | प्रायः चार-पॉच बोलियों का मिला कर एक भापा बनती है। हमें 
यह देखना है कि भारत में कोन-कोन सी भाषा कहाँ कहाँ है । 

कुरुक्षेत्र से प्रयाग या राजमहल तक झोर हिमालय से विन्ध्य तक की 
भूमि को प्राचीन काल में मध्यदेश कहते थ्‌। उसके चारों तरफ क्रमशः प्राची 
दत्षिणापथ, पश्चिम, आर उत्तरापथ देश थे। ऊत्तरपचब्छिम के प्रदेश भी 
उत्तरापथ में मिने जाते थे । 

पुराने मध्यदेश में अ।जकल लिखने-पदने की भांषा दिन्दी है, पर 
वास्तव में उसमें चार भाषत्षित्र हैं--हिन्दी, राजस्थानी, कोशली और बिहारी । 
प्राची या पूरव में तीन भाषाएँ हँ--अ्रसमिया, बंगला और उड़िया। दक्खिन 


२३$२ |] हमारे देश के लोग: १४. 


में छुट--मराठी, तेलुगु, कन्नड, तमिछ, मलयाछम ओर सिंहली | पब्छिम में 
तीन-गुजराती, सिन्‍्धी ओर ब्राहुईं। उत्तरपब्छिम में पाँच--पंजाबी, पश्तो, 
अफगान-पारसी, दरदी या कपिश-कश्मीरी श्रोर गल्चा | उत्तर में एक--पहाड़ी | 
नक्शा ४ में इन सबके ज्षेत्र अंकित हें# | इसे देखने से प्रकट होगा कि भारत . 
के भाषात्षेत्र तथा उसके वे प्राकृतिक विभाग जिन्हें हमने पिछले अध्याय में ! 
देखा है, बहुत कुछ एक हैं | । 

उक्त भाषाओं में दो साधारण से वाक्य किस प्रकार कहे जाते हैं, उनके 
ममूने परिशिष्ट १ में दिये गये हैं | इन नमूनों पर ध्यान देने से प्रकट होगा 
के हिन्दी, बंगला, मराठी, सिंहली, सिन्‍्धी, पंजाबी, कश्मीरी और पश्तो आदि 
भाषाओं का एक परिवार है, तथा तेलुगु, कन्नड, तमित और मलयात्ठम का 
एक | हिन्दों आदि का परिवार आय तथा तेलुगु आदि का द्राविड कहलाता 
हे& | भाषाएं जीवित सत्ताएं हैं, उनकी क्रम-परिणति होती रहती है। किसी 
भाषा का रूप चाहे जितना बदलता जाय, उसमें अपने वंश की विशेषताएं 
बनी रहती हैं | 

७२, आय ओर द्वाविड नृवंश--आआय आर द्राविड भाषाएँ बोलने 

वालों के पुरखा अज़ग-अलग बवंशों के थे। उनके रंगरूप में भी भेद था। 
आय के चिह्न हैं--रंग गोरा या गेहुँग्रा, कद ऊँचा, माथा उभरा हुआ, नाक 
लम्बी ओर नुकीली, दादी-मूँछु भरपूर । काला रंग, कद कुछ कम ओर चोड 
नाक द्वाविडों की विशेषताएँ हैं। किन्तु ऐसा न समझना चाहिए कि आज 
जो आय भाषाएँ बोलते हैं वे सब्च पुराने आयों की ही सनन्‍्तान हैं, और जो 
द्राविड भाषाएँ बोलते हैं वे द्राविडों की ही | दोनों उवंशों में परस्पर मिश्रण 
»भी खूब हुआ है । दोनों को भाषाओ्रों का भी एक दूसरे पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। 
बहुत लोगों ने अपनी भाषा छोड़ कर जहाँ बस गये वहाँ की प्रधान भाषा 


# द्राहुईं, अफगान-पारसी ओर ग़ल्चा के नमूने परिशिष्ट में नहीं दिये जा 
सके । ब्राहुईं द्राविड परिवार की है और शेष दोनों आय | गंगा और गोदावरी के बीच 
कई जगह एक द्वराविड बोली--गोंडी--है,' तथा झाड़्खंड में दो द्वाविड बोलियाँ---- 
ओराँव और .मल्तो--हैं; इनके ज्षेत्र नक्शे में दिखाग्रे-गये हैं, पर नाम नहीं लिखे गैगे। 


२१६ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव ! 


अपना ली । आज भारतबष में ७६"५ फी ६ हा 
सदी आयभाषी, और २०"५ फी सदी 
द्राविडभाषी हैं। बाकी ३े फी सदी ओर 
लोग हैं। कै 
द्राविड भाषाओं का भारत के बाहर हम 
कोई रिश्ता-नाता नहीं दिखाई देता | किन्तु 
आय भाषाओं का परिवार बहुत बड़ा है। 
ईरान ओर युरोप की सब्र मुख्य भाषाएँ इसी 
वंश की हैं। इन सन्चको बोलने वालों के 
पुरखा शुरू में कहीं एक जगह रहते होंगे । 
आये जाति का वह आदिम घर कहाँ था, 
इसपर अनेक अटकलें लगाई गई हैं । ु 
मध्य एशिया, पब्छिमोत्तर युरोप,'अरमिनिया, आर्यीवत्तों आर्य 
उराल, दान्यूब-कॉठा या सित्रिरिया में श|श्री देवेन्द्र सत्याथों के सौजन्य से ] 
हए एएएएएण :77 ५ “१ विभिन्न विद्वानों ने आरयों का मूल अभिजन 
न होने का अन्दाज़-लगाया है । 
$ ३. किरात नृवंश--भारतवर्ष की 
जनसंख्या के तीन फी सदी गोण नृवंशों की 
भाषाएँ बोलने वालों में से आधे से अधिक 
एक ऐसे दवंश के हैं, जो हिमालय के 
उत्तरी अंचल और पूरवी सीमा पर पाया 
जाता है। इनकी भाषाएँ तिब्बत ओर“ 
बरमा की भाषाओं से मिलती हैं। उन 
डः 5 भाषाओं ओर उनके बोलने वालों को 
47: _. ४ आजकल के विद्वान्‌ तिब्बत-बरमी कंहते 
द्रावि हैं। उनके वंश को हमारे पुरखा किरात 
[श्री आ० अय्यपन के सौजन्य से) कहते थे। कियत और चीनी दवंश मिला 












् 
६] हर को 


४ 5 शा 


हे बट 

> दर 

टल् 

६ 

॒ रा 
है ः 

) >॥|: है 

का, 

रा 


२६४] 


कर मनुष्यजाति का एक बड़ा वंश बनता है, जिसे 
चीनकिरात ( [07८(०-(.॥॥८$४८ ) कहते हैं । 
उसकी मुख्य पहचाने हँ--नाक़ को जड़ कुछ 
चपटी, गालों की दृड्डियाँ उभरी हुईं, दादी मूँछ 
न के बराबर तथा चेहरा चपणा। नेपाल के 
नेवार भारतीय किरात का नमूना हैं। हमने 
भारतीय किरातों की जो संख्या कही है उसमें 
केवल उनकी गिनती दे जो अब भी किरात 
भाषाएँ बोलते हैं; किन्तु असम बंगाल ओर 
हिमालय की जनता में बहुत से आायभापी भी 
हैं जिनकी नसों में अंशतः चीनकिरात खून 


बहता है। 





्‌ 


मुंडा 
श्री सुरेश मिश्र के 
सौजन्य से ] 
भा०२ 


हमारे देश के लोग १७ 





भारतीय किरात 
| [ लाहुल (जि० कांगड़ा) के एक 
४४. मूंड या निषाद नृवंश--दूसरे सज्जन, फ़ोटो श्री अरुणचंद्र 
गोण वंश का नाम मुंड या निषाद है। मुंड नारंग द्वारा ] 


भाषाएँ बोलने वाले विशेष कर काड़खंड या उसके 
पास-पड़ोस में ओर खासी-जयन्तिया पहाड़ों में रहते 
हैं। सन्‍्थाल, मुंडा, शबर, खासी आदि उनमे से 
मुख्य हैं । उन्हें कोल भी कहते हैं। शकलसूरत में 
वे कुछ द्वाविडों के से हैं, पर उनकी बोली बिलकुल 
अलग है। भारतवष में वे थोड़े हैं, किन्तु बाहर 
उनका वंश बहुत दूरवूर तक फैला है। आज भी 
हिन्दचीन प्रायद्वीप में उनका बड़ा अंश है, पर किसी 
ज़माने में तो वहाँ वही लोग बसते थे। हिन्द- 
द्वीपावली में उसी वंश के लोग हैं। वह वंश 
संसार के आग्नेय अर्थात्‌ दक्खिनपूरवी कोण में 
रहता है, इसलिए, एक आधुनिक जमन विद्वान ने 
उसका नाम आग्नेय ( 8५५४८ ) रक्‍्खा 


श्द भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव १ 


है ।। मुंड इसी वंश की एक शाखा है। भारत में उसके बहुत से लोग आय 
ओर द्राविड. भाषाएं बोलने वालों में मिल चुके हैं। यहाँ के सब्रसे पुराने 
निवासी शायद वही हैं | 

6७, भारतवर्ष को लिपियाँ और भारतीय वर्णमाला--हमने 
अभी तक अपने देश की भाषाओं पर ध्यान दिया है। वे भाषाएँ किन लिपियों 


नागरी.... उ|ए| क|का| के।| कु के 
गुजराती श्‌ (3' | २४६ कै ((३| 3 | ३ 
जुकत जा जला 

>्जिाहि कि कु ध्कि 








बंगला 


| | के 


तेलुगु 
कन्नड 
तमिव्ठ » | दा 
मलग्रातप 


बसे. के हि 


। अंग ण 
हि क्‍ ८४) //)> 5 
त्यामी. । ७१) | हे 


में लिखी जाती हैं, यदि हम इसपर घ्यान दें तो हमे कई काम की बातें मालूम 
होंगी । 





| इन सब जातियों के एक ही नृवंश के होने की बात कुछ विवादस्रस्त है। 


परिशिष्ट १ १६ 


हिन्दी, मराठी और पबतिया ( नेपाल राज्य की भाषा, पूर्वी पहाड़ी ) की 
लिखावट बिलकुल एक है | बे तीनों नागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नागरी, 
बैंगला और गुजराती में थोड़ा-थोड़ा श्रन्तर दिखाई देता है, पर तीनों के अक्षर 
या वणुमाला बिलकुल एक हैं। नागरी में जैसे श्र, आ, इ, ई,'“'क, ख, ग,'"' 
हैं, ठीक वैसे ही गुजयती में ओर वैसे ही.बैंगला में | भारत की शेप सत्र मापाओं 
की वणमाला भी वही है| बात यह है कि पहले सारे मारत में एक ही लिपि 
थी ओर विद्यमान सब लिपियाँ उसी से निकली हैं। वणमाला उन सबकी 
अब भी वही एक है । वह वरमाला पहले आर्य भाषाओं की थी, पीछे द्राविड 
भाषाओं ने भी उसे अपना लिया । आय ओर द्राविड छृवंशों का एक दूसरे से 
क्स प्रकार मिश्रण हुआ है तथा भारत को विविधता के मीतर केसी एकता है; 
इसका यह भी एक नमूना है। भारत के बाहर बरमा, तिब्बत, स्थाम और 
कम्बुज ( कम्बोदिया ) आदि की भाषाओं ने भी हमारी वर्शमाला को अपना 
रक्‍खा है | यह कैसे हुआ, सो हम आगे चल कर देखेंगे । 
अभ्यास के लिए प्रश्न 

१, आधुनिक भारत की मुख्य आय ओर द्वराविड भाषाएँ कौन सी हैं और 

कोन कॉन किस किस प्रदेश में बोली जाती है ? 

२, प्राचीन भारत में मध्यदेश किसे कहते थे £ 

२. भारत में कितने न॒वंश हैं ! उनकी मुख्य पहचान क्या है ? 

४. हमारे देश में कितनी मुख्य लिपियाँ हैं और कितनी वर्णमालाएँ ? उनमें 
7252 र॒ या समानता का कारण बताइए । 

रत के बाहर आये जाति कहाँ कहाँ पाई जाती हे! 


परिशिष्ट १ 
भारतीय भाषाओं के नमूने 
आय 
संस्क्र। अहम्‌ अ्रद्य आत्मनो [मम] ग़हं एकस्य पितुर द्वौ पुत्राब्‌ 
गच्छामि [व्रजामि, याप्रि| । आपस्ताम्‌ 





२० भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पव १ 


पालि भ्रहं श्रज मम घरं गच्छामि । 
हिन्दी मैं आज अपने घर जाता हूँ । 


गुजराती हुँ आजे मारे घर जाउँछु । 

पहाड़ी आज म आफनो घर जानछु । 

चंगला आमि आज आमार बाड़ी 
जाइतेलि । 

असमिय! मैं आजि मोर घरले जाम । 


उड़िया मुँआाजि आपणा घरकु जाउल्लि। 

मराठी मीआज आपल्या घरी जात आाहि | 

सिंहली मम अद मदे गेदर यमि | 

पंजाबी में अज आपणे घर जांदा हाँ । 

हिन्दकी मैं ग्रज आपगरो घर वेंदाँ । 

€ पच्छिमी पंजाबी ) 

सिनधी मां अजु पदिंजे घरि वज्ञाथो | 

कश्मीरी ब छुस अज़ पनुन गर गछान 
[में हूँ आज अपने घर जाता | | 


पश्तो जेंनिन अख़पुला कोर ते [ला] 


जुँम । 
द्राविड 
तेलुगु नेनु इंगेजनां माइंटिकि बेल्लु 
चुन्नानु । 


कश्नडर इयत्त नानु [नन्न] मनेगे होगुत्तेने 
[आज मैं मेरे घर जाता हूँ] । 


एकस्स पितुनो ढें पुत्ता अहेसुं | 

एक बाप [पिता] के दो बेटे 
[पुत्र] थे । 

एक बाप ना बे बेटा हता | 

योटा बाबु को दुश्टा छोरा थिये। 

एक पितार दुइ पुत्र छिल । 


ए.जन पितेकर दुजन पुतेक 
गिल । 

एक पितांकर दुडइटि पुत्र थिल्ले | 

एक पित्यास दोन पुत्र होते | 

एक पियेकुट पुत्रयो देदेनेक वृह | 

इक प्यो दे दो पुत्तर सन | 

हिक पिउ दे डू पुत्र हन ! 


हिक पीउजा ब पुट हुआ | 

अकिस मालिस आस्य ज़ 

न्यचिव्य [एक बाप के थे दो 
बेटे | | 


यवो पिलार द्वा ज़मन अवृः । 


वोक तंड्रिकी इदरु कोडुकुलु 
उंडिरि। 

झोब्ब तन्देगे इब्बदह मकलु 
इद्दरु | 


द ३९१] पृथ्वी जीव ओर मानव २१ 


तमिव नान इन एन्नुडेय वीढिक ओर तकप्पनारुक्कु. इरंडु 
पोकिरेन कुमारकल इसुनदनर 
मलयाछम जान्‌ इन्नु स्वगहत्तिल पोकुन्नु ब्रोरय पिताविन्नु रंठु पुत्रन्मार 
उठायिरुन्नु 
किरात 
नेवारी जिथों थग्गु छें बनेत्यना छुम्द अबुया निम्ह काय दु 
मुंड 
मंडारो आइडः तिसिडः अपना मियाद आपुआ बारिया कोडा- 
हु ओड़ाइडः सेनोताना घेनकिडः ताइकेना 
अध्ययय ३ 
पृथ्वी जीव ओर मानव 


$ १. पृथ्वी की पहली चट्टान और समुद्र बनना--हमारा देश 
आज कैसा है ओर इतमें कोन लोग रहते हैं सो हमने देखा। इनका पुराना 
वृत्तान्त आरम्भ करते हुए हमें समूची पृथ्वी ओर मानव योनि के विषय में कुछ 
जानना चाहिए | 

हमार यह प्रथ्वी सूरज के चोगिद नियम से घूमती ओर उससे प्रकाश 
पाती है । चन्द्रमा प्रथ्वी के चोगिद घूमता है । हमारी प्रथ्वी की तरह और भी 
आए पृृथ्चियाँ सूरज के चोगिदं घूमती हैं | ये सब सूय के ग्रह हैं। इनमें से कइ्यों 
के चन्द्रमा हैं जो इनके उपग्रह हैं। हमारा सूर्य, उसके ग्रह उपग्रह, कभी कभी 
प्रकट होने वाले धूमकेत और गिरने वाले उल्का मिला कर सौर परिवार है। 
अन्तरिक्ष में हमें जो ज्योति के पुञ्ञ दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ हमारे सौर 
परिवार के ग्रह हैं जो सूय से प्रकाश पा कर चमकते हैं, बाकी तारे। प्रत्येक 
तारा सूय है। हमारा सूर्य हमसे ६ करोड़ २६ लाख मील दूर है, और निकटतम 


२२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव १ 


तारा सूथ की दूरी से सवा दो लाख गुना दूर ! 

सूत्र में सब पदार्थों के मूल तत्त जलती भाष (गैत) रूप में हैं। यूथ के 
सब ग्रह उपग्रह पहले उसके भीतर ही थे। अन्तरिक्षु का कोई दूसरा पिएड अपनी 
परिधि पर घूमता कभी सूर्य के निकट से निकल गया | उसके आकषण से सूर्य 
का कुछ अंश अलग हो गया | यों सूय के ग्रह आदि बने । हमारी प्रश्वी इस 
प्रकार प्रायः दो अरब्र बरस पहले सू् से अलग हुई 

उसके बाद भी करोड़ों बरसों तक यद् बहुत गरम रही । पानी की भाष 
ओर श्रन्य भाषें इसे घेरे रहतीं । धीरे धीरे प्रथ्वी-गोले का बाहरी अंश ठंडा हो 
कर पपड़ी जमने लगी | यो  प्र॒थ्वी की पहली चद्ठानें बनीं जो स्कटिक रूप और 
परतदार हैं। भाष पानी बन कर इन चढद्रानों के गडढ़ों में जमा होती, पर 
इनकी गरमी से पानी फिर भाप बन उड़ जाता । लाखों वर्षो तक ऐसे वा होते 
रहने के बाद नदियों की स्थायी घाराएँ बनीं ओर प्रथ्वी पर के गडठ़ों में बहुत 
सा पानी टिक गया | वही समुद्र ओर सरोवर हैं। वायु की क्रिया से तथा 
नदियों ओर समुद्र की बादों से प्रथ्यी की पहली पपड़ी का जो अंश घिस कट 
कर बहता उसके जमाव से नई तलछुटी चद्भानें बनती गई । 

पृथ्वी का छिलका ग्रब २२ से २५४ मील तक मोठा या गहरा है। 
इसके मीतर सब पदा्थ अन्न भी गरम द्रव या भाप रूप में हैं। किन्तु इस 
छिलके की निचली परत में जो कि पहली स्फटिक-रूप या तलछुटी चद्धानों से 
बनी, जीवों का कोई चिह्न नहीं पाया जाता | इसलिए उन चद्ठानों के बनने की 
ग्रवधि को अजीव कल्प कहा जाता है। प्रथ्वी की लगभग आधी आयु 
अजीव कल्प में बीती । उसके बाद से उसम॑ जीवों के चिह्न मिलने लगते हैं । 

$२ जीवों का विकास--किसी हरे पत्ते को स्थाहीचूस के दो पन्नों के 
बीच दतब्ा कर रण दे तो वह सूख जायगा, पर उसकी शकल ज्यों की त्यों बनी 
रहेगी | इसी प्रकार जो जीव या जीवों के अ्रंग चट्टानों में दब जाते हैं वे सूख 
कर चढद्ठान हों जाते हैं, पर उनका रुप ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे पत्थर 
बने जीवों को हम जीवाश्म कहते हैं। प्रथ्वी की ऊपर वाली परतों में मिन्न मित्र 
प्रकार के जीवों के चिह्न पाये जाते हैं। उन विभिन्न जीव-चिह्नों के अनुसार ही 


३$३] पृथ्वी जीव और मानव र्३े 


उन परतों के नाम रक्‍खे गये हैं | 

जीवों में जन्तु ओर वनस्पति दोनों की गिनती है, जो भीतर से बदते, 
सन्‍्तान पैदा करते और मर जाते हैं | जन्तुओं में सबसे निचले वग के वे 
प्रोंचे या मुलायम कीढ़े हैं जिनकी रीद नहों होती । फिर रीद वाले हैं। उनमे 
सबसे निचले दज्ं पर मछुलियाँ हैं जो पानी में ही जी सकती हैं। फिर मेंडक 
जैसे उभयचर हैं । मछलियों ओर मंडकों का सन्तान जनने का ढंग यह है कि 
वे खड़े उथले पानी में गादी लेस सी छोड़ देते हैं जिनके धूप में पनपने से 
बच्चे पैदा हो जाते हैं। मंडकों से ऊपर का वर्ग रंगने वालों या छाती से चलने 
बालों ( "5उरगों ) का है। वे अपने अंडे या बच्चे स्थल पर देते हैं, पर उन्हें 
पालते नहीं । उरगों से ऊँचे वग पत्तियों ओर मम्मलों ( स्तनपायियों ) के हैं । 
वे दोनों अपने बच्चों को पालते ओर मम्मल तो दूध भी पिलाते हैं। वनस्पतियों 
में भी इसी प्रकार अनेक नीचे ऊँचे बग हैं । 

जन्तुओं वनस्पतियों के वर्गीकरण से देखा जाता है कि जीवों की एक- 
दूसरे से मिलने वाली हर दो योनियों और वर्गों के बीच ऐसे नमूने मिल जाते 
हैं जो दोनों के बीच कड़ी प्रतीत होते हैं। अन्त में ऐसे नमूने भी मिलते हैं 
जिनके विषय में यह कहना कठिन होता है कि वे जन्तु हैं कि वनस्पति । इससे 
जीवशास्त्री इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि एक ही जीव से सन्तान होते होते 
खौर परिध्थिति के भेद से विभिन्न सन्तान के विभिन्न आदतें अपनाने तथा उन 
आदतों से प्राप्त गुणों के वंशगत होते जाने से जीवों की अनेक योनियों और 
वर्गों का विकास होता गया | पहला जीव उथले कोसे ( गुनगुने ) पानी में पैदा 
हुई लेस सा था। जड प्रकृति में वह चेतन लेस केसे पेदा हो गई इसकी 
व्याख्या वैज्ञानिक नहीं कर पाते | किन्तु एक बार उस जीव के पैदा हो जाने 
से उससे लाखों प्रकार की जीव-योनियों का विभेद ओर विकास केसे होता गया 
इसकी पूरी सिलसिलेवार व्याख्या की जाती है | 

$ ३. पुराशजीव मध्यजीव और नवजीव कल्प--४थ्वी की आदिम 
अजीब परत के ऊपर वाली परत में भी जीवों के कोई अंश नहीं हैं, पर उसमें 
ऐसे पदाथ हैं जिनकी रचना के लिए. अ्रधिकतर वैज्ञानिकों के मत में क्रिमियों 


२४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १ 


की क्रिया आवश्यक थी, अथवा जिसमें घोंघों या उसी प्रकार की मुलायम 
वनस्पति की छोड़ी हुई रेखाएँ सी मिलती हैं । इस परत के बनने की अवधि 
४० करोड़ वध अन्दाज़ की जाती है। इस अवधि में जीवों का उद्धव हुआ 
अथवा जीबों के रहे होने की सम्मावना. है इससे इसे हम जीवसम्मव कल्प 
कहते हैं । 

इससे ऊपर वाली परत की निचली तहों में मछुलियों और पानी के 
पौधों के तथा उपरली तहों में उमयचरों और रेशेदार पर बिना फूल पत्ती वाले 
पौधों के ठड्ढर मिलते हैं। इसकी सबसे उपरली तह में जीवों के चिह्न लुप्तप्राय 
हो जाते हैं, मानो तब बदलती परिस्थिति के कारण जीवों का प्रलय. आ गया 
था । इस परत के बनने की अवधि ३०-३४ करोड़ वर्ष थी जिसे पुराणुजीव कल्प 
कहा जाता है | 

इससे ऊपर वाली परत में फिर भरपूर कंकाल हैं, किन्तु वे अधिकतर 
उरगों अर्थात्‌ रेगने वाले जन्तुओं के हैं। इनमें से अनेक उरग सौ सौ फुट 
तक के होते थे | उरग अपने अंडे स्थल पर देते हैं | यों इस काल में स्थलचर 
प्राणी मुख्य हो गये थे । इस परत के बनने का काल १२-१३ करोड़ वर्ष था 
जिसे मध्यजीव कल्प नाम दिया गया है। इसकी भी सबसे उपरली तह में फिर 
जीवों के चिह्न नहीं से हैं जिससे प्रकट होता है कि फिर जीवों का प्रलय आ 
गया था । और उसके ऊपर की परत में जो पंजर मिलते हैं वे अधिकतर 
पत्तियों ओर मम्मलों के तथा फूल पत्ती वाले पौधों के हैं | यह परत अन्दाज़न 
६-७ करोड़ वष में बनी जिस अवधि का नाम नवजीव कल्प है। प्रथ्वी की 
उपरली सतहों में क्रमशः ऊँचे वर्गों के जीवाश्म मिलने से भी जीवों का क्रम- 
विकास हुआ सिद्ध होता है | ं 

पुराणजीव मध्यजीव और नवजीब कल्प को क्रमशः प्रथमक द्वितीयक 
ओर तृतीयक कल्प भी कहा जाता है। नवजीव कल्त के पाँच उपविभाग हैं-- 
नवजीवोदय काल, नवजीव-प्रमात काल, मध्य नवजीब काल, प्रोढ नवजीब 
काल ओर पूण नवजीव काल | इनमें से अन्तिम काल को कुछ विद्वान तृतीयक 
कल्प का उपविभाग कहने के बजाय चतुर्थक कल्प भी कह देते हैं। नये 


३९५४५त्र] पृथ्वी जीव ओर मानव २५६ 


झन्दाज़ों। के अनुसार इस पूर्णनवजीव काल का आरम्म आज से बीस लाख: 
वर्ष पहले हुआ । 

6 ४. मानुष प्राणी का विकास--मानुष प्राणी के पंजर पहलेपह 
प्रोह नवजीबव काल की सबसे उपरली तहों में मिलने लगते हैं | तब से ले कर 
ग्राज से लाख एक वर्ष पहले तक की परतों में से ऐसे पंजर मिलते चलते हैं 
जिनसे प्रकट होता है कि मानुष प्राणी का विकास क्रमशः कैसे हो रहा था । 
उसकी टाँगें ओर हाथ पहले ही मानुष के से हो गये थे ञथथांत्‌ वह खड़ा हो 
कर भाग सकता और हाथ चला सकता था । मनुष्य की पहली विशिष्य्ता यही 
थी | हाथ चलाने के साथ साथ वह हथियार भी बनाने लगा | उसके वे पह 
हथियार या उपकरण भी उसके पंजरों के साथ साथ मिलते हैं। उसके बाद 
मानुप प्राणी के दाँत भी मानुष के से हो गये। तो भी दाद की हड्डी पीछे से 
तंग रही जिससे वह खुल कर बोल न सकता | गरदन भी आगे क्रुकती रही | 
भेजे का पिछला अंश जो आँख त्वचा ओर हाथ पेर को चलाता है, पुष्य हो 
गया, पर अगला अंश जो वाणी ओर विचार को चलाता है, छोटा रहा । 
धीरे धीरे, आज से पचास एक हज़ार वष पहले के ऐसे कंकाल मिलने लगते 
हैं जो त्रिलकुल आज के से मनुष्यों के हैं, प्रत्युत जिनमें से बहुतों की भेजे की 
पेटियाँ आज के मनुष्यों की से भी बढ़ी हैं | 

6५, मनुष्य की जीविका और उपकरणों में क्रमोन्नति-- 
(श्र) पुराणाश्म काल का आखेटक जीवन--दूसरे जन्तुओं की तरह मनुष्य 
भी अपनी जीवजिका पहले केवल आखेट या शिकार से चलाता था--श्रथांत्‌ 
वह अपना भोजन उपजाता नहीं था, प्रकृति में से द्ढ बटोर लाता था। दूसरे 
जन्तु जहाँ अपने मुँह या हाथ पैर से आखेट करते, वहाँ मनुष्य हथियारों से भी 








( आधुनिक अणु-विज्ञान से प्राचीन अवशेषों का काल निश्चित करने का 
बहुत अच्छा साधन मिल गया है। प्रकृति में कुछ विशिष्ट पदार्थों का आपसे आप 
अणु-विशरण मिश्चित काल में निश्चित मात्रा में होता रहता है। प्राचीन अवशेषों 
में पाये गये वैसे द्रव्यों के अगु-विशरण की जाँच द्वारा अब उन अवशेषों के काल 
का निर्धारण किया जाता है। 


२६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ १ 


करने लगा, यही उसकी विशिष्टता थी | 

वह ज्यों ज्यों खड़ा हो कर खुल कर चलने ओर हाथ चलाने लगा त्यों 
त्यों वह हथियारों से काम लेने लगा | उसके पहले हथियार लकड़ी हड्डी ओर 
पत्थर के और बहुत सीधे सादे थे | क्रमशः वह इन्हें ग्रावश्यकतानुसार गद कर 
कई आगकारों के बनाने लगा। पत्थर के हथियार मनुष्य की दृड्डियों के साथ साथ 
ज़मीन में गड़े अब तक मिलते हैं। आरम्भ के हथियारों में इतनी कम गदाई है 





72[77 66866 0५ 39]99॥/(प्राध्वा (॥0॥9५8 


/ जे 


पत्थर के हथियार--बाँदा जिले से [ लखनऊ संग्र० ] 


कि उन्हें प्राकृतिक पत्थरों से पहच।नना भी कठिन होता है। वे आज से पाँच 
लाख बरस पहले के अ्रन्दाज़ किये गये पर और पुराने हो सकते हैं । 

तंत्र से ले कर आज से ५०-६० हज़ार बरस पहले तक की भूमि की 
परतों थ॑ चकमक पत्थर के हथियार बराबर मिलते हैं। उनकी गदढन क्रम से 
उन्नत होती जाती है। इन हथियारों को बत्तते वत्तेते ही मनुष्य के हाथ खुले 
झोर दिमाग पनपा | चकमक को गठने से आ्राग निकलती है| सो यह अनुमान 
किया गया है कि उसे गठते गठते मनुष्य ने आग बालना सीख लिया | वह 
बहुत बड़ा आविष्कार था जिससे दूसरे प्राणियों को जीतने का बहुत बड़ा 
-साधन मनुष्य के हाथ आ गया । 


२९४५६ ] प्रथ्वी जीव और मानव * २७ 


हथियारों का प्रयोग करने के अतिरिक्त मनुष्य जानवरों को फ़साने के 
लिए फन्दे भी बनाने लगा | जाड़े से बचने के लिए, वह खालें ओदता और 
गुफाशरों को शरण लेता । 

भोजन की तलाश के लिए आखेटक मनुष्य को बराबर भटकना पड़ता । 
जब्च उसके पड़ोस में आखेट काफी न रहता या कोई प्रबल शत्र पड़ोस में आ 
जाता, तब वह अपने ऊ्रंड के साथ एक जगह छोड दूसरी जगह चला जाता । 

यों जब मनुष्य शकल-सूरत में पूरा मनुष्य बन रहा था तभी उसने 
इतनी उन्नति कर लो थी | किन्तु उसकी शकल-सूरत वाणी और मस्तिष्क का 
पूर। विकास हो जाने के बाद भी १५-२० दज़ार बरस तक उसकी यह आखेटक 
दशा जारी रही | हथियारों को देखते हुए. पुराविदों ने उस अवधि का नाम 
पुराणाश्म काल अथात्‌ पुराने पत्थर-हथियारों का काल रक्‍्खा है। आज से 
प््‌०5-६० हज़ार बरस पहले तक पहला पुराणाश्म काल रहा। उसके बाद-- 
अथात्‌ मनुष्य प्राणी का पूरा विकास हो जाने के बाद-पिछुला .पुराणाश्म 
काल शुरू हुआ जो १५-२० हज़ार बरस ओर चला । 

इस पिछले पुराणाश्म काल में पत्थर के ही दथियार अनेकों प्रकार के 
तथा सुगढ़ बारीक ओर सुन्दर होते गये | तेज़ घार वाले छुरे ओर बारीक 
सुइयाँ तक पत्थर की बनने लगीं। वे सुइयाँ घास के डोरों से खाले सीने के 
काम आती थीं। मुख्य शत्त्र परशु या कुल्हाड़ा ही रहा। पर उसमें हत्था 
नहीं होता था । इसलिए उससे लकड़ियाँ बहुत न काटी जा सकतीं, जिससे 
रहने को मकान भी न बन सकते थे । फिर भी पिछले पुराणाश्मी आखेटक 
अपने डेरों को बाड़ें बना कर घेरते थे | बत्तन बनाना भी वे न जानते थे। 
इसलिए भोजन को भूनते ही थे, पकाते न थे। एक बार बली हुई आग को 
वे भरसक बनाये रखते । आगे चत्न कर वे धनुष-वाण भी बनाने लगें। वह 
बहुत बड़ी ईजाद थी जिससे शिकार ओर युद्ध के तरीकों में क्रान्ति हो गई । 
वाणों की श्रनियाँ तन्न पत्थर की ही होती थीं । 

(३) नवाश्म काल--पशुपालन ओर आरम्भिक कृषि का उदय-- 
शताब्दियों बाद पत्थर के हथियारों पर श्रोप ( पौलिश ) दी जाने लगी, फरसे 


श्८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव £ 


में छेद कर काठ का हत्या लगाया जाने लगा, हथियार ओर भी सुगढ बनने 
लगें | इन नये ओपदार हथियारों को पुराविदों ने नवाश्म नाम दिया है। 
नवाश्मों के ज़माने में मिट्टी के बत्तत भी बनने लगे । पर कुम्हार का चाक तन 
तक नहीं था । वे बत्तेत हाथ से बनते, अतः भद्दे ओर बेडोल होते | 

 आखेटक मनुष्य को बरात्र पशुओं का पीछा करना पड़ता, उनकी 
आदतों को निद्ाारना पड़ता | प्रायः वह उन्हें जीता पकड़ लेता । घास खाने 
वाले जन्तु भ्रंडों में चरते हैं । मनुष्यों की टोलियाँ उन ककंडों के पासों पर 
मेडराया करतीं । कुत्ते भी स्वभाव से उसी तरह मँडराते। कुत्ता मनुष्य से 
बचे-खुचे टुकड़े पा कर उससे हिलमिल गया ओर उसका साथ देने लगा। 
फिर जब ऐसे अवसर आते कि जानवरों के भ्रुंड॒ ऐसे स्थानों में पहुँच जायें 
जहाँ उन्हें घेर लेना सुगम हो, तत्न मनुष्य उन्हें घेर कर रोक रखने लगा, उन्हें 
नई चरागाहों की ओर ले जाने लगा, अथवा जिन कुछ पशुओं को उसने 
बाँध कर रख लिया उन्हें चारा ला कर खिलाने लगा। इस प्रकार मनुष्य 
पशुओं के भुुंडों को अपनी सम्पत्ति मानने ओर पालने लगा | कुत्ते को तो 
उसने अपने सहायक रूप में पाला ओर दूसरे जन्तुश्रों को पहलेपहल इस दृष्टि 
से पाला कि आगे चल कर जत्र ओर आखेट न मिले तब उन्हें खा सके। 
पर जानवरों को पालना सीख जाने पर वह धीरे घीरे उनकी सवारी करने ओर 
उनका दूध भी दुददने लगा । 

पशुपालन का आरम्म होने से यों मनुष्य के जीवन में बड़ी उन्नति 
हुई। आखेट तब भी मुख्य जीविका रही, पर सवारी करने वाले मनुष्य के 
लिए दूसरे जानवरों का आखेट करना ओर सुगम हो गया | साथ ही दूध के 
रूप में एक नया खाद्य उसे मिल गया | 

मनुष्य अपने खाये हुए फलों के बीज जो अपने डेरों के पास डाल 
देते उनसे बहुत बार नये पौधे उग आते थे। आखेटक दशा में ही किसी 
पुरुष या स्त्री का ध्यान इस ओर गया और उसे बीज डाल कर पौधे उगाने की 
सूफी | यों कृषि का आरम्म हुआ | उस आरम्मिक कृषि में डंडे से अथवा 
डंडे में सींग जेसी कोई वस्तु बाँध कर बनाई हुई कुदाली से खेत बना कर हाथ 


३६५३] पृथ्वी जीव और मानव २६ 


से ही बीज डाला जाता था। प्रायः स्रियाँ बीन इकट्टे कर लेतीं ओर जब 
किसी डेरे पर कुछ अरसा रहने का अवसर मिलता तब वहाँ फसल उठा लेती 
थीं। यों कुछ जंगली दानों की बार-बार कृषि होते होते जो ज्वार ओर गेहूँ का 
विकास हुआ | 

उस आखेटक-पशुपालक दशा में जेसे यह आरम्मिक कृषि चली वैसे 
ही गूथना ओर बुनना भी चला । भाँग और अलसी के रेशे से भेंगेले। बुने 
जाने लगे ओर खालों की तरह पहने जाने लगे। 

लकड़ी और पत्थरों से रहने के लिए. घर या मोंपड़े भी बनाये जाने 
लगें। जिन प्रदेशों में कौले होतीं वहाँ उनमें उथली ओर से पत्थर भर कर 
रास्ता बना कर अपनी सुरक्षा के लिए भीलों के भीतर वैसे घर बनाये जाते | 

आज से १०-१२ हज़ार बरस पहले एशिया के मुख्य भाग, उत्तरी 
अफरीका और युरोप में मनुष्थां की टोलियाँ इस प्रकार का जीवन बितातीं | 
यह नवाश्मी काल का जीवन था | 

(उ) तांबे ओर काँसे का चलन तथा नियमित कृषि--ऋई हजार 
बरस तक उक्त प्रकार का जीवन तिताते हुए मनुष्य धीरे-धीरे धातुओं को जान 
गये। सब्न से पहले वे सोने से परिचित हुए जिसके टुकड़ों को वे भूषण की 
तरह बतंते । उसके बाद उन्होंने ताँवे ओर उसके समासों--काँसे ओर पीतल 
--को पहचाना | पहले वे पत्थर की तरह ताँबे की शिलाओं के भी टुकड़े काट 
लेते ओर उन्हें पत्थरमट्टियों में लगाते थे। कभी ताँबे की शिला लगाई और 
उसे पसीजते देखा तो उन्हें ताँबे का कमाना और फिर दालना आरा गया । 

ताँबे की कच्ची घात कहीं अ्रकेली मिलती द्दे तो कहीं राॉँगे ओर जस्ते के 
साथ । तॉँबे में दसवाँ भाग राँगा मिलाने से काँसा बनता है जो ताँबे से बहुत 
' मज़बूत होता है । तांबे ओर जस्ते के मेल से पीतल बनता है। आज से प्रायः 
६-७ हज़ार बरस पहले एशिया, उत्तरी अफरीका ओर युरोप में बहुत से मनुष्य- 


+ भँगेला गढ़वाल का शब्द है, जहाँ भाँग के रेशे से वैसा मोटा कपड़ा हाल तक 
बुना जाता रह्म है, शायद अब भी बुना जाता हो। 


३० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे १ 


समूह पत्थर के बजाय ताँबे या कॉसे के हथियार बनाने ओर बत्तने लगे | 


े 
० 


।* 





छ6 


बे के हथियार--बिट्ूूर ( ज्ञि० कानपुर ), सरथौली ( ज़ि० शाहजहाँपुर ) तथा 
राजापुर ( ज्ञि० बिजनौर ) से [ लखनऊ संग्र० ] 


३९५कऋ |] पृथ्वी जीव ओर मानव ३१ 


नवाश्म युग से ले कर तॉबे या कॉँसे का चलन होने तक मनुष्यों की 
जीवनचर्या में ओर भी कई प्रकार से उन्नति हुई थी। श्राखेट के बजाय 
पशुपालन तत्र मुख्य जीविका हो गई थी। पशुपालकों को नई चरागाहों की 
खोज में अनेक बार लम्प्री यात्राएँ करनी पड़तीं ओर रात को भी अपने रेबड़ों 
का ध्यान रखना पड़ता | यों न केवल सूथ प्रत्युत तारों कों भी देख कर वे 
दिशा पहचानने लगे और उनका देशों विषयक ज्ञान बढ़ता गया। नदियों के 
किनारे रहने वाले मछुओों के समूह लकड़ियों के बेड़े बना कर मी यात्राएँ 
करने लगे । 

मनुष्य ने जब हल की ईजाद कर उसमें जानवर जोत कर खेत बनाना 
शुरू किया तत्र वास्तविक कृषि का आरम्म हुआ । नियमित कृषि से मनुष्य, 
का ऋतुओं का ज्ञान भी हुआ, क्योंकि फसल की बुवाई ओर कटाई ऋतु पर 
ही निर्भर होती। भेड़ों और ऊँटठों की ऊन कात कर बुनना भी इसके साथ ही 
कभी शुरू हुआ | वस्तुश्रों का विनिमय मी होने लगा। ताँचा, काँसाः और 
उनके बने हथियार, दुलभ पत्थर, सोना, खालें, अलसी या भाँग के रेशों के 
जाल, ऊनी कपड़ा, नमक आदि उस काल में व्यापार की वस्तुएँ थीं। इन 
वस्तुथ्रों के लिए, डकैती भी होने लगी ओर ये खिराज या कर रूप में भी ली 
दी जाने लगीं | 

(ऋ) लोहे का चलन ओर कृषि का बिकास--श्रन्त में आज से 
लगभग चार हज़ार बरस पहले मनुष्यों ने लोहे को पहचाना ओर बत्तना शुरू 
किया | तब बहुत मज़बूत ओर विविध प्रकार के हथियार बनने लगे जिनसे 
मनुष्यों के जीवन में फिर बड़ी उन्नति हुई । 

जो प्रदेश उपजाऊ थे और जिनमें पानी नियम से लगता था, उनमें 
नियमित खेती होने लग गई, जिससे वहाँ के लोग खूब फूले फलें और टिक - 
कर रहने के अम्यासी हो गये । बाँगरों ओर जंगलों में विचरने वाले लोग 
इसके बाद भी खानाबदोश पशुपालक बने रहे | 

जितने प्रकार के अन्न शाक ओर फल आज उगाये जाते हैं उन सब 


कु हि 


से परिचित होने में विभिन्न मनुष्य-समूहों को कई हज़ार वर्ष लगें। फलों की 


३२ भारतोय इतिहास का उन्मीलन [ पव १ 


कृषि तो बहुत पीछे चली | पशुपालन का आरम्म होने के हज़ारों व बाद 
 मुर्गियों का. पालना शुरू हुआ । 

नियमित कृषि जारी होने पर भूमि का स्वत्व भी शुरू हुआ | तो भी 
-आरम्म में एक-एक बस्ती की ज़मीन एक-एक समूह की साभी होती थी। एक 
फसल के लिए. बह उस समूह के परिवारों में बाँद दी जाती, फसल कट जाने 

पर वह फिर सारे समूह की साभी हो जाती । अगली फसल के लिए. वह फिर 
- बाँटी जाती । । 

पर नियमित कृषि चल जाने पर भी तीस-चालीस वषं में ज़मीन की 
उपजाऊ शक्ति घट जाती और तब मनुष्यों के समूहों को नये खेतों की खोज 
में निकलना पड़ता । धीरे धीरे जब मनुष्यों ने खाद देना सीख लिया ओर 
सिंचाई के स्थायी साधन-नालियाँ कुएँ नहरें आदि--बना लिये, तब मनुष्यों 
के समूह पूरी तरह टिक गये। आगे चल कर बागवानी शुरू होने पर मनुष्य- 
समूहों की स्थिरता ओर भी पक्की हुईं; क्‍योंकि बगीचों में लगाये हुए पेड़, 
अनाज या सब्जी की तरह एक बार फल कर समाप्त नहीं हो जाते, पचासों 
बरस फल देते हैं । 

कृषि में यों उन्नति होने से भूमि का स्वत्व भी धीरे धीरे व्यक्तियों का 
हो गया, क्योंकि एक पुरुष ने जिस खेत को खाद दे कर पुष्ठ किया, जिसमें 
कुआँ लगाया या पेड़ रोपे, उसे वह एक फसल काठ लेने के बाद भी छोड़ने 
को तैयार न हो सकता था । 

मनुष्य टिक कर रहने लगे तो टिकाऊ और अच्छे घर भी बनाने लगे । 
उनके रहन-सहन में तत्न सन्न प्रकार से उन्नति होने लगो । 

( लू ) कारोगरी का विकास--काँसे ओर लोहे का चलन तथा कृषि 
का विकास होने से कारीगरी का महत्त्व बढ़ा | कृषि के लिए, हल कुदाल आदि, 
माल ढोने और सवारी के लिए गाड़ियाँ काठियाँ रथ और नावे, रहने के लिए 
मकान, पहरने के लिए, कपड़ा श्रोर जूता, एवं युद्ध के लिए, शख्रासत्र बनाना सत्र 
कारीगरों का ही काम था| कृषक समूहों में बहुत लोग इस प्रकार कारीगरी के 
ही काम करने लगे ओर कृषकों को उनके काम के उपकरण दे कर बदले में 


२6६६ ] प्रथ्वी जीव और मानब ३३ 


उनसे अन्न पाने लगे | वस्तुओं का विनिमय या वाणिज्य जो ताँबे और कॉसे के 
चलन के साथ चला था, लोहे का चलन और कृषि का विकास होने से और 
बढ़ता गया | धीरे धीरे ऐसी दशा आ गई कि अनाज उपजाना तो साधारण 
बात हो गई, ओर मनुष्यों के जो समूह कारीगरी और वाणिज्य में दूसरों से बढ़ 
जाते वे अपने सुख और उन्नति के साधन अधिक जुटा पाते ओर दूसरे समूढ्दों 
को मात दे कर अपने वश में कर लेते। ऐसी दशा आने पर मनुष्यों के समूह 
कृषि की मंजिल से कारीगरी या व्यवसाय की मंजिल पर पहुँच गये । 

आरम्भ में कारीगरी के सब्च धन्धे मनुष्य अपने हाथ-पैर से या जानवरों 
की शक्ति से चलाता रहा । आगे चल कर वह प्रकृति की शक्तियों से भी काम 
लेने लगा | बहते वायु या गिरते पानी के बल से उसने पवनचक्कियाँ ओर 
पनचक्कियाँ चलाई, नावों को चलाने के लिए पालों द्वारा वायु के बहाव 
का उपयोग किया । पिछली दो शताब्दियों में भाप ओर त्रिजली की शक्ति का 
उपयोग चला और खूब बढ़ा है। आज मनुष्य अगु-विशरण शक्ति को जोतने 
के प्रयत्न में लगा है | 

यों मनुष्य का अपनी जीविका ओर जीवन के लिए, संघर्ष उसे बराबर 
उन्नति की दिशा में ले जाता जान पड़ता हे | 

$ ६. मानव समूहों के संघटन का विकास--मनुष्यों ने उक्त 
प्रकार से अपनी जीविका में जो उन्नति की सो समूहों में रहते हुए. | जीविका की 
प्रगति के साथ-साथ समूहों का स्वरूप भी प्रायः बदलता गया । किसी समूह 
के भीतर मनुष्यों का एक-दूसरे से कैसा सम्बन्ध है, तथा मनुष्यों का कोई समूह 
दूसरे किसी समूह से सम्पर्क में आने पर कैसे बत्तता है, यह अनेक बार उन 
समूहों की जीविका के स्वरूप से निश्चित या प्रभावित होता हे | 

पुराणाश्मी आखेटक दशा में जबत्र आखेटकों के कुंड आपस में लड़ते 
ओर एक ऊ्रुढ दूसरे को हरा देता, (तर जीतने वाले हारने वालों को भगा 
दें या मार दें इसके सिवाय ओर कुछ न कर सकते थे। हारने वाले पुरुषों 
को पकड़ कर केदी या दास बनाने से विजेताओं को कोई लाभ न होता--हाँ, 
किसी दशा में हारे स्‍ंड की स्नियो' को वे भले द्वी पकड़ लेते । मरों की लाशों 

भा० रे 


३४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव १ 


को विजेता प्रायः छोड़ देते, पर किन्हीं किन्हीं क्रंडो' में ऐसी प्रथा भी रही कि 
वे उन्हें दूसरे जानवरों की तरह खा जाते। वैसे मनुष्यों के भ्रंंड॒ पुरुषादक 
कहलाते । 

यह तो स्पष्ट ही है कि आखेटक खानाबदोश दशा में स्त्री और पुरुष का 
सम्बन्ध वैसा टिकाऊ नहीं हो सकता था जैसा पीछे के ठिके समूहों में हुआ । 

मनुष्य के जिन समूहों ने पशुपालन ओर पशुओं की सवारी करना 
पहले सीखा, उन्होंने पैदल चलने वाले आखेटक समूहों को बड़ी आसानी से 
हरा दिया । इसी प्रकार जिन समूहों ने ताँबे काँसे ओर फिर लोहे के हथियार 
पहले बनाये, वे युद्धों में दूसरे से बाजी मार ले गये। हारने वाले या तो मिट 
गये या विजेताओं के दास बने। पशुपालक जैसे पशुओं से अपना काम 
लेते, वैसे पराजित दासों से भी ले सकते थे। तो भी खानाब्रदोश पशुपालकों 
के पास दासों से कराने के लिए. बहुत काम न होता, ओर खानाबदोशी की 
दशा में उनके दासों को भाग जाने के भी बहुत अवपर मिलते थे । किन्तु दिके 
हुए. कृषकों के पास दासों से कराने को काम भी खूब था ओर दासो' को वश 
में रखना भी उनके लिए. सुगम था। इसलिए, कृषि के विकास के साथन्‍साथ 
दासता की प्रथा भी बहुत से मनुष्य-समूहों में खूब पनपी । 

कृषि, कारीगरी और टिके जीवन का विकास होने पर ही वस्तुओं के 
विनिमय या व्यापार, चोरी, डकेती, एक समूह द्वारा दूसरे समूह को दरा कर 
उससे कर या खिराज वसूलने आदि की पद्धतियाँ भी चलीं | 

यों मनुष्यो' की जीविका के प्रकारों में परिवतन होने के साथ उनके 
समूहों का ठॉँचा भी बदलता गया। पर वह सब समूहों में सदा ठीक एक ही 
ढंग से बदला हो सो बात नहीं | 

साथ ही हमने देखा कि मनुष्य-समूहों के पारस्परिक संघष में प्रगति 
में पिछुड़े समूह प्रायः हार कर मिठ जाते रहे | इन हारने ओर मिय्ने वालों की 
दृष्टि से यह बात ठीक नहीं लगती कि मनुष्य लगातार उन्नति कर रहा है, 
क्योंकि वे किसी मंजिल तक उन्नति करके उसके बाद रुक जाते ओर गिर 
पड़ते हैं । किन्तु यदि हम मनुष्यमात्र की अरथांत्‌ समूची मानव जाति की दृष्टि 


२३९७ ] पृथ्वी जीव और मानव ३५ 


से देखे, तो मनुष्य लगातार उन्नति करता ही प्रतीत होता है। मनुष्यों का 
एक समूह जहाँ थक्र कर उन्नति की मशाल को छोड़ देता वहाँ दूसरा उसे थाम 
लेता है। ओर इस उन्नति का श्रेय बहुत कुछ मनुष्यों के जीविका-संबर्ष को 
प्रतीत होता है । 

परन्तु इस सिद्धान्त को सीमा है। भनुष्य की उन्नति-अवनति का एक 
ओर पहलू मी है । 

6७9, मनुष्य की ऊँची प्रवृक्तियाँ--अआ्राखेटक मनुष्य जानवरों का 
पीछा करते करते अपने आखेट को सुरक्षित करने की प्रेरणा से कैसे उन्हें पालने 
लगा दोगा इसका अनुमान हमने ऊपर किया है। किन्तु एक ओर प्रकार से भी 
उसे पशुओं को पालने की प्रेरणा मिली हो सकती है। किसी शिकारी ने कभी 
किसी हिरनी के साथ उसका छोटा सा बच्चा भी पकड़ा, या हिरनी का पेट 
फाड़ा तो जीता बच्चा निकल आया, जो उसे बहुत प्यारा लगा और उसने उसे 
पाल लिया | पशुपालन का आरंभ यों भी हुआ हो सकता है। सुन्दर प्राणी 
को प्यार करने की इच्छा जो उस शिकारी में थी उससे उसे अपनी जीतविका में 
कोई प्रत्यज्ञ लाभ नहीं था । फिर भी वह इच्छा थी ही | 

पुराने आखेटकों की गुफाश्रों में जहाँ उनके पत्थर के हथियार पाये गये 
हैं, वहीं गेर आदि के रंगों से उन गुफाओ' की दीवारो' पर उनके बनाये चित्र 
भी मिले हैं, जिनमें से अनेक बहुत जानदार ओर सुन्दर हैं। नवाश्मी ओर 
ताम्र काल के मिद्ठी के बर्तनों पर सुन्दर रँगाई ओर चित्रकारी पाई जाती है। 
उस चित्रकारी से भी जीविका में कोई लाभ न था। 

सुन्दर वस्तुओं को पहचानने और रचने की योग्यता तथा पसन्द करने 
की प्रवृत्ति की तरह एक ओर ऊेँची प्रद्गत्ति भी मनुष्य में है। वह है सचाई 
को खोजने ओर 'ज्ञान पाने की । हमने देखा है कि पशुपालक दशा में मनुष्यों 
ने तारों को झाँकते हुए तारों की स्थिति जो पहचान ली उससे उन्हें अरंघेरी 
रातों में दिशा पहचान कर रास्ते द्व ढने में बड़ी सहायता मिली | पर वह लाभ 
पीछे जा कर हुआ । पहलेपहल जिन मनुष्यों ने तारे काँकना शुरू किया उन्हें 
तब उससे कोई लाभ नहीं होता था | उन्हें केबल जानने की इच्छा थी। 


३६ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव है 


मनुष्य का ज्ञान बढता जाने से उसकी जीविका बेहतर होती गई इसमें 
सन्देह नहीं। ज्ञान की नई बातें बहुत बार जीविका के लिए या युद्ध काल में 
जीवन-रक्षा के लिए, लाचार होने पर सूमती हैं यह भी ठीक हे। पर मनुष्य 
के ज्ञान का बहुत बड़ा अंश उन लोगों का खोजा हुआ्रा है जिन्होंने केवल 
इसलिए उसे खोजा कि उनके अन्दर सत्य की प्यास थी, वे सचाई को जानने 
के लिए यों ही उत्सुक और आतुर होते थे। उन्हें स्वयं उस ज्ञान को द्वट 
निकालने से कुछ लाभ नहीं हुआ, उलटा बहुत बार हानि हुई ओर बहुत कष्ट 
मेलने पड़े । पीछे उनके ज्ञान से सत्र लोगों को लाभ हुआ यह दूसरी बात है । 

मनुष्य में एक ओर ऊँची प्रवृत्ति भी है। वह है भलाई करने की। 
मनुष्य सदा अपने या अपने समूह के स्वाथ के लिए ही नहीं लड़ता। अनेक 
मनुष्य जिस बात को उचित या न्याबपू्ण समभते हैं उसके लिए. भी लड़ते 
हैं, ओर उसके लिए लड़ते हुए, अपने स्वार्थ का बलिदान कर बहुत कष्ट 
मेलते हैं । 

भलाई को हम शिव मंगल या कल्याण भी कहते हैं। सत्य शिव ओर 
सुन्दर को लक्ष्य करके चलने की मनुष्य में जो प्रवृत्तियाँ हैं उन्हें हम मनुष्य 
की ऊँची प्रवृत्तियाँ कहते हैं । 

ये प्रवृत्तियाँ मनुष्य में सदा रही हैं। सभी युगों में भिन्न मिन्न मनुष्यों 
में ये न्यूनाधिक होती हैं, पर ऐसा नहीं कि आरखेटक दशा से आज तक जीविका 
की उन्नति के साथ ये बढती या घटती गई हों । जिस आखेटक ने पहलेपहल 
आग भालने का तरीका निकाला, या जिस पशु-गलक ने हल में बैल जोत कर 
खेती करने का रास्ता दिखाया, उसकी प्रतिभा भाप-एंजिन या हवाई जहाज 

ही ईजाद करने वालों से कम न थी। दूसरी तरफ, मनुष्य की बुरी प्रत॒त्तियाँ 

भी जीविका की उन्नति के साथ घट नहीं रही हैं। आज जो लोग एक एक 
अखर्त्र से लाखों प्राणियो' का संहार करते हैं वे खूँखारी में पुराने पुरुषादकों से 
कम नहीं हैं । 

मनुष्य की ऊँची प्रवृत्तियों को कुछु लोग आध्यात्मिक ओर उसकी 
स्वाथप्रेरित प्रबृत्तियों को आधिभौतिक कद्दते हैं। एक पहलू से देखने पर ऐसा 


३$८ |] पृथ्वी जीव और मानव ३७ 


दिखाई देता है कि मनुष्य की आधिभोतिक उन्नति बहुत कुछ इन्हीं श्राध्यात्मिक 
प्रवृत्तियों से की गई चेशथ्रों का फन्न है । आधिभोतिक उन्नति से प्राप्त वैमव 
जब किसी समूह में अपने मूल-भूत उन्नति के इन प्रेरकी को दबाने लगता 
है, तत्र वह समूह अपने पतन और नाश की तैयारी करता है। वैभव के साथ 
जब तक किसी समूह के अधिक लोग संयम रखते ओर इन मूल प्रेरणाओं को 
प्रोत्साहित करते चलते हैं, तब्र तक वह समूह उन्नत के पथ पर चलता रहता है। 

मानव उन्नति ओर अ्रवनति के सिद्धान्त गणित के से स्पष्ट ओर 
निश्चित सूत्रो' में नहीं कहे जा सकते । तो भी यह कहा जा सकता है कि 
जीविका-संघष द्वारा मनुष्य के उन्नति करने की बात में जैसी सचाई है, वैसी ही . 
सचाई ऊँची? या आध्यात्मिक! प्रवृत्तियों की प्रेरणा से उन्नति करने की बात 
में भी है | 

$ ८. मानव कृषिटियाँ और चवंश--कोई मनुष्य-समूह अपनी ऊँची- 
नीची अच्छीबुरी सहज प्रवृत्तियों से प्रेरित हो कर जो कुछ रचता है उसे हम 
उसकी कृष्टि कहते हैँ | विभिन्न मनुष्य-समूहों ने विभिन्न युगों में मिन्न भिन्न प्रकार 
की कृष्टि सिरजी है इसमें सन्देह नहीं | उस विभेद के कारण क्‍या हैं ! 

पदला कारण निस्सन्देद देश अ्र्थात्‌ भूमि जलवायु ओर प्राकृतिक 
परिस्थिति है | कोई भी मनुष्यसमूह जैसे देश में रहेगा उसके अनुसार ही रचना 
करेगा | काल श्रर्थात्‌ ऐतिहासिक परिस्थिति अर्थात्‌ किसी युगविशेष में चारों 
तरफ के बनाव भी उसी प्रकार मनुष्यों के बतांव ओर उनकी कृति को प्रभावित 
करते हैं | इसके अतिरिक्त मनुष्यों की क्ृष्टि उनके अपने बीज वंश अथवा नस्ल 
से प्रभावित होती है ऐसा भी प्रचलित विश्वास है। अनेक जातियों के लोग अपने 
को सब जातियों में श्रेष्ठ और विधाता की विशिष्ट कृपापात्र जाति मानते और 
कहते रहे हैं | दूसरी श्रोर संसार के अनेक श्रेष्ठ पुरुष मनुष्य मात्र की समानता 
की धोषणा करते आये हैं। दोनों मतों में से किसमें कितना सत्य है इस विवाद 
में पढ़े ब्रिना भी हमें यह जानना चाहिए, कि मनुष्य के अनेक वंश और अनेक 
भाषाएँ होना मानुष प्राणी के विकास का एक पहलू है शोर इसलिए, दृवंश का 
प्रभाव कृष्टि पर होना स्वाभाविक है। 


श्८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव १ 


भारत में बसे हुए चार दृवंशों--आय द्राविड आग्नेय ओर चीन- 
किरात--का परिचय पिछुले अध्याय में दिया गया है। किन्तु भारत को अपने 
इतिहास में दूसरे अनेक मानव वंशों से भी वास्ता पड़ता रहा है, इसलिए, हमें 
संसार के सभी उवंशों के विषय में कुछ जानना चाहिए । 

' चीन की उत्तरी सीमा पर मंगोल ओर मंचु देश हैं। हूण और तुक 
लोग भी प्राचीन काल में उन्हीं देशो' की उत्तरी सीमा पर रहते थे। मंगोल 
मंचु ओर तुर्कों माषाओ को मिला कर एक समूह बनता है। मंगोलिया के 
गल्तइ पवत के नाम पर विद्वानो' ने इसका नाम अल्तइक रक्‍खा है। रूस 
के ऊराल पव॑त की सीमा पर भी हूणों-तुर्कों से मिलतेजुलते लोग रहते थे। 
गल्तइक और ऊराली भाषाएँ मिला कर एक वंश बनता है जिसे विद्वानों ने 
ऊराल-अ्रल्तइक नाम दिया है । युरोप में फ़िनलेंड ओर हुनगारी की भाषाएँ: 
भी उसी वंश की हैं | 

भारत के पच्छिम अरब देश है। अरबी, यहूदियों की हिबरू और 
अबीसीनिया या हब्श देश की हब्शियानी भाषाएँ एक वंश की हैं। वह सामी 
या शेमी ( सेमेटिक ) कहलाता था | प्राचीन काल में ईरान की खाड़ी पर 
बावेरु या बाग्रिल ओर खल्द नामक बस्तियाँ थीं; उनके उत्तर-पच्छिम अस्सुर 
लोगों का देश ( 'असीरिया? ) था ओर श्राधुनिक सीरिया-फिलिस्तीन के तट 
पर पणि लोगो' का देश ( फ़िनीशिया' )। बाबिल-खल्दियो, अस्सुरों और 
पणियो' की भाषाएँ भी शेमी वंश की थीं। वे भाषाएँ मिट चुकी हैं। अरब 
लोग पहले खास अरब में ही रहते थे। सातवीं शताब्दी में वे ईरान की खाड़ी 
से भूमध्य सागर तक और मिख से मोरक्‍्को तक फैल गये । उन सब देशो में 
ग्रत्र अरबी बोली जाती है । ४ 

बाबिलियों खल्दियों के समकालिक मिस्र के द्वामी या हेमी ( हैमिटिक ) 
लोग थे। उन हेमियों के थोड़े से वंशज अब मिस्र में बचे हैं । उनके अतिरिक्त 
अफरीका के पूरवी तद पर सोमालिस्तान और उसके पास-पड़ोस की भाषाएँ 
भी उसी वंश की हैं। बाकी अफरीका में दो बड़े वंश हैं, एक सूदानिक जिसमे 
सूदान से पब्छिमी अफरीका तक की भाषाएँ हैं, और दूसरा बन्तू जिसमें मध्य 


३२४३८] पृथ्वी जीव और मानव ३६ 


कौर दक्खिनी अफरीका की । 
मंचूरिया के पूरव तरफ एशिया के उत्तरपूरवी कोने, कोरिया, जापान 





द्छ 
+२९/ 
हि 
3 श्र, 
»७.. ४ रे 
४; 


नक्शा ६ मुख्य मानव नस्ल (२) अ्रफरीका की 


ओर कमचतका प्रायद्वीप की भाषाएं एक अलग परिवार की हैं। पुरानी दुनिया 
के उत्तरपूरवी या ईशान कोण में होने से इसे हम ऐशान+ वंश कहते हैं । 


अंग्रेजी में हाइपरबोरियन, जिसका मूल थूनानी रूप है इपेरबोरेओरस् 


४० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ १ 


अमरीका महाद्वीप को युरोप के लोगों ने सोलहवबीं सदी में जीता | 
वहाँ के पुराने लाल इन्दियों का उन्होंने संहार कर दिया या उन्हें बन्द घेरों में 
रख दिया | उन लाल इन्दियों की भाषाओं के कई वंश ञअ्रभी तक जिन्दा हैं, 
पर धीरे धीरे मिट रहे हैं । अब उत्तरी अमरीका के बड़े भाग में अंग्रेजी, कैने डा 
के एक अंश में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुतगाली तथा बाकी सारे दक्खिनी और 
मध्य अमरीका में स्पेनी चलती है। 

जैसा कि पीछे कहा गया है, मनुष्यों के रंगरूप पर ध्यान देने से भी 
तवंशों या मानव नस्लों का भेद दिखाई देता है। भाषा से नस्ल या वंश की 
पहचान बहुत कुछ होती है, पर सदा नहीं होती, क्योंकि जिस देश में जो लोग 
प्रबल होते हैं उनकी भाषा दूसरे भी अपना लेते हैं। विभिन्न शवंशों के लोगों में 
विवाह होने से भी नस्लों के चिह्न मिय्ते रदते हैं। जलवायु भोजन और रहन- 
सहन का भी उन चिह्लों पर प्रभाव पड़ता है । 

नवंशविज्ञानी अर्थात्‌ मानव वंशों की खोज-पड़ताल करने वाले मोटे 
तौर पर संसार के लोगों को तीन बड़े वंशों में बाँटते हैं। एक गोरा या 
गेहुँआ वंश जिसमें मुख्य आय लोग हैं। दूसरा काला वंश जिसमें मुख्य 
अफरीकी, द्राविड और आग्नेयों की बहुत सी शाखाएँ हैं। सामी और हेमी इन 
दोनों के बीच में हें । तीसरा पीला वंश जिसमें चीन-किरात, ऊराल-अ्रल्तइक 
शोर ऐशान बंश के लोग हैं | लाल इन्दी भी इस पीले वंश की ही शाखा हैं | 
बहुत पुराने ज़मानों में उत्तरपूरवी एशिया की भूमि अमरीका से जुड़ी हुईं थी, 
बेरिंग खाड़ी तत्र नहीं थी, जिससे एशिया से अमरीका तक आखेटक मनुष्य 
आते जाते थे | 

रंग के अतिरिक्त विभिन्न दवंशों के कद तथा खोपड़ी श्रॉख नाक जबड़े 


( बहुवचन इपेरबोरेई )। बोरेशोस का अथ है उत्तरी या उत्तरपूर्वां पवन; इपेर- 
बोरेश्रोस > उत्तरी पवन से भी परे अथोत्‌ अत्यन्त उत्तर का । इपेरबोरेई लोग यूनानी 
धारणा के अनुसार गोरे रंग नीली आँखों और सुनहरे केशों वाले थे। इस धारणा के 
रहते जापानियों के अर्थ में इपेरबोरेई शब्द उतना ठीक नहीं है जितना हमारा 
ऐशान शब्द । 


३९८] पृथ्वी जीव और मानव ४१ 


ओऔर केशों की बनावट में अन्तर होता है। 

गोरे तृवंश का कद प्रायः लम्बा, पीले का प्रायः नाटा होता है | 

खोपड़ी की लम्बाई को १०० मानें, ओर चौड़ाई उसके अनुपात में 
७७"७ तक हो तो उसे दीघंकपाल कहते हैं | यदि चौड़ाई ८० से अधिक हो तो 
उसे हम वृत्तकपाल अर्थात्‌ गोल खोपड़ी कहते हैं। आयों की अधिकतर शाखाएँ 
दीघकपाल हैं; पीली जातियों की वृत्तकपाल । भारत में बंगाली प्रायः वृत्तकपाल 
हैं, उनका सिर देखते ही चौड़ा लगता है। इसका प्रकट कारण यह है कि 
बंगालियों में किरातों का खून खूत्र मिला है। खोपड़ी की लम्बाई चौड़ाई दव॑ंशों 
के दूसरे चिह्नों को अपेक्षा बहुत अधिक स्थायी है | 

नाक की लम्बाई १०० मानें और चोड़ाई उसके अनुपात से ७० तक 
हो तो उसे हम सुनास कहते हैं। चोड़ाई ८५ तक हो तो मध्यनास ओर ८५ से 
भी अधिक हो तो प्रथुनास । आय लोग सुनास होते हैं। द्राविडों की मुख्य 
पहचान चोड़ी नाक है । 

दोनों आँखों के बीच में नाक के पुल का कम या अधिक उठा होना 
एक और पहचान दहै। पीली जातियों की नाक का पुल बहुत कम उठा होता 
है, इससे उनकी नाकें चिपटो, गालों की हृडियाँ उभरी हुई ओर चेहरे चोड़े 
दिखाई देते हैं । 

मुँह और जबड़े का माथे की सीध से आगे बढ़ा या न बढ़ा होना एक 
ओर पहचान है। इसी प्रकार होठों का मोटा या पतला होना। इृब्शियों का 
जबड़ा आगे बढ़ा ओर होंठ मोटे बाहर निकले हुए होते हैं । 

विभिन्न दवंशों के केशों की बनावट में भी अन्तर है | हब्शियों के केश 
ऊन की तरह गुच्छेदार, आर्यो के लदरदार और पोली जातियों के सीधे होते हैं । 
आर्यों की दादीमूँछ भरपूर, दृड्शियों की मध्यम और पीली जातियों की बहुत 
कम उगती है | 

मनुष्य की माषाओं और देह-लक्षणों में इतना मौलिक वंशभेद कैसे 
हो गया ? इस विषय में विद्वानों के दो मत हैं। एक यह कि मानुष प्राणी का 
रूप प्रकट होने से पहले मानुष ओर वनमानुष का पूवंज जो प्राणो था, उसी 


४२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ प॒व॑ १ 


की विभिन्न नस्लें हो चुकी थीं ओर उन विभिन्न नस्लों से विभिन्न बवंशों का 
विकास हुआ । दूसरा यह कि मानुष प्राणी का उदय एक ही रूप में हुआ, पर 
पुराणाश्मी काल के ४-५ लाख वर्षों में जब उसका विकास हो रहा था, 
तब लाखों वर्षों तक विभिन्‍न मनुष्य-ठोलियों के एक-दूसरे से दूर दूर ओर 
विभिन्‍न प्राकृतिक परिस्थितियों में विचरने ओर रहने से विभिन्‍न न्॒वंश बन 
गये । ध्यान रहे कि मनुष्य की वाणी का विकास भी इसी अवधि में हुआ । 
इसलिए विभिन्‍न बवंशों की भाषाओं का आरम्भ से ही पृथक पृथक दिशाओं में 
उगना और बदना पूरी तरह सम्मावित था | 
अभ्यास के लिए प्रश्न 
३, जीवाश्स किसे कहते हैं ? वह कैसे बनता है ! 
२, पृथ्वी की विभिन्न परतों में जीवों के चिह्न किस क्रम से पाये जाते हैं ? 
३. मनुष्य कें जीविका-उपाजन के तरीकों में किस क्रम से उन्नति हुईं १ 
»४, पुराणाश्म ओर -नवाश्म का क्या अथ है? पुराणाश्म काल और नवाश्म 
काल कब से कब तक रहे १ 
“9, पुराणाश्मी गुफाओं में की चित्रकारी से क्या सूचित होता है 
मुख्य मानव वंश कोन कोन से हैं 
“७, दीघंकपाल ओर कवत्तकपाल का क्‍या अथ है 
०, दासत्व प्रथा का उद्धव ओर विकास केसे हुआ ? 
६, भूमि-स्वत्व का आरम्भ और विकास केसे हुआ ? 


अध्याय ४ 
भारत का भूगभे-विकास तथा सभ्यता का उदय 


6१, आदिकल्पीय और धारवाड़ी मेखला--प्रंथ्वी के छिलके 
के जिस अंश को दम अपना भारत कहते हैं वह दो सबंथा भिन्न खंडों के मेल 
से बना है। पहला खंड है दक्खिन और मध्यमेखला का प्रायद्वीप जो 
प्राचीनतम चद्दानों का बना हुआ ओर परथ्वी के सब से पुराने स्थलों में से है । 
दूसरा खंड है भारत के सीमा-पवतों का जो मुख्यतः अत्यन्त मुड़ी-तुड़ी तहृदार 


४$२] भारत का भूगर्भ-विकास तथा सम्यता का उदय डे: 


तलछुटी चद्ठानों से बना है और जो दीघ काल तक समुद्र के भीतर था। इन 
दोनों के जीवन की कुछ घटनाओं से उत्तर भारतीय मैदान की रचना हुई है | 

प्रायद्वीप-भारत का बड़ा भाग उन अजीब आदिकल्पीय चट्टानों से 
बना है जो द्रवछूप प्रथ्वी के ठंडे होने से उसपर पहलेपहल जमी पपड़ी का 
अंश हैं । वे स्फटिकरूप परतदार चट्टानें हैं-अमभ्रक, तेलिया ( ग्रेनाइट ), 
बिल्‍लोर आदि । अति दीघकालीन परिवत्तनों से इनकी बनावट अत्यन्त पेचीदा 
हो गई है। दक्खिन और मध्यमेखला की ७३ लाख वगमील सतह इन्होंने 
छुंक रक्‍्खी है | हिमालय के भीतर का काफी अंश भी इनसे बना है | 

इन आदिकल्पीय चट्टानों की बहुत कुछ समकालिक स्लेट संगमरमर 
आदि की वे चद्नानें हैं जो प्राथमिक पपड़ी के गडढ़ों ओर अबकाशों में प्रथम 
समुद्र के छोड़े तलछुट से बनी हैं। ये भी अत्यन्त रूपान्तरित हो चुकीं, ओर 
पूर्णतः अजीव हैं । इन पहली तलछुटी चट्धानों का ठीक नमूना धारवाड़ में 
मिलता है, इसलिए भूगर्भशासत्री इस स्तर की सभी चट्टानों को धारवाड़ी कहते 
हैं। धारवाड़ी मेखला के बीच बीच अनेक लम्बी प्रणाडियों में सोना लोहाः 
ताँबा सीसा आदि धातुएँ तथा बैड्रय लाल नीलम तामड़ा आदि रत्न भरे 
हैं। धारवाड़ी मेखला समूचे प्रायद्वीप-भारत में फैली तथा मध्य हिमालय के. 
भीतरी भाग में भी है | 

$ २. कडपइ पारियान्रिक और विन्ध्यक मेखला--उस मेखला 
के बहुत काल बाद का बना हुआ स्लेट चूना-पत्थर आदि चड्ढानों का स्तर है, 
जिसके बीच बीच ज्वालामुखी-उगाल जमे हुए हैं । इसका सबसे अच्छा नमूना 
आन््रदेश के कडप# जिले में होने से भूगभंशार्री इसे कडपइ मेखला कहते: 
हैं। इसकी चद्टानें भी जीवाश्मरहित हैं, परन्तु इनके मूल जमावनकाल में: 
इनमें जीवांश रहे हों यह सम्मव है, अतः ये जीव-सम्भव कल्प की हैं। कडप 


उसपमाजकर्ननर, 





| दक्खिनी भाषाओं में शब्दों का अन्तिम अकार संस्कृत की तरह बोला, जाता 
है। तेलुगु में जिसे कडप लिखते हैं, उसका अंग्र ज्ञी हूप कुडडापाह ((700979॥) 
हो गया है! 


४४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव १ 


के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में और गोदावरी नर्मदा काँठों में मी ये दूर दूर तक 
'फैली हैं । क्‍ 

कडपइ चद्मनों की समकालिक किन्तु उनकी अपेक्षा बहुत अधिक 
विज्लुब्ध श्रोर तहाई हुई ईडर से दिल्ली तक फैली आइडावछा की तथा ग्वालियर- 
ब्रिजावर प्रदेश की चढ्टानें हैं, जिन्हें दिल्‍ली में होने से भूगर्शाख्तरियों ने दिल्‍्लवी 
नाम दिया है। उन्हें पारियात्रिक कहना बेहतर होगा । कडपइ-पारियात्रिक स्तर 
१७ से २० हज़ार फुट ठक गहरा है। 

इस स्तर की नंगी हुई हुईं सतह के ऊपर १४००० फुट की तलछटों से 
बनी प्रायः श्रविज्षिप्त चद्धान-परम्परा बुन्देलखणड-बघेलखणड के बड़े क्षेत्र में 
चली गई है, जिसे भूगमंशाद्तियों ने विन्ध्यक नाम दिया है। इसके दो स्पष्ट 
विभाग हैं, निचला स्लेटों चूनापत्थरों आदि का, उपरला बलुआ पत्थरों का । 
विन्ध्यक चड्टानें कणू ल, दक्खिनी महाराष्ट्र और गोदावरी पेनगंगा काँठों में भी 
हैं। इनके समकालिक ज्वालामुखी-विस्फोट का प्रमाण पब्छिमी राजस्थान के 
मल्लानी प्रदेश में विद्यमान है, जहाँ इसी स्तर के बीच ज्वालामुखी-उगाल 
से बनी विशाल सतह है । विन्ध्यक मेखला में अतिसुन्दर और हृठ इमारती 
पत्थरों का असीम भण्डार तथा चूना ओर सीमेंट बनाने की बढ़िया सामग्री है । 
गोलकुणडा की प्रसिद्ध हीरे की खान इसी स्तर में थी। 

विन्ध्यक स्तर में आरम्मिक जीवों कीड़ों आदि के चिह्न पाये जाते हें, 
इसलिए यह पुराणजीव कल्प के उदय का सूचक है। इसी स्तर के काल में 
मध्यमेखला के पव॑तों का भूकम्पों द्वाता अन्तिम और मुख्य उठाव हुआ | 
हिमालय और उत्तर भारत तब तक गदहरे समुद्र में थे । 

$ ३, भारत में पुराणजीव और मध्यजीव कप, गोंडवानी 
स्तर और गोंडवानाभूमि--थ्ृथ्वी की पुराणजीव परत को उसके भीतर 
पाये जाने वाले जीवाश्मों के क्रम से नीचे से ऊपर छुह स्तरों में बाँध जाता 
है। दिमालय में वे छुट्दों स्तर अन्य देशों की तरह ठीक क्रम से कई हज़ार 
फुट की गहराई में विद्यमान हैं जो कश्मीर स्पिती ( उपरली सतलज में मिलने 
वाली सती नदी की दून ) आदि की कगारों में स्पष्ट दिखाई देते हैं। उनमें , 


४४३] भारत का भूगभ-विकास तथा सम्यता का उदय ४५, 


९5 


के जीवाश्म सबके सब समुद्री हैं, जिससे यह सूचित है कि हिमालय तब. 
समुद्र में था । 
प्रायद्वीपी भारत में पुराणजीव कल्प का कोई भी चिह्न नहीं पाया जाता, 
जिसका यह अ्रथ है कि उन करोड़ों वर्षों में वहाँ तलछुट नहीं जमे, भूमि की 
सतह केवल घिसती-घुलती रही | मध्यमेखला के उठने के बाद से इस काल 
वहाँ कोई भूकम्प भी नहीं हुआ । 


मध्यजीव कल्प की रचनाएँ प्रायद्वीप-भारत ओर हिमालय दोनों में, 


हैं। इसके स्पष्ट प्रमाण हैं कि पुराणजीव कल्प के अन्त में ओर फिर मध्यजीव 
कल्प में भारी भूचाल आये | दक्खिन में घरती के तनाव से आदिकल्पीय 


चद्ठानों में दरार पड़ीं ओर गड॒ढे बने । उन गडढ़ों में तलछुठ जमा होने लगा. 


जो अंशतः पुराणजीबी पर अ्रधिकतर मध्यजीवी है | इस बात के भी प्रमाण हैं 
कि इस कल्प के आरम्भ में ही उत्तरी श्रव से फैली हिम की बाद हिमालयक्तेत्र 
से उड़ीसा तक फैल गई, जिससे इस काल की निचली सतह में बरफ से घिसे 


पत्थर और कंकड़ ओर बरफ के बनाये हुए ग्राव-( पत्थर) पिंड पाये जाते हैं।: 


हिमालयतक्षेत्र में समुद्र की बाद आई ओर हज़ारा से अ्रसम तक समुद्र-्तल पढ़ले 
से अधिक गहरा हो गया | भूमध्यसागर से दक्खिनपब्छिमी चीन तक तब जो 
महासमुद्र फैला था यह उसका पूरव तरफ बढ़ना था | पीछे इसमें तलछग जमा 
होने लगा जो सब्बका सब समुद्री है | धरती के इन गहरे गडढों में भारी तलछुट 
भर जाने ओर जिन स्थलों से वह तलछुट बह कर आया उनके अपेक्षया पतला 


वीर जसमपरप--रपनसक 


पड़ने से धरती-छिलके का संतुलन बिगड़ता गया जिससे आगे चल कर उसमें 


भुर्रियाँ पड़ी । वे क्ुरियाँ ही प्रृथ्वी के महापवंत हैं। जैसा कि हम देखेंगे, यह 
भुर्रियाँ उठने की प्रक्रिया हज़ारों बरसों के भूकम्पों द्वारा हुई | 

प्रायद्वीपी भारत की नयी दराड़ों ओर गड्ढों में जो तलछग जमा हुआ 
वह नदियों ओर स्थल का है । उसके जमाव से बनी चद्दानों का नाम भूगभ- 
शात्त्रियों ने गोंडवानी रक्खा है, क्योंकि नमंदा के दक्खिन के प्रदेश में जो 
कभी गोंडवाना कहलाता रहद्दा है, उनका ठीक नमूना पाया जाता है। २० हज़ार 
फुट गहरा यह तलछुट का स्तर दामोदर, महानदी और गोदावरी के. काँठों में 


४६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पवे १ 


तथा सातपुड़ा में भी है। गोंडवानी स्तर की जड़ में हिम से घिसे पत्थरों का 
।पाट है, जिसके ऊपर कोयले की धार १० हज़ार फुट तक मोटी है। कोयले की 
| 'खानें पुराने जंगल हैं जो प्रथ्वी के भीतर दब कर उसको गर्मी से कोयला बन 
गये हैं। इन दबे वृक्षों का पूरा रूप अनेक खानों के मीतर दिखाई देता है। 
मैं मध्यजीव कल्प के बृक्त हैं जिनमें फूल-पत्तो नहीं होती थी । 

गोंडवानी चद्मानों के मध्य अंश से सूचित होता है कि तब उत्तरी भ्रव 
की सी सर्दी के बजाय आधा मस्भूमि का सा जलवायु आ गया था जिससे 
सघन वनस्पति मिट गये थे । फिर उपरले गोंडवानी स्तर में, जिसमें रवादार 
चूना-पत्थर की प्रधानता है, जिन उरगों और वनस्पतियों के जीवाश्म हैं वे 
उनसे मिलते-जुलते हैं जो पृथ्वी के अ्रन्य् देशों में उपरले मध्यजीव कल्प में 
पाये जाते हैं। गोंडवानी चद्टानों के ये विभिन्न स्तर सातपुड़ा, गोदावरी काँठे, 
राजमहल, कच्छु ओर तमिलनाड के कई ज्षेत्रों के भारी कगारों में दिखाई 
देते हैं । 
द इसी प्रकार के भूमि-जमाव जिनमें नीचे हिम-कृत शिलापिंड, फिर 
कोयले की धारें आदि हैं, तथा जिनमें उरगों और वनस्पतियों की वही योनियाँ 
जीवाश्म रूप में हैं, आर्त्रेलिया, मदगस्कर, दक्खिनी अफरीका और सुदूर 
पातागोनिया ( दक्खिनी अ्रमरीका के दक्खिनी छोर के प्रायद्वीप ) में भी हैं। 
इससे भूगमंशास्त्री यह मानते हैं कि मध्यजीव कल्प में इन सब्र देशों में स्थल 
सम्बन्ध था। उस प्राचीन मद्ददेश का नाम उन्होंने गोंडवानाभूमि रक्‍्खा 
है। उसकी उत्तरी सीमा पर हिमालय-समुद्र था जो तत्र दक्खिन-पब्छिमी चीन 
से भूमध्यसागर के अतलान्तक छोर दक फैला हुश्रा था। भारत महातधागर 
के भीतर से अफरीका तक स्थल की रीढ अब भी टयोली जाती है | 

हिमालय में इस कल्प के समुद्री तलछुट के स्तर कश्मीर स्पिती गटबाल 
कुमाऊँ सिकिम आदि के अनेक महान्‌ कगारों में देखे जाते हैं। उनका क्रम 
ठीक वही है जो आल्यी और अन्य युरोपीय मध्यजीव क्षेत्रों में पाया जाता है। 
उन स्तरों की शंखला कहीं भी टूटी नहीं है । 

उत्तर भारतीय मैदान के नीचे जो शिलाओं का पाद है उसके बारे 


४३४] भारत का भूगमं-विकास तथा सभ्यता का उदय ४७ 


में कुछ जानना असम्मव है, क्योंकि उसके ऊपर हज़ारों फुट गहरी मिट्टी और 
बालू की तहें जमी हैं । तो भी भूगमशार्त्रियों का यह अनुमान है कि मध्यजीव 
कल्प के अन्त में समूचा उत्तर भारत एक ही समुद्र के भीतर न था। पन्छिम 
भारत या सिन्ध का समुद्र राजस्थान के दक्खिन-पच्छिम से बुन्देलखंड के 
उत्तर तक पहुँचता था, पूरव तरफ असम-बरमा समुद्र अरकान से असम तक 
फैला था। हिमालय का समुद्र उन दोनों से अलग था। दक्षिण कोशल से 
उत्तर कोशल की तरफ बढ़ा हुआ लक्षणहीन पथरीला स्थल था | 

$ ४. सह्याद्रि ओर हिमालय का उठना--मध्यजीव कल्प के 
अन्तिम विभाग खटिकीय ((7८(७८८०५७) काल के अन्त में दक्खिन भारत में 
गहरे ज्वालामु खी-विस्फोट हुए । उनसे महाराष्ट्र का मुख्य भाग ६००० फुट 
ऊँचा पठार बन कर ज्वालामुखी-उगालों में ठक गया। आगे अनेक युगों की 
घिसाई-घुलाई से उस पठार से बहुत से चपटे शिखर वाले पहाड़ बने जो आज 
सह्याद्रि में लक्षित होते हैं | इनके कटे कगारों में २० से ८० फुट मोटी ज्वाला- 
उगाल की तह दिखाई देती है, जिसके ब्रीच बीच नदियों ओर तालों की छोड़ी 
जीवाश्म-युक्त तलछुण की पतली परते हैं। वे जीवाश्म नवजीव कल्प के 
आरम्भ के हैं। इन ज्वाला-उगालों में सड़क बनाने की अ्रसीम सामग्री है। 
इनके प्रवाहों के बीच रहे छेदों में हकीक ( श्गेट ) आदि आलंकारिक पत्थरों 
की नाडियों हैं। दक्खिन की अत्यन्त उपजाऊ काली मिट्टी भी इन उगालों के 
चरण से ही बनी मानी जाती है । दक्खिन की ज्वालामुखी-विस्फुटित चद्दानें 
तृतीयक अथवा नवजीव कल्प के आगमन की सूचक हैं । 

गोंडबानाभूमि इस कल्प के आरम्म में ही अफरीका भारत और 
आस्त्रेलिया रूप में खण्डित हो गई । 

नवजीव कल्प का पहला विभाग--नवज्नीवोदय काल--बीत जाने पर 
महान्‌ भूकम्पों की परम्परा शुरू हुई जिससे महा-हिमालय समुद्र के गर्भ से उठ 
कर प्रथ्वी का सर्वोच्च पवत बन गया । उस काल के जीवाश्मों युक्त चूना-पत्थर 
की चद्टानें यों १५-२० हज़ार फुट की ऊँचाई तक उठ गईं । भारत के अ्रन्य 
सीमापवंत तथा हिमालय से आल्प तक एशिया-युरोप की समूची पहाड़ी रीढ 


थ्द भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १ 


इन्हीं भूकम्पों द्वारा उठी । 

हिमालय के नवजीवीदय और नवजीव-प्रभात काल के तलछुट समुद्री हैं, 
उनके ऊपर के स्तरों में मध्य और प्रोढ नवजीव काल के ताजे पानी ओर वायु 
के जीवाश्म हैं। इससे प्रकट है कि नवजीव-प्रभात काल के बाद समुद्र का 
हिमालय से सम्पक नहीं रह्य | तृतीयक कल्प के निचले अर्थात्‌ मध्य-नवजीव 
काल तक के स्तर में नमक-पत्थर ओर कोयले की तहें तथा मिद्दी-तेल के सोते हैं। 

मध्यनवजीव काल के बाद के भूकम्पों से नवजीवप्रभात और मध्य- 
नवजीव काल के तलछुट-जमावों को लिये हुए, लघु-दिमालय श्खला उठ कर 
महा-हिमालय के नीचे आ खड़ी हुईं । उसके चरणों के साथ साथ असम से 
पंजाब तक उत्तरपच्छिम बहने वाली एक नदी ब्रह्मपुत्र कोसी गंडक कर्ांली 
अलखनन्दा आदि हिमालय की नदियों का पानी लेती हुईं पीछे हटती सिन्ध 
खाड़ी में मिलती रही । इस नदी का नाम एक मृगभंशासत्री ने शिवालक नदी 
रकक्‍्खा है, क्योंकि इसी के स्थान में पीछे शिवालक आदि उप-हिमालय के पव॑त 
खड़े हुए। एक ओर भुगमंशास््री ने यह देखते हुए; कि इसमें ब्रह्म पुत्र ओर सिन्ध 
दोनों नदियों का पानी मिलता था, अंग्रेज़ी में इसका नाम इन्दोब्नहझ्म रकखा । हम 
हिन्दी में इसे ब्रह्मसिन्धु कहेंगे । पूर्णनवजीव काल के आरम्भ अर्थात्‌ आज से 
२० एक लाख वष पहले तक हिमालय से उतरने वाली नदियाँ इस ब्रह्मसिन्धु में 
अपना तलछुट डालती रहीं । इस तलछुट में मम्मलों की अनेक योनियों ओर 
जातियों के जीवाश्म हैं, जिनमें मानुधाकृति कपि की भी १५ जातियाँ पाई गई 
हैं। आज उन मम्मल योनियों ओर जातियों में से बहुत कम बची हैं| चतुर्थक 
कल्प के आरम्भ के भूकम्पों से इन तलछूटों की १७००० फुट गहरी तह को 
लिये हुए शिवालक (उपहिमालय) «*ंखला उठ खड़ी हुई । 

रावलंपिंडी प्रदेश को पंजाब के लोग पोठोहार कहते हैं| मूगभंशात्तरियों 
ने उस नाम को अपना लिया है। शिवालकोपरान्त भूचालों से पोठोह्दर पठार 
बना और कुरुक्षेत्र प्रदेश भी कुछ ऊँचा उठा | ब्रह्मसिन्धु के बजाय तब सिन्ध 
और गंगा के अलग-अलग प्रखवणत्षेत्र बने | मृतपूव ब्रक्मसिन्धु के मुद्दाने के 
विशाल पाठ में जिसके किनारों पर असीम तलछुट का जमाव है, अच् जेहलम 


४३५] मारत का भूगर्म-विकास तथा सभ्यता का उदय ४९ 


के पच्छिम की छोटी सी सोहाँ नदी बढती है | 

$५. चतु्थंक कल्प की हिम-बाढ़ें, कश्मीर और नेपाल 
भीलें--शिवालक की रचना के बाद उत्तरी जगत्‌ का महान्‌ दिमकाल शुरू 
हुआ जिसमें उत्तरी श्रुव से ३६” अन्ञांश रेखा तक की भूमि हिम से ढकी गई । 
उस हिम-ाद के पूरे प्रमाण भूमि-रचना पर हुईं हिम की क्रियाओं से तथा जन्‍्तु- 
वनस्पति-अवशेधों से प्राप्त होते हैं। दीघ्र काल बाद वह बाद उतरी, कुछ अन्तर 
बाद फिर दूसरी बाद आई । इस प्रकार कुल चार हिम-बादें क्रमशः आई ओर 
उतरीं | अन्तिम हिम-बाद आज से प्रायः २० हज़ार बरस पहले ही हटी। यों 
चत॒र्थक कल्प का मुख्य भाग हिमन-बाद़ों में ही बीता | मम्मलों की बहुत सी 
योनियाँ ओर जातियाँ जो शिवालक-जमाव काल में थीं इन हिम-कालों में लुप्त 
हो गई । मानुष प्राणी पू्णनवजीव काल के आरम्भ में कुछ स्थानों पर प्रकट हो 
चुका था | हिम-बाद ने उसे दक्खिन धकेल दिया । 

हिमालय की दिम रेखा आज समुद्रसतह से १३-१५ हज़ार फुट ऊपर 
है | किन्तु हिमकालों में वहाँ ५००० फुट की ऊँचाई तक हिम की क्रिया होने के 
प्रमाण हैं । कश्मीर कुमाऊँ आदि के अनेक ताल और शिलाशों के पाठ ऐसे 
गलों। की क्रिया से बने हैं जो आज नहों हैं। कश्मीर में तथा पंजाब्र-शियालक 
के उपरले स्तर में चारों हिम-कालों ओर उनके बीच के तीन हिमान्तर कालों के 
स्पष्ट चिह्न हैं। कश्मीर की विद्यमान दून इन हिम-कालों में बरफ की और फिर 
हिमान्तर कालों में १००० फुट गहरी पानी की कील बन जाती । उसके पानी का 
निकास एक ही तरफ था । वह धीरे धीरे खाली होती, फिर भरती | उसके उतार 
से पहाड़ों के ढाल के साथ अनेक चपटी तलछट-वेदियाँ बन जातों। कश्मीर 
दून का आधा अंश आज वैसी वेदियों से बना है जो जेहलम की सतह (४२०० 
फुट) से ११००० फुट ऊँचाई तक पहाड़ों के ठालों के साथ साथ हैं। कश्मीर 
मं इन्हें करेवा कहते हैं | इनकी निलाई लिये हुई भूरी मिट्टी में कच्चा कोयला 


.  हिम की नदी ( ग्लेःशयर ) को कुमार्ऊँ में गल और कश्मीर में गंत्ज् कहते 
हैं, जैसे पिंडारी गल, कोलाहाई गुत्ज। 
भा० ४ 


५० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पवव॑ १ 


( लिग्नाइट ) मिला है | 

उपरले करेवों से मम्मलों के जीआश्मों के साथ मानव हथियार भी मिले 
हैं। कश्मीर के अतिरिक्त सोहाँ दून से प्राप्त पत्थर-हथियारों से भी प्रकट हुआ है 
कि पिछली दो दिमबाद़ों में उत्तरपच्छिमी भारत में मनुष्य विद्यमान था। 

कश्मीर की तरद्द नेपाल दून मी इस काल में क्रमशः बरफ ओर पानी 
की भील बनती रही। वहाँ भील-तलडुटों से बनी ऊँचो वेदियाँ टॉड कहलाती हैं। 

$ ६. दविखिन ओर हिमाचल के पुराने कच्छ तथा चद्दानों को 
भरमरो टोपी--नमंदा श्रोर तापी .के काँठों में उन नदियों के बनाये विस्तृत 
पुराने तलछुटी कच्छु उनके ञ्राज के पाट से ५०० फुट ऊपर तक गहरे चद्वान- 
पाटों में हैं। गोदाबरी कृष्णा कावेरी काँठों में भी कुछ कम बिस्तृत वैसे कच्छु 
हैं । हिमालय की उपरली दूनों में पुराने तलछुटों से बने ऊँचे किनारों की ४-५ 
सतहें हैं जिनमें परस्पर सेकड़ों फुटों का अन्तर है। ये सब्र पुराने नदी-कच्छ 
आरम्मिक शोर मध्य चतुथक के हैं। भारत में मनुष्य के प्राचीनतम अ्रवशेप 
इन्हीं में हैं । 

गाडरवारा के ८ मील उत्तर नमंदा के एक कंकरीले कच्चु के सीधे 
कगार में से पत्थर की एक कुल्हाड़ी मिली थी। वैसे ही गोदावरी के उपरले 
कॉठे से हकीक का एक चाकू। इनके साथ मिले जीवाश्म पुराने बड़े मम्मलों के 
हैं जो भारत के विद्यमान मम्मलों से काफी मिन्न हैं। इसलिए ये पुराणाश्म 
चतुथक कल्प की निचली सतह के सिद्ध हुए | हिमालय की नदियों के उपरले 
कच्छों से मिलि जीवाश्म ओर हथियार इनके बाद के हैं। साबरमती और तुंग- 
भद्रा के कच्छों से भी पुराणाश्म मिले हैं । सोहाँ की चोड़ी दून में पुराणाश्मों 
के बीसों कारखानों” के अवशेष हैं। उनमें से सबसे पुराने दूसरे हिमान्तर 
युग के हैं । 

गर्म देशों में भूमि के नीचे की आधार-शिलाओं के भीतरी परिवर्तन से 
उनकी उपरली टोपी करभरी मग्यिाली हो जाती है। वैसी चद्मानों के साथ कृषि 
मिद्दी नहीं जमती, उनके नीचे पानी भी कम होता है, इसलिए, मनुष्यों की 
बस्तियाँ उनपर कम होती हैं। प्रायद्वीपी मारत में वैसी करमरी मदियाली टोपी 


४0८] भारत का भूगम विकास तथा सभ्यता का उदय ५१ 


कदीं कहीं दूर दूर तक फैली ५० से २०० फुट तक गहरी है। वह भी चतुथक 
कल्प की रचना हे, अतः मनुष्य को समकालिक | भारत में उसमें पहले पुरा- 
णाश्मी काल के मानव हथियार काफी संख्या में दबे गड़े मिले हैं । 

५७. बंगनपठली को गहाए--कणू ल जिले म॑ बंगनपल्ली के पास 
कुछ गुफाएँ हैं जिनके तलों पर २०-२५ फुट मोटे चूना-कबनित के जमाव हैं । 
उन जमातरों में गड़ी दृड्डियाँ हाल के प्राणियों को हैं, अतः वे पूणनवजीब काल 
के उपरले स्तर के हैं। उनमें पत्थर के नहीं पर हड़ी के बने मानव हथियार भी 
पाये गये हैं जो पुगणाश्मी काल के मध्य ओर उपरले स्तर के हैं। मनुष्य ने 
जब नवाश्म बनाना ओर जानवरों को पालना शुरू किया, इन गुफाओं में 
उससे टीक पहले का जीवन-चिन्र है । 

6८, उत्तर भारत का बांगर खादर और कछार तथा दक्खिन 
की मिट्टियाँ--हिमालय ओर विन्ध्य के बीच का कुण्ड जिसमें समुद्र के दृटने 
पर अनेक जोहड़ बाकी रह गये थे, नदियों की लाई मिद्टी ओर बालू से धीरे धीरे 
भर/गया | यह भराई एक सी नहीं हुई, बीच बीच में मुड़ी-तुड़ी तहें रह गई हैं, 
ओर उत्तरी किनारे पर जहाँ यह मैदान हिमालय से जुड़ता है वहाँ काफी तनाव 
है, जिससे भूचाल थाते हैं | इस मैदान के नीचे २००० फुट तक आधार-शिलाएँ 
नहीं मिलीं | हाल के गुरुता-मापों से अ्रन्दाज़ किया गया है कि इसकी गहराई 
६५०० फुट होगी । 

यह भूमि तीन मंज़िलों में बनी । बांगर ओर पुराने खादर में जिसमें 
कंकर खूत्र मिला है, हाथी घोड़े गेंडे आदि की अनेक उच्छिन्न योनियों के कंकाल 
मिलते हैं, इसलिए, वह पूणनवजीव काल के मध्य अंश का है। पंजाब के नये 
खाद्र में कंकर कम है, तथा जीवित जन्तु-योनियों के श्रवशेष ओर आधुनिक 
मानव के कंकाल और कपाल मिलते हैं, इसलिए! वह पूर्णनवजीव काल के 
उपरले अंश का है | गंगा ओर सिन्ध का डेल्टा या कछार हाल का है। 

गुजरात का मैदान भी गंगा-सिन्‍्ध मैदान का समकालिक है, पर उसका 
उससे कोई सम्बन्ध नहीं । वह नदियों के अतिरिक्त खाड़ियों और समुद्र के छोड़े 
'तलछूुटों से भी बना है । 


५२ भारतीय इतिद्दास का उन्मीलन [ पव १ 


इन मैंदानों के नीचे के रूखे ओर भरभरे स्तरों में ताज़े पानी के 
अक्षय सोते भी हैं। 

गंगा-सिन्ध मैदान मनुष्य के रहने लायक कड़ा और सूखा कुछ विद्वानों 
के मत में आज से १० हज़ार बरस पहले, कुछ के मत में ५-७ हज़ार बरस 
पहले ही हुआ | 

उत्तरपच्छिमी पंजाब ओर सिन्ध में शिथिल मिद्ठी या बालू की टिब्बियाँ 
हैं। वे मुख्यतः आँघियों की फेंकी मिद्टीबालू के जमाव हैं, जिनमें स्तर नहीं हैं, 
बीच बीच में छेद या नालियाँ सी हैं। उनमें उपरली सोहाँ कृष्टि के से उपकरण 
तथा जीवित जनन्‍्तु-योनियों के जीवाश्म पाये गये हैं | 

दक्खिन भारत को मिश्रियाँ प्रायः नीचे वाली चद्दानों के क्षय से बनी 
हैँ । इसीसे वे अ्रत्यन्त प्राचीन और परिपक् हैं । 

$ ९. भारत ओर मध्य एशिया के मरू-स्थल--थर या ढाट 
मरुस्थल चपटा समथर रेत का मैदान ही नहीं है। उसके बीच बीच उसके 
चद्दानी 'फर्श के कम ऊँचे उठाव हैं, बीच बीच वायु के जमाए हुए 
रेत के टीले हैं, ओर बीच बीच छोटे क्षुप-बनस्पति। उसकी रेत का मुख्य 
अंश स्फटिक पत्थर के बारीक गोल दाने हैं जिनमें समुद्री धोंघों के टुकड़े मिले 
हुए. हैं। रेत का कुछ अंश चद्मानी टीलों के क्षय से बना है, बाकी दक्खिन- 
पच्छिमी वायु का कच्छु के रन ओर निचले सिन्ध-काँठे से उड़ा कर लाया हुआ 
हे। उस वायु को रोकने वाला ऊंचा पव॑त हिमालय दूर है, इसलिए. उसकी 
नमी का लाभ राजस्थान को नहीं मिलता । वहाँ की क्ुद्र नदियाँ बढती बालू को 
बहा कर नहीं ले जा पातीं | यों दीघकालिक शुष्कता से राजस्थान की मरूदशा 
क्रमशः बढ़ी है। किन्तु सिन्ध डेल्टा के सूखे नदी-पाटों से सूचित होता है कि 
मानव इतिहासकाल में भी वहाँ पहले अच्छी आबादी रही हे ! 

कच्छु का रन पहले समुद्र की खाड़ी थी जो उत्तरपूरव की छोटी नदियों: 
के लाये भारी तलछ॒ट से भर गई ओर बहुत इधर के भूचालों से उठ गई है । 

भारत के समुद्रों से उठे पानी को रोक कर हिमालय वापिस भेजता है। 
जो थोड़ा पानी उसके उत्तर तरफ की नालियों से निकल भी जाता है उसे सिन्घः 


४ ११] भारत का भूगभ-विकास तथा रुम्यता का उदय परे 


सतलज ओरे ब्रह्म पुत्र लोग लाते हैं। यों हिमालय के उत्तर तरफ एशिया के 
केन्द्र भाग में खुरासान ( उत्तरपूर्वी ईरान ) से मंगोलिया तक खुश्की बनी रहती 
है। उनकी वह खुश्की क्रमशः बढ़ रही है। तारीम का काँठा ऐतिहासिक काल 
में भी काफी उपजाऊ ओर वनाच्छुनन था | हिम-काल के बचे हुए क्युनलुन के 
गलों से निकलने वाली अनेक धाराएँ उसे सोंचती थीं। वे गल अब क्रमशः 
क्षीण हो रहे हैं ओर वे धाराएँ अत्र बदती बालू को बढ्ा नहीं पाती । 

$ १०. ऐतिहासिक काल के भूपरिवर्तन--जैसा कि ऊपर कहा 
गया है पच्छिमी राजस्थान ओर तारीम काँठे की बहुतेरी बस्तियाँ मानव इतिहास 
के काल में आ कर मिटी हैं। प्रायद्वोपी भारत के ज्वालामुखी तृतीयक कल्प 
तक शान्त हो चुके थे, चत॒थक में भी वहाँ ज़मीन का उठाव-घँसाव कुछ कुछ 
हुआ, पर अब वहाँ विज्ञोभ का कोई कारण नहीं है। पर उत्तर भारत में भूकम्प 
अब तक होते हैं ओर आगे भी होंगे । 

नदियों के रास्तों ओर समुद्रतट की शकल बदलना साधारण बात है । 
बंगाल में तामलूक, ताम्रपर्णी के मुहाने पर कोरकई, ओर सिन्‍्ध में 
ठट्ठा पिछले युगों में बन्दरगाह थे । अरब वे सब्च सूखे में हैं | बाईस सो वर्ष पहले 
पटना शहर गंगा ओर सोन के संगम पर था । आज सोन उसके बारद मील 
पच्छिम खसक गया हे। ब्यास नदी बहुत पुराने काल में ग्राजजल की तरह 
सतलज में मिलती थी ; फिर बहुत काल तक वह अपनी धारा बदल कर 
मुलतान के नीचे चनात्र में मिलती रही | मनुष्य अ्रपने हाथों भी भूमि की 
अवस्थाञ्रों को बहुत-कुछ बदल लेता है। जंगल काट कर, नहरें निकाल कर, 
तालाब बाँध कर ओर दलदलें सुखा कर ज़मीन की शकल बदल डालता और 
वर्षा के परिमाण को भी बहुत-कुछ घटा-बढ़ा देता है | भारतवष के सब्र उपनाऊ 
मैदान पहले घने जंगल थे ओर हमारे पुरखों ने शताब्दियों मेहनत करके उन्हें 
साफ किया था । 

$ ११. “सिन्धु काँठे” की कृष्टि--नदियों के उपजाऊ काँठे कृषक 
जातियों के फूलने-फलने के लिए, विशेष उपयुक्त थे । संसार भर में नदियों के 
चार काँठे, जिनमें सबसे पहले सम्यता का विकास हुआ, बहुत प्रसिद्ध हैं। 


पड मारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पवे १ 


एक चीन की याडसवेक्याड और होआ्राडहो नदियों के कॉठे, दूसरे, हमारे गंगा- 
जमना ओर सिन्ध-सतलज के काँठे, तीसरे, ईरान की खाड़ी में गिरने वाली 
तिग्रिस और फरात नदियों के कांठे, ओर चौथे, मिख की नील नदी का काँठा । 
नील काँठे में पहलेपहल मिख के पुराने निवासी हेमी या हैमेटिक लोगों ने 
सम्यता का विकास किया | तिग्रिस-फरात के तटों पर पहले अक्ाद ओर सुमेर 
नाम की ओर फिर बाब्िल (399५०) और खल्द ( (॥9)3८७ ) नाम की 
बत्तियाँ थीं। अक्काद ओर सुमेर के लोग न जाने किस नवंश के थे। बाब्रिली 
लोग सामी या सेमेटिक जाति के थे। चीन में चीनी जाति थी | हमारे उत्तर 
भारत में आयों के प्रकट होने पर सम्थता का विशेष विकास हुआ । किन्तु 
पच्छिम भारत में आज से पाँच हजार वप पहले एक कृष्टि थी जो आरयों से 
पहले की हो सकती है । 

सन्‌ १६२४-२६ में सिन््र प्रान्त के लारकानों जिले में मुश्रां जो दड्ो अथवा 
मुअ्न जो दड़ो (अ्रथात्‌ सुझ्रों की टिबरी अथवा मुझ्रों का भीठा)# नामक स्थान 
की खुदाई से बड़ी पुरानी सम्यता के अवशेप मिले | उस स्थान पर एक सुन्दर 
नगरी थी जिसकी इमारतें इंट और पत्थर की थीं शरीर जिसके मकान नाजियाँ 
गलियाँ ओर बाज़ार बड़े सिलसिले से बने थे। वहाँ के लोग गेहूँ की खेती, कपास 
के कपड़े बनाना और लिखना भी जानते थे। उस नगरी के खँंडहरों में बाट भी 
पाये गये हैं, जो क्रमशः एक दूमरे से दूने तोल के हैं, जिससे सिद्ध होता है कि 
वहाँ के लोग गणित भी जानते थे ओर व्यापार-विनिमय भी करते थे | वहाँ से 
जो रत्न मिले हैं उनसे सिद्ध होता है कि वहाँ के लोगों का गुजरात कर्णायक 
बदख्शाँ ओर ईरान तक से वाणिज्य-्ब्यापार था। वहाँ से जो हथियार निकले 
हैँ वे सब्र पत्थर और ताँबे के हैं; लोहे का पता वहाँ के लोगों को न था| अन्य 
कई जानवरों से परिचित होते हुए, भी वे घोड़े को न जानते थे । कला की रुचि 


# बस्ती के रूंड॒हरों के दब जाने से बनी ढेंरी को प्रयाग की बोली में भीटा कहते 
हैं। उसी को पच्छिमी पंजाब में भिड़ या ढेरी, पूरवी पंजाब में थेह, भोजपुरी में भीट 
या डीह ओर सिन्धी में दड़ी कहते हैं। खड़ी बोली में वह टिबरी कहलाती है, जैसे 
रेहरादून ज़िले में राजा रिसालू की टिबरी । 


४ $ ११] भारत का भूगभ-विकास तथा सम्यता का उदय 





20300 38&«&#/%27५3234932 अल शक कभनलनननना शनि न भधिलितागग 0». जन ह वश का टिक चना ऑशिगाओ * 
के का पी ् ५ 
्््ि न + 3 * दर 
शक घर है रु * हु 
| ' * 5४ 
ते 


न 
4 
डा 





५० 
है 


* 
जा 
डर हर [ 
५६ ४ 
# मय 
बढ 
5 
5 न 
है 
+ ५ 
हा 
बे 
| 





कु 
डर 


+ 


० 
5. 


इंडबक 
हर 
ढ़ हा 
हि. 
हर 
जा, 2 






[ 
$ 
| 
| ता न स्व कु 
| दे श्ऋ 
| के ्े * 
| 2 । 
|] ्फ्ि कं 
| &. का 
| डे हाई प्र्न 
३ + 4 
रे श है 
| ! ४ 
0 ३: . «7 | 
हक * 27 88९६ ५०.8 सा । 
॥ ह है 5. भ ई 
का 

अं हु 
॥ 2 ; 

श ह डर हर 
|| ; + | न 
| 'ब् 

बा 
| ३ ६2 शी बे ही 
५ हि 








3--3.......-->- -०«+ + ++ “+-+>-०-० >++ न 6 ललित कि +_ +-०+>>++ >+5 


हु । 
] 
है हुर रा र 
्॒ ३ 
2 ४७] 
। ।४ घर ह 
प 
दर 
ह् हे ४ , 
्फ के 
कल 
| #ई हि | टफ 
॥ ्र हु हे 
बी डैँ #ँ | 
है + $ है 
ब्रा नह कु हे 


कह 
ली] 








म्क बा 
डिला : ह गा *; 
रु हड न्‍ पर 0; «8 : « ८80 -, ७ ५४६ * - रॉ, बे आह ऑदा ५, ७ हक १ १फन्टू , 
हि: की का अब ाक नम जन 5 ७.4 'ा'ऑ 4, 5 _ _ ० ७. ज ७ ०... - एी३५.६.आ ५०४2७ * "०--ं - - २० - ५०००-६०. कम ० बयेकर पैन कीकलमन वन >मटनोनमनन 


मुअन जो दड़ो की खुदाई में पाई गई मुदरें, मूत्तियाँ आदि है 
( दूसरी पंक्ति में एक आधुनिक शित्रर्लिंग तुलना के लिए रक्खा है। ) 
[ प्रतिलिपिस्वत्व--भारतीय पुरातर्व-विभाग ] 





५६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पब १ 


उनमें थी | लिंग-पूजा और योगाम्यास उनके घमं-कर्म में सम्मिलित थे । 

' मुश्नन जो दड़ो के खेंडहर जिस सतह से निकले हैं वह पाँच हज़ार बरस 
पुरानो है | उप्ती तरह के अवशेष साहीवाल (मंगगुमरी ) ज़िले के हड़पा, कलात 
पठार के नाल आदि स्थानों में मी पाये गये हैँं। पिछले दो-चार वर्षा में (१६५२ 
के बाद) सतलज के उपरले काँठे में रोपड़ से तथा गुजरात के कुछ स्थानों से 
भी उसी नमूने के श्रवशेप मिले हैं । उनमें तथा सुमेर अक्काद के अवशेषों में 
बड़ी समानता है। सा प्रतीत होता है कि पाँच हज़ार बरस पहले पब्छिम 
एशिया से पच्छिम भारत तक एक ही कृष्टि फैली थो। वह कृष्यटि किन लोगों 
की थी सी अभी कुछ टीक 
नहीं कश जा सकता | 
मुअन जो दड़ो की मुदरों 
के लेग्ब अभी तक पढ़े नहीं 
जा सके | उनके पढ़े जाने 
पर इस प्रश्न का निपटारा 





हो सकेगा | 
5 6१२५, आर्यों का 
््ि भारत में प्रकट होना-- 
मे 0 आज से पाँच इज़ार बरस 
| खभाओ ५ *.. पहले उत्तर भारत का मैदान 


पशुपालक कृषक लोगों को 
अत्यन्त अनुकूल ओर 
आकर्षक लगा होगा । हम 
देखेंगे कि आय लोग जब 
यहाँ प्रकट हुए, तब्र वे पशु- 
शव दफ़नाने का मटका--हड़पा से [भा० पु०»वि०.] पालक ओर कृषक थे, 
घुड़सवारी और घातुओं का प्रयोग करते थे। आय बंश की विभिन्न शाग्वाएँ 
पशु गलक दशा में ही एक दूसरे से अलग हुई यह उनकी भाषाओ्रों की तुलना 


४१२] भारत का भूगभ-विकास तथा सम्पता का उदय ५७ 


से प्रकय होता है। उन्होंने अपना पहला ग्राखेटक जीवन उत्तर भारत में नहों 
बिताया यह निश्चित है, क्योंकि उत्तर भारत का मैदान इतने प्राचीन काल में 
मनुष्य के रहने योग्य नहीं था। दूसरी तरफ, दक्खिनी रूस में ओर कास्पी सागर 
के पूरव अश्काबाद प्रदेश में नवाश्मी कृष्टि के अ्रवशेष मिले हैं जो साथ पाई 
गई खोपड़ियों से आय व॒बंश के सिद्ध होते हैं। फलतः, दक्खिनी युगोप और 
मध्य एशिया में आये लोग नवाश्मी काल से विद्यमान थे। इसलिए बहुतेरे 
विद्वान्‌ यह मानते हैं कि आज से चार-पाँच हज़ार बरस पहले अफगानिस्तान के 
रास्ते आय लोग उत्तर भारत में आये | 

किन्तु भारतीय आयों की अपनी “अनुश्रुति” अर्थात्‌ परम्परागत 
आख्यानों में उनके उत्तरपब्छिम से आने की बात कहों नहीं है। उलय उसमें 
ऐसी चर्चा है कि वे सरस्त्रती के काँठे से भारत के अन्य भागों की तरह उत्तर- 
पच्छिम की ओर भी फैले । साथ ही, कैलाश-मानसरोवर-प्रदेश और मध्य- 
हिमालय के स्थानों को चर्चा भारतीय आर्यों की ध्राचीनतम अनुश्रुति में है, 
परन्तु उत्तर भारत में बसने के बाद उन प्रदेशों की ओर फैलने को कोई उल्लेख 
नहीं है | इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आरयों की एक शाखा पूर्वी मध्य एशिया 
अर्थात्‌ तारीम काँठे से नई चरागाहों की खोज करती प्छिमी तिब्बत चढ़ी 
ओर उसके दक्खिनी छोर पर पहुँचने के बाद लग० ३००० ई० पू० 
में हिमालय के नीचे उतर गंगा-यमुना-सरस्वती काँठों में आई। अलख- 
नन्दा-दून ( गदवाल ) से दिमालय के भीतर भीतर वह कश्मीर तक भी 
फेल गई । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
१, घारवाड़ी मेखला कौन सी और कहाँ है | 
२, धातु भारत-भूगर्भ को किस मेखला में हैं? हीरे किसमें १ कोयला 
किसमें ? इमारती पत्थर किसमें ! 
३. विन्ध्यक चट्टानें किस काल की हैं? तथा गोंडबवानी किसकी १ वे कहाँ 
कहाँ हैं ! 
» ४० कैसे जाना जाता है कि हिमालय कभी समुद्र के भीतर था? वह कब 


पद भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पवे ९ 


ऊपर उठा £ 

४, कश्मीर के करेवा क्‍या वस्तु हैं ! केसे बने ! 

«६, भारत में मनुष्य के प्राचीनतम दृथ्ियार जो मिले हैं वे कितने पुराने हैं ! 
रैम मालय भारत की ऋतुओं खेती ओर आबादी को केसे प्रभावित करता है! 
£ मुअन जो दड़ो वाले लोग किस किस धातु और पशु से परिचित थे ओर 

किससे अपरिचित £ 


न्‍परमयइसमाए उफ-करका+मरेनग#: अलरोयतरआसकापरद: एटकपलल-लकहिकरन, 


२, आरम्मिक आये पवे 


अध्याय १ 
आर्यो का भारत में फेलना 


$ १. पौराणिक ख्यातें--आर्यों का समूचे उत्तर भारत, मध्य मेखला 
ओर महाराष्ट्र में फैल जाना हमारे इतिहास की सबसे बड़ी घणना है। उस 
घटना की अनुश्रुति अर्थात्‌ परम्परा से सुनने में आते हुए. आख्यान हमारे पुराण 
नाम के ग्रन्थों में मिलते हैं। पुराण का अर्थ ही है पुगरना आ्राख्यान। शुरू 
में उन ग्रन्थों में उन आख्यानों या ख्यातों के सिवा आर कुछु न था। किन्तु 
बाद के लोगों ने पुराणों में धर्मोपदेश की ओर अन्य अनेक विषयों की भी बाते 
मिला दीं, जिससे आज उनमें से सच को बीनना कठिन हो गया है। तो भी 
यदि हम समूचे पोराणिक वृत्तान्त का सार ले लें तो उससे भारत के ठीक उस 
भाग में जिसमें कि आज आय भाषाएँ बोली जाती हैं आरयों के फेलने का 
सवथा स्वाभाविक क्रमबद्ध व्योरा निकल आता है | 

हमारे पुराणों में आय राज्यों के आरम्म से ले कर ग्रुत राजाओं-- 
जिनकी आगे चर्चा की जायगी--तक की ख्यातें हैं । उन ख्यातों में महाभारत 
का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है । उस युद्ध पर आय इतिहास का पहला प्रकरण समाप्त 
होता है। हमारे देश में बहुत लोगों का विश्वास है कि वह युद्ध आ्राज से 
पाँच हजार बरस पहले हुआ्आा था जब कि कलियुग-संबत्‌ चला। किन्तु वह विक्रम 
संबत्‌ से ३२०४४ बरस पहले चला यह बात पीछे की बनी हुई है। पौराणिक 
अनुश्रुति के अनुसार उस युद्ध के बाद के राजा परीक्षित्‌ से राजा नन्द 
तक १०१४ या १०४० वषं बीते थे, जिससे उस युद्ध का काल लग० १४०० 
ईं० पू० आता है। फिर पुराणों की ख्यातों में मनु वैवस्वत के बेटे इच््चाकु से. 


३० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ प्व २ 
परत युद्ध तक राजाओं की कुल ६३-६४ पीदियाँ लिखी हैं। एक पीढ़ी 
क्रा समय ओसतन १६ बरस मानने से इच्चाकु का काल भारत-युद्ध से प्रायः 
१५४०० बरस पहले आता है। इच्च्राकु से पहले की अनुश्रति सुलभाई नहीं 
जा सकी, और भारत में आर्यों के फैलने की कहानी प्रायः इच्चाकु के बाद 
प्रेही चलती है, इसलिए वहीं से हम झपने इतिहास का आरम्म करते हैं। 
रायद किसी का यह ख्याल हो कि एक पीढ़ी के लिए. १६ बरस का काल बहुत 
क्रम है, हमारे पुरखा बहुत वर्षों तक जिया करते थे। यदि हम यह मान 
जें कि हमारे पुरखा ओसतन १३० बरस जीते थे, तो भी एक राजा जब मरा 
तत्र उसके बेटे की आयु १०५ या ११० वष हुई, फिर वह तो केवल २५४ या 
२० बरस ही राज्य कर सकेगा और उसके मरने पर उसका बेठा भी बूढ़ा हो 
चुकेगा | इस तरह ओसत प्रायः वही निकल आगयगा | 

6 २, मानव और ऐल्ठ वंश--पौराणिक अनुश्रति भारत के प्राचीन 
इतिद्दास को मन्वन्तरों अ्रथांत्‌ मनुनुगों में बॉँय्ती है। प्रत्येक मन्वन्तर का 
आरम्भ किसी मनु से होता है। पहले के मनु-वशों के वृत्तान्तों की तह मं तथ्य 
क्या है इसका कुछ श्राभास अ्रभी तक नहीं मिला । अन्तिम कहानी का आरम्म 
मनु वैवस्वत से होता है | उसकी जाँच से कीमती तथ्य मिले हैं । 

कहानी के अनुसार बैवस्व॒त अर्थात्‌ सूय-पुत्र मनु के ६ या १० बेटे थे, 
जिनमें उसने समूचे भारत का राज्य बॉँट दिया। सचसे बड़े बेटे इच्चाकु को 
मध्यदेश ( कुरुक्षेत्र से प्रयाग तक के देश ) का राज्य मिला, जिसकी राजधानी 
अयोध्या थी | एक दूसरे बेटे को आजकल के तिरहुत ( उत्तरी बिहार ) में, 
एक को बघेलखण्ड मं, शर्याति नामक बेटे को गुजरात-काठियावबाड़ में ओर 
एक बेटे को पंजाब में राज्य मिला, इत्यादि । मनु की इछ्/ नामक एक बेटी 
थी, जिसका सोम के बेटे बुध के साथ सम्बन्ध होने से पुरूखस का जन्म 
हुआ । इत्ठा का बेटा होने से वह ऐठ कदलाया | ऐड्छ पुरूरवा का राज्य 
प्रतिष्ठान में था । 

मनु ऐतिहासिक व्यक्ति है कि कल्यित सो कहना कठिन है। इब्ठा भी 
केवल ऐठ उपनाम की व्याख्या के लिए. कल्पित की गई लगती है । पुराणों के 


५:४२] आरयों का भारत में फेलना ६१. 


ग्रनुतार मध्य हिमालय अर्थात्‌ कनौर-नोनसार-गढ़वाल प्रदेश का नाम इलाबृत _ 
त्रष॑ था; उस इछाबृत से आये लोग ऐक्ठ कहलाते हों यह अधिक सम्भावित है। .. 
इतना तथ्य इस कहानी में स्पष्ट है कि भारत के इतिहास का पर्दा जब पहले- 
पहल खुलता है तब अवध, बघेलखंड ओर तिरहुत में तथा उत्तर भारत के 
कुछ अन्य भागों में एक वंश के राजा राज्य कर रहे थे जो अपने को मानव या 
सूय वंश का कहते थे, और प्रतिष्ठान में एक और वंश का राज्य था जो अपने 
को ऐव्ठ या सोम ( चन्द्र ) वंश कहता था । प्रतिष्ठान कहाँ था यह एक ओर 
प्रश्न है । आगे के वृत्तान्त से अनुमान होता है कि वह सरस्वती-यमुना काँठों में 
कहीं रहा होगा ! 

इच्चाकु वंश का राज्य अयोध्या में शताब्दियों तक प्रायः अविच्छिन्न 
चलता रहा । इच्चाकु से महामारत युद्ध के काल तक उक्षकी प्रायः पूरी वंशा- 
वली पुराण में दी है । दूसरी वंशावलियाँ बीच बीच में टूटी हैं। पर विभिन्न 
वंशों के चरितों के बीच युद्ध विवाह आदि के समकालिकता-सूचक निर्देश 
यथेष्ट हैं, ओर एक आधुनिक विवेचक ने उन निर्देशों की बड़े यत्न से छानबीन 
कर के इस समूची कालावधि से घटनाओं व्यक्तियों आदि की आपेक्षिक काल- 
स्थिति निश्चित की दे । उस छानब्रीन के अनुसार मनु से महाभारत युद्ध तक 
आओसत हिसाब से ६५ पीदियाँ हुईं, ओर इस अवधि की प्रायः सब घटनाओं का 
काल प्रीदी के हिसाब से निश्चित हो जाता दै। 

छुठी पीदी के ज़माने में ऐव्ठ वंश में राजा ययाति हुआ । उसके पाँच 
बेटे हुए--यदु, द्रह्म, त॒4सु, अनु और पूर | पूरू और तुवंसु के वंशज मध्यदेश 

ही रदे | यदु के वंशज यादव आगे चल कर यमुना के दक्खिन दूर तक फैलते 

गये । आनवों की एक शाखा पंजाब में जा बसी ओर दूसरी बिहार के पूर्वी छोर 
पर, जो अंग देश कहलाया । पंजाब में आनव खूब फूले फले | द्रह्मु का वंश 
उसके ओर आगे उत्तरपच्छिमी पंजाब में जा बसा | इन वंशों के विस्तार का 
इतिहास ही बहुत कुछ भारत में आयों के फैलाब का इतिहास है | 


२१वीं पीदी में अ्रयोध्या में राजा मान्धाता दम जो पदला समा ओर 
चक्रवत्ती था। उसका साम्राज्य नर्मदा तक था | उसके दो पौंठी बाद देहय वेश 


६२ भारतीय इतिहास का उन्मोलन [ पव २ 


में, जो कि यादवों की एक शाखा थे, राजा महिष्मन्त हुआ, जिसने नमंदा पर 
माहिष्मती नगरी बसाई । इस ओर अगली पीठियों में द्रह्म और आनव वंशों से 
गन्धार, शिवि, केकय, मद्र श्रादि शाखाएँ, फूर्ट। ३०वीं पीढ़ी के काल में हेहय 
वंश में राजा कृतवरीय हुआ जिसका बेटा अजुन बड़ा विजेता हुआआ। अयोध्या 
के वंश में २३वीं पीदी में राजा द्रिश्रुद्ध हुआ | उसकी रानी शैब्या अ्रथांत्‌ 
शिविर लोगों में से थो जो कि दक्खिनी पंजाब में बसे आनवों की एक शाखा 
थे। अयोध्या के ही वंश में ४१वीं पीढ़ी में राजा सगर हुआ जो कृत युग के 
अन्त ओर त्रेता युग के आरम्म में था । 

0३ भरत का आख्यान--४र ेवों पीढ़ी के काल में पोरव वंश मे 
राजा दुष्पन्त या दुःपन्‍्त 
हुआ । उसके पुरखा 
“अपना राज खो चुके 
थे | दुःधन्त ने फिर से 
नया राज स्थापित 
' किया, जो गंगा-जमना 
दोआब के उत्तरी हिस्से 
में प्रा4ः आजकल के 
मेरठ - मुज़फ्फरनगर - 
बिजनौर जिलों में था | 
दुष्यन्त अपनी जवानी 
के दिनों में एक बार 
हिमालय की वराई में 


कराव के आश्रम में दुष्यन्त का आगमन। सइजाति के... खेलने गया । 
भीटे ( जिला इलाहाबाद ) की खुदाई से पाये गये शंग-युग दो त्रीेड़ जंगल पार 
के एक मिट्ढी के टिकरे पर अंकित इस सुन्दर चित्र में... कर उसकी सेना खुले 
शकुन्तला की कद्दानी अंकित जान पड़ती है। सुनसान मैदान में जा 

[ भा० पु०वि० ] निकली, जिसके आआांगे 


के 
: 2 /कफ्रा- 





१6९३] आर्यों का भारत में फैलना ६३ 


; ६ 
| 32५ पका हक 
वि हट /हऐं ही ह 
द बट ख्रपाण ८) ऊ रु पच्चाल, उत्तरी अंश 
' ऋषीकेश ० ध्छ | 
३० हों कं ५ 
2 








पैमाना अं० मील 











पर ६ 
५ ६ 
लालढाँग ./ / कया (७ कक लि कु 
5 #... | भरा | ड़ ४ । है कै. 
औ ० का ्टा कं ७४ ७ है 5 
9 के % १५), >क्गड्ाए भरी 5 हे नह थ चढ़े, 
० ककोटद्रार टशहकर्ष | 2 प्र का हे 
हद ५; 2 2० गौ २ 
हि ध्छं ऑन हु 
के हे कक हुए वा रै छु न. अर धो 
४ नजी बाद भगगा * 300०, हर 


नक्शा ७ 


६४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ २ 


एक मनोरम वन दिखाई दिया । उस बन के परले छोर को मालिनी नदी 
धोती थी [ नक्शा ७ ], जिसके किनारे किसी ऋषि का आश्रम बसा जान 
पड़ता था। मालिनी अब मालिन कहलाती है, और गढ़वाल में तराई के 
पहाड़ों से निकल कर नजीबाबाद के पच्छिम बहती हुई गंगा में जा मिलती है। 
उसके तट पर का आश्रम कण्व ऋषि का था। गठवाल में चोकीघाण नामक 
स्थान के उत्तर आज भी लोग किनकसोत नाम का कुंज दिखलाते ओर 
उसे कण्व-आश्रम के स्थान पर कहते हैं। आश्रम को देख राजा ने सेना वहीं 
छोड़ दी ओर कुछ साथियों के साथ आगे बदा | ऋषि के स्थान की तरफ 
जाते हुए वह अकेला रह गया। वहाँ उसे सूखे पत्तों में खिली कली के 
समान ” तापसी वेश में एक युवती दिखाई पड़ी । कण्व फल लाने को बाहर 
गया हुआ था और दो दिन बाहर ही रहा । उसकी अ्रनुपस्थिति में उसकी पुत्री 
शकुन्तला ने ही राजा का आतिथ्य किया | दुष्यन्त और शकुन्तला का परस्पर 
प्रेम ओर विवाह भी हो गया | कण्व के लौट आने पर शकुन्तला संकोच में बैठी 
थी, उसका बोभा उतारने को आगे नहीं बढ़ी । सच्न ह्याल जान लेने पर पिता ने 
उसे आशीवांद दिया । 

शकुन्तला की कोख से पराक्रमी भरत पैदा हुआ | बड़ा होने पर उसने 
थानेसर के पास की सरस्वती नदी से गंगा तक और गंगा से अ्रवध की सीमा 
तक समूचा प्रदेश जीत लिया । वह चक्रवर्त्ती ( श्रथांत्‌ जिसके रथ का चक्र 
समूचे आरयांवत्त में चले ) और सम्राट कहलाया। उसके नाम से न केवल 
उसके वंशज प्रत्युत पूवज भी भारत कहलाये। और उन भारतों में बड़े-बड़े 
राजा ओर ऋषि हुए । भरत के वंश में उससे छठी पीढ़ी पर राजा हस्ती हुआ, 
जिसने हस्तिनापुर नाम की बस्ती बसा कर उसे अपनी राजधानी ब्रनाया | मेरठ 
जिले के उत्तरपूरवी कोने में अब भी गंगा के पाँच मील पच्छिम दसनापुर नाम 
का कस्बा उस बस्ती को सूचित करता है [ नक्शा ७ ]। 

भरत के राज्य में अवध के पच्छिम का ठेठ हिन्दुस्तान का समूचा 
प्रदेश था। किन्तु पीछे हस्तिनापुर के राज्य से उसका पूरवी हिस्सा अलग हो 
गया | वह पंचाल देश कहलाने लगा | उसके भी दो हुकड़े हुए। गंगा- 


१6४ |] आयों का भारत में फेलना ६५ 


जमना दोआब का निचला भाग दत्षिण पंचाल कहलाया। उसकी राजधानी 
काम्पिल्य थी, जिसका नाम आज तक फरुखाबाद जिले के कॉपिल गाँव के 
नाम में जिन्दा है। उसके उत्तर गंगा पार उत्तर पंचाल था। उसकी राज- 
धानी अहिच्छुत्रा थी, जिस के खेंडहर बरेली जिले में आऑबला कस्बे के नज़दीक 
रामनगर गाँव में हैं [ नक्शा ७ ]। इटावा-फरुखाबाद प्रदेश को श्रत् भी पचार 
कहते हैं, जो कि पंचाल? का रूपान्तर है । 

6 ७. राम दाशरथि का आख्यान--अ्रसेश्या नगरी में €च्वाकु के 
वंशजों का राज्य चला आता था । अयोध्या के ही नाम से वह प्रदेश अब अवध 
कहलाता है। उसका पुराना नाम कोशल था। वहाँ के राजवंश में ६२वीं, 
पीढ़ी पर राजा रघु हुआ | रघु का पोता दशरथ था। दशरथ की तीन रानियों 
में से बड़ी 'कौशल्या” अर्थात्‌ कोशल की थी, दूसरी “कैकेयी” केकय की । इन 
रानियों के व्यक्तिगत नाम हम नहीं जानते । केकय लोग आनवों की शाखा 
थे जो चिनात्र नदी के पच्छिम नमक-पहाड़ियों तक रहते थे। आजकल के 
गुजरात, शाहपुर और जेहलम जिले उनके देश को सूचित करते हैं। राजा 
दशरथ के अपनी रानियों से चार बेटे हुए--कोशल्या से रामचन्द्र, कैकेयी से 
भरत तथा सुमित्रा से लक््म्ण ओर शत्रुष्न | रामचन्द्र का स्वयंवर-विवाह विदेह 
( तिरहुत ) के राजा सीरध्वज जनक की बेटी सीता से हुआ । 

बुढ़ापे में राजा दशरथ ने रामचन्द्र को युवराज-तिलक दे राज-काज से 
लुद्दी पाने का विचार किया | प्रजा ने राम का अभिषेक करने की स्वीकृति दे 
दी। उस काल के आयांवत्तें में नये राजा को जन्न राज्य मिलता, तत्र एक 
संस्कार होता और राजा को प्रजा के साथ कई प्रतिज्ञाएँ करनी पड़ती थीं। तब 
उसका अभिषेक अर्थात्‌ सींचने या शुद्ध करने की रस्म होती, जिसके लिए 
गंगा सरस्वती आदि पविन्न ना सरस्वती आदि पवित्र नदियों का पानी लाया जाता, ओर जिस देश का वह 
राजा होता, उसके एक तालाब का पानी भी उन पानियों में मिलाया जाता । 
राम के अभिषेक की सब तैयारी हो चुकने पर रानी कैकेयी ने उसमें विष्न डाल 
दिया | राजा दशरथ अपनी जवानी में एक बार युद्ध में घायल ओर बेहोश हो 
गया था। रानी कैकेयी तब उसके साथ थी और वह उसे रथ में लिये रथ को 

भा० ४ 


5६६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व २ 


हॉक कर बचा लाई थी। दशरथ ने तब कैकेयी को दो “वर” देने का वचन 





। ' "7 का है 
४, . कु ६ $॒ /" 
५ (५३, फछ १4 लक ४. 
"और सर पएलमा ५ 2 ७ ह 
न्कियद ि ले हि 2५ ० कक 0 पं हु 
तु हि शृ * बड़ " 
' ि न न्‍्क्क 75. 9 गा 
ह रा । ६ 
् 3 4 
कल 4 ह 
हा है 
| 
के है ली हि हि प ॒ डक 
ड़ हि डे ह 
फ ' हु 
३ 
मम द हब > ० 
०. का 50: है 


ह्न्ल 


हु रामचन्द्र अहल्या का उद्धार करते हुए 
'देवगढ़ ( ज़ि० भाँसी ) के गुप्तकालीन मन्दिर का मृत्त दृश्य 
[ भा० घु० वि० ] 


१6४ ] आर्यो का मारत में फेलना ६७ 


दिया था। कैकेयी ने अब ये दो बर माँगे कि राम को १४ वष का वनवास और 
भरत को राज्य दिया जाय | दशरथ को लाचार उसकी बात माननी पड़ी | 
सीता ओर लक्ष्मण भी राम के साथ गये । 
राम की वनयात्रा प्रयाग से चित्रकूट, पंचवटी, किष्किन्धा हो कर लंका 
तक है। प्रचलित विश्वास के अनुसार लका विहल है और पंचबटी गोदा- । 
बरी तट पर नासिक अथवा बस्तर म॑ं पणुशाला नामक स्थान | किन्तु यमायण 
के अनुसार चित्रकूट से पंचवटी प्रायः ७८ मील ओर किक्कित्वा €६ सील थी। 
लंका का अ्रथ गोंडी द्वाविड बोली में टापू , दोआमात्र ओर ऊँचा टीला तीनों 
गोदारि! शब्द उस बोली में नदी का वाचक है, उसीका संस्कृत रूप 
गेदावरी है। विन्धथ्य के गोंड लोग अपने को रावण का वंशज मानते शथ्ाये 
हैं। यह सब देखते हुए आधुनिक विवेचकों ने निशय किया है कि लंका 
ग्मरकटक की चोटो थी, जहाँ से एक तरफ नमंदा ओर दसरी तरफ सान 
निकलता है, आर जिसके नीचे बड़े जलाशग्र हैं। वहाँ के निवासी गॉंड हैं, 
जिनके पड़ोस में शरराव ओर शबर भी रहते हैं। ओराव रामायण के वानर 
हैं, ओर शबर अनक्ष | कल्पना ने उनके विचित्र रग-रूप बना दिये हैं। पर 
वे मनुष्य जातियाँ ही थीं, ओर आरयों के साथ उनके विवाह-सम्बन्ध भो होते थे। 
आदिम जातियाँ पशुओं पेड़ों आदि की पूजा किया करती हैं, ओर जिस वस्तु 
की पूजती हैं, उसके चित्र से अपने देह को आँकती हैं और उसीके नाम से 
उनका नाम पड़ जाता है । गोंडों में तब कच्चा मांत खाने की प्रथा रही होगी, 
इसलिए, वे राक्षस कहलाये । 
अमरकंटक बघेलखंड के दक्खिनी छोर पर हे, उसके दक्खिन छत्तीसगढ़ 
है, जिसका नाम आगे चल कर दक्षिण कोशल पड़ा। उत्तर कोशल से 
दक्षिण कोशल तक अब एक ही भाषा है [ नक्शा ४ ]। इस प्रकार राम के 
आख्यान में उत्तर कोशल के आरयों के दक्खिन बढ़ने का चित्र अंकित है । 
वाल्मीकिरामायण में अंकित राम की वनयात्रा से उस युग में जमना 
के दक्खिन प्रदेश की दशा पर प्रकाश पड़ता है। चित्रकूट छोड़ने पर राम 
लक्ष्मण सीता सबसे पहले अ्रत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे | चित्रकूट के पास 


ध्द मारतीय इतिहास का उन्मीलन | पव रे 


उस आश्रम का स्थान अब भी उसी नाम से बताया जाता है। वहाँ के तपस्वियों 
ने उन्हें सावधान करते हुए. दंडक वन में जाने का सुगम मार्ग बतलाया | कई 
ऋषियों के आश्रमों को देखते हुए वे शरभंग के आश्रम में पहुँचे | वहाँ 
उन्हें निकय्वर्ती सुतीदण के आश्रम में जाने की सलाह दी गईं, पर साथ ही 
चेतावनी दी गई कि चित्रकूट से पम्पा तक राक्षसों का बड़ा उपद्रव है। 
सुतीक्षण के आश्रम में वे कुछ दिन रहे, फिर कई वर्ष घूमधघाम कर वहीं लोट 
आये। वहाँ से चार योजन पर वे अगस्त्य के भाई के आश्रम को गये, 
उसके निकट ही अगस्थ के आश्रम को । अगस्त ने अपने आश्रम से दो 
लगे और वहीं से सीता को राक्षसों का राजा रावण हर ले गया | राम लक्ष्मण 
सीता की खोज में निकले तो तीन कोस की दूरी पर क्रॉचारण्य में पहुँचे । उसे 
पार कर पूरव मुड़ने पर घोर वन में घुसे ओर फिर एक खोह पार कर महारण्य 
में। वहाँ कबन्ध राक्षस मिला जिसने बताया कि वहाँ से पच्छिम पम्पा सरोवर 
के तट पर ऋष्यमूक पवत है, जिसपर सुग्रीव वानर रहता है। ऋष्यमूक के 
निकट ही किष्किन्धा थी, जहाँ सुग्रीव का भाई बालि राज करता था। यों 
चित्रकूट से सुतीक्षण का आश्रम प्रायः ३२० मील, वहाँ से पंचवटी लगभग ४८ 
मील, और पंचवरटी से किष्किन्धा लगभग १८ मील थी। ओर चित्रकूट से ही 
तब जंगल आरम्भ हो जाते थे, जिनमें गोंड ओराँव ओर शबर लोग विचरते 
ओर आखेट से जीविका करते थे, और जिनके बीच बीच आय ऋषियों ने 
अपने आश्रम बसाये थे । 

राम ने बालि को मार कर सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया, उसकी 
ओर उसके मन्त्री हनुमान की सहायता से सागर अर्थात्‌ जलाशय पर सेतु बना 
बानर सेना के साथ रावण की राजधानी लंका में प्रवेश किया ओर रावण को 
मार सीता को वापिस लिया | फिर १४ व पूरे होने पर वनवास से लौट कोशल 
का न्यायपूर्वंक शासन किया | 

भरत दाशरथि को अपने ननिहाल का केकय राज्य मिला था। केकय 
के साथ लगा हुआ सिन्धु देश था [ नक्शा ८ ] जिसके अ्रन्तगंत आजकल 


१6५ | आयों का भारत में फैलना ६६ 


के सिन्धसागर दोझाब का नमक-पहाड़ियों के दक्खिन का अंश और डेराजात 
( सिन्ध काँठे के डेरा-इस्माइलखाँ, डेरा-गाज़ीखाँ जिले ) शामिल थे। सिन्धु 
भी भरत के राज्य में था। ईरानी लोग इसी सिन्धु देश को हिन्दु बोलते थे 
ओर इसीसे हमारे सारे देश का नाम हिन्द या इन्द्‌ पड़ा । 

आजकल जिसे हम सिन्ध प्रान्त कद्ते हैं उसका नाम सोवीर था। 
सिन्धु कहने से सिन्‍न्ध नदी का बिचला काँठा ही समझा जाता था। सिन्धु के 
उत्तर और केकय के उत्तरपचब्छिम गन्धार लोग रहते थे, जो कि द्रह्म वंरा के 
थे। भरत दाशरथि के पुत्र तत्ष ओर पुष्कर थे। कहते हैं उन्होंने गन्वार जीत 
कर तक्शिला ओर पुष्करावती बस्तियाँ बसाईं। पुष्करावती कुभा (काबुल) 
ओर सुवास्तु (स्वात) नदियों के संगम पर थी। तत्नुशिला का प्रदेश पूरवी 
गन्धार था ओर पुष्करावती का पच्छिमी गन्धार। आगे चल कर हम॑ इन 
प्रदेशों ओर नगरियों से बहुत वास्ता पड़ेगा [ नक्शा ८, ६ |। 

रामचन्द्र के प्रशासन के साथ त्रेता युग का अन्त हुआ । 

6५, यादव और पोरव--रामचन्द्र से पहले यादवों की बड़ी 
वृद्धि हुई थी, पीछे ओर भी हुई । उनके राज्य मथुरा से गुजरात और विदभ 
तक फेल गये थे | मथुरा का प्रदेश श्रसेन कहलाता था। जमना के दक्खिन 
का प्रदेश जिसे अब बुन्देलखंड कहते हैं, चेदि कहलाता था; वहाँ भी यादव 
बसे हुए. थे। आजकल के मालवे के पब्छिम भाग को अ्रवन्ति और पूरव को 
दशाण कहते थे ( दशाण देश में दशार्णा नदी बहती थी जो अत्र भी धसान 
कहलाती है )। अवन्ति ओर दशाण में तथा आजकल के गुजरात-काठियावाड़ 
म॑ भी यादव बसे थे। अबन्ति की राजधानी उज्जयिनी ( उज्जैन ) के दक्खिन 
नमंदा नदी में एक यपू है जिसे श्राजकल मान्धाता कहते हैं। वहाँ माहिष्मती 
नाम की यादवों की नगरी थी । अवन्ति से दक्खिन जाने वाले रास्ते को वह 
सबसे बड़े नाके पर काबू करती थी। उसके दक्लिन व्रिदभ देश ( बराड ) 
में भी यादव राज्य था [ नव्शा ८, ६ |। 

उधर उत्तर पंचाल में ६७वीं पीदी के काल में राजा सुदास हुश्रा, 
जिसने दक्षिण पंचाल जीता, हस्तिनापुर के राजा संवरण को उसकी राजधानी 


७० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव २ 


से मार भगाया, और फिर पंजाब के राष्ट्रों पर चढ़ाई की । परुष्णी ( रावी ) 
नदी के किनारे उसने दस राजाओं को इकट्ठा हराया । उनमें पौरव संवरण के 
अतिरिक्त मत्स्य, तुबव॒सु, द्रह्म, शिवि, पक्थ श्रादि के नाम हैं। मत्त्य मथुरा 
के पच्छिम आजकल के मेवात ( अलवर ) के लोग थे। पकथ आधुनिक 
पठानों के पुरखा थे । 

सुदास की मृत्यु के बाद संवरण ने अ्रपना राज्य वापिस ले उत्तर पंचाल 
भी जीत लिया | संवरण का बेटा प्रतापी कुरु हुआ । उसीके नाम से सरस्वती 
का कॉटा कुरुक्षेत्र कहलाने लगा | कुरु के वंशन कौरव कहलाये | उस वंश 
की एक छोटी शाखा में ७८वीं पीढ़ी के काल में राजा वसु हुआ। बसु ने चेदि, 
कौशाम्बी ओर मगध को जीत लिया | आजकल के प्रयाग का प्रदेश तब वत्स 
कहलाता था। उसकी राजधानी कोशाम्त्री प्रयाग से ३२ मील ऊपर जमना पर 
थी, जहाँ अन्न कोसम का दह्दा हुआ गढ़ है। मगध दक्खिनी बिहार का नाम था, 
जिसमें अब पटना और गया जिले हैं। वसु के ज़माने से पहले वह निरा जंगल 
था, ओर उसमें आयों की बस्ती नाम को ही थी; किन्तु बसु के पीछे उसके जो 
वंशज मगध में रहे, उन्होंने उसे बड़ा राज्य बना दिया । ६२वीं पीढ़ी के ज़माने 
में बसु के वंश में मगध का राजा जरासन्ध ओर चेदि का राजा शिशुपाल हुए। 

$६- भारत युद्ध का आख्यान--कौरव वंश की बड़ी शाखा 
हस्तिनापुर में राज्य करती रही | उस वंश में ६३वीं पीदी के काल में धृतराष्ट्र 
ओर पांडु दो भाई हुए | धघृतराष्ट्र की रानी 'गान्वारो” अर्थात गन्धार राजकुमारी 
से उसके बहुत से बेटे हुए जिनमें दुर्योधन जेठा था। पांडु की दो रानिंयाँ 
थीं--कुन्ती ओर माद्री? | मद्र लोग रावी और चिनाब के बीच रहते थे, उन- 
की राजधानी शाकल ( 5 स्थालकोट ) थी। म॒द्र की ख्तरियाँ हमारे प्राचीन 
इतिहास में अद्वितीय सुन्दरियाँ प्रसिद्ध थीं। पांडु को छोटी रानी मद्र की होने से 
माद्री कहलाई | विवाह से पहले कुन्ती के एक बेटा हो चुका था जिसे उसने 
शर्म के मारे बहा दिया था | एक सूत ( रथ हाँकने वाले ) ने उसे उठा कर 
पाल लिया था। उसका नाम कण था ! उसे दुर्योधन ने शरण दी थी। पांडु 
के बेटे पांडव कहलाये | धृतराध्ट्र के बेटे कोरव ही कहलाते रहे | कौरवों और 


१६६] आयों का भारत में फैलना ७१ 


पांडवों में बचपन से बड़ी डाह रही | 

जरासन्ध ने मगघ के राज्य को साम्राज्य (बना लिया। सच्च पड़ोसी 
राजा उसे अपना बड़ा मानते थे। चेदि का शिशुपाल उसका मित्र था। मथुरा 
के अन्धक-यादवों का राजा कंस भी, जो जरासन्ध का दामाद था, उसे अपना 
अधिपति मानता और उसके सहारे प्रजा पर .जुल्म करता। अ्रन्धकों ने उसके 
विरुद्ध अपने पड़ोसी वृष्णिन्यादवों से मदद माँगी | वृष्णियों का नेता वासुदेव 
कृष्णु था | कृष्ण ने कंस को मार डाला । किन्तु जरासन्ध का मुकाबला वे लोग 
न कर सकते थे | अ्रन्धक ओर वृष्णि द्वारका की तरफ चले गये, जहाँ उनका 
संघ? अर्थात्‌ पंचायती राज्य स्थापित हुआ | इस संध के दो संघ-मुख्यः 
एक साथ चुने जाते थे | उम्रसेन एक सुखिया था और वासुदेव कृष्ण दूसरा । 

इधर पांडवों ने दक्खिन पंचाल के राजा द्रपद यशसेन की लड़की 
कृष्णा को स्वयवबर में प्राप्त कर उससे विवाह किया | उन्होंने राज्य में अपना 
भाग माँगा, पर कोरव उन्हें कुछ न देना चाहते थे। अन्त में यह ठहदरा कि 
जमना पार कुरुक्षेत्र के दक्खिन के जंगल को वे बसा ले'। वह जंगल तत्र 
खांडव वन कहलाता था | उसे जला कर पांडवों ने वहाँ इन्द्रप्रदथ नगर बसाया 
जिसके नाम की याद अन्र दिल्‍ली के पुराने किले के पास इन्द्रपत बस्ती में है| 
इन्द्रप्रस्थ की समृद्धि जल्द बढ़ने लगी | पांडव मदत्त्वाकांक्षी थे, चुपचाप न बैठ 
सके | उनके नये राज्य के दक्खिन लगा हुआ शूरसेन देश था, जहाँ जगसंध 
की तूती बोलती थी। यों जरासन्ध से उनका बैर ओर वासुरेव कृष्ण से मैत्रो हो 
गई । कृष्ण को सहायता से उन्होंने जरासन्ध को मार डाला। उसक्रा साम्राज्य 
टूट गया। मगध के ठीक पूरव का अंग देश ( मुंगेर-भागलपुर ) पहले उसके 
अधीन था । अ्रत्र दुर्योधन की सहायता से कर्ण वहाँ का राजा बना | इधर चेदि 
का राजा शिशुपाल अपने पड़ोसियों में प्रबल हो गया । 

आरयों के मह्त्वाकांच्ती राजा दिग्विजय करके राजसूय या अश्वमेध यज्ञ 
किया करते थे | पांडवों ने भी राजसूय किया | कई पड़ोसी राजाओं ने खुशी से, 
कई एक ने डर ओर दबाव से उनकी शक्ति मानी ओर उनके यज्ञ में भाग 
लिया । धृतराष्ट्र के बेटों को अपने भाश्यों के विजयोत्सव में आना पड़ा । जरा- 


७२ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव २ 


सन्‍्ध के मित्र शिशुग़ल को कृष्ण से विशेष चिद थी। उनकी स्पर्धा यहाँ तक 
बढ़ी कि उसी यज्ञ में कृष्ण ने उसे मार डाला | यों पांडवों के एक ओर पड़ोसी 
प्रतिदन्द्दी का अन्त हुआ । 9७ 
कोरवों के मामा गन्धार के शकुनि ने उन्हें पांडवों के पराभव का एक 
उपाय सुकाया | उस युग के आरयों में जुआ खेलने का बड़ा व्यसन था। 
जुए की चुनौती से मुँह मोडना वैसा ही लज्जास्पद समझा जाता था जैसा युद्ध 
से। शकुनि ओर दुर्योधन ने पांडवों को जुए का निमन्त्रण दिया। उसमें वे 
अपना राज्य तक हार बैठे, और उन्हें बारह बरस वनवास ओर एक बरत्त 
अज्ञात वास का दंड मिला | हा 
उनके पीछे दुर्योधन ने अपना पक्ष दृढ किया। पांडव तेरहवेँं बरस अपने 
राज्य के पड़ोस में मत्स्य ( आजकल के अलवर ) के राजा व्रिराट के यहाँ आ 
गये । वह बरस बीतने को था कि कौरवों ने अपने पड़ोसी त्रिगत्त ( जलन्धर- 
हुशियारपुर-कांगढ़ा जिलों ) के राजा के साथ मिल कर मत्स्यों पर धावा मारा 
और उनके डंगर लूट ले चले । पांडवों की सहायता से विराट ने उन्हें हराया । 
उसके बाद पांडवों ने अपना राज्य वापिस माँगा, पर दुर्योधन ने क 
मैं युद्ध के बिना सुई की वोक बराबर भूमि भी न दूँगा। दोनों पक्षों में युद्ध ठन 
गया ओर वह घरेलू आग भभक कर भारत के सब राज्यों में फैल गई | त्रिगत्त 
का राजा दुर्योधन का मित्र था, ओर गन्धार का शक्रुनि उसका मामा था। 
इनके अ्रतिरिक्त सिन्धु देश का राजा जयद्रथ भी उसका बहनोई था | इन तीनों 
के दब्नाव से पंजाब के प्रायः सभी राज्य कौरवों की तरफ हो गये। इसी तरद कण 
के दबाव से पूरव के राज्य भी। मध्यदेश ओर गुजरात के राज्य दोनों 
तरफ बँटे थे। यादवों के दोनों तरफ बैठा होने के कारण कृष्ण ने भी खुल कर 
पांडवों का साथ न दिया, निःशस््र सलाहकार रूप में उनकी सहायता की। पांडवों 
की सेनाएँ मत्स्य की राजधानी उपम्ञव्य पर जुथने लगीं; कोरवों की सेनाएँ पंजाब 
के पूरवी छोर और हस्तिनापुर पर जमा होने लगीं। सन्धि की बातचीत विफल होने 
पर पांडव सेना उनके बीच उत्तर को बढ़ी, और कुरुक्षेत्र पर द्वोनों तरफ के 
प्रवाह आ ठकराये। अठारह दिन के घमासान युद्ध के बाद पांडवों को जीत 


४3०७-७५ ३०/-वनक फ७+3+क- इनका भनननन-न-+ >जनल 


१6६] आरयों का मारत में फेलना छरे 


हुई | वे कुछ देश के राजा और आयावत्त के सम्राद हुए. । 


लक लतो+ए+०.-3००+-->न्‍मन्‍य 


रामायण की ख्यात से महाभारत को खंयात को तुलना करे तो यह स्पष्ट 
होता है कि इस बीच आरयों की बस्तियाँ काफी फेल गई थीं। वे पूरव तरफ 
मगध और अंग तक और दक्खिन तरफ माहिष्मती ओर बिदर्भ तक जा पहुँची 
थीं। यों तो महाभारत में और आगे पूरव और दक्खिन के राजाओं के भी नाम 
दिये हैं, पर छानबीन से पाया जाता है कि वे पीछे जोड़े गये हैं । विदर्म ओर 
अंग इस युद्ध के काल तक शआआार्यावत्त की अन्तिम सीमाएँ थीं ( नक्शा ८ ) | 

द्वामारत युद्ध ६२, ६३, ६४, ६५ पीदियों के काल में हुआ। यों 
अनुश्रति के अनुसार कृत युग छ० पीढ़ी का, त्रेता २५ और द्वापर ३० पीढ़ियों 
का था--अर्थात्‌ कृत की अ्रवधि लगभग साढ़े छह शताब्दी, त्रेता की चार 
शताब्दी ओर द्वापर की पीने पॉँच शताब्दो रदी। कृत त्रेता ओर द्वापर यों 
ऐतिहासिक युग थे, जैसे मौर्य युग, सातवाहन युग, गुप्त युग, मुगल युग, मराठा 
युग आदि । पीछे ज्योतिषियों ने भी अपने युगों के लिए यही नाम अपना लिये 
जिसके कारण हमारे देश में आज तक भ्रम चला आता है । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


/ दुष्यन्त किस वंश का था ओर कोन से प्रदेश पर राज करता था ? 

२. उत्तर और दक्षिण पश्चाल देश कहाँ हैं ? उनकी राजघानियों की आधुनिक 
कीन से स्थान सूचित करते हैं ! 

2 - इऋ्ंवाकु से भारत युद्ध तक राजाओं की कुल कितनी पीढड़ियों ने राज किया १ 
रामचन्द्र / काल इच्वाकु से कौन सी पीढ़ी पर हे ? 
८ तत्नशिला ओर पुष्करावती को किसने स्थापित किया 2 ये किन प्रदेशों की 
राजधानियाँ थीं ! 

५, सदानी रा, सुवास्तु, कुभा, मालिनी और दशाणो नदियों के आजकल क्‍या 
नाम हैं ! ये किन प्रदेशों को सौंचती हैं १ 

६. राम दशरथि के आख्यान का ऐतिहासिक तत्त्व लिखिए । 

७, निम्नलिखित नगरों और देशों को नक्शे में दिखाइए ओर इनके आधुनिक 
नाम बताइए--अ्रहिच्छुत्रा, हस्तिनापुर, कीशाम्बी, माहिष्मती, अवन्ति, विद, चेदि, 
मदर, मत्स्य और अंग । 





अध्याय २ 
आरम्भिक आर्यों का समाज 


6 १. वेद--आ्रार्यावत्त के आया में वेद नाम का साहित्य प्रचलित था । 
बेद का अथ है ज्ञान | वेद्‌ का बड़ा अंश कविता में है। उसमें जो एक'एक 
साधारण पद्म होता है उसे ऋच या ऋचा कहते है। जो ऋचाएँ गाने लायक 
हैं, श्र्थात्‌ जो गीतियाँ हैं, उन्हें साम कद्दते हैं। वेद का 
कुछ अंश गद्य भी है, और उस गद्य के एक एक सन्दर्भ को 
यजुष्‌ कहते हैं। ऋचाओं सामों और यजुषों को मन्त्र भी 
कहते हैं । 


प्रत्येक वेदमन्त्र अर्थात्‌ प्रत्येक ऋचा साम और यजुष सी 
व्‌ न 3 विश्वामित्र ऋषि 


के साथ किसी न बेब आन ह। उस न | बहुत से (परी शताब्दी ई० 
हिन्दू वेदों को अपोरुषेय मानते हैं। उनका कहना है कि थू« के औदुम्बर 
ऋषियों ने वेदों का दशन पाया था; वे मन्त्रद्रष्टा' थे। आधुनिक गण के सिक्के 
और कुछ प्राचीन विवेचक वेद-मन्त्रों को बनाने का श्रेय पर से 
ऋषियों को देते हैं। उनका कहना है कि ऋषि वे प्रतिभाशाली कवि थे जिन्‍्हों- 
ने ऋचाएँ ( और साम तथा यजुष भी ) रचीं | 

आय लोग निरे योद्धा नहीं थे । उनमें अपने चारों तरफ की वस्तुश्रों 
को ध्यान से देखने ओर उनके विषय में सोचने-विचारने की उत्कट प्रवृत्ति थी | 
अपने विचारों को उन्होंने सुन्दर भाषा में प्रकट किया है। सबसे पहला प्रसिद्ध 
/कऋषि विश्वामित्र इच्चाकु से र६बों पीढ़ी के काल में था। ऋषियों की परम्परा 
उसके बाद प्रायः चालीस पीढ़ी चलती रही | ऋचाएँ साम ओर यजुष पहले 
फुटकर रूप में थे। मिन्न-भिन्न ऋषियों के परिवारों या शिष्य-परम्पराओं में उनका 
संग्रह होता गया | यों उनकी संद्विताएँ बनीं। संदिता का अर्थ है संकलन 
या संग्रह ।* कर 
महाभारत युद्ध के प्रायः दो शताब्दी पहले हमारे देश में लिखने की 
कला चल्ली | तभी आययांवत्त की भाषा के सब उद्चारणों का पूर्ण विश्लेषण करके 





२९६१] आरम्भिक आयों का समाज ७५... 


कुछ वैज्ञानिक विचारकों ने भारतीय वर्णमाला-पद्धति का “ प्रणयन” किया | 
इस ब्राह्मी? वणमाला का आविष्कार संसार के सबसे पूण आविष्कारों में से 
था अ्र्भी तक उच्चारणों का इतना पूण वैज्ञानिक विश्लेषण ओर किसी वरणु- 
पद्धति में नहीं है । 

लिखना आरम्भ होने से साहित्य के संकलन की प्रवृत्ति और बदी तथा 
सब्र प्रकार के ज्ञान को पुष्टि मिली ।(मद्यामासत युद्ध का समकालिक कृष्ण 
दंपायन मुनि हुआ | उसने अन्तिम बार अपने समय तक के समूचे वेद अथांत्‌ 
शान को संहिताएँ बना दीं, जो आज तक चली आती हैं । उसने ऋचाओं की 
एक संहिता बनाई जिसमें ऋचाओं को छाँट कर ऋषि-वार ओर विषय-वार बाँट 
दिया | इसी तरह सामों ओर यजुषों की अलग-अलग संहिताएँ कर दीं | ये तीनों 
ऋकसंहिता सामसंहिता ओर यजुःसंद्दिता मिल कर “त्रयी” कहलाई । त्रयी हमारे 
साहित्य का सचसे पुराना संग्रह है। ऋक-संहिता में एक हज़ार से अधिक सूक्त 
या कविताएँ हैं जो दस मंडलों में बँटी हैं। यूक्तः का अथ है अ्रच्छी उक्ति 
सुभाषित | प्रत्येक सूक्त में २-४ से ले कर ५०-१०० तक ऋचाएँ हैं। साम- 
संहिता, ऋकसंहिता की लगभग तिहाई है, ओर उसमें बहुत से साम ऐसे हैं 
जो ऋकसंशिता में आ चुके हैं। यजुःसंहिता ओर भी छोटी है, ओर वह कुल 
४० अध्यायों में बेटी है । दूसरे प्रकार के कुछ विविध मन्त्रों को कृष्ण द्वपायन ने 
त्रयी से अलग अथवंसंहिता में संगहीत किया, ओर फिर उठती तरह सूतों के 
आख्यानों की भी एक संहिता बनाई जिसका नाम हुआ पुराणसंहिता। (त्रयी 
के साथ अथववेद ओर पुराणुवेद ( अ्रथवा इतिहासवेद ) को मिला कर पंच 
वेद कहा गया ।(्वीद अर्थात्‌ ज्ञानकोश का इस प्रकार बँंटवारा करने के कारण कृष्ण 
द्ैपायन वेदव्यास अर्थात्‌ वेद-विभाजक कहलाया [है 

अ्राजकल जिसे हम हिन्दी की खड़ी बोली कहते हैं वद उसो प्रदेश की 
ठेठ बोली है, जहाँ दृत्तिनापुर और उत्तर पंचाल के प्राचीन राज्य थे। 
[ नक्शा ७ ]। #ऋग्वेद भी उसी प्रदेश की पुरानी भाषा में है।(झधिकतर 
ऋषि भरत वंश के और उत्तर पञ्चाल तथा हस्तिनापुर राज्यों के ही थे । 

बेद का मुख्य अंश कविता ही है श्रोर उत कविता में भी मुख्यतः देव- 


'७६ भारतीब इतिहास का उन्मीलन [ पे २ 


ताओरों की स्तुति ओर प्रार्थवा दै.। पर उससे गणित आदि का अच्छा ज्ञान भी 
सूचित होता है, जिसका विकास लिखना आरम्म होने के बाद ही हो सकता था | 
“8२. आरयो का सम्तूह-संघटन--आ्रार्य लोग ण्शुपालक कृषक और 
!/थे। वे ऐसे छोटे-छोटे समूहों में रहते जो परिवार के नमूने पर बने हुए 
थे'# उन समूहों को वे जन कहते थे। जन के सत्र आदमी सजात श्रर्थात्‌ 
एक ही वंश के कहे जाते । एक जन के सब सजात मिला कर विश अथात्‌ 
प्रजा कहलाते । कृषक होने के कारण प्रत्येक जन की विशः किसी न किसी प्रदेश 
में प्रायः बस चुको थीं, किन्तु कोई कोई विशः अ्रनवस्थित? अर्थात्‌ खाना- 
बदोश भी थीं | प्रत्येक जन की कई खाँपें या टुकड़ियाँ होतीं जो ग्राम” कहलाती 
थीं | ग्राम शब्द का असल अथ है जत्था या समुदाय | बाद में एक-एक ग्राम 
जहां बस गया, वह जमीन भी ग्राम कहलाने लगी | कई धघूमते-फिरते ग्रामों का 
चर्चा भी मिलती है। ग्राम का नेता ग्रामणी कदलाता। युद्ध के लिए, 
जन के सब लोग ग्रामवार जमा होते थे; उनका वह ग्रामबार जमाव संग्राम 
कहलाता | उसीसे संग्राम? का अथ युद्ध हो गया | संग्राम में प्रत्येक जवान 
अपने शखस्रास्व ले कर ओर कवच पहन कर आता था। साधारण लोग पेदल 
ओर नेता लोग रथों में आते थे। रथ प्रायः बैल के चमड़े से मढे होते थे। 
संग्राम में घुड़सवारों का उल्लेख नहीं मिलता। घनुष भाला बला कृपाण 
ओर फरसा मुख्य श्र थे । वाण या शर प्रायः सरकंडे के होते थे और उन की 
अनी सींग हड्डी या घातु की । 
युद्ध आरयो के जनों में परस्पर भी होते थे ओर दासों? अर्थात्‌ पुराने 
निवासियों के साथ मी। दास आर्यों से भिन्न रद्ध के, काले, होते थे और 
उनकी नाक नुकीली ओर उभरी न होती थी । इस कारण आर्य लोग उन्हें 
' झनास» अथात्‌ बिना नाक के कहते थे। 
एक एक आम का मुखिया जैसे ग्रामणी कहलाता था, वैसे ही सारे जन 
का राजा | वह जन या विशः का राजा होता था न कि भूमि का | उसका राज्य 
जानराज्य अ्रथात्‌ जन का मुखियापन कहलाता और वह एक क्रिस्म का 
ज्यैष्ख्य” यानी जेठापन या नेतृत्व था, न कि स्वामित्व । 


२६३] आरम्मिक आरयों का समाज ७७- 
हा 


2#३. कैदिक आया का आर्थिक जीवन--पशुपालन ओर कृषि 
आयों की मुख्य जीविकाएँ थीं | कृषि के लिए सिंचाई भी होती थी। खादों का 
प्रयोग शायद न होता था, बागबानी भी तब शुरू न हुई थी। खेती की उपज 
मुख्य कर अनाज थे। आय लोग कपास को न जानते थे। उस काल में 
संसार की दूसरी जातियों को भी प्रायः उसका पता न था। लोगों का घन 
मुख्यतः उनके पशुओं के रेवड़ होते थे । भूमि भी पारिवारिक सम्पत्ति में गिनी 
जाती थी, पर उसके खरीदने-बेचने का रिवाज़ नहीं के बराबर था। दाय-भाग 
से, जंगल साफ करने से या नये देश खोजने या जीतने से नई भूमि पाई जा 
सकती थी। (टुद्ध में जीती भूमि राजा को न होती, वह सारे जन में बेंठ जाती 
थी। जंगम सम्पत्ति का क्रय-विक्रय या विनिमय काफो था। गाय तो प्रायः 
सिक्के का काम देती थी; वस्तुओ्रों के दाम गोवों में गिने जाते थे । 

निष्कु नाम का सोने का सिक्का भी चलता था; पर शुरू में तो वह 
भूषण था ओर बाद में प्रायः दान या खंडनी (5०7 ) देने में उसका 
अधिक ज़िक्र आता है, व्यापार में नहीं। ऋण देनेलेने की प्रथा थी, 
और प्रायः जुए में हारना ऋण लेने का कारण होता था । ऋण न चुकाने से 
दास बनना पड़ता था। दास-दासियाँ जरूर थीं, पर लोग उनपर निभर न थे;. 
सब् साधारण काम जन के स्वतन्त्र ग्रहस्थ स्वयं करते थे । कुछ शिल्प भी थे। 
बदई या रथकार का काम बहुत ऊँचा माना जाता था क्योंकि युद्ध ओर खेती के 
लिए, रथ हल और गाड़ियाँ वही बनाता था | उसी तरह लोहार ( कर्म्मार ) की 
बड़ी प्रतिष्ठा थी; पर कई विद्वानों का कहना है कि वह ताँबे के ही हथियार बनाता 
था, अर्थात्‌ आय लोग तब्न लोहे को न जानते थे। चमड़ा रँगने ओर ऊन 
सन क्ञौम ( अलसी के रेशे ) आदि का कपड़ा बुनने के काम भी ऊँचे गिने 
जाते थे | ख्रियाँ चटाइयाँ भी बुनती थीं । प्रत्येक ग्राम में कृषकों के साथ सूत,. 
रथकार; कर्म्मार ( लोहार ) आदि भी होते थे, जिनकी दैसियत साधारण लोगों 
से ऊँची--प्रायः आमणी के बराबर--मानी जाती थी। थोड़ा व्यापार भी था | 
नदियों में तो नावे खूब चल्नती ही थीं, वे ईरान की खाड़ी में भी किनारे के साथः 
साथ जाती थीं, जहाँ के देशों से श्रार्यावर्त के लोगों का सम्पक था । 


ध्प भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव २ 


$ ४. राज्य-संस्था--राजनीतिक रूप से संघटित जन को राष्ट्र 
6 । राजा राष्ट्र का मुखिया होता था । वह मनमानी न कर सकता था। 
विशः अर्थात्‌ प्रजा राजा का 'बरण” करती थीं। वरण का यह अर्थ था कि 
या तो वे उसे चुनती थीं, या यदि वह पिछुले राजा का बेटा हो तो उसके राजा 
बनने की स्वीकृति देती थीं। वरण द्वोने पर राज्याभिषेक होता, जिसमें राजा 
विशः के साथ प्रतिज्ञा अर्थात्‌ इकरार करता, उसे राज्य की थाती सौंपी जाती 
आर किरीट (मुक्रुट ) पहनाया जाता | वरण राजा की आयु भर के लिए होता, 
पर यदि वह प्रतिज्ञा? तोड़ दे तो उसे निकाला जा सकता था। निवांसित राजा 
का कभी कभी फिर भी वरणु हो जाता था । 

राजा समिति! की सहायता से राज्य करता था। राज्य की असल 
बागडोर उसी समिति के हाथ में रहती | समिति समूची विशः की संस्था थी । 
उसमें कौन कोन जाते थे सो कहना कठिन है। ग्रामणी सूत रथकार ओर 
कर्म्मार उसमें अवश्य शामिल होते थे। राजा का वरण, निर्वासन, पुनवरण 
सब समिति करती थी। उसका एक पति? या ईशान! होता था। राजा भी 
सप्तिति में जाता था। समति के अतिरिक्त सभा? नाम की एक संध्या भी थी, 
जो शायद समिति से छोटी थी | सभा ही राष्ट्र का मुख्य न्यायालय थी। प्रत्येक 
ग्राम में भी अपनी-अपनी सभा होती थी। उन समाश्रों भें जवान लोग भी 
भाग लेते थे। आवश्यक कार्यों के बाद सभा में विनोद की बातें भी होती थीं 
और तब्र वह गोष्ठी का काम देती थी। समिति के सदस्य 'राजकृत» अ्रर्थात्‌ 
राजा के करत्ता-धर्ता होते थे । वे राजा भी कहलाते थे | कई राष्ट्र ऐसे भी थे 
जिनमें एक राजा न होता; समिति के सदस्य मिल कर द्टी राज्य करते थे । 

37५. धम-करमे--थआ्रायों का पमं-क्म आरम्म में बहुत सरल था। 
पीछे पुरोहितों की चेश्ाओं से कुछ पेचीदा हो गया । देव-पूजा ओर पितृ-पूजा 
उसके मुख्य चिह्न थे । वह पूजा यज्ञ में आहुति देने से होती थी। यज्ञों के 
लिए प्रत्येक गरहस्थ के घर में सदा अ्रम्मि उपस्थित रहता । नित्य की पूजा में 
देवताश्रों की मूत्तियाँ तब नहीं थीं। इन्द्र मुख्यु देवता था। प्रकृति की बड़ी 
बड़ी शक्तियों में आय लोग दैत्ी श्रमिव्याकति देखते थे, ओर उन्हीं शक्तियों की 


२९५] आरम्मिक आया का समाज ७६ 


उन्होंने भिन्न-भिन्न देवताओं के रूप में कल्पना की थी। उदाहरण के लिए 
द्योः अर्थात्‌ आकाश एक देवता है; उसी तरह प्थिवी भी; और अद्यावाप्रथिवी 
का जोड़ा प्रायः इकट्ठा गिना जाता है। वरुण भी द्योः का एक रूप है, उसकी 
ज्योति का सूचक । वह धमपति है; लोगों के अन्तरात्मा की बात जानता है। 
उसके हाथ में पाश रहता है। वहीं नदियों श्रोर समुद्र का भी देवता है। 
द्यावाप्रथिवी ओर वरुण की अपेज्षा इन्द्र की महिमा बहुत बड़ी है। वैदिक 
देवताओं में वही मुख्य है । बह वृष्टि का अधिष्ठाता है, ओर उसके हाथ में 
त्रिजली का वज्र है जिससे वह बृत्र अर्थात्‌ अनाबृष्टि के दैत्य को मारता है| 
सूथ के भिन्न-भिन्न गुणों से कई देवताओं को कल्पना हुई है। प्रभात 
वेला उषा? सुन्दरी रूप में प्रकट होती है, उसका प्रेमी सूय उसके पीछे- 
पीछे आता है। उदय होता हुआ सूर्य ही मित्र है, वह मैत्रीपू्ण देवता 
मनुष्यों को नींद से उठाता और काम में जुझाता है। सूथ पूरा उदय हो कर 
अपनी किरणों से जब जगत्‌ को जीवन देता है, तब वही सविता है। जेसे 
मित्र उसके तेज का सूचक है ओर सविता जोवन-शक्ति का, वैसे ही पूषन्‌ 
उसकी पोपक शक्ति का ओर विष्णु उसकी ल्िप्र गेंतिं का, इत्यादि | अग्नि ओर 
सोम की महिमा केवल इन्द्र से कम है। अ्म्मि के तीन रूप हैं, सूथ, विद्य॒त्‌ 
ओर अभि । सोम वनेस्वति भी है, , ओर चन्द्रमा भी । प्रकृति में जो कुछ 
भयंकर और घातक है, उस सत्र की जड़ में रुद्र हे। किन्तु रुद्र भी शान्त 
हं।ने पर शिव अर्थात्‌ मंगल रूप धारण कर लेता है। आर्या की देव-कल्पना 
धुर और सोम्य थी; बिनोने डरावने या अश्लील देवताओं को उसमें जगह 
न थी। उसमे कवे के स्निग्ध हुदय और अन्त्ंष्टि की कलक है । 
देवताओं की तृप्ति यज्ञ में आहुति या बलि देनें से होती थी। दूध 
घी। श्रनाज मांस और सोमरस ( एक लता का रस ) इन सभी वस्तुओं की 
आहुति दी जाती थी। आहुतियों के साथ ऋचाएँ पढ़ी जातीं और साम 
गाये जाते थे। ऐसा आख्यान है कि राजा वसु के ज़माने में ऋषियों का एक 
सम्प्रदाय उठा, जिसका मत यह था कि यज्ञ में मांस के अजाय अन्न की ही 


करी कक पद डक: 


आहुति दी जाय (वह सम्प्रदाय भक्ति पर भी ज़ोर देता था | 


द्र० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव २ 


बाद में यज्ञों का आडम्बर बहुत बढ़ गया, ओर धनी लोग बड़े-बड़े 
यज्ञ पुरोहितों से कराने लगे । किन्तु साधारण आये अग्नि में अपनी दैनिक 
श्राहुति स्वयं दे लेता था। देवों के अतिरिक्त बह पितरों का तपंण भी 
स्वयं करता था | 
५ ६. सामाजिक जीवन, खान-पान, वेश-भूषा, विनोद आदि्-- 
कि 2 का सामाजिक जीवन भी उनके जीवन की अन्य बातों की तरह सरल 
था। समाज में ऊँचनीच कुछ ज़रूर थी; पर विशेष भेद न थे। रथी ओर 
महारथी की हैसियत साधारण योद्धा से कुछ ऊँची थी । तो भी रथियों के वे 
क्षत्रिय” परिवार साधारण विशः का ही अंश थे। आय ओर दास का बड़ा भेद 
था; पर आयों ओर दासों में भी परस्पर सम्बन्ध हो ही जाते थे । 
द राजा भरत के काल में दीघंतमा नाम का ऋषि था। कहते हैं उससे 
पहले विवाह-संस्था प्रायः नहीं थी; उसने उसे स्थापित किया | तत्र से विवाह 
पवित्र और स्थायी सम्बन्ध माना जाने लगा ( युवक-युवती की अपना साथी 
चुनने की स्वतन्त्रता रहती थी। विनोद के कार्यों और स्थानों में उन्हें 
अमभ्ययन? ( परस्पर मिलने ) ओर अभिमनन ( मनाने रिकाने ) के यथेष्ट 
अवसर मिलते थे । राजपुत्रियों के स्व्रयंवर होते थे । विधवाएँ फिर विवाह कर 
लेती थीं। स्त्रियाँ हर काम में पुरुषों का साथ देतीं। वेद के ऋषियों में भी 
लोपामुद्रा आदि अनेक स्त्रियों की गिनती है। 
खान-पान बहुत सादा था। दूध दही घी अनाज मांस मुख्य भोजन 
थे । वेश भी बहुत सादा था। ऊपर नीचे के लिए उत्तरीय श्रीर अधोवस्र होता 
था | उष्णीष अर्थात्‌ पगड़ी का रिवाज़ था, जिसे स्त्रियाँ भी पहनती थीं | पुरुष 
सत्रीदोनों सोने के हार कुंडल केयूर आदि पहनते थे। पुरुष प्रायः केशों 
का जूड़ा बनाते या काकपक्ष ( कानों पर लटकते केश ) रखते थे । त्नियाँ वेयी 
बनाती थीं | मिलजुल कर विनोद ओर व्यायाम खूब होते थे। रथों और वाजि 
यानी घोड़े की दौड़ का विशेष प्रचार था। उसपर बाजी भी लगाते थे । जुश्ा 
खेलने का व्यसन काफी था| संगीत वाद्य और हृत्य का शौक भी बहुत था । 
आये लोग सत्य का बहुत मान करते थे और भ्ूठ से उन्हें बड़ी चिद्र थी। जब 


२६६ | आररम्मिक आयों का समाज प्प१ 


छोटा बड़े के सामने जाता तत्र अपना नाम ले कर प्रणाम करता था । बड़ों के 
नाम का ज़िक्र उनके गोत्र से किया जाता ओर बोलने में अ्रदच्न-कायदे की बड़ी 
पात्रन्दी रक्‍खी जाती थी । 


अश्यास के लिए प्रश्न 
« १. ऋचा, सक्त और रंदिता का क्‍या अर्थ है? ऋक संहिता में लगभग कितने 


सक्त दे 
९ न कृष्ण द्वेपायन को “वेदव्यास? क्‍यों कहते ह॑ ? 
३. नंदिक समृद्र को बनावट कैसी थी १ संज्ञेप से लिखिए । 
दो के ऋषि सुख्यतः किस बंश के थे और वे किस प्रदेश में हुए १ उनके 
काल का इच्चाकु से पीढ़ी बता कर निर्देश कीजिए। 
(, जम! “विश: “ज्येष्ट्यः और “जानराज्य? शब्दों से आप क्या सममभतने हैं ? 
हा फिरत ग्रामा? और “संग्राम? का क्‍या अभिप्राय ह १ 
वेदिंक राज्यसंस्था सें राजा का क्‍या स्थान था ? 'समिति” का मत्त्व क्‍या 
था? ६ जकृत: कान होते थे १ 
आरम्मभिक आर्यों के समाज में स्रियों की कसी स्थिति थी ? 


०८८ 


72[07 0068060 0५ 49]89॥/<प्रा]ध/ (७६॥॥0॥9५8 


भा० ६ 


३. महाजनपद पव 
अध्याय ९ 


जनपद ओर साम्राज्य 


$ १. जनपदों का उद्यु--मद्दा भारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर का 
भारत राजवंश वहाँ से उठ कर वत्म देश की राजधानी कोशाम्बी में चला गया। 
आय लोग अ्र्र गोदावरी के काँठे में विदर्भ (चराड) से और आगे बदने लगे । 
वहाँ उनके दो नये राज्य मूठ्क ओर अश्मक स्थापित हुए,। मूव्ठक की राजधानी 
मूक का प्रतिष्ठान (आधुनिक पैठन) उपरले गोदावरी कॉठे में थी। अश्मक 
आर नीचे था | उसके पूरव कलिंग (उड़ीसा) था | विदर्भ, मूक और अश्मक 
मिल कर बाद का महाराष्ट्र बना | मूब्क ओर अश्मक के परे आन्ध्र, शबर 
ओऔर मूचिक ( मूषिक ) नाम की अनाय जातियाँ रहती थीं, जिनसे आर्यों का 
सम्पक था। आन्‍न्ध्र लोग तब आजकल के थअआान्ध्र देश के उत्तरी छोर पर तेल 
नदी पर रहते थे | बस्तर की शत्ररी ओर हैदराबाद की मूसी नदी शबरों और 
मूचिकों की याद दिलाती हैं | नक्शा ६ |। 

इसी काल में आय राज्यों के अन्दर ही अन्दर एक भारी परिंबतन 
हुआ । पदले जो राज्य जनों के थे [ २.२ $ २ ], अब वे जनपदों के हो गये । 
जिन प्रदेशों पर जन बस गये थे, वही उनके जनपद कहलाये | जैसे कुर 'जन 
जहाँ बसा वह कुरू जनपद और मद्र जन जहाँ बसा वह मद्र जनपद्‌ हुआ | अब 
'जान-राज्यं के बजाय जानपद राज्य? होने लगे । उदाहरणाथ, मद्र जनपद में 
अब जो कोई बस जाता वह मद्रक कदलाता और मद्र राज्य की प्रजा हो सकता 
था। यही बात और जनपदों में भी थी। उन जनपदों में अब शिल्प और व्यापार 
भी बदने लगा, जिससे नगरियाँ स्थापित होने लगीं । 


ल्‍ हि 
कि] २,४७३ ५ आ 
५0५] हट ६ र' 
जा ॥॥४ »८ 
(2० $ ६ छ 2.3० 


हे च्ए 


््ण्श्श्ड्स धर ट्री 
+,, ह 

लक ४77" [्‌र 
ध €.,, ५ हक की जार 
स् दिच्छ रा 2.८ 0 > 0222 

श््प्र (६९५ 780 फ्रक * २३ का डरे ६१४/ 
पे न ४४ 

| +१०११ 20 40६5 


बार 


॥/॥, री 
25 ५ 8६१4 े श््न्रए 


है 
॥. खाएं 


कशिनार 
9 वैशाली 


डरे 
ः ०७ पपण्णलुरैव 
५३१४ ॥॥ लाए १4। , था 





८४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पथ हे 


$ २. सोलह महाजनपद--कुछ काल बाद कुछ जनपदों ने दूसरों 
का प्रदेश जीत कर और कुछ ने आपस में मिल कर अपनी भूमि बढ़ा ली 
वे महाजनपद्‌ कहलाये । मह्ाजनपदों का काल थ्आाठवींसातवीं शताब्दी ई० पू० 
से पाँचवीं शताब्दी ई० पू० तक है। इनका बृत्तान्त हम विशेष कर बौद्ध ओर जैन 
ग्रन्थों से जानते हैं। इन ग्रन्थों में सोलद महाजनपदों के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं, 
यहाँ तक कि  सोलद महाजनपद? उस युग में एक मुद्दावरा सा बन गया था | 
उन सोलह में ये आठ जोड़ियाँ थीं--( १ ) अंग-मगध (२ ) काशी-कोशल 
( ३ ) वृज्ि-मलल (४ ) चदिवत्स (५ ) कुरूुपंचाल (६) मत्स्यशूरसेन 
(७ ) अश्मक-श्रवन्ति और ( ८) गन्धार-कम्त्रोज | 
यह गिनती पूरव से चलती है | अंग की राजधानी चम्पा [ नक्शा £ | 
अहक, यो मालिनी उस समय भारत की समृद्ध नर्गरियरं मं 
अकओ से थी। भागलपुर शहर का पच्छिमी भाग चम्पानगर, 
2०) जो चम्पा नाला या चम्पा नदी के किनारे बसा है, 
#//. ठीक उसी जगह है| मगध की राजधानी राजग्रह थी । 
5 वहाँ .तब काशी से निकले शिशुनाक वंश के राजा 
राज्य करते थे । 
काशी राष्ट्र की राजधानी वाराणसी भारतवर्ष 
भर में सब से समृद्ध ओर शिल्प व्यापार का सत्र से 
कोशल महाजनपद्‌ का ब्रद्म-चद़ा केन्द्र थी । कोशर्ल का साकेत ( अयोध्या ) 
कक नगर भी प्रसिद्ध था; पर इस युग में कोशल की 
राजधानी अचिरावती .( राप्ती ) नदी के तट पर 
श्रावस्ती थी, जिसके खँडहर अब गोंडा-बहराइच जिलों की सीमा पर सहेठ- 
महेठ गाँवों में हैं । 
मल्‍ल ओर बृजिरराष्ट्र क्रमशः कोशल के पूरव थे [ नक्शा ६ ]। ये 
दोनों संघरराष्ट्र ग्र्थात्‌ पंचायती राज्य थे | मल्‍लों का संघ श्राधुनिक गोरखपुर 
देवरिया ज़िलों में था। पावा औ्रोर कुशिनार या कुशिनगर उनके नगर थे। 
कुशिनगर के अवशेष श्रत्र कसिया में हैं । 





१6२] जनपद ओर साम्राज्य व्‌ 


] 
हा ५५ ५, 
गज पक-ुमक बे. मन्थन मेज के... समीर [4० दे 
दर 
ऋण... का. शिकृण, 


। हे 


रा पी 


हा कह 


(अननानधकासकतनणक ला 


अ्कटर > चयन का । 





ः ६ ] न | ञ्स 
हर के ह्काजज कं कर ही १ ७), पल _ििल की उ्न्‍ेगी + 
ट 


| ब्लननली 


के ९ 
देवताओं की सभा “सुधमौ--भारहुत स्वूप ( शुंगनयुग का मूर्त दृश्य ) 
[ भारतीय संग्र ०, कलकत्ता; भा० घु० बि० ] 


द्य भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ३ 


वृजि-संघ में दो जन शामिल थ्े--विदेह ओर लिच्छवि | विदेह राष्ट्र 
में जनकों का पुराना रानवंश [ २.१ $ ४ | समाप्त हो कर पश्चायती राज्य 
स्थापित हो चुका था। बृजि-संघ की राजधानी वैशाली थी, जिसके खेंडहर अब 
मुज़फ्फरपुर ज़िले के बसाद नामक बड़े गांव में हैं। उसके चोगिद तिहरा परकोटा 
था, जिसमें जगह-जगह द्वार और गोपुर ( पहरा देने के मीनार ) बने थे | वह 
बड़ी सुन्दर नगरी थी | कहते हैं वृज्ियों के ७७०७ राजा होते थे जो सत्र एक 
परिषद में राजकीय मामलों पर विचार करते थे । भगवान्‌ बुद्ध वैशाली नगरी के 
ओर बृजि-सट्ठ के संघटन को बहुत पसन्द करते थे। एक बार उन्होंने अपने 
शिष्यों को वृर्जियाँ को परिषद्‌ दिखा कर कहा था, “तुममें से बिन्होंने देवताओं 
की परिषद्‌ न देखी हो वे इस परिषद्‌ को देखें !? वैशाली नगरी के बीच एक 
पोखेरनी थी, जिसमें उन ७७०७ शज्ञात्रों और उनकी रानियों का अभिषेक 
होता था । इसपर लोहे का जँंगला और जाली इसलिए लगी रहती थी कि 
दूसरा कोई इसमें न नहा सके | 

बत्स देश काशी के पच्छिम था, ओर चेदि (आजकल का बुन्देलखंड) 
उसके पच्छिम और जमना के दक्खिन | वत्स की राजधानी कोशाम्बी में बुद्ध 
का समकालिक राजा उदयन राज करता था। भारत वंश का होने के कारण 
उसका बड़ा आदर था। महाकवि मास ने अपने एक नाटक में कहलाया है-- 
यह वह भारत वंश है जिसका नाम आंम्राय (वेदों) में प्रविष्ट है? । 

कुरु ओर पंचाल पुराने राष्ट्र थे, जिनकी अ्रत्र कोई विशेष राजनीतिक 
शक्ति न रही थी | पर इस युग में भी “कुरुधम अर्थात्‌ कुरु देश के लोगों का 
आचार सारे भारतवप के लिए. आदश माना जाता था || मत्स्य और शूरसेन 
का भी विशेष राजनीतिक महत्व न रह गया था । 

अवस्ति बड़ा राज्य था। उसकी राजधानी उज्जयिनी व्यापार को बड़ 
मंडी थी। दक्खिनी रास्ते का नाका माहिष्मती भी उसीके अधीन था। मभरु- 
कच्छु ( भरुच ) आदि पब्छिमी बन्दरगाहों श्र दक्तिखन से आने वाले व्यापार- 
पथ उजयिनी पर मिलते थे; वहाँ से एक रास्ता विदिशा ( भेलसा ), कोशाम्बी 
हो कर काशी ओर श्रावस्ती की तरफ, और दूसरा मथुरा हो कर कुरु और 


१९२] जनपद ओर साम्राज्य प्प्७ 


गन्धार की तरफ, चला जाता था | अश्मक की सीमा अवन्ति से लगती थी 
क्योंकि बीच का मूल्ठक राष्ट्र अब उसी में सम्मिलित था । 

गन्धार देश की राजधानी तत्नशिला इस युग में विद्या का सबसे 
बड़ा केन्द्र थी। वहाँ बड़ेबड़े “दिशाप्रमुख्व” अर्थात्‌ जगव्पमसिद्ध आचार्य 

हते बे, ओर तीन वेद तथा अठारद विद्याएँ” पढ़ाई जाती थीं। आयुवेद के 

प्रसिद्ध आचाय आनत्रेयों का गुरुकुल तक्षशिला में ही था। काशी, कोशल, 
मगध आदि देशों के राजकुमार, सेठों के लड़के ओर गरीब किसानों के 
बेटे सभी तक्नशिला पढ़ने पहुँचते थे । वहाँ के आचार्यों के चरणों में बैठे बिना 
उस युग में भारतव्ष में कोई मनुष्य पंडित न कहला पाता था। कश्मीर भी 
गन्धार के अधीन था। पामीर ओर बदख्शाँ [१,१४५] का नाम कम्बोज था, 
बह भी तब्न मारत के अन्तगंत था । 

इन महाजनपदों के अलावा कुछ छोटे जनपद भी थे। कोशल के. 
उत्तर शाक्यों का संत्र था निसकी राजधानी कपिलवास्तु थी। पच्छिमदक्खिनी 
पंजाब में शिवि [२,१६२] ओर सिन्धु [२,१६४ | राष्ट्र थे । आधुनिक सिन्ध का 
नाम तब सोवीर राष्ट्र था। उसकी राजधानी रोर्क ( आजकल की रोरी ) उस 
युग की सुन्दर नगरियों में गिनी जाती थी | 

दक्खिन की तरफ आन्ध्र राष्ट्र, द्रामिल ( तमिद ) राष्ट्र ओर ताम्रपर्णी 
द्वीप ( सिंहल ) से अब आयों का सम्पर्क बढ़ा हुआ था। उनमें आय मुनि 
और दूसरे आर्य लोग जा-जा कर अपने आश्रम और उपनिवेश बसाते ओर 
भरुकच्छु ओर वाराणसी के व्यापारी जहान ले कर पहुँचते थें। दूर के नये 
देशों के विषय में कहानियाँ बन जाती हैं। ताम्रपणी के विषय में यह प्रसिद्ध 
था कि वहाँ यक्षिणियाँ रहती थीं, जो वहाँ भटक कर पहुँचने वाले व्यापारियों 
को लुमा ले जाती थीं। चम्पा के व्यापारी पूरव तरफ बरमा के तट से 
व्यापार करते ओर उसे वे सुबणभूमि कहते थे, क्‍योंकि उधर से सोना आता 
था ओर उसके व्यापार में बड़ा लाम था। भरुकच्छु से बावेरु अर्थात्‌ बाबुल 
को भी लोग व्यापार करने जाते थे। वहाँ मोर न होता था, ओर भारत के 


न+ ७ अल लटननन “आन 


व्यापारियों ने पहले-पहल मोर ले जा कर एक-एक हज़ार कार्षांपण में बेचा 


द््द भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पव रे 


था ! भारतवासियों की पहुँच की इस युग में प्रायः यही सीमाएँ थों । 
$ ३. महाजनपदों को चढ़ाऊपरो--इन जनपदों श्रौर मदाजनपदों 
की चदाऊपरी का वृत्तान्त भी मनोरंजक है। सबसे पहले, सातवीं शताब्दी 
३० पूृ० के शुरू में, काशी राष्ट्र ने अपना बढ़ा साम्राज्य बना लिया | काशी 
के बाद कोशल के बढ़ने की बारी आई | दोनों में लम्बा युद्ध चलता रहा। 
अन्त में कोशल के एक राजा ने काशी को जीत लिया ( लगभग ६२४ इई० 
पृ० )# | उस राजा को मद्राकोशल कह कर याद किया जाता है। उसका 
बेटा प्रसेनजितू बुद्ध का समकालिक था। उसने तन्नशिला में शिक्षा पाई थी। 
प्रसेनजित्‌ का बदनोई मगध का राजा त्रिम्बिसार था। मगध भी इस काल तक 
अंग को जीत चुका था। वत्स का राजा उदयन ओर अवन्ति का राजा प्रद्योत 
भी बुद्ध के समकालिक थे। प्रद्योत को उसके सब पड़ोसी “चंड (डराबना) 
कद्दते थे | मगध, कोशल, वत्स और अ्रवन्ति ये चार बड़े राज्य बुद्ध के ज़माने 
में मध्यदेश अर्थात्‌ आार्यावत्त के केन्द्र भाग में थे। पाँचवाँ बड़ा राज्य गन्धार 
का था । 
मगध को गद्टी पर राजा जिम्बिसार के बाद उसके बेटे अजातशत्रु के 
बैठते ही ( ४४२ ई० पू० ) मगध और कोशल में युद्ध ठन गया। तीन बार 
अजातशत्रु ने प्रसेनजित्‌ को हराया; पर चोथी बार बूढ़े प्रसेनजित्‌ ने उसे कैद 
कर लिया ओर अपनी लड़की ब्याह में दे कर छोड़ दिया । 
इधर चंड प्रद्योत मी ग्रायावत्ते का चक्रवर्ती होना चाहता था । उसका 
राज्य मथुरा तक फैला था । उसके ओर मगधघ के बीच वस्स का राज्य पड़ता 
था। वत्सराज उदयन को हाथी पकड़ने का शोक था | वह संगीत में अत्यन्त 
निपुण था ओर हृस््िकान्त वीणा बजा कर हाथियों को काबू कर लेता था। 
एक बार प्रद्योत ने सीमा पर के जंगल में चिथड़े लपेट कर रंगा हुआ काठ 
का हाथी छोड़वा दिया। उदयन उसे पकड़ने पहुँचा। वीणा बजाने पर 


# इस प्रसंग में जितनी तिथियाँ दी गई हैं सब बुद्ध के निबांण की प्रचलित 
तिथि ५४४ ३० पू० मान कर । 


१७३] जनपद ओर साम्राज्य व्प्€्‌ 


हाथी उलटी तरफ दौड़ा | उदयन ने घोड़े पर पीछा किया | उसके साथी पिछुड़ 
गये | प्रद्ोत के कुछ सैनिक हाथी के पेट में ओर कुछ जद्धल में छिपे हुए 





वासवदत्ता-इरण 
कौशाम्बी से पाया गया शंग-युग का पकाई मिट्टी का टिकरा 
[ भारत-कला भवन, वनारस ] 
हथिनी पर आगे वासवदत्ता और पीछे उदयन है। सबसे पीछे उदयन का मित्र 
वसन्तक थैली खोल कर पीछा करने वालों से पीछा छुड़ा रदा है। 


#म्प ते 


थे। उन्होंने उदयन को पकड़ लिया | प्रद्योत ने अपने कैदी से अपनी लड़की 
वासबवदत्ता को संगीत सिखाने का काम लिया | कुछ दिन बाद युवक्र ओर 
युवती घडयन्त्र रच कर भाग निकले ! पर कैदी उदयन की अपेक्षा दामाद 
उदयन प्रद्योत के लिए. अधिक उपयोगी हुथा श्रोर इसी कारण मगर को “अन्र 
अवन्ति के लिए अधिक सतक होना पड़ा (५३० ई० पू० )। किन्तु पाँच 


&६० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे रे 


बरस बाद प्रद्योत की मृत्यु हो जाने पर मगध को अबन्ति का डर जाता रहा 
( ४ इई० पू० ) | 

कोशल में प्रसेनजित्‌ के बाद उसका वेटा विरूदक राजा हुआ | जब 
वह युवराज था तब उसके रिश्तेदार ओर पड़ोसी शाक्यों ने उसका अपमान 
किया था, ओर विरूठक ने उन्हें जड़ से मिटा देने की ठान ली थी। शाक्य 
वे लोग थे जिनमें बुद्ध ने जन्म लिया था । विरूढक तीन बार उनपर चढ़ाई 
करते-करते बुद्ध के समझाने से रुक गया, पर अन्त में बुद्ध ने भी दखल देना 
व्यर्थ समझा | विरूटक ने कप्रिलवास्तु पर चदाई कर उसे घेर ओर शाकक्‍यों 
का संहार किया | 

उसी तरह अजातशत्रु भी अपना राज्य बढ़ाने के लिए. बृजिसंघ पर 
'घात लगाये हुए. था | जन्न बुद्ध अपने जीवन में अन्तिम बार राजगह आये 
तब उसने अपने मन्त्री वधकार को उनके पास भेज कर जानना चाहा कि बुद्ध 
इस बारे में क्‍या कहते हैं। बुद्ध ने वृजियों की बात्रत सात प्रश्न पूछे ओर तब 
ञ्ग्र 92, सम्मति दी | 

5४. सात अपरिहाणरि-धम--बुद्ध के कहने का सार यह था कि 
/(१) जब तक बृजि लोग अपनी परिंषदों में नियम से इकण्ठे होते हैं, (२) जब तक 
वे एक साथ बैठते, एक साथ उद्यम करते, और एक साथ बृज्ि-कार्यों ( राष्ट्रीय 
कार्यों ) को निबाहते हैं, (३) जब तक वे बाकायदा कानून बनाये बिना कोई 
आशा जारी नहीं करते, बने हुए नियम का उल्लंघन नहीं करते और अपने 
वजि-धर्मं ( राष्ट्रीय नियम ओर संस्थाओं ) के अनुसार मिल कर आचरण 
करते हैं, (४) जब तक वे अपने बृद्धों ( मुखियों ) का आदर करते ओर उनकी 
सुनने लायक बाते सुनते हैं, (५) जब तक वे अपनी कुल-ख्रियों ओर कुल- 
कुमारियों पर किसी किस्म की ज़ोर-जबरदस्ती नहीं करते, (६) जब तक वे अपने- 
वृजि-चैत्यों ( राष्ट्रीय मन्दिरों, पुरखों की समाधियों ) का आदर करते और 
उनके लिए!पहले दी हुईं धार्मिक बलि को नहीं छीनते, ओर (७) जब्र तक वे 
अपने श्रहतों ( त्यागी विद्वानों ) की रक्षा और प्रतिष्ठा करते हैं, तब्र तक उन 
का अ्रभ्युदय/ओर बढ़ती ही होगी, उनकी हानि नहीं हो सकती | बुद्ध ने ये जो 


१९५ | जनपद और साम्राज्य ६१ 


सात सिद्धान्त बताये, ये सात अपरिहाणि-धर्म अर्थात्‌ अवनति न होने ( अ-परि- 
हानि ) के सात सिद्धान्त कहलाते हैं। राष्ट्रों का अभ्युदूय ओर पतन इन 
सिद्धान्तों के अनुसार होता कहा जा सकता है | 

ग्रजातशत्रु ने समक लिया कि वह अपनी सैनिक शक्ति से वृजि-संत्र 
को नहीं तोड़ सकता | तो भी उसने निश्चय किया कि में इन्हें अनीति मार्ग 
में फँसा दूँगा” । उसने अपने गुसचरों ओर रिश्वत द्वारा उनमें फूट डालना 
शुरू किया ओर बुद्ध के निर्वाण के चार बरस पीछे वैशाली को जीत लिया 
( ९४८० दे ० पू० ) | 

$ ५, पारसी सामप्ताज्य--भारतवध के पब्छिम में भी आयों की कई 
शाखाएँ रहती थीं। जेसे हमारे पुरखा अपने देश को आर्यावत्त कहते थे, वैसे 
ही श्रफगानिस्तान के पच्छिम में जो आय रहते थे, वे अपने देश को ऐश्यान 
अर्थात्‌ ऐयों या आयों का देश कहते थे । उसीसे ईरान शब्द बना है। ईरानी 
आरयों में पास नाम के लोग ईरान की खाड़ी पर रहते थे, उनके कारण उस 
देश का नाम पारस पड़ गया था | और आगे पच्छिमी एशिया ओर यूनान में 
भी आये लोग थे। किन्तु पच्छिमी एशिया ओर उसके पड़ोस के देशों में तब 
तक बावेरु मिल आदि के शेमी ( सैमिटिक ) ओर हेमी ( हैमिटिक » राज्यों का 
प्रभाव अधिक था | 

हमारे यहाँ इस युग में जैसे बुद्ध भगवान्‌ हुए, वैसे ही पूर्वी ईरान में 
ज़रथुस्त नाम के घमंसुधारक हुए । पारस में हलामनि नामक पुरुष ने सातवीं 
शताब्दी ई० पू० में अपना राजवंश स्थापित किया था | उस वंश में दिग्विजयी 
सम्राद कुछ ( (५0५ )# हुआ ( ४५६--५२६ ई० पू० )। उसके अधीन 
समूचा ईरान था। बावेद ओर मिख आदि के शेमी ओर हेमी राज्यों को 
भी उसने जीत लिया । अरब और समूचा पच्छिमी एशिया भी उसके साम्राज्य 


न्नानीीनन  तल शनन+ वनितभ- जज ज-+++प ज+न+ 33-+4+ _»ो+ अल्‍्कााओ 


* कुरु का नाम यूनानी लोग जैसे लिखते थे उसका अंग्रेज़ी रूप साइरस है। 
को 65 
उसका मूल उच्चारण कुरुष्‌ हे। “कुरुष? का अन्तिम ष्‌ प्रथमा एकवचन का सूचक 
बे ७ कल चर 
है, जैसा संस्कृत में भी होता हे। 





ब्भुछ ४ नदन पाल/आफयारपा हा ध 








लानत के “0. है [फे४ #वय३ ४२ 9४६ : 78:9 [---- ह ० ०३ ४९६ ४५0/9 ५ >%४े] 
किससे --. 0 है किन सिथ८ 34० ७००६ + !४ह 9 ०३ ०है घट 54009 ३२४४ | 











क््छ है 
हक 
्थु 





डे घं (०१0: हा 


"पे फ & ४ छः है 
/एए४!९/!२४ ठे। || 


है 
| शा ९ | रू जे पी जीबी 0 मय हे 
; डे | ६8. | अं अपटस्क सन पन्ना कै १हे 
“000 07%7 कट: । छ।।: 3 :; उछ+ ४१९२७ ५४७/-- ! »६(& ।ा ८ 2-० >खपायिसन यम मन >>, ्् : 


|] छा पक क पर हर र्ः :<॥ कण 

[5पघ्ृछ छिए |] 857, ४! पर डक. एाप३ एउफ * जि 7 कई प--- अ्नल्लसलल्ेससस्चचच्स्छ |] 

5५. पद घ ट छा ५ यम 2५ !॥ हा पट, हट लग ऑध्न न समन ननननन ना ६ 
न न हर 3 कक न 























भारतीय इतिहास का उन्मीलन 
हि 
॥॥ 


| कि ॥| 


9 





है| 5६॥४४।४४ ७४४४७ 2४६ अ& ॥२)0 | 
मी मलिक अकाजिलक अललियओी कलललिक ॥ ६ 


फल हे ०6 ह ८2: »% 56 ०्ईे ०७ 


६२ 


१९६५] जनपद ओर साम्राज्य ६३ 


में झा गया। यूनान पर भी उसका आधिपत्य हुथ्वा। पूरव की तरफ 
उसने वंत्तु के काँठे में बलख के इलाके को तथा शकों और मकों के देश को 
जीत लिया | बलम्ब को हमारे पुरखा वाह्यीक तथा ईरानी लोग बाख्त्री कहते 
थे | वह भारत ओर ईरान का सामे का प्रदेश था । शकों की तत्र तीन बस्तियाँ 
थीं--एक कास्पिय सागर के तठ पर, दूसरी सीर दरिया के काँठे मं, और तीसरी 
शकस्थान में, जिसे अब सीस्तान कद्दते हैं। मक्कों का देश मकरान था। 
शकस्थान और मकरान भारत ओर ईरान की सीमा के देश थे। इन्हें जीतने 
के बाद कुरु ने हिन्दकोद के दक्खिन उतर कर भारत पर चढ़ाई की | आजकल 
जो इलाका काफिरिस्तान कहलाता है, उसकी राजधानी तब्र कापिशी थी। 
कुरु ने कापिशी नगरी उजाड़ दी। उसने पक्तथों का देश भी जीत लिया । 
कापिशी थ्ोर पक्थ-देश तब भारत के अन्दर गिने जाते थे। पक्‍थ लोग 
आजकल के पख्तो या पश्तो बोलने वाले पठानों के पुरखा थे और मभोब नदी 
की दून उनका खास देश था। मकरान के रास्ते कुरु ने सोवीर ( सिन्ध ) पर 
भी चदाई करनी चाही, पर उधर से हार कर वह केवल सात साथियों के साथ 
जान बचा कर भागा । 

कुरु के बाद इस वंश में विश्तास्य# का बेय दारयवहु (20७) प्रसिद्ध 
हुआ ( '१२१-४८५ ई० पू० )। उसने भारत के कम्धोज, गन्धार और सिन्धु 
( यानी डेराजात ओर सिन्धसागर दोश्ात्र ) प्रदेश भी जीत लिये । तक्षशिला की 
तबसे अवनति हुई | दारयवहु ने अपना द्वत्तान्त पत्थर की चद्धानों पर खुदवाया 
है | वह बड़े अ्रभिमान से अपने को ' ऐय ऐगपुन्र?? (आय आयपुत्र) कहता है। 
उसके अधीन २१ प्रान्त थे, जिनमें से प्रत्येक का शासक ज्षथपावन्‌ या ज्षभप 
( ज्षत्रप ) कहलाता था। सिन्धु प्रान्त से उसे सबसे अधिक आमदनी होती थी, 
जो उसके यहाँ सोने के रूप में पहुँचती थी । 

पारसी साम्राज्य के बराबर बड़ा कोई साम्राज्य इससे पहले संसार में 
स्थापित न हुआ था। भारत के जो प्रदेश उसके अधीन हुए, वे लगभग ४२५ 





* विश्त-विंशति, बीस; अस्प - अश्व, घोड़ा । 


६४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन '... [ पव रे 


६० पू० तक स्वतन्त्र हो गये | बाकी साम्राज्य प्रायः सौ बरस और बना रहा | 
9६. मगध का पहला साम्राज्य (२५०-२३६६ ई० पू०)--जैसा कि 
पीछे कहा जा चुका है, उत्तर भारत के जिस भाग में आजकल पदने-लिखने 





मगध का रथी योद्धा 
सन्‌ १६२४ में पटना की नाली की खुदाई में जिस गहराई पर काली मिट्टी पका 
यह टिकरा पाया गया , उससे सिद्ध होता है कि यद मगध के पहले 
'साम्राज्य के युग का है। असल परिमाण। [ पटना संग्र० ] 
की भाषा हिन्दी है, प्रायः उसी को प्राचीन लोग मध्यदेश | कहते थे। छठी 
शताब्दी ई० पू० के उत्तराध में उसमें मगध की तूती बोलने लगी। बिम्बिसार 
के युग तक मगध ने अंग देश को मिला लिया था। अजातशत्र के ज़माने में 


१९७] जनपद ओर साम्राज्य हक 


वह कोशल को नीचा दिखा चुका ओर बृजि-संब का राज्य छीन चुका था। 
उसके मुकाबले में तब केवल अ्वन्ति बाकी था। अजातशत्र का पोता राजा 
अज उदयी हुआ (लग० ४८३--४६७ ई० पू०)। मगध के राज्य में मिथिला 
भी शामिल हो जाने से उसकी पुरानी राजधानी राजगृह एक कोने में पड़ गई 
थी। इसलिए. उदयी ने गंगा ओर सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगरी की 
स्थापना की । पॉडर्‌ (पाटलि) पेड़ वहाँ ग्रधिक होने से उसका यद्द नाम पड़ा । 
वही आराजकल का पटना है। उदयी ने अवन्ति का भी पराभव किया ओर उसे 
आपने ग्रधीन कर लिया । मध्यदेश के ओर सब्च जनपद इसस पहले या पीछे 
मगध की छुत्रच्छाया में आ गये। उदयी के बेटे नन्दिवधन ( लग० ४५८-- 
४१८ ई० पू० ) और पोते महानन्दी ( लग० ४०६--३७४ ई० पू०) के 
युग में यह साम्राज्य ओर भी बढ़ गया । नन्दिवधन ने कलिंग (उड़ीसा) को भी 
जीत लिया । उस का प्रभाव भारत के उत्तरपब्छिमी छोर तक फैला और 
गन्धार, कपिश, पकथ ओर सिन्ध को पारसी साम्राज्य से स्वतन्त्र कराने में 
सहायक हुआ । पच्छिमी गंधार के पाणिनि नामक विद्वान्‌ का पाटलिपुत्र में 
राजा नन्द की सभा में जाना प्रसिद्ध है। वह ननन्‍्द नन्दिवधन ही प्रतीत होता है। 
$ ७, पांड्य चोल केरल ओर सिंहल राष्ट्रों की स्थापना-- 
इधर एक ओर बड़ी प्रक्रिया इसी काल में जारी थी। दक्खिन में अश्मक के ओर 
आगे, भारत के अन्तिम छोर तक, आय बस्तियाँ और राज्य स्थापित हो गये । 
पांडु नाम के लोग पंजाब या मघुरा ( मथुरा ) में रहते थे । उनको एक शाखा 
ने भारत के अन्तिम दक्खिनी कोने में जा कर एक नयी मधुरा बसायी जो अब 
मदुरा कहलाती हे । वह नया राज्य पांड्य कहलाया। पांड्य के पब्छिम, 
समुद्र-तट पर, चेर राज्य था, ओर पांड्य के उत्तर चोल । चेर का ही दूसरा 
रूप केग्ल-है.। चेर ओर चोल राज्य आय प्रवासियों ने स्थापित किये या 
द्राविडों ने सो नहीं कहा जा सकता । 
लंका या ताम्रपर्णा द्वीप में भी उत्तर से आयों ने आ कर उपनिवेश 
बिसाया । उसका वृत्तान्त मनोरंजक कद्ानी में गुँथ गया है। वह कहानी यों है। 
कलिंग देश की राजकुमारी वंग (पूरत्री बंगाल) के राजा को ब्याही थी.। उनकी 


द भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पथ हे 


अत्यग्त रूवती कन्या हुई जो बड़ी 'निडर भी थी। वह एक बार घर से 
अकेली भाग कर व्यापारियों के साथ (काफिले) के साथ वंग से मगध को चल 
दी | रास्ते में लाड देश ( राठ अर्थात्‌ पब्छिमी बंगाल ) के जंगल में कोई ,सिंह 
उसे उठा ले गया । उस युबती से उस सिंह के सिंहबाहु नाम का पुत्र ओर 
सिंहवल्ली नाम की कन्या हुई। सिंहबाहु ने बड़े हो कर सिंदपुर बसा कर उसे 
अपनी राजधानी बनाया । उसका बेटा विजय बड़ा क्रर था। प्रजा के कहने से 
पिता ने उसे देसनिकाला दे कर सात सौ साथियों के साथ नाव पर बेंठा कर 
छोड़ दिया । दिशामद” हो कर उसकी नाव कोंकरण में शूर्पारक पद्चन (मुम्बई 
के उत्तर आजकल के सोपारा ) पर जा लगी। वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत 
केया; पर वे भी विजय के साथियों से ऊन्च गये । उसी नाब पर वह मंडली 
फिर रवाना की गई शऔरोर लंका पहुँची। वहाँ तब यक्ष लोग राज्य करते थे। विजय 
ने यक्ष राजकुमारी कुवेणी से विवाह किया, पर पीछे उसे त्याग दिया। तत्र 
उसने मधुग के पांड्य राजा को कन्या को ब्याहा और ताम्रपर्णी नगरी बसा कर 
अड़तीस बरस धम से राज्य किया। उसके साथियों ने वहीं अ्नुरा घपुर, उजयिनी 
आदि नगरियाँ बसायीं। ये लोग सिंहपुर से आये थे, इस कारण इस द्वीप का 
नाम सिंहल पड़ा, जो अ्रत्र तक चला आता है | 

इस कहानी में चाहे जितना अंश सच का हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि पांड्य आदि बस्तियों की अपेक्षा सिंहल में आर्या की बहुत बड़ी संख्या पहुँची, 
क्योंकि पुराने पांडय, चेर ओर चोल राष्ट्रों में जहाँ अ्रत्र द्राविड भाषाएँ बोली 
जाती हैं, वहाँ सिंहल की भाषा आय है । इस प्रकार लगभग ५०० ईं० पू० तक 
आये लोग भारतवष के अन्तिम छोरों तक फैल गद्मे और दूसरी जातियाँ पूरी 
तरह उनके,श्रमाव में आ गई | 

अभ्यास के लिए प्रश्न 
ह जनों से महाजनपद किस प्रकार बने ? सोलह मदहाजनपदों के नाम और 


उनकी स्थितिं बताइए 
हाजनपदों का परिचय दीजिए जिनमें संघराज्य रहा । 


ज्य-निर्माण के लिए महाजनपदों में कैसी होड़ चलती थी? उदाहरण 


२6६१] महाजनपद युग का भारतीय जीवन ६७ 


दीजिए। 
। 2240 जि 
उह जख की ५24 


“की लक्ष कर बुद्ध द्वर' करे राष्ट्रों की उन्नति के सिद्धान्तों का 






लफ्सान्दर से पःले भारतभामस के किस किस अंश पर किस किस विदेशी 


५ 


| आक्रमण हुआ ओर उसने कराँ तक सफलत पई ४ 
सिंजल में आय उपनिवेश बसे की कथा सिखा 


अध्याय २ 


महाजनपद युग का भारतीय जीवन 


$ १. चणाश्रम का जदथ--वेदसंहिताएँ बनने के बाद यतक्ञों ल्‍में 
उनके मन्त्रों का प्रयोग करने के लिए. ब्राह्मण नाम के गद्य ग्रन्थ बने। उनके 
जमाने को उत्तर वैदिक काल थअ्र्थात्‌ विछ्ुला वैदिक जमाना कहते हैं। आयों 
का समाज और घम तब पहले से अ्रधिक जटिल हो चला था। उस समाज में 
भिन्न-भिन्न दर्जो का भेद प्रकट होने लगा था | जो रथ में बैठने बाले ज्ञत्रिय 
सरदार थे, वे पहले ही साधारण लोगों से कुछ ऊँचे गिने जाते थे। उन्हीं के 
नमूने पर मन्त्र पदने वाले ब्राह्मणों का भी अब अलग सा वर्ग दिखाई देने 
लगा । बाकी जो साधारण विशः बचे, वे वैश्य अर्थात्‌ जनसाधारण कहलाने 
लगे । बहुत से दास लोग भी थ्ार्यों के समाज्ञ में मिल गये थे; वे शुद्र कबलाये। 
दासों के प्रति जो घृणा का भाव था वह शुद्रों के प्रते भी (परनणु कुछ दर्ज 
कम ) बना रहा | वे आयों से भिन्न वणु+यानी रंग-के थे । 

वरण शब्द आरयों के विभिन्न वर्गों के लिए भी बरता जाने लगा था। 
किन्तु उस समय के वर्णों के बीच कोई बाँध न बँघा था । तीन वर्णों के आदमी 
आसानी से एक से दूसरे बण में चले जाते थे। चार आाश्रमों अर्थात्‌ मनुष्य- 
जीवन के चार विभागों--ब्रह्म चय॑, गदस्थ, वानप्रध्थ, संन्‍्यास--का विचार पहले- 
पहल उत्तर वैदिक काल में द्वी परेपक्व हुआ । चोथा आश्रम केवल ब्राह्मणों 
अथांत्‌ विद्वानों के लिए, था । 

भा० ७ 


हद भारतीय इतिद्यास का उन्मीद्ञन [ पे है 


$२, उपनिषदों का ततक्त्वचिन्तन--यज्ञों के कर्मकांड का आडम्बर 
इस युग में बहुत बदू गया। किन्तु आरण्यकों अ्रथवा वानप्रस्थों अर्थात्‌ 
जड्जल में रहने वाले मुनियों के आश्रमों में, जो दाशंनिक्र विचार के केन्द्र थे, 
उस कमकांड के विरुद्ध लहर उठी। उन्हीं आआश्रमों में अब उपनिषद्‌- 
ग्रन्थों को रचना हुईं। उपनिषदों ने सीधे शब्दों में कहा कि ये यज्ञ फूटी नाव 
की तरद हैं ।” आदश को खोजने वाले लोग उनसे ऊब कर विचार और 
दाशनिक चिन्तन की तरफ कुकने लगे | किन्तु वे दाशनिक विचार भी केवल 
विद्वानों की प्यास बुझा सकते थे | जनसाधारण के लिए या तो यज्ञों का कमकांड 
था, या जड-जन्तु-पूजा । उनसे लोगों का मन नहीं भरता था । लोग मानो किसी 
सरल मार्ग के लिए तरस रहे थे । काल की आवश्यकता से वैसा मार्ग दिखाने 
वाले कई महात्मा प्रकट हुए | महावीर ओर बुद्ध उनमें से मुख्य थे । 

$ ३. बुद्ध का जीवन और उपदेश--श्रावस्ती से ६० मील पर, 

रोहिणी नदी के पब्छिम, कपिलवास्तु नगरी शाकमयों के संधराष्ट्र की राजधानी 
थी। रोहिणी के पूरव कोलिय  राजाश्रों' का देवदह नगर था। शुद्धोदन 
शाक्य कुछ काल के लिए, कपिलवास्तु का राजा श्रर्थात्‌ राष्ट्रपति था। उसने 
देवदह की दो शाक्य कन्याओं, माया और प्रजावती, से ब्याह किया था । 

बरसों की प्रतीक्षा के बाद महामाया को पुत्र होने की आशा हुई । दोनों 
बहनें मायके रवाना हुईं | रास्ते में लुम्बिनी के बन में माया ने उस पुत्र को 
जन्म दिया जिसका नाम आज संसार के आधे के लगभग स्त्री-पुरुष प्रतिदिन 
जपते हैं। सात दिन बाद उसे प्रजावती के हाथ सौंप वह परलोक सिधार गई । 
लुम्बिनी को आजकल रुम्मिनदेई कहते हैं, ओर वह बस्ती जिले की सीमा पर 
नेपाल की तराई में है। 

बालक सिद्धाथ गोतम की बचपन से ही चिन्ताशील प्रवृत्ति देख कर 
विता ने १८ वष की आयु में उसका विवाह कर दिया, तो भी उसकी प्रवृत्ति न 
बदली | छोटी-छोटी घटनाएं उसके दिल पर असर कर जातों | एक दिन रथ में 
सैर करते हुए, उसने एक बूढ़े को कमर क्कुकाये देखा । इसकी यह दशा क्यों 
है? बुदापे के कारण | बुढ़ापा क्या चीज़ है? क्या वह इसी पुरुष को सताता 


२६२३] मदहाजनपद युग का भारतीय जोवन ६६ 


है या सबको ? इत्यादि प्रश्न उसके जी में उठे । इसी तरह शिद्धार्थ ने एक 
रोगी ओर एक लाश को देखा । और अन्त में एक शान्त प्रसन्नमुख संन्यासी 
को देख कर उसके विचार एक संकल्प की ओर बढने लगे । 

वह तत्न अद्भाइस बरस का था । नदी-तट पर बगीचे में बैठे उसे अपने 
पुत्र होने को खबर मिली | चारों तरफ उत्सव-गीत गाये जाने लगे । पर सिद्धार्थ 
| के मन में कुछ ओर ही समा चुका था। उसी घुन को ले कर वह उस रात 
अन्तिम बार अपनो स्त्री के पास गया | दीये के उजाले में उसने उस युवती 
की सोते देखा । उसका एक हाथ बच्चे के सिर पर था। जी में आया एक 
बार बच्चे को गोदी ले लूँ; पर द्भदय को कड़ा करके वह उसी रात णहस्थ को 
त्याग संन्यास के लिए. निकल पड़ा। इसे गौतम का महाभिनिष्फमण कहते हैं। 

गोतम डील का लम्बा था। उसकी आँखें नीली, रंग गोरा, कान 
लटकते हुए और हाथ लम्बे थे जिनकी अँगुलियाँ घुटनों तक पहुँचती थीं । 
केश घूघर वाले ओर छाती चोड़ी थी | 

मक्नों के देश को जल्द लाँघ सिद्धाथ वैशाली पहुँचा ओर वहाँ से राज- 
गह। उन दोनों स्थानों में उसने दो बड़े दाशनिकों के पास उस युग की 
विद्याएँ पढ़ीं | णहस्थों के हिंसापूण कमकांड से ऊच कर वह दशन की ओर भ्ुका 
था। पर उस सूखे दिमागी व्यायाम में भी उसे वह शान्ति न मिली जिसे वह 
अपने ओर संसार के लिए, खोज रहा था। तब उसने एक ओर कठिन मांगे 
पकड़ा । उसी आश्रम के पाँच विद्यार्थियों को साथी बना, वह गया के पहाड़ी 
जड़लों में उस युग के नियम के अनुसार तपस्या करने गया। वहाँ निरंजना 
नदी के किनारे छुः बरस तक घोर तप करते-करते उसका केवल हाड़-चाम 
बाकी रह गया | 

कहानी है कि एक बार कुछ नाचने वाली स्तरियाँ गाती हुई उस जंगली राह 

से गुजरीं | उनके गीत की ध्वनि गौतम के कान में पड़ी | वे गाती थीं, अपनी 
वीणा के तार को ढीला न करो, नहीं तो वह बजेगा नहीं, ओर उसे इतना कसो 
भी नहीं कि वह टूट ही जाय?! पथिकों के उस गीत से गोतम को बड़ी शिक्षा 
मिली | उसने देखा, मैं अपने जीवन के तार को बहुत कसे जा रहा हूँ । तबसे , 


१०० भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव रे 


यह अपने देह की सुध लेने लगा । उसके साथी उसे तप से डरा समझ, साथ 
छोड़ कर बनारस चले गये | व६ अकेला देद्मती स्त्रियों से भिन्षा पा पा कर धीरे 
भीरे स्वास्थ्य प्राप्त करने लगा। 
सुजाता नाम की युवती ने वहाँ 
गीतम को बड़ी श्रद्धा से पायस 
खिलाया । 
स्वस्थ होने के बाद एक दिन 
गोतम एक पीपल के नीचे बैठा 
विचार करता था | पर ध्यान लगाते 
ही मार! (अर्थात्‌ मनुष्य की 
अपनी वासनाओं ) ने उसपर 
हमला किया । जल्द ही गातम ने 
मार को जीत लिया, श्रथात्‌ उसके 
चित्त के सन्न विज्ञेप शान्त हो गये। 
तत्र उसे वह  बोतब” (ज्ञान) हुआशा 
जिसके लिए वह भटकता फिरता 
थ[। उसी दिन से गौतम बुद्ध? 
हुए, ओर वह पीपल भी बोधि वृक्त 
#कहलाया | गौतम की बोधि या 
,बूक क्या थी ? वह केवल यह थी 
कि सरल सच्चा जीवन ही धर्म का 
सार है; वह सत्र यज्ञों, शाख्रार्थों 
' और तपों से बढ़ कर है। संयम: 
सहित सच्चा आचरण ही अ्रसल , 
घमं है। || 
बुद्ध अपने बोध से स्वयं सन्तुष्ट हो कर बैठने वाले न थे । “उत्थान 
( उठना, उद्यम करना ) और 'अ्रप्रमाद! ( कभी दील न करना ) उनके जीवन 


अपनुक 'क 7 


नर हुर कानकूट गहरा ' क्या ! है का बा ] १ बज़ाकुछु 
४ ... - हे 





भगवान बुद्--गुप्त युग की एक मूत्ति 
[ भा० पु० वि० ] । 


२६३] महाजनपद युग का भारतीय जीवन १०१ 


ओर उनकी शिक्षा का मूल मन्त्र था। बनारस पहुँच कर ( जहाँ आजकल 
सारनाथ है) वे अपने पुराने साथियों से मिले ओर उन्हें समभाया-- 
“भिक्खुओ, संन्यासी को दो अन्‍्तों ( सीमाओं ) का सेवन न करना चादिए । 
वे दो अन्त कौन से हैं ? एक तो काम और विपय-सुल में फंसना जो अत्यन्त 
हीन ग्राम्य और अनाय॑ है, और दूसरा शरीर को व्यर्थ कष्ट देना जो अनाय 
ओर अनथंक है। इन दोनों श्रन्तों को त्याग कर तथागत ( ठीक समझ 
वाले, बुद्ध ) ने मध्यमा प्रतिपदा ( मध्यम मार्ग ) को पकड़ा है, जो आँख 
खोलने वाली ओर ज्ञान देने वाली है ।” यह मध्यम मार्ग ही बोद्ध धर्म का 
निचोड़ है ! 538 97] 
बुद्ध का यह पहला उपदेश “घम॑चक्रपप्रवत्तत” कहलाता है। जिस 
प्रकार राजा लोग चक्रवर्त्ती बनने के लिए अपने रथ का चक्र चलाते थे, वैसे 
ही बुद्ध ने धर्म का चक्र चलाया। चौमासे में संन्यासो यात्रा नहीं करते, इस- 
लिए, उस चोमासे में वे वहीं रहे । धीरे-घीरे उनके चेलों में साठ मिकक्‍्खु और 
बहुत से ड्रपासक्न- ( पदस्थ अनुयायी ) हो गये । बुद्ध ने उन मिक्खुओं को एक 
“सत्र” अर्थात्‌ प्रजातन्त्र के रूप में संघटित कर दिया । बौद्ध धर्म में किसी एक 
आदमी की हुकूमत न थी, संध ही सत्र कुछ था। तब बुद्ध ने कहा-: 
“भिक्खुओ, अ्रव तुम जाओ, जनता के हित के लिए घूमो | कोई भी दो भिकखु 
एक तरफ न जाओ ।?? 

स्वयं बुद्ध भी भ्रमण को निकले | सन्न से पहले वे गया की तरफ गये | 
वहाँ तीन काश्यप भाई रहते थे जो बड़े विद्वान्‌ कर्मकांडी थे ओर जिनके पास 
सैकड़ों विद्यार्थी पदते थे । बुद्ध का उपदेश सुन कर उन्होंने यशों की सब 
सामग्री निरंजना में बह्य दी, और उनके साथ चल दिये । इस बात का मगघध 
की जनता ओर राजा तिम्बिसार पर बड़ा प्रभाव पड़ा । वे भी बुद्ध के उपासक 
हो गये। राजग्रह के पास सारिपुत्त और मोग्गलान ( मौद्गलायन ) नाम के 
दो बड़े विद्वान्‌ ब्राह्मण बुद्ध के चेले बने | बौद्ध संघ में वे उनके  अ्रग्न श्रावक_ 
अभांत्‌ प्रमुख शिष्य कहलाये | 

बुद्ध का यश अरब कपिलवास्तु तक पहुँच गया ओर उन्हें वहाँ का 


नस ैश 
१०२ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव रे 


निमनन्‍्त्रण स्वीकार करना पड़ा | वे भिक्‍्खुश्रों के साथ भिन्षापात्र हाथ में लिये 
उन्हीं घरों के सामने भिन्ना के लिए मौन खड़े हुए, जिनके वे राजा हो सकते 
थे | शुद्धोदुन शाक्य उन्हें भिक्खुश्रों सहित अपने महल में लिब्रा ले गये, जहाँ 
सत्र स्त्री-पुरुपों ने उनका उपदेश सुना | किन्तु राहुल की माता ( गौतम की 
पत्नी ) उन श्रोताश्रों में न थी। बुद्धदेव सारिपुत्त और मोग्गलान के साथ स्वयं 
उसके मकान पर गये | वह उन्हें देख कर एकाएक गिर पड़ी और रोने लगी। 
जल्द ही उसने अपने को सँभाला ओर बुद्ध का उपदेश सुना। सात दिन बाद 
जन्न फिर बुद्ध शुद्धोादन के घर आये तब्र उसने राहुल को बतलाया, ये तुम्हारे 
पिता हैं, इनसे अपना पितृ-दाय ( बपौती ) माँगो ।? कुमार राहुल ने बुद्ध के 
पास जा कर कहा, भिक्‍खु, मुझे मेरा पितृदाय दो । बुद्ध ने सारिपुत्त से कहा, 
राहुल को प्रत्रज्या ( संन्यास ) दान करो । तबसे वह कुमार भिक्‍्खु हो गया । 

कपिलवास्तु का पंचायती राजा इस बार भद्रक शाक्य था। बुद्ध के 
वापिस चले जाने पर अनुरुद्ध शाक्य अपनी माँ के पास गया और भिकखु 
बनने की आज्ञा माँगने लगा | माँ ने कहा, बेटा यदि राजा भद्गरक घर छोड़ 
दे तो तू भी भमिक्‍्खु हो जा! अ्नुरुद्ध के कहने से भद्रक भी तैयार हो गया। 
आनन्द आदि कई और शाक्य भी साथ हो गये ओर मल्ल राष्ट्र की तरफ, जहाँ 
बुद्ध ठहरे हुए थे, चले | कुछ दूर जा कर उन्होंने अपने गहने और कीमती 
कपड़े उतार दिये और दुपदे में लपेट कर अपने नौकर उपालि नाई को देते हए 
कहा, जाओ, तुम्हारी जीविका के लिए, यह काफी होगा ।? पर उपालि के दिल 
में कुछ और था | वह भी उनके साथ साथ गया । बाद में ये लोग बड़े प्रसिद्ध 
हुए। आनन्द तो बुद्ध का दिन-रात का साथी, उनका  उपस्थापक” ( प्राइवेट 
सेक्रेटरी ) बन गया | उपालि बुद्ध के पीछे संघ का प्रमुख चुना गया | 

एक बरस के इस भ्रमण के बाद बुद्ध राजग़ह लोट आये | वहाँ उन्हें 
श्रावस्ती का करोड़पति सेठ सुदुत्त श्रुताथपिंडक निमनन्‍्त्रण देने आया। सुदत्त 
ने बोद्ध संत्र को दान करने के लिए श्रावस्ती के राजकुमार जेत से एक बगीचा 
खरीदना चाहा | जेत ने कद्दा, जितने सोने के सिक्के उस बाग में ब्रिछ जायें, 
वह उसकी कीमत है। सुदत्त ने कहा, मैंने बाग ले लिया | जेत ने कहा, ' मैंने 


२९३] महाजनवद युग का भारतीय जीवन १०३ 


नहीं बेचा ? तब यह विवाद वोहारिक ( व्यावहारिक )? ( न्‍्यायाधीरा ) के पास 
गया । वोहारिक ने सुदत्त के पक्ष में फैसला दिया, क्‍यों|के जेत ने अधिक से 


न नल आन और जनता 





जेतवन की खरीद और दान 
सदत्त जलपात्र लिये दान करने खड़ा है; गाड़ी पर सिक्के हैं जो बगोचे में बिछाये जा रहे 
हैं। श ग-युग के भारहुत स्तूप का यूत्त दृश्य [ भारतीय संग्र-, कलकत्ता! ] 


अधिक मूल्य कह्य था और सुदत्त उतना भी देने को तैयार था। सुदत्त ने तब 


वह बाग जेतवन खरीद लिया श्लोर उसमें बौद्ध संब्र के लिए, विहार यानी मठ 
बनवाया । 


१०४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पथ हे 


प्रायः तीन बरस पीछे शुद्धोदन शाक्य का देहान्त हुआ | तब प्रजावती: 
ओर राहुलमाता देवी ने मिक्खुनी बनने का संकल्प किया । अनेक शाक्य ख््रियों 
के साथ वे बुद्ध के पास वैशाली पहुँचीं। कुछ अ्रतसे तक बुद्ध दिचकिचाये 
क्योंकि उस काल तक स्त्रियों के लिए संन्यास मा्ग खुला न था। अन्त में 
आनन्द के कहने से बुद्ध ने स्त्रियों के लिए वह मार्ग खोल दिया । मिक्खुनी संत्र 
की अलग स्थापना हुई | उस सत्र ने भी बड़ा काम किया | वृद्ध भिक्‍खु थेर 
( स्थविर ) कहलाते थे । उसी प्रकार घ्रद्धा मिक्खुनियाँ थेरी कहलाती था । थेरों 
की वाणियाँ थेरगाथा नाम की पुस्तक में है । वैसे ही थेरियों की थेरीगाथा में | 

४४ बरस तक ठेठ हिन्दुस्तान के सब्च जनपदों में बुद्ध बराबर घूमते रहे । 
उनके अन्तिम बरसों में उनके पुराने साथी प्रायः उठ गये थे | श्रपने भ्रमण के 
४५वें बरस उन्हें विरूठक की करतूत से कपिलवास्तु के खेंडहर देखने पड़े; ओर 
वे राजग़ह पहुँचे तो अजातशत्र वैशाली को ढह्या देने की घात में था | 

वैशाली जा कर वे शहर के बाहर ठहरे | अम्बपाली गणिका को खबर 
मिली कि बुद्धदेव उसकी आम को बगिया में पधारे हैं। उसने उनके पास जा 
कर भिक्‍्खुसंघ को भोजन कराने की प्राथना की, जो बुद्ध ने चुप रह कर स्वीकार 
की । लिच्छुवि लोग सुन्दर रथों पर सवार हो बुद्ध के दशन को चले तो उन्होंने 
देखा कि अम्बपाली उनके पहियों से पढ़िया टकराते हुए अपना रथ हॉाँकती लोट 
रही है। लिच्छुवियों ने पूछा, 'यह क्या बात है कि तू लिच्छुवियों के: बराबर 
अपना रथ हाँक रही है ?? अ्रम्बपाली ने उत्तर दिया, आयपुत्रों, मैंने भगवान्‌ कोः 
भिक्‍्खु-संघ के साथ कल के भोजन के लिए न्योता जो दिया है ।? उन्होंने कहा, 
“अ्म्बपाली, हमसे एक लाख मुद्रा ले कर यह भोजन हमें कराने दे । उत्तर 
मिला, आयपुत्री, आप मुझे वैशाली का समूचा राज्य दें तत्र भी यद्द जेत्रनार 
नहीं दूँगी ।! निराश हो कर लिच्छुवियों ने कह, श्रम्बरका ने हमें हरा दिया ।? वे 
उसकी बगिया की ओर बढ़े। बुद्ध ने उन्हें ग्राते देखा ओर मिक्‍खुओ्ों से कहा, 
“जिन भिक्खुओं ने तावर्तिश देवताओं को नहीं देखा है, वे लिच्छुवियों की इस! 
परिषद्‌ को देखे और इससे देवताओं की परिषद्‌ का अनुमान करें [' उपदेशः 
सुन चुकने पर लिच्छवियों ने बुद्ध से दूसरे दिन का भोजन करने की प्रार्थना को ॥ 


२९३] महाजनपद युग का भारतीय जीवन १०५४४ 


“लिब्छुवियो, मैंने कल के दिन अ्रम्पपाली गणिका का न्योता मान लिया है |? 
तब्न उन्होंने निराश हो कर अपने हाथ पटके और कहा-- हमें अ्रम्बका ने हरा 
दिया !” दूसरे दिन उपदेश सुनने और भोजन कराने के बाद अम्बपाली ने 
कहा, 'भगवन्‌ , मैं यह झ्राराम ( बगीचा ) भिक्‍खुश्रों के संघ्र के लिए, जिसके 
मुखिया बुद्ध हैं, देती हूँ ।” वह दान स्वीकार किया गया। अश्रम्बपाली पीछे थेरी 
हो गई; उसके गीत भी थेरीगाथा में हैं | 

वैशाली से बुद्ध एक गाँव गये | वहाँ उनके बड़ा दद उठा ओर मृत्यु 
निकट दिखाई दी। आनन्द ने कहा, भगवन्‌ , जब्र तक आप भिक्खुनसंध्र को 
टीक राह् पर नहीं डाल देते, आशा है तत्र तक देह न त्यागेंगे । उत्तर मिला, 
“शानन्द, भिक्खु-संघ्र मुझसे क्या आशा करता है ? मैंने धर्म का साफसाफ 
उपदेश कर दिया । तथागत ( बुद्ध ) के धर्म में कोई गाँठ या पहेली तो नहीं 
है। अत्र तुम अपनी ही ज्योति में चलो, अपनी शरण जाओ'**'घम की ज्योति 
में, धर्म की शरण में चलो |”? 

मल्लों के अनेक गाँवों में होते हुए बुद्ध पावा पहुँचे | वहाँ चुन्द लोहार 
ने उन्हें भोजन कराया ओर उसमें सुझआर का मांस भी परस दिया। गहस्थों 
से यह कहने की कि मैं अ्मुक चीज खाता हूँ श्रमुक नहीं खाता हूँ, बुद्ध की 
आदत न थी। उस भोजन से उनका दद बढ़ गया; रक्तातिसार हो गया 
अन्तिम समय तक बड़ी पीड़ा रही | पावा से वे कुशिनगर को गये जो मल्लों की 
राजधानी थी। देवरिया जिले में कसिया गाँव उसकी याद कराता है। रास्ते 
में उन्होंने आनन्द से कद्दा, . चुन्द के मन में कहीं कोई यह शंका न डाले कि. 
उसके भोजन से बुद्ध का निर्वाण हो गया | श्रायुष्मान्‌ चुन से कहना, मेरे 
लिए. उसका भोजन और सुजाता का भोजन एक समान है |” 

नदी म॑ स्नान कर बुद्ध शाल-वन में आसन बिछुवा कर लेट गये। तब 
भी वे भिक्खुश्रों की शंकाएँ दूर करते रहे | इसी बीच सुभद्र नाम का पंडित आहर 
से उनसे कुछ पूछने आया | आनन्द ने उसे रोक दिया, पर पता लगने पर बुद्ध 
ने पास बुला कर उसे उपदेश दिया | तत्न उन्होंने कद्दा, 'भिक्खुओ, मैं तुम्हें 
अन्तिम बार बुलाता हूँ | संसार की सब्न सत्ताश्रों की श्रपनी अपनी आयु है। 


१०६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव रे 


अप्रमाद से काम करते जाओ | यही तथागत की अन्तिम वाणी है।?” ऐसा 
कहते हुए, अस्मी बरस की आयु में उन्होंने अखि मूँद लीं (५४४ ई० पू० ) | 
यही उनका महापरिनिवांण? ( बुकना ) था | 
कुशिनगर के मल्लों ने उनका दाह-कर्म कर के धातुओं” (फलों 

अधस्थियों ) को भालों-घनुषों से घेर आठ दिन तक नाच-गान किया। निवांण 
का समाचार सुन कर चारों तरफ के राष्ट्रों के दूत आ जुटे | उन फूलों के आठ 
भाग कर वे अपने अपने राष्ट्र में ले गये, जहाँ उनपर स्तूप बनवाये गये | स्वूप 
उस इमारत को कहते हैं जो किसी पत्रित्र अवशेष के ऊपर यादगार के रूप 
में बनाई जाय । उसके अन्दर नोंब में अवशेष रक्‍ला जाता था। यह 
बैदिक रीति थी | 

" ५६: चधमान महावीर--भगवान्‌ महावीर बुद्धदेव के समक्रालीन 
थे। केवैशाली के पास कंडग्राम में वृजिंगण के ज्ञात्रिक नाम के कुल में राजा? 
सिद्धाथ के घर पैदा हुए । उनकी माता का नाम त्रिशला था, ओर उनका 
अपना नाम वधमान | सिद्धार्थ और त्रिशला: का पा्श्व नामक धम-सुधारक 
के अनुयायी थे, जो प्रायः दो शताब्दी पहले बनारस में हुआ था। बढ़े होने 
पर वधमान का यशोदा नाम की देवी से विवाह हुआ, जिससे एक लड़की 
हुईं। माता पिता के मरने पर तीस बरस की आयु में बड़े भाई से आज्ञा ले 
वधमान ने घर छोड़ा। बारह बरस के भ्रमण और तप के बाद उन्होंने ' कैतल्य” 
(ज्ञान) पाया | तचसे वे अ्रहंत्‌ (पूज्य), जिन (विजेता), निर्ग्रन्थ (बन्धनद्वीन) 
आर महावीर कदलाने लगे | उनके अनुयाग्रियों को अब हम जैन कहते हें | 

निग्रन्थ ज्ञातिकपुत्र अथवा महावीर अहत्‌ होने के बाद निर्वाण-काल तक 

लगातार मिथिला, कोशल आदि में भ्रमण करते रहे | बुद्धनिर्वाण के एक 
बरस पहले पाबापुरी में उनका निर्वाण हुआ | बुद्ध ओर उनकी शिक्षा में 
मुख्य भेद यह है कि बुद्ध जहाँ मध्यम माग का उपदेश देते थे, वहाँ महावीर तप 


# १४वीं शताब्दी से आधुनिक जैन लोग इस पावापुरी को र/'जगृद के पास 
“मानते आये हैं । एक पावापुरी मल्लों के देश ( गोरखपुर ) में भी थी । 


२६५] महाजनपद युग का भारतीय जीवन १०७ 


और कृच्छु तप को जीवन-सुधार्‌ का मुख्य उपाय मानते थे। दोनों वेद 
ओर ईश्वर को न मानते थे। मंगघ आदि देशों में महाबीर की शिक्षा जल्द फैल 
गई, कलिंग उनके जीते जी उनका अनुयायी हो गया। राजस्थान में उनके 
निवांण के एक शताब्दी बाद ही उनके मत की जड़ जम गई । 

$५, बुद्ध-युग का आथिक जीवन--वैदिक काल से श्रब तक मारत- 
वासियों के जीवन में बड़ा परिबतन हो गया था | उस काल में आर्यों की मुख्य 
जीविका पशुपालन और कृषि थी, अब शिल्प ओर व्यापार भी उनके बराबर बढ़ 
गये थे । कृषि में मी उन्नति हो चुकी थी | अरब आराम और उद्यान ( बगीचे ) 
प्रायः हर बस्ती में लग चुके थे | कपास के पौधे का ज्ञान भी आार्यों को इसी युग 
में हुआ | उससे पहले संत्षार की ग्रथिकांश जातियाँ कपास की खेती न जानती 
थीं। | उसकी खेती दूसरे सब देशों ने पहले-पहल भारतवर्ष से ही सीखी। यूनान 
के लोग जब यहाँ पहले-पहल आये, तब वे कपास देख कर बड़े चकित हुए, ओर 
उसे ऊन का पोधा कहने लगे । शिल्प की उन्नति के साथ हर बस्ती में शिल्प 
से जीविका चलाने वाले शिल्पियों के अलग अलग संघटन बन गये। उन्हें 
श्रेणियाँ कहते थे। एक नगर के सब बढइयों की मिल कर एक ' श्रेणी” होती 
थी | इसी तरह लोहारों, कुम्दारों, मालियों, मल्लाहों, सुनारों आदि की अलग 
अलग श्रेणियाँ थीं। श्रेणी का एक मुखिया चुना जाता था जिसे प्रनुख या जेट्डक 
( जेष्ठक ) कहते थे । बनारस जैसी बड़ी नगरियों में एक एक शिल्प के गली- 
मुहल्ले ही अलग हो गये थे; जैसे दन्‍्तकारवीथी में केवल हाथी-दाँत का काम 
करने वाले ही रहते थे । 

शिल्प के साथ साथ स्थल ओर जल का व्यापार भी खूब चलने लगा। 
व्यापारी लोग सा्थों अ्रथांत्‌ काफिलों में चलते थे | नगरों में व्यापारियों के भी 
संघटन बन गये थे जिन्हें निगम कहते थे | निगम का मुखिया भी चुना जाता था 
ओर सेट्टी ( श्रेष्ठी ) कहलाता था। वाराणसी, चम्पा, भरुकच्छ, शूर्पारक आदि 


 मुअन जो दड़ो में कपास का कपड़ा पाया गया है। किन्तु आर्यो के साहित्य में 
उत्तर वैदिक काल से पहले कपास का कहीं पता नहीं मिलता । 


॥श 
श्०८ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव हे 


के व्यापारी अपने जहाज ले कर सुवर्णभूमि, ताम्रपर्णी ओर बावेरु (बाबिल) तक 
जाते थे | सात-सात सो आदमी जिनमें लम्बी यात्रा कर सकें, इतने बड़े जहाज 
बनने लगे थे । जहाँ पहले गाँव ही गाँव थे, वहाँ अत्र शिल्प और व्यापार बढ़ने 
के कारण बहुत सी नगरियाँ स्थापित हो गई थीं | 

6 ६. राज-काज की संस्थाएँ--प्राम मी जहाँ पहले एक तरह के 
जत्ये थे, वहाँ अन्न वे कृपकों के संघ हो गये । जनों के राज्य जनपदों के राज्य 
|] (& बन गये थे, सो कद चुके हैं। 
यह वैदिक काल में राष्ट्र के सामूहिक 
जीवन में सबसे छोटी इकाइयाँ 
ग्राम थे। अब श्रेणी और निगम 
भी उसी नमूने की इकाइयाँ बन 
गये | श्रेणियाँ न केवल अपना 
आर्थिक प्रबन्ध स्वयं करती थीं, 
प्रत्युत अपने विधि-कानून बनाना, 
। अपने सदस्यों को उनपर चलाना 
निज हक ली नल मल ओर अपने विवादों का फैसला 
सह करना-सच्र उन्हीं के हाथ में 
'भीटा? (ज़ि० इलाहाबाद की खुदाई में पाईं गईं. था। यही बात निगमों के बारे 
“सहजातिये निगमस” (सदृजाति निगम में मी थी। नगरियों का प्रत्नन्ध 
की) मोदर*। [भा० छु० वि०] भी मुख्यतया निमगमों के ही हाथ 

में था | इसलिए, नगर की सभा भी पहले-पहल निगम ही कहलाने लगी | 
राजसमा में भी श्रेणियों ओर निगमों का बड़ा प्रभाव था। रामायण- 








# जैसा कि ऊपर [ पृ० ५४ ] का जा चुका है, 'भीटा? जातिवाचक संज्ञा है। 
इलाहाबाद के पास जो भीटा है उसका पुराना नाम सहजाति था। बौद्ध वाढमय के 
अनुसार सहजाति चेदि जनपद का प्रसिद्ध स्थान था। इस मोहर के अक्षरों की लिखा- 

९ ब> ८ ॥ (९5 कप पु हे. हर 
बट से और खुदाई में जिस सतह से यह पाई गईं है उससे सिद्ध होता है कि यह मौँय- 
युग से कुछ पहले की है । 


२३७] महाजनपद युग का भारतीय जीवन १०६ 


महाभारत की ख्यातें तो पुरानी हैं, पर श्रव्॒ जो रामायण हमें मिलती है उसका 
अधिकांश और वैसे ही महाभारत का कुछ अंश भी लगमग ४०० ई० पू० का 
लिखा हुथ्रा है। रामायण में हाँ रामचन्द्र को युवराज बनाने के लिए राजा 
दशरथ की सभा का चित्र खींचा गया है, उसमें श्रेणियों के मुखियों ओर निगमों 
के श्रेष्ठियों को ऊँचा स्थान दिया है | इसी तरह महाभारत में गन्घतरों से हारने 
पर दुर्योधन कहता है कि मैं श्रेणी-मुख्यों को कैसे मुँह दि्वाऊँगा | वैदिक काल की 
समिति अब न रही थी, पर इस युग के छोटे छोटे जपरनदों की अपनी परिपदे थीं, 
जिनमें ग्रामों, श्रेणियों ग्रादि के लोग जमा हो कर ठहराव करते और राजा को 
सलाह देते थे । कई संघरराष्ट्रों में राजा न होता था ओर परिषदें ही सत्र कुछ 
करती थीं। परिपदों में प्रस्ताव रखने, भाषण देने, सम्मति लेने आदि के 
सुश्ज्जल नियम भरे | शाक्यों की परिषद्‌ ज्रिस भवन में जुठती थी उसे सन्थागार 
कहते थे | 

इस प्रकार आर्थिक ओर राजनीतिक जीवन में उन्नति हो जाने के कारण 
कानूनों को भी ज़रूरत पड़ी और कानून पदले-पहल इसी युग में इकट्ठ किये 
गये । कानून के दो पहलू थे--घम और व्यवहार | धार्मिक सामाजिक जीवन 
का कानून “धर्म! कहलाता था, और दीवानी और फोजदारी कानून व्यवहार? । 
मुकद्दमों का फैसला करने वाले न्यायाधीश वोह्ारिक' ( व्यावहारिक? ) कहलाते 
थे। श्रेणियों के परस्पर भगड़ों का फैसला करने को एक खास वोहारिक होता था। 

$ ७, सामाजिक जीवन--वर्ण ओर आश्रम का विचार पहले-पहल 
किस रूप में प्रकट हुआ था, यह बतलाया जा चुका है। पर वश जाति न थे 
केवल समाज के स्तर थे । आर्यों के समाज की निचली सतह में अब कुछ अनार 
जातियाँ भी शामिल हो गई थीं-। वे जातियाँ--निषाद, चंडाल, पुक्क्रस 
आदि--नीची गिनी जाती थीं। महाजनपदों के ज़माने में क्षत्रिय लोग भी अपने 
को एक जाति? कहने लगे ओर सबसे ऊँचा मानते थे । मगध के पहले 
साम्राज्य के श्रन्तिम काल में ब्राह्मण भी कहीं-कहीं अपने को जाति? कहने लगे 
थे । क्षत्रिय और ब्राह्मण कल्पित जातियाँ थीं; क्योंकि वास्तव में सब ज्ञत्रिय और 
आह्यण एक ही आय जाति के थे | बाकी सब प्रजा में कई काम और कई शिल्प 


११० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ हे 


ऊँचे ओर कई नीचे गिने जाते थे | किन्तु जात-पाँत का भेद तब तक न था। 
ऊँचेनीचे लोगों में मिल कर खाना-पीना, ब्याह-शादी सब्र कुछु चलता था| कुछ 
ब्राह्मण पिछले काल में अपने को जाति ज़रूर कहने लगे, पर वे साधारण प्रजा 
से अपने को अलग न कर पाये थे | ज्षत्रियों में कुलीनता का विचार सबसे 
आअधिक था, पर आवश्यकता पड़ने पर वे भी सब्र धन्धे करते और सबसे ब्याह 
शादी कर लेते थे । ये सब बातें पालि वाआय से मालूम हुई हैं। तब दास-प्रथा 
भी थी; पर दास थोड़े थे और उनके साथ अच्छा बर्ताव होता था। वे घरेलू 
सेवा करते थे, खेती आदि का काम उनसे न लिया जाता था | 

$ ८, बुद्ध-युग का वाड्रूय--बुद्ध के निवोण के बाद ४५०० भिवक्‍खु 
राजगह में हुए और उन्होंने बुद्ध के वचनों को मिल कर गाया । वह 
बौद्धों की पहली “संगीति,थी | सौ बरस बाद दूसरी संगीति वैशाली में हुई, ओर 
फिर तीसरी राजा अशोक के काल में पटने में । इन संगीतियों में बौद्धों का 
धार्मिक वाद्य तैयार हुआ । शुरू में उसके दो अंश थे--धम्म और विनय । 
धम्म में बुद्ध के उपदेश बातचीत रूप में थे; विनय में मिक्खुश्रों के आचरण के 
नियम ये । अ्रशोक के काल तक त्रिपिर्क? अथांत्‌ तीन पेटियाँ बन गई। 
विनय का विनयपियक बना; धम्म का संग्रह सुत्त( यूक्त- ) पिटक में हो गया । 
सुक्तपिटक में बुद्ध की सूक्तियाँ हैं। और अभिधम्मर्नपटक नाम से तीसरा 
पिठक बन गया जिसमें बोद्धों का पहला दाशंनिक चिन्तन है। सातबीं-छठी 
शताब्दी ई० पू० में मारत में बहुत सी मनोरंजक कहानियाँ प्रत्िद्ध थीं। उन सब 
को बुद्ध के पूर्व-जन्म की कह्दानियों का रूप दे कर और उनका नाम जातक? 
रख कर उन्हें सुत्तपिटक के एक अंश म॑ शामिल किया गया है । ५५० के करी 
वे कहानियाँ संसार भर में सबसे पुरानी ओर अत्यन्त रुचिकर हैं । ह 

भारत के विभिन्न जनपदों में तब्न संस्कृत के सिवाय बोलचाल की कई 
बोलियाँ थीं जो प्राकृत कहलाती थीं। त्रिपिटक पदले-पहल पालि नाम की 
प्राकृत में लिखा गया । 

जैन धर्म का वाठझ्यय भी काफी बड़ा है। वह कोशल की पुरानी 
प्राकृत अधमागधी में है । 


२९८] महाजनपद युग का भारतीय जीवन १११- 


बोद्ध वाझाय के साथ-साथ वैदिक वाब्मय का अंतिम अंश भी बन रहा 
था | उसमें ब्राह्मणों उपनिषदों के बाद वेदांग बने | वेदांग छुह थे। उनमें से 
एक व्याकरण था। दूसरा निरुक्त, जिसमें यह देखा जाता था कि शब्दों का 
विकास और परिवतन केसे हुआ । तीसरा शिक्षा, भअ्रर्थात्‌ वर्णो या अक्षरों के. 
उच्चारण को शिक्षा | चाथा छुन्द । पांचवां था ज्योतिष और छुठा कल्प । 
ज्योतिप में गणित सम्मिलित था | कल्प के तीन अंश हैं--एक श्रोत, जिसमे 
यज्ञों का व्योया दिया गया है; दूसरा ण्ह्य, जिसमें घरेलू संस्कारों का विवरण है;. 
आर तीसरा धम अ्रथात्‌ घार्मिक-सामाजिक विधि-कानून | 

इस प्रकार आर्या के व्यक्तिगत, पारिवारिक ओर सामाजिक रहन-सहन 
ओर संस्कारों के सब नियम कल्प में हैं। बेदांगों का समय ८वीं से वीं शताब्दी 
ईं० पू० तक है | व्याकरण, छुन्द, ज्योतिष आदि विषय पहले तो वेद के अंग । 

प में पैदा हुए, पर पीछे ये स्वतन्त्र विज्ञान बन गये | वेदांग प्रायः सब 'सूत्रों' 

में हैं। किसी बात को कहने के लिए जो छोटे से छीटा वाक्य बनाया जा सके, 
उसे सूत्र कहते हैं। ब्राह्मणों उपनिषदों की तरह वेदांग भी आश्रमों में तैयार; 
हुए थे । ] 

पीछे जब वेदों से स्वतन्त्र फुयकर विद्याएँ भी चल पढ़ीं, (तब कई बड़े 
मार्के के ग्रन्थ तैयार हुए. | भारतवष का “आदि विद्वानू” श्रूर्थात्‌ पहला दाशनिक 
कपिल इसी युग में हुआ | तच्शिला के आत्रेशग, आयुवंद के पहले प्रतिद्ध 
गआचाय थे । कपिल ओर आज्ेयों के ग्रन्थ अब मूल रूप में नहीं मिलते | 
शुल्वसूत्र नामक रेखा-गणित के महत्तयूण' आरम्मिक ग्रन्थ भी इस युग में तैयार 
हुए. | पब्छिमी गन्धार म॑ पुष्करावती के पास सुव्रास्तु ( स्त्रात ) नदी के कॉठे में 
शालातुर नामी गाँव में, जो आजकल के यूसुफजई इलाके में पड़ता है, ४०० 
ई० पू० के लगभग व्याकरण का एक बहुत बड़ा विद्वान पाणिनि हुआ | पाणिनि 
के जोड़ का वैयाकरण शायद आज तक पैदा नहीं हुआ । पाणिनि ने संस्कृत 
का बड़ा पूण व्याकरण सूत्रों में लिखा जिसका नाम अशध्यायी है। पायलिपुत्र 
के राजा ने पाणिनि को वहाँ बुला कर उसका बड़ा आदर किया | 

रामायण का मुख्य अंश झोर महाभारत का कुछ अंश भी इसी युग. 


प११२ मारतीय इतिहास का उन्मीलन [ प॑ रे 


के हैं। भगवदूगीता बुद्ध के बाद लिखी गई । वह मद्दाभारत में ओर पीछे 
जप मिलाई गई। उसका लेखक जो उपदेश देना चाहता 
हक .- था उसने बड़े अच्छे टंग से उसे कृष्ण के मुंह 
| कह | युद्धक्षेत्र में कहलवा दिया है। पाणिनि की अशध्यायी 
३ न से पता लगता है कि उससे पहले नाटक-कला शुरू 
हे २ हो चुकी थी ओर उसपर भी यूत्र लिखे गये थे। सूद 
गा जैसे विषय पर भी सूत्र बन गये थे। जिस प्रकार 
थ्र्मों? का विचार ध्मसूत्रों में हुआ उसी प्रकार 
की व्यवहारों! का विचार अथशास्त्रों म॑ं किया गया। 
द्थवी-माता:.. ज्ञातकों की कहानियों से पहले कई अर्थशास्त्र 
नन्दनगढ़ की खुदाई से पाई है पक ह 
गे गन वी लंय पर का कत जी तैथार हो चुके थे। डपनिषदों ओर कपिल 
मूत्ति, असल परिमाण; हे सम्प्रदाय में तथा बोंद्धों के अभिषम्म मं 
नन्द-युग की कारीगरी का दाशनिक विचार पहले-पहल शुरू हुआ था । 
नमूना। [भा० पु० वि०] 
अभ्यास के लिए प्रश्न 


| बड़ नपद्‌ युग तक आयों में जातिभेद किस क्रम से ऑर किस अंश तक 
विकसित छु्ग्ना 
सेद्धाथ गौतम और मड़ावीर कराँ पैदा हुए थे ? उनके पड़ोस में कोन से 
राज्य थे और उनकी राज्य-संस्था ( शासन-प्रणाली ) क्‍या थी ? 
३ श्रेणि और निगम किसे कहते हैं? महाजनपद युग के आर्थिक जीवन, 
"सामाजिक जीवन तथा राज्यसंस्था में उनका क्या स्थान था १ 
४, उत्तर वैदिक और आरंभिक बौद्ध वाब्मय का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 
५, धर्म ओर व्यवहार से क्या अभिप्राय था १ 
६. कपास का ज्ञान भारतीय आर्यो की पहले पदल कब हुआ और यहाँ से अन्य 
“देश वालों को किस प्रकार प्रहुँचा 


(ः (ः 
ननन्‍्द मोय साम्बाज्य पवे 
( लग० २६६-२११ ई० पू० ) 
अध्याय १९ 


नन्द साम्राज्य ओर अलक्सान्दर की चढ़ाई 
( लग० ३६६-३२५ ईं० पू० ) 

0 १. नन्‍द वंश--शिशुनाक वंश के राजा महानन्दी के दो बेटों 
( ३७४-र२६६ ई० पू० ) का अभिभावक मह्यपद्म नन्द था। उन दोनों को 
मार कर वह स्त्रय॑ मगध की गद्दी पर बैठ गया। उसके वंश में केवल दो 
पीदी राज्य रहा और वह नव नन्द अर्थात्‌ नया नन्‍्द वंश कइलाया। नन्दिवर्धन 
आर महानन्दी उसके मुकाबले में पूब नन्‍्द कहलाते हैं । 

मद्रापद्म शक्त और चतुर शासक था । मगघ के साम्राज्य की शक्ति 
उसने पहले से अ्रधिक बढ़ा दी । उस साम्राज्य के अधीन जितने छोटे छोटे 
जनपदों के राजवंश शताब्दियों से चले आते थे, उन,सब्रकी सफाई करके उसने, 
सब जनपदों को सीधे अपने शासन में ले लिया। इसी कारण उसे सुब॒न्नत्रान्तक' 
अर्थात्‌ सब ज्षत्रियों का अन्त करने वाला कहते थे । वह उम्रसेन भी कहलाता 
था। महापद्म ओर उम्रसेनः दोनों असल में उसके विरुद (राजकीय उपनाम) 
थे। महापञ्म इस कारण कि उसके कोश में प्मों घन था, ओर उम्रसेन इस' 
कारण कि उसकी भयंकर सेना थी। किन्तु वह प्रजापीडक था। उसके बेटों में ' 
धन नन्द मुख्य हुआ। उसके ज़माने में मकदूनिया के राजा अलक्सादर ने 
पंज़ाब पर चढ़ाई की । 

$ २. अलक्सान्दर का दिग्विजय-स्वप्त--पच्छिमी एशिया और 
यूनान में एक आय जाति €वीं-पवीं शताब्दी इं० पू० से सभ्यता का विकास 
करने लगी । भारतीय उन्हें यवन कहते थे । उनके देश में बहुत से छोटे 

भू ८ 


११७ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ४ 


बी ब5 शी 


छोटे राष्ट्र थे, जिनमें से अधिकांश संघरराष्ट्र ये । छुठी शताब्दी ई० पू० से 
उन्होंने बड़ी उन्ननि की। उनके उत्तर तरफ मकदूनिया का पहाड़ी देश था। 
उसे वे बबर अर्थात्‌ जंगली कहते थे | किन्तु चोथी शताब्दी ई० पू० के मध्य 
में उसी मकदूनिया के राजा किलिप ने सभ्य यूनान के सब छोटे छोटे राष्ट्रों को, 
जो आपस में लड़ा करते थे, जीत कर कुचल दिया । 
फिलिप का बेटा अलक्सान्दर बचपन से दुनिया जीतने के सपने देखा 
करता था। उसके सामने कोन सी दुनिया थी ? यूनान के उत्तर ओर पच्छिम 
के आधुनिक युरोप के देश तो तब निरे जंगली थे। यूनानियों का उनसे कम 
सम्पर्क था | उन जंगलियों को वे उत्तरी वायु से परे के लोग” कहा करते थे । 
किन्तु पूरव तरफ ईरान का विशाल साम्राज्य था। उसके पूरव हिन्द का नाम भी 
अलक्सान्दर ने सुन रक्खा था, पर उसे वह कोई छोटा 
सा देश समझता था । उसके आगे चीन का पता उसे 
नथा। 
७३. अलक्सानद्र का पारसी साम्राज्य 
कम. जीतना--राज्य पाते ही अलक्सान्दर दिग्विजय को 
अलक्सान्दर निकला | विशाल पारसी साम्राज्य अन्दर से बोदा हो 
भारत में पाये जाने. जुँका था। अलक्सान्दर ने उसपर चदाई की (३३४ 
वाले सिक्कों पप का ६० पू० )। बोस्फोरस खाड़ी के पास पहली लड़ाई हुई 
चित्र [ दुर्गोप्रसाद चिसमें जीत कर अ्रलक्सान्दर ने वह प्रायद्वीप ले लिया 
संग्रद से ] जो आजकल तुर्की देश का पच्छिमी अंश है। अगले 
बरस वह आ।गे बढ़ा | तब सीरिया की सीमा पर पारसी सम्राद दारयवहु ( श्य ) 
के साथ उसकी पहली लड़ाई हुई | पारसी सेना का दाहिना बाजू इस लड़ाई में 
जीत रहा था; फिर भी दारबवहु हिम्मत हार कर लड़ाई के बीच में ही भाग 
गया | तब अलक्सान्दर ने सारा सीरिया ओर मिस्र लेते हुए. उक्रातु ( फरात ) 
नदी तक का देश श्रधीन कर लिया । 
दो बरस बाद अलक्सान्दर फिर आगे बड़ा | दारयवहु तिग्रिस (दजला) 
नदी के इस ओर था। उनकी फिर लड़ाई हुई और दारयवह्‌ फिर लड़ाई के 





१$१] नन्‍द साम्राज्य ओर अलक्सान्दर की चदाई ११५ 


बीच से जीतता जीतता भाग निकला ! एक वर्ष में ईरान को झधीन कर 
अलक्सान्द्र ने फिर उसका पीछा किया | तब दारयबहु अपने एक सम्बन्धी की 
शरण लेने बाख्त्री अर्थात्‌ बलख की ओर भागा | दारयवहु को वहाँ पहुँचने 
के पहले ही उसी के त्षत्रपों ( प्रान्तशासकों ) ने पकड़ कर मार डाला | 

अलक्तान्दर दृररात तक आने के बाद बलख का रास्ता छोड़ दक्खिन 
मुड़ा ओर ३३० ई० पू० के श्रन्त में शकस्थान में हेतुमन्त ( -+सेतुमन्त, 
ग्रधुनिक हेलमंद) नदी पर आ निकला | श्रगले वसन्‍्त में उसने अफगानिस्तान 
पठार के दक्खिनी छोर पर चढद् कर हरउवती या ग्यरखुती (गश्राधु ० अरगन्दाब)+ 
की दून में प्रवेश किया । बह दून तत्न भारत में गिनी जाती थो । उस नदी के 
किनारे एक अलक्सान्द्रिया | बसा कर और उस दून में छावनियाँ डाल कर 
जाड़ों से पहले वह काबुल दून चला आया ओर वहाँ से हिन्दकोह चढ़ कर 
बलख पर उतरा | बलख से उसने[वंच्ु नदी ( आमू दरिया ) पार कर सुग्ध 
पर चदाई को और उसकी पूर्वी सीमा सीर नदी तक जीतता गया । बलख और 
सुग्ध के ईरानी सरदारों को दबाने में उसे पोने दो बरस लगे | सुग्ध के युद्ध में 
ईरानी पक्ष की तरफ से शशिगुत्त नामक भारतीय राजा भी लड्ा जो पारसी 
साम्राज्य का सामन्‍्त था ओर जिसका राज्य हिन्दकोह के उत्तर तरफ था। वह 
प्रकटतः कम्बोज महाजनपद का राजा था। युद्ध में हारने के बाद उस युग की 
प्रथा के अनुसार शशिगुप्त ने अलक्सान्द्र की सेवा स्वीकार की | 

तक्नशिला का युवराज आम्मि सुग्ध में ही अलक्सान्दर के पास अपने 
जनपद की अ्रधीनता का सन्देश ले कर पहुँचा था। उसके साथ ३२७ ई० पू० 
की गर्मियों में फिर हिन्दकोह पार कर अलक्सान्दर भारत की सीमा में काबुल 


अलननकनननी नानी गा नक न 


( संस्कृत सरस्वतो का ईरानी उच्चारण था हरह्ती, हरक्कती या हरउबती। 
उसीका थूनानी उच्चारण हुआ अरखुती ((292८॥009 ) | अरखुती का रूपान्तर है 
अरगन्द जो अब उस नदी का नाम है। 

| कन्दहार उसी अलक्सान्द्रिया का रूपान्तर है। अलक्सानिद्रियाः से घिस कर 
अलकन्दः हुआ । संस्कृत में ज्ञिण की आहार या हार कहते थे; सो अलकन्द का पदेश 
'अलकन्दहार! कइलाया जो फिर घिस कर 'कन्दहा।र' हो गया। 


११६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ४ 


ग्रलवसान्दर के काल में उत्तर-पच्छिमी भारत 







व प्‌ 'छट, 


गम शत 







६० 
#रन + १४८. ५ ब्‌ 





है... 
क] खत हैँ, ६३ 


<-*+ सिकन्दर का रास्ता । 
( ) ऐसे के। छों में आधुनिक 
( ) ऐसे कोछ्ठों में बे यूनानी नाम जिनका ! 
मूल रूप अभी नहों जाना जा सका । 
(] ऐसे कोछ्ठों में घन यल्तियों के नाम 
जिनका स्थान खन्दाज 2778 रक्‍खा गया है, 
झऋझुभी ठीफ जाना नहीं जा सका । 





नेक्रा-- ६ २ 


१५४ | नन्‍्द साम्राज्य और अलक्सान्द्र की चद्गाई ११७ 


दून में उतरा । 

$४. कपिश और पच्छिमी गन्धार में युद्ध--जिन यूनानी लेखकों 
ने अलक्सान्दर की विजयनयात्रा का वृत्तान्त लिखा है, वे हिन्दकोह के ठीक 
दक्खिन से उसकी भारत की चढ़ाई शुरू करते हैं | द्िन्दकोद ओर काबुल नदी 
के बीच कूनड नदी तक का प्रदेश कपिश था, कूनड़ से तिन्‍्ध तक का पन्छ्िमी 
गन्बार | काबुल नदी में मिलने वाली अ्लिषंग, कूनड़, पंजकोर और स्वात 
नदियों की दूनों में जो वीर जातियाँ तब्र रहती थीं, उनके नाम यूनानी उच्चारण 
के अनुमार अस्यस और अस्सक्न थे। शायद इन्हीं नामों में से किसी 
का रूपान्तर अफगान! है। उन जातियों ने चप्या चथा जमीन छोड़ने 
से पहले सख्त मुकाबला किया। पंजकोरा को तत्र भीौरी कद्दते थे। उसके 
पूरव मस्सग? नाम के गएद्ठ में ७ हजार पंजाबी सैनिक भी थे । उन्होंने देखा 
कि वह गद अन्र अ्रधिक टहर नहीं सकता तो अपने देश को खिसक जने की 
सोची | अलक्सान्दर ने उन्हें गद से निकल जाने को अनुज्ञा दे दी, इस शर्त पर 
कि वे उसकी तरफ से लड़े । उन्होंने गद से सात मील दूर डेरा डाला। 
अलक्सान्दर को पता लगा कि उनका इरादा उसकी तरफ से लड़ने का नहीं, 
प्रत्युत पंजाब ज। कर उसके विरुद्ध ग्रांग सुलगाने का है। रात को वे 
पड़े सोते थे कि अलक्सान्द्र ने उनका शिविर घेर उनपर आक्रमण कर दिया । 
उन सेंनिकों ने अपनी स्त्रियों को बीच में रख कर चक्कर बना कर लड़ाई शुरू 
की। उनमें से एक एक पुरुष ओर स्त्री ने अन्तिम साँस तक लड़ कर अपनी 
जान दी | 'मस्सग? के बाद दो और गढ़ों पर वैसी ही लड़ाइयाँ हुई । 

काबुल से तक्षुशिला का रास्ता तब खैभर घाट से जाने के बजाय काबुल 
नदी के साथ साथ पुष्करावतो हो कर जाता था | अलक्तान्दर स्त्रयं जच काबुल 
नदी के उत्तर के पहाड़ी प्रदेश के दमन में लगा था तब्च उसने अपने दो 
सेनापतियों को नदी के साथ साथ पुष्करावती की ओर भेजा था।। पुष्करावती का 
राजा हस्ती अपनी राजधानी में एक मास डट कर लड़ा | अन्त में अलक्सान्दर 
भी पुष्करावती आया । गोरीसुवास्तु प्रदेश से हट कर प्छिमी गन्धार के 
बहुत योद्धा सिन्धु नदी के किनारे अवण नामक गढ़ में जुटे थे । वह गद नदी 


श्श्द भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव ४ 


के घाट से ऊपर था। वह भी घोर लड़ाई के बाद लिया गया | हिन्दकोह से 
सिन्धु नदी तक का भारत का अंचल लेने मं यां अलक्सान्दर को छुः मास 
लगे । उसने शशिगुप्त को उस प्रदेश का शासन सांग । 

सिन्ध के पूरव तरफ पूर्वी गन्धार या तन्नशिला का राज्य था जिसका 
राजा अलक्पान्दर को पहले से ही बुला रहा था। उसकी सहायता से अलक्तान्दर 
की सेना ने सिन्ध पार की और तक्षुशिला आ कर थकान उतारी । 

४ 9५ पुरू से युद्ध-- पर गन्धार के पूरव केकय देश का वीर राजा 
पुरु सेना के साथ वितस्ता ( जेहलम ) पर अलक्सान्दर की प्रतीज्ञा कर 
रहा था | केकय के उत्तर लगा हुआ अभिसार देश% था। काबुल के उत्तरी 
पहाड़ों के अनेक योद्धा भाग कर वहाँ ञ्रा जुटे थे । अ्भिसार का राजा पुरु से 
मिलने की तैयारी कर रहा था । इससे पहले कि वे दोनों मिल पाये, सख्त गरमी 
की परवा न कर, अलक्सान्दर तुरन्त वितस्ता के किनारे पहुँच गया | पुरु सन्न 
घाट रोके हुए था। अलक्सान्दर ने पहले तो सेना में ऐती चदल-पहल रक्‍्खी 
कि पुरु को रोज़ मालूम हो कि ग्राज हमला होगा; फिर ऐसी रसद जुठानी शुरू 
की कि मानो अब वह महीनों वहीं टिकेगा | इस तरह पुरु जत्र कुछ असावधान 
हुआ, तब एक रात वर्षा में चुपकेचुपके अलक्सान्दर ने अपनी सेना के बड़े 
अंश को २० मील ऊपर या नीचे हटा कर नदी पार कर ली। पता लगते ही 
पुरु भी जल्दी उधर बढ़ा | 

जम कर लड़ने मं अलक्सान्दर भी उसका मुकाबला न कर सकता, पर 
अलक्सान्दर की असल शक्ति उसके फुर्टीलि सवारों मं थी। पारसी सम्राद की 
तरह पुरु भागा नहीं | जब्र तक उसकी सेना में ज़रा भी व्यवस्था रही, वह ऊँचे 
हाथी पर चढ़ा लड़ता रहा | उसके नंगे कन्धे पर श्नरु का बर्छला लगा। 
अन्त में उसे पीछे हटना पड़ा तो थ्रा/म्मि ने घोड़ा कुदाते हुए उसका पीछा 
किया, ओर पुकार कर उसे अ्लक्सान्दर का सैदेसा दिया । घायल हाथ से पुरु 





कि >तपज जन “४ज+++++-त-++5 


*आजकल के राजीरी भिम्भर और पुंच प्रदेश, अथोत्‌ कश्मीर के दक्षिखन 
हिमालय के निचल पहाड़ों का प्रदेश । 


१6५] नन्द साम्राज्य ओर अलक्सान्दर की चढ़ाई ११६ 


ने घृणित देशद्रोही पर बर्छा चलाया, पर आम्मि बच निकला | पुर को फिर 
सवारों ने घेर लिया, उनमें से एक उसका मित्र भी था | जन्न घायल और थका 
माँदा वद अलक्सान्द्र के सामने लाया गया तत्च अलक्सान्दर ने आगे बढ़ कर 
उसका स्वागत किया, ओर दुभाषिये द्वारा पूछा कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया 





अलक्सान्द्र-पुर-युद्ध का स्मारक पदक 
“आम्भि ने घोड़ा कुदाते हुए उस का पीछा किया **' घायल हाथ से पुरु ने घरित 
देशद्रोही पर बछ़ी चलाया ।”| [ हुगगाप्रसाद संग्रढ से ] 


जाय। जैसा राजा राजाओं के साथ करते हैं?--पुरु ने अभिमान से उत्तर 
दिया | अलक्सान्दर ने उसे शशिगुप्त की तरह अपनी सेना में ऊँचा पद दिया । 

इधर अलक्सान्दर पंजाब के मध्य तक पहुँच रहा था, उधर पीछे 
हरउवती ओर सुवास्तु प्रदेशों म॑ं बलवे होने के समाचार आये। उन्हें दबाने 
के लिए, उसने शशिगुप्त के पास और सेना भेजी | 


! उक्त पदक के पट तरफ जो चित्र है, उसमें पुरु का पीछा करता हुआ आम्भि 
अंकित प्रतीत होता है। अन्य बिद्वानों ने इसको दूसरी व्याख्या की है। समूचा विवाद 
यहाँ उठाया नहीं जा सकता। तो भी इस बात की ओर ध्यान दिला दिया जाय 
कि उन विद्वानों की एक बड़ी युक्ति यह है यह पदक मध्य एशिया से ही पाया गया है। 
किन्तु इस अन्य में सन्‌ १६३८ से जो चित्र दिया जा रहा है वह बनारस के स्व० बाबू 
दुर्गाप्रसाद के संग्रह में के पदक का है। बाबू दुर्गाप्रसाद ने यह पदक कहाँ से पाया था 
इसका मैने तब पता नहीं किया। उनकी मृत्यु के बाद अब यह कहाँ है इसका भी मुमे 
पता नहीं । ये बातें अब खोज का विषय हो गई हैं । 


१२० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ४ 


५६ ग्लुचुकायन और कठ राष्ट्र--पुरु के राज्य के पूरव असिक्ती 
अर्थात्‌ चनाब नदी पर ग्लुचुकायन नाम का छोटा सा संघ ( गणराज्य ) था। 
उसने भी लड़े बिना हथियार नहीं रक्खे । ग्लुचुकायनों के २७ कोटले जीत कर 
अलक्सान्दर ने पुरु के अधीन कर दिये। 

असिक्नी के पूरव मद्र देश में पुरु के भतीजे छोटे पुर का राज्य था। 
उसने युद्ध नहीं किया | आगे इरावती ( रावी ) के पूरब कठों का संघ था । 
उसकी भूमि ठीक वह थी जिसे पंजाब के लोग अब माझा कहते हैं, श्रर्थात्‌ 
अम्ृतसर-पद्टीतरनतारन प्रदेश। आलक्सान्द्र कठ देश पर आ। पहुँचा तो कठों 
ने अपनी राजधानी साइ्ुल के चोगिद रथों के तीन चक्कर डाल कर शकटब्यूह 
बनाया ओर खूच् डट कर लड़े | पीछे से बढ़े पु की कुमुक आने पर ही 
ग्लक्सान्दर साड्ुल को ले सक्रा | पर वहाँ उसका जैसा सामना किया गया 
उससे वह ऐसा खीक उठा कि साड्डूल को उसने जीतने के बाद मिद्दी में मिला 
दिया । 

कठों के संघ में प्रत्येक बच्चा संघ का माना जाता था। संत्र की ओर 
से वहाँ णहस्थों की सनन्‍्तान के निरीक्षक नियत होते थे । एक महीने की आयु में 
वे जिस बच्चे को कमज़ोर या कुरूप पाते उसे मरवा देते थे | ह 

विपाशा ( ब्यासा या ब्यास ) पहुँचने पर मकदूनियों को पता मिला 
कि उस पार कठ से बड़ा एक ओर लड़ाकू संब है, फिर पूरवी पंजाब में ओर 
भी बड़ा स्वाधीनताहटी संघ है, जिसके आगे मगध का सम्राद नन्‍्द अपनी 
सेना के साथ सचेत है । पूरवी पंजाब का संत्र शायद योधेयों का था जो सतलज 
के पूरव रहते थे । अलक्सान्द्र की सेना यद जान कर घबड़ा उठी कि अभी 
हिन्दुस्तान की असल शक्ति से तो मुकाबला बाकी दी है। उसने आगे बढ़ने से 
इनकार कर दिया । अलक्सान्दर ने उसे बड़े-बड़े बढावे दिये, पर वे सत्र बहरे 
कानों पर पड़े । तब घोर निराशता में वह तीन दिन अपने तम्बू में बन्द रहा, 
आर उसे लाचार लौटने का निश्चय करना पड़ा | ब्यासा के किनारे अपने 
वहाँ तक पहुँचने की याद में उसने वेदियाँ बनवाई । 

रास्ते में कई जगह छावनियाँ छोड़ते हुए! मुख्य सेना के साथ वितस्ता 


१५७] नन्द साम्राज्य और अलक्सान्दर की चदाई १२१ 


तट उलटे पाँव वापिस आ कर अलक्सान्दर ने दक्खिनी पंजाब ओर सिनन्‍्ध के 
रास्ते लौटने के लिए भारी तैयारी की और दो हजार नावों का बेड़ा बनवाया ।' 
यात्रा के शकुन देख कर नदी के बीच खड़े हो सुनहले बरतन से उसने भारत 
की नदियों और अन्य देवताओं को अध्य दिया और तब जल और स्थल से 
सेना को कूच का आदेश दिया | 

$ 9. मालव संघ से युद्ध--वितस्ता ओर चनात्र के संगम के बायें 
तरफ शिवि लोगों का संघ था | उसके पड़ोस में ही आजकल के मंग-मधियाना 
प्रदेश में एक ओर संघ्र था जिसका नाम यूनानियों ने अ्रगलस्स लिखा है। 
शिवियों ने त्रिना लड़े अधीनता मानी, अगलपस्स' वीरता से लड़े । 

चनाब को धारा में कुछ ओर नीचे जा कर उसके बाँये (पूरव) मरुभूमि 
के किनारे रावी के दोनों तटों पर मालवों का संघ-राज्य था | उसके पड़ोस में 
ब्यासा के तट पर क्षुद्रक संघ था। ब्यासा तब्र शायद सतलज में मिलने के 
बजाय रावी-संगम दे; नीचे चनातब में मिलती थी। उसके उस पुराने पाठ के 
चिह्न अन्न भी विद्यमान हैं | 

मालव ओर ज्षुद्रक मिल कर लड़ने की सोच रहे थे | वे दोनों राष्ट्र 
पंजाब में सबसे कड़े लड़ाके ओर स्वाघीनता-हटठी प्रसिद्ध थे। अलक्सान्दर 
की सेना यह जान कर कि ऐसे वीर संघों से लड़ना होगा, फिर विद्रोह करने पर 
उतारू हो गई | बड़ी कठिनाई से अलक्सान्दर ने उसे यह समझा कर मनाया 
कि लड़ाई के बिना अब चारा ही क्‍या है । 

परन्तु मालवों ओर क्लुद्रकों की कोई खड़ी सेना न थी। उनके सभी 
कृषक जवानों के इकट्ट होने से सेना बनती थी । वे लोग अश्रलक्सान्दर की तेज़ 
चाल का श्रन्दाज़ भी न कर सके | क्षुद्रक सेना तो आई ही न थी। मालवों ने 
यह कल्पना भी न की कि सन्दल बार मस्भूमि को अ्लक्सानदर दो दिन में 


$ नदियों के खादर या कछार को पंजाब में कच्छ करते हैं, जो कि संस्कृत शब्द 
है। नदियों की पहुँच के परे की सूखी ऊँची मरुभूमि को वहाँ बार कहते हैं। संदल बार: 
अथोत्‌ चन्द्र नदी ( चन्द्रभागा या चनाब ) की बार वह थी जिसमें अब नहरें आने के- 
बाद लायलपुर आदि बस्तियाँ बसी हैं । 


१२२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ४ 


ही पार कर लेगा ओर उसकी सेना उनके गाँवों ओर नगरों पर एकाएक टूट 
पड़ेगी । अनेक मालव क्ृपक अपने खेतों पर ही काटे गये। पर उस दशा में 
भी उन्होंने गहरा मुकाबला किया। मालवों के देश में अलक्सान्दर को ६-७ 
लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं | ह 
. आजकल के कोट कमालिया के स्थान पर मालवों का एक कोट तब 
भी था | वर्हाँ पहली बड़ी लड़ाई हुईं । उस कोट को लेने के बाद अलक्सान्दर 
'नदी के कच्छु ओर जंगलों में मालवों का पीछा करता रहा | अन्त में यह देख 
कर कि अधिकतर मालव रावी के पूरव चले गये हैं, उसने रावी पार की | गबी 
के घाट पर कुछ काल सामना करने के बाद मालव सेना पड़ोस के एक नगर 
'में हट गई | अलवसान्दर ने उसे घेर लिया | 
अगले दिन उसने नगर के परकोटे पर आक्रमण किया | मालब योद्धा 
तत्र भीतरी कोटले में चले गये । अलक्तान्दर सीढ़ी ज्गा कर स्वयं कोयले की 
दीवार पर चढ़ा । डसके तीन साथी भी उसके साथ ऊरर पहुँच गये। बाकी 
अभी सीढ़ी पर थे कि सीदी हट गई। दीवार पर खड़े अलक्सान्दर पर मालवों के 
बाण आ कर पड़ने लगे | उस दीवार के साथ वहीं एक पेड़ था | अलक्सान्दर 
ओर उसके साथी उसके सहारे नीचे कूद गये और उसके मोटे तने की ओट से 
'लड़ने लगे | तीन साथियों में से एक माथे में वाण खा कर गिरा । एक और 
वाण अलक्सान्द्र का कबच फाड़ कर उसकी छाती म॑ लगा। जिस मालव 
धनुधर ने वह वाण मारा था उसने दौड़ कर अलक्सान्दर पर तलवार चलाई, 
पर अलक्सान्दर ने उसे काठ गिराया | खून बहने के कारण कुछ देर बाद 
अलक्सान्द्र गिर पड़ा। उसके दो साथी उसे ढालों से ठक कर खड़े लड़ते रहे। 
उसके घायल हो कर गिरने के बाद भारत के ज्षत्रियों की प्रथा के अनुसार किसी 
मालब योद्धा ने उसपर चोट नहीं की | बाहर खड़े मकदूनी सैनिक इस बीच 
चिन्ता से व्याकुल हो उठ । उन्होंने देखा कोटले की दीवारें मिट्टी की हैं; उनमें 
कीलें ठोकों, ऊपर चढ़े | कुछ एक-दूसरे पर खड़े हो कर चढ़े । ऊपर से कूदे । 
कुछ ने कोटले का दरवाजा तोड़ा । मकदूनी सैनिक तब वहाँ मालव पुरुष स्त्री 
बच्चा जो सामने आया उसे काठते गये और बेद्दोश ग्रलक्सान्दर को उठा ले गये। 


१९८] नन्द साम्राज्य ओर अलक्सान्द्र की चदाई १२३ 


कुछ अच्छा होने पर अलक्प्तान्दर नाव द्वारा रावी-चनाब संगम पर 
अपनी सेना के शिविर में गया | मालवों क्षुद्र #ं से तब्र उसने समभोते की बात 
चलाई | उन लोगों के सौ या डेद सौ मुखिया अपने रथों में बैठ वहाँ आये । 
वे असाधारण डीज् ओर भव्य चेहरों वाले लोग थे। अलक्तान्दर ने उनके 
स्वागत में बड़ा भोज किया | उन्होंने कहा हमने आज तक किसी की अ्रधोनता 
नहीं मानी, पर अलक्सान्दर असाधारण पुरुष ओर देवों का वंशज है, इसलिए, 
उसका आधिपत्य मानते हैं | ढ 

$ ८. दक्खिनी पंजाब ओर सिन्ध के राष्ट्र--यंजाब के दविखन- 
पच्छिमी छोर पर अम्बष्ठ, ज्षत्त ओर वसाति नामक गणराज्य तथा उत्तरी सिर 
में शोंद्र नामक राष्ट्र था [ नक्शा १२ ]। इन्होंने विशेष मुकाबला नहीं किया | 
आगे उत्तरी सिन्ध में अन्दाज़ से आधुनिक रोरीसक्खर के स्थान पर मुचिकर्ण 
राज्य था । वहाँ के राजा ने अलक्सान्द्र के पास अधीनता का सन्देश न भेजा 
था, पर जत्र वह एकाएक उसके राष्ट्र पर आ पहुँचा तब अधीनता मान ली | 
मौचुकर्शिक लोगों का रहन-सदहन देख यूनानी बहुत प्रभावित हुए. | (उनके एक 
एक ग्राम के सब लोग इकट्टं बैठ कर भोजन पाते जिसमें अधिकतर ताज़ा 
शिकार परसा जाता था। स्वास्थ्य के नियमों पर विशेष ध्यान रखने से मोौचु- 
कर्शिकों की औसत आयु १२० ब्ररस की होती थी । उनके यहाँ द,स न रक्‍्खे 
जाते थे, धनी निधन का भेद न था, सत्र लोग बरात्र थे और वे न्यायालयों 
को शरण बहुत कम लेते थे । 

आर आगे ब्राह्मशक राष्ट्र था जिसके लोगों ने न केवल स्वयं श्रध्ीनता 
मानने से इनकार किया, प्रत्युत सारे सिन्ध को लड़ने के लिए उभाड़ा | उनके 
उभाड़ने से मोचुकर्थिक राजा ने भी विद्रोह किया। ग्रलक्सान्दर ने उनका कड़ा 
दमन किया; उनके बहुतेरे मुखियों को लाशें खुले रास्तों पर टँगवा दीं | 

अन्त में उसकी सेना पातन या पातानप्रस्थ नामक नगर में पहुँची जो 
आजकल के हैदरात्राद की जगह पर था। वहाँ ऐसी राज्यसंस्था थी कि एक 
साथ दो वशगत राजा सभा की सहायता से शासन करते थे। पातानप्रस्थ के 
लोग अधीनता से बचने के लिए देश छोड़ कर भाग गये थे | वहाँ की बड़ी 


बेड उ, 


१२४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ४ 


किलाबन्दी करने ओर सिन्ध में कई छावनियाँ छोड़ने के बाद जलससेनापति 
नियाकंस को समुद्र के रास्ते तट के साथ साथ लौगने का आदेश दे अलक्सान्दर 
ने स्वयं पब्छिम मुँह फेरा | समुद्र तर पातानप्रस्थ से बहुत दूर न था। नियाकंस 
को अनुकूल वायु की प्रतीक्षा थी, पर पूरव भागे हुए पातानप्रस्थ के लोगों ने 

पे मार मार कर उसका टिकना असम्मव कर दिया, ओर उसे मानसून से 
पहले ही ग्रपना बोरिया-बधना उठाना पड़ा | जब अलकक्‍्सान्दर ने हिंगोल नदी 
पार की ओर नियाकंस ने मलान अ्रन्तरीप लाँबा, तब्र वे भारत की सीमा से 
पार माने गये। 

उसके मुँह फेरते ही यहाँ बलवे होने लगे। मालवों के देश में 
अलक्सान्दर की छाती में जो घाव हुआ था उसके कारण घर पहुँचे ब्रिना 
रास्ते में ही बाबिल नगरी में उसकी जान जातो रही ( रे२३ ई० पू० )। 

6९, अलक्सानद्र का कार्य--विशाल ईरानी साम्राज्य को जहाँ उस- 
ने चार साल में जीत लिया था, वहाँ भारत के केवल उत्तर-पब्छिमी अ्रंचल में 
उसे साढ़े तीन बरस लग गये, और यहाँ पग-पग पर सख्त मुकाबला मेलना 
पड़ा | वह भारत के इस अंचल पर आ्आँधी की तरह आया ओर बगूले की तरह 


' चला गया | तो भी उसने प्राचीन राष्ट्रों के बीच जो रास्ता खोल दिया वह फिर 
: खुला ही रह । उसके कारण प्राचीन सम्य राष्ट्रों की कूप-मंड्ृकता बहुत कुछ 


दूर हुई | उसने यूनानी ईरानी ओर भारतीय आर्यों में बहुत से परस्पर विवाह 
करा के इन जातियों को मिलाने का यत्न भी किया । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
१, अंद्रक्सान्दर के ज़माने में भारत की उत्तरपच्छिमी सीमा कहाँ से आरंभ 
होती है 
*“पुरु से युद्ध के बाद अलक्सान्दर का भारत के किन संघनराष्ट्रीं से सामना 
हुआ १ उर्जकी स्थिति बताइए। 
अलक्सान्दर के भारत-अआक्रमण का प्राचीन जगत्‌ पर क्या प्रभाव पड़ा १ 


अध्याय २ 


( ३२२५-२६ २ ई० पू० ) 
$ १. चन्द्रगुप्त मौय और चाणव॒य--ब्रुद्ध के काल में हिमालय की 


तराई में आजकल के चम्पारन जिले में पिप्पलीतन के मोरिय लोगों का छोटा 
सा संघ-राज्य था। उस मोरिय संघ के लोगों म॑ अब चन्द्रगुप्त नामक 
पुरुष हुआ | 'मोरिय का संस्कृत रूव मोथ है; और इस 'मौयो नाम पर 
से यद कहानी पीछे बना ली गई कि चन्द्रगुत मुरा नाम की दासी का वेटा था । 
कोई घटना ऐसी हुईं जिससे मोरिय संघ के उस युत्रक ने प्रजापोडक नन्‍्दों के 
वंश को उखाड़ फेंकने का संकल्य कर लिया | उसने कई बार बलवा करके 
आपने साथियों के साथ मगध पर चढ़ाई की, पर हर बार उसे मार खा कर 
भागना पड़ा । नन्द राजा ने उसे मार डालने की आज्ञा निकाल रक्‍खी थी, 
ओर फाँसी का परवाना सिर पर लिये वह मारा-मारा फिरता था। उस दुशा 
में वह अन्त में पंजाब जा निकला ओर तक्षशिला पहुँचा | वहाँ उसे एक 
अपने जैसा धुन का पक्का ब्राह्मण मिल गया। बह विष्णुगुप्त चाणक्य या 
कौटल्य था | कहते हैं चाणक्य भी एक बार नन्‍्द की सभा में गया और उसे 
भी वहाँ अ्रपमानित होना पड़ा ओर ननन्‍्द के छिछोरेपन का तजरबा हुआ था। 
वह भी नन्‍्द को उखाड़ने की घुन में था। चाणक्य ओर चन्द्रगुप्त दोनों असा- 
धारण कतृत्ववान दृठतबती और प्रतिभाशाली थे। वे दोनों एक साथ एक ही 
घन्धे में लग गये। अलक्सान्दर जब्न तक्षशिला में था तत्र चन्द्रगुत उससे भी 
जा कर मिला ओर नन्‍्दों के विशाल साम्राज्य को जीत लेने की चर्चा की । पर 
अलक्सान्दर से चन्द्रगुत्त की कुछ खरी खरी बातें हो गई ओर उसने भी उसे 
मारने की आज्ञा दी | चन्द्रगुपत वहों से भी बच निकला | 

। अलक्सानदुर के सेना-संघटन और सेना संचालन के तरीकों को चाणक्य 


१२६ मारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पवे ४ 


















कपत्कारयाए+इप्रच्याक्आड्शाइदात- पु 5 3'स्सडयबकतआा 'प्रक ०.ड> अदा: अ्याधाकति 
७छ० 0५ ५५ जा ताज नगद सररासकापाका एप प 77205 ०*-५, ७-०५ 7 * मम 
८ ल्ष्द्ध लक किज पर । +ै४०५०२०२७१००५, ४४६५-००..." कप लि कह --१े 
[ 0७४“ ५-४७ ९.० रे रो आन 08 
कि हे री झा-ड$ | ् कि 0८) 
श् (] ५ ८2॥ थक सका, कै ९ 7८ / / कं 
यय, _० 3. 2७६ 2७६ दा &, हे ह ९5. ५० कं प न 
० ४ का सह ॥ - पता 
कि ; 9७% | जोतन रे ् ४ 
बम « $ रे 
की तक 6 ॥ ५ 
| हर के 


रू 


4 9 हा ग्प्र * 2! 2] बढ रे , 
॥ै 4७ *#ै१ ४ १ ॥४ #॥ हें 40४ |! पं ह्््ा +॥ ६ 20४ 90४ 
दर 
/| 
८ ४८] 


%०, मोर्य-साम्राज्य अशोक के समय + 
गा ५, ुढ $ ०४ 2४४ १७९ 3७५ 
0, (के 4 


लाए 2), 8 आर ध 













प्र के पल 
हि कीशाम्जे कि है. >».. 





हु कक ६ 


६ 00 
३ कु -: 




















्््््््नस--- सात 77-7६. गधा म्ल््ल्ननन हु व हा 

व््न्न्न्न््््न्ननननन ख्च््च्च्य्श्््ल ध्गवरा ल्स्स्सयअ़्ल्र्टपफटअरट८षटअआआआअ८५७थथपसटईटओओोे ते दर 

ल्ज्च्ंडि्अअ्््ईटनटफट व््स््स्सइ नस नल है %+ ४. जम्गका नस [ मील ( 

सन अल ध्य्् ८5 थक] > ख्य्च्च्स्य्स्ल | १8०8० ३७३ “ै22/720::4% ०2 प्र---पथभाकमाकान लिप < 

रु स्श्य्य््ल्््न्न्न ८ पे ८-८: ७ प्र हे ्ल्ड 

४ थ ्स्स्््य्ट 9५5 जज 

््न््न्न्ल्ल्ल्लफ्ल्च्स्स्ल््सट2स्स्नस+_-+ अमुराध पुर & न्ट / 55 के 

सन ्व्व्च्व (है ६ +६2 साप्राउ्य की अदाजन सोया ८ “५ 

















धन िननििन ली लशनिभिभ न लिन लन ना ट लता न पिलननानननन- मना, नि पल नलनिय + ता न »जणणणण 








8सससनन्न्ननपुनिन्नननननननननननननननननन्सनन्न्ननन्नन+.. भण्डलों की राजपानियाँ. ७ 








का ि््यनट 0  आ 4 022% 2 


मक्शा--१ रे 
ओर चन्द्रगुप्त ने बड़े ध्यान से देखासमझा | उनमें जो विशेषताएँ थीं उन्हें 
उन्होंने भारत की सेनाड्रों में भी अपनाने का निश्चय किया में भी अपनाने का निश्चय किया। अलकक्‍्सान्दर 
के मरने के बाद एक बरस के अन्दर ही उन्होंने पंजाब और सिन्ध के राष्ट्रों 


$२] मोय साम्राज्य का दिग्विजय युग १२७ 


को यूनानियों के विरुद्ध उभाड़ दिया ओर अलक्सान्दर जो सेना वहाँ छोड़ गया 
था उसे मार भगाया | तब उन्होंने उन्हीं पंजाबी राष्ट्रों से बड़ी सेना खड़ी 
करके नन्द साम्राज्य पर चदाई की# ओर पाटलिपन्र को जा घरा। नन्‍्द सम्राट 

<०५+->००५०3.५3७-०3..3.>..3०० नम» कन«०ल किमी कक ममनकमक मा ० “व निमिलिनिकिमलीजिल ली आल ब् 


को मार कर चन्द्रगुप्त ने मगध का शासन अपने हाथ में कर लिया ( ३२२ ६० 


पू०) | चाणक्य उसका प्रधान अमात्य बना । नन्‍्द राजा का मन्त्री राक्षस नाम 
का था| उसने इसके बाद भी चन्द्रगुप्त के विरुद्ध ज्द्गात कराने के कई जतः कई जतन 
किये; किन्तु चाणक्य की चतुराई से वे सब्च निष्फल हुए | 

तमी एक और बड़ा शत्र चन्द्रगुत पर चदाई करने आ रहा था। 
गलक्सान्दर के पीछे यूतानी साम्राज्य के क हो गये। जनमें से समूचा 
पच्छिमी और मध्य एरिया सेलेउका नामक सेनापति के हिस्से में पड़ा। उसने 
भारतीय प्रान्तों को वापिस लेने के ख्याल से चदाई की । पर उसके सिन्ध नदी 
पार करते ही चन्द्रगुप्त ने उसे हरा दिया ओर सेलेउक को उलग चार प्रान्त 
देने पड़े | वे चार प्रान्त ये थे--( १ ) हिन्दकोह ओर काबुल का प्रदेश 
(२ ) हरात (३ ) दरह्वती या अरखुती ( कन्दहार ) ओर (४ ) गदरोसिया 
( कलात, लासबेला, मकरान ) | हिन्दकोद के उत्तर तरफ कम्बोज देश अर्थात्‌ 
बदख्शाँ और पामीर भी मौय साम्राज्य के अधीन हो गया । सेलेउक ने चन्द्रगुप 
को अपनी लड़को भी ब्याह दी ओर अपने दूत मेगास्थेनेस को उसके दरबार में 
रखा। चन्द्रगुत और चाणक्य ने मल कर अपने साम्राज्य की सेना ओर 
शासन का प्रतन्ध मी अहुत अच्छा ओर मज़बूत किया । 

$२, बिन्दुसार--चन्द्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिन्दुसार अमित्र- 
घात राजा हुआ ( २६८ या ३२०२ ई० पू० )। उसने प्रायः २५ बरस तक 
अपने पिता की तरह योग्यता से शासन किया | बोद्ध ग्रन्थों के अनुसार चाणक्य 
उसके राज्यकाल में भी प्रधान श्रमात्य रद और उसने १६ राजघानियाँ जीत 











# रुवृ० आचाये काशी प्रसाद जायसवाल तथा अन्य अनेक विद्वानों का मत था 
कि चन्द्रगुप्त ने पहले मगध जीता, बाद प॑जाब लिया । 
 सेलेउकस्‌ ( 5९८ए८७५ ) में अन्तिम स्‌ प्रथमा एकंबचन का सूचक है। 


> 
लाओआ फिमक जकटओा न 


कं कक का 


श्र्८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ४ 


कर पूरत्र से पच्छिम समुद्र तक की भूमि बिन्दुसार के अधीन कर दी | वे १६ 
राजधार्नियाँ दक्खिनो राष्ट्रों की थीं। उनमें से आन्ध्र राष्ट्र बहुत प्रबल माना 


हि. 2.0... >य2... 





६83 ४४१४३: हज 


राजा अशोक जुलूस में 
अशोक हाथी से उतर कर खड़ा है। उसके आगे एक कुब्जक (बीना) और दोनों तरफ 
चैंवरधा रिणियाँ हेँ। उसके बाय तरफ चँवरधारिणी के पीछे र।नी दीख पड़ती है। 
साँची स्तूप के पूरवी तोरण की सबसे निचली बँंडेरी, बाहर की तरफ के मूत्ते दृश्य में से 
यह मूरत्त चित्र अशोक के केवल आधी-पौनी शताब्दी बाद को रचना है। ] 


जाता था। मौर्यों की सेनाएँ कोंकण से कर्णायक तक पहाड़ों पर रास्ते बनाती 
ओर उन रास्तों पर अपने रथ दोड़ाती बढ़ती गईं । वे मदुरा के दक्खिन तक 
जा पहुँचीं, पर पीछे दक्खिनी छोर से हट आईं | मोय साम्राज्य की सीमा. तत्र 


२६४] मोय साप्राज्य का दि ग्वेजय युग १२६ 


ग्राधुनिक कर्णाटक के दक्खिनी छोर तक रही । चोल पांड्य चेर और ताम्र- 
पर्णी अश्रर्थात्‌ तमिव्डनाड केरल ओर सिंहल दक्खिन तरफ उसके बाहर बचे 
रह गये । 





९६. अशोक--बिन्दुसार के बाद उसका बेटा अशोक गद्दी पर बैठा । 
वह बचपन ही से प्रत्मर स्वभाव का था। पिता के अधीन वह उज्जैन और 


तक्षशिज्ञा का शासक रद्द चुका श्रोर उसने तक्नशिला का विद्रोद शान्त किया 
था। कम्बोज् से करणाटक तक समूचा सारत अब मोय सात्राज्य में समा चुका था, 
तो भी बंगाल मगघ ओर आन्‍्य के बीच तीन तरफ से बिरा कलिंय॒ ( उड़ीसा ) 
मष्ट्र स्वतन्त्र ही था | वह चड़ा शक्तिशाली था। उसकी हाथियों को सेना खूब 
भी हुई थी । अयने प्रशासन के बारहवें बरस अशोक ने उसपर चढद़ाई की। 
फलिंग लोग बड़ी वीरता स लड़े । एक लाख मारे गये, डेट लाख केद हए 
श्रार कई गुने पीछे बामारी आदि से मरे। कलिग मोर्यों के अधीव हो गया, पर 
युद्ध की घटनाओं ने अशोक के हृदय को बदल दिया | अरोक्र ने तब दिखिजय 
क्र बजाय घमविजय की शाह पकड़ी । उसका वणन आगे किया जायगा। 

$ ७. खोतन उपनिवेश--मोय साम्राज्य के अंतर्गत कम्बोज देश 
( बदख्शॉ-पामीर ) था। उसका पृरवी छोर उत्तर-दक्खित फैल दो सम्रान्तर 
पत्तों से बना है जिन्हें अब दम सरीकोल ओर कन्दर या काशगर कहते हैं। 
इस पबतपंक्ति के पूरत्री ढाल स एक लम्बा पठार चीन की सीमा तक चला 
गया हे, जिसका दक्खिनी बाँध क्युनलुन और अह्तिनताग पवतों तथा 
उत्तरी थियानशान पव॑त से बना है। पामीर शरीर इन पव॑तों का घोवन तारीम 
नदी के रूप में इस पठार के बीच से जा कर तकला मकान मझरुभूमि और 
लोव नोर* की दलदल में लुप हो जाता है | *ईस विशाल देश को अब हम 
पूरत्री तुकिस्तान कदते हैं श्रौर पामीर से अराल-कातियिय तक के देश को 
पब्छिमी तुकिस्तान । प्राचीन काल में यह तुकिस्तान न था; तुके लोग तब 
इर्तिश नदी के पूरव सित्रिरिया ( 'साइबीरिया? ) में रहते थे । मध्य एशिया के 

#- नोर साने मील, सरोवर । 
भा? ६ 





भारतीय इतिहास का उन्मीलन 


१३० 





२$५ ] मौय साम्राज्य का दिग्विजय युग १३१ 


इन देशों में तब्र शक ओर उनके सजातीय तुखार ऋषिक आदि लोग रहते 
थे। वे सब आय परिवार के थे, ओर उस काल में खानाबदोश पशुपालक 
दशा में थें। 

अशोक के ज़माने तक भारत के लोग पामीर से लोपनोर तक के गैर 
ग्राबाद देश में जाने आने लगे थे । अशोक ने तक्षशिला से कुछ अपराधियों 
को निवांसित कर खोतन में उनका उपनिवेश बसाया। खोतन के पूरव, 
मरुभूमि के दक्खिन लोपनोर तक ओर कई उपनिवेश बस गये, जिनमें से 
सबसे पूरव वाला लोपनोर के काँठे में नाभका था | 

6७, मौर्य साम्राउपय का अनुशासन--शासन के दिन-ब-दिन 
चलाने को मो युग में अनुशासन कहते थे; | मोय साम्राज्य का अनुशासन 
बहुत ही व्यवस्थित था। उसका हाल हमें मेगास्थेनेस के लिखे हुए. वन से 
कोटल्य के लिखे अथशाख्र नाम के ग्रन्थ से और अशोक के खुदवाये हु 
लेखों से मिलता है । 

मौयय सम्राद अपने को केवल राजा? कहते थे ओर अपने साम्राज्य को 


* नन्‍ि+न+ अनशन * +++न लिन +न न > नी अ०नननननाननननाननानिनननननकननर»क, 


| सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री य्वान च्वाढ ने इस नाम का रूपान्तर नफोभो 
दिया ह। नफीभी का मूल रूप आधुनिक विद्वानों ने नवभाग अनुमान किया था। पर 
किसी प्रदेश का वाचक नवभाग नाम हमारे वाडमय में कहीं नहीं है। नाभक नाम 
अशोक के १३वें शिलाभिडेख में कम्बोज के साथ है। 
| भारत के नये संविधान में इस अथे में--अर्थात्‌ अंग्रेज़ी शब्द ऐडमिनिस्ट्रे- 
शन के अनुवाद हूप में--प्रशासन शब्द रक्खा गया है। पर -'प्रशासन” का प्राचीन 
अथ बिलकुल दूसरा है। किसी राजा का राज-पद पर होना प्रशासन कहलाता था, जैसे 
कुमारणुप्ते पृथिवीं प्रशासति?। गुप्त युग के लेखों में प्रशासन शब्द का प्रयोग बहुत 
हुआ है। 'ऐडमिनिस्ट्र शन” के अथ में पुराना शब्द अनुशासन ही है। पिछले कुछ 
वर्षो में हिन्दी अखबारों ने नियमानुवत्तन (डिसिप्लिन) के अथे में अनुशासन लिखना 
आरम्भ कर दिया है, पर वह प्रयोग ठीक नहीं है। प्राचीन परिभाषाओं का ठीक अथ 
सममे बिना आज यदि हम नये मनमाने अर्थों में प्रयोग करते हैँ तो भारतीय भाषाओं 
में प्राचीन इतिहास के विषय में लिखते हुए बड़ा गोलमाल होता है। 


श्३२ भारतोय इतिहास का उन्मीलन [ पव ४ 


'विजित | राजा विजित का अनुशासन मन्त्रियों ओर परिषद्‌ की सहायता _से 
। 
करता था | समूचा विजित इन पॉँच मंडलों में बँटा था जो शायद चक्र? 


कहलाते थे--( १ ) मध्यदेश या मध्यमंडल ( २) प्राची 7 ३११ द| दन्षिणापथ 
(४) थ्रपर जनपद या पश्चिम-देश और (५ ) उत्तरापथ | जैसा कि भारत 
के भाषात्षेत्रों के प्रसंग में कहा जा चुका है, आजकल हिन्दी भाषा का जो 


।क शक 
७ ५ 


| 
८///4४(,४५ (/॥. ४| & [7 
४४0१४ ०४४]4०५.॥ 
४४. ४५०२४ ०४:२+! ५ 
४०३ /॥/३ | ॥ ०५ ८ 


| 
2 ०, कई 





' बह 








चन्द्रभुप्त मीय की जनपद-अनुशासन-शेली का नमूना। सहगौरा ( जिं० गोरखपुर ) से 
* पाये गये इस ताम्रपत्र पर यद लेख है, “श्रावस्ती के महामात्यों गी मानवसीति 
शिविर से आज्ञा--अमुक गांवों के य अनाज के कोठार केवल सखा पड़ने 
पर किसानों को बांदने के लिए हैं, अकाल पड़ने पर थे रोके न 
जाये ।” इस ताम्रपत्र के ऊपर वद्टी चिह्न हें, जो अन्द्रगप्त 
मोौय के सिक्कों पर पाये गये हैं । [भा० पु० वि०] 


क्षेत्र है, प्रायः उसी को प्राचीन लोग मध्यदेश या मध्यमंडल कहते थे। पर 
आज का राजस्थान तत्र पश्चिम मंडल में गिना जाता था। मध्यदेश के पूरब 
कलिंग बंगाल आदि प्राची अथांत्‌ पूरवी देश कहलाते थे । नमंदा के दक्खिन 
दक्षणापथ था। राजस्थान सिन्ध गुजरात और कोंकण मिला कर अपर9्जनपद 


२९५] मौर्य साम्राज्य का दिग्विजय युग १३३ 


या पश्चिम देश कहलाता था | पंजाब कश्मीर काबुल आदि उत्तरापथ काबुलों श्रादि उत्तरापथ में 
गिने जाते थे । 

मौय युग में मध्यदेश का शासन पायलिपुत्र से होता था, उत्तरापथ का 
तत्नशिला से श्रौर पश्चिमी मंडल का उज्ञयिनी से | दक्तिणापथ की राजधानी 
सुवणंगिरि थी। यह शायद कृष्णा-तुंगभद्रा-दोश्रात्र में आ्राजकल के रायचुर जिले 
के मस्की नामक स्थान पर थी | पुरव॒प्रान्त की राजधानी कलिग में तोसली 
थी, जिसकी जगह पर अब पुरी जिले का धोली कस्या है। इन राजधानियों 
में राजा की तरफ से कुमार ( राजकुमार ) महामात्य ( सचिव ) या राजुक?: 
अनुशासन का निरीक्षण करते थे | 

प्रत्येक मंडल के निरीक्षण में कई कई जनपद थे। जनपद वही थे जो 
पुराने चले आते थे | उन जनपदों की अपनी अपनी राजधानियाँ थीं, जिनमें 
राजकीय महामात्य प्रजा की परिषद्‌ की सहायता से अनुशासन करते थे। 
उदाहरण के लिए पाटलिपुत्र-मंडल के निरीक्षण में कोशाम्बी एक जनपद की 
राजधानी थी | कई जनपदों का सीधा शासन राजा के अधीन था, अ्रथांत्‌ 
उनके निरीक्षण के लिए. राजकोय महामात्य नियुक्त थे, कई अपने अन्दर के 
अनुशासन में सवथा स्वतन्त्र थे । आन्ध्र विदर्भ कम्बोज आदि साम्राज्यान्तर्गत 
स्वतन्त्र जनपद थे । 

प्रत्येक जनपद का श्रपना-अपना 'धर्म और व्यवहार अर्थात्‌ विधि- 
कानून था| ग्रामों श्रेणियों नगरों के निगमों तथा जनपदों की परिषदें जो 
नया कानून बनातीं, वह चरित्र कहलाता था। विशेष दशा में राजा अपने 
'शासन? श्रर्थात्‌ आदेश से उन धर्मों व्यवहारों और चरित्रों में रहोबदल कर 
सकता था। जनपदों के अपने अपने “शील वेश भाषा ओर आचार” थे, 
तथा प्रत्येक जनपद का अपना देवता अ्रपने उत्सव और अपने “समाज” (खेलों 
की प्रतियोगिताएँ या टूर्नामेंट ) होते थे | प्रजा में अपने श्रपने जनपद के लिए, 
भक्ति ओर श्रमिमान का भाव उत्कट रूप से था । 

जनपदों के अन्दर फिर दो तरह के प्रदेश थे। एक तो वे जिनका ठीक 
ठीक बन्दोबस्त हो चुका था । वे आइारों यानी जिलों में बेटे थे । दूसरे जंगली 


१३४ भारतीय इतिह[स का उन्‍्मीलन [पर्व ४ 


प्रदेश थे, जो कोइ-विषय श्रर्थात्‌ गदों के क्षेत्र कहलाते थे । एक एक कोइ या 
गढ के चौगिदं जो प्रदेश था उसका अ्रनुशासन उसी गढ़ से चलता था | 

ग्रामों ओर श्रेणियों के राजनीतिक अधिकारों को मौय साम्राज्य ने 
कुछ दबाने का जतन किया | पुराने बन्दोबस्त हुए जनपदों के गाँवों तक में कर 
की वसूली रक्ता न्याय ग्रादि का काम राजकीय पुरुष” यानी अधिकारी करते 
थे। गाँवों के शासक 'गोप? कहलाते थे । कस्तरों ओर शहरों में दो किस्म के 
सरकारी न्यायालय थे । एक कंटक-शोधन यानी फोजदारी, दूसरे घमस्थ यानी 
दीवानी । प्रत्येक जनपद के अनुशासन में ओर बहुत से अधिकरण ( महकमे ) 
भी थे । वसूली न्याय आदि के सिवाय सिंचाई खानों आदि के अधिकरण प्रजा 
की भलाई ओर राज्प की आमदनी बढ़ाने को थे । कुछ सामाजिक अधिकरण 
भी थे, जैसे शराबखानों की देख-रेख का | प्रत्येक जनपद में राजा की ओर से 
प्रतिवेदक रहते थे जिनका काम होता था महत्त्व की घगनाश्रों का बृत्तान्त नियमित 
रूप से लिख कर भेजना | अनेक जनपदों में नावध्यक्ष नाम का अधिकारी भी 
रहता था जो घाटों बन्द्रगाहों जहाजों आदि की देख-रेख करता था । 

सुराष्ट्र में गिरिनगर ( गिरनार ) के पास पहाड़ी नदियों को बाँधों से 
रोक कर चन्द्रगुपत ने सिंचाई के लिए बड़ा ताल जअमबाया थां। पटना श्र 
भिन्न-भिन्न जनपदों के बीच सड़कों का जाल सो बिछा दिया जैया था। 
मनुष्यों ओर पशुश्रों के लिए. सरकारी विडित्सालय थे। मनुष्य-गणना होती थी 
ओर वर्षा का माप रकखा जाता था। हत्या आदि के मामलों में आशुन्‍म्रृतक 
परीक्षा' अर्थात्‌ शव-परीक्षा करने की रीति जारी थी। ये बाते उस ज़माने में 
संसार का ओर कोई राज्य न जानता था। मोर्यों का गुसतचर और सेना विभाग 
बहुत मज़बूत था | सेना के छः महकमे--पैदल सवार हाथी रथ जलसेना 
आर रसद के-यथे | वे प्रत्येक एक छोटे वग के अधीन होते थे । 

पाटलिपुत्र नगर के प्रतरन्ध के लिए प्रजा स्वयम्‌ ३० आदमियों की 
सभा नियुक्त करती थी। उस सभा के पाँच पाँच आदमी बट कर छुद्द छोटे वर्ग 
बन जाते थे, जो एक-एक महकमे की देख रेख करते थे | उनमें एक मदकमा 
विदेशियों की और एक शिल्प की देखरेख के लिए मी था। पाटलिपुत्र ्स 


१३५३ 


गौय हर 
मोय साम्राज्य का दिग्विजय युग 


२$५ |] 


कक, 6 पथ 


८. 7४७ 


#>डनआ,.... , 


3न "आ८ ४0 >जप+ ९ +. भमेड+ रकम 


-म. 





देशी झा कर रहते 


हुत से वि 
री नग रयों का प्रत्रन्ध भी उसी तरह चलता होगा । 


उमप्तमें ब 


| नगर था| 


सबसे बड़ 


के 


वि, 


युग में संसार में 
थे | विजित की 


२ 


/ा 


दूर 


१३६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ दब. ४ 


दंड-विधान कठोर था, पर मौयों ने अपने से पहले के दंड-विधान 
को बहुत कुछ नरम करने का जतन किया था। कारीगर का हाथ या आँख 
बेकार कर देने वाले को फाँसी मिलती थी | सिंचाई के तालाब का बाँध तोड़ने 
वाले को वहीं डुबा दिया जाता था। मेगास्थेनेत लिखता है, “भारतवर्ष के लोग 
कभी झूठ नहीं बोलते, मकानों में ताले नहीं लगाते और न्यायालयों में बहुत 
: कम जाते हैं ।” 

यूनांने आदि में दास-प्रथा इतनी अधिक थी कि खेती-बारी ओर मेहनत- 
मजदूरी सब्न दासों से कराई जाती थी। एक-एक स्वृतन्त्र ग्रहस्थ के पॉच पाँच सो 
तक दास होते थे, जिनके साथ पशुओं का सा बर्ताव होता था | पर भारत में वह 
बात न थी । इसी कारण मेगास्थेनेस लिखता है कि भारत में दासता न थी । 
कोंटल्य भी लिखता है, “म्लेच्छों को अपनी सन्तान बेचने या धरोहर रखने से 
दोष नहीं लगता, पर आये कभी दास नहीं हो सकता ।” घरेलू सेवा के लिए जो 
थोड़ी-बहुत दासता थी, उसे भी कोटल्य ने त्रिलकुल उठाने की चेष्ट! की | उसने 
 'आयंग्राण” शुद्रों की--अर्थात्‌ उन शुद्धों की जिनमें आय रक्त मिला हुआा 
' था>-तिक्री आदि पर सख्त बन्धन लगा दिये, ओर ऐसे नियम बनाये कि दास 
' लोग बहुत आसानी से “आय” अर्थात्‌ स्वतन्त्र भारतीय बन सकें। प्रत्येक 
भारतीय को स्वतन्त्र बनाने के कोटल्य के ये जतन ऐसे थे जिनके लिए आज भी 
हम आदर के साथ उसका नाम लेते हैं | 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१, सेलेउक ने चन्द्रगुप्त से हारने के बाद उसे कीन से प्रान्त दिये थे ? 
२. | अपने “विजित! या साम्राज्य को किन किन भागों में बांटते थे ? उनकी 
| 


> 


व्याख्या की 


॥ 
३ ५ ९ ०७ 


ये युग में-- ( अ ) जनपदों का शासन केसे होता था ? 
| ( इ ) पाटलिपुत्र का प्रबन्ध कैसे होता था १ 
» विदेशियों और भारतीयों की दासता के सम्बन्ध में कीटल्य ने क्‍या लिखा 
है १ इस सम्बन्ध में उसने क्या किया १ 
५. अशोक के राज्यकाल में मौश्र साम्राज्य में कौन कौन से प्रदेश मिलाये गये ? 


ह३.. 6 का 5 ंढ 


३७१] आअशोक का धर्मविजय और पिछले मोय सम्राट १३७ 


६. सीता-काँ ठे के भारतीय उपनिवेश का परिचय दीजिए। 
८. धर्मस्थ और कण्टकशोधन का अर्थ क्या है ! 


अकावयरप+ात अनम«-_-न»-क+-ाल। ल्‍पपरभा॥ाााआधात 'तयापयानबइरा, 


अध्याय ३ 


अशोक का धर्म-विजय और पिछले मौय सम्राट 
( २६४--२११ ई० पू० ) 


$ १, अशोक के सुधार--कलिग-विजय के बाद अशोक के मन में 
भारी अनुशोचन हुआ। उसने अनुभव किया कि जहाँ लोगों का इस प्रकार 
वध मरण ओर देशनिकाला हो, वहाँ जीतना न जीतने के बरात्रर है ।” उसने 
निश्चय किया कि अब में ऐसा विजय न करूँगा | अपने बेटोंपोतों के लिए 
भी उसने यह शिक्षा दर्ज की कि वे “नया विजय न करें ओर जो विजय बाण 
खोंच कर ही हो सके, उसमें भी क्षमा ओर लघुदंडता से काम लें। घ॒म के 
द्वारा जो विजय हो उसी को असल विजय मारनें।” दक्खिनी सीमा के 
राज्यों के विषय में उसने श्रपने अधिकारियों को लिखा, शायद आप 
लोग जानना चाहें कि सीमा पर के जो राज्य अ्रमी तक जीते नहीं गाये हैं, 
उनके विषय मे राजा क्या चाहता है। मेरी “' यही इच्छा है कि वे मुझसे 
डरे नहीं, मुझपर भरोसा रक्‍्खे *” वे यह माने कि जहाँ तक क्षमा का 
बर्ताव हो सकेगा, राजा हमसे क्षमा का बतांव करेगा ।? 

अपने राज्य के श्रन्दर भी उसने बहुत सुधार किये। प्राचीन भारत में 
जानवर लड़ा कर तमाशा देखने का व्यसन बहुत प्रचलित था | उसे समाज? 
अर्थात्‌ इकट्ठा हाॉँकना कहते थे | अशोक ने अपने यहाँ वह बन्द कर दिया और 


: प्रजा को भी वैसा करने का उपदेश दिया | जो पशु-पत्षी केवल विनोद के लिए 


! मारे जाते थे, उनकी हत्या भी उसने रोक दी। राजा लोग विहार्-यात्राएँ, 
' करते थे जिनमें शिकार श्रादि दिल-बहल।व की बातें होती थीं। अशोक ने उसके. 


९ ३८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पवे॑ ४ 


बजाय घधमंयात्रा शुरू की, जिसमें वह प्रजा की भलाई के उपाय करता था। 
अपने राजपुरुषों पर उसने कड़ी निगरानी की कि वे प्रजा को पीडित न कर 
पाव । उसने उनसे ताकीद की कि एक भी निरपराध आदमी को उनकी 
बेपरवाही से कष्ट न हो। जगह जगह मनुष्यों शोर पशुओ्रों के लिए. निकित्सालय 
बनवाये ओर कुएँ खुदवाये | सड़कों पर पेड़ लगवाय | सत्र पन्‍्थों के लोग 
आपस म॑ सहिष्णुता ओर प्रेम से रहें ऐसी शिक्षा देने के लिए. उसने  घम- 
महामारत्य नियुक्त कि्रे । उसने लिखा, प्रियदर्शी राजा (ग्रशोक) चाहता है 
कि सब पन्थ वाले सब्च जगह आबाद हों । वे सभी संयम और भावशुद्धि चाइते 
हैं ।'' सब्र पन्‍थों की सारच्द्धि हो "” इसका मूल वचोगुप्ति (वाणी का 
संयम ) है जिसमें अपने पन्‍थ वालों का अति आदर ओर दूसरों की निन्‍्दा न 
की जाय /” ४ 

. अशोक का धर्म-विजय--किन्तु अशोक ने विजय करना नहीं 
छोड़ दिया था | दिग्विजय के बजाय उसने अब धम-त्रिजय शुरू किया | वह 
नई नीति थी। उसने न केवल अपने विजित. में, प्रत्युत चोल चेर पांड्य 
ओर सिंहल में, तथा दूसरी तरफ पड़ोस ओर दूर के सब यूनानी राज्यों में भी, 
चिकित्सालय बनवाये और रास्तों पर पेड़ लगवाये। इन यूनानी राज्यों के 
नाम अशोक ने अपने लेखों में दिये हैं। इनसे प्रतीत होता है कि समूचे मध्य 
ओर पच्छिमी एशिया, मिख, आजकल के बेनगाज़ी तक उत्तरी ग्रफरीका और 
-यूनान तक अशोक के ये धर्म-विजय के काय फैले हुए थे । 

इसके अलावा अशोक ने ब्ोद्धों की तीसरी 'संगीति' बुलबाई | उसकी 
तरफ से उसने इन सत्र देशों में भिन्नु प्रचारक मिजवाये। उन प्रचारकों के 
कायत्षेत्रों को चार भागों में बॉँया जा सकता है-- 

(१) सबसे पहले दक्खिन भारत ओर सिंहल । सिंहइल में अशोक का 
बेटा महेन्द्र और उसकी बहन संधरमित्रा, जो भिन्नु ओर भिक्ुणी हो गये थे, गये। 
वहाँ उन्होंने विजय के वंशज राजा तिष्य को उसके साथियों सहित बौद्ध बनाया। 
उन लोगों ने बोधि वृक्ष की एक शाखा मिंहल के लिए मँगवाई। अशोक ने 
:डसे स्वयं काठ कर बंगाल के ताम्नलिपति ( तामलूक ) पद्दन से जहाज में भेजा 


३६२.]  श्रशोक का धम-विजय और पिछले मौर्य सम्राट १३६ 


ओर अनुराधपुर म॑ वह शाखा रोपी गई | महेन्द्र और संघमित्रा ने सिंहल में 
जो बौद्ध धम का पौधा लगाया, वह भी बोधिज्ृक्ष की उस शाखा की तरह धीरे 
धीरे विशाल वृक्ष बन गया | 





॥#॥॥#90॥ न! ५ 
| ॥॥॥[॥॥| 


3 एु#३० ६०4१2 »/8 







अशोक का धर्मविज्ञय ज्षेत्र 5८ ्र 
कि का ज्ञात जगतू (टग० रष० ई० पू०) 


अन्नात ६९ हे गा जद 
॥॥| ध्क्ष 
अर्ण्छ जात रेश [| न 
हा $ ५ 


'य्ट जाट. 7 असमममकाएााकफ्रकारमााक 5 ० ८-2७ > 








नक्शा--- १५३ 


(२) उत्तरापथ के गन्धार कश्मीर कम्बोज नाभक आदि देशों में मिक्तु 
जैजे गये | 


१७० भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पे ४ 


(३) इसी प्रकार पूरवी हिमालय के किरात लोगों में और सुवर्ण भूमि के 
आग्नेय लोगों में भी धम-प्रचार के लिए भिक्तु गये | , 

(४) भिन्नुओं का एक दल पच्छिम के यवन राज्यों में गया। उन्होंने 
पब्छिम एशिया में बुद्ध का सन्देश पहुँचाया। अशोक के अदाई सौ बरस पीछे 
उसी पब्छिम एशिया के फिलिस्तीन देश में मह्दात्मा ईसा प्रकट हुए, जिनकी 
शिक्षाएँ भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षाश्रों से बहुत मिलती-जुज्ञती हैं। ईसा की मातृ- 
भूमि में बुद्ध की शिक्षाएँ अशोक ने ही पहुँचाई थीं । 

यह समझ लेना चाहिए, कि अ्रशोक ने अपने ज़माने के सारे सम्य 
संसार का 'धर्मविजय? करने की चेष्टा की थी। उस युग में संसार में, यूनानी 
भारतीय ओर चीनी इन तोन ही सम्य जातियों के राज्य थे । यूनान के पच्छिम 
रोम के लोग अ्रभी सभ्यता सीखने ही लगे थे ।"प्रशोक ने चीन में अपने 
मिन्नु न भेजे, इसका कारण यह था कि भारतवप और पब्छिम के लोग तब तक 
चीन को स्पष्ट रूप से न जानते थे। चीन और भारत के बीच सुवर्णभूमि (हिन्द- 
चीन प्रायद्वीप ) तिब्बत और तारीम-काँठे के विशाल देश हैं। वे तीनों उस 
काल तक इतने गैर-आ्रावाद थे कि उनके आरपार लाँच कर चीन और भारत 
का परस्पर सीधा परिचय न हुआ था-व्यापारियों की माफत एक दूसरे का 
घुँधला ज्ञान कुछ भले दी रद्ा हो । सुवर्णभूमि, पूरवी हिमालय ओर कम्बोज 
देश के लोग भारतवासियों की दृष्टि से सम्य जगत्‌ के अन्तिम छोरों पर रहते थे। 
इसलिए जितने संसार को भारतीय जानते थे, उसके अन्तिम किनारों तक अशोक 
ने 22 धर्म॑बिजय की चदाइयाँ की थीं [ नक्शा १५ ]। 

6३. अशोक की इमारतें और लेख--अ्रशोक का नाम उसकी 
इमॉरतों और लेखों के कारण भी प्रसिद्ध है। उसने.पदाड़ी चद्भानों पर ओर पत्थर 
के खर्म्भी पर लेख खुदवाये जिनमें से बहुत से श्रत्र तक विद्यमान हैं। चद्मनों पर 
के लेख पेशावर और हजारा जिले में, सुराष्ट्र ओर उड़ीसा में ओर देहरादून से 
मैसूर और हैदराबाद तक मिले हैं | लेखों वाले मुख्य खम्मे छुद् हें जो दिल्ली 
प्रयाग और चम्पारन जिले में हैं। कुछ गौण खम्मे भी हैं जिनमें से एक 
लुम्बिनी में है । विभिन्न स्थानों पर के चद्धानों पर के लेखों का मज़मून प्राय+ 


4 





न्च्छ +हाऋ 
६ ५४०३७ ५5 5६... 


हक नई 


] 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
॥ 
|| 
|| 





6 हे 


चक्र 


धर 


ए रेख--स 


के खुदवाये 


826 


गिरनार्‌ की चट्टान पर अशोक 


१४२ 


(+*3 रथ परककचान 7ा७ का ९ १ वन -५3 4 ७क कक ७ -++“>कनयनननकनकन-मगसान सैनननम-भा कक नक-न-न मकननान कल» जा ५ व के पयननननन«मकान »-»न ह है 
ल्‍ 


हा 
220 १03 % ५. 
हि 7 की 
तर है ही 
४ पक 
2 ७४ 4 * 
कु 5 हि री प्ह् रे हा 
० कर 37%, न | 
का ्ं 
५ कक 
््कत ५ ४ दर ४ मे 
/ 8020. “5५ कक 
कब १४ )/% 
३ ;। 
) नह २ के 
2 थे 
07% हे 
! ॥ हय 
* 
बढ 


! 
। 
। 


| ; । 
|! कस 320 कक 

३; की; कर हि | 
5] ,' ढ् 
मई .  कत . 


की. के 5 
5 र् दर 


हे किला 


अशोक का स्तम्भ--लौड़िया ननन्‍्दनगढ़ 
( ज्ि० चम्पारन ) में [ भा० पु० वि० ] 


भारतीय इतिहास का उन्मीलन 





[ पे ४ 


एक ही है, उसी प्रकार मुख्य खम्भों 
पर के लेखों का भी । जिस जिस जन- 
पद में जो लेख हैं वे उसकी प्राकृत में 
दी लिखे गये हैं, ओर उनसे यह भी 
प्रकट होता है कि उस काल की विभिन्न 
प्राकृतों का एक दूसरे से अन्तर बहुत 
कम था। शाहब्राज़गदी (ज़ि० पेशावर) 
ओर मनसेहरा (ज़ि० हज़ारा ) की 
चद्गान पर के लेख खरोष्टी लिपि में 
हैं, बाकी सत्र ब्राह्मी मं। खरोष्ठी लिपि 
दाहिने से बाएं लिखी जातो थी । 
उसकी वणमाला ब्राह्मी की सी है, पर 
मात्राएँ लगाने संयुक्ताक्षर बनाने 
आदि की पद्धतियों में कुछ त्रुटि है। 
खरोष्ठी लिपि भारत में ठीक कब्र कैसे 
कहाँ से आई इसका पता अभी तक 
नहों लग सका | बहुत सम्मव यह है 
कि उत्तरपच्छिम भारत में पारसी 
साम्राज्य के ज़माने में आह्ी वणमाला 
को किसी विदेशी लिपि म॑ लिखने के 
प्रयत्न से वह बनी | दूसरी शताब्दी 
३० के अन्त तक वह भारत के उत्तर- 
पब्छिमी प्रान्तां में चलती रही । 
अशोक के खम्मे कारीगरी के अनोखे 
नमूने हैं । प्रत्येक ४०-४० फुट ऊँचा 
आर उसका लाठ एक ही पत्थर का 
तथा उसपर का समूचा परगढा (खंभे 


0 ८. रि मौ ्त न 
२३३) अशोक का धम-बिजय ओर पिछले मौय सम्राट १४३: 


के उपर या नीचे का अलंकरण ) उसी भाँति एक ही पत्थर में से कटा हुआा 
है | उनकी ग्रोप (पालिश) की चिक्रनाई और चमक आज भी ज्यों की त्यों बनी 
जणधा++- है। वे सत्र मिजांपुरचुनार 
के के पत्थर के हैं ओर वहीं से 
' सन्न जगह भेजे गये थे। 
क्ग्ा फ्  । दिल्‍ली में फोरोज़शाह के 
है छठ ४... कोटले पर अशोक का जो 
लहर कु ही . , खम्मा लगा है, उसे फीरोज़- 
हः रू .. .. : * शाह वतुगलक अम्बाला के 
ह पास से वहाँ उठवा लाया 
है :...... था। उस एक खम्मे को रस्सों 
है % - से खींचने के लिए. ८४०० 
९. आदमी लगे थे, और सिर्फ 
डेद सो मील ले जाने के 
लिए बड़ा इन्तज़ाम करना 
पड़ा था। अशोक के इश्जी- 
नियरों ने उन्हें चुनार से: 
इतनी दूर कैसे भेज दिया सो 
कुछ कम अचरज की बात: 
नहीं है । उन खम्भों के ऊपर 
जो सिंह आदि की मूर्तियाँ हैं, 
वे भी बहुत बढ़िया कारीगरी 
की हैं। 
अशोक ने कितने दी स्वृप 





रामपुरवा ( ज़ि० चम्पारन ) अशोक-स्तम्भ का 


मूत्ति का ॥ए०फड नाक त #ध 
वृष-मूत्ति युक्त परगह्ा [ भा० पु० बि० ] भी बनवाये, ओर बुद्ध की 


धातुओं (फू्ञों) को आठ मूल्ल स्तूपों | ३,२४३ | में से निकलवा कर उन सन्रमें 
बाँट दिया । आजकल के काफिरिस्तान का पुराना नाम कपिश है। कपिश की- 


१४४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ४ 


राजधानी कापिशी में अशोक का बनवाया हुआ सौ फुट ऊँचा स्‍तूप छठी शताब्दी 
३० तक मोजूद था | काबुल और पेशावर के बीच जलालाबाद शहर है, जिस- 
'का इलाका अन्न निग्रहार कहलाता है। उसका पुराना नाम नगरहार था । वहाँ 
भी अशोक का बनवाया हुआ तीन सौ फुट ऊँचा स्तूप था। कश्मीर की 


अनेक कला कआन ननननन% -ररके, 


३५० पिऑटसए 





के 
जे. ' ६ आय, ३4 हुक 
स्क जा 

हर 


४. >- गत अब» --+क+ न ००००० « 


मम आम आम आपस 7 5. 2... मल 
बराबर पहाड़ी ( ज़ि० गया ) की चट्चन में राजा दशरथ द्वारा कटवाई गईं गुदा, 
जो लोमश ऋषि की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। [ भा० पु० वि० ] 


राजधानी श्रीनगरी ओर नेपाल की पुरानी राजधानी पराटन या मंजुपत्तन 
( नक्शा १३ ) भी अशोक ने स्थापित की थी। नेयाल में अशोक की बेटी चारु- 
मती ओर उसका पति देवपाल जा बसे थे । 

४४. पिछले मौर्य सन्नाटू--अशोक के बाद उसके बेटे कुनाल 
ने राज्य किया, फिर क्रम से कुनाल के दो बेटों दशरथ और सम्प्रति ने। वे 


२6५४ ] ग्रोय साम्राज्य का दिग्विजय युग १४५ 


बा 
नस +०++-म-ममममाम दाह... ज्कक.. 


चवर-धा रिणी 
पिछले मौय युग की कारीगरी 
का नमूना--दीदारगंज ( ज़ि० 
पटना ) से पाईं गईं मूत्ति । 
[ पटना संग्र० ] 
भा० १० 


तीनों योग्य राजा थे | उनका शासन २५ बरस 
रहा और २११ ई० पू० में समाप्त हुआ। 
सम्प्रति ने जैन धर्म के प्रचार के लिए वैसा 
ह। 5 बे जआप रो 6 

ही प्रथत्न किया जैसा अशोक ने बोद्ध धरम के 


लिए किया था | 


ध ए भा श् ही त ग्रेर 
' मोय काल में भारतवर्ष की समृद्धि ओर 


सभ्यता मं पहले मगध-्साम्राज्य के काल से 
काफी प्रगति हुई | शिल्प को उन्नति के कारण 
देश का धन खूब बढ़ा | पाटलिपुत्र दब संसार 
में सत॒से बड़ा नगर था। उसी काल में 
क्या, सारे प्राचीन काल में उतना बड़ा कोई 
आर नगर नहीं हुआ । उसका घेरा २१३ 
मील था। चारों तरफ लकड़ी का परकोटा 
था, जिसमें ६४ दरवाजे ओर '५७० गोपुर थे। 
दूर दूर के देशों के लोग वहाँ आते थे | 

बोद्ध धर्म के प्रचार की कद्दानी कही जा 
चुकी है। मेगास्थेनेस के लेख से जान पड़ता है 
कि शूरसेन (मथुरा) के लोग श्रत्र कृष्ण वासुदेव 
को देवता की तरद् पूजने लगे थे । 

मौय युग का समाज भी पिछले हिन्दू 
समाज की अपेक्षा वैदिक समाज से अधिक 
मिलता जुलता था | र्त्रियों को पूरी स्वतन्त्रता 
थी। उन्हें दायभाग भी मिलता था | आवश्य- 
कता होने पर घर्मस्थ की अ्नुज्ञा से विवाह का 
मोक्ष! ( तलाक ) करवाया जा सकता था । 

मोय-युग का वाब्यय प्रायः पिछले महा- 


१४६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ४ 


जनपद युग की तरद्द था। सूत्र शैली में ग्रन्थ लिखना जारी था। महाजनपद्‌ 
युग में आया की बस्तियाँ भारत के दक्खिनी छोर और सिंदल तक फैल गई 
थीं। अब इस युग में आय उपनिवेशकों के संसग से तमिठठ भाषा पहलेपहल 
लिपिबद्ध की गई और उसके व्याकरण का पहलेपदल विश्लेपण किया गया | 
वह लिंखी गई उसी ब्राह्मी वण॒माला में जो संस्कृत के उच्चारणों की छानबीन 
से बनी थी ) तमिव्ठ को लियिबद्ध करने और उसका पहला व्याकरण बनाने का 
श्रेय अगस्त्य मुनि को दिया जाता है, जिसका स्थान मदुरा के निकट पोदियील 
पवत बताया जाता है। यह अगस्त्य उस अ्रगस्त्य का वंशज हो सकता है, 
जिसका आश्रम रामचैन्द्र के काल में चित्रकू८ और पंचबंटी के बीच था 


[२, १६४ |) । 
न्‍ अभ्यास से लिए प्रश्न 
4 वो ने कलिंग-विजय के बाद सीमा पर के राज्यों के विषय में अपनी 


87 १ 
/ विभिन्न प॑ंथों के लोग आपस में केसा बर्ताव करें, इस संबंध में अशोक का 
क्या ३८ (/था ? 

८ अशोक ने किन किन देशों का “धर्मंविजय”ः करने का यत्न किया अथवा उस 
88228 में गप्रख्तीयों का ज्ञात जगत्‌ कीन सा था १ 

, क्या आपने अशोक का कोई स्तंभ देखा हैं? उसकी विशेषता बताइए॥ 
आन के #तम्भ और शिलाभिलेख कराँ कहाँ पाय गये हैं ? 

£ मौयंकालीन कला के विषय में आप क्या जानते हैं ! 

$५ घुनिक हिन्दू स्री ओर मोयकालीन त्री की सामाजिक स्थिति में क्या 

अंतर हे 2 


72[07 66800 0५ 39] 69॥॥/(प्रागध्वा (॥0॥9५9 


५. सातवाहन पे 


(्‌ लग० २१० ई० पू० से लग० २०० ० ) 
अध्याय २ 


सातवाहन चेदि यवन शुंग 
( लग० २१०--१०० ई० पू० ) ४ 

$ १, बलख ओर पाथ्थव राज्य--सेलेउक को जब पच्छिमी से मध्य 
एशिया तक फैले अपने साम्राज्य में से हरात दरठवती काबुल कम्बोज (बदझ्शाँ- 
पामीर) ओर गदरोसिया के प्रदेश चन्द्रगुप्त मौय को देने पड़े, तब से सेलेउकी 
साम्राज्य का श्रपने मध्य एशिया के प्रान्त से सम्बन्ध केवल उत्तरपूर्वी ईरान 
के रास्ते रह गया था। उस दशा में उस साम्राज्य का मध्य एशिया पर नियन्त्रण 
रखना बहुत कठिन था। सम्राद की और से वहाँ के शासन के लिए, एक ज्षृत्रप 
बलख में रहता था । लग० २५० ई० पू० में जब्च कि भारत में अशोक का 
प्रशासन चल रहा था, बलख के ज्ञत्रप दिश्नोदोत ने साम्राज्य से स्वतन्त्र हो 
ग्रपने को राजा घोषित कर दिया था | 

ईरान के उत्तरपूर्वी पहाड़ी छोर में, जो अब खुरासान कहलाता है, 
पार्थव या पहव लोग रहते थे जिससे वह प्रदेश मी पार्थव कहलाता था। 
पार्थवों के मुखिया अरसक ने ईरान के बड़े भाग को यूनानी साम्राज्य से स्वतन्त्र 
कर वहाँ अपना राजवंश स्थापित किया ( २४८ ई० पू० ) जो आगे साढ़े चार 
सौ बरस तक बना रहा। पाथत्रों की प्रधानता के कारण इस युग में सारे ईरान 
का नाम पार्थव ( 7शापां9 ) ही रहा । 

सेलेउकी साम्राज्य इसके बाद केवल पच्छिमी एशिया में, सीरिया के 
चोगिद, बाकी रह गया । चालीस बरस पीछे सेलेउक-बंशज सम्राद अन्तिश्रोक 
न अ्रपने पूरवी प्रदेशों को वापिस लेने का अन्तिम जतन किया । घोर युद्ध के 


श्ड्प मारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ २ 


बाद उसे पार्थव राजा से सन्धि करनी पड़ी । तब उसने आगे बढ़ कर बलख 
पर चढ़ाई की । दिश्रोदोत का पोता जो तब वहाँ राज्य कर रहा था, दो बरस 
बलख के गठ में घिरा लड़ता रहा | दोनों पक्ष अन्त में युद्ध से ऊनच्च गये ओर 
बलख के राजा ने अपने बेटे देमेत्रिय को सन्धि की बातचीत के लिए, भेजा । 
अन्तिश्रोक नोजवान देमेत्रिय से बहुत प्रमावित हुआ ओर उसे अपनी लड़की 
ब्याह दी। बलख से सन्धि कर और नई कुसुक ओर रसद्‌ ले कर अन्तिश्रोक 
तब भारत की ओर बढ़ा । “उसने हिन्दकोह पार किया और भारतीय राजा 
सुभागसेन से फिर मैत्री स्थापित कर?” कन्दह्ार शकस्थान के रास्ते वापिस लोट 
गया ( २०५४ ई० पू० )। यह सुमागसेन प्रक्टतः मोौय साम्राज्य की ओर से 
अफगान प्रदेश का शासक था जो अब स्वतन्त्र हो चुका था । 

$२, महाराष्ट्र और कलिंग में सातवाहन और चेदि वंश-- 
सम्प्रति के बाद के मौर्य राजा निकम्मे ओर कत्तव्यविमुख निकले । उन्होंने अपनी 
कमज़ोरी को अशोक वाली ज्ञमानीति का ढोंग कर के छिपाना चाहा | २१० ई० 
पू० से उनका साम्राज्य टूटने लगा | सबसे पहले दक्खिन और पूरव के मंडल 
स्वतन्त्र हुए । दक्खिन में सिमुक नाम के ब्राह्मण ने अपना राज्य स्थापित 
किया । उसके वंश का नाम सातवाइन# था। सातवाहनों का राज्य आरम्म में 
महाराष्ट्र में था, पीछे आन्प्र तक फैल गया | तब वह आन्ध्र वंश भी कहलाने 
लगा | इस वंश का राज्य ईरान के पाथंव राज्य को तरह अनेक उतार-चदावों 
के बीच प्रायः ४३० बरस बना रहा, ओर इस अवधि में प्रायः वह भारतवर्ष 
का प्रमुख राज्य रहा | इसी कारण हम इस युग को सातवाहन युग कहते हैं | 

कलिंग में तभी एक ऐ चेदि राजवंश, जो चेदि से दक्षिण कोशल 
अर्थात्‌ बुन्देलखंड से छत्तीसगढ़ के रास्ते कलिंग पहुँचा था, स्थापित हुआ 
( लग० २१० ई० पू० )। अफगान प्रदेश में सुभागसेन भी तभी स्ततन्त्र हुआ 
होगा । 

# 'सातवाहन? का एक प्राकृत रूप 'सालवाहन” -है, जिसका संस्कृत रूपान्तर 

फिर 'शालिवाहन” किया गया है। 


१३४] सातवाहन चेदि यवन शुंग १४९ 


$ ३. अफगानिस्तान में यूनानी राज्य, चेदि-लातवाहन संघर्ष-- 
सुभागसेन की मृत्यु के बाद बलख के यूनानी राजा ने काबुल आदि वे प्रदेश 
जीत लिये जो सेलेउक ने चन्द्रगुप्त को दिये थे ओर जो सवा सो बरस से मोर्यों 
के शासन में थे । इनमें से दरात प्रदेश शोघ्र बाद यूनानियों से पार्थव राज्य ने 
ल्रीन लिया ( लग० १७० ई० पू० )। शकस्थान ( सीस्तान ) यदि पहले दी 
पाथंव राज्य में नहीं था तो दरात के साथ वह भी गया । 

महाराष्ट्र मं तमी सिवुक का उत्तराधिकारी उसका भतीजा शातकर्णि या 
सातकर्णि ( १म ) राजा हुआ । कलिंग में तभी चेदि गजवंश का तीसरा राजा 
वारवेल गद्दी पर बैठा | अपने राज्यामभिषेक के दूमरे बरस खारवेल ने  सातकरणशि 
की परवा न करके पच्छिम देश को सेना भेजी” जो (हेदराबाद पठार की) मूसी 
ओर कृष्णा नदियों तक पहुँची | दो बग्स बाद खारबेल ने फिर महारध्ट्र पर 
चढ़ाई की और वेणगंगा-वर्ा का प्रदेश छीन कर विदर्भ पर अपनी प्रभुता 
जमा ली | 

$४. डिमित और खारवेल--लग० १६० ई० पू० में बलख कम्प्रोन्र 
ग्रफगान पठार और गदरोसिया की राजगद्दी पर देमेत्रिय बैठा। उसने मौर्य 
साम्राज्य को और दीला हुआ देख पंजाब पर चदाई कर शाकल ( स्थालफोट ) 
को ले लिया, सौवीर देश ( सिन्ध्र प्रान्त ) को जीत कर वहाँ अपने नाम से 
एक नगरी बसाई । सोबीर से वह उज्जयिनी की तरफ बढ़ा । रास्ते में आजकल 
के चित्तोड़ से छुह मील उत्तरपूरव मध्यमिक्रा नगरी पर उसे रुकना पड़ा। उसे 
उसने घेरा, पर ले न सका और लोट गया । 

माय साम्राज्य के पच्छिमी मंडल को लेने का विचार छोड़ तब उसने सीधे 

उसके मध्यदेश पर धावा मारा | उसने मथुरा ले ली, वहाँ से साकेत (अ्रयोध्या) 
पर चढ़ाई कर उसे घेर लिया, फिर उसे लेने की प्रतीक्षा न कर आगे बढ़ते हुए 
पाटलिपुत्र पर आर निकला | मौय राजा बृहद्रथ ने अपने को गढ़ में बन्द कर 
लिया । देमेत्रिय ने गद की खाई के आरपार मिट्टी का सेतु बना लिया । साम्राज्य 
के सत्र प्रदेश आकुल हो उठें। नपुंसक मोर्य राजा से कुछ करते न बना तो 
सेनापति पुष्यमित्र ने उसे सेना का निरीक्षण करने के बहाने बुलाया और सेना 


१५० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ४ 


के सामने ही तलवार के घाट उतार दिया | राजह्वीन राज्य की राजधानी में 
पुष्प्ममित्र ने अन्तिम वेला यत्रनों का डट कर सामना किया । 

तभी कलिंग का राजा खारवेल भाड़खंड़ के पहाड़ों को पार करके गया 
के रास्ते राजय॒द तक पहुँच गया। उसे नज़दीक आता देख  यवन राजा डिमित 
( देमेत्रिय ) घत्रड़ाई सेना ओर वाहनों को मुश्किल से बचा कर मथुरा को 
भाग गया ।?? वह खारवेज्ञ के प्रशासन के आठवें बरस को घटना थी । 

उसने दसवें बरस दण्ड सन्धि ओर साम हाथ में ले भूमि का जय 
करने भारतवप को प्रस्थान किया “॥ भारतवप से यहाँ ठेठ हिन्दुस्तान का 
ग्रभिप्राय है । खारवेल की इस चढ़ाई के बाद मथुरा प्रदेश में यबनों का कोई 
चिह्न नहीं रहा । ठेठ हिन्दुस्तान के यवनों से मुक्त हो जाने पर खारवेल ने 
दक्खिन मुँह फेरा । 

कलिंग से समुद्रतट के साथ साथ तमिव्ठ देश को सीधा राघ्ता है। 
तमिछ् राज्यों का एक संघात? अर्थात्‌ गुइ मौय युग से चला आ्राता था | कलिंग 
झोर तमिठ की सीमा पर आब नाम का छोटा सा राज्य था जिसकी राजधानी 
पिथुंड तमिठ देश का द्वार मानी जाती थी । खारवेल ने अपने प्रशासन के 
ग्यारहवें बरस आव राजा की बसाई हुई पिथुंड मंडी को गधों के हल से 
जुतवा डाला और '*' एक सो तेरह बरस पुराने तमित्देश-संघात को तोड़ 
डाला।” तमित देश की राजधानी उन दिनों उ रगपुर (श्राधुनिक तिरुचिरप्पल्ली) 
थी। प्राचीन भारत की यद्द प्रथा थी कि किसी नगरी को विजेता जब्न पूरी तरह 
मिया देना चाहते तब उसे उजाड़ कर गधों के हल से जुतवा देते थे | 

मध्यदेश पच्छिम ओर दक्खिन को अपने प्रभाव में ले आने के बाद 
बारह॒वें बरस खारवेल ने उत्तरापथ ( पंजाब ) पर चढ़ाई की ओर वहाँ से मगध 
के रास्ते लोगा। मगधघ के नये राजा बृहस्पतिमित्र ( पुष्यमित्र ) ने उसके आगे 
झुक कर उसे रिकाया | खारवेल ने यों पंजाब से भारत के दक्खिनी छोर के 
पांड्य देश तक दिग्विजय किया। पांड्य देश के समुद्र में मोती निकाले जाते थे । 
उस व्यापार के कारण पांड्य बहुत धनी थे। अ्त्र मोतियों के जहाज कलिंग के 
राजा के पास भेंट में आने लगे | 


१३५४५] सातवाहन चेदि यवन शुंग १५.१, 


ष्ग 


खारवेल के कारनामों का वृत्तान्त पुरी जिले में भुवनेश्वर के पास 
हातोगुम्फा नामक गुफा की चद्ठान पर खुदा है | खारवेल ने कलिंग और मारत 
का गौरव बढ़ाया, पर कोई टिकाऊ साम्राज्य स्थापित नहीं किया | वह जैन पन्‍्थ 
का अनुयायी था। प्रकट है कि जैनों के अरद्िसावाद म॑ राजाओं के लिए 
दिग्विजय न करने की प्रेरणा नहीं थी । 





रानीगुम्फा 
खंडगिरि ( जि० पुरी ) की चट्टान में खारवेल की रानी का कंटवाया हुआ शुद्दा-विद्वार 
[ भा० पु० थि० ] 

३५, शंंग साम्राज्य--ख्वारवेल ने मगध ओर उत्तर मारत से यूना- 
नियों को खदेड़ा, पर वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित नहीं क्रिया | सेनापति पुष्य- 
मित्र शुंग ने मगध का राज्य अपने हाथ में कर वहाँ फिर से दृढ़ शासन स्थापित 
किया ओर साम्राज्य के जितने अंश को बचा सका उसे फिर से एकच्छुत्र शासन 
मं ले आया | बंगाल के समुद्रतट से शाकल (घध्यालकोट) तक और दक्खिन तरफ 
नमंदा तक उसने नया शुंग साम्राज्य स्थापित किया। विदिशा की दक्खिनी 


१५२ 





१७५ ] सातवाहन चेदि यवन शुग श्र 


सीमा पर लगे विदर्भ देश ( बराड ) में मोय सम्राद का नियुक्त किया यज्ञसेन 
नामक शासक स्थृतन्त्र राजा बन बैठा था । पुष्पमित्र ने अपने बेटे अमिमित्र 
को उसपर चदाई करने भेजा | अ्रप्मिमित्र ने यश्सेन को हरा कर वरदा ( वर्धा ) 
नदी तक का प्रदेश उससे ले लिया | 

अशोक की ज्षमानीति निबलता की उपज नहीं थी | पर पिछले मौर्यों 
ने उस क्षमानीति की आड़ में ऋपनी कत्तंव्यविमुग्बता और दुबलता को छिपाना 
चाहा था। बोंद्ध मार्ग के प्रभाव से बहुत से युवक जोवन के श्रम से बचने 
को भिक्तु बन जाते थे । इन दशाओं से लाम उठा कर जब विदेशी सेनाएँ. रेश 
के भीतर तक घुस आइ तत्न देश में अग्र्टिसावाद और क्षमा-नीति के विरुद्ध 
लहर उठो | पुष्यमित्र ने कुछ अंश तक बोंद्धों का दमन किया श्रौर अश्वमेष 
यज्ञ करने का निश्चय किया | जब तक उसने वह यज्ञ नहीं किया तब तक राजा 
का पद धारण नहीं किया, अपने को सेनापति ही कहता रहा। उसके _ यज्ञ- 
पुरोद्तितों में पतञ्नलि मुनि भी था, जिसने पाणिनि की श्रष्टाध्यायी पर महा: 
भाष्य लिखा था | 

अश्वमेध की प्रथा वैदिक थी। साम्राज्य-कामी राजा अपने सेनिकों के 
साथ एक घोड़ा पड़ोसी राज्यों में बुमाते थे। जो राजा अधीनता न मानना 
चाहे वह उस घोड़े को पकड़ता | यदि पड़ोसी राज्यों से अधीनता मनवा कर 

हू लोड आय तो यज्ञ रच कर उसमें उस घोड़े को बलि दी जाती। पहले 

सातवाइन राजा सिमुक ने अश्वमेत्र किया था ओर शुंग साम्राज्य के संस्थापक: 
पुष्यमित्र ने भी, यह बोद्ध मांग के विरुद्ध प्रतिक्रिया उठने की सूचना थी | ! 

पुष्यमित्र ने अपने पोते वसुमित्र के साथ घोड़ा छोड़ा । सिन्ध नदी के 
किनारे यवनों ने उसे पकड़ लिया | तब वघुमत्र ने उनसे युद्ध कर उन्हें हराया | 
महाकवि कालिदास ने अपने मालविकाग्मिमित्र नायक मेँ इस युद्ध का उल्लेख! 
किया तथा अ्रिमित्र द्वारा वरदा नदी तक जीतने का बृत्तान्त दिया है | न 
में इस काल घोर ग्रह-युद्ध भी चल रद था, इसलिए, भी उन्हें पीछे हृटन 
ड़ा | देमेत्रिय उफ डिमित जन्न भारत में था, उसके एक प्रतिद्वन्द्दी ने तक 
सिन्ध पार के उसके प्रदेश छीन लिये थे | 


शप्रछ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पे ५ 


पुष्पमित्र के पीछे शुंग वंश का आधिपत्य मथुरा तक निश्चय से बना 
[| शुंगों के सामन्‍्त मथुरा में, उत्तर पंचाल की राजधानी अहिच्छत्रा में, 
कीशाम्बी में तथा भारहुत ( बघेज्लखंड म॑ सतना के पास ) में राज्य करते थे। 
झुंग राजा पाटलिपुत्र के बज्ञाय अयोध्या में ओर कभी कभी आकर-देश 
( पूरवी मालवा ) की गजधानी विदिशा ( भेजसा 2 में भी रहते थे। पुष्यमित्र 
असल में त्रिदिशा का ही रददने वाला था। उसी विदिशा के पास साँची का 
प्रसिद्ध स्तूप है जिसके चारों तरफ पत्थर की सुन्दर वेदिका ( जँगला 2 
शुंगों के काल की या उनके कुछ पहले की बनी हुई है । 
$६. यवन राज्य--उत्तर की तप्फ भी अनेक उतार-चदावों के बाद 
अफगानिस्तान ओर पच्छिमी पंजाब में चार छोटे छोटे यूनानी राज्य स्थापित 
द गये, एक कापिशी में, दूसरा पुष्करावती में, तीसरा तक्षशिला में और चौथा 





“काविसिए नगरदेवता? (कापिशी की नगरदेवी) “पखलाबदि देवदा (पुष्करावती देवी) 
चित, राजा एवुकतिद ( £प्रटा800९5 ) चित, नन्दी की सूत्ति, लेख--उपभे 
का चेहरा ; पट, कापिशी की नगरदेवी । (वुषभः); पट, पुष्करावती देवी । 


शाकल में | इन सब्र राज्यों के सिक्के अ्रत्र तक बहुत मिलते हैँ | उन सिक्कों के 
एक तरफ प्रायः यूनानी ओर दूधरी तरफ प्राकृत लेख होता है। कापिशी के 
कई तिक्कों पर “कापिशी की नगर-देवता”? की मूच्ति रहती है ओर पुष्कराबती के 
सिक्कों पर नन्‍दी ( शिव के वाहन बैल ) शोर पुष्करावती देवी की। तक्षशिला 
और शाकल के सिक्कों पर यूनानी ओर भारतीय देवताश्रों की मूत्तियाँ तथा बुद्ध 
के धर्म-चक्र आरि के चिह्द होते हैं । 

शाकल में मेनन्द्र (/८ब्वातेटा) नाम का यूनानी राजा बड़ा विजेता 


१९७] सातवाइन चेदि यवन शुंग १४५ 


५ 


हुआ । वह बौद्ध हो गया और उसने बोद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी यत्न 





मेनन्द्र का सिक्का 
चित, यूनानी लेख; पट, प्राक्ृत लेख । 
[ श्रीनाथ साड संग्रद | 


किया | उसके बोद्ध होने की कहानी 
मिलिन्दपज्हो (मिलिन्द के प्रश्न ) 
नामक पालि अन्य में दी है । 
तक्नशिला के यूनानी राजा अन्त- 
लिखित का दूत शुंग राजा के पास 
विदिशा में गया था। वह यूनानी 
दूत हेलिउदोर वामुदेव ( विष्णु ) 


हल मं  ऋओऋ: 
। न इक आय "जा 

। हि | 
टी ज न ५ कह 

हे मा 

ध्य  । 
था अर 

कहे, 





22 थे 8 
हक ब्श्प्ा न्त्टु 
4 प, अफ:क पड 


उस) (निशा: 227 | 


भेलसा में हेलिउदोर का गरुडध्बज जो 
खाम-बाबा नाम्त से प्रसिद्ध हे । 


[ फोटो श्री रा० सांकृत्यायन द्वारा ] 


का उपासक था | वासुदेव की पूजा के लिए, उसने वहाँ एक गरुडध्वज बनवाया, 
जो गरुड की मूर्ति के त्रिना अब तक खड़ा है | 

$ ७, गण-राज्यों का पुनरुत्थान--यूनानी राज्यों और शुंग साम्राज्य 
के बीच पूरवी पंजाब राजध्थान और सुराष्ट्र में बहुत से संबनराष्र फिर उठ खड़े 


हुए । उनके सिर्के ग्रब तक पाये जाते 
हैं। संत्र के बजाय अरब गण शब्द चल 
पड़ा था, क्योंकि संत से बौद्ध संत्र सम का 
जाने लगा था | सतलज के काँठे 
ओर रोहतक प्रदेश में योधेय नाम का 
शक्तिशाली गणराज्य था। योधेयों के 
वंशज ग्राज भी उसी इलाके म॑ रहते 





कुरणिन्द गण का सिक्का 
[पटना संग्र०] 


१५६ भारतीय इतिद्दास का उन्मीलन [ पे ५ 


और जोहिये कहलाते हैं। कुणिन्द्‌ नाम का गणराज्य हिमालय की तराई में 





रत 


यीघेय गण के सिक्‍के ढालने के मिट्टी के 
साँचे जो उनकी रोहतक टकसाल के 
खँँडहरों से पाय गये हैं । 
[ डा० बीरबल साहनी द्वारा पुनरुद्धार, श्रीमती 
सावित्री साहनी के सौजन्य से ] 


१४८] सातवाहन चेदि यवन शुंग १५७ 


व्यास से जमना तक था । प्रसिद्ध मालव गण यूनानियों के दबाव के कारण 
पंजाब छोड़ कर चम्बल के काँठे में आ बसा | सुराष्ट्र में वृष्णि गण था। 
दक्खिन में सातवाहन वंश का राज्य बना रहा। 

$ ८. उज्ञयिनी के लिए संघर्ष--मौर्यों 
के बाद भारतवप के चार मंडलों में चार राज- 
शक्तियाँ उठ खड़ो हुई, पर पच्छिमी मंडल में 
ऐसी कोई शक्ति न उठी। इसी कारण उसकी 
राजघानी उजयिनी के लिए चारों तरफ की शक्तियों का आ्रपस मे संघर्ष चलता 
रहा | १०० ३० पू० में वहाँ एक नई शक्ति प्रकट हुई जिसका बृत्तान्त हम 
आगे कहेंगे | 


रर 





व॒ष्णगण का सक्का 


अभ्यास के लिए प्रएन 


-(:सातवाहन युग की अवधि कब से कब तक है! इस कालावधि का नाम सात- 
हन युग क्‍यों है १ 
प्राथंब लोग कौन थे और कहाँ र्ते थे ? ईरान का नाम पार्थव कब से कब 
तक रहा १ 
“मौय साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ और उसकी जगह कौन-कौन सी नई 
शाक्तियाँ 2, कुंड 


हक 4 के विषय में आप क्या जानते हैं ? 

मित पुष्यमित्र ओर मेनन्द्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 

»& सद्डराज्यों को गणराज्य कब और क्यों कहने लगे १ दूसरी शताब्दी ईं० 
पू० में भारत के किस किस भाग में कौन से गणराज्यों का होना आप जानते हैं ? 

७. अलक्सान्दर के ज़माने में मालवगण कदाँ था ? उराने कब वहाँ से किधर 
प्रवास किया १ 

८, योधेयों ओर कुरिन्दों के गणराज्य कहाँ अवस्थित थे ? 

६. यवनों ने भारत में बसने पर इस देश की संस्कृति की अपना लिया था 
इसके कुछ उदाहरण दीजिए । 


अध्याय २ 


शक सातवाहन पहुव 
( लग० १०० ई० पू०--७८ ई०) 
$ १, कम्बोज-वाहीक में ऋषिक-तुखारों का आना--हमारे 
देश में जब्र अशोक राज कर रहा था, लगभग तभी चीन में एक बड़ा राजा 
हुआ, जिसने वहाँ के नों राज्यों को जीत कर प्रायः सारे चीन# को एक 
कर दिया। उस राजा का नाम शीः हुआडती अर्थात्‌ पहला सम्राद्‌ प्रसिद्ध 
हुआ | चीन के उत्तर इतिंश और आमूर नदियों के बीच हूण लोग रहते थे । 
वे प्रायः सभ्य चीनी राज्यों पर थावे मार कर उन्हें सताया करते थे। 
शीः हुआडती ने अपने देश की समूची उत्तरी सीमा पर ३००० मील लम्पी 
मज़बूत दीवार बनवा दी जिससे हूणु लोग चीन के अन्दर न घुस पार्ये। तक 
हूणों ने पच्छुम तरफ रुख किया | 
तिब्बत और मंगोलिया के बीच चोन का जो भाग गरदन की तरह 
निकला हुआ है वह कानसू प्रान्त है। उसके पच्छिम लोपनोर और तारीम का 
देश है, जिसे अ्रत्र हम चीनी तुर्किस्तान कहते हैं । तु्क और हण एक ही रृवंश 
के लोग थे | कह चुके हैं [४,२४४] कि तब तक उनका घर इतिंश के पूरब था 
ओर मध्य एशिया में वे न पहुँचे थे। कानसू से ले कर यूनान की सीमा 
तक ( मध्य एशिया से कास्पिय और काले सागर के उत्तर होते हुए) जो 
जातियाँ तब रहती थीं वे सब शक परिवार की थीं । शक लोग भी आय थे, किंतु 
तत्र तक खानाबदोश थे | कानसू की ठीक सीमा पर शकों से मिलती जुलती 
एक जाति रहती थी जिसे चीनी लोग “युशि” कहते थे। हमारे महाभारत में 
उसी का नाम ऋषिक है । ऋषिकों के निकट पब्छिम ठुखार लोग रहते थे। 


*अथोत्‌ ठेठ चीन को, न कि आजकल के चीन-साम्राज्य को जिसमें मंचूरिया, 
मंगोलिया, चीनी तुर्किस्तान और तिब्बत भी शामिल हैं। उस युग के ठेठ चीन की 
दक्खिनी सीमा नान-शान परत तक थी। नान-शान का शब्दार्थ है दक्खिन- 
पर्बत। उसके दक्खिन के क्काइतुड और क्वाढ्सी प्रान्त तब तक चीन में स समाये थे। 


२९२] शक सातवाहन पहुव श्प् 


बाद में वे तारीम के उत्तर चले गये थे । 

हूणों ने पच्छिम हट कर ऋषिक़ों पर चढ़ाई की (१७६ ई० पू०) और 
उन्हें मार भगाया । ऋषिक लोग तब्र लोपनोर के तट से उठ कर उत्तरपब्छिम 
गये ओर टारीम के उत्तर तुखारों के देश में जा कर उनके राजा बन बैठे । 
१६७४ ई० पू० में हूणों ने उनपर वहाँ भी आक्रमण किया ओर उनके राजा को 
मार उसकी खोपड़ी से प्याला बना लिया | विधवा रानी के नेतृत्व में अपने 
ढोरोंडंगरों को हाँकते और तुखारों को भी अपने साथ खदेड़ते हुए. ऋषिक तब 
थियानशान पवत को पार कर पब्छिम बढ़े | वहाँ से उनकी एक शाखा दक्खिन 
झुक कर कम्बोज देश अर्थात्‌ पामीर-बरदरूशाँ की तरफ बदी ओर दूसरी शाखा ने 
सुग्ध दोगआब में शकों को खास बस्ती पर हमला किया। उन्होंने ब्ाख्त्री पर 
चदाई कर वहाँ के यूनानी राज्य को भी मिटा दिया ( लग० १४० ई० पू० )।' 
ऋषिकों की अपेक्षा तुखारों की संख्या अधिक होने से तुखारों का नाम अधिक 
प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन कम्बोज देश में ऋषिक-तुखारों के बस जाने से वह तुखार' 
कहलाने लगा | यह नाम प्रायः एक हज़ार बरस तक चलता रहा । 

$२. शकों का भारत-प्रवास ओर सिन्ध जीतना--समुग्ध से 
खदेड़े जा कर शकों ने हिन्दकोह पार नहीं किया | वे हरात से धूम कर, रास्ते में 
लूट-मार करते हुए, शकस्थान ( सीस्तान ) की पुरानी बस्ती में अपने भाईबन्दों 
के पास जाने लगे। हरात और शकस्थान तब पार्थव राज्य में थे, इसलिए 
सबसे पहले पार्थवों को उनसे वास्ता पड़ा | दो पाथंव राजा उनसे लड़ते हुए, 
मारे गये ( १२८ और १२३ ई० पू० )। तब उन राजाओं के उत्तराधिकारी 
राजा मिथदात रेय (१२३-८८ ई० पू०) ने शकस्थान में शक सरदारों के 
पास एक कठारी के साथ यह सन्देश भेजा कि अपने परिवारों को बचाना है तो 
अपने सिर काठ कर भेजो, नहीं तो युद्ध में सामने आश्रों । उस काल उज्जैन 
का एक जैन साधु कालक वहाँ था। उसने शक सरदारों से कह्य-कक्‍यों मारे 
जाते हो, चलो, हिन्द देश को चलें | यों ६६ शक सरदार शकस्थान से हमारे 
सोबीर देश या सिन्ध प्रान्त में आये ओर उसे जोत कर यहाँ अपना राज्य 
स्थापित किया ( ल० ११० ई० पू० )। शकों के ये सरदार शादि कहलाते 


१६० भारतीय इतिदह्यास का उनन्‍्मीलन [ पव॑ ४. 


थे और उनका सब से बड़ा राजा शाहानुशाहि 

सिन्ध में उनके पैर ऐसे जम गये कि वह हमारे देश में शकद्गीप% कहलाने 
लगा, और पब्छिमी लोग उसे हिन्दी शकस्थान (॥60-5:५0॥9) कहने लगे | 
भारत में वह शकों का केन्द्र था, ओर वहीं से वे दूसरे प्रान्तों की तरफ बढ़े । 

$३, सुराष्ट्र उत्तरी महाराष्ट्र उज्जयिनी और मथुरा में शक-- 
सिन्ध से शकों ने सुराष्ट्र ओर उज्जयिनी पर चदाई की। उस घटना के विषय 
में बहुत से आख्यान प्रसिद्ध हैं। इनके अनुसार शकों ने १०० ई० पू० में 
उज्जयिनी जीती, और ५७ ई० पू० तक वहाँ राज्य किया; तब प्रतिष्ठान से 
राजा विक्रमादित्य ने आ कर उन्हें निकाल दिया। सुराष्ट्र का वृष्णिगण का राज्य 
प्रकटतः शकों की चढ़ाई में ही मिट गया | इसी काल (लग ० ६६-६४ ई० पू०) 
के नहपान नामक कज्षहरात वंश के शक सरदार के सिक्के ओर उसके दामाद 
उपवदात के लेख इस प्रदेश में मिलते हैं। उषवदात ने पुष्कर के पास मालेत्र 
गण को हराया | दक्खिन की तरफ नहृपान का अधिकार उत्तरी 'महाराष्ट्र और 
कोंकण तक था | उसकी राजधानी भरुकच्छु (भरुच) थी | वह सिक्‍कों पर अपने को 
“परह्यक्षत्रप कहता है, क्योंकि वह सिन्ध के महाराजा का ज्षत्रप था | उषवदात 
जैन था | नासिक ओर जुन्नर में उसने बौद्ध भिक्तुञ्रों के लिए, पहाड़ कटवा कर 
कई विहार बनवाये | वैदिक ब्राह्मणों के यज्ञों के लिए. भी उसने बहुत दान किये | 
उसके उन दानों के विषय में एक मनोरश्जक आख्यान है जिसे हम आगे कहेंगे । 

उज्जयिनी से पुष्कर होता हुआ शुक राज्य मथुरा तक पहुँच गया (लग० 
८० ई० पू०)। वहाँ भी शकों का क्षदरात राजवंश स्थापित हुआ। मथुरा से तत्र 
शुंग राज्य मिट गया ओर इससे शुंग राज्य को ऐसा धक्का लगा कि 
वह मगध से भी उठ गया | अन्तिम शुंग राजा से काण्व वंश के ब्राह्मण 
अमात्य ने राज्य छीन लिया ( ७३ ई० पू० )। कार्व वंश ने मगध में चार 
पीदी राज्य किया । 


# दीप शब्द का अथ सदा टापू ही न होता था। प्रायः वह दोआब के अथे में 
ओर कभी कमी देश के अथ में भी आता था। 


२६४५ | शक सातवाहन पहुव १६१ 


४४. पंजाब में शक--एक तरफ मथुरा से पूर्जों पंजाब होते हुए तथा 
दूसरी तरफ सिन्ध से शक विजेता सीधे गन्धार की तरफ बढ़े ( लग० ६० ई० 
पू० )। मथुरा से आगे बदने पर उनकी रोहतक प्रदेश के योधेब गण ओर 
उसके उत्तर हिमालय तराई के कुणिन्द गण के साथ भीपण लड़ाइयाँ हुई 
जिनम॑ बड़ी मारकाठट मची | योघेय पचब्छिम हट कर सतलज तट पर जा बसे | 
शकां की बाद म॑ पंजाब के यवन राज्य भी बद गये। शक्ों के स्त्रात की दून 

क पहुँच जाने पर भी काबुल में एक छोटा सा यूनानी राज्य तुखारों ओर शकों 
के ब्रीच घिरा हुआ कुछ काल के लिए. बचा रहा | सिन्ध से सुराष्ट्र उज्जैन के 
रास्ते मथुरा तक शक साम्राज्य के फैलने पर जैसे राजस्थान में अनेक गणराज्य 
उसके बीच टापुओ्रों की तरह घिरे रह गये थे, वैसे ही अच दव्िखिनी पंजाब में' 
यौघेय आदि गणरगज्य बने रहे | 

$ ५. गौतमीपुत्र शातकशि--शक लोग जब अपने साम्राज्य को यों 
पूने से पुष्करावती तक फैला रहे थे, तब्र प्रतिष्ठान के सातवाहन राजा ने, जिसके 
राज्य का उत्तरी अंश शकों ने ले लिया था, अच्छा अवसर देख उन्हें दक्खिन 
से ठेलना शुरू किया । शक साम्राज्य के बीच घिरे हुए. गणराज्यों ने भी 
सातवाहन राजा से सहयोग किया | 

इस सम्बन्ध में जेन वाद्यय में यह आख्यान है कि भरुकच्छु का 'राजा 
नहपान कापृकषमद्ध? था, जब कि प्रतिष्ठान का शालिवाहन या सातवाहन राजा 

बल-समृद्ध ( सेना में प्रबल ) था। शालिवाइन ने नहपान की राजधानी पर ' 
चढ़ाई की। दा बरस उसे घेरे रखने के बाद वह निष्फल लौठा। तब शालिवाहन 
राजा को अपने शत्रु को हराने की नई युक्ति सूफी। उसने अपने एक अ्रमात्य से 
रुष्ट होने का दिलावा किया और उसे निकाल दिया। वह अमात्य नहपान के , 
यहाँ पहुँचा। नहपान ने उसकी बातों में श्रा कर उसे अपना मन्त्री बना लिया। 
उसके कहने से नहपान ने अपना बहुत सा धन देवमन्दिर तालाब बावड़ियाँ ! 
आदि बनवाने में खर्च कर दिया। शालिवाहन ने तब फिर भरुकच्छु पर चटाई | 
की | नहपान अपना कोष खाली होन से काफी सेना भरती न कर सका, : 
शालिवाहन का मुकाबला न कर सक। ओर मारा गया | ] 

भा०--१६ 


१६२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ४, 





नहपान के सिक्कों पर अपना ठप्पा लगाये 
हुए गातमीपुत्र के सिक्के 
( दुगाप्रसाद-संग्रह ) 


हे 84. २ जज + पपाभ+भ+++++ 
४ $ 
5 ही 
हु अं ५ ४ 
है, + 








प्रतिष्ठान का वही राजा पीछे 
विक्रमादित्य नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
प्रसिद्ध है कि राजा विक्रमादित्य ने 
प्रतिष्ठान से आरा कर ५७ ई० पृ० में 
उज्जयिनी जीती ओर शक्ों का संदार 
कर विक्रम संवत्‌ चलाया। विक्रमादित्य 
उस राजा का विरुद था। उसका 
असल नाम गोतमीपुत्र शातकर्णि था। 
नहपान से राज्य छीनने के बाद 





जी की 


नासिक में गौतमीपुन्र सातकर्णि का कटव।या हुआ गुहा-विद्ार [ भा० पु० वि० ] 


२९५] शक सातवाहन पहव १६३ 


गोतमीपुत्र ने उसकेगसिक्कों को अपनी छाप लगा कर चलाया | इन सिक्‍कों पर 
चेहरा नहगान का है; 
उसके ऊपर ठोके हुए 
चिह् गोतमीपुत्र के हैं। 

गोतमीपुत्र शात-' 
कर्णि की माँ गौतमी 
बालश्री अ्रपने पोते के 
राज्यकाल में भी अरसे 
तक जीवित रही । 
नासिक में पहाड़ काट 
कर बनवाये हुए एक 
विद्यर में जिसका उस 
बीरजननी ने दान किया 
था, उसका खुदवाया 
हुआ लेख विद्यमान 
है। उस लेख में उसने 
बड़ी संगत भाषा में 
ग्पनें बेटे के कार्यों 
का वृत्तान्त दिया है। 
उस लेख के अनुसार 
गोौतमीपुत्र ने नहपान 
वाले क्षदरात वंश को 
“जड़ से उखाड़ कर 
सातवाहन राज्य को 
मुक्त किया था, उसके 
साम्राज्य में सारा 
दक्खिन भारत सुराष्ट्र शऔर गुजरात तथा राजस्थान का बढ़ा भाग भी था। 





१६४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव 


“उसके वाहनों ( युद्ध के घोड़ों ने ) तीन समुद्रों का पानी पिया था” अर्थात्‌ 
भारत के पूरव दक्खिन ओर पब्छिम के समुद्रों तक उसका साम्राज्य फैला था । 
वह अपने 'पोर जनों के साथ निर्विशेष-सम-सुख दुःख” था, अर्थात्‌ सुख-दुःख 
में उसका रहन-सहन अपनी प्रजा के समान था | 

गोतमीपुत्र सातकणि ने जब्च उज्जैन से शकों को उखाड़ा तत्र मथुरा के 
लोगों ने भी वर्हा के शक राज्य को उखाड़ फेंका | पूरवी पंजाब के गणराज्य भी 
फिर स्थतन्त्र हो उठें। शक राज्य तत्न केवल सिन्ध ओर गन्धार में बाकी रहा | 
पच्छिमी भारत में शक साम्राज्य थों चालीस एक वष ही टिक पाया | 


$ ४६. मा म संवत--राजा विक्रमादित्य ने संवत्‌ चलाया 
यह अनुश्र॒ति पूरी ठोक नहीं है। पुराने लेखां में उस संवत्‌ को मालव गण का 


संवत्‌ अथवा मालव गण की स्थिति (ठद्राब, मन्तव्य) से? चला हुआ संवत्‌ 
कहते हैं । उसका नाम विक्रम-संबत्‌ बहुत पीछे पड़ा। मालव गण और राजा 
गोतमीपुत्र शातकरिं ने इक्ट्टें मिल कर उज्जयिनी में शक्रों को हराया ओर तब 
से वह संवत्‌ चला | उज्जयिनी के साथ ही राजस्थान मथुरा ओर पूरवी पंजाब 
भी मुक्त हुए इससे प्रकट होता है कि इस सारी मेखला के गणराज्य गौतमीपुत्र 
को सहयोग दे रहे थे । 

५७, कन्दहार के पहुच--प्रिश्रदात रय के बाद पार्थव साम्राज्य 
के कमज़ोर हो जाने पर पूरवी ईरान या शकस्थान में एक छोटा पाथव राज्य 
अलग हो गया | पाथव जाति को पुरानी फारती और संस्कृत में पदलव या 
पहुतर कहते थे | इन पहवों ने अपना राज्य शकस्थान से हरठबती की तरफ बढ़ाया, 
वहाँ से बढ़ कर काबुल के यूनानी राज्य को जीता और गन्धार तथा सिनन्‍्ध को 
भी शकों से छीन लिया ( लग० २४ ६० पू० )। तब शकों का राज्य कहीं भी 
न रह गया | हरउवती के पहवों ने लगभग १५-२५ ई० तक अफगानिस्तान 
गन्धार ओर सिन्ध पर राज्य किया | 

इन पहुव राजाश्रों में श्पलिरिष, उसके बेटे अ्रय या अज और अ्रज के 
बेटे गुदफर या विन्दफर्न का विस्तृत राज्य रहा | श्पलिरिष ने काबुल जीता | 
अज ओर विन्दफन समूचे उत्तरपच्छिमी भारत के राजा थे । गन्धार को शकों 


२९६८ |] शक सातवाहन पहच १६५, 
से अ्रज ने ही जीता । 

पहव राज्य प्रायः बोद्ध थे । हिन्दकोद के दक्खिन के यूनानी सिक्‍कों की 
तरह शकस्थान के इन राजाशों के इरठवती म॑ चलने वाले सिक्कों पर भी 


के ऋटक * चक 





अय या अज का सिक्का--धघोड़े पर शुंदफर का सिक्का; चित, राजा का चेहरा; 
[4 [484 तु ० २८5 लक 
सवार राजा की मूत्ति । पट, देवी के चौगिद प्राकृत लेख--- 
[श्रीनाथ साह संग्रह ] महाराज गुदफरनस त्रातारस? । 





प्राकृत अवश्य लिखी रहती थी | इसका यह अर्थ है कि काबुल ओर कन्दहार 
के प्रदेश तन्न स्पष्ट रूप से भारत में गिने जाते थे । 

$८, सातवाहनों की चरम उन्नति--दूसरी शताब्दी ई० पू० में 
भारत में चार बड़ी शक्तियाँ थीं। शक लोग पाँचवीं शक्ति के रूप में पहलेपहल 
पच्छिमी मंडल में प्रकट हुए । कलिंग का राज्य शकों से पहले ही क्षीण हो 
गया था । मध्यदेश के शुंग राज्य ओर उत्तरापथ के यूनानी राज्यों को शकों ने 
मिटा दिया । तब्र केवल दो शक्तियाँ बचीं, एक शक, दूसरे सातवादन । पहले 
सातवाहनों को कुछु दबना पड़ा, पर पीछे उन्होंने शकों को जड़ से उखाड़ 
दिया ।” उसके बाद ५७ ई० पू० से सातवाहनों की शक्ति बढ़ती ही गई । 

गौतमीपुत्र का बेटा वासिष्ठीपुत्र पुछमावी भी योग्य राजा हुआ | उसने 
अन्दाजन ४४ से ८ ई० पू० तक राज किया | रे८ ई० पू० में सातवाहनों ने 
काण्व राजा से मगध ओर मध्यदेश भी जीत लिया | प्रायः तभी रोम में गण - 
राज्य के स्थान में साम्राज्य स्थापित हुआ । रोम साम्राज्य की पूरवी सीमा फारिस 


१६६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ३ 


की खाड़ी पर पाथब साम्राज्य से लगती थी, क्योंकि यूनान मिल और पच्छिमी 
एशिया के सब यूनानी राज्य उसमें सम्मिलित हो चुके थे | पुछ मावी ने रोम- 
सम्र।द ओगुस्त (स्‌ ) के पास दूत भेज कर प्रस्ताव किया कि दोनों मिल कर 
पाथंव राज्य को जीत लें । किन्तु वैसा हुआ नहीं । 
प्रायः सो बरस तक सातवाहन उत्तरपब्छिमी अंश को छोड़ सारे भारत 
के सम्राद रहे | उनकी दक्खिनी सीमा तमिव्ठ राष्ट्रों तक थी, ओर वे राष्ट्र भी 
उनके प्रभाव में रहते थे। सातवाहनों का दरबार विद्या का केन्द्र बस गया | 
सातवाहन युग की समृद्धि अ्रद्धितीय थी । भारतवप के सुदूर कोनों में जो छोटे- 
मोटे राष्ट्र उनके साम्राज्य के बादर बचे हुए थे, वे भी प्रत्येक बात में सात- 
वाहन साम्राज्य का अनुकरण करते थे। इस युग के सातबाहनों में से राजा 
हाल का नाम बहुत प्रसिद्ध है | 
अभ्यास के लिए प्रश्न 
१, हूणु ऋषिक ओर तुखारों के मूल स्थान कहाँ थे ? 
है / 2 २/ क्रम्बोज देश तुखार देश कब ओर केसे बना / 
आधुनिक सिन्ध प्रान्त का नाम शकद्ठी प कब और केसे पड़ा ? 
५ ४. सुष्द किस देश का नाम था? शकों के वहाँ से भारत तक प्रवास का 
माग १ / ९ 
(3/“विक्रम संवत्‌ किस घटना से आरंभ हुआ ओर उसका प्रवत्तंक कौन था १ 
६. ग्रुदफर किस वंश का था ओर किस प्रदेश पर शासन करता था १ 
७ निम्नलिखित का संक्षिप्त परिचय लिखिए-- 
ऋषिक, नहपान, दरउवती, उपबदात और गौतमी बालश्री । 


अनलननसाण्कानतास इरसाए;ममननन्‍त%++म >रवदाअधकवासफपा& हि 


अध्याय ३ 
ऋषिक और सातवाहन 
( लग० २४ ई०--२१० ई० ) 
$ १, तारीम काँठे में खीन और हिन्द का मिलना--लोप भीला 
पर हूणों के आ बसने पर भी सीता तारीम काँठे के आर्यावत्ती उपनिवेश, जो 


३6९१५] ऋषिक ओर सातवाहन १६७ 


अशोक के काल से वहाँ स्थापित होने लगे थे, पनपते रहे | खोतन की अनुश्रुति 
के अनुसार वहाँ राजा विजयसम्भव के प्रशासन में आय वैरोचन ने खोतन के 
पशुपालकों को पहलेपहल लिखना सिखाया | इसका यह अर है कि उसने वहाँ 
के स्थानीय लोगों को भाषा को ब्राह्मी लिपि में लिखने की प्रथा चलाई । 
आधुनिक विवेचकों के मत से राजा विजयसम्भव अशोक के प्रायः एक शताब्दी 
बाद हुआ था । यों जच्र कि इस देश की आदिम जातियाँ पच्छिम तरफ फैल 
रहीं थी तभी उनके अपने देश में भारतीय सम्प्रता की पौध लग रही थी | 

पर हणों ने चीन का पब्छिमी दरवाजा घेर लिया यह बात चीन के 
सम्रायं को गवारा न हुई। उन्होंने अ्रपने पुराने पड़ोसी ऋषिकों से हूणों के बिरुद्ध 
सहायता लेनी चाही, ओर इस विचार से चाड-किएन नामक दूत को ऋषिकों 
के पास भेजा (१३८ ई० पू०)। रास्ते में दस बरस हूणों को कैद काटने के बाद 
१२७ ई० पू० में वह वंक्तु के किनारे ऋषिक डेरे में पहुँचा। बलख के बाजार में 
उसने चीन का रेशम आर बांस की बनी चीजें बिकती देखीं, और पूछा कि वे 
कहाँ से आई हैं। तब्र उसे मालूम हुआ कि हिन्दकोह के दक्खिन तरफ शिन्तुः 
(सिन्धु, हिन्द) नाम का विशाल और सम्य देश है, जिसके आरपार हो कर वह 
माल आता है। किरात लोग अ्रसम के रास्ते चीन और भारत की वस्तुओ्रों का 
विनिमय करते थे, पर दोनों देशों के शिक्षित लोग तब तक न जानते थे कि वे 
टीक कहाँ से वह माल लाते हैं। इधर उत्तर की तरफ चीन के कानसू श्रोर भारत 
के कम्बोज देश के ब्रीच केबल तारीम नदी का लम्बा काँठा था, जो ऋषिकों और 
तुखारों का मूल निवासध्थान था, और जिसके पूरवी छोर तक भारतीय बस्तियाँ 
पहुँच गई थीं। चाड-किएन उसके इस पार निकल आया था, जहाँ से आगे 
'शिन्तु) और पाथंव देशों को रास्ते जाते थे । इस प्रकार समय जगत्‌ के पूरबी 
और पच्छिमी भाग, जो अदाई हज़ार बरस से एक दूसरे के लिए अन्धेरे में 
पड़े थे, प्रकाश में आ गये | 

चाड-किएन के वापिस पहुँचने पर चीन के सम्राद ने अपने इस 
पब्छिमी रास्ते को खुला ओर सुरक्षित रखने का पक्का निश्चय कर लिया | 
१२७ से ११६ ई० पू० तक चीनी सेनाओं ने हूणों को मंगोलिया के उत्तर तक 


श्ष्८ भारतीय इविद्यस का उन्मीलन 


मार भगाया। ऋषिक-तुखारों 
को अपना पुराना देश भी वापिस 
मिला | १०२ ईं० पू० में एक 
चीनी सेना सीर को उपरली दून 
में फरगाना ( खोकन्द ) तक 
समूचे मध्य एशिया को जीतती 
चली आई । 
कानसू और कम्बोज के 
बीच के इस देश को चीन वालों 
ने दूसरी शताब्दी ई० पू० के 
अन्त में जब्र पार किया, तब 
यहाँ ३२६ छोटे छोटे राज्य थे--- 
कुछ भारतीय उपनिवेशकों के 
ओर कुछ स्थानीय सरदारों के । 
हम देख चुके हैं कि भारतीय 
बस्तियाँ वहाँ उसके डेढ़ शताब्दी 
पहले--अ्रशोक के काल--से ही 
बस रही थीं। चीनियों के आने 
से पहले तारीम कॉठे में भार- 
तीय बस चुके थे इससे चीनियों 
ने वहाँ के बहुत से स्थानों के 
नाम भारतीयों से ही लिये। 
सीता (यारकन्द) नदी के भार- 
तीय नाम को अपना कर चीनी 
उसे अब तक सीतो कहते हैं। 
चीनसम्राट ने सीता-तारीम काँठों 
! के।सब् राज्यों से सम्पक किया । 


| दृश्य; 


क 


९ 


। 
हक, 
डे 
ग में गढ़ पर चढ़ाई 


+ 


आम 


कल डी मा 


मा पे 
हल ८ ६.“ ८25 
| ब 
|. 
का है; ही 
न ग् 
थे हज ु हे] के 
ह नि 
छः हट हैः 
बे 
34४ 
हल 
जा 2 पि 
रत 
' [३ 
| ५, ' 
ल्‍ँ! 
है। 
ढ 
ड़ 
भा न 
कर 
बाज 
व है हा 
र् 
पड 
* पे । 
हु रू हू 
अबक 
|! कृबक ६4 है 
! आक, 
2 परशककक ५, " 
कं ५ 
४ हि 
ण 
रु 
7 कक 
६ 


श ग-सातवादन-थु 





ब्कजा 
भव 


३५२] ऋषिक ओर सातवाहन १६६ 


खोतन के राज्य ने चीन से सहृष मैत्री कर ली । अन्य सब्र राज्यों पर भी चौन 
सम्राद ने अपना प्रभाव जमा लिया । इसके बाद तारीम के काँठे में भारत ओर 
चीन दोनों का प्रभाव जारी रहा, इसलिए आधुनिक विद्वान्‌ उस देश को प्राचीन 
इतिहास में 'चीन-हिन्द' (5५४-॥9॥9) कहते हैं। 'चीन-हिन्द! या ऋषिकतुखारों 
के देश में ऋषिका के हणों से भगाये जाने के बाद एक शताब्दी के अन्दर 
( १६५४-६५ ई० पू० ) दो बड़ी बातें हो गइ। एक तो यह कि ऋषिकतुसार 
लोग इस अरसे में बहुत कुछ सम्य हो गये, ओर दूसरे उस देश के द्वारा चीन 
ओर भारत का परध्यर सम्बन्ध स्थापित हो गया । 

6२५. कुपाण कफ्स--अ्रब धीरे-घीरे ऋषिक लोग हिन्दकोह के इस 
पार भी उतरने लगे | खास कर कम्बोज देश से पूरवी दिन्दकोह के घाटों को 
पार कर चितराल स्वात ओर सिन्ध की दूनों में हो कर वे सीधे उत्तरी गन्धार में 
ञ्रा निकले । जैसे अशोक के काल में गन्धार के लोग हिमालय पार कर सीता 
के काठे में जा बसे थे, वैसे अब सीता कॉँठे के लोग गन्धार में आ बसे | 

हिन्दकोह के दक्खिन उनकी पाँच छोटी-छोटी रियासतें बन गई | कुछ 
काल बाद कुषाण% कफ्स नाम का शक्तिशाली व्यक्ति उनमें से एक का सरदार 
हुआ । उसने बाकी चारों रियासतों को भी जीत कर अपने राज्य में मिला लिया | 
यह घटना उस काल की है जन्र हरउवती के पहदत्र राजा काबुल को जीत रहे थे। 
कुषाण कफ्स तब चुप रहा, ओर अवसर की प्रतीक्षा करता रहा । ऋषिकों का 
एक बड़ा राज्य स्थापित होने की सूचना देने को उतने अपने दूत चीन भेजे, 
जिनके हाथ बोद्ध धर्म की एक पोथी पहलेपहल चीन पहुँची (२ ई० पू० )। 
पहव राज्य के कमज़ोर होने पर उसने समूचे अफगानिस्तान कपिश ओर पीछे 
पच्छिरी-पूरवी गन्धार ( पुष्करावती, तन्षशिला ) को क्रमशः जीत लिया | बलग्ल 
ओर कम्बोज तथा चीनिन्‍द के कुछ भाग पर तो उसका अधिकार पहले ही से 


#यह माना जाता रहा है कि कुषाण ऋषिकों की एक खाँप थी, अतः वह कफ्स 
(१म) के वंश का नाम हैं। स्व० जायसवाल जी का कहना था कि कुषाण उस राजा का 
व्यक्तिगत नाम था । उसके वंशजों और उत्तराधिकारियों को भी साधारणतः कुषाण कह 
दिया जाता है। 


१७० भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पव॑ ५ 


था | उसके राज्य की पच्छिमी सीमा अब पार्थव राज्य से लगने लगी। दीघ 
शासन के बाद अस्सी बरस की आयु में उसकी मृत्यु हुई ( लग० ४० ई० )। 
उसकी राजधानी हिन्दकोह के उत्तर तरफ बदख्शाँ में ही रही | 

$ ३. ऋषिक-सातवाहन-युद्ध--कुपाण कफ्त का उत्तराधिकारी 
उसका बेटा विम॒ कृपस हुआ । उसका राज्यकाल अन्दाज़न ४०-७८ ई० है । 
कुषाण बोद्ध था, पर 
विम शैव। उसने 
समूचे. पंजाब को 
जीता, ओर श्रागे 
दक्खिन ओर पूरव 
बदने का यत्न भी 
किया। उसकी राजधानी 
बदख्शाँ में ही रही | 





भारत के श्रधिक- विम कफ्स का सिक्का 
तर लोगों ने ऋषिकों चित, राजा विम अग्नि में आहुति देते हुए; पट, नन्‍्दी 
को भी शक ही कहा, के सहारे खड़े शिव । [ श्री० सा० सं० ] 


क्योंकि 'इनकी भाषा 
शकल-सूरत और वेष-भृषा शकों की सी थी। ओर जब विम कफ्स गन्धार से 
पूरव और दक्खिन बढ़ने लगा तत्र सवा सौ बरस पुराना शकसातवाहन युद्ध 
फिर छिंड़ गया । हमारे ज्योतिष ग्रन्थों की अनुश्रुति है कि विक्रमादित्य के शकों 
को जीत कर विक्रम-संवत्‌ चलाने के बाद उसके वंश में राज्य बना रहा, किन्तु 
१३५ बरस बाद उसके वंशज शालिवाहन को फिर शक्ों से लड़ना पड़ा । 
शालिवाहन ने शक राजा पर पूरव से चढ़ाई को, उसे भगा कर उसका पीछा 
किया तथा मुलतान के पास करोड़ नामक स्थान पर उसे लड़ाई में मार 
डाला । तत्रसे शालिवाहन-शकाब्द चला | 
| मुलतान प्रदेश के बड़े बूढ़े इसी ख्यात को यों सुनाते हैं कि रावलपिंडी 
; को तरफ का राजा सिरकप था, जिसका बेठा रिसालु था। रिसालू ने पंजाब के 


३6३] ऋषिक ओर सातवाहन १७९ 


लोगों को पीडित किया, तब उन्होंने राजा शालिवाहन से सहायता माँगी | 
शालिवाहन विक्रमादित्य का वंशज था। उसने पूरव से रिसालू पर चढ़ाई की | 
करोड़ की लड़ाई में रिसालू मारा गया 'सिरकप? का अर्थ अत्र कहानी सुनाने 
वाले करते हैं--सिर काटने वाला, पर वास्तव में वह श्री कफ्त! का रूपान्तर 
है । तक्षशिला का जो भीया कुषाण और विम कफ्स के काल का है, वह अब 
सिरकप की ढेरी कहलाता है। रिसालू ऋषिक का तुच्छुता-सूचक रूप है। सिरकप 
के बेटे रिसालू का अ्रथ है कुषाण कफ्त का बेटा विम जो कि ऋषिक था । 

सतलज के काँठे में योधेयों का बड़ा गणराज्य था। करोड़ उन्हीं के 
प्रदेश में था। जान पड़ता है रिसात्ू विम ने जब उनपर चढ़ाई की और 
वे श्रकेले उसका सामना न कर सके तत्र उन्हींने शालिवाहन राजा को सहायता 
के लिए बुलाया | 

जिस शालिवाहन या सातवाहन राजा ने करोड़ की लड़ाई में विम को 
हराया ओर मारा, वह भी विक्रमादित्य कहलाया । श्रनुमान है कि उसका अपना 
नाम कुन्तल सातकर्णि था और पहले विक्रमादित्य से भेद करने के लिए. उसे 
विपमशील विक्रमादित्य कह्य गया" उसके साम्राज्य में दक्खिन ओर उत्तर भारत 
का मुख्य भाग तथा सुराष्ट्र भी था। राजा विषमशील बिक्रमादित्य की रानी 
मलयवती जब उससे संस्कृत बोलती तब्र वह उसकी बात ठीक समझ न ॒पाता,. 
क्योंकि उस ज़माने में बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। मन्त्री शबंबर्मा ने तत्र 
राजा के लिए कातन्त्र नाम का व्याकरण ,लिखा जिससे संस्कृत सुगमता से 
सीखी जा सके। कश्मीर की तरफ का लेखक गुणाढ्य इस विक्रमादित्य के 
दरबार में आया ओर शववर्मा ने उसका राजा से परिचय कराया | गुणाब्य ने 
बृहत्कथा नाम की सुन्दर कद्दानियों की बड़ी पोथी लिखी जिसमें विषमशील:, 
विक्रमादित्य की कहानी भी थी । 


। पंजाब के अन्य भागों में सिरकप रिसालू ओर शालिवाहन की कहानी अन्य 
अनेक रूपों में चलतो है, तो भी शालिवाहन और रिसालू का सम्पक उसके सभी डूपों: 
में आता है । 


१७२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ५ 


$४. मध्य एशिया में खोतन ओर चीन का साम्नाज्य--रिसालू 
विम जब्न पूर्वी पंजाब की ओर अपना राज्य बदा रहा था तभी (६० ई० से ) 
चीन-हिनन्‍द के छोटे छोटे मारतीय राज्यों में से खोतन राज्य शक्तिशाली हो उठा 
ओर नीया से काशगर तक के १३ राज्यों को उसने अपने ग्राधिपत्य में कर लिया। 
तभी चीन की ओर से पानछाशो नामक सेनापति चीनहिन्द में आया। उसने 
खोतन से मैत्री कर ली ओर उसके सहयोग से वहाँ के सब्र राज्यों को अधीन कर 
तारीम के उत्तर तरफ कुचि को अपना अधिष्ठान बनाया ( ७३-१०२ ३६० )। 
पानछाशथ्रो ने सारे पच्छिमी मध्य एशिया को भी जीत कर कास्प्री सागर के तट 
पर चीन का भंडा जा गाड़ा, जिससे रोम ओर चीन साम्राजञ्यों की सीमाएँ एक 
दूसरे के बहुत निकट आ गईं । पर १०२ ई० के बाद मध्य एशिया से चीनी 
शक्ति की बाद एकाएक उतर गई | तत्र खोतन का राज्य ही पूरवी मध्य एशिया 
में सबसे अधिक शक्तिशाली रहा । 

$ ५. देवपुत्र कनिषक--करोड़ की लड़ाई के बाद सातवाहन सम्राद्‌ 
का प्रभाव पंजाब तक पहुँच गया, पर उसने पंजाब को अपने साम्राज्य में 
'मिलाया नहीं। पंजाब के छोटे छोटे राज्य और गणराज्य स्वतंत्र हो गये; गन्धार 
अथ्थांत्‌ उत्तरपच्छिमी पंजाब में ऋषिक सरदार बने रहे । 

तभी ऋपषिकों की एक छोटी खॉँप में राजा कनिष्क हुआ । उसने खोतन 
के राजा विजयबीत्ति ओर कुषाण-वंशी राजा के साथ मिल कर फिर उत्तर भारत 
पर चढ़ाई की | विजयकीत्ति विजयसम्भव के ही वंश का था | गन्बार से करोड़ 
के आसपास यौधेयों के देश तक समूचा पंजाब उन्होंने जीत लिया। तब पूरव 
बढ़ते हुए मथुरा शोर साकेत (अयोध्या) को लिया ओर फिर पाटलिपुत्र पर 
चढ़ाई कर वहाँ के राजा को हराया । पाटलिपुत्र के राजा से कनिष्क ने पहले 
तो सात लाख का हरजाना माँगा, पर पीछे वह ब्रोद्ध विद्वान्‌ कबि अश्व्रोप को 
ओर भगवान्‌ बुद्ध के कमण्डलु को पा कर संतुष्ट हो गया और उन्हें ले कर 
लौंट गाया | मध्यदेश और मगध पूरी तरह कनिष्क के हाथ में आ गये और 
वहाँ उसके क्तत्रप राज करने लगे | मगध में उसका ज्ञत्रप वनस्पर था जिसके 
“बंशज अब बनाफरे राजपूत कहलाते हैं। 


३३५] ऋषिक ओर सातवाहन १७३: 


मध्यदेश से कनिष्क का आधिपत्य, जान [पढ़ता है, नेपाल पर भी 
पहुँचा । नेपाल में मूलतः किरात लोग रहते थे । वह अशोक के साम्राज्य के 
अनन्‍्तगंत था, ओर अशोक की बेटी ओर दामाद वहाँ जा बसे थे, तो भी किरातों 





आ आया ॥ आह अ क। राजवंश वहाँ सःम्राज्य के अधीन 
। | मील रह ५३ । बना रहा था। लग० ११० ३० में 
' , “4 वह राजवंश मिट गया ओर कनिष्क 
। « वंश के सिक्‍के नेपाल में चलने लगे। 
! ह | कनिष्क ने पुष्कराबती से कुछ 
। ब व हट कर पुरुपपुर (पेशावर) बसाया 
। $ ७. . | ओर बदख्शाँ से अपनी राजधानी 





कर वहीं उठा लाया। उत्तर भारत 
अफगानिस्तान शोर मध्य एशिया में 


| ६ *७ |. च मु 


है| 


>..-०-.....०-७«5क-तपा उन चािणा अचल “775 
नभनननाचिसना चाल 
च 
रू 
् 
ज्ड घ 
न हि ल्‍ सं 
हक ५ |) * 5४५४. ८. 
कर डे ग 
न हर हा 
० मा न 
ड़ हैं" « मु 
5 के 
१. + | 
7 - - चिन्ो 5 क शक्कर जो 
७ > कदिंध ७ "। ढक 8 22८55 
| न >आि ग के 4 





श 
न 
क् 
॥ 5. - २-७००-८६४४- ६४ जल + 5७ पता + अल लकल 5: नाल+ 


- | दूर तक फैले उसके साम्राज्य के 
बीचोंत्रीच वह नगर पड़ता था | 
ईरान के पार्थव राजा ने श्रफ- 
है ५ पद . | गानिस्तान में कनिष्क के राज्य पर 
20 5 बज 2323 40४2५ 7३! । चढ़ाई की | धोर युद्ध के बाद कनिष्क 
*9७४७४४७४५७७०७ कक | ने उसका पराभव किया । चीन-हिन्द 
पििणण एणणाण7 777“: के सच राज्यों पर आधिपत्य स्थापित 
कम पल से पाईंगई कर कनिष्क ने अपनी साम्राज्यसीमा 
हल गज ठेठ चीन से लगा दी। चीन की 
[ मथुरा संग्र०, भा० पु० वि० | ग 
पीली नदी के काठ के एक राजा को 
हरा कर उसने उसके बेटों को ओल रकखा । चीन-हिन्द के अतिरिक्त वंक्षु-सीर- 
काँटों की तथा दक्चु के पब्छिम अ्रराल और कास्पी समुद्रों तक की सत्र ऋषिक 
बस्तियों को भी अ्रपने साम्राज्य में लाने की उसने चेष्टा की | उसकी मृत्यु किसी 
उत्तरी देश में युद्ध करते हुए. ही हुईं। कहते हैं उन्हों चदाइयों में से एक में , 
जब कि वह पामीर के उत्तर वाले पहाड़ी घाटे को लॉध चुका तथा बीमारी से: 


३७४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ५ 


' पड़ा था, तब एक रात उसके युद्धों से थक्रे सैनिकों ने उसे कम्बलों से ढक दिया 
' और एक सेनिक उसके ऊपर बैठ गया जिससे वह दम घुट कर मर गया । 

दूसरी शताब्दी ई० और बाद के अनेक राजकीय लेख चीनहिन्द से 
मिले हैं | उनकी भाषा गन्धार की प्राकृत है। कनिष्क की राजधानी गन्धार में 
होने ओर कनिष्क का राज्य चीन-हिन्द तक फेला होने से गान्धारी प्राकृत का 
वहाँ की राजभाषा हो जाना सवथा स्वाभाविक था | 

कनिष्क ने अपना संवत्‌ भी चलाया जिसका आरम्म लग० ११० ई० 
में होता है ।# उस संवत्‌ के १ से २१वें व तक के लेख पाये गये हैं। 
'पेशावर ओर अन्य स्थानों में कनिष्क ने अनेक रतूयथ विहार आदि बनवाये। 
. अपनी राजधानी को उसने सातवाहनों को तरह विद्या का केन्द्र बनाया। 
महाकति और दाशनिक अश्वघोष के अ्रतिरिक्त आयुवेद का प्रसिद्ध आचाय 
चरक भी उसकी समा में था। कनिष्क की थेरणा से बोद्धों की चौथी संगीति 
क्रश्मीर में श्नोनगर के पास हुईं। अशोक की तरह कनिष्क ने भी दूर दूर तक 
बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया । उसका नाम आ्राज भी तिब्बत खोतन ओर 
मंगोलिया तक याद किया जाता है। उसके सिक्कों पर उसका नाम कनिष्क 
शाहानुशाह अ्रथांत्‌ शाहों का शाह लिखा होता है | चीनी सम्राटों की नकल 
कर कनिष्क अपने को देवपुत्र भी कहता था, ओर रोम सम्राद की नकल कर 
कइसर भी । 
6६. उज्जयिनी में नये शक वंश की स्थापना--मध्यदेश ओर 
मगध ऋषिक राजा के हाथ आ जाने के बाद जब सातवादन साम्राज्य दक्पिन 
तक सीमित रह गया तत्र फिर शकों सातवाहनों का संत्रप उज्जयिनी के ज्षेत्र में 
जा पहुँचा । भारत का उत्तरापथ ओर मध्यदेश कनिष्क ने स्वयं जीते थे, पर 
पश्चिम देश को जीतने का काम अपने एक निकट सम्बन्धी पस्तन था चष्टन 
को सौंप दिया था। सिन्धु-सौंवीर ( डेरागाज़ीखाँ और सिन्त्र प्रदेश ) कच्छु 
सुराष्ट्र अवन्ति आदि को जीत कर वहाँ राजाधिराज के महाक्षत्रप रूप में 


|यनेवशकजरननथन-न पलक अनिकावनननननमकपनमकक यह. 








# परिशिष्ट २। 


३४७] ऋषिक और सातवाहन १७५ 


स्थापित होना चष्टन का ज़िम्मा था। सुराष्ट्र अबन्ति आदि जनपद अरसे से 
सातवाहन साम्राज्य में चल्ले आते थे। चष्टन एक बार इन जनपदों को जीत 
कर उज्जैन में महाक्षत्रप बन त्रेठा ( लग० १२० ईं० )। किन्तु पीछे राजा 
गोतमीपुत्र पुछामावी ने अ्रवन्ति और सुराष्ट्र वापिस ले लिये | 
$ ७. कनिष्क के वंशज, शक रुद्रदामा और यज्ञश्री शातकरणि-- 

कनिष्क के बाद उसके वंश में क्रमशः सम्राट वासिष्क ( ज्ञात तिथियाँ संवत्‌ 
२४-२८ ) हुविष्क ( संवत्‌ ३३-६० ) और वासुदेव ( संबत्‌ ७४-६८ ) हुए । 
हुविष्क के राज्यकाल के बीच सं० ४१ का वामेध्कपुत्र कनिष्क का भी 
लेख मिला है | इस कनिष्क श्य की ठीक स्थिति क्या थी सो एक समस्या है । 
सत्र मिला कर कनिष्क वंश ने भारत के मध्यदेश में एक शताब्दी राज किया 
ओर उस अवधि में उनका भारत ओर मध्य एशिया का साम्राज्य प्रायः ज्यों का 
स्‍्थों बना रहा । 

उज्जयिनी में चष्टन के बेटे ने राज्य नहीं किया। 
उसके पोते रुद्रदामा को अपनी बेटी सातवाहन 
राजकुमार (गोतमीपुत्र पुछोमावी के बेटे वामिष्ठीपुत्र 
चकोर सातकरणि) को ब्याह में देनी पड़ी | रुद्रदामा 
का राज्य तब केवल कच्छु ओर सिन्धु-सीवीर में 
रहा होगा। प्रायः बीस बरस पीछे, गौतमीपुत्र. हविष्क का सिक्‍का 
पृष्ोमावी की झत्यु के बाद, रुद्रदामा ने सुराष्ट्र. [ श्रीनाथ साह संग्रह ] 
ओर अवन्ति पर फिर चदाई की शोर  दक्षिणापथ- 
पति सातकर्शि को दो बार खुली लड़ाई में जीत कर भी निकट सम्बन्ध के कारण 
नहीं (उखाड़ा ।? सुराष्ट्र साबरमतो-कॉठा मारवाड़ अवन्ति श्रांदि जनपद 
रुद्रदामा के अधीन हो गये | ;; उन जनपदों की प्रजा ने उसे 'रक्षण के लिए 
पतिईरूप में वर” ओर या रुद्रदामा ने महात्षत्रप पद पाया। उसने अपनी 
उस ज़िम्मेदारी को ऐसो तत्यरता से निब्राह्दा कि “डाकू जंगली जानवर रोग 
आदि **' कभी उन जनपदों और ( उनके ) नगरों को छू नहीं पाते थे,, ओर 
“लगातार ठीक ठीक न्याय करते हुए. हृठ धर्मानुगाग का” परिचय दिया, 





ए 
१७६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव * 


जिससे प्रजा उसके प्रति अनुरक्‍त रही | उसने युद्ध के सिवाय मरते दम तक 
कभी पुरुष का वध न करने की अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाया? था | 
रुद्रदामा के राज्य की उत्तरी सीमा पर सतलज के कॉाँठे में करोड़ प्रदेश 
(आजकल की बहावलपुर रियासत) में योधेय गण का राज्य था | रुद्रदामा गव 
से कहता है कि सच ज्षत्रियों में प्रसिद्ध हुई श्रपनी वीर पदवी के कारण 
अभिमानी बने हुए ओर किसी तरह काबू न आने वाले योधेयों को” भी उसने 
“जबरदस्ती उखाड़ डाला ।” जब दिमेत्रिय ओर उसके बाद के यूनानी राजाश्रों 
ने पंजाब-सिन्ध को जीता, और जब्न शकों ने सिन्‍्ध से गन्धार और मथुरा से 





चष्टन रुद्रदामा 
सिक्‍के पर से वढ़ाया हुआ चित्र सिक्के ५२ से बढ़ाया हुआ चित्र 
शाकल ( स्यालकोट ) तक विजय किया, तत्र जान पड़ता है वे योवेय गण को 
कभी अधीन न कर सके थे, इसीसे योघेयों की वीरता की प्रसिद्धि सारे भारत 
में हो गई थी । पर अब दूसरी शताब्दी ईसवी में कनिष्क वंश के साम्राज्य और 
रुद्रदामा के राज्य के बीच योधेय मानो चक्की के दो पाटों के बीच फेस कर 
कुचले गये | 
सुराष्ट्र मं गिरनार के पहाड़ में चन्द्रगुतत मोय ने जो बाँध बनवाया था 

रुद्रदामा के राज्य-काल में बहुत अधिक वर्षा के कारण वहाँ की सब नदियों में 


२$८] ऋषिक और सातवाहन १७७ 


'बाद आ जाने से वह टूट गया | अतिब्ृष्टि ओर बाढ़ से फसलें पहले ही बह 
' गई थीं। उसपर यह सिंचाई का साधन भी नष्ट हो जाने से प्रजा में हाह्यकार 
मच गया | रुद्रदामा ने अपने “मतिससचिवों' ओर “कर्म-सचिवों” (राज्य 
की नीति के बारे में सलाह देने वाले सभासदों ओर शासन चलाने में हाथ 
बँठाने वाले अ्मात्यों ) से सज़ाह ली तो उनमें से किसी को उस बाँध को फिर 
से बनवाने को हिम्मत न हुईं। पर रुद्रदामा ने उसे फिर बनवा ही डाला, और 
प्रजा से किसी प्रकार का अतिरिक्त कर या बेगार लिये त्रिना बनवाया । उसी के 
सम्बन्ध उसने सुन्द्र संस्कृत गद्य में अपना जो लेख अशोक वाली चद्रान पर 
खुदवाया, उसी से हम उसके इतिहास की ये सब्र बातें जान पाये हैं। 
रुद्रदाभा के पीछे शक ज्ञत्रपों से सातवाहनों ने फिर कई प्रदेश ले 
लिये। दूसरी शताब्दी ई० के पिछले भाग में यज्ञश्री 
शातकरिं नामक सातवाहन शजा बड़ा शक्तिशाली ,“« हैं 
हुआ | । हे ५ पं! 
$८. तमित् और सिंहल राष्ट्र-गोतमीपुत्र ६ * है है 
शातकणि ओर वासिष्ठीपुत्र पुठ मावी के प्रशासनों श 
में सातवाहनों का नियन्त्रण भारत के दक्खिनी समुद्र 0७92 
तक था | उसके बाद भी अरसे तक वह जारी रहा यशश्री शातकरि 
दीखता है | किन्तु जब सातवाहनों को उत्तर और _ सिक्के पर से बढ़प्या 
पच्छिम भारत में ऋषिक-शकों के साथ उलमना हुआ चित्र 
पड़ा तब उनका तमिछ राष्ट्रों पर नियन्त्रण टीला पड़ गया | >ोक कनिष्क के 
काल से वहाँ के स्थानीय राज्य सिर उठाने लगे । 
दूसरी शताब्दी ई० के आरम्भ में चोल राजा करिकाल हुआ, जिसने सत्र 
तमिछ राष्ट्रों ओर सिंहल पर भी अपनी प्रभुता जमाई । उसकी राजधानी कावेरी 
नदी पर उरगपुर या उरैपुर ( आधुनिक तिरुचिरप्पली न्‍* त्रिचनापली? ) थी। 
कावेरी के बाँध बनाने के लिए, उसने सिंहल कैदियों से काम लिया और कावेरी 
के मुहाने पर कावेरीपट्टनम्‌ बन्दरगाह बसाया। उस पद्दन में एक मन्दिर सात- 
वाहन का भी था, जिसमें सातवाहन की पूजा होती-थी-। इससे प्रकट होता है कि 
भा०--१२ 






श्ष्द भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ५ 


सातवाहन राजाओं का तमिव्ठ देश पर कितना प्रभाव रद्द चुका था । 

करिकाल के बाद कुछ काल तक चेर राज्य सत्र तमिढ् राष्ट्रों में प्रमुख 
रहा । फिर पांड्यों की प्रधानता रही | सिंहल राजा गजबाहु (११३-१३४५ ६०) 
ने चोल देश पर चढ़ाई कर न केवल सिंहल कैदी छुड़ाये, प्रत्युत तमिव्ठ कैदियों 
को ले जा कर उनसे अपने देश में सिंचाई के बाँध बनवाये । 

चोल देश का उत्तरी आधा भाग जिसकी राजधानी काश्ची (काज्ञीवरम) 
थी, सातवाहनों के अधीन ही रहा । यज्ञश्री के काश्ली वाले सिक्‍कों पर दो मस्तूलों 
वाला जहाज बना रहता है, जो उसकी समुद्री शक्ति को सूचित करता है | 

इन सच तमिछ ओर सातवाहन राजाशों ने समुद्री डाकुओं का दमन 
कर विदेशी व्यापार को खूत्र बदाया | कर्णायक के पच्छिमी समुद्रतट पर जहाँ 
सातवाहन साम्राज्य ओर केरल राज्य की सीमाएँ लगतोीं या एक दूसरे के निकट 
पहुँचतीं, वहाँ प्रायः समुद्री चाँचियों का अड्डा रहता | नदी के मुद्दाने में आशणी- 
कट-बाँध बनवा कर सिंचाई के लिए पानी काटने का तरीका भी इन्हों राजाशों 
ने चलाया | 


परिशिष्ट २ 
कनिष्काब्द शकाब्द ओर प्राचीन शकाब्द 


अनेक भारतीय विद्वानों ने कनिष्काब्द का आरम्म ७८ ई० में अ्रथात्‌ 
कनिष्काब्द को प्रचलित शकाब्द मान लिया है । इसके ग्रनुसार कनिष्क का 
राज्यकाल ७८ से १०१ ई० तक रहा। चीन-हिन्द और चीन के इतिहास 
को देखते हुए, वैसा होना असम्भव है, क्योंकि ७३े से १०२ ई० तक चीन-हिन्द 
में पानछाओ्रो बैठा था, जत्र कि कनिष्क का आधिपत्य वहाँ न. हो सकता था।॥। 
दूसरी तरफ, यद्द निश्चित हे कि कनिष्क का आधिपत्य चीन की सीमा तक था, 
ओर पीली नदी ( होआड हो ) काँठे के किन्‍्हीं राजकुमारों को उसने ओल 
रक्‍्खा था । ये राजकुमार गर्मियों में कापिशी में, पतकड़ और वसन्त में तक्त- 
शिला में ओर जाड़ों में मध्य पंजाब में रक्‍्खे जाते थे, जहाँ इनके. लिए. विद्वार 


२३८] कनिष्फाब्द शकाब्द और प्राचीन शकाब्द १७६ 


बनवाये गये थे | मध्य पंजाब के उस प्रदेश का नाम ही उनके कारण चीन- 
भुक्ति हो गया था। सातवीं शताब्दी तक वे विद्दार और कापिशी वाले विहार की 
दीवारों पर चीनी शैली के चित्र विद्यमान थे जिन्हें चीनी यात्री य्वान च्वाडः 
ने देखा था । 

विम कफ्स के बाद भारत में का ऋषिक राज्य नष्टप्राय हो जाने पर 
कनिष्क ने, जो कि ऋषिकों की छोटी शाखा का था, उसे पुनःस्थापित किया, 
यह बात ऊपर खोतनी और चीनी ब्रत्तान्तों के अनुसार दी गई है। उस काल 
के सिक्कों से विम और कनिष्क के बीच का व्यवधान २४-३० वर्ष का प्रतीत 
होता है, जिससे कि उक्त खोतनी चीनी बृत्तान्तों की पुष्टि होती है । यों कनिप्क 
का प्रशासन यदि ७८ ई० में आरम्म हो तो विम का लग० ४० ई० में समाप्त 
होना चाहिए, पर वह बात शक-पहव-ऋषिकों के पिछले समूचे इतिहास को 
देखते हुए असम्भव है । 

भारतीय शकों पहवों ओर ऋषिकों के पहले लेखों में भी अनेक तिथियों 
के उल्लेख हैं। पहलेपहल सन्‌ १६०८ में श्रो राखालदास बनर्जी ने यह 
कहा कि वे सब्र तिथियाँ एक ही पुराने संवत्‌ की होनी चाहिएँ, जिसका 
आरम्म लग० १०० ई० पू० में होना चाहिए । स्वीडन के संस्कृत-विद्वान्‌ डा० 
स्टेन कोनौ ने उस प्राचीन शकाब्द का आरम्म रे ई० पू० में माना । उन्होंने 
उत्तरपच्छुम के खरोष्ठी लेखों की सब तिथियाँ उस संवत्‌ में मानों, [पर महाराष्ट्र 
के नहपान और उषवदात के एवं मथुग के शकों के ब्राह्मो लेखों की तिथियों 
को उस श्रृंखला से अलग रक्खा | १६३०-३१ में श्री काशीप्रसाद जायसवाल 
ने ८३ ई० पू० में प्राचीन शकाब्द का आरम्भ मानने की त्रुटियाँ दिखाते हुए. 
लग० १२३ ई० पू० में उसका आरम्भ रक्खा ओर महाराष्ट्र मथुरा के लेखों की 
तिथियों को भी उसी संबत्‌ की मान कर इतिहास की व्याख्या की | उक्त समूचे 
विवाद का सार यहाँ नहीं दिया जा सकता, केवल यही कद्दा जा सकता है 
कि उक्त विद्वानों की विवेचना के बाद जायसबालजी की स्थापना से समूचे 
शकयहव-ऋ बिक इतिहास की धटनावली बहुत सुलके रूप में प्रकद हुई | 

किन्तु जायसवालजी की उस इतिदास- व्याख्या के बाद भी दो-एक छोटी 


श्द्० भारतीय इतिहास का उन्मीलन ' पे ५ 


गुत्थियाँ बाकी रह गईं । प्राचीन शकसंवत्‌ के १२२वें व से पहले पेशावर में 
तथा ११६वँं वर्ष से पहले तन्षशिला में विन्दफन पहव के स्थान में कुषाण कफ्स 
का राज्य आ चुका था। यदि उस संवत्‌ का आरम्म १२३ ई० में हुआ हो तो 
ये बातें १ ई० पू० और १३ ई० की हुईं | किन्तु सीरिया के ईसाइयों की पुरानी 
अनुश्र ति है कि ईसामसीह के जीवनकाल में उनका शिष्य सन्त थोमास विन्दफने 
के प्रशासन में ( उत्तरपच्छिमी ) भारत आया था । इसलिए ईसाब्द के कुछ 
काल बाद तक विन्दफन का प्रशासन गन्धार में रहा होना चाहिए। यदि 
प्राचीन शकाब्द का आरम्म लग० ११० ई० पू० में माना जाय तो यह कठिनाई 
दूर हो जाती है । 
प्राचीन शकाब्द के १८४ या १८७वें वष का एक लेख विम कफ्स के 
प्रशासन का है, फिर १६शवें वष के एक लेख से विम की मृत्यु हो चुकी 
सूचित होती है । यदि प्राचीन शकाव्द का आरम्म लग० ११३ ई० पू० में 
हुआ हो तो विम की मृत्यु ६२ या ६५ ओर ६६ ई० के बीच कभी हुईं । यदि 
कनिष्क का अ्रशासन ७८ ई० मे आरम्म हुआ हो तो विम ओर कनिष्क के 
बीच का व्यवधान केवल १० वष के लगभग हुआ, जो कि सिक्कों के साध्य के 
अनुसार २५-३० वर्ष का होना चाहिए | किन्तु इमने देखा है कि प्राचीन 
शकाब्द का आरम्म १०-१२ वर्ष पीछे--लग० ११० ई० पू० में-मानना 
उचित है । उस दशा में विम की मृत्यु टीक ७८ ई० में आ जाती है जा कि 
भारतीय ज्योतिषियों और पंजाब की अनुश्रुति के ठीक अनुसार है। यों प्रचलित 
शकाब्द को वे जो शालिवाहन-शकाब्द कहते ओर उसके आरम्म का जो 
नत्तान्त वे देते हैं उसकी पूरी पुष्टि आधुनिक खोज से हुई है। विशेष विवेचना 
के लिए. देखिए, जयचन्द्र विद्यालंकार ( १६३३ )--भारतीय इतिहास की 
रूपरेखा पु० ८रशे४-८४५०, १०७७-१०८०; ( १६४६ )--भारतीय इतिहास 
की मीमांसा पू० २४५-२५५ । 
अभ्यास के लिए प्रश्न 
(/च भारत और चीन का सम्बन्ध पहलेपइल कब ओर किस प्रकार हुआ 
४/चीन में बोद्ध धर्म के अन्थ पहलेपहलु किस राजा ने किस अवसर पर भेजे £ 


४$१ |] बृहत्तर भारत का उदय श्र 


लिवाहन ओर रिसालू के यद्ध की ख्यात क्या है? उसकी व्याख्या कया है १ 
४/दनिष्क के राज्यकाल की घटनाओं का वर्णन कीजिए । 
. इनका संक्षिप्त परिचय दौजिए--पानछाओ, वैरोचन, अश्वधोष, विजयकी त्ति, 
चष्टन, रुद्रदामा ओर यज्ञश्री शातकर्णि। 
७. करिकाल और गजबाहु कदाँ के राजा थे? दोनों की प्रसिद्धि किस बात के 
लिए है 


उस का वंश ओर कार्यों के सम्बन्ध में आप क्या जानते हैं ? 


अध्याय ७ 
बहत्तर भारत का उदय 


6 १, मध्य एशिया में भारतीय उपनिवेश और प्रभाव--सीता 
के कॉठे अथांत्‌ पूरवी मध्य एशिया में आयांवर्ती उपनिवेशों कीं नींब॑ अशोक 
ने डाली थी। तब से उन उपनिवेशों तथा उनके द्वारा सभ्य बनाये गये वहाँ 
के मूल निवासियों ने इतिहास में जो भाग लिया उसका उल्लेख पीछे जहाँ तहाँ 
आया है| इस काल तक वहाँ स्थिर राज्य खड़े हो चुके थे | यहाँ उनका इकट्ठा 
विवरण देना अ्रभीष्ट है । 

कपिश गन्धार उरशा ("आधुनिक हज़ारा "सिन्ध ओर जेहलम 
नदियों के बीच का हिमालय का प्रदेश ) ओर दरद देश के उत्तर, हिन्दकोह 
के उस पार, कम्बोज देश ( बदख्शॉ-पामीर ) था, जिसकी पूरवी सीमा सरीकोल 
ओर कन्दर पव॑तों से बनी है | इन पव॑तों के पूरव तरफ वह लम्बा पठार फैला है 
जिसमें सीता ओर तारीम नदियाँ बहती हैं । 

सरीकोल और कन्द्र के बीच की दून अब्च तागदुम्बाश पामीर कहलाती 
है। चीनी यात्रियों ने उसका जो नाम लिखा है वह कब्रन्ध जेसे किसी संस्कृत 
शब्द का रूपान्तर है। उसके पूरब सीता की उपरली धारा पर चोकक्ुुक देश 
था जो अब यारकन्द कहलाता है। चोक्कुक के उत्तर शैल या खश देश था 
जो अब काशगर है। दोनों के बीच का प्रदेश उध या ओष था जिसे शअ्रत्र 


श्र भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ४. 


यंगे-हिसार सूचित करता है। चोकक्ुुक के पूरव पहाड़ों की तलहटी में खोतन 
राज्य था, डिसके उत्तर रल्‍लक ओर पूरव तरफ भीम ओर निजांग ( आधु० 
नीया ) प्रदेश थे। नीया से भारतीय सम्ग्रता के बहुत अवशेष मिले हैं । तुख्ारों 
का अभिजन ( मूल निवास-स्थान ) नीया के पूरव था | उसके आगे पूरत्र तरफ 
चल्मद प्रदेश था और फिर लोप सरोवर के काँठे में नाभक, जिसे चीनी नफोमो 
कहते थे । खोतन से नाभक तक सब्न प्रदेशों के उत्तर तकलामकान मरुभूमि 
फैली है ओर नाभक से चीन की पच्छिमी सीमा की तुनह्वार बस्ती तक पहुँचने 
को भी मर्भूमि लॉबनी पड़ती है। प्राचीन काल में तकलामकान का दक्खिनी 
छोर जो नीया आदि बध्ष्तियों के साथ लगता था, इरा-्मर था। भारतीय 
पोथियाँ चित्र आदि तुनह्ाडः से भी बड़ी संख्या में मिले हैं | 

तकलामकान मरुभूमि के उत्तर तारीम नदी है, जिसके और थियानशान 
पवत के बीच उत्तरी उपनिवेशों की परम्परा थी। इनमें काशगर के पूरव भरुक 
देश था ( आधु० उच-तुरफान ), फिर कुचि ( आधु० कूचा ), ओर अ्रप्मि 
( आधु० यंगे-शहर ) | श्रप्मि के उत्तर श्वेत पंत था । अश्नि के पूरव, आधुनिक 
तुरफान के स्थान पर, एक श्रोर भारतीय उपनिवेश था, जिसका मूल नाम 
नहीं मिला है, पर जिसे मध्य काल में चीनी लोग काओ्ो>शाहः या कोशाड 
कहते थे । नाभक और कोशाडः आर्यावर्ती उपनिवेशन की पूरवी सीमा पर थे 
[ नक्शा १७ |। ॥ 

दक्खिन तरफ खोतन ओर उत्तर तरफ कुचि सबसे समृद्ध ओर शक्ति- 
शाली राज्य थे । इनके सहयोग से ही चीन-सम्राटों ने हूणों को इस देश से 
निकाला ओर फिर सेनापति पानछाश्रो ने कास्पी सागर पर चीन का झंडा जा 
फहराया | खोतन की सहायता से ही कनिष्क ने उत्तर भारत को जीता और 
अपना साम्राज्य स्थापित किया । कनिष्क ओर उसके वंशजों के काल मे चीन- 
हिन्द की राजकाज की भाषा गन्धार की प्राकृत रही, जिसके बहुत लेख पाये 
गये हैं । 

इन उपनिवेशों में कितना अंश भारतीय प्रवासियों का था और कितना 
उनसे प्रभावित स्थानीय ऋषिकतुखारों का, सो आज नहीं कहा जा सकता | 


४९७२] बृहत्तर भारत का उदय श्वप्३्‌ 


चीन.हिन्द में आयावतीं सभ्यता की दीक्षा ले कर ऋषिक-तुखार लोग पच्छिमी 
मध्य एशिया में भी गये, तथा सीर ओर वंक्षु के मुहानों तक अर्थात्‌ आधुनिक 
स्त्रीवा तक उन्होंने अपने राज्य स्थापित किये, जिससे पब्छिमी मध्य एशिया में 
भी भारतीय शिक्षा-दीक्षा फेल गई । 

6२. “गंगा पार का हिन्द --पूरवी मध्य एशिया का नाम आ्राधुनिक 
विद्वानों ने जेसे चीन-हिन्द रखा है, वैसे ही भारत के पूरव ओर पूरव-दक्खिन 
जो विशाल प्रायद्वीप ओर द्वीपावली है, उसे पच्छिमी लोग सातवाहन युग में 
ही गंगा पार का हिन्द (इंदिया त्रान्स-गांगेतिका ) कहने लगे थे और 
अब भी परला हिन्द (फदर इंडिया ) कहते हैं। बहुत पुराने काल से 
वहाँ आग्नेय वंश के लोग रहते थे, जो अशोक के काल तक पत्थर 
के हथियार काम में लाते थे। महाजनपद-युग से भारत के सामुद्रिक 
व्यापारी उधर जाने लगे, ओर उन्हें वहाँ सोने की खानें मिलीं, इसलिए 
उन्होंने उस देश का नाम सुवशभूमि तथा उन द्वीपों का नाम सुवर्णद्वीप 
रक्‍्खा। धीरे-धीरे वहाँ भारतीय बस्तियाँ बसीं जिनके सम्पक से आग्नेय 
लोगों ने भी सभ्यता सीखी | सातवाहनों के चरम उत्कष के युग मे वहाँ भारतीय 
बस्तियाँ खूब बढ़ीं, ओर कई भारतीय राज्य स्थापित हो गये (४८ ई० पू०-११० 
ई० )। ईसवी सन्‌ के शुरू में श्राजकल के व्येतनम में कौठार और पांडुरंग 
नाम के दो छोटे छोटे भारतीय राज्य स्थापित हो चुके थे । मेकोडः नदी के तथ 
पर एक तीसरे बड़े राज्य की राजधानी थी, जिसे चीन वाले फूनान कहते थे । 
उसका अ्रसली नाम अ्रभी तक नहीं जाना जा सका | वह राज्य आधुनिक बरमा 
के तेनाताइ या तेनासरीम प्रदेश से मेकोड के मुहाने तक ओर १५ शअन्ञाश 
रेखा से समुद्र तक पीला था | उसकी स्थापना किसी कोणि्डिन्य ब्राह्मण ने की 
थी। कोरिडन्य ने वहाँ जा कर सोमा नाम की “ नागी? (अर्थात्‌ नागों को 
पूजने वाली किसी आआग्नेय जाति की लड़की ) से ब्याह किया था, जिससे उसके 
वंशज सोम वंश के कहलाये | 

मलका प्रायद्वीप में तकोल सिंहपुर ( आधु० सिंगापुर ) आदि बस्तियाँ 
थीं। सुवरद्वीप कहने से प्रायः सुमात्रा ही समझा जाता था। उसके आगे 


श्प्ड भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व £ 


यवद्वीप था| जावा' उसी “यव? का उच्चारण-मेद है। जावा के पूरवी भाग में 
सरयू नदी अब तक है। वाल्मीकि-रामायण के अनुसार यवद्वीप में शिशिर 
पव॑त था | वह पवत उसी नाम से अच्च भी इरियान ( न्यू गिनी ) द्वीप में है। 
इससे एक तो वह प्रकट है कि यवद्दवीप नाम केवल जावा का नहीं प्रत्युत जावा 
से इरियान तक सब्न द्वीपों का था; दूसरे यह कि इस युग तक भारत के लोग 
इरियान द्वीप तक पहुँच गये ये। जावा के उत्तर और पूरब मधुरा श्रोर बालि 
दीप हैं। उनके उत्तर कलिमन्थन ( बोनियो ) द्वीप& में भी भारतीय उपनिवेश 
स्थापित हुए | इन बस्तियों ओर राज्यों के संस्थापक प्रायः शैव थे । सन्‌ ईसवी 
की पहली शताब्दी में मदगस्कर द्वीप में भी भारतीय बस्तियाँ स्थापित हुई । 

सुवशभूमि के साथ सबसे अधिक ओर पुराना सम्बन्ध चम्पा 
( भागलपुर ) के लोगों का था। उन्होंने उरोज नामक व्यक्ति के नेतृत्व में 
सुवर्ण भूमि के पूरवी छोर पर चम्पा नामक राज्य स्थापित किया, जो कुछ काल 
चीन साम्राज्य के अधीन रहने के बाद १६२ ई० से स्वतन्त्र हो गया । चम्पा ने 
कोठार पांडुरंग तथा अन्य पड़ोसी प्रदेशों को जीत लिया। उसकी राजधानी 
उसके अ्रमरावती परान्त में इन्द्रपुर थी । 

चम्पा ओर कलिमन्थन से आधुनिक हैनान ओर फिलिपीन में तथा 
कलिमन्थन के पूरब के द्वीपों में मी, जहाँ की मूल जनता आग्नेय थी, भारतीय 
उपनिवेश फेलते गये । 

$ ३. चीन ओर रोम से सम्बन्ध--सीता के कॉँठे और सुवर्णभूमि 
म॑ सभ्य राज्य स्थापित हो जाने से चीन के साथ भारत का सम्बन्ध स्थल 
ओर जल दोनों रास्तों से हो गया | दोनों देशों में वस्तुओं और विचारों क 
आदान-प्रदान होने लगा । ६८ ई० में गन्धार पक्‍्थ-कम्बोज या खोतन से 


कल लतऔ-ब नकली ७->त लत न न >++ -4५९०५-५>न»नम ५००33 ननिनि नाश“ न नत++ज-+ ७ 


* एशिया के अनेक स्थानों के नाम पिछली दो-तीन शताब्दियों में युरोपी 
उच्चारण के अनुसार बिगड़ गये या युरोपियों ने नये रख दिये। हिन्दद्वीपों ( इन्दो- 
नीशिया ) की स्व॒तन्त्र सरकार अब “बोर्नियो? के लिए पुराना नाम कलिमन्थन बर्ततों 


है। कलिमन्थन नाम कब से प्रचलित था ओर बोनियो नाम का मल क्या है इसपर 
प्रकाश पड़ने की आवश्यकता है। 


४९३] बृहत्तर भारत का उदय श्ष्प 


धमरत्न और कश्यपमातज्ञ नाम के दो मिक्तु पहलेपहल चीन में बौद्ध धर्म 
का प्रचार करने पहुँचे। उसके बाद वह परम्परा जारी रही | चीन वालों का 
पच्छिमी रास्ता खुल जाने से चीन का रेशम सत्र पच्छिमी देशों में जाने लगा । 
पच्छिमी एशिया और मिस्र में जब॒ तक यूनानी राज्य रहे उनके 
साथ भारत का अच्छा व्यापार रहा | दूसरी शताब्दी ई० पू० में जब्र बलख: 





भारत-लक्षंमी 
भारत के रोम से व्यापार का स्मारक एक तश्तरी पर का चित्र जो रोम-साम्राज्य 
में लिखा गया था । [ इस्ताम्बूल संग्र० ] 


के यूनानी राज्य को ऋषिकतुखारों ने मिठ्यया, प्रायः तभी रोम वालों ने पब्छिम 

के सारे यूनानी राज्यों को जीत लिया। रोम का साम्राज्य  भूमध्य-सागर 

के चोगिदं था | वह सागर असल में रोम की भूमि के ही मध्य में था। 
भारतीय नाविक व्यापारी रोमससाम्राज्य के सब्च देशों में पहुँचते थें।! 


प्राचीन काल में लाल सागर को नील नदी से मिलाने वाली एक नहर थी,, 


'श्य६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ४ 


जिसके द्वारा पूरवी देशों के जहाज अलक्सान्द्रिया हो कर रोम सागर ( भूमध्य 
सागर ) तक जा निकलते थे। लग० १०० ई० पू० में एक बार कुछ भारतीय 
अपने जहाज के साथ दिशामूठ हो कर जमेनी में एल्ब्र नदी के मुहाने पर, जहाँ 
अब हाम्बुग बन्दरगाह दै, जा लगे और वहाँ से रोम पहुँचाये गये थे । 

भारतीय माल रोमससाम्राज्य में खूब पहुँचता ओर बदले में सोना 
आता था। यहाँ से हाथीदाँत का सामान सुगन्धिद्रव्य मसाले मोती और 
'कपड़े आदि जाते थे। ७७ ई० में एक रोमी लेखक ने शिकायत की थी 
कि भारतवर्ष रोम से हर साल साढ़े पाँच करोड़ का सोना खींच लेता है, और 
“यह कीमत हमें अपनी ऐयाशी और अपनी खज्रियों की खातिर देनी पड़ती है ।”? 
एक दूसरे रोमी लेखक ने रोमी स्त्रियों की शिकायत करते हुए लिखा है कि वे 
भारतवष से आने वाले 'बुनी हुई हवा के जाले” ( मलमल ) पहन कर 
अपना सोन्दय्य दिखाती थीं ! 
एक तरफ रोम और पार्थव तथा दूसरी तरफ चीन और सुबर्शंभूमि के 
ठीक बीच होने से भारतवर्ष इस काल में सारे सम्य जगत्‌ का केन्द्रस्थ था । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१, सीता और तारीम काँठों में स्थित प्राचीन भारतीय उपनिवेश कौन-कौन से 
थे १ उनके आधुनिक स्थान-नामों का उल्लेख कीजिये। 

२. सातवाहन युग में मध्य एशिया पर सीधे भारतीय राजनीतिक प्रभाव को 
सूचित करनेवाली विशेष बात क्या मिलती है ? 
३. सांतवाहन युग में पच्छिमी लोग “गंगा पार का हिन्द! से क्‍या अभिप्राय 
लेलें थे ? 

. ४. सुवर्णभूमि सुवर्णाद्वीप यवद्यूप नाम किन प्रदेशों को सूचित करते थे? वहाँ 

के भुख्य भारतीय उपनिवेशों के नाम लिखिए, और बताइए कि वहाँ के पहले 
निवासी किस नृवंश के थे और सभ्यता की किस सीढ़ी पर थे। भारतीय उपनिवेशकों 
द्वारा वहाँ सम्यताप्रसार और औपनिवेशिक विकास की प्रक्रिया क्या थी, सोमा नागी 
ओर कोंडिन्य की कथा लिख कर इसे स्पष्ट वीजिये। 

४ सुवर्गभूमि आदि में जाने वाले आरम्भिक भारतीय उपनिवेशकों की मूल 
परणा क्‍या थी १ वे मुख्यतः किस धर्म के उपासक थे ? 


५४१] सातवाहन युग की सभ्यता और संस्कृति श्ष७ 


है? 2 कौठार पांडुरग के विषय में आप क्या जानते हैं ? 
चीन और भारत का पारस्परिक परिचय और व्यापारिक सम्बन्ध पहलेपहल 
कब और किस राजनीतिक घटना द्वारा हुआ ? 

८. “बुनी हुईं हवा के जालों? के विषय में आप क्या जानते हैं? रोमवालों को 
उनके चलन से क्या शिकायत थी ? भारत रोम के व्यापारिक सम्बन्धों पर उनसे 
क्या प्रकाश पड़ता है १ 


अध्याय 
सातवाहन युग की सभ्यता ओर संस्कृति 


$ १. पौराणिक धर्म और महायान--ब्ुद्ध ने निरथंक कर्मकांड 
का स्थान आचारप्रधान धर्म को दे कर आरयवित्त में नया जीवन फूँक 
दिया था। साढ़े तीन सों बरस बाद उस नवजीवन की लहर में मन्दता 
आने लगी। अन्तिम मोर्यों ने जब्र उस घम की आड़ में अपनी कायरता को 
छिपाना चाहा, तत्र उसके विदद्ध प्रतिक्रिया हुईं ओर पुराने वैदिक धर्म को 
फिर से जगाने की पुकार उठी । सिमुक ओर पुष्यमित्र दोनों ब्राह्मण थे, जिन्होंने 
नित्रल मौयों के विरुद्ध विद्रोह किया | बौद्धों ने यज्ञों की हिंसा का विरोध 
किया था, पर पुष्यमित्र ने ओर सिमुक के भतीजे सातकर्ि ने पुराना अश्वमेघ 
यश, जिसका रिवाज़ सदियों से उठ चुका था, दो दो बार किया । 

किन्तु वैदिक धर्म बैदिक समाज के साथ था और इस युग का समाज 
अब बहुत आगे बढ़ चुका था। न वैदिक समाज वापिस आ सकता था, और 
न वैदिक धर्म अपने पुराने रूप में लौट सकता था। बौद्ध धर्म ने जनता के 


विचारों में जो परिवर्तन कर दिया था, उसे मिठाया न जा सकता था। वैदिक : 


कमकांड दाशंनिक विवाद और कृच्छु तप का पुराना घर्म॑ जन्र केवल ऊँचे! 
लोगों की वस्तु बन गया था, उस दशा में बुद्ध ने जनसाधारण को जगाया ओर । 
उठाया था | जनता की उस जाग्रति की उपेक्षा न की जा सकती थी। इसलिए: : 
वैदिक धर्म को फिर से जगाने की जो लहर उठी, वह बौद्ध सुधार की सब्च मुख्य * 


क्लब 


श्व् भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव £ 


प्रतत्तियों को अपनाये हुए. थी | बोद्ध धरम यदि जनता के लिए, था, तो वैदिक 
में का यह नया रूप भी उससे बढ कर जनता का धर्म बन कर आया । 
बोद्ध धर्म आचार प्रधान था; ईश्वर ओर देवताओं की पूजा के लिए 
उसम॑ जगह न थी जनसाधारण ने बुद्ध की शिक्षा को सुना, पर देवताओं की 
पूजा बिना उनका काम न चला। आरयों के निचले द्जों ओर अनाय॑ जातियों 
में अनेक प्रकार की जड-पूजाएँ प्रचलित थीं। बहुत से स्थानीय देवताओं की 
गदियाँ जहाँ-तहाँ स्थापित थीं। कई स्थानों में जनता के ऊँचे द्जों में भी श्रपने 
पुरखों के सम्मान ने दी पूजा का रूप धारण कर लिया था । कह चुके हैं कि 
शूरसेन देश में वासुदेव कृष्ण की पूजा होती थी और उसके प्रसंग में उत्सव 
होते थे | राजा वसु के काल में जो अहिंसा ओर भक्ति-प्रधान धर्म की लहर उटी 
थी [२, २ $ ५ | कृष्ण ने उसे अपनाया और पुष्ट किया था। शूरसेन लोगों 
ने कृष्ण को पहले उस धर्म के प्रवक्ता ओर अपने महान्‌ पूवज के रूप में आदर- 
पूवक याद करना शुरू किया, धीरे धीरे वह पूजा बन गई थी। वैदिक घम को 
फिर से जगाने को लहर ने प्रत्येक प्रचलित जड-देवता और मनुष्य-देवता में 
' किसी न किसी वैदिक देवता की प्राण-प्रतिष्ठा कर दी | भारत में जितने देवता 
| पूजे जाते थे, उन्हें उसने शिव विष्णु सूर्य स्कन्द' आदि की भिन्न-भिन्न शक्तियों के 
; सूचक भिन्न भिन्न रूप मान लिया। जहाँ किसी पुराने पुरखा की पूजा होती थी, 
उसे भी उसने किसी अवतार रूप में भगवान्‌ की पूजा बना दिया । 
यह लद्दर चली तो वैदिक धम को जगाने का नाम ले कर, पर इससे 
एक नया धर्म पैदा हो गया, जिसे हम पौराणिक घम कहते हैं। देवता वैदिक 
धम में भी थे, ओर इसमें भी रहे । पर पहले उत्तकी पूजा यज्ञों द्वारा होती थी 
अब उनके मन्दिर ओर मूर्तियाँ बनने लगीं। वे मन्दिर और मूत्तियाँ और 
उनकी पूजा अ्रभी तक बहुत खादी थीं। मूर्तियाँ देवताओं की शक्तियों का केवल 
प्रतीक अर्थात्‌ संकेत थीं | दिव्य शक्तियों के आवाहन से जड पूजाओं में 
मानो जान पड़ गई । 
वैदिक देवताश्रों में इन्द्र मुख्य था; अब विधा और शिव की प्रधानता 
हो गई। ऐतिहासिक पूर्बज कृष्ण की पूजा में अ्रत्र वैदिक प्रकृति-देवता विज्ूषु 


५ $१] सातवाहन युग की सम्यता ओर संस्कृति भ््६्‌ 


की पूजा मिल गई | क्रृष्ण विष्णु का अवतार माने गये | यही सातवाहन युग 
का भागवत धरम था । किन्तु आजकल के पौराणिक धर्म की बहुत सो बातें उस 
आरम्मिक पौराणिक धर्म में न थीं। भागवत धम में उस काल तक कृष्ण की गोपी 
लीलाओं की कहानियाँ न मिली थीं । विष्णु के अ्रतिरिक्त शिव ओर स्कन्द की 
पूजा उस युग के पौराणिक धम में बहुत प्रचलित थी। स्कन्द युद्ध का देवता 
था। शिवलिंग की पूजा शआरार्यों में पहलेपदल सातवाहन युग के श्रन्तिम अंश 
में आ कर सुनी जाती है | हम देख चुके हैं कि भागवत और शैेत्र धम को तब 
अनेक विदेशी भी अपना लेते थे । पौराणिक धम तब सबके लिए. खुला था। 
पुराने यूनानी भी वैदिक देवताओं से मिलते-जुलते प्रकृति-देवताओं को पूजते थे | 
उस पुरानी पूजा के आडम्बरमय ओर निर्जीव हो जाने पर भारतवष के इस नये 
भक्तिप्रधान धर्म ने उन्हें आकर्षित किया | अन्दाज़न कनिष्क के ज़माने में 
ईरान के मग ( “शाककद्वीपी” ) ब्राह्मणों ने भारत में आ कर सूथ की एक 
विशेष पूजा चलाई | सूथ की पूजा यहाँ वैदिक काल से थी, पर उसकी मूर्त्ति 
ओर मन्दिर बनाने की चाल ईरानी मगों ने चलाई। वह सूय-मूर्ति घुटनों 
तक के जूने पढने होती है। पंजाब सिन्ध राजस्थान सुराष्ट्र मगध आदि म॑ 
मगों ने अनेक मन्दिर स्थापित किये, जिनमें से मूलस्थानपुर ( मुलतान ) का 
मन्दिर सब से पुराना और प्रसिद्ध था। वह ईरानी सूय-पूजा भी पोराणिक घम 
में मिल गई | 
पौराणिक धर्म का प्रभाव फिर बौद्ध ओर जैन धर्मा पर पड़ा। उनमें 
बुद्ध ओर महावीर अ्रब ऐतिहासिक महापुरुष के बजाय प्रमुख देवता बन गये । 
द्धों का कहना है कि बुद्ध पिछले कई जन्मों से साधना कर रहे थे, ओर तत्न 
वे बोधिसत्त्व थे । इसी प्रकार जैन लोग मानते हैं कि महावीर से पहले कई तीथ- 
कर हुए थे। इन सबने गौण देवताओं ओर अ्वतारों का स्थान ले लिया। 
बौद्ध धर्म का यह नया रूप महायान श्रर्थात्‌ बढ़ा पन्थ कहलाने लगा। 
इसके मुकाबले में पुराना बौद्ध धर्म ( थेरवाद ) हीन-यान (छोटा पन्‍्थ) कहलाने 
लगा । नागाजुन ( लग० १७४ ई० ) महायान का प्रमुख आचाय था | यैरवाद 
की पुस्तकें पालि में हैं और महायान की संस्कृत में । येखाद अरब सिंहल स्याम 


रै 


१६० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ५, 


आर बरमा में है; महायान चीन जापान और कोरिया में | 
.._ 6२, नवीन संस्कृत प्राकृत तमिल वाड़ुय--पौराणिक धम की 
तरह नये संस्कृत वाठ्यय का विकास भी शुद्ध-सातवाहन-युग में हुआ। वह 
पुराने वैदिक वाड्मय से भिन्न ओर स्वतन्त्र है। पुष्यमित्र शुद्ध का पुरोहित 
पतंजलि मुनि था, जिसने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा | शुगों 
के ही प्रशासन (लग० १५४० ई० पू०) में मनुस्मति लिखी गई। इसी कारण उसमें 
बोद्ध-विरोधी भाव बहुत हैं । उसका लेखक कोई भगुवंशी ब्राह्मण था, पर उसने 
मनु के नाम से अपनी शिक्षाओं को चलाया। उसके प्रायः अटाई तीन शताब्दो 
पीछे याज्वल्क्य-स्मृति लिखी गई। महाभारत की कथा-वस्नतु समकालिक अनुश्रुति 
की है, जिसके आधार पर भारत नाम का काव्य लग० ४०० ई० पृ० में बन 
चुका था। उस भारत से महाभारत बना अर्थांत्‌ मद्याभारत का मुख्य अंश 
लिखा गया २०० ई० पू० से २०० ई० के बीच | भास कवि, जिसके नाठकों के 
नमूने पर बाद में कालिदास ने नाटक लिखे, इसी युग का है। अश्वघोष 
न केवल दाशंनिक प्रत्युत कवि और नाटककार भी था। नागाजुन अश्वघोष 
का प्रशिष्य था। वह दर्शन के साथ साथ विज्ञान का भी बड़ा पंडित था। उसने 
एक 'लोहशास्र लिखा ओर पारे के योग बनाने की विधि निकाल कर रसायन 
के शान की नोंच डाली | उसने सुश्रुत के ग्रन्थ का सम्पादन भी किया | 
भारतवष के प्रसिद्ध वैद्य चरक ओर सुश्रुत दोनों इसी युग में हुए.। 
मीमांसा-दर्शन का प्रवत्तक जैमिनि, वैशेषिक-दशनकार कणाद, न्याय-दशन का 
संस्थापक अनक्षपाद गोतम तथा वेदान्त का प्रवत्तेक बादरायणु भी इसी युग में 
हुए.। प्रसिद्ध अमरकोश भी इसी युग में लिखा गया | उसका लेखक अमर- 
सिंह बौद्ध था। पिछले शुंगों के काल से बोद्धों के सब ग्रन्थ संस्कृत में ही 
लिखे जाने लगे थे । महायान के उदय का जो कारण था, वही बौद्ध ग्रन्थों के 
संस्कृत में लिखे जाने का भी कारण हुआ । दूर दूर के जनपदों में जब उस धर्म 
का प्रचार किया गया, तब जैसे उसे अपना आन्तरिक रूप बदलना पड़ा, वैसे 
ही अ्रपनी भाषा भी बदलनी पड़ी, क्‍योंकि अरब प्रान्तीय प्राकृत पालि से उसका 
काम न चल सकता था । । 


५४७३] सातवाहन युग की सभ्यता ओर संस्कृति १६१- 


संल्‍्कृत के साथ साथ कई प्राक्ृतों में भी उत्तम रचनाएँ हुईं। सातवाहन 
राजा हाल स्वयं प्राकृत का कवि था। राजा कुन्तल सातकर्ि उफ विषमशील 
विक्रमादित्य के दरबार में गुणाक्य नाम का कश्मीरी लेखक था सो कहा जा 
चुका है। कश्मीर के उत्तरपज्छिम, कृष्णगंगा की दून से पामीर की जड़ तक 
दरद देश है, जहाँ की ग्राकृत में गुणाव्य ने बृहत्कथा नाम का कहानियों का 
सुन्दर ग्रन्थ लिखा। 
बह ग्रन्थ अब नहीं 
मिलता, पर उसके 
तीन अनुवाद 
संस्कृत में हैं ओर 
एक तमित में।, 
तमिठ भाषा में भी 
पहलेपहल पहली 
दूसरी शताब्दी ई०- 
. से ही वाद्यय के 
.. पुष्प खिलने लगे।. 
. तमिल राज्यों में 
.. इस युग में संघम्‌ 
नाम की साहित्य- 
परिषद्‌ थी । 
$३. सात- 
वाहन कला-- 
बाझ्ाय की तरह 
कला भी सातवाहन 
युग में खूब फूली- 
फली। इस युग 
फी तीन प्रकार की कलाकृतियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। पहले, पहाड़ों में काटे हुए... 


५ हे ््‌ 
पु |] ॥ । 





कालें लेण का सिंहद्वार, एक किनारे का दृश्य [फोटो पटना संग्र०] 


श्६२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पत्र ४ 


गुहा-मन्दिर जो महाराष्ट्र ओर उड़ीसा में पाये जाते हैं। वे खारवेल ओर शात- 


अं ७७ कक 


कर्णि शम के जमाने में शुरू हुए, और फिर शक्रनों ओर पिछले सातवाहनों के 





भद्र महिला--शग युग की वेशभूषा, भद्र पुरष--पछु ते स तवहन युग की वेशभूषा 
कौशाम्बी से पाये गये मिट्टी के खिलौने [ प्रयाग संग्र० ] 


४6९३] सातवाहन युग की सम्पता ओर संश्कृति श्ह३े 


काल तक बनते रहे | महाराष्ट्र में उन्हें लेण ( "-लयन - छिपने की जगह 2 
कहते हैं ओर उड़ीता में गुग्फा। महाराष्ट्र की लेणें सत्र बौद्ध चैत्य हैं, और 





गन्‍्धारी शैली की बुद्ध-मृत्ति /--इड्ड, अफगानिस्तान से [ काबुल संप्र० ] 


उड़ीसा की गुम्फाएँ जैन मदर | एक एक मन्दिर!केवल एक एक चट्टान को 
काका 


१६४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व २ 


काट कर बना है | उनकी कारीगरी अद्भुत है| 

दूसरे, भारहुत और साँची -: को 
के स्तूपों के चारों तरफ की पत्थर... | | 
की वेदिकाएँ (जँगले ) ओर विद 22 र ४ 
तोरण । स्तूप तो पुराने हैं, पर . # 'स्ुज 
पत्थर का काम सत्र इस युग का 
है। वेदिकाओं ओर तोरणों के 
प्रत्येक खम्मे में ओर खम्भों के 
बीच की प्रत्येक बेंडेरी ( आड़ी 
पाटी ) में सुन्दर मूर्तियाँ तराशी 
गई हैं, या कहानियों और घट- 
नाओरों के पूरे दृश्य काटे गये हैं | 
इन दोनों प्रकार की कलाकृतियों 
अर्थात्‌ गुहामन्दिरों ओर वेदि- 
काश्रोंतोरणों की एक विशेषता 
यह है कि ये हैं तो पत्थर की, 
किन्तु ठीक काठ के नमूने पर 
बनाई गई हैं। काठ की 
रचनाओं की बारीक नक्‍काशी 
ओर छेुँटाई पत्थर में की गई है। 

पहुंच राजाओं के काल से 
गन्धार देश की वास्तु ओर 
मूत्तिकला में एक ओर शैली का 
विकास हुआ, जिसे श्रव हम 





ग.न्धारी शैली की खंडित ज्ली-मूर्ति, 
गान्धारी रैली कहते हैं। वह रर्र-ए-बइलोल (जि० पेश.वर) की खुदाई से. 


शैली यूनानी और भारतीय प्रप्त [ भा० पु० वि० ] 


शैली के समागम से पैदा हुईं और यह इस युग की कला में तीसरी स्मरणीय 


४9५] सातवाहन युग की तम्यता ओर संध्कृति १६५ 


वस्तु है | ग्रत्र तक बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्तियाँ इसी शैली की पाई गई हैं । 
$ ७. आधथिक जोवन--वाब्यय सिक्कों श्रौर पत्थर में खुदे हुए लेखों 
आदि से इस युग के आर्थिक राजनीतिक ओर सामाजिक जीवन का भी चित्र 
मिलता है। इस युग में शिल्तर ओर व्यापार को बड़ी उन्नति हुई । कारीगरों को 
श्रेणियाँ अब ऐसे काम भी करने लगों जो आजकल के बड़े-बड़े बक करते हैं। 
सेनापाति उपवदात ने नासिक के बौद्ध भिक्तुश्रों के 
संध के लिए कई हज़ार का दान किया । उस रकम 
को उसने कोरियों ( जुलाहों ) की दो श्रेणियों के पास 
“अ्क्ञयनीबी? ( कभी न लोटने वाली घरोदर ) के 
रूप में रख दिया कि उसके सूद से उन भिक्षुश्रों 
को हर साल चीवर ( कपड़े ) मिलते रहें। कोई 
गा राजा अपना दान जुलाहों की श्रेणि के पास हमेशा 
पिछले सातवाहन युग की के लिए, जमा करा दे, इससे उस श्रेणि की 
नारी-शिरोभूषा। कोशाम्बी प्रतिष्ठा का अन्दाज़ होता है। इस तरह के और 
से प्राप्त मिश्ठी का खिलौना श्नेक उदाहरण हैं। जहाजों के किराये और 
की विदेशी व्यापार तथा व्यापारी दस्तावेजों के नियम 

भी इस युग की स्मृतियों में विस्तार से दिये गये हैं | 

,$ ५. राज्य-संस्था--राज-काज में ग्रामों श्रेणियों और नगर-संस्थाश्रों 
को बड़ी प्रतिष्ठा' थी । नगर-संस्था को अब पूण या पौर भी कहते थे। सेनापति 
उषवदात ने अपने उक्त दान के बारे में लिखा है कि यह “निगमसभा में 
सुनाया गया, और फलकवार ( रिकार्ड आफिस, लेखा दफ्तर ) में चरित्र के 
अनुसार निबरद्ध ( रडिस्टरी ) किया गया ।# इससे प्रकट है कि इस युग में 
राजा भी श्रपने दस्तावेज़ों को नगर-परिषदों के दपतरों में उन परिषदों के 





# निगम-सभा का अर्थ नगर की परिषद्‌ और चरित्र का अर्थ परिषदों का बनाया 
हुआ कानुन होता था सो पीछे [ २, २$ ६; ४, २$ ५] कई चुके हैं। फतक माने 
अलमारी, और फलकवार का अर्थ हुआ अलमारियों वाली जगह अथीत्‌ देखा रखने 
का दफ्तर। 


१६६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ५ 


कानून के श्रनुसार रजिस्टरी कराते थे । 
जनपदों की परिषद तो देश की मुख्य शासक शक्ति थीं। जब कोई 
जनपद एक राजा के हाथ से दूसरे राजा के हाथ जाता, तत्र इस बात 


का 
मी 





न ६; ग 
न मी, है 
7 पाक / पं 
धर के रे व दर मद कु 
५८ ५ हैक ५ | + कर ३५ 
्र १7 ॥' + 
का । है; है ५ $ 


ले रे है है 4 ६. रे 

ढ./ा ण् हा ] हे 

246 न ६३५ ६७ के टी ४३ कं 
५ हि हे कट 
ट्रक 2 हि छा 


3. री: 





सेट्डी अथोत्‌ निगम-सभा का प्रसुकू-शुंग युग की वेशभूषा, भारहुत स्तूप की * 
बेंदिका का एक फुल्ला (स्तम्भ ओर बडिरी के जोड़ को छिपाने के लिए बनाया 
हुआ फुल्ल कमल वाला साज ) [ भारतीय संग्र० कलकत्ता ] 

ह । | हे '-_ कक] हीं शा कु भर 

का बड़ाइश्राग्रह रहता कि नये जीते हुए, जनपद में सजा वहीं के . घमम व्यवहार 

ओर चरित्र के श्रनुतार चलें | राजा परिषद्‌ की सहायता से सृज्य करते थे । 
“धर्म? और “व्यवहार” परिबदों के पुराने ठहरावों के समुच्यय थे, 


४९६ | सातवाहन युग की सभ्यता ओर संस्कृति १६७ 


“चरित्र” नये ठहराव थे जो आये दिन आवश्यकतानुसार बनते थे। यों विधि 
या कानून चल था, अचल नहीं। यह समभ लेना चाहिए, कि जो स्पृतियाँ 
इस युग में लिखीं गईं, वे भारत में या उसके अन्तगंत किसी भी जनपद या 
राज्य में कानून-संहिता रूप से नहीं चलती थीं । वे स्मृतिकारों द्वारा उपस्थित 
कानून की व्याख्या करने की और उसे अपनी अ्रमीप्ट दिशा में ले जाने की 
चेष्टाएँ मात्र थीं | ये स्मृतियाँ स्वयं यह कहती हैं कि ग्राम श्रेणि निगम पूग 
जनपद आदि अपना अपना 
कानून स्वयं बनावे | 

७ ६. सामाजिक 
जीवन--सामाजिक जीवन 
में भी यह युग वैदिक युग 
से दूर हट रहा था। स्मृति- 
कारों का यह यत्न॑ रहा कि 
समाज चार वर्णों या 
जातियों? में बैग रहे, जिनमें 
से प्रत्येक अपना खास 
घेन्धा करे और अपने श्रन्द्र 
ही विवाह करे। पर बताव में. 
यह बात न चली। ऐसे 
बहुत से समूह थे, जिन्हें वे 
किसी जाति? में न गिन पाते 
थे। उन्हें उन्होंने “संकर 
जाति?” मान लिया। भिन्न भिन्न 


एक दृश्य [ श्री हरिदरलाल मेढ़ कृत प्रतिलिपि, ज्ञातियों का खानपान अलग 
डा० मोतीचन्द्र के सौजन्य से ] 





करने की बात तो स्मृतिकार 
भी नहीं कहते | विवाह-बन्धन की शिथिलता को हटाने तथा मोक्ष (तलाक) ओर 
पुनर्विवाह की रोकथाम करने की मनुस्मृति ओर याशवल्क्यस्वृति ने चेष्ठा की । 


श्ध्द भारतीय इतिहास का उन्मीलन . [परव ४ 


तो भी उनके जमाने तक वे बातें जारी थीं। बोद्धों के विरोधी होते हुए भी 
मनुस्म तिकार ने  व्यथ हत्या?” की निन्‍दा की | जुआ और 'समाहय' (जानवरों 
के मुकातले पर बाजी लगाना ) इस युग में भी जारी रहे, पर “उद्यान 
क्रीडाएँ” गोष्टियाँ ओर नाटक आदि विनोद उनसे अधिक चल पढ़े 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


ज माया द्वारा बोद्द धम के प्रचार के बद शंग-स/तवादन यग में वैदिक धर्म 
को पुनः जगाने की चेष्टः किन राजनी तिक घटनाओं की प्रतिक्रिया थी ? 

२ पोराखणिक धमं का उदय कब ओर केसे हुआ ? आचारप्रधान जेन बाद्ध धर्मो 
पर उस आर्द्वोलन की प्रतिक्रिया क्या हुईं ? 

मनुस्मृति का कर्त्ता कौन था ओर कब हआ ? 

हाभारत का रचनांकाल क्य! है / 
४2 'भास अश्वधोष न.गाजु न और चरक के विषय में आप क्या जानते हैं 
8 /%8 करणाद बादरायण कौन थे, कब हुए और उनकी रचनाएँ कौन सी हैं ? 





गुणाव्य ओर राजा हाल ने किस भाषा में रचनाएँ की ? 

८. तमिल 'संघप््‌? के विषय में आप क्या जानते हैं ! 

६ शिल्पी श्रेणियों ओर नगर ग्राम तथा जनपद सभाओं की स्थिति शंग-सात- 
वाहन युग के आरथिक-राजनी तिक जीवन में क्या थी १ 

१० अक्षय नीवी, चरित्र ओर फलकवार की व्याख्या कीजिए । 

११ वरणाव्यवस्था का विकास शुग-सःतवाहन युग में किस स्तर तक पहुँचा था ? 
इस य॒ग में बने स्मृतिग्रन्थों में पाये जःने वाले नियमों का वास्तविक स्वरूप क्‍या है? 


क्या उन्हें उस यग में प्रचलित सामाजिक कानून या उस यग के सामाजिक ढाँचे की 
वस्जुस्थिति का निरशंक माना जा सकता है ! 


६, वाकाटक-गुप्त पव 


( लग० २००--५४५ ई० ) 
अध्याय १ 
यौधेय नाग वाकाटक 
( लग० १६०--३४४ ई० ) 

6 १, लाटदेश के आभीर, दक्षिण कोशल के मघ--मारवाड़ और 
सिन्ध की सीमा पर मरुभूमि में आभीरों का गणराज्य था। रुद्रदामा के सिन्धु- 
सौवीर और मरू को जीतने पर वे लोग ज्षत्रप राज्य के अधीन हो गये। तत्र 
कुछ आभीर उस राज्य में सेनापति आदि ऊँचे पदों पर पहुँचे । १८८ ई० में 
ईश्वरदत्त आभीर ने समूचे ज्षत्रप राज्य पर कब्जा कर लिया | उसका वह कब्जा 
तो तीन बरस ही रहा, पर उसके बाद लाट हु 
देश (दक्खिनी गुजरात, भरुच सूरत प्रदेश ) 42 
में आभीर राजवंश स्थापित हो गया । 

दूसरी शताब्दी में दक्षिण कोशल (छत्तीस- 
गद-बघेलखंड ) में सातबाहनों के भूतपूर्व 
सामन्तों का एक राज्य था जिसकी राजधानी 
आधुनिक बान्धोंगढ़ के स्थान पर थो। वहाँ 
के युवराज भद्रमघ्र ने ८१ कनिष्काब्द ( +* 
लग० १६१ ई० ) से पहले अर्थात्‌ सम्राद सइजाति के भीटे से पाई गईं 
बासुदेव के प्रशासन में कौशाम्ब्री पर चढ़ाई. गौतमीघुत्र शिवमघ की मुहर 
कर उसे ले लिया । यह  कुषाण” साम्राज्य [ भा० पु० बि० ] 
पर बड़ी चोट थी जिससे उसका दक्खिनपूरवी अंश अलग हो गया । वासुदेव ने 
इसके बाद कोशाम्तब्री को वापिस लेने की चेष्डा नहीं की, अथवा की तो निष्कल। 





२०० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ६ 


$ २. चुठुसातवाहन और 
इक्ष्याकु--दूसरी शताब्दी के 
अन्त से सातवाहन साम्राज्य भी 
टूटने लगा। उसके उत्तराधि- 
कारियों में तीन राज्य प्रमुख हुए. | 
लाग देश के आभीरों ने उत्तरी 
महाराष्ट्र अर्थात्‌ नासिक प्रदेश 
भी ले लिया । दक्‍्खनी महाराष्ट्र 
ओर उत्तरी काटकर में जो इस 
युग से कुन्तल कहलाने लगा, 
सातवाहन वंश की एक शाखा 
चुटु - सातवाहनों का राज्वंश 
स्थापित हुआ | उनकी राजधानी 
वैजयन्ती ( उत्तर कनाडा जिले में 
शाधुनिक बनवासी ) थो। आन्ध्र 
देश में तभी इच्चचाकु क्षत्रियों का 
एक वंश गज करने लगा। उनकी 
राजधानी श्रीपवत (कृष्णा के 
दक्खिन नालमले प्रवत, गुंद्गर 
जिले में ) थी | 
इच्चाकुओं के पड़ोस में तथा 
शायद उनके अधीन दो और छोटे 
राज्य तीसरी शताब्दी म॑ अपने 
». सामुद्रिक वाणिज्य ओर पूरबी 
हू उपनिवेशों के साथ सम्बन्ध के 
कारण प्रतिद्धि में आ्राये | इनमें से 
. एक था आधुनिक मसुलीपगम 





शक दवारपाल 
इच्चचाकु राजाओं के काल को नांगाजु नीकोंडा 
स्तूप की वेदिका में से [ भा० पु० वि० ] 
(इरृंवाकु राजा वीरपुरुषदत्त का विवाह अवन्ति 
की शक राजकन्या रुद्रधरभट्टारिका से हुआ 
था--लग० २४० ई०। उसके साथ, कुछ शक्‌ 
योद्धा आन्ध देश गये होंगे) 


१९४] यौधेय नांग वाकाटक २०१" 


प्रदेश में बृहत्फलायन वंश का, ओर दूसरा उसके उत्तर शालंकायन वंश का 
जिसकी राजधानी आधुनिक एल्लोर के पास वेगिपुर थी । 

6३. यौधेय कुशणिन्द मालव गणों का फिर उठना--सम्राट 
वासुदेव के आँख मूँदते ही ( लग० २०८ ई० ) योधेय गण ने अपने पड़ोसी 
कुणिन्द आदि गणों को साथ ले कर विद्रोह किया और ऋषपिक साम्राज्य से 
स्वतन्त्र हो गये। कुणिन्दों के नेता महात्मा छुत्रेश्वर ने इस संघ्रप में प्रसिद्धि 
पाई | मालव गण भी तभी उज्जयिनी के ज्ञत्रपों से स्वतन्त्र हो उठ खड़ा हुआ 
( लग० २२५ इ० )। इन सत्र गण्राज्यों ने फिर स्थापित हो अपने स्वतन्त्रता- 
युद्धों के स्मारक सिक्‍के चलाये। योधेयों ने अपने सिक्‍कों पर युद्ध के देवता 
कार्तिकेय की मृत्ति बनाई । उनकी नई राजधानी सतलज के किनारे सुनेत्र थी,, 





ध्योध्रेयगणस्य जयः” (यौत्रेय गण का जय). “मालवानां जयः” (मालवों का जय), 
लेख वाला सुनेत्र टकसाल का सिक्का दुख वाला सिक्का 
जिसके खँडहर अन्न सुनेत नाम से लुधियाना शहर के साथ लगे हैं। पीछे कुणिन्द्‌ 
गण भी योधेय गण में मिल गया लगता है ओर योधेयों के लेख बहावलपुर से 
होशियारपुर तक और सहारनपुर से भरतपुर तक पाये गये हैं। मालव गण का 
राज्य तब्न अ्जमेर-टोंकमेवाड़ प्रदेश में था। करक्रोॉटनगर उसकी राजधानी थी 
जिसके खँंडहर अत्र जयपुर राज्य के उणियारा ठिकाने में नगरककोड़ कहलाते हैं। 
$ ४. भारशिव नाग--पूरवी पंजाब ओर राजस्थान में इस गणराज्य- 
मेखला के स्वतन्त्र हो उठने से गंगा-काँठे से ऋषिक साम्राज्य स्वतः उठ गया । 
जो स्थानीय राज्य वहाँ खड़े हुए. उनमें से अहिच्छ॒त्रा मथुरा और पद्मावती: 
उल्लेखनीय हैं | पद्मावती नगरी (++आधु० पदमपवाँयाँ ) उत्तरपब्छिमी बुन्देल-- 
खंड़ में सिन्धु और परा के संगम पर थी। मथुरा में भी उसी राजवंश की शाखा . 


२०२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ६ 


थी। इन राजाओं के नामों के श्रन्त में प्रायः नाग शब्द लगता था ओर इनके 
वंश का नाम भारशिव मी था। इन्होंने गंगा काँठे तक अपना राज फैला लिया 
ओर द8 बार श्रश्वमेघ किया | 

सतलज के पूरव की सारी भूमि हाथ से निकल जाने पर सम्राद वासुदेव 
श्म के उत्तराधिकारी कनिष्क रेय का साम्राज्य पंजाब अफगानिस्तान और मध्य 
एशिया में बाकी रहा | 

$ ५. नेपाल के लिच्छवि--तीसरी शताब्दी ई० के आरम्म में 
वैशाली के लिच्छुबियों ने नेपाल को जीत लिया ओर वहाँ लिच्छुबि राजवंश 
स्थापित हुआ । उस वंश के तीसरे राजा पशुप्रेन्नदेव ने पशुपतिनाथ के मन्दिर 
की स्थापना को । 

6६ ब्राहुई प्रदेश और बलख पर सासानी आधिपत्य--ईरान 
के पाथव सम्राद अतंबान ५म की सेवा में पास प्रान्त का अर्देशीर नामक व्यक्ति 
अज्वरसालार (अश्वाध्यक्ष) पद पर था। उसका सम्राद वंश की एक कुमारी से 
विवाह हुआ था | अदशीर ने विद्रोह किया, उससे लड़ता हुआ अरतव्रान मारा 
गया ( २२४ ई० ), तत्न अदशीर ने सारे ईरान में अपना राज्य फैला लिया । 
उसके एक पुरखा का नाम सासान था, इससे वह राजवंश सासानी कहलाया | 

कनिष्क रैय के उत्तराधिकारी सम्राट वासुदेव रेय को दिखाई दिया कि 
'ईरान की पूर्वी सीमा तक पहुँचने के बाद अदंशीर आगे बढ़ कर जसके 
साम्राज्य पर भी चढ़ाई करेगा। साथ ही उसके साम्राज्य की उत्तरपूरवी 
सीमा पर, सुग्ध के उस पार, उयोन नामक जाति मँडरा रही थी। उयोन 
अल्तइक वंश के, हयुों से मिलतेजुलते, लोग थे, जिन्हें चीनी ज़श्नान- 
ज़श्रान तथा पारसी ख़िश्नोन कहते थे | वे स्वयं अपने को उयोन कहते थे। 
उनका मूल घर इतिश-आ्रामूर नदियों के बीच था। अब वे मध्य एशिया में 
घुसने का प्रयत्न कर रहे थे । पच्छिम से सासानियों ओर पूरव से उयोनों का 
खतरा देखते हुए २३० ई० में वासुदेव रय ने चीन-सम्राद से सहायता माँगी | 

किन्तु बह सहायता आई नहीं ओर अदंशीर ने हरात से बढ़ कर मर्ब 
चलख ओर बदरूशा प्रान्त ले लिये। इन प्रान्तों में श्रपने उपराज रूप में उसने 


१6६७] योवेय नाग वाकाटक २०३ 


अपने बेटे पेरोज को स्थापित किया । पेरोज और उसके उत्तराधिकारियों ने वहाँ 
जो सिक्के चलाये उनपर कनिष्क वंश के सिक्कों की तरह बुद्ध की अथवा शिव 
ओर नन्‍्दी की मूर्ति अंकित की । सिन्‍्ध की सीमा पर मकरान ओर ब्राहुई प्रदेश 
( कलात ) के राजाश्ों ने भी अदंशीर का आधिपत्य स्त्रीकार किया | 
अफगानिस्तान ओर सुग्ध के बीच बदख्शाँ तक सासानी पच्चर घुस 
आने से वासुदेव श्य के लिए सुग्ध पर नियन्त्रण रखना कठिन हो गया, जिससे 
उयोन उसपर धावे मारते 
रहे । वासुदेव रय का राज्य 
पंजाब पर से भी उठ चुका था। 
वहाँ ऋषिक और अन्य सरदारों 
के अनेक स्थानीय राजवंश 
स्थापित हो गये थे । 
अदंशीर के बाद उसका 
...._ सासानी उपराज का शैव सिक्का जेठा बेटा शाहपुह १म ईरान 
चित, उपराज आहुति देते हुए; पट, शिव और का सम्राट हुआ ( २४२-२७२ 
ननन्‍्दी । विम कफ्स के सिक्‍के ( पृष्ठ १७० ) से ६० ) । २४२ ई० में 


तुलना की जिये। जद आह 
पच्छिमी एशिया में रोमियों से 


लड़ रहा था कि उसे पूर्षां प्रान्तों में विद्रोह होने की खबर मिली । उसने खुरासान 
आ कर पूर्वी प्रान्तों को फिर जीता और अपने बेटे होमिड़्द को वहाँ उपराज 
नियत किया | मं और बलख में तब से सासानी राज्य सुस्थापित हो गया | 
उयोन लोग सुग्ब दोश्राब में आ बसे । कनिष्क वंश का राज्य इसके बाद से 
केवल अफगान पठार में बाको रहा | 

$ ७. विन्ध्यशक्ति वाकाटक--पूरवी बुन्देलखंड में आजकल के पन्ना 
नगर के पास किलकिला नामक छोटी सी नदी है, जो आगे केन में जा मिलती 





| पुह८पुत्र | शादहपुहर-राजपुन्र; किन्तु सासानी राजवंश के अनेक राजाओं 
का यही नाम था । 


२०४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर ६ 


है। उसके नाम से पन्ना का समूचा पठार तीसरी शताब्दी में किलकिला 
कहलाता था। लग० २५० ई० में वहाँ वाकाठक वंश का “ विन्ध्यशक्ति?” नामक 
पुरुष प्रसिद्धि में आया। वह शायद भारशिव राजा का सेनापति था ओर उसने 
पूर्वी विन्‍्ध्य के अपने प्रदेश की अच्छी किलाबन्दी की इसी से वह “विन्ध्यशक्ति 
कहलाया | उसने विदिशा ओर विदर्भ तक अपना राज्य बदा कर पब्छिमी? 
( उज्जयिनी के ) ज्ञत्रपों से अवन्ति भी जीत ली | त्चत्रपों का राज्य तब सुयाष्ट्र 
उत्तरी गुजरात कच्छु ओर सिन्ध में बचा । वे अपनी राजधानी उज्जयिनी से 
गिरिनगर ( गिरनार ) ले गये | न्‍ 

6८, सिन्ध पर सासानोी आधिपत्य--२८३ ई० में सासानी 
साम्राज्य के पूरवी प्रान्तों में फिर विद्रोर हुआ । उसे दबाने के लिए सप्राद 
ब्हान रय। जो कि शाहपृह् १म का पोता था, स्वयं पूर्वी सीमा पर आया | 
उसने इस बार समूचे सकस्तान को जीत कर अपने बेटे वरहान को सकानशाह 
अथांत्‌ शक्ाधिपति पद दे कर उपराज रूप में वहाँ स्थापत किया। हमारा 
सौबीर देश ( सिन्ध प्रान्त ) भी शायद इस प्रसंग में सासानी साम्राज्य में चला 
गया ओर सासानी शासन में ही उसका नाम सिन्त्र प्रचलित हुआ । सासानियों 
का मध्य एशिया वाला' प्रदेश तुखारिस्तान ( बलख, तथा बदख्शाँ का शायंद 
पच्छिमी अंश ) भी सकानशाह के शासन में रखा गया । 

$ ९. सप्ताट्‌ प्रवरसेन, पल्‍लव वीरकूच्च तथा कांदम्ब मयूर- 
शर्मा--सिन्ध जब सासानी शासन में गया तभी ( र८४ ई० ) विन्ध्यशक्ति का 
उत्तराधिकारी उसका बेटा प्रवरसेन हुआ | पद्मावती के मारशिव राजा भवनाग 
के कोई पुत्र नहीं हुआ । उसने अपनी एक बेटी का प्रवरसेन वाकाटक के बेटे 
गोतमीपुत्र से विवाह कर उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया | यों प्रवरसेन के 
हाथ में अपनी बपौती के साथ भारशिव राज्य की बागडोर भी आ गई | उसने 
उस राज्य को साम्राज्य बना दिया । विदभ को विन्ध्यशक्ति ही ले चुका था। 
प्रवरसेन ने बाकी समूचा महाराष्ट्र दक्षिण कोशल ओर आन्प्र भी जीत लिये | 


| बरहान” का पिछला फारसी रूप बदराम 


२५60६] योधेय नाग वाकाटक २०५४ 


चुदुसातवाहन ओर इच््चाकु राजवंश तब्र समासत हुए (लग० २६० ई० )। 
उत्तर तरफ प्रवरसेन ने पारियात्रिक अर्थात्‌ राजस्थान का बड़ा अंश भी अ्रधीन 
किया | यों दक्खिन भारत और मध्यमेखला का मुख्य अंश उसके शासन में 
आ गया | 

तभी वीरकूच्च उफ़ कुमारविष्णु नामक पुरुष ने, जिसने “नाग राजा की 
बेटी के साथ ही सब राजचिह्न पाये थे,” श्र्थात्‌ जो प्रवरसेन के बेटे की तरह 
नाग राजा का दामाद था, तमि देश के पुराने परम्परागत राज्यों को दबा 
कर काशी में ग्रपना पल्‍्लव गजवंश रोपा ओर पूरवी से पच्छिमी समुद्रतट तक 
आधिपत्य जमाया | पन्लव राजाशों ने अनेक बातों म॑ वाकाटकों का अनुसरण 
किया | वाकाटकों की तरह वे भी अपने को 'घरममहाराज” कहते थे--धर्म का 
राज्य स्थापित करना इस युग का आदश था | 

२६३ ३० में सासानी सम्राट वरहान श्य की मृत्यु हुई ओर उसके बेटे 
वरहान रेय ने ईरान का मुकुट धारण करिया। किन्तु उसके दादा के छोटे भाई 
नरसेः ने उसे चुनोती दी ओर दोनों में युद्ध ठन गया । भारत से अ्रवन्ति के 
' राजा ने उस गद-युद्ध में वरह्मन का पक्त लेने को सेना भेजी । अवन्ति का वह 
राजा प्रवरसेन ही था ओर ईरान के घरेल्‌ युद्ध में उसके हस्तक्षेय का उद्देश 
प्रकटतः सिन्ध प्रान्त को वापिस लेना था। अ्रवन्ति-राजा द्वारा सेना भेजने की 
बात नरसेः ने इंगन की उत्तरपब्छिमी सीमा पर पाइक्ुली नामक स्थान पर 
त्रनवाये अपने मन्दिर में के अभिलेख में दर्ज की, जो अरब खणश्डित रूप में 
विद्यमान है । 

भारत से जो सेनापति इस अवसर पर सेना ले कर शकस्थान गया उसने 
भी मैसूर के चित्तलद्रुग के पास चन्द्रवल्ली की चद्मान पर के लेख में अपने 
शकस्थान जाने की बात दर्ज की है। उसकी कहानी मनोरंजक है। कादम्ब 
वंश का मयूरशर्मा नामक कर्णाटक का विद्यार्थी काश्ली की किसी घटिकाँ 
( पाठशाला ) में वेद पढ़ने गया | वहाँ उसका पल्लब राज्य के किसी घुड़सवार 
सेनिक से झगड़ा हो गया जिससे उसे लड़ाई का चसका लग गया। अपने जैसों : 
का दल बना कर वह प्रल्व राज्य की सीमा प्र चला गया... ओर वहाँ से 


२०६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ६ 


उस राज्य पर झापे मारना शुरू किया | जान पड़ता है जब वह पल्लव और 
वाकाटक राज्यों की सीमा पर ऐसी कार्रवाई करता था तब सम्राद्‌ प्रवरसेन का 
ध्यान उसकी ओर गया ओर उसने उसे अपनी सेवा में ले लिया । सम्राद के 
सेनापति की हैसियत में मयूरशर्मा ने कोंकण ओर राजस्थान में। अपनी योग्यता 
' का परिचय दिया, ओर फिर ईरान के गह-युद्ध में वरह्मान का साथ देने को 
सिन्ध-शकस्थान भेजा गया | 

उस घरेलू युद्ध में नरसेः की जीत हुई। प्रवरसेन का अभीष्ट सिद्ध 
नहीं हुआ | उसने जो सेना सिन्ध-शकस्थान को भेजी थी, वह राजस्थान और 
सुराष्ट्र दोनों के रास्तों से गई होगी | वह सिन्ध नहीं ले सका, पर अपनी लोयती 
सेना द्वारा उसने सुराष्ट्र के ज्षत्रप राज्य को आधिपत्य में ले लिया (२६५ ई०), 
जिससे सिन्च. की तरफ से सासानियों के उधर बढ़ने पर रोक लगी रहे। सुगष्द्र 
के शासकों ने तब्र से मदहात्षत्रप का पद छोड़ ज्षत्रप पद घारण किया। ३७ 
बरस बाद, रे३२ ई० में, प्रवरसेन ने कज्षत्रप राजवंश का मिटा कर सुराष्ट्र को 
अपने सीधे शासन में ले लिया। यों उत्तर भारतीय मैदान को छोड़ कर प्रायः 
समूचा भारत उसके सम्राज्य के अन्तगंत हो गया । प्रदरसेन ने ६० बर्ष तक 
(लग० २८४-३४४ ई० ) न्यायपूषक ओर हृदता के साथ के इस साम्राज्य का 
शासन-सूत्र सँमाला । साम्राज्य और सम्राट शब्दों का प्रयोग आजकल हम 
बहुत करते हैं। प्राचीन भारत में भी अनेक साम्राज्य खड़े होते रहें, पर सम्राट 
शब्द का प्रयोग हमारे पुराने इतिहास में कम हुआ । उस अ्रथ में दूसरे 
शब्द प्रचलित थे। पर प्रवरसेन के नाम के साथ सम्राद विशेषण उसके 
समकालिकों का ही लगाया हुआ है। अनुश्रति में वह सम्राट प्रवरसेन नाम 
से दी प्रसिद्ध है । | 

कादम्ब मयूरशर्मा को पल्नव महाराजा ने पीछे पच्छिमी समुद्र से लगा 
कुन्तल प्रदेश (उत्तरी कर्णाटक) सौंप कर अपने हाथों उसका अभिषेक किया । 
उसकी राजधानी वैजयन्ती ही रही | कादम्त्रों ने भी ध्ममहाराज पद और उसका 
आदर्श अपनाया । मयूरशर्मा के वंशज वर्मा? बन गये | 

शाहानशाह नरसेः ने केवल नो बरस राज किया और उसके बेदे 


१९१० | योधेय नाग बाकाटक ... २०७- 


होर्मिजद रय' ने आठ बरस ( ३२०२-३०६ ६० )। होमिज़्द का विवाह काबुल' 
के कनिष्कवंशी राजा की बेटी से हुआ । कनिष्क के वंश में वह अन्तिम नाम 
लेने योग्य राजा था। उसके बाद उसका राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया। 
प्रवरसेन की मृत्यु पर अफगान पठार और पच्छिमी गन्धार में पाँच छोटे छोटे 
राज्य थे | 

४१०, गुप्त वंश का उदय--त्तर भारत से ऋषिक साम्राज्य उठ 
जाने के बाद वहाँ जो नये गज्य खड़े हुए, उनमें से एक की स्थापना अयोध्या 
अथवा पुण्ड्रव्धन ( पुर्णिया 
झोर उत्तरी बंगाल ) में गुत 
नामक पुरुष ने की थी। गुप्त 
विन्थ्यशक्ति वाकाटक का 
समकालिक था। उसका उत्तर 
घिकारी उसका बेया घटोत्कच 
हुआ, ओर घटोत्कच के बेटे. चन्द्रगप्त ःम और कुमारदेवी का सोने का सिक्का 
चन्द्र ने अपने को चन्द्रगुप चित, राजा-रानी, लेख--चन्द्रग॒प्त श्री कुमार देवी; 
कहा | गुप्त तत्र से इस वंश का पट, सिंह पर दाहिने मुख बेटी देवी, 
नाम हो गया । लेख--लिस्छुबयः । 

मिथिला में तभी लिच्छुवि ( अनाथ साह संग्रह | 

गण फिर किसी रूप में उठ खड़ा हुआ था | शैशुनाक नन्‍्द मौय शुंग सातवाहन' 
ओर ऋषिक साम्राज्यों के अ्रधीन साढ़े सात शताब्दियों तक रहने के बाद भी 
लिच्छुवियों का गण-संघटन किसी तरह बना हुआ था। हमने देखा है कि 
तीसरी शताब्दी के आरम्म में उसकी एक शाखा नेपाल में स्थापित हुई थी 
[ ऊपर $ ५ ]। चन्द्र-्गुप्त ने लिच्छुवियों की कन्या कुमारदेवी से विवाह 
किया । गुप्त और लिच्छुवि राज्य उस विवाह से मिल गये और दोनों के सामे 
सिक्के निकाले गये, जिनपर चन्द्रगुतत श्र बुमारदेवी दोनों की मूरतें छापी 
गईं । लिच्छुवियों ने यों चन्द्र-गुतत की संरक्षा स्वीकार की । जान पड़ता है पास- 
पड़ोस की गजनीतिक दशा के कारण उन्हें वैसे संरक्षण की-किंसी पड़ोसी, 





२०८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ६ 


राज्य से अच्डी शर्त्तों पर मिल जाने की या किसी शक्त पुरुष के नेतृत्व की-- 
आवश्यकता थी; इसशिए चन्द्र-गुप के साथ यह नाता जोड़ कर उन्होंने दोनों 
राज्यों को मिला लिया | गुप्त ओर लिच्जुवि राज्यों के यों मिल जाने से ही 
प्रकट है कि दोनों एऋचदपरे से लगे हुए थे | लिच्जवियों का राज्य मिथिला में 
था। ओर मगध चरद्र-गुप्त के पीछे जीता गया, इसलिए गुप्त राज्य ममथिला 
के पब्छिम अ्रवध में अथवा पूरव पुण्ड्रवधन में था । 

चन्द्रग्गुत और कुमारदेवी के बेटे समुद्र-गुप्त का अभिषेक ३२० ई० में 
हुआ । उससे नये संत्रत्‌ का आरम्म माना गया जिसे हम गुप्त संवत्‌ कदते हैं ।% 

राज्य पाते ही समुद्र-गुत ने मगध पर चदाई की | अवध के पब्छिम 
वाले ठेठ हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों--पश्चाल मथुग आदि-का मगरध के 
साथ कोई नाता या सन्पिसम्बन्ध था | वहाँ के राजा मगर को बचाने दोड़े । 
समुद्र-गुप्त ने अपनी सेना का एक अंश मगध में छोड़ स्त्रयं पच्छिम बढ़ कर 
कौशाम्बी के आसपास उन राजाओं का सामना किया | वहाँ उसने पंचाल के 
राजा अ्रच्युत, मथुरा के राजा नागसेन ग्रांदि को पूरी तरह हराया। इधर 
उसकी सेना ने पाटलिपुत्र में मगध के राजा को 'खिल के खेल में ही” पकड़ 
लिया । पाटलिपुत्र को समुद्र-गुप्त ने अपनी राजबानी बनाया और उपरले 
गंगा-जमना काँठों के उसके वश में आने का रास्ता साफ हो गया | इसके बाद 
वह प्रवरसेन की मृत्यु होने तक अवसर की ताक में रहा ।॥ 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


९. कनिध्क वंश का साम्राज्य उत्तर भारत से कब कैसे उखड़ा ? कौन कॉन से 
नये राज्य उसके स्थान में उठे ? 


# ३२० ई० में गुप्त संबत्‌ का आरम्भ पहले चन्द्र-गुप्त कम के "अभिषेक से- माना 
जाता रहा है, पर इधर की विवेचना से वद मत बदलना पड़ा है। 

| इस तथा अगले अध्याय में उल्लिखित घटनाओं के विस्तारपृर्वक -विवेचन के 
लिए देखिए ज० च० विद्यालंकार ( १६५६ )--भारतीय इतिहास की मीमोसा, नव- 


'परिशिष्ट ३ ( पृ० २५६-३६६ )। 


२६१] गुप्त साम्राज्य का उदय और उत्क्ष २०६ 


> २. आभीर और मघ राजवंश कब कहाँ थे ? इतिहास में उनका विशिष्ट कार्य 
क्या है? 


ह कप . सास्ानी कौन थे ? ३४० ई० तक भारत की सीमा के किन प्रदेशों पर उनका 
कब कब केसें/अधिकार हुआ ? 
प्रेय कुशिन्द मालव और लिच्छुबि गणों का तीसरी शताब्दी ३० के 


इतिहास में विशेष काय क्‍या है £ 

५, तीसरी शताब्दी ई० में इच्चाकु वंश कडाँ राज्य करता था? और चुड़ु- 
सातवाहन कहाँ १ इन वंशों का उदय और अस्त कब कैसे हुआ ? 

६. बलख के सासानी सिक्कों पर शिव-नन्दी की मूरते क्यों अंकित की जातीरहीं ! 

७, वाकाटक विन्ध्यशक्ति और प्रवरसेन का जृत्तान्त संक्षेप से दी जिए । 

पल्‍लव वंश का राज्य कहाँ था ? उसका उदय कब केसे हुआ ? गुप्त वंश का 

राज्य आरम्भ में कहाँ था ? उसका उदय कब केसे हुआ १ कादम्ब वंश का 

६. २२५ इईं० से ३३२ ३० तक पच्छिमी क्षत्रपों के राज्य का हास ओर लोप केसे 
हुआ १ 

१०, पंजाब मध्य एशिया और अफगानिस्तान में कनिष्क वंश के राज्य का 
ढास और लोप कैसे हुआ ? 


अध्याय २ 


गुप्त साम्राज्य का उदय और उत्कष 
ह ( ३४४-४४५ ई० ) 
$ १, समुद्र-गुप्त द्वारा साम्राज्य की स्थापना--पप्रवरसेन के आँख 
मूँदते ही समुद्र-गुप्त ने वाकाटक साम्राज्य के दक्खिनपूरवी पहलू पर चढ़ाई की । 
मगध और भाड़खंड से कोशल (छुत्तीसगढठ) और महाकान्तार (बस्तर) जीतता 
हुआ वह आन्ध्र देश की तरफ बढ़ा । कुरात्ठ ( कोल्लेरू ) भील पर कल्िंग 
और आन्‍्ध्र के सरदारों ने तथा कांची के पल्‍लव राजा सिंहवर्मा के छोटे भाई 
विष्णुगोप ने उसका सामना किया | युद्ध में ये सब राजा केदी हुए. और 
अधीनता मानने पर छोड़े गये । वाकाटक साम्राज्य का दक्खिनपूरवी पहलू यों 
हट कर समुद्र-गुस के राज्य में चला गया । 
भा०--१४ 


२१० भारतीय इतिहास का उम्रमीलन [ धव ६ 


इसके बाद उसने वाकाटक साम्राज्य के डत्तरपच्छिमी पढलू पर 
चोट की । पद्मावती और अवन्ति को चीरता हुआ वह वीणा नदी के तट पर 
अरिकिण ( एरण, जि० सागर में ) तक पहुँच गया। प्रवरसैन के पीते रुद्सेन 





एरण ( जि० सागर ) में समुद्र-गप्त की रानी के स्थापित किये विष्णु-मम्दिर 

के अवशेष [ भा० पु० बि० ] 
या रुद्रदेव ने, जान पड़ता है, उस लड़ाई में वीरगति पाई। समरद्र-गुप्त से 
इसके बाद वाकाटक राज्य को ओर नहीं छेड़ा, पर आर्यावत्त' अर्थात्‌ ठेठ 
हिन्दुस्तान के अ्रच्युत, नागसेन आदि ८-६ राजाओं को जबरदस्ती उखाड़” 
कर समूचे गल्ञा-जमना काँठों को अपने सीधे शासन में ले लिया, और मगघध 
और दत्तिण कोशल के बीच की अटवी (जंगल )--अ्रर्थात्‌ आजकल के: 
फाड्खंड और जबलपुर प्रदेश--के सत्र छोटे छोटे राज्यों को अपना परिचारक्‌? 
( सेवक ) बना लिया । 


२११] गुल साम्राज्य का घदय और उत्कष २११ 


यों भारत का साम्राज्य बाकाठकों के हाथ से समुद्र के हाथ शा 
गया । उसका प्रताप देखते हुए. अनेक ' प्रत्यन्सों” श्रथांत्‌ सीमान्तों के राज्यों 
ने आपसे झाप उसे कर देना ओर उत्की आशा में रहना सान लिया। इन 
“प्रत्यन्ल”? राज्यों सें ( १) समतद (गंगा-अश्म पुत्र का मुद्दाना अथवा उसके पूरब 
लगा हुआ तट-प्रदेश) ( २ ) डबाक ( चटरगॉब-अिपुरा ग्रथवा असम का नौगाँव 
ज़िला ) ( ३२ ) कासरूप (४) नेपाल तथा (५४ ) कतृपुर (कुमाऊँ में कत्यूर) 
के राज्यों और (६ ) मालबव (७ ) आजुनायन (८) योबेय/ (६) मादक 
(१० ) आभीर आदि अनेक गणराज्यों की गिनती थी। नेपाल में तो गुप्तों के 
सम्बन्धी लिब्छुवियों का ही राज्य था। आजुनायनों का गणराज्य आधुनिक 
भरतपुर-आमरा प्रदेश में, मालवों के उत्तरपूरव तथा यौधेयों के दक्खिनपूरब 
था। मादक प्राचीन मद्र देश अर्थात्‌ राबी-चनाब दोश्ान्न में थे । 
प्रवरसेन की सन्यु पर जब्च समुद्र-गुपत ने वाकाटक साम्राज्य के पूरवी 
पहलू पर चदाई की तभी उसके पब्छिमी प्रान्त सुराष्ट्र गुजरात और दक्खिनी 
राजस्थान में क्षत्रप वंश का 
स्वामी-रुद्रदामा ( रेय ) 
अवसर देख कर महात्नत्रप 
बन खड़ा हुआ था | अपने 
साम्राज्य को संघदित कर 
5 चुकते ही समुद्र-गुप्त उसके 
पमुद्रन्गुप्त का अश्वमेध-स्मारक दीनार (सोने का. गये पर बिजली की तरह 
सिक्का )। चित, घोड़े के चौगिद लेख--राजाधिराज: . ट्ंट पड़ा ( ३५४१ ई० )। 
पृथिवीं बिजित्य दिब॑ ज़गत्यप्रतिबायबीय:। तब स्वामी-रुक््दामा के बेटे 
पद, देवी, लेख--अश्वम्नेधपराकम: । रुद्रसेन ( शेय ) के समूचे 
[ श्रीनाथ साह सं० ] राज्य में एकाएक क्रान्ति हो 
गई, और उस राज्य का अ्रन्त हो गया । १३३ वर्ष पीछे यद्धसेम सामनन्‍्त रूप से 


ह । यौधेयों के वंशज अब जोहिये कइलाते हैं-। हिसार साहीवाल ( मंट्गुमरी ) 
पशावलथुर बीकानेर प्रदेशों में वे अब भी काफी संख्या में है। कुछ सिन्ध में भी । 








२१२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ६ 


फिर अ्रपना सिक्का चला सका | समुद्र-गुप्त ने इस प्रकार “श्रनेक गिराये हुए 
राज्यों की फिर से स्थापना की ।” 

वाकाटकों से भारत का साम्राज्य ले लेने के बाद समुद्र-गुप्त ने महाराष्ट्र 
कर्णाटक में उनका राज्य बना रहने दिया | यही नहीं, पूरवी बुन्देलखंड में 
विन्ध्यशक्ति का जो मूल प्रदेश था, उसके गुप्त साम्राज्य से तीन तरफ से घिर 
जाने पर भी उसे नहीं छेड़ा । यों उसने वाकाटक राज्य से समभोता करने का 
यत्न किया । वाकाटकों की राजधानी आजकल के नागपुर के नज़दीक नन्दिवधन 
नामक स्थान में रही | 

60२५, कपिश-गन्धार में किदार कुबाण--सुग्ध में बस जाने के 
बाद उयोन लोग [ ऊपर अ० १ $ ६ | वंक्तु के पार बलख ओर मव पर धावे 
मारने और वहाँ भी आ कर बसने लगे । बलख और मव॑ तन्न सासानी साम्राज्य 
में थे ओर वहाँ ऋषिक सरदार सासानियों के सामन्त रूप में बसे हुए थे | इस 
अवसर पर उनका नेता किदार कुषाण नामक पराक्रमी पुरुष था। उसने देखा 
हिन्दकोह के दक्खिन का ऋषिक राज्य भी टुकड़े हुआ पड़ा है। उसने सेना 
जुआ कर हिन्दकोह पार किया ओर कपिश ओर पच्छिमी गन्धार के उन पाँच 
छोटे राज्यों को जीत पेशावर को अपनी राजधानी बनाया (लग० र४८-५०) | 

सासानी सम्राद शाहपुह रय ने ३४६ ई० के जाड़े में अपने पूर्बी प्रान्तों 
पर अधिकार पुनः स्थापित करने को चढ़ाई की | उसने उयोनों को दबाया और 
किदार कुषाण ने उसकी प्रजा होते हुए जो नया राज्य खड़ा कर लिया था 
उसपर अपना आधिपत्य जताया । डेढ़ बरस के युद्ध के बाद उयोनों ने बलख- 
मव में और किदार ने अ्रफगानिस्तान-गन्धार में उसके सामन्‍्त बन कर रहना 
माना | शाहपुह् उनसे सन्धि कर के लोट गया ( ३५८ ई० )। तब से बलख- 
मर्व के वास्तविक शासक उयोन माने गये और उनके सरदार सासानियों के 
सामन्त रूप में वहाँ श्रपने सिक्के चलाने लगे | श्रफगानिस्तान और पब्छिमी 
गन्धार भी सासानी आधिपत्य में चले गये | 

किदार अपने बेटे को पेशावर में अपना स्थानापनन्‍न नियत कर फिर 
बलख गया ओर वहाँ बचे हुए ऋषिकों को वहाँ से उत्तरपब्छिम वंच्षु के 


२९३ | गुप्त साम्राज्य का उदय और उत्कष २१३ 


निचले कौँठे में बसाने को ले गया । वंक्षु नदी के पुराने पाट से सूचित होता 
है कि वह तब्र कास्‍पी सागर में मिलती थी। उसके मुहाने के कुछ ऊपर बलकन 
नामक बस्ती में किदार ने अपने ऋषिकों को जा बसाया | 

$ ३. पहला गुप्त-लासानी संघर्ष--उक्त घटनाएँ तभी हुईं जब 
भारत के मुख्य भाग में समुद्र-गुप्त अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था। मद्र- 
देश तक उसका साम्राज्य कैसे पहुँचा सो हमने देखा है। माद्रक गण को 
शायद स्वयं समुद्र-गुप्त ने ही उत्तरपच्छिम फी नई शक्तियों का रास्ता रोकने 
को खड़ा किया हो । चनाब नदी तक यों सपुद्र-गुप्त का साम्राज्य पहुँच जाने 
पर किदार कुषाण ने भी उसे अ्रपना अधिपति माना और उससे शह और 
सहायता पा कर सासानी सम्राट को चुनोती दी। ३६७-६८ ई० में कुपाण- 
सासानी युद्ध हुआ । एक लड़ाई में किदार ने पूरी सासानी सेना का संहार कर 
दिया; दूसरी में, जिसमें स्वयं शाहपुह रय सेना का नेतृत्व कर रहा था, शाहपुह 
को मेंदान से भगा दिया । समुद्र गुप्त का इतिहास दम मुख्यतः उसके प्रयाग 
स्तम्भलेख से जानते हैं। ऊपर | $ १ म॑ | जो वृत्तान्त दिया गया है वह 
उसी के आधार पर | उस अमिलेख में लिखा है कि देवपुत्र शाहिशाहानुशाहि 
भी समुद्र-गुप्त का आधिपत्य मानता और उसका गरुड छाप वाला सिक्का अपने 
राज्य में चलाता था। दैवपुत्र शाहि शाहानुशाहि स्पष्ट ही किदार कुषाण के 
विरुद थे। यों अफगानिस्तान पर सासानी आधिपत्य केवल नो वष ही रहा, और 
उसे हटा कर समुद्र-गुप्त ने अपने साम्राज्य की सीमा हिन्दकोह तक पहुँचा दी | 

प्रयाग स्तम्म-लेख में यह भी लिखा है कि “सिंहल आदि सब द्वोपों के 
वासी” भी समुद्र-गुप्त को अपना अधिपति मानते थे । सिंहल के राजा मेघवर्ण 
ने समुद्र-गुप्त की अनुमति पा कर बुद्धगया में सिंहली यात्रियों के लिए. एक विहार 
बनवाया था | भारत का एकमात्र अधिपति होने के कारण समुद्र-गमुप्त का 
प्रभाव बृद्त्तर भारत के सुवर्शोद्वीप आदि के राज्यों पर भी रहा होगा इसमें 
सन्देह नहीं । 

भारतवर्ष का दिग्विजय कर समुद्र-युप्त ने अश्वमेध किया। वह जैसा 
विजेता था, वैसा ही आदश राजा ओर सुशासक भी | वह स्वयं विद्वान तथा 


श्श्ड _ भारतीय इतिहास का उम्मीलत [ पर्थ ६ 


काल और संग श्रीर संगीत में विशेष निपुण था। वह और उसके बंशज पिंघु के 
उपासक थे। भगवान्‌ विषुषु की तरह दुष्टों का दलन कर प्रजा का पाक्षन श्रोर 
मंगल करना तथा राष्ट्र को सब प्रकार समृद्ध धनाना उन्होंने श्रपनां कतंव्य माना । 
समुद्र गुप्त का प्रशासन लग० ३७६-७८८ ई० तक चला । प्रंधरसेन के बाद 
उसी की तरह समुद्र-गुप्त ने भी प्रायः बत्तीस चौंतीस बरस भारत में रामराभ्य 


बनाये रक्‍्ला । 


समुद्र-ग॒प्त के सीने के सिक्के 





बीणावादक नमूना धनु्धेर नमूना 
[ पटना संग्र० ] 


$ ४. कंगवर्मा और पृथ्चीपेंण श्म--हमने देखा है कि समुद्र-गुप्त 
अपनी दक्खिन की विजय-यात्रा में दक्खिन भारत के पच्छिमी माग--महांराष्ट्र+- 
की तरफनहीं गया था। उसके विजयों के बाद भी वाकाटक राज्य पूरवी 
बुन्देलखंड ओर महाराष्ट्र में बना ही रहा था। प्रवरसेन का पोता राजा प्रथ्वी- 
षेण १म समुद्र-गुप्त का पिछुला समकालिक था । कांदम्ब मयूरशर्मा के बेटे 
कंगवर्मा ने पल्नव राजा के समुद्र-गुप्त से हारने के बाद अपना राज्य फैलाने का 
यत्न[किया, पर प्रथ्वीषेण ने उत्तर की ओर उसे बढ़ने न दिया ओर उत्तरी 
कुन्तल पर भी श्रधिकार कर लिया । 

$५, दूसरा गुप्त-सासानी संघर्ष, राम-गुप्त और चन्द्र-गुप्त 
विक्रमादित्य--समुद्र-गुप्त ने अपने छोटे बेटे चन्द्र-शुत को उत्तराधिकारी 
बनाना चाहा था, पर मन्त्रिपरिषद्‌ ने जेठे बेटे राम-गुप्त को राजगद्दी दी | 

उधर सासानी सम्राट शाहपुद्द रेय ( रे८१-ईै८८ ई० ) मे समुद्रगुप्त 
और किदार की मृत्यु कै बाद अ्रवसर देख कर श्रफंगानिस्तान प२ फिर श्राधिपत्य 


२६५ गुप्त सांग्राज्य का उदय ओर डत्कष ५१५ 


जम्ता लिया | किदार का बेठा पिरो, शाहपुह्ठ का सामनन्‍त बन गया | तब 
हे | सासानी साम्राज्य के पूरवी प्रान्तों 
के शासक रगज-प्रतिनिधि सकाम- 
शाह ने पिरो को साथ ले कर 
गुप्त साम्राज्य पर चढ़ाई की। 
राम-गुप्त ने पंजाब में उनका 
चन्द्र-गुप्त विक्रमादित्य का सोने का सिक्का... सामना किया | वहाँ ब्यासा नदी 
. चित, राजा शेर का शिकार करते हुए, के किनारे शिवालक के विष्णु पद्‌ 
लेख--नरेन्द्र'*। ' पट, सिंहवाहिनी देवी, पहाड़ पर के गद में शत्रु ने 
लेख--सिंदविक्रम: । [ श्री० सा० सँ० ] उसे घेर लिया । 
उस दशा में सकानशाह् ( शकाधिपति ) ने राम-गुप्त से यह प्रध््ताव 
किया कि तुम अपनी रानी अ्र.वरवामिमी को सौंच दो तो तुम्हें जामे दूँ | शाम गुप्त 
ने वह शत्ते मान ली ! राम-गुप्त का जवान भाई चन्द्र-गुप्त भी वहीं था | उससे 
अपमान न सहा गया | श्र वस्वामिनी का शत्र के शिविर में जाना तय हो 
चुका था। चन्द्र-्गुप्त ने भाई को मना कर स्वयं अग्नी भावज का भेस घरा 
ओर अपने चुने हुए साथियों से उसकी सहेलियों का भेस धरा उनके साथ श्र 
की छावनी में प्रवेश किया | वहाँ कुछ देर शकाधिपति से लीला करने के बाद 
चन्द्र-गुप्त ने ज्योंही छुरी से उसका काम तमाम कर शंख बजाया, त्योंही 
उसके साथियों ने शकाधिपति के सरदारों की भी वही गति कर दी, ओर गद के 
भीतर वाली सेना ने शत्र की सेना पर टूट कर उसे मार भगाया | 
कायर रामगुप्त का भी इसके बाद शीघ्र अन्त हुआ झोर भारत का 
साम्राज्य चन्द्र-गुप्त को मिला । देवी ध्र्‌ वस्वामिनी ने अपने 2द्धारक को अपना 
पति वरा । 
चन्द्र गुप्त नें इसके बाद पंजाब पार कर अफगानिस्तान पर चढ़ाई की 
और क्रिंदांर के बंशजों कों पूरी तरह हरा कर तथा सासानियों को खदेड़ कर 
हाँ श्रपनां आधिपत्य स्थापित किया। राम-्गुप्त के प्रशासन की कमज़ोरी 
श्रयंवां शंकांधिपति की खंदाई से लाथ उठा कर पच्छिम भारत में फिर एक 





२१६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पब ६ 


स्वतन्त्र महात्षत्रप उठ खड़ा हुआ था। अफगानिस्तान से लोट कर चन्द्र- 
फकाकथ्राम्ममममममगम्भ्ध्ध ते नो. उसी राजवंश को भी 
सदा के लिए मिठा दिया 
(२६० ई०) | 
मिलसा के पास उदयगिरि 
में चन्द्रगुत्त के बनवाये हुए 
गृहामन्दिरों के बाहर प्रथिवी 
का उद्धार करते हुए, वराद की 
विशाल मूर्ति बनी है, जिसमें 
प्रवस्वामिनी के उद्धारक 
कर का 08 गा । चन्द्र-गुप्त के तेज और वीय 
«०2 404:453:5.20:58 की स्पष्ट भलक दिखाई 
उदयगिरि की चन्द्रगुप्तगुदहा के बाहर वराहमूति, देती है। वह भारतीय मूत्ति- 
वराह को दन्‍्तकोटि पर लटकती हुईं ख्लीमूति. कला के सत्र से ओजस्वी 








पृथ्चिवी या ध्रवस्वामिनी। नमूनों में से भी है । 
[ श्री अरुणचन्द्र नारंग द्वारा फ़ोटो ] राजा चन्द्र के विजयों 


का स्मारक लोहे का एक खंभा विप्णुपद पहाड़ पर खड़ा किया गया था। वह 
चन्द्र चन्द्र-गुम विक्रमादित्य के सिवाय कोई नहीं हो सकता। उस खंभे को चन्द्र 
गुप्त ने; शायद अपने सामने दलवाया हो, पर उसपर का लेख उसकी 
मृत्यु के शीघ्र बाद का खोदा हुआ है । ११वीं शताब्दी में दिल्ली का संस्थापक 
अनंगपाल तोम, जिसका राज्य शिवालक तक था, उस खंभें को उठवा 
कर अपनी राजधानी में ले आया | तत्र से वह लोहे की कीली? दिल्ली की 
महरौली बत्ती में खड़ी है। उसपर यह लिखा है कि “वंगदेश ( पूरबी 
बंगाल ) में इक्ट्ठें हो कर आये हुए शत्रुओों को छाती से पीछे धकेलते हुए 
लड़ाई में जिसकी भुजा पर तलवार ने कात्ति खोद दी थी, जिसने सिन्‍्ध के सात 
मुँहों (5 सतलज ब्यास रावी चनाब्र जेहलम सिन्ध ओर काबुल नदियों ) को 
युद्ध में तैर कर व/ह्लीकों ( बलखवालों *> किदार-व शजों ) को जीता, जिसके दीय॑- 


२१७- 


6 
ष 


का उदय श्र उत 


यृ 


[5 


गुप्त साम्र 


२६५] 





+० » शर 3 पक लशत्त पाल णबातमसतपू उन, 


ली. 
छाल + 
रा ३० कह ४ 5 
अर न कं 
हेजल 
ही 
सु 
+ 5 कर एन % ३०६६ 


ु 


>> न्‍ + पुस्प्स्सो जा 
कि परम ले. मी वश 


ननन्सन जल की ग 5 


न्‍न खत 


बे छननरा, 


*श्श्८ भारतीय हृतिह्ाासं का उम्मीलेमे [ बचे ६ 


वायुश्रों से दक्षिणी समुद्र आज भी सुवासित है, ** उस चन्द्र नामक ''' राजा 











2. पी न ४, ५2 | प किक ++--७--०५० ७ ९५ (० कि छ ध 
<7)१ है. पे, गुत्र-साध्ाज्व : 
डे 0७ क 2), गुप्त सम्रारों की सुक्तियाँ (सोते शातित देंश)***** * 
बा आए कर न्‍;! 7 », गुतों के करद प्रस्यन्त राज्य गजल सपना 
| ५३ सजुद्रगुत द्वारा पराभत दक्षिशा पथ के राज्य +० ५+--« ' 
४ समुद्रगुत का शासन मानने वाले राज्य ७७ | 


राजवंशों के नाम दाकाटके | 
गशराण्यों के नाम -*- - शीवेय 





करीना किलकफिला 


प्ररिकिश ०. (".,.. कॉन्तिपुरी 
जे उबपिनी श्र १७६ “8 (१ ४ ॥/ ६ पु १४ द 


॥ाए शाही 20.70 भार [07 6० # * 
| 


2. ८, | “करे 












4, ७ 


॥॥ 
॥४ ९७5 
॥॥,, ५ ये 











॥ 

















/बललसकलन्‍मन«नन्‍न्‍न्‍मरजनशक...... 
| अ्कक-»-+>मन>>ओ, 
ूं *मकलइमभ-पसक कक 








52 छ 6 +--+_> 


न 


नकशा--(९८ 


२६४५] गुत साम्राध्य का उंदप और उत्क् ९१६ 


ने * भगधान्‌ विध्एु का यह ऊँचा ध्यज ( खड़ा ) करवाया |” 

इस क्ेखमें घताये घटनाओं के क्रम॑ से प्रकथ होता है कि चन्द्रश्गुप्त मे 
पहले पूरवी बंगाल में 
सम्मिलित शत्रुश्नों को 
हराया, फिर अफगा- 
निस्तान पर चढ़ाई 
की औ्रोर पीछे दक्षिशी 
समुद्र के पास पराक्रम 
दिखाया । बजिन्‍्हें: 
आज हम बंगाल की; 
खाड़ी, अरब सागर 
और हिन्द महासागर 
कहते हैं, 2अन्‍्हें हमारे 
प्राचीन वाठमय में 
क्रमशः | पूर्वी सागर, 
पच्छिमी सागर और 
दक्खिनी सागर कहा 
जाता था, दक्षिणी 
समुद्र का दूसरा कोई 





+ - 4८% अफे बफेपन पसूीडा पे पिककनटा. 6 एया० का 





अथ न होता था।? है. 
जान पड़ता है, | 5 
वाकाव्क राज्य के [2 «« ५, तर फयए काका सन ज्न्न्न्हिर 


5 


साथ पूरी मैत्री स्थापित. +४४-+-ा २ 


हो जाने के बाद चन्द्र. पहरौलो में राजा चन्द्र को लोहे की कीशी। पड़ोस की टूटी 
गुप्त ने भारत के मसजिद अनंगपाल के मन्दिर का रुपाश्तर है। 
दक्:खिनी छोर तक भी [ भा० पु० थि० ] 

भ्रपना श्राधिपरय फेलायां । 


२२० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ६ 


इन विजयों के बाद चन्द्र-गुप्त का विक्रमादित्य पद घारण करना सवंथा 
साथक था । चीनी यात्री फ़ाहिएन के कथनानुसार उसने अपने राज्य से मृत्यु- 
दर्ड उठा दिया था। पूर्णतः शकत सुब्यवस्थित और न्यायपूर्ण शासन में ही 
वैसा हो सकता था । हम देखेंगे कि चन्द्र-गुप्त के इढ और न्यायपूर्ण शासन का 
अनुसरण करने का प्रयत्न बृदत्तर मारत के उपनिवेशों ने भी किया था । 

५ ६- प्रभावती गप्ता--चन्द्र-गुप्त की पहली रानी कुबेरनागा से 
प्रभावती नामक बेटी हुई थी। उसका विवाह उसने वाकाटक राजा प्रथ्वीषेण 
के बेटे रुद्सेन रय से किया | यों गुप्त और वाकाटक राज्यों का परस्पर सम- 
भोता पूरा हुआ शोर समूचा भारत एक तरह से एक साम्राज्य में आ जाने की 
भूमिका बँघी | रुद्रसेन रय विवाह के कुछ ही बरस बाद चल बसा। उसका 
बड़ा बेटा दिवाकरसेन तब्च पाँच बरस का ओर छोटा दामोदरसेन दो बरस का 
था । रानी प्रमावती दिवाकरसेन के नाम पर शासन चलाने लगी । चन्द्र-गुप्त 
विक्रमादित्य ने उसकी सहायता के लिए कई योग्य राज़्याधिकारी भेज दिये। 
उनमें से एक कवि कालिदास था जिसे सपम्राद ने अपने दोहतों की शिक्षा के 
लिए, भेजा था | दिवाकरसेन की भी अठारह बरस की आयु में अकाल मृत्यु हुई 
तब रानी प्रभावती ने छोटे बेदे के नाम पर कुछ बरस और शासन किया (लग० 
२६५४-४१५४ ई०) | बह तीसंरा बेटा पीछे प्रवरसेन रेय नाम से राजा हुआ । 

| ४७. कुमारशप्त श्म-- 
चन्द्रगुत विक्रमादित्य के बाद 
उसके बेटे कुमार-गुप्त ने ४० वर्ष 
(४१४-४५४ ई०) शान्ति-पूबंक 
राज्य किया । वाकाटक राज्य में 
यही काल प्रभावती के बेटे 
प्रवरसेन रेय ओर उसके बेटे 





कुमार-गुप्त +म का सोने का सिक्का 
चित, राजा घोड़े पर सवार, लेख--गुप्तकुल- ९ हे 
ग्योमशशी जयत्यजेयो जितामरेन्द्र:। नरेन्द्रसेन के शासन में बीता | 
पट, देवी मोर को खिलाते हुए। राजण्ह और पाटठलिपुत्र के बीच 
[ श्री० सा० सं० ] नालन्दा में कुमार-गुप्त ने एक 


२६३६८] गुप्त साम्राज्य का उदय ओर उत्कष २२१ 


महाविहार की स्थापना की | आगे चल कर वह महान्‌ विद्यापीठ रूप में प्रसिद्ध 
हुआ | कुमार-ुप्त के प्रशासन में भारतवष में शान्ति ओर समृद्धि बनो रही । 
किन्तु तभी उत्तरपच्छिमी सीमान्त पर नई आधी आई जिसे वह रोक न सका । 

6 ८, मध्य एशिया में हूण--प्रायः पाँच सो बरस चुप रहने के बाद 
चौथी शताब्दी ई० के अन्त में हूण लोग फिर अपने घरों से निकले और टिड्डी- 
दल की तरह संसार के सम्य देशों पर छा गये। जहाँ कहीं वे पहुँचते, 
गाँव ओर बस्तियाँ जलाते और मारकाट मचाते जाते। उत्त काल के समय 
जगत्‌ की दृष्टि में उनकी जंगली आदतों के अतिरिक्त चिपटी नाके गाड़ी 
हुई छोटी आँखें ओर ककेश आवाज़ उन्हें ओर भी भयंक्रर बना देती थी। 
उनकी एक बाद वोल्गा नदी को लॉध कर युरोप चली गई ओर रोमस्साम्राज्य 
पर मँडराने लगी | जैसे प्राचीन ईरान ओर आर्यावत के उत्तरी सीमान्त पर 
शक आय लोग रहते थे, वैसे दी रोमसाम्राज्य के उत्तरपूरव राईन और 
दान्यूच नदियों के उस तरफ गत ( ७०॥ )# सस्‍्लाव त्यूतन आदि अधसम्य/ 
आय जातियाँ रहती थीं। हूणों ने उनके देश में खलबली मचा दी, जिससे वे 
रोम-साम्राज्य पर जा टूटीं और उसे तहसनहस करने लगीं । स्वयं हूण मध्य युरोप 
तक जा पहुँचे, जहाँ उनके नाम से एक देश हुनगारी कहलाने लगा, तथा 
उनके भाईबन्दों के नाम से एक देश बुलगारिया | अतिला नामक हूण सरदार 
ने रोम का पूरा परुभव कर उसे लूट लिया | | 

हूणों की दूसरी बाद थियानशान ओर पामीर के पच्छिम के मध्य एशिया 
के राज्यों पर टूटी (लग० ४२५४ ई० )। मध्य एशिया की शान्ति समृद्धि 
ओर सम्यता को तब्र गहरा घक्का लगा। सुग्ध दोग्नाब को जीत कर हूणों ने 
ईरान के सासानी राज्य पर हमले करना शुरू किया | सासानियों से उनका युद्ध 
प्रायः सवा सौ बरस तक जारी रहा । 


* भारतीय अभिलेखों में गौथ के लिए गत शब्द आया है। महाराष्ट्र के जुन्नर 
नामक स्थान में सातवाहन युग के दो लेख हैं, जिनमें दो गत यवनों द्वारा बौद्ध संघ को 
दान दिये जाने की बात दर्ज है। यवन शब्द वहाँ युरोपीय के अरे में है। 


२३९ भारतीय इतिहास का' उम्मीलम [ बर्द $ 


बंचु के काँदे ( परिक्रमी सध्य एशिया ) में हूशों के ठिफ आने से सीता 
के कांठे ( पूरबी मध्य एशिया ) के भारतीय राज्य उत्तर ओर पच्छिम से घिर 
गये । डुनका पब्छिमी देशों से सम्बन्ध टूट गया और भारत से सम्बन्ध के 
माग भी खतरे में पड़ गये | हूण लोग उन राज्यों पर भी जब तब घावे मारने 
लगे, जिससे उनपर आतंक बना रहने लगा | 
अभ्यास के लिए प्रश्न 
१, समुद्र-गुप्त से पहले भारत के राज्यों का नक्शा कैसा था ? समुद्र-गुध् ने उसे 
फ्लट कर केंसा कर दिया ? 
२. समुद्र-गुप्त के अधीन कौन कौन से प्रत्यन्त राज्य और गणराज़्य कहाँ 
कहाँ थे १ 
३, भरत के किस मुख्य भाग का समुद्र गुप्त ने विजय नहीं किया ? क्‍यों १ उसके 
र्‌ स नात का करों तक कंसे जारा रकखा ? 
4न्द्र-गुप्त विक्रमादित्य के कार्यो का व्त्तान्त संक्षेप से कहिए । 
किदार कुषाण कोन था ? उसका वृत्तान्त संद्ेप से दीजिए । 
९० पुढला आर दूसरा गुप्त-सासानी संघर्ष किन दशाओं में केसे हुआ १ प्रत्येक 
का फल क्र्म्ना निकला 
रानी प्रभावती का व्ृत्तान्त संक्षेप से कहिए । 
८,/महरोाली स्तम्भ पर क्या लिखा है ? उसको व्याख्या कीजिए । 


अध्याय ३ 


गुप्त साम्राज्य हूण ओर यशोधर्मा 
( ४४४०--५४३ ई० ) 

५ १. रकरदू-गुप्त--४५४ ई० में सासानी सजा यज्दशुर्ग रय को 
हरा कर हूणों का एक दल अफगानिस्तान पंजाब लॉघता हुआ प्रत्लीत होता है 
भारत के मध्यदेश में बनारस के उत्तर तक बढ़ आया। कुमास्युप्त की मृत्यु 
उसी अवसर पर शायद हूण आक्रमण से पैदा हुई अव्यवस्था में न्‍खव उसकी 
सुत्यु पर गुप्त वंश की राज्यलक्मी डग्रणगा गई”, पर उसका नोजबान केदा 
स्कनद बहादुरी से शबुझों का सम्नगा करता रहाः। दे शा एक ले तक ये, 


08 
"का, 
रा।८ 


गुस्त साप्नाज्य हूण ओर वशोधम्रां २२३: 


" 











दूसरा पुष्यमित्र बासक गश था,.. 
जिसते अ्रत्र विद्रोह किया था। 
युद्ध में एक रात स्कन्दर को 
अपने सैनिकों के साथ नंगी 
ज्ञमीन पर सो कर बवितानी पड़ी । 
तीन महीने के अन्दर सच्च शत्रुओं: 
को परास्त कर विजय का समा- 
चार लिये स्कन्द अपनी माँ के 
पास उसी तरह पहुँचा, जैसे 
“कृष्ण देवकी के पास गया 
था।? माँ ने डबडबाई आँखों: 
से उसका स्वागत किया | हूणों 
को उसने ऐसो हार दी कि अ्रग्ते 
तीस बरस तक उन्होंने भारतवष 
की ओर मुँह न फेरा, और प्रायः 
४४ बरस तक गुप्त साम्राज्य को 
फिर न छेड़ा । उस विजय का 
स्मारक स्तम्भ गाज़ीपुर जिले के 
सैदपुरमितरी गाँव में अब भी 
खड़ा है । बहुत सम्मब॒तः बहीं 
स्‍्कन्द ने हूणों को हराया था | 
स्कन्दगुप्त के बारह बरस 
(४५४५-४६७ ) के प्रशासन में 
गुप्त साम्राज्य का मोरव बना 
४ मम न ,. ». इदहा। 

स्क्द-शुप्त का हूण-विजय का स्मारक स्तम्भ $२. पिछले गुप्त खन्नाद 
सैदपुर"सितरी (स्रि० ग.जोपुर)। [स्ा० पु० लि०]. _रकन्दगुस्त के बाद दस्त बरस 


“२२४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पं ६ 


में दो-एक सम्राटों ने राज किया, ओर फिर बीस बरस तक ( ४७७-६६ ) बुध- 
गुप्त ने। उसके बाद चौथाई शताब्दी दो या अधिक सम्राटों के प्रशासन में 
-बीती, जिनमें से एक भानुगुप्त था | इन सम्राटों का वंशवृक्ष और राज्यकाल, 
“जो अ्रभी तक जाना जा सका है, इस प्रकार है-- 
कुमार-गुप्त शम 
४१५४-४५५ 
अनिल कलम 
| | | 
घटोत्कच-गुप्त स्कन्द-गुप् पुरुगुम 
४४भ४-४६७ 


कुमार्गुप्त रेय 
४७४ 











बुध-गुप्त वैन्य-गुपत नरसिंह-गुप्त बालादित्य 
४७७३-४६ ६ पू०्८ 
भानु-गुत्त कुमार-गुप्त रेय 
११ 
विष्णु गुप्त 
6३. गन्धार में हण; तोरमाण और मिहिरकुल--उधर ईरान के 
"सासानी शाहों का मध्य एशिया में हूणों के साथ मुकाबला जारी रहा। ४८४ 
'ई० में शाह पीरोज़ उनसे लड़ता हुआ मारा गया। तत्र उन्होंने बलख को 
अपनी राजधानी बना अफगानिस्तान को भी पैरों तले रॉंद डाला और उसकी 
अनेक सुन्दर सभ्य अस्तियों को मटियामेट कर डाला । गन्धार पहुँच कर हूणों 
ने वहाँ भी अधिकार जमा लिया | 
५०० ई० के बाद गन्धार का हूण राजा तोरमाण 'षाही जऊब्ल 
'था। उसने गुप्त साम्राज्य को कमज़ोर पा कर उस साम्राज्य के पब्छिमोत्तर 
पंजाब से श्रवन्ति तक जो प्रत्यन्त! (सीमा के) गणराज्य थे उन्हें एक एक कर 
'जीत लिया । उस दशा में श्रवन्ति पर भी खतरा देखते हुए वाकाटक राजा 
 इरिषेण ने उत्तर बढ़ कर अवन्ति को अपने राज्य में ले लिया । तोरमाण ने 


रे $४] गुप्त साम्राज्य हूण और यशोधर्मा २२५ 


तब चम्बल के काँठे से पूरव बढ कर विन्ध्याचल के प्रदेश में गुप्त साम्राज्य के 

दक्खिनपब्छिमी पहलू पर चोट की | सम्राद्‌ मानुगुप्त अपने सामन्तों के साथ 

एरण में हूणों के विरुद्ध बहादुरी से लड़ा ( ५१० ई० )। किन्तु बाद में सम्राद 
बालादित्य ने तोरमाण के बेटे मिहिरगुल या मिहिरकुल को अपना अधिपति 

माना | बालादित्य या तो भानु-गुम का ही उपनाम था, या उसके उत्तरा- 

घिकारी का | 

मिहिरकह्रुल ने शाकल ( स्थालकोट ) को अपनी राजधानी बनाया | वह 
अपने को पशुपति ( शिव ) का उपासक कहता था। गन्धघार की प्रजा पर, 
विशेष कर बौद्धों पर, उसने बड़े अत्याचार किये, जिससे गन्धार में बोद्ध 
सम्प्रदाय का अन्त हो गया | बालादित्य ने ततब्र उसका आधिपत्य मानने 
से इनकार किया। मिहिरकुल ने उसपर चटाई की। बालादित्य उसके 
सामने भागने का बहाना कर उसे कहीं गंगा के कछार में मटका ले गया, 
ओर तब एकाएक हमला कर उसे केद कर जिया (लग० ५४२७ ६० )। 
मिहिरक्रुल के प्रजा पर किये अत्याचारों के कारण बालादित्य ने उसे सूली पर 
चढदाना तय किया, किन्तु बालादित्य की माता ने मिहिरक्रुल की जान बख्श दी। 
मिहिरक्रुल पंजाब लोटा, पर उसके भाई ने पीछे उसकी गद्दी हथिया ली थी। 
तब मिहिरकुल ने भाग कर कश्मीर के राजा के यहाँ शरण ली ओर कुछ काल 
बाद अपने आशअ्रवदाता का राज्य छीन लिया ! उसने फिर गन्धार पर चढाई की 
ओर वहाँ बड़े अत्याचार किये। हूणों के दो तीन आक्रमणों से तक्षशिला सदा 
के लिए मटियामेय हो गई । 

6 ४. वाकाटक हरिषेण--क्रुमार-गुप्त और स्कन्द-गुस के प्रशासन में 
हूणों का पहला आक्रमण होने पर वाकाटठक राजा नरेन्द्रसेन ने अवन्ति को श्रपनी 
रक्षा में ले लिया था। स्कन्द-गुत्त का साम्राज्य सुराष्ट्र तक फैला हुआ्आा था, जिसका 
यह श्रर्थ है कि स्कनद ने अवन्ति पर भी फिर से आधिपत्य स्थापित कर लिया 
था | परन्तु पाँचवीं शताब्दी के अन्त में दरिषिण वाकाटक ने अपना राज्य फिर 
अवन्ति से कुन्तल श्रोर दक्षिण कोशल तक फैला लिया। उसके दक्खिन 
कर्णाटक का कादम्ब और काश्वी का पल्‍लव राज्य भी अच्छी दशा में थे । 

भा०--१५ 


२२६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ६ 


$ 


8५, जनेन्द्र यशीध्रमो-पंजात्र कुरुक्षेत्र राजस्थान को गुप्त सम्राट 
हूणों से न बचा सके ठो वहाँ को जनता स्वयं अपनी रक्षा को उठ खड़ी हु 
उसका अगुआ जनेन्द्र ( जनता का नेता ) यशोधमां था। उसने दुबल गुप्तों 
के साम्राज्य को अपने हाथ में ले लिया आर जनता की सेना खज्नी कर अनेक 
लड़ाइयों में हूणों को हरा कर उन्हें पीछे ठेला | जिस मिहिरिकुल से बालादित्य 


कमर चाह पृममा---ज सका गए! ७० “० “सा नापाकुका७ न काट «न लपमन ननगानगाकनान ज्कानाक-3 ए्मुफदकणानन र “यडमा०++ >क >जामान-+थ >०े परकमन तन +काकक ता कानन >जनक 3. छनोक-क हा पमाज 
बढ 





दुसोर में पढ़े हुए यशे।धर्मा के विजय-स्तम्भ [ ग्वालियर पु० वि० ] 


डरता फिरता था, उसे यशोधर्मा ने हिमालय के गद में खदेड़ा, ओर अपने 
चरणों पर क्रुकने को बाधित किया ।? मिदिरिकुल ने तनत्न अ्रपनी द्वार की ग्लानिः 
से आत्महत्या कर ली। “लोहित्य (ब्मपुत्र) के काँठे से महेन्द्र पंत (उड़ीसा): 
तक ओर हिमालय से पब्छिमी समुद्र तक समूचा देश अपने उद्धारक यशोधर्मा 
का शासन मानने लगा ।  जिनपर गुप्तों का अधिकार कभी न हुआ था, थरौर 
जिनमें हूणों की आश। कभी न पहुँची थी” ऐसे कई देश भी उसके अधीन हो 
गये। वाकाटकों का राज्य भी सम्मवतः उसी के साम्राज्य मं मिल गया $ 


४३१] बाकाटक-गुत युग का बृदत्तर भारत २१७ 


दांसोर (मन्दसोर) में यशोघंमा के विज्यस्तम्म, जिनमें से एक पर ६८६ मालव- 
संवत्‌ (५३२ ६०) का लेख है, अब तक पड़े हैं। यशोधर्मा के पच्चीस-तीस 
बरस पोछे ( ५५४५७-५४६७ ह० ) ईरान के शाह अनुशीरवाँ ने मध्य एशिया ई#में 
भी हुणों की शक्ति तोड़ दी । 
यशोधर्मा के साथ हमारे इतिहास का प्राचीन काल समाप्त होता है। 
इसके बाद के प्रायः एक हज़ार तरस को हम मध्य काल कहते हैं । 
अभ्यास के लिए प्रश्न 
$सम्राट्‌ स्‍्कन्द-गुप्त किस बात के लिए प्रसिद्ध हैं १ 
है भारत के किस किस प्रदेश में हूण शासन कब स्थापित हुआ ? क्रमिक वृत्तान्त 
खिए । 

बा में हूणों का अंतिम पराभव करने वाले महापुरुष का परिचय दीजिए। 
. ४, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए--- 

ड गुप्त सम्राट , मिहिरकुल, दरिषेण, यशोधमा की साम्राज्य-सीमा, अनुशी रवाँ। 

शिला का ध्वंस कब किसने *किया १ 
६ स्कन्द-गुप्त के रमकालिक वाकाटक तथा दक्खिन के राज्यों का विवरण दीजिए ।, 


अध्याय ४ 
वाकटठक-गुप्त युग का बृहत्तर भारत 
8 १, भारत का विस्तार--वाकाटक और गुप्त युगों में मारतवष 
कहने से उपनिवेशों सहित भारतवर्ष ही समझा जाता था| पुराणों में भारतवर्ष 
के 'नौ भेद' कहे हैं, जिनमें से प्रत्येक स्थल-मार्ग से ' परस्पर अ्रगम्य और समुद्र 
से श्रन्तरित” है। आज जिसे हम भारत कहते हैं वह उन नो में से केवल एक 
है, ताम्रप्णों या सिंहल दूसरा है, शेष सब्र परले हिन्द में हैं । 

_फुत-ये नामक चीनी लेखक ने पाँचत्रीं शताब्दी के शुरू में लिखा कि 
काबुल से आरम्भ कर दक्खिनपब्छिम स्ुद्रगत्ट तक और वहाँ से पूरव तरफ 
फान-की ( व्येतनम ) तक सत्र देश शिन-तु ( सिन्धु कदिन्द ) के अ्न्तगंत हैं। 
शिन-तु को चीनी लोग थियेन-चु ( देवताओं का देश ) भो कहते थे | 


-एर८ . भारतीय इतिहास का उन्मीलन ः [ पवे ६ 


: $ २, ब्राह्मी का विस्तार, तुखारी और खोतनदेशी वाड्रय-- 
तीसरी. शताब्दी ईं० के श्रारम्भ से अफगानिस्तान सहित भारत के.समूचे उत्तर- 
पच्छिमी श्रंचल में खरोष्ठी का स्थान ब्राह्मी लिपि ने ले लिया | ठेठ भारत के 
बाहर मारतीय प्रभाव के विस्तार का एक प्रकट परिणाम और चिह्न भारतीय 
लिपि का विस्तार होता था। वाकाटक ओर पल्‍लव राज्यों का परले हिन्द के 
सामुद्रिक उपनिवेशों से घनिष्ठ सम्बन्ध था । वह सम्बन्ध ठेठ भारत तथा उन 
उपनिवेशों की लिपियों तक का मिलान करने से दिखाई देता है। वाकाटक युग 
में तत्कालीन बरमा-निवासी प्यू नामक कियत जाति की भाषा भी भारतीय 
अक्षरों में लिखी जाने लगी | 

चीन-हिन्द में तुखार ओर ऋषिक लोग जो बोलियाँ बोलते थे, वे भी 
गुप्त युग में लिखी जाने लगीं ओर सम्य भाषाएँ बन गईं । उनमें वाड्म्यय पैदा 
हो गया और अच्छे श्रच्छे ग्रन्थ भी लिखे जाने लगे | वे लिखी गई हसमप्रारे 
देश की ही लिपि में जो यहाँ गुप्त युग में चलती थी। उनका वाद्य भी प्रायः 
संस्कृत से अनुवादित या उसके नमूने पर बना था। उन भाषाशओ्रों को तुखारी 
ओर खोतनदेशी कहते हैं। तुखारी वारीम नदी के उत्तर कुचि अ्रम्मि कोशाडः 
आदि बस्तियों की भाषा थी; खोतनदेशी उसके दक्खिन खोतन प्रदेश की | इनके 
पच्छिम की सुग्धी भाषा में भी इस युग में संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद हुए । 





आश्वधोष-कृत वजन्छेदिका के खोतनदेशी अनुवाद की भोजपन्न पर लिखी पोथी] 
का एक पृष्ठ । यह पोथी चौन-हिन्द से मिली है। 


४४४३. ] वाकाठक़ससुप्त। यु का बृहत्तर मारत ९२६ 


४" 55४, परले हिन्द के भारतीय राज्य--यस्ले “हिन्द में कलिमन्थन 
जा ह 5.  + हा ( बोर्नियो ) द्वीप के 
पूरवी छोर तक के 
'भारतीब राज्यों के 
इस युग के अवशेष 
पाये गये हैं | पूरवी 
कलिमन्थन में चौथी 
शताब्दी में राजा 
मूलवर्मा का राज्य 
था, जिसके बनवाये 
जावा के राजा पूर्णोवर्मा का लेख हुए. यशों के यूप 
(पं० १) विक्क्रान्तस्यावनिपतेः (पं० २) श्रीमतः पूरणंवम्मण: . (खम्भे) और संस्कृत 
( पं० ३) ताइमनगरेन्द्रस्य (पं० ४) विष्ण्णोरिव पदद्वयम्‌। के लेख झन्च तक 
विद्यमान हैं। जावा में उसी काल का राजा पूणवर्मा का लेख पाया गया है । 
कलिमन्थन के पूरब सुलवेसि द्वीप भी इस युग तक भाग्तीय उपनिवेशन 
में झा चुका था | उत्तर तरफ फ़िलिपीन में तथा तैवान ( फारमोसा ) द्वीप के 
दक्खिनी छोर में भी इस युग में भारतीय उपनिवेश फैले | फ़िलिपीन के अनेक 
प्रदेश अब तक विषय कहलाते हैं। हम देखेंगे कि ज़िले के श्रथ में विषय शब्द 
गुप्त युग में चलता था | फ़िलिपीन की भाषा भी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। 
वह लिपि वहाँ १६वीं शताब्दी के आ्रारम्म तक जारी रही। फ़िलिपीन ने भारतीय 
कला को भी अ्रपनाया । 
. चम्पा राज्य के चीन के साथ सीप्रा- के प्रश्व को ले कर ३४० ई० से 
प्राय: एक शताब्दी तक अनेक युद्ध हुए | लग० ४०० हू ० में वहाँ राजा भद्गवर्मा 
था, जिसके लेख अ्रंत्र भी विद्यमान हैं ओर जिसका बनवाया भर्रेश्वरस्वामी 














॥| सुल-बेसि स्थानीय भाषा का नाम है, शब्दार्थं--लोह-द्वी प। अंप्रेज्ञी बिगाड़ा 
हुआ रूप--सेलेबीज़ । 


३३० भारत्रीम इतिहास फा उन्मोलन [ पं ६ 


सामक शिव का मन्दिर चम्पा का राष्ट्रीय मग्दिर ब्रम मया | भद्गवर्मा का बेटा 
गंगा की लीर्थयराज्ना, करने और चन्द्र-शुस्त बिक्रमादित्य के जसाने के ठेठ भारत 





गज 
५ न्‍ मै हे 


2 ६. लक कु | री] 


7 भ $, 
ले हे डॉ 
2309 लिये 
नह हे हुँ ह 
ह 


[07 66०6० 0५ +8[ं०३॥॥(थ॥78॥ (70॥9५8 


रु 


खोतनदेशी वर्शमाला और बारहखड़ी का चीन की सीमा के नगर तुएनरोश्राठ से मिला 
पंत्रा। शुरू में 'सिद्म्‌! शब्द है। पहली पंक्ति में स्वर हैं, २-३-४ पंक्तियों 
में व्यज्षन, ५-६ में अंक, ८-६-१० में क की बारहखड़ी । 


४९४] वाकाटक गुप्त युग का बृद्धत्तर भारत २३१ 


को देखने आया | अपने देश में लौटने पर वह गंग-राज कहलाया, ओर उसका 
वंश भी तब से गंगराज-वंश कहलाने लगा । 

'फूनान! के साम्राज्य में चोथी शताब्दी के अन्त में दक्खिन भारत से 
एक दूसरा कोण्डिन्य [ ५, ४ $ २ ] गया, जिसने वहाँ भारत के नमूने पर धर्म 
झोर समाज-विपयक अनेक सुधार किये । इस कोणिडन्य के वंश में पॉाँचवीं 
शताब्दी के अन्तिम भाग में राजा जयवर्मा हुआ्आा। सुमात्रा-जावा में पॉँचवीं 
शताब्दी में एक नया राज्य स्थापित हुआ, जो शीघ्र साम्राज्य बन गया। 
उसको राजधानी श्रीविजय ( सुमात्रा में आजकल का पालेम्बांग ) थी | 

$४. फा-हियेन, कुमारजीच, शुणवर्मा-भारतवर्ष और बृदतत्तर 
भारत की दशा उस काल में कैसी थी और उनका आपस में तथा विदेशों से 
सम्बन्ध कैसा था, इसपर उस काल के तीन प्रसिद्ध विद्वान यात्रियों के वृत्तान्तों से 
प्रकाश पड़ता है। इनमें से एक फा-हियेन था । वह बौद्ध धर्म की ऊँची शिक्षा 
पाने ओर बुद्ध की जन्मभूमि देखने के लिए. ३६६ ई० में चीन से मारत के लिए, 
रवाना हुआ ओर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में ४०५ से ४११ ई० तक 
रहा | चीन के कानसू प्रान्त से चीन-हिन्द ( सीता-काँठा ) पहुँच कर वहाँ के 
भारतीय राज्यों में घूमता हुआ गन्धार हो कर वह मध्यदेश पहुँचा। वह 
लिखता है कि भारतवर्ष संसार भर में सबसे समय देश है; यहाँ के लोग सभ्य 
सम्पन्न और सदाचारी हैं। लोग नशा नहीं करते, अपराध बहुत कम होते हैं, 
अपराधों के दंड हलके हैं ओर मृत्युदंड किसी को नहीं दिया जाता। 
अपनी लम्बी यात्रा में फाहियेन को कहीं चोरडाकुओं से वास्ता नहीं पड़ा । 
एक बात ओर ध्यान देने की यद्द है कि फा-हियेन के काल तक हिमालय की 
तराई की बस्तियाँ--कपिलवास्तु कुशिनगर आदि--जिनमें बुद्ध के काल में 
बड़ी चहलपहल थी, सत्र जंगल हो चुकी थीं। वैसे बौद्ध धर्म श्र पौराणिक 
धर्म दोनों देश में बराबर बराबर चल रहे थे। फा-हियेन मगध से चम्पा 
( भागलपुर ) हो कर ताम्रलिति ( तामलूक ) गया । वहाँ से जहाज में बैठ 
१४ दिन में सिंइल पहुँचा, फिर वहाँ से ६० दिन में यवद्वीप | यवद्वीप में तन्न 
बौद्ध धर्म का प्रचार न था। वहाँ से वह एक जहाज में, जिस में २०० 


२३२ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पव ६ 
भारतीय व्यापारी भी थे, चीन वापिस गया । 


वेंगीपुर ( कृष्णा के मुहाने) का चौथी शत.ब्दी ई० का लेख 
( पूणोवर्मा के लेख से लिपिकी ठुलना करने के लिए ) 


] हि रु के ड् छः रे 
घर ) ५ रे 4 भ्ः 
ऊ ) नह 
) | 
है 
शी नम 
पु री है| पा ६४ फल, आशिक: «2 अर्क 
/' $ 
+ ं ४ हा + 
जः्क 


( पहला पत्रा, प॑० १ ) स्वस्ति विजयवेड्जीपुराडुगवच्चित्ररथस्वामिपाद!नुद्ध्याती भ- 
( प० २ ) ट्वारकपादभक्त: परमभागवतश्श ल ड्रायनो महाराजा च- 


म््णग्ग्गपा 

ः न 
बच 
िय हे श हर 
नह रे ५ + ॥| 
भर + 
५ 
+ 
श्् र त् प्‌ ६, 
हु 
। 


| ऊ >. ३४ प ; पी 
मा ;! दे 4 रे 
४ 








क्र ३5 हैं 


( दूसरा पत्रा, प॑० १) णडवम्मणस्सूनुज्येंट्री महाराजश्री'"“** इत्यादि । 


फाहियेन जत्र भारत में बौद्ध शिक्षा पाने आया, तब कुमारजीव चीन में 

, वही शिक्षा दे रहा था। कुमारजीव का पिता कुमारायण किसी भारतीय राज्य 
के अ्मात्य का बेट था। घर छोड़ कर वह चीन-हिन्द में कृचि राज्य में चला 

। गया | कुचि के राजा की बहन जीवा से उसका प्रेम और विवाह हो गया 
जिससे कुमारजीव पैदा हुआ । बच्चे को पढ़ाने के लिए. उसकी माँ उसे 

कश्मीर ले आईं, फिर तीन बरस बाद काशगर ले गई, जहाँ वेद और शास्त्र 

पढ़ने के बाद कुमारजीव ने चोक्कुक ( यारकन्द ) जा कर नागाजुन आदि के 

महांयान ग्रन्थ पढ़े | माँ बेटा वापिस कुचि पहुँचे । कुमारजीब मध्य एशिया की 

सब भाषाओं सह्दित २९ भाषाएँ सीख चुका और उसकी ख्याति दूर दूर पहुँच 

चुकी थी। रे८३ ई० में कुचि पर चीनी सेना ने चदाई की | राजा वोरता से 

लड़ा । चीनी सेनापति दूसरे राजा को ग़द्दी पर ब्रिठा कर लोठट गया | वह बिन 

कैदियों को साथ ले गया उनमें कुमारजीव भी था। चीन सम्राद्‌ को जब इसका 


४३५६] वाकाटक-गुप्त युग का बृहत्तर भारत २३३: 


पता चला तब उसने उसे बढ़े आदर से अपनी राजधानी में बुलवा मँगवाया, 
जहाँ ४०१ ६० से कुमारजीव संस्कृत ग्रन्थों के चीनी भ्रनुवाद करने लगा । उसने 
कई और भारतीय विद्वानों को भी इस काम के लिए बुलाया ओर अश्वधोष 
नागार्जुन आदि के अनेक ग्रन्थों का चीनी श्रनुवाद कर महायान का प्रचार: 
किया | कुमारजीब के ग्रन्थ आज तक चीन में उसी तरह पढ़े जाते हैं जैसे 

यहाँ कालिदास के । उसकी मृत्यु चीन में ही ४१२ ई० में हुई । 

7 उसके कुछ काल बाद गुणवर्मा नामक विद्वान्‌ चीन पहुँचा ॥ वह 
कश्मीर या कपिश का युवराज था, पर भिक्ु बन गया था। पहले वह सिंहल 

गया, और वहाँ से ४२३ ६० में यवद्वीप पहुँचा । फाहियेन के जाने के १० 

बरस पीछे वहाँ उसने पदलेपहल बौद्ध धर्म का प्रचार किया | यवद्वीप से वह 

ननन्‍दी नामक भारतीय के जहाज में चीन गया। 

६५, कोरिया और जापान का धर्मविजय--समुद्रगुप्त के ज़माने में 
कोरिया में बौद्ध धर्म स्थापित हो गया ( ३२५४२ ई० )। उस देश की भाषा भी 
तब भारत की ब्राह्मी लिपि में लिखी गई | यशोधर्मा के युग में निषोडः (जापान) 
देश भी बौद्ध हो गया ( ५३८ ६० )। तब वहाँ होरिउजी श्रौर नारा के बौद्ध 
बिद्ार स्थापित हुए, जिनमें तत्कालीन संध्कृत ग्रन्थ आज तक रक्‍्खे हैं, ओर 
जिनकी भीतों पर बाद में लिखे चित्रों में रूष्ट भारतीय प्रभाव ऋलकता है | 

8 ६, सीता-काँठे पर मरुभूमि की बाढ़-सीता का कॉँठा मौय युग. 
में गंगा-काँठे सा हराभरा था, पर प्राचीन काल के अन्त के पहले से उसमें 
मरभूमि बढ़ने लगी | हमने देखा हे [१, ४ $ ६] कि हिमालय की दीवार ज्यों 
ज्यों ऊँची उठती जाती है त्यों त्यों हिन्द मह्मसागर से उठे भाष के बादलों का 
मध्य एशिया तक पहुँचना ध्रटता जाता है। क्युनछुन झौर कराकोरम पवतों में, 
जो सीता-काँठे का दक््खिनी ढासना हैं, हिम-सुग से चले आ्राते अनेक गल़् श्रन्र' 
तक पड़े हैं। पर ज्यों ज्यों दक्खिन की माप का उन पव॑तों तक़ पहुँचना घद्ता 
जाता है, सयों त्यों उनके हिममणडार छीजते जाते हैं । उन गज्नों से बरहले ब्राली 
सीता जैसी श्रनेक धाराएँ पहल्षे च्रीन हिन्द में थीं।. उन्हीं फ्रे व्में पर भारतीय? 
उपनिवेश त्रसे ये | श्राज वे धायएँ क्युनल्लुन से उतर कर मब्भूमि में छुस होः 


“२३४ भारतीय इतिद्दास का उनन्‍्मीलन [ पव ६ 


'जाती हैं, ओर अनेक प्राचीन उपनिवेशों के खँडहर अच्च उनके उत्तर की मरु 
भूमि में हैं। तकलामकान मरुभूमि की यह दक्खिन तरफ बाद ईसबी सन्‌ के 
आरम्भ से धौरे धीरे होने लगी। प्राचीन काल के अन्त के बाद इसका प्रमाव 
'दिखाई देने लगा। 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
१, वाकाटक-गुप्त युग में भारतवर्ष का विस्तार कद्टों से कद्रों तक माना जाता 
था: (७ के भारत से उसका क्या अन्तर ह? 
८; फा-हियेन के यात्रामा्ग का उल्तेख कर लिखिय कि उसके यात्रा-विवरण से 
भारत की व्रत्कालिक स्थिति पर क्या प्रकाश पड़ता है 
कुमारजीव और गुणवमी का जीवन-जजत्ताग्त लिख कर बताइए कि चीन 
आर भारत के सांस्कृतिक आदान-प्रदान में उनकी क्‍या देन रही १ 
४, सीता-कॉठे की मरुभूमि कब और केसे फैलने लगी? उसका भारतीय 
उपनिवेशों पर क्या प्रभाव पड़ा 2 
५, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए--- 
मूलवर्मा, “गंगराज”, शिन-तु, तुखारी भाषा, श्री विजय । 


अध्याय ५ 
वाकाटक-गुप्त युग का भारतीय समाज 


$ १, गुप्त शासन--गुप्त संम्राओं के प्रशासन में भारतवप ने अद्वितीय 
'शान्ति और समृद्धि देखी। समूचा गुप्त साम्राज्य बहत से 'देशों' और 'भुक्तियों 
में बँटा हुआ था, जेसे अन्तवंदी ( ठेठ हिन्दुस्तान ), श्रावस्ती-भुक्ति (अबध) 
'तीर-भुक्ति ( तिरहुत ), यमुना-नमंदा का मध्यां (बुन्देलखंड ) इत्यादि । 
प्रत्येक देश या भुक्ति पर 'गोसा' या 'उपरिक महाराज” शासन करता था 
जो या तो सम्राद का नियुक्त किया हुआ या उसका सामन्त राजा होता था 
देश या भुक्ति फिर कई छोटे “विषयों” श्रर्थात्‌ ज़िलों में बंटी होती थी 
प्रत्येक देश या भुक्ति के शासन के लिए, कई महकमे ( अधिकरण ) होते 


५६६8२] वाकाडकं-ग़ु्त युग का भारतीय समाज २३५४ 


ये। तीरभुक्ति की राजधानी बैशाली के खँडदरों में से वहाँ के बहुत से अधि- 
करणों की मोदरें पाई गई हैं। गुप्त सम्राटों की सफलता का सबसे बड़ा कारण 


नालन्दा और सइजाति की खुदाई में पाई गईं गुप्तों की सरकारी मुएरें--अस़ल परिमाण 


“नगरभुक्तौ कुमारामात्याधिकरणस्य” “सामाइसे-विषयाधिकररास्त्य” 
( “नगर के शासन में छोटे अमात्य के ( 'सामाइसे--सइसौ--ज़ि थे के 
दफ्तर की” दफ्तर की? ) [ भा० पु० वि० ] 


उनका सुशासन और सुव्यवस्था थी। उनकी शासनपद्धति का अनुकरण भारत 
के दूसरे सब राजाओं ने भी किया, और उनके बाद के जमाने में भी लगातार 
उसका अनुक़रग होता रहा | 

:$ २, आमों और जनपदों के संघ, शिडिपयों की श्रेणियाँ, 
व्यापारियों के निगम--वैशाली और नालन्दा के खँडहरों में पाई गई गुप्त 
युग की मुद्दरों में ग्रामों की मुहरें भी हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि राजकीय शासन 
के नीचे ग्रामों नगरों श्रादि की पंचायतें पहले की तरह अपना प्रत्नन्ध स्वतन्त्रता 
से करती आती थीं। नालन्दा के खँडहरों में से सरकारी अ्रधिकरणों ( दफ्तरों ). 
ओर ग्रामों की मुहरों के अतिरिक्त एक जानपद--श्रर्थात्‌ जनपद या देश के 


2३६ ।भारत्रीय इतिद्वास का छन्‍्मीलन, .:- . (पत्र ६ 
संघ-- की भी मुहर प्िली है । उससे सिद्ध होता है कि जनपदों की राष्ट्रं-समाएँ 








पे “दंडनायक श्रीशंकरदत्तस्य! 





हे के का | न हि हक ५ ह हि ;ं लक 

की रह 0 मी कई श्रीशकरद॒त्त क 

कल किक्लीशल न कान लए, + लॉ! कम ।  ड ? 
4५ ४.0 & है फ हि कि । ही ३ + , च्टडे हे कह ५ 
३80 ५ ० है ८ हि पथ अछ | 
+ ६३६ छू ही हर है हि 
न्रॉँ 
जे ५2॥0 | 2३#7 
44 मालव जनपद की मुहर 

“कुमारामात्याधिकर णस्य” ( छोटे अमात्य के ( ड।० सत्यप्रकाश के 

दफ्तर की” ) [ भा० पु० वि० ] सौजन्य से ) 


गुप्त युग में भी विद्यमान थीं। जयपुर के पास रैढ नामक स्थान की खुदाई से 
मालव जनपद की तीपरी शताब्दी के लेख वाली सीसे की मुहर मिली है। 
उससे भारशिव युग में भी जनपदसंत्थाओं का रहना प्रमाणित हुआं है। 
यों जनपद-संस्थाएँ महाज॑नपद युग से गुप्त युग तक बराचर बनी रहीं | 

वैशाली में व्यापारियों के निगमों और कारीगरों की श्रेणियों की मुंहरे 
भी पाई गाई हैं। श्रेणियों कें लेख और भी कई जंगहों से मिले हैं। 
उनसे यह जानां गयो है कि व्यापारियों और शिल्पियों के संघटन भी पहले से 


+ ९ ३.] वाकाटकगुप्त युग .का- भारतीय समाज २२७ 


अधिक समृद्ध दशा में थे । 

वाकाठकों ओर गुप्तों के काल में 
देश की समृद्धि ओर व्यवसाय सातंवाहन' 
युग से भी कहीं अधिक बढ़े हुए थे।: 
| विदेशी व्यापार खूब होता था। ऋषिकों 
हा के प्रशासन में कश्मीर में तीसरी 
न शताब्दी तक वहाँ के जगत्पसिद्ध 
शालों का व्यत्रसाय स्थापित हो चुका: 
था। २४७ ई० में सासानी राजा ने' 
रोम के सम्राद को एक कश्मीरी शाल' 
भेंट किया, जिसकी नफासत देख कर 
जज मम रोम के लोग दंग रह गये थे। सासानी 
नालन्दा में पाई गई एकग्राम की जो होमिज्द रेय (३०१०३०६ ) 
मुहर--गुप्त युग की लिपि में के साथ काबुल की जिस राजकुमारी का 
[ भा० पु० वि० ] विवाह हुआ, उसका सब दहेज भो' 
कश्मीरी जुलाहों ने तैयार किया था। भारतीय अपने ही जहाजों से विदेशों में 
माल ले जाते थे | इस युग में नारद-स्मृति बनी | मनुस्मृति ओर याज्षवल्क्य- 
स्मृति क्री अपेक्षा उसमें व्यापारिक कानून कहीं अधिक हैं | । 
6 ३, वाकाटक-शुप्त युग का धर्म कला वाड्रय ज्ञान और 
स॑स्क्ृति--चोथी शताब्दी ई० के शअ्रन्त में पेशावर में असंग और वसुबन्धु 
नाम के दो भाई दाशनिक हुए. । वे दोनों महायान के आचाय थे। पाँचवीं 
शताब्दी ई० के शुरू में मगध में बुद्धघोष ब्राह्मण हुआ, जिसने सिंहल जा 
कर पालि में त्रिपिटक की अट्कथाएँ ( अ्र्थकथाएँ- माष्य ) लिखीं। कहते 
हैं वहाँ से वह परले हिन्द गया ओर वहीं उसका देहान्त हुआ | ४५३ ई० में 
सुराष्ट्र की वलभी नगरी में जैन विद्वानों का संघ्‌ बैठा। उसमें जैनों के सब्र 

अमंग्रन्थों का सम्पादन हुआ । उसी रूप में आज वे ग्रन्थ हमें मिलते हैं। 
बोद्ध और जैन धर्म के साथ साथ पोराशणिक धर्म भी पूरे यौवन पर था |: 


श्शे८ भारतीय इतिहास का उन्मीलमे [ पे ५ 


वह अब पूण हो चुका था। विष्णु स्कन्द शिव सूर्य ओर देवी की पूजा चल 
शा चुकी थी। विदेश 
8 यात्रा का, अ्रसवर्ण 
हक विवाह का और मांस- 
7 जी भोजन का परित्याग 
आओ, का अब तक न हुआ 
2 था। आजकल के 

। | हिन्दू धर्म की बाकी 
बहुत सी बातें चल 
पड़ी थों। साँची 
तीसरी शताब्दी ई० के 
एक अभिलेख 
गोवध को पाप कहा 
है। पहलेपदइल यह 
विचार वहीं प्रकट 
हुआ. हैन--अ्रर्थात्‌ 
भारशिव-बाकाटक युग 
“पुरिकाग्रामजानपदस्य”” हे गीत बाप आग 

नालन्दा में प|ई गईं एक जनपद-संस्था की मुहर, जाने लगा | म 
गुप्त युग की लिपि में [ भा० पु० वि० ] सातवाहन थुग के 
पोराणिक मन्दिरों या 

देवमूत्तियों के कोई बड़े श्रवशेष नहीं पाये गये। केवल सिक्कों आदि पर पौरा- 
शणिक देवताश्रों की मूत्तियाँ पाई गई हैं या हेलिउदोर के गरुडघ्वज 
[ ५, १ $ ६ ] जैसे अवशेषों से पोराणिक धम की विद्यमानता सूचित होती 
है। बात यह है कि सातवाहन युग में पौराणिक धर्म का उदय मात्र हुश्रा था, 
टिकाऊ मन्दिर और मूर्तियाँ बनाने की प्रथा नहीं चली थी। पर इस युग में 
मन्दिर खूत्र बनने लगे। ऊँचे नुकीले शिखर वाले वैष्णव मन्दिरों की शैली इसी 


रे ऊ 
० कल न 5 न 
रर | 


अर 


५७6३] वाकाटकगुप्त युग का भारतीय समाज २३६ 


युग में चली ।( भारशिव-वाकाटक युग में वैसे मन्दिर बहुत बनने लगे। उनः 





“माँ”--मथुरा से पाई गईं मूत्ति, लग० तीसरों शताब्दी 
पूर्वार्ध की [ मथुरा संग्र०, भा० पु० बि० ] 





मन्दिरों के शिखरों 
पर कमल का संकेत- 
उदय होते सूर्य को 
अर्थात्‌ नई ज्योति 
ग्रोर नये जीवन को 
सूचित करता है 
वह नया जीवन वाका- 
ट्कगुप्त युग के 
भारत में चारों तरफ 
दिखाई देता था |» 
आन्ध्र देश में 
इच्चाकु राजाओं के 
प्रशासन भें अमरावती 
स्तूप को ओर भूषित 
किया गया तथा 
की मूत्तं चित्रों से 
अलंकझत वेदिका 
( जँगला ) बनी | 
महाराष्ट्र की रमणीक 


अजिंठा पहाड़ी में, जिसमें पिछले मौयों और सातवाहनों के काल के दो-एक 
गुद्मन्दिर थे, वाकाटकों के प्रशासन में वैसे अ्रनेक नये ओर विशाल मन्दिर 
काटे गये । तभी अ्रफगान देश में बामियाँ के पहाड़ में बौद्ध गुफाएँ बनीं 

इन गुफाओं मन्दिरों श्रादि के अतिरिक्त महरौली को “ लोहे की कीली”? तथा 
सैदपुर-भितरी और दासोर के स्तम्भ इस युग की वास्तुकला के अ्रच्छे नमूने हैं। 
लोदे की कीली” पर डेद हज़ार बरस में मोर्चे का नाप्न भी नहीं लसा - यह 


“२४० भारतीय शंविहास का उन्मीलन [ पर्व ६ 


उल्लेलनीय बात है | 
अजिंठा गुंहाओं की दीबारों पर गुप्त युग में ओर बाद में चित्र भी लिखे 
“गये, जिनमें से कुछ अबन्र तक विद्यमान हैं। ये चित्र प्राचीन जगत्‌ की चित्र- 





अमराबवती स्तूप पर चुनी गई एक चीप पर का मूत्त दश्य--सम्भवतः समूचा स्तृूप 
इसमें चित्रित है। [ मद्गास संग्र०, भा० पु० बि० ] 


कला के सर्वोत्तम उदाहरशों में से हैं। सिंहल में सिगिरिय की गुफाशं के तथा 
दे में मीरान के मन्दिरों के मिंत्तिचित्र भी इसी युग के हैं | शैली उनकी 


४0३३] वाकाटकनुप्स युग का भारतीय समाज २४१ 


भी भमि़ा वाली है | 

इस युम की मूर्िकला में शरंगारहीस सीधापन है, ओर उसके साथ 
कमाल की सजीबता | उदयगिरि की बराह मूर्सि ओर मिलसा से पाई गई गजल्जा 
मूत्ति को देखते ही बनता है। उनके 
ग्रंग अंग से मानो बल तेज ओर 
सौन्दय टपक्रता है। उसी प्रकार 
सारनाथ ओर २ सर जम की प्रसिद्ध 
बुद्ध मूत्तियाँ [३, २ $ ३े| जो मा 
आह उपाय रस का मूत्त रूप हैं, गुप्त युग 
की हैं। सुलतानगंज ( भागलपुर ) 
से पाई गई ताँबे की बुद्ध मूर्ति और 
सिन्ध में मीरपुरेखास के कहू जो 
दड़ो स्तूप से मिली मिट्टी की बुद्ध 
मूत्ति भी ठीक उसी नमूने की हैं। 
गुप्त्युगीन कला के सिन्‍्ध से पाये 
गये नमूनों से यह भी प्रतीत द्वोता 
है कि सिनध भी गुप्त साम्राज्य के 
अन्तगत था । देवगढ़ (जि० भाँसी) 
के मब्दिरों के अ्रहल्योद्धार [ २, १ 
6४ ]), नरनारायण की तपस्या 
आदि के मूत्त दृश्य भी गुप्त मूर्ति- 

बेसनगर ( भिलसा ) कौ खुदाई में निकली कला के सुन्दर नमूने हैं । 
गंगा मत्ति। यह अब अमरोका के ज्ञान ओर वाद्य में इस युग 
बोस्टन संम्र० में है। में मारतवर्ष अपनी उन्नति की चरम 





सीमा तक प्रहुँच गया | 


दशगुणोत्तर गिनती पहलेपहल तीसरी शताब्दी ईं* सें भारतीयों मे ही ह 


मिकाली फिर !यहोँ से उसे दुनिया के शव देशों मैं सीला। गिनती पहले भी 
भा०-- १६ 


| 


रध्र्‌. भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑. ६ 


थी, पर शुन्य का चिह्न न था। जिस प्रकार नो इकाइयों के चिह्न हैं, उसी प्रकार 
दस बीस तीस आदि नो- दहाइयों के अलग अलग चिह्न होते थे, फिर सैकड़े 
हज़ार आदि के अलग । सौ के चिह् के साथ दो का चिह्न टाँक कर दो सौ 


2/5 5 प्पाकयँ 





पु रु डा 
कर न 4:22 8 » कु 7. 
० ०० के के ८ के जमा हम कक. ह.] हि न 


जम ००००4, ध«-टिओ १०००० पी ० ० ज ०--मम.' 


बामियाँ ( अफगानिश्ष्तान ) की एक दा में ५८ गज़ ऊंची खं,डत बुद्ध मूत्त 
[ फादर हैर्‌स़ के सीोजग्य से ] 


बनाया जाता था, इत्यादिं। इक्काई के आगे शून्य लगा कर दहाई बना ली 


यह तरीका १३वीं-१४वीं शताब्दी में जा कर सीखा । 
ज़्योतिषी, श्रायंमट ४७६ ई० में पैदा हुआ ।( उसे, यह मालूम था. कि 


५$३]] वाकार्टकें-गुप्ते युग का भारतीय सँमॉोज २४३ 


प्रथिवी गोंल है । गुरुताकषंण और सूय के चौगिद॑ प्रुथिबी के घूमने के सिद्धान्त 





६. 
कलह ५ $ ल्‍ ह ॥४ए 4 कण 
३9०७ 
हर तर $ 
5 की ४ 
5०2 ५ 
ग फ ॥ ञ, 

हक हु ू *% (2#/ 48४ (९५,  , ' हु ले 

है है है व पट पी, कि अत 
है | हिएरिनशदिमिकीक अबकी “कलम लीक कब कट रे । का । ॥ ५ 7 कह» >> 

कक मं है ज्ाकनााततशत धर + 

। 








रु शः ५ * ४ 
(५ हक 75 के री बट हा ० 
है $ तु $ 
हे 2 हे हा पी ता 5 ; री 
६ हि ४ कि, हा 7. है 8 
१५१ (हें ह न रु | ५ ड् 

डे ह्छ जी आ्िहि 2० ,ककल. 5२० 

।] कि ५ ि 
“११५ 2 2। 


४2»:% का 2 कक 
दि 2.2 रन 400४4 /7/. अऑचिक्रिलल 






॥ जे कप 
नह न 7 शै 
/ अं ४) ५ है #्ट भर 
8 डर रे डक 
५४७५३ ५३० ई 
पर मं गरपट 
जा! ४ 
व हर] च्क 
22 $ 2०० 2000 


गुप्त युग की मूत्तिकला का नमूना--देवगढ़ ( ज्ि० झाँसी ) के विष्णु-मन्दिर में 
नरं-नारायण की मूत्तियाँ। [ भा० पु० वि०-] 


उसने स्थापित किये |)ओर श्रनेक बातों में भी भारतवर्ष का गणित और 


२४४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ६ 


ज्योतिष गुत्त युग में जिस सीमा तक पहुँच गया था, उस सीमा को श्रर्वाचीन 
विद्वान सोलदइवों शताब्दी में दी लाँध सके | 

शान और सचाई को कहीं से भी ले लेने में उस युग के भारतबासी 
उत्सुक रहतें थे। ज्योतिषी व॒राहमिहिर ने, जो छठी शताब्दी में हुआ, लिखा है, 





दिव्य गायक--किन्नर-किन्नरी 
१७वीं अजिंठा लेण का चित्र । इस लेण के चित्र लगभग ५४०० ई० के हैं । [मा० पु० वि०] 


“यबन ( यूनानी ) लोग स्‍्लेच्छु हैं, पर उनमें वह शाख स्थित है। इस 
कारण वे ऋषियों की तरह पूजे जाते हैं।” गुप्त युग में भारतीय ज्योतिष में 
रोम ओर अलक्सःन्द्रिया के सिद्धान्त भी सम्मिलित कर लिये गये ये । 

दाशनिक वसुश्नन्धु का उल्लेख दो घुका है। बाद के प्रसिद्ध दाशनिक 
अंकर की विचार-पद्धति व्युनन्धु के दशन पर ही निर्भर है। प्रातंगल्ल योगदुत्र 


४ $र३] वाकाटक-गुप्त युग का भारतीय समाज २४५ 


का भाष्यक्वार व्यास और सांख्यकारिका का लेखक ईश्वरकृष्ण चोथी-पॉचवी 
शताब्दी में हुए । बोद्ध तार्किक दिडनाग गुप्त युग के अन्त में हुआ । सम्राट 
कुमारगुत ने राजग॒ह के पास नालन्दा मद्दाविद्वार की नोंब डाली। वह 
भारी विद्यापीठ बन गया जहाँ बाद में देश बिदेश के अनेक बिद्वान्‌ शिक्षा 
पाने आते रहे । 

इस युग के काव्य-साहित्य में विधणुशर्मा का. पंचतन्त्र अमर रत है 
जिसका संसार की बीसियों माषाओं में अनुवाद हुआ दे। भारतीय कवियों का 
शिरोमणि कालिदास भी गुप्त युग का है । कालिदास के काव्यों नाटकों में मारत 
का आत्मा जिस तरह प्रकट हुआ है, वेता आज तक और किसी रचना में 
शायद नहीं हुआ | रघु के दिग्विजय को कहानी द्वारा उसने बतलाया कि 
कम्बोज से कन्याकुमारी तक और वंक्तु से लोहित्य ( बह्मपुत्र ) तक सारा भारत 
एक है, वह एक ही राज-छत्र के नीचे रहना चाहिए.। दुष्यन्त और शकुन्तला 
के प्राकृतिक प्रेम की कहानी लिख कर उसकी लेखनी ने प्राचीन आया के 
सरल साहइसी ओर रसमय जीवन के आदश को श्रमर कर दिया और भारतीयों 
को अपने उस पुरखा भरत की याद दिलाई जो बचपन के खेलों में शेरों के दाल 
गिना करता था ! उषा के आगमन की सूचना जेसे चिड़ियों के चहचहाने से 
मिलती है, बेंसे ही गुप्त युग की ज्योति की सूचना कालिदास के छुन्दों से मिलती 
है। भारत की संस्कृति का पूरा निचोड़ हम उसकी रचनाश्रों में पाते हैं । 

कालिदास के जमाने में भारत में ज्ञान और जीवन की जो ज्योति प्रकट 
हुई, वह प्रायः एक इज़र बरस तक संसार को प्रकाश देती रही | भारत की इस 
जागति का प्रभाव एक तरफ चीन पर हुआ ओर बहाँ से कोरियय और जापान 
तक पहुँचा, दूसरी तरफ वह शअ्ररत्र के रास्ते पच्छिमी युरोप तक गया। उत्तर 
तरफ वह तिब्बत और मध्य एशिया द्वारा मंगोलिया तक जा निकला, ओर 
दक्खिन तरफ परले हिन्द के द्वीपों की श्रन्तिम सीमा तक | प्रायः एक हज़ार 
बरस तक न तो स्वयं भारतीयों ने ( सिवाय वेद्यक और गणित के ) अपने शान 
में आगे कुछ उन्नति की, ओर न बाकी दुनिया का शान--दो चार बातों को 
छोड़ कर--उससे कुछ आगे बढ़ा । इस लम्बे श्ररसे में वही संघार का ज्ञान 


'२७४६ ' भारतीय इतिहास का. उनन्‍्मीलन . _[ पव ६ 


रहा और जिस देश में वह पहुँचा वहीं नव जागति की लहर.उठ खड़ीः हुई | 
'बाकाटकरुप्त युग के मारतीयों का साधारण. जीवन भी पहले से परिष्कृत 
हो गया। जेसा कि कहा गया है, गोदत्या को इसी युग से. पाप माना जाने 
लगा । जानबरों की-लड़ाइयाँ कराने ओर उनपर. बाजी . लगाने आदि जैपे 
बिनोदों की चर्चा इस युग में नहों सुनी जाती । इस युग के संसार में चार ही 
संभ्य साम्राज्य शोर राष्ट्र थे--चीनी मारतीय ईरानी ओर रोमक | उपनिवेशों 
सहित गुप्त युग का भारतवपष बाकी तीनों राष्ट्रों के क्षेत्रों से बहुत अधिक विस्तृत 
और समृद्ध था, और इस थुग में भारतीय वस्तुतः समय संसार के नेता थे। 
अपने इस गौरव को तत्र वे अवश्य अनुभव करते होंगे। 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
है साम्राज्य शासन के लिए कैसे भागों में बँटा हुआ था ? 
॥ युग में आमों जनपदों कारींगरों और व्यापारियों के संघटन किस 
की 
नींतिक उत्कषे, व्यावसायिक समृद्धि तथा ज्ञान और कला की श्रेष्ठता की 
दृष्टि से अप भारत का स्वर्णेयुग था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए । 
प्तयुग में भारत में ज्ञान की जो ज्योति प्रकट हुईं वह प्रायः एक हजार 
बरस तक संसार को प्रकाश देती रही'--इसमें कथित ज्ञान की मुख्य खोजें कोन सी थीं ? 
“2, दशगुणोत्तर, गणना का आरम्भ केसे हुआ १ उससे पहले 3) णुना थी ? 
६० इनपुर द्विप्पणी रा कह अ प्री, अधिकरण, कक धथु, आसंग 
50 बे त्र, कार्शिंदास, कश्मीरी शॉल व्यवसाय का उदय। 
वर युग की किन्हीं पाँच प्रसिद्ध कला-कृतियों का नामोल्लेख कीजिए। 
५४/गणित ओर ज्योतिष के क्षेत्र में आयभट की क्या देन थी ! 


सा कानकपुरप 'ि९८४०2+६७७४०: (सफपाााकारद इदरद्ाफाआ 


७, कन्नौज साम्राज्य पर्व 


( ४६४४-११६४ ई० ) 
अध्याय ९ 


पिछले गुप्त मोखरि बेस ओर चालुक्य 
( लग० ४४४--६५४० ईं० ) 

$ १. पिछले ग़ुप्त--यशोधर्मा ने अपना कोई राजवंश नहीं चलाया | 
उसके बाद गणराज्य भी फिर नहों उठे | किन्तु एक गुप्त सम्राट फिर उठ खड़ा 
हुआ | सन्‌ ४४४ में ही पुण्द्रवधनभुक्ति (पुर्णिया, उत्तरी बंगाल) के एक लेख 
में महाराजाघिराज'*'”“'गुप्त! का उल्लेख है । महाराजाघिराज का नाम उस 
लेख से मिट गया है। अन्य उल्लेखों से सूचित होता है कि अन्न से प्रायः आधी 
शताब्दी तक वह उत्तर भारत का सप्राद रहा | किन्तु वह नाम का समाद था, 
क्योंकि अब विभिन्न प्रान्तों में अनेक नई शक्तियाँ उठ खड़ी हुईं । 

छटठीं शताब्दी के शुरू में गुप्त सम्राटों के वंश से एक शाखा निकली 
जिसके राजाओं ने अगली दो शताब्दियों के इतिहास में विशेष भाग लिया। 
महाराजाधिराज के रहते हुए वास्तविक, शासक इसी. शाखा-बंश के राजा थे । 
ये पिछले गुप्त कहलाते हैं। इनका दावा समूचे गुप्त साम्राज्य पर था, किन्तु 
वास्तविक अधिकार केवल मगध-बंगाल ओर पास-पड़ोस के प्रदेशों पर या कभी 
मालव देश श्रथांत्‌ पूरवी राजस्थान पर रहा । 

इन पिछले गुप्तों के पहले राजा ऋृष्णगुप्त का गुप्त सपम्राठों. के वंश 
से क्‍या सम्बन्ध था सो इनके लेखों में नहीं कहा गया | शायद - वह सम्बन्ध 
कहने योग्य नहीं था। ये राजा किसी गुप्त सम्राद्‌ के रखैल से उत्तत्न वंशज रहे 
होंगे । इसी नमूने का एक वंश “अ्रद्दीर गुप्त” या “गोवाला गुप्त” इस काल में 
नेपाल में स्थापित हुआ | उस वंश के राजा जयगुप्त ने छुठी शताब्दी के 


र्थ्८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर ७ 


पिछले गप्त 


कृष्ण गुप्त 
| 


दर्षशुत 





| 
जीवितगुप्त श्म 
कुमारगुप्त 


दामोदरगुत्त 





महासेनगुप्त 


देवगुत कुमारगुत माधवगुत् 
(हर्षवर्धन के संगी ) | 


५४ कं (६७२ ई० ) 





ली 
देवयुत 


विष्युयुतत चम्द्रादिण 


शीवितशुप्त रय 


३ 


मोखरि 
की मां 


के 


ईश्वस्वमां + उपगुप्ता 
ईशानवर्मा (४५५४ ई०) 


शवंब्मा 


हा । 
त्ण् 
न्थ 
52 


$८०३०९० ७३१० ०७७० कर जा 0७2 6७४ ००० 


राज्यश्री 


है 


म्रह्‌ 


भोगवर्मा 


यशोवर्मा 


. (लगभग ७४२०-४० हैं०) 


१३६१ | पिछले गुप्त मौखरि बैस झोर बालुक्य रथ 


बेख 


सम 


ह 
राज्यवर्धन रैम 


| 
श्रादित्यवधन 55 महासेनगुप्ता 
५४० 


| 


राज्यश्री राज्यवधन 


(६०६ ६०) (६०६--लग० ६४४ ६०) 


-- समान-चिह्न का अर्थ है कि दोनों में 


विवाह हुआ । »< गुणा-चिह्ु का श्रथ है 
दोनों में युद्ध हुआ । बिन्दुरेखा का हे 
कि अन्दाज्ञ से सम्बन्ध प्रतीत होता है, पर 
निश्चय नहीं। लंबी बिन्दुरेखा का अथ है 
कि अन्दाज़ से संबंध प्रतीत होता है और 
बीच में कई पौढ़ियाँ बीती होंगी । 


खालुक्प 


अयसिह 
| 
| 
| 
रणराग 
| 


| 
जज 

| | 
] मंगलेशः 


| 
के पुलिकेशी 
विक्रमादित्य श्म 
विनयादित्य (६८०-६६६» 


विजयादित्य 
| (६६६-७३२), 


विक्रमादित्य श्य 
। (७३ ३-७४७). 
कीसिवर्मा रेय 
(५४७०७४३), 


३५० [ भारतीय इत्तिददासं का उन्मीलनः-' : ( पंच ७ 


आरम्भ में नेपाल पर अधिकार कर लिया। उप्तके वंश ने लिच्छुवियों को अपना 
'सामन्त बना कर प्रायः एक शताब्दी नेथराल पर आधिपत्य बनाये रक्खा । 

५२. कुरु-पंचाल के नये राज्य--गुत्त युग से गंगा-जमना काँठे 
का नाम अन्तवंदी!? चल पड़ा था। उसकी परिभाषा की गई है विनशन 
( सरस्वती नदी के मझभूमि में लुप्त होने के स्थान "5 सिरसा के पास ) से प्रयाग 
तक)" का प्रदेश अन्तवंदी है । उस अन्तवँदी अ्रथवा ठेठ हिन्दुस्तान के ठीक 
बीच दक्खिन पशञ्चाल की राजधानी कन्नौज में पिछले गुप्तों के मुकाबले में मोखरि 
नाम का नया राजवंश उठ खड़ा हुआ | मोखरि लोग पहलेपहल हूणों के 
युद्धों में प्रसद्ध हुए । सम्भवतः वे यशोधर्मा की सेना की हरावल में रहे थे। 
पश्चाल की तरह कुरु देश का बैत् वंश भी हरणों के युद्धों में प्रसिद्ध हुआ श्रोर 
अब राजवंश बन गया | इसकी राजधानी थानेसर थी | 

$३. गुजर और मैत्रक--छुठी शताब्दी में उत्तरपन्छिमी भारत में 
गुजर लोग एकाएक प्रबल हो उठे | पंजाब में गुजरात और गुजराँवाला जिले 
उनके राज्य की याद दिलाते हैं। दक्खिनी मारवाड़ में उनकी बड़ी राजधानी 
मिननमाल थी। उनका एक और छोटा सा राज्य भझ्च में भी था। उनके 
'नाम से इस देश का नाम भी गुजंरत्रा ( गुजरात ) पड़ गया। गुजरत्रा में 
तब मारवाड़ की भी गिनती थी | :सुभीते के लिए हम पिछले इतिहास में भी 
गुजरात नाम का प्रयोग करते रहे हैं। असल में वह नाम इसी युग से चला | 
...शुराष्ट्र में छठी शताब्दी के आरम्म में मैत्रक वंश का भठाक नामक 

'सेन्नापति था। उसके बेटे द्रोशसिंह का समूची प्रथ्वी के एकस्वामी! 
अर्थात्‌ गुप्त सम्राट ने स्त्रयं राज्याभिषेक किया। मैत्रकों का राजबंश तब से 
चली: नगरी ( भावनगर के पास ) में स्थापित हो गया | 

पूरवी सीमा पर कामरूप का राज्य सपुद्र-गुप्त के काल से गुप्त साम्राज्य 
के अधीन था। उससे भी हमें इस युग के इतिहास में वास्ता पड़ेगा । इन 
राज्यों के वंशंबृक्ष सामने रखने से इनका इतिहास समझना सुगम होगा । 

$ 9. मौख्नरि सापम्ताज्य--ईश्वरवर्मा और उसके बेटे ईशानवर्मा 
के प्रशांसनों में भारत का साम्राज्य मोखरि वंश के हाथ आ गया । कृष्णगुप्त 


«९ $४] पिछले गुप्त मोखरि बैस' ओर त्वालुक्य (२५८१ 
के पढ़पोते क्रुमारगुप्त के साथ ईशान का युद्ध हुश्रा, 'जिसंक्रा" परिणाम अनि- 


( श्चित रहो । .ईशान. के बेटे शर्व के प्रशाशन (लग०,३५६०७० ६०):में मोख- 





._>अ' 3. 5 


शववर्मी मौखरि की नालन्दा से 


" ०] 
न कक ४५५३ रॉ 
3० कक ०००-.. जप पक ४ 22 ५ 


पाई गई मुहर | ठीक इस तरह को मुहर 
असीरगढ़ ( खानदेश ) से भी पाई यई थी। [ भा० पु०वि० ] 


रियों का प्रताप और भी बढ़ा | शर्व से लड़ता हुश्रा कुमारगुप्त का बेये 


दामोदरणुप्त मारा, गया ।' शघंबर्मा 'ने सुराष्ट्र श्रार्ख्य और गौर्ड (मध्य पच्छिमी 
बंगाल ** मालदद ज़िला ओर परत्चिपढ़ोस )" तक विजय किया। मोखेरियों के 


श्घर. . . आरतीय इतिद्ाास का उन्मीलम [ पर्व ७ 


प्रताप से शरद कम्नीज की वही प्रतिष्ठा हो गई जो पहले पाटल्षिपुशत्र की थी। 
अगके छुः सो बरस तक यह उत्तर भारत का केन्द्र माना जाता ओर हिन्दुस्तान 
कहने से कनन्‍नोज का ही साम्राज्य समझा जाता था | 

मगध में भी मोखरि वंश की एक शाखा स्थापित हो गई। गुप्त 
“महारजाधिराज”? का अधिकार तब केवल बंगाल में रह गया। दामोदरगुप्त 
के मारे जाने से गुप्त राज्य डगमगा गया । उसके पड़ोसी कामरूप-प्राग्ज्योतिष 
(अ्रसम) के राजा सुस्थितवर्मा ने भी महाराजाधिराज पद धारण कर स्वतन्त्र 
होना चाहा | तब दामोदरगुप्त के बेटे महासेनगुत ने लौहित्य ( ब्रक्षपुत्र ) तक 
चदाई कर उसे हराया । इसके बाद इम मदासेन को मालव (पूरबी राजस्थान) 
के राजा रूप में तथा शशांक नामक व्यक्ति को मगध बंगाल उड़ीसा के राजा 
रूप में देखते हैं। यद्द परिवर्तन कैसे हुआ इसकी टीक व्याख्या नहों हो पाई । 
अनुमान किया गया है कि शशांक भी गुप्त वंश का, शायद रिश्ते में मइसेन 
का भाई, दी था, ओर कि शबंवर्मा के उत्तरधिकारी अ्रवन्तिवर्मा के. प्रशासन 
में मोखरि साम्राज्य शायद शिसी तरह कमज़ोर हो गया, जिससे लाम उठा कर 
गुप्त महाराजाधिराज मे महासेनगुत को मालब देश का राज्य सौंव दिया 
( लग० ध्ष्४ ६० )। 

$५, खालुक्य और पतलव--यशोधर्मा के बाद दक्खिन का 
नक्शा भी पलठ गया । बाकाटक एकाएक लुत हो गये। सोलंकी या चालुक्य 
नाम का नया वंश महाराष्ट्रकर्शाटक में प्रकट हुआ। इस बंश के पहले 
मुख्य राजा पोलेकेशी या पुलिकेशी ने कादम्बों से बातापी नगरी ( बीजापुर 
जिले में बदामी ) छीन कर अश्वमेघ किया ( लग० ५४० ई० )। पुलिकेशी 
के बेटे कीसिवर्मा ने कादम्तों को पूरी तरह उखाड़ डाला | कीत्तिवर्मा 
का उत्तराधिकारी उसका भाई मंगलेश हुआ | उसके प्रशासन में चालुक्य 
राज्य पूरवी से पब्छिमो समुद्र तक स्थापित हो गया और समुद्री बेड़े से कई 
दीप भी अधीन किये गये | 

दक्खिनी छीर पर काश्ली के पल्‍लवों का राज्य ज्यों का स्थों बना रदा, 
प्रत्युत पहले से भी श्रधिक चमक उठा | पल्‍्लव राजा सिंहविधतु ने सिंइक 


१6७] पिछले गुप्त मौखरि बैस और चालुक्य २५१३ 


को भी जीता ( लग० ४६० हई० )। 

6 ६. प्रभाकरवर्धन--पामेसर का प्रभाकरव्धन प्रकटतः महासेनगुप्त 
का भानजा था । उसने उत्तरापथ की तरफ अपनी शक्ति बद्राई। पहले 
उसने कश्मीर से या तुखार देश से हणों को खदेड़ा; फिर सिन्धु, गुर्जर (पंजाब, 
मारवाड़ ) ओर गन्धार के राजाशों को वश में किया | तन्न वह दक्खिन की 
ओर भ्ुका श्रोर लाट देश ( दक्खिनी गुजरात ८ भरुच-सूरत ) पर चढ़ाई की 
ओर मालव राज्य को भी जीता | मालव राजा ( महासेनगुप्त १ ) ने अपने दो 
बेटे कुमा गगुप्त और माधवगुप्त उसे ओल रूप में सौंत दिये । 

प्रभाकरबर्धन की दीन सन्‍्तानें हुई--राज्यवधन, हृषबर्धन और 
राज्यश्री । कुमारगुप्त ओर माधवगुप्त बचपन से राज्यव्धन ओर हषवर्धन के 
अनुचर रहे । जवान द्वोने पर राज्यश्री मोखरि राजा अवन्तिवर्मा के बेटे ग्रहवर्मा 
को ब्याही गई। प्रभाकरबधन ने राज्यवधन को 'हूणों को मारने के लिए 
उत्तरापथ भेजा ।” हर्ष भी उसके पीछे पीछे जंगल में शिकार के लिए. गया। 
यहाँ कश्मीर के पहाड़ों की तराई में उसे पिता की बीमारी की खन्नचर मिली । 
उसके लौद आने पर प्रभाकर ने प्राण छोड़ दिये (६०४ ई० )। राज्यवधन 
भी खबर पा कर वापिस आया | 


6 ७, राज़्यशक्षी--इधर प्रभाकर को मरा सुन मालव राजा ( महासेन 
के बेटे देवगुष्त ? ) ने कन्नोज पर चढ़ाई की, ओर ग्रहवर्मा को मार कर 


राज्यश्री को कन्नौज के कारागार में डाल दिया | तत्च बंगाल-बिहार-उड़ीसा के 
नये राजा शशांक को साथ ले वह थानेसर पर चढ़ाई की तैयारी करने लगा। 
खबर पाते ही दस हजार सवारों के साथ राज्यव्धन उसके मुकाबले को बदा ओर 
'भालव सेना को खेल के खेल में जीत कर शशांक की तरफ मुड़ा | गोड के 
राजा ने उससे मैन्री प्रकट को श्रोर उसे छुल से मार डाला। शशांक अपने 
एक और कारनामे के लिए भी प्रसिद्ध है। उसने बौद्धों का दमन किया और 
चोधिब्क्ञ को उखड़वा कर जलवा दिया | 

नोजबान ह श्रपने इस शत्रु के मुकाबले को तेज़ी से बदा। एक ही 
परड़ाब आये पहुँचने पर प्रार््योतिष ( झ्रसम ) के राजा भास्करवर्मा के दूत 


न्ल्‍ल्िन ड़ 


जलन ओला 


२५४: भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ७ 


उसे मैत्री का सन्देश लिये मिले | कन्नौज के निकट पहुँचने पर हर्ष को मालव 
कैदियों को लिये हुए सेनापति मण्िडि मिला | वहों उसने यह सुना कि पिछली 
गड़बड़ में राज्यश्री केद से छुट कर निराश दशा में विन्ध्य के जंगल में कहीं 
चली गई है। भण्ड को गोड की तरफ रवाना कर, हप बहन की खोज में 


हनतीकन +" हनन कलम नाना, लिप नकनाकनक कनल+ ० पिच चकित नवननन पलक. ५ अवविनानान 2 निलक अनन + ननन्‍नननवननकमाना न ०] अनााओननान नननाननितानन ““०ऋ्रननाना +००+नकनक 
यआई 
घ हर 
ते 
है. | ्ः हु 
4 २ * 
न फँ 
5 न्‍ छः फ 











। 
। 
| 


गणेश रथ, मःमल्लपुरमू [ भा० पु० वि० ] 
निकला | विन्ध्याचल के जंगलों में शत्रर जवानों की सहायता से खोजते हुए, उसने 
उसे ठीक ऐसी वेंली पाया ज॑ब वह सती होने को तैयांर थी | भाई-के मिलेने पर' 


१३८] पिछले गुप्त मोखरि बेस ओर चालुक्य 


उसने वह इरादा छोड़ दिया, पर फिर भी भिक्षु- 
णी होना चाहा | पर हएष ने उसे समभाया कि 
कन्नोज साम्राज्य को समालने की जिम्मेदारी 
तुमपर है, उस कतव्य से तुम्हारा भागना उचित 
नहीं है । राज्यश्रो ने कन्नौज वापिस जा कर 
राज समालना मान लिया और यह तय हुआ 
कि हर्ष उसका प्रतिनिधि बन कर कन्नोज का 
राजकाज भो चलायगा । 
$८.,हपवध्न--राज्यश्री ने वापिस आ 
कर करन्नौंज का राज्य सभाला, ओर दृप अपनी 
बहन का प्रतिनिधि हो कर राजा शीलादित्य 


नाम से उसकी भी देखरेग्ब करने लगा। इस . 


प्रकार अब कु ओर पंचाल दोनों राज्यों की 
शक्ति ह के हाथ ग्रा गई। उन दोनों को 
सेनाए तैयार कर वह भारत-दिग्विजय को 
निकला । छुद बरस तक वह पूरव से पच्छिम 
सब प्रदेशों की जीतता रहा। उसके हाथियों 
के होदे ओर सिपाहियों की वर्दियाँ बराबर कसी 
रहीं | उसके बाद भी वह अनेक सुदूर प्रदेशों 
की जीतता रहा। प्राग्ज्योतिष ( अ्रसम ) के 
“भास्करवर्मा का उसने स्वयं अभिषेक कराया, 
सिन्धुरयाज को कुचल कर उसका राज्य छीन 
लिया ओर तुखार पहाड़ों के दुर्गों से कर वसूल 
किया ।? शशांक ने शाबद उसके आगे क्कुक 
कर अपने को बचा लिया | वलभी का राजा 
प्रवसेन दपं से हार कर भरुच के गुजर राजा 
के पास भाग गया | पीछे हृश से उसे- अपना 


षच्‌ 


गपस्य”--हषे 


म्‌ 
दर 
झ्‌ 


म 
“स्वहस्तो मम महाराजाधिराजमश्री 


हृ स्तो 


स्व 


२४६ 


भारतीय इविद्यास का उम्मीलभग 


[ पे ७ 


'सामन्त बना कर अपनी इकलोती बेटी ब्याह दी । 

५९, सत्याभक्षय पुलिकेशी।--दक्खिन के सम्राट मंगलेश ने अपने 
बड़े भाई कीसिंबर्मा के बेटे सत्याभय पुलिकेशी की उपेक्षा कर अपने बेटे को 
उत्तराधिकारी बनाना चाहा | इसपर पुलिकेशी ने श्रपने चचा को एकाएक मार 
'कर राज्य अपने हाथ में ले लिया ( लग० ६०८ ६० )। महाराष्ट्र ओर कर्णांटक 
में कई सामन्‍्तों ने नये सम्नाद के विरुद्ध सिर उठाने का यत्न किया, पर पुलिकेशी 
ने उन्हें द॒दता से कुचल दिया । उत्तर भारत के सम्राट हृषेबधन ने उसपर चढ़ाई 





ध्महेन्द्रवमा और उसकी रानी, सिद्धन- 
वासल गुफा में समकालिक चित्र, 
ईरानी चित्रकार काशेदुरियाँ कृत 
अतिलिपि 4 


राज्य कियां | 


की, पर पुलिकेशी नमंदा के घाटों पर 
अपनी सेना को इस प्रकार सजग ओर 
तैनात रक्खे हुए था कि अपने साम्राज्य 
की सारी शक्ति लगा कर भी हष उसे 
लॉध न सका | गंगा ओर गोदावरी के 
काँठों के वे सम्राद्‌ एक दूसरे के ठीक 
मुकाबले के थे और दोनों ने नमंदा को 
तत्र से अपनी सीमा मान लिया | 
सत्याश्रय पुलिकेशी तीनों महाराष्ट्रो 
का अधिपति” कहलाया । दक्षिण कोशल 
(छत्तीतगद) और कलिंग (उड़ीसा) भी 
उसका आधिपत्य मानने लगे। आनन्‍्ध्र- 
देश का राज्य उसने अपने भाई कुब्ज 
विष्णुवधन को दिया, जिसके वंशज पीछे 
पूरवी चालुक्य कहलाये | गोदावरी और 
कृष्णा के मुहानों के बीच वंगी राज़धानी 
में उन्होंने लगातार ४३ शताब्दियों तक 


| सत्याश्रय पुलिकेशी की पुलिकेशी रय भी कहा जाता है॥ 


€$ १० ] पिछले गुप्त मौखरि बैस और चालुक्य २२७ 


* पुलिकेशी ने तमिछ देश पर भी चढ़ाई की ओर पल्‍्लव राजा सिंहविष्णु 
के बेटे महेन्द्र॑र्मा को उसक्री राजधानी काश्रीपुरी में घेर कर कावेरी तक जा 
पहुँचा | चालुक्य साम्राज्य की समुद्री सना की शक्ति भी पुलिकेशी के प्रशासन 


रत के हर कल - पड के मजे हु.) के कहर तारक 
ब्रा 


नर॒तिंद्वर्मा की समकालीन मूर्त--धमेराज रथ, 
मामल्लपुरम्‌ [ फादर दरस के सौजन्य से ] 


हथ की सभा के चिहारी 





कवि 


कमी व पलक बम न 


में बनी रही | ईरान के 
राजा खुसरो रय ने 
६२५४-२६ ई० में पुलि 
केशी के दरबार में अपने 
दूत भेजे। बदले में महा" 
राष्ट्रराजा के दूत भी 
ईरान गये | 

पुलिकेशी के अन्तिम 
काल में महेन्द्रवर्मां के 
बेटे नरसिंहवर्मा पल्‍्लव 
ने वातापी पर चढ़ाई की, 
आर उसे हरा कर अपने 
बाप की हार का बदला 
चुकाया ( लग० ६४२ 
ई० ) | पुलिकेशी की यह 
कमजोरी देख कर हर्प- 
बंधन ने तभी उड़ीसा से 
लगा हुआ गंजाम प्रदेश 
जीत लिया | 

$१०, हर्ष-युगीन 
भारत--हं - कालीन 
भारत का वृत्तान्त हमें 


बाण भट्ट के हृषचरित नामक ग्रन्थ से, अनेक सम- 


फॉलीन अभिलेखों से तथा चीनी यात्री य्वान च्वाड के भारत-विवरण से मिलता है।' 


भा०--१७ 


२५८ भारतीय इतिहस का उन्मीलन [ पव ७ 


दृर्ष जेसा विजेता था बैसा ही योग्य ओर न्‍्यायी शासक भी। बरसात 
के सिवाय वह सदा अपने राज्य में दोरे करता ओर फूस के खेमों में ही पड़ाव 
किया करता था । राज्य-काय के पीछे बद अपनी भूल ओर नींद को भूल जाता 
था । उसका नाम शीलादित्य भी साथक था, क्योंकि वह शील और सचरित्र की 
मूर्ति था। उसने एकपत्नीव्रत घारण किया ओर आजन्म उसे नित्राह्य | प्रजा 
उरुके राज्य में सुखी थी। तो भी अ्रत्र गुप्तों के युग की सी पूरी शाग्ति न थी 
ओर दंड भी तय से कुछु अधिक कठोर थे। ६०६ ई० में हृष ने अपने अभिषेक 
का संबत्‌ चलाया था | ६४३ ई० तक वह राज्य करता था यह हम निश्चय से 
जानते हैं । उसके बाद उसकी मृत्यु हुई | 


“93976: 2४ 8१५७७/6७०७७॥७॥४॥७७७७॥॥७७७॥७७७७४७॥४७७४४७७७४४४७४७७७४७४४७७७ए 7/+ककए: ५.70 0777: बन. के की ऑिननननिफजओलन » «५... कट चने, मनिनान न्‍न +» 
करा | ७ ० हु ह है 2 40 | 
हे न 






है 
€ 


707 ७6860 0५ +0[०५॥पराबाछद्याए]9४8. , . 


ता 
रु ५ ।५ 
०2 घ्ा 
हे है. है 2 बा 
रण १57६ 
कह 4 
आई 9 


है ४ आह जा हु एक हैं! 
रा ५ हि पु 
* ५ 
पे 48 जज री हे 
हर * के 
१2०, 55 2९ वह 






पत्न-पाएडव रथ, मामल्लपुरम्‌ [ भा० पु० बि० ] 
हु के राज्यकाल में मिन्नमाल और पंजाब के गुजर राज्यों का श्रन्त 
हुआ | भिन्नमाल में इसके बाद चापोत्कट या चावड़ा नामक राजबंश स्थापित 
हुआ । उसी प्रकार मध्य पंजाब में टक्क ( टांक ) लोगों का राज्य स्थापित हुआ, 
जिसके कारण सातवीं शुल्नब्दी में पंजझान टक्देश कहलाने लगा | शाकल उसकी 
राजधानी थी | उसके रकिलनफर्िछिम सिन्धु राज्य कु, जिसका मकरान तक 


१३११] पिछले गुप्त मोखरि बेस ओर चालुक़य २५४६ 


अधिकार था| भूरुच का छोट गुर्जर राज्य आठदीं शताब्दी के आरम्म तक 
बना रहा । 

$११. पवलव महेन्द्रवमा और नरखिहवर्मा--महेन्द्रवर्मा श्म 
(६१८ ३०) शोर नरसिंहवर्मा (६४६ ३०) दोनों शक्तिशाली राजा थे। पुद्दुकोटै 
के पास सिद्धनवासल (सिद्धों का वास?) नामक स्थान की गुफाएँ जिनकी दीवारों 
पर अ्रजिंठा की गुफाओं को तरह सुन्दर चित्र अ्रंकित हैं, इन्हीं राजाओं की. 
कटवाई हुई हैं | कांची के सामने समुद्र-तट पर मामल्‍लपुरम्‌ के एक एक चद्ठान | 
में से काटे हुए. विशाल मन्दिर मी, जिन्हें रथ! कहते हैं, ओर जो संसार की 
अद्भुत वस्तुओ्रों में गिने जाते हैं, इन्हों राजाश्रों के बनवाये हुए, हैं। सत्याश्रय 
पुलिकेशी के ज़माने से चालुक्यों और पल्लवों की जो उठापटक शुरू हुई वह 
अगले सवा सो बरस तक उसी तरह चलती रही । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


९, मौखरि कोन थे ? वे कब और कैसे प्रमुखता में आये ? 
२, गुप्त स॒म्रादों के बाद उत्तर भारत में ओर वाकाटठकों के बाद दव्िखिन में 
कौन से नये रज्य कराँ कहाँ उठ खड़े हुए और कोन से पुराने राज्य बने रहे ! 
2 जरत्रा या गुजरात नाम केसे चला 
त्रीज उत्तर भारत की सम्राजधानी कब और कैसे बनी ? 
षेवधेन का कन्नौज के राज्य से क्या संबंध था ? 
६. प्रभाकरवर्धेन ने किस किस देश का विजय किया था ? 
५, हषे की राज्य-सीम। क्या थी १ उते किस राजा से हारना पड़ा १ 
-, पूरवी चालुक्य वंश की स्थापना किस प्रकार हुई ! 
६, इनपर टिप्पणी लिखिए--सिद्धनवासल, 'रथ?, चावड़ा वंश, टक्क देश, वातापी । 


'परम्मकाऋरमप्ामेडस ऋाु+००-मंजपरक+,. पुर कक व०र+ककमक 


अध्याय २ 


. मौखरि-हष युग में भारत के सीमान्त और बृहत्तर भारत 
( लग० '४४४-६५४० ई० ) 


6१, हुण और तुक--मध्य एशिया में हुणों की शक्ति ४६२ ई० 
में ईगनन के शाह अनुशीरवाँ ने तोड़ दी थी, सो कद्द चुके हैं [ ६, ३२ $ ५ |। 
किन्तु अनुशीरवाँ ने वह काम अकेले न किया; उसमें 'पब्छिमी तु्को उसके 
सहायक थे । तुर्क असल में हणों की एक शाखा ही थे, जिसका असल नाम 
झसेना था । असेना लोग पाँचवीं शताब्दी में चीन-हिन्द के उत्तरपूरत्री छोर 
पर हामी के उत्तर बारकुल प्रदेश में स्रणगिरि के पास [ नक्शा १७ ] 
रहते थे । उस पह।ड़ की शक्ल खोद ( फीजी टोपी ) की सी थी, जिसे हूण 
भाषा में तुकं कहते हैं । इसी से वे लोग तु या तुक कइलाने लगे। ५४४४ 
ई० से अर्थात्‌ ठीक भारत के मध्य काल के आरम्म से वे प्रत्र॒ल हुए। 
अनुशीरवाँ ने उनकी सहायता से हूणों को दराया--प्रर्थात्‌ हणों के एक फिरके 
की मदद से दूसरे को हराया | 

मध्य एशिया पर अनुशोरवाँ का प्रभाव नाममात्र को रहा। ४६५ 
६३१ ६० तक वहाँ तुर्कों का जोर रह्य । उसके बाद चीन के नये साम्राज्य 
प्रताप से उनकी शक्ति क्षीण हो गई | तुरफान से मव॑ तक मध्य एशिया 
जो तुक थे वे पच्छिमी तुक और जो ञ्रभी अपने मूल घरों में थे वे उत्तरी 
तक कहलाते थे । यह पर्छिम उत्तर का दिसात्र चीन की दृष्टि से था! मब्य 
एशिया और उत्तरपब्जिमी मारत में यों तुऊ्ें के सज्ञातीय हृण वंश के सत्र 
लोग जहाँ अन्र तुक कहलाने लगे, वहाँ भारत के शेत्र भाग में एक अरसे )तक 
उनका एुराता नाम हृण ही चलता रहा । 

पच्छिमी तु्कों के खाकान अर्थात्‌ सम्र।द्‌ की राजधानी थियानशान परत 
के उत्तर तरफ ईसिककुत कोल के :उत्तरपब्छिम सुषमाइर (+आ्राधुनिक चू ) 
नदी के तट पर आधुनिक तोकमकऊ शहर के स्थान पर थी | 


अश 37 4 


२६३] मोखरिहष युग में भारत के सीमान्त और बृहत्तर भारत २६१ 


$२. चीन का ताडः सम्राट वंश--भारत के सपम्राद अशोक का 
पिछला समकालीन चीन का पहुला सम्राद शीहुआडतो या। फिर भारत के 
सातवाहन वंश का समकालीन चीन के हान सम्राटों का वंश था, जिसके 
ज़माने में चीन का प्रभाव मध्य एशिया को पार कर कास्परी समुद्र तक जा 
पहुँचा था [ ५, ३ $$ १, ४ ]। २२१ ई० में चीन साम्राज्य उत्तरी तार्तारों 
के हमलों से दृट गया, जिन्होंने समूचे उत्तरी चीन को ले कर चीन के प्रमुख 
सरदारों को दक्खिन तरफ धकेल दिया | तत्र से ४८८ ई० तक चीन में छोटे 
छोटे देशी विदेशी राजवंश राज्य करते रहे | '*८६ ई० में वहाँ सुई बंश का 
साम्राज्य स्थापित हुआ, पर उसके काल में भी देश का गोरव स्थापित नहीं 
हो सका | ६१८ ई० में सुइ सम्राट के एक युवक राजकमंचारी ने सम्राद को 
हटा कर अपने पिता को गद्दी दी और ६२६ में पिता के निवृत्त होने पर वह 
स्वयं गद्दी पर बैठा | इस प्रकार ताह वंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक 
इतिहास में ताइचुड नाम ,से प्रसिद्ध हुआ | ताडः सम्राद ताइचुड ने चार वर्ष 
में देश में पूण शान्ति स्थापित कर दी, सीमा पर के शन्नुञ्रों को सामनन्‍्त बनाया, 
पुराने भ्रष्ट राजकमंचारियों हो हटा कर अनेक योग्यतम व्यक्तियों को सेवा में 
लिया, दण्डविधान सुधार कर उसकी कड़ाई कम की, विद्या ओर शिक्षा की 
खूत्र उन्नति को, तथा अपने सादे जीवन का नमूना देश के सामने रक्‍्खा । 
६३० ई० में उसने उत्तरी तु्कों का देश जीत कर उत्तर तरफ से चीन को 
सुरक्षित कर लिया | 

ताडः ताइचुछ ने ६४६ ई० तक राज किया | वह स्वभाव का मधुर 
था, राजनीति-वेत्ताश्रों से खूब मिलता और उनसे अपने कार्यों की आलोचना 
भी सुनता था, उसके प्रशासन में चीन विश्व की प्रमुख शक्ति बन गया। उसके 
वंशजों ने भी वह परम्परा जारी रक्‍्खी । 

$ दे. यात्री य्यान उवाडु---इसी सम्राद ताइचुड के ज़माने में यात्री 
य्वान च्वाड भोरेंत आया । वह ६२६ ई० में चीन से चल कर चीन-हिन्द 
पहुँचा | वहाँ कुछ दूर पक तारीम नदो की उत्तरी बस्तियों में होते हुए, फिर 
थियानशान पवत को लाँच कर ताशकन्द समरकन्द अफगानिस्तान के रास्ते 


२६२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पवे ७ 


कश्मीर पहुँचा, श्रोर भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमने तथा कई 
स्थानों में वर्षों पटने के बाद फिर अफगानिस्तान पामीर ओर दक्खिनी चीन- 
टिन्द के रास्ते ६४४ ई० में चीन धापिस पहुँचा | 

य्वान-च्वाड ने अपने यात्रा-विवरण में कई मनोस्ज्ञक बातें दज की 
हैँ जिनसे उस युग में चीन ओर भारत के सम्बन्ध पर विशेष प्रकाश पड़ता 
है। कामख्प-्रग्ज्योतिषप के राजा भास्करतरमां ने य्वान को अपने पास बुत्ताया 
था। भास्करवर्मा ने उससे पूछा--इधर कुछ काल से भारत के अनेक प्रान्तों 
में एक गीत सुना गया है जिसे लोग चिनवाडढः के बविजयों का गीत कहते हैं । 
वह आपके देश का ही है न? स्वान ने कह्य--हाँ, वह मेरे राजा की स्तुति 
है। तब्र सम्राद शीलादित्य दृषंवर्घन गंजाम प्रदेश जीत कर कन्नोज लोट रहा 
था ओर कजंगल नगर (संथाल-परगने में आधुनिक कांकनोल ) में था। 
उसने भास्करवर्मा को चीनी यात्री के साथ वहाँ बुलाया ओर दोनों के साथ गंगा 
द्वारा कन्नौज की यात्रा की । हपबंधन ने भी य्वान-च््राड से कहा-पमैने चीन के 
देवपुत्र चिनवाझ के बारे में सुना है जिसने उस देश को अराजकता ओर 
बरबादी की दशा से व्यवस्था और सम्रृद्धि में पहुँचाया और दूर देशों तक 
आपधिपत्य स्थापित कर अपना सुप्रभाव फैलाया है; उतकी सत्तुष्ट प्रजा चिनवाड 
के विजयों का गीत गाती है जो यहाँ भी एक अरसे से परिचित है। चिनवाझ 
सम्राद ताइचुड का कुमार-जीवन का पद था | कुमार दशा में उसने एक भयंकर 
विद्रोह को दबाया था जिसकी याद म॑ उसके सैनिकों ने नाच के साथ गाने 
का गीत रचा था। इसे १२८ आदमी चाँदी के कबच पहने हाथों 
में भाले लिये नाचते हुए गाते थे । कुछ ही वर्षों में यह नत्य-गीत उत्तर 
पूरवी और उत्तरपच्छिमी द्वार से भारत भी आ पहुँचा था ! मारत और चीन 
के बीच वस्तुश्रों ओर विचारों का कैता खुला आदान-प्रदान चलता था तथा 
ताइचुड के विज्ञयों का एशिया में तत्र कैसा प्रभाव हुआ था यह इससे सूचित है । 

उस थुग तक चीन के लोग ईंख के रस से खाँड ओर मिसरी बनाना 
न जानते थे। मिसरी को वे मघुशिला ( शहद-पत्थर ) कहते थे । ताइचुड ने 
भारत में अपने आदमी मिसरी बताना सीखने को भेजे । चीन के लोग भारत 


२६४] मोखरिहषं युग में मारत के सीमान्त श्रोर बृदत्तर भारत. २६३ 


के रंगबिरंगे मलमल के कपड़ों से भी चक्रित होते थे। उन्हें वे उधा की भाष 





जापान के हो रिउजी मठ की भीत पर बोधिसत्तय- 
चित्र, जो मोखरे-ए युग में लिखा गया तथा 
उस युग में भारत चीन जापान के सम्पक 


का ननद॒शक है । 


[ राहुल जी के सीजन्य से ] 


कदते थे | उस्ती तरह भारत के 
लोग भी चोनांशुक अर्थात्‌ चीन 
के रेशमो कपड़े को बहुत चाह 
थे। दोनों देशों म॑ विद्रा का 
आदान प्रदान केपे होता था 
सो तो य्वान च्वाड जैपे यात्रियों 
की चर्या से ही प्रकट है। किन्तु 
बोद्ध ओर अन्य सम्प्रदायों में 
दाशनेक चिन्तन के साथ 
अन्धविश्वास भी तब खूब घु ज्ञ- 
मित चुका था | 

$ ४, चीन-हिन्द --सीता 
के काँठे अथवा चीन-हिन्द के 
भारतीय उपनिवेश तीन तरफ 
तिब्बत ओर पामीर के पहाड़ों 
तथा थियानशान से तथा 
चोथी तरफ उनके ओर चीन 
के बीच की मस्भूमे से पिरे 
थे। तो भी थियानशान को 


लाघ कर हूणों तुर्को के अनेक आक्रमण उनपर हुए थे | थियानशान के पूर्त्री 
छोर पर उमस्मची ओर हामी [ नक्सा १७ ] के बीच से उत्तर से चीन-हिन्द में 
घुसने को खुला रास्ता है। वहाँ आधुनिक तुरफान के स्थान पर सातवाहन युग 
में एक भारतीय (अथवा भारत से प्रभावित स्थानीय लोगों का) उपनिवेश था। 
वह उपनिवेश तुक बाद में बह गया और उसके स्थान पर तुक राज्य स्थापित 
हो गया था जिसे चीनी कोशाडः कहते थे। यहाँ बसे हुए तुर्को में धीरे धीरे बौद्ध 
धम का प्रवेश हुआ ओर तुर्की भाषा में संघ्कृत से कई ग्रन्थों के अनुत्राद किये 


रध४ष.. भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ प्ब ७ 


गये । इस तुक राज्य को सम्राट ताइचुड ने ६३६ ई० में बुका दिया?, और 
इसके पब्छिम के भारतीय राज्य अग्नि [ ५, ४ $ १ ] के साथ चीन की सीमा 
लगा दी | अ्रमम राज्य तक इस युग में भारतीय लिपि चलती थी । 

य्वान च्वाड के ज़माने में अग्नि कुचि भस्क खोतन श्रादि शेप सब्र 
भारतोय राज्य ज्यों के त्यों बने थे । पर वे परिपक्त ओर कुछ कज्ञीण दशा में 
थे, उनपर कई तुक चदाइयाँ होने की स्मृतियाँ ताजी थीं । तो भी चीन-हिन्द 
के भीतर ओर कोई तुक बह्ती न थी। खोतन के राज्य को ४४५ ई० से हूणु 
आर तुक सता रहे थे। ६३० ई० में वहाँ के राजा विजयसंग्राम ने तुकों के: 
देश पर चदाई कर उनका संदार किया । उसते कुछ बरस पढले या पीछे ही 
तो राज्यवधन ओर हर्षवर्धन ने भी तुखार पहाड़ों पर चद्ाइयाँ की थीं। यों 
पंजाब झोर खोतन के भारतीय राज्य दो तरफ से एक ही शत्रु को ठेल रहे थे । 
६४८ ई० में अग्नि ओर कुचि पर पच्उिमी तुर्कों की चदाई हुई, डिसके बाद 
तुक वहाँ से निकाले गये । 

$ ५. शलिक और तुखार--य्वान व्याझ पन्‍्छमी तुझं के खाकान 
से उसकी राजधानी में मिला था ओर उसने य्वान को भारत के कपिश देश 
तक के लिए राहदारी दी थी, जिसका यह अ्रथ है कि काश की सीमा तक तुक 
खाकान को आशा मानी जाती थी । उस खाकान का उपराज वंचक्षु नदी के 
दक्लिन बदख्शाँ के पब्छिमी अंश में कुन्दूज नगर में रहता था। किन्तु य्वान 
अवाड के विवरण से हमें इसका स्पष्ट नित्र मिलता है कि सुषमाइर से हिन्दकोद़ 
तक समूचे मध्य एशिया की जनता श्यम्ो तक पुराने ऋषिकों ओर उनके 
सजातीय लोगों की ही वंशज थी, जिसके बहुत से सरदार तुर्कों का आधिपत्य 
मानते हुए उनके सामन्त रूप में राज्य करते थे | 

सुषमाइर नदी से समरकन्‍्द के दक्खिन के पहाड़ों तक तथा खीवा 
प्रदेश तक बसी हुई जनता इस युग में सुलि या शूलिक कहलाती थी। ये 
शूलिक पुराने ऋषिकों के ही वंशज थे। समरकन्द जाज्य इन्हों का था जो 
मध्य एशिया का केन्द्र तथा वहाँ की रुम्यता का आदर्श माना जाता था । 

शूलिकों के दक्खिन तुखार देश था। समरकन्द के पास को ज़रफ्शोँ 


२६६] मोखरिद्वष युग में भारत के सीमान्त ओर बृदत्तर भारत २६४ 


नदी और वंक्तषु के बीच का पनढाल जिस पब॑त से बना है उसमें लोहे की चट्टानों: 
से घिरा प्रायः १। मील लम्बा और ५ से ३६ डग तक चोड़ा एक तंग दर्रा है, 
जिसे पंजाबी यात्री अब बुज़्गोलाखाना या बकरीखाना कहते हैं। उस युग में 
वह लोहधाटठ [नक्शा १६| कहलाता था। वह तुखार देश की उत्तरी सीमा थी। 
उसकी दक्खिनी सीमा अ्रफगानिप्ततान पठार की रीढ़ थी उसकी पच्छिमी सीमा 
फारिस से लगती थी तथा पूरवी सीमा पुराने काल में पामीर के पठार की रीद 
अथांत्‌ पामीर की पूरवो सीमा की पवतमाला तक थो। शञ्रर्थात्‌ बलख बदख्गा 
ओर वंत्तु के उत्तर तरफ हिसास्स्‍्तालिनाबाद का प्रदेश तुखार में सम्मिशित 
था| तुखार देश में २७ राज्य थे जो सब तुकों का आधिपत्व मानते थे। पुराने' 
ठुखार में पामीर भी सम्मिलित था, पर इस युग में वहाँ के छोटे छोटे राज्य तु 
आधिपत्य में न थे ओर उनका सम्बन्ध भारत ओर चीन-हिन्द से अधिक था ॥ 
शूलिक लिपि भारतीय से भिन्न थी, पर तुखार लिपि भारतीय ही थी। 

६३१ ई० में दही समरकन्द के शुलिक राजा ने अपने को तुक आधिपत्य 
से निकाल कर चीन के आधिपत्य में जाने का प्रस्ताव किया, पर चीन सम्राद्‌ 
ने तब इसे उचित न समझा | परन्तु ६४५७-१६ ई० में चोनी सेनाश्रों ने प च्छुमी 
त॒र्का का समूचा देश जीत लिया, अर्थात्‌ शुलिक ओर ठुखार देश तत्र चीन के 
आधिपत्य में चले गये वह किन दशाश्रों में हुआ सो हम आगे देखेंगे । 

$ ६. जागड बामियाँ कपिश--जागुड बामियाँ और कविश उम्र 
युग में अफगानिस्तान पठार के मुख्य राज्य थे | बामियाँ मध्य अफगानिस्तान 
में काबुल देलमन्द श्रोर वंक्तु नदियों के त्रीच के पनदाल पर था ओर कपिश 
हिन्दकोह से सिन्ध नदो तक । लम्पाक नगरहार पब्डिमी गन्धार ओर वर 
( बन्‍्नू ) कपिश राज्य के अधीन थे।| नगरहार प्रदेश अब भी निग्रहार कहलाता 
है; पेशावर से काबुल के रास्ते पर का जलालाबाद शहर ग्रत्र उसका केन्द्र हे 
[ ४, रे $ ३े ]। उसके उत्तरपब्छिम पहाड़ों की उस तराई का नाम जिसमें 
अलिपषंग नदी [४, १ ४ ४] काबुल में मिलती है, लम्पाक था। श्रत्न वह लमगान 
कहलाती है| पच्छिमी गन्धार का मुख्य नगर श्रत्र पुरुषपुर था, पर पुष्करावती 
भी श्रभी तक आबाद नगरी थी। पब्छिमी गन्धार का उत्तरी अंश उदड्डीयान 


२६६ / भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर ७ 


अर्थात्‌ स्त्रात नदी की दून [१, १ $ ६; २, १ $ ४; ४, १ $ ४] भी कपिश के 
अआधोन था। कपिश और बामियाँ दोनों के राजा अपने को क्षत्रिय कहते तथा 
'बामियाँ वाले अपने को शाक्यवंशी मानते थे | 

$७, कश्मीर, टक्क, सिन्धु--कश्मीर में स्वान चव्रारु के ज़माने 
से कुछ ही पहले दुलंभवधन ने ककोंट राजवंश की स्थापना की थी। कश्मीर 
दून के दक्खिन के अमिसार देश ( पुंतच राजोरी ) [४, १ $ ५ ] तत्नशिला 
ओर सिंहपुर ( नमकपदाड़ियों में आधु० कटास ) तथा कश्मीर दून के 
पच्छिम का सिन्ध नदी तक का पहाड़ी प्रदेश उरशा ( आधु० हज़ारा ) भी 
कश्मीर के अधीन थे । 

पंजाब को य्वरान च्वाडः के युग में ठक्‍क्र देश कहने लगे थे। शायद 
वह नाम टॉक लोगों के कारण था। शाकल ( स्यालकोट ) उसकी राजधानी 
थी। सतलज के पूरवी तट पर आधुनिक लुधियाने के स्थान पर सुनेत्र नाम 
की योधियों की पुरानी राजधानी थी [ ६, १ $ ३ ]। य्वान च्वाडः के ज़माने में 
'उसके चौगिद का प्रदेश पोवाघ (पोफातो ) कइलाने लगा था और वह 
भी टक्क के अन्तगंत था | उस प्रदेश का वह नाम आज तक चला आता है | 

तन्षशिला ओर बसु के दक्खिन सिन्धु राज्य था जिसकी राजधानी 
आधुनिक डेरगाज़ीखाँ जिले में थी। आजकल का समूचा सिन्दर और कलात 
प्रदेश उसके अधीन थे। कहा जा चुका है कि हषबधन ने सिन्धु राज्य ले 
लिया था | लगभग ६३६ ई० में ह4 ने कश्मीर को भी झधीन किया था | 

$ ८. कुल्त्यू ब्रह्मपुर सुवर्णगोत्र-य्वान च्वाछ हिमालय के कुलून 
(कुल्लू ) प्रदेश में भी गया था। उसके उत्तर तरफ लाहुल और मरपो ,(लदाख)+ 
प्रदेशों से भी वहाँ के लोग परिचित थे। हरद्वार त्रिजनौर के उत्तर तरफ 
आधुनिक गढ़्वाल-कुमाऊँ में भी य्वान गया था। उक्त जनपद्‌ का नाम तत्र 
बहमपुर सा कुछ था। उसके उत्तर तरफ सुबर्णुगोत्र देश था, जिसकी पूरवी सीमा 
तिब्बत से, उत्तरी सीमा खोतन से तथा पच्छिमी सीमा लदाख से लगती थी । 


करी गंफन>नमनभनम, 


 मरपो या मरयुल तिब्बती नाम है, जिसका शब्दार्थ है मक्खन का देश । 


२६ १० ] मोखरिदर्ष युग में भारत के सीमान्त और बृइत्तर भारत २६७ 


यह पच्छिमी तिब्बत का वर्णन है और इस वर्णन से प्रकट होता है कि उस युग 
के भारतीय उससे अच्छी तरह परिचित थे और उसके आरपार खोतन का रास्ता 
है यह भी जानते थे | पच्छिमी ति्बत में अनेक सुवरणत्षेत्र हैं, जहाँ की निड्टी में 
सोना मित्रा रहता है। वैपते क्षेत्रों को वहाँ थोक! कहते हैं। थोक का ही 
संस्कृत रूप 'गोत्र' प्रतीत होता है | 

५९. नेपाल कामरूप--नेपाल दून के लिच्छवियों ने लगभग 
६२५ ई० में गोवाला-गुप्तों को हटा दिया, पर उसके शीघ्र बाद लिचड्डवि राजा 
के महासामन्त” ठककुरी वंश के अंशुवर्मा ने राज्य हथियरा लिया। अंशुवर्मा 
ने अपना संत्रत्‌ भी चलाया | उसके बाद डेट शठाब्दी तक वहाँ लिच्छुति 
ओर ठक्कुरी सरदारों का सम्मिलित द्विगज जारी रहा । 

कामरूप या प्राग्ज्योतिप में पिछले गुप्तों के युग भें जो राजबंश था वही 
हपबधन के ज़माने में भी चलता रहा | वह हर्ष का आधिपत्य मानता था। 

$ १०. तिब्बत का उत्थान--चीन और कश्मीर तथा खोतन और 


ञ३ न अर श र5 हप्ये उररेव शा पा 

क्षय 42५70 637 /4 220 

९ 2 
अज5धीनयु6 मरुवरेह वपर 2 एप गन मै 

छुटी शताब्दी की भारतीय लिपि, जिसमें तिब्बती भाषा पडलेपइल लिखी गई--- 
हड़द्ा ( जि० रायबरेली ) से प्राप्त ईशानवर्मा मौखरि के स॑० ६११ 
| वि० के लेख में से [ लखनऊ स॑० ] 
नेपाल के बीच नया राज्य तिब्बत या भोट इसी युग में उठ खड़ा हुआ | 


अिित-ससकिसनननन लक मन. 









किए 8 2 


$ 











 तिब्बती लोग अपने देश को पोद्‌ कहते हैं जिसका भारतीय रूप भोट है। 
तिब्बत शब्द संस्कृत त्रिविष्टप से बना प्रतीत होता है। 


रद्द * भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ७ 


इससे पहले तिब्बती लोग खानाबदोश पशुपालक थे ओर छोटे छोटे गिरोहो में 
रहते थे । तीन तरफ के भारतीय देशों से ओर चोथी तरफ चीन से उनमें धीरे 
धीरे सम्यता का प्रक्राश पहुँचा, ओर वे खेती, लिखना, मकान बनाना आदि 
सीख गये । खोतन और कुचि में जो भारतीय लिपि प्रचलित थी, वही सातवीं 
शताब्दी के शुरू में तिब्बत में भी पहुँच गई । ठिब्बती नापा तब से आज तक 
हमारी ही वणमालः में लिग्बी जाती है। ६३० ई० में पहलेपहल एक सम्राट 
सारे तिब्बत को अपने शासन में ले आया; उसने ६४० ईं० तक राज्य क्या । 





आरम्भिक तिब्बती लिपि--ल्दासा के पास ग्यलखडढ विदार के शिलालेख 
में से । हृड़द्या लेख की लिपि से इसकी तुलना कीजिये । 
[ राहुलजी के सोजन्य से ] 
उसका नाम सोइ्चन-गम्बो था। ल्हासा की स्थापना उसी ने की। उसने 
नेगल के अंशुवर्मा की बेटी भक्रुटि से और चीननसम्राद की कन्या से 
विवाह किया | वे दोनों देवियों बोद्ध थीं। उन्होने तिब्बतियों के रहन-सहन में 
अनेक सुधार करवाये । ६४१ ई० में हपवधन ने अपने दूत चीन भेजे। दो 
बरस बाद चीन के दूत तिब्बत के राघ्ते कन्नोज आये । इस प्रकार अच्च .पहले- 
पहल चीन और भारत के बीच तिब्बत के रास्ते आवाजादी शुरू हुई। बाद 


२$ ११] मोखरिदृष युग में भारत के सीमान्त ओर बृइत्तर भारत २६९ 


के तिब्बती राजाओं ने भी नेपाल मगध और कनन्‍नोज से लगातार सम्पर्क 
बनाये रक्‍्खा । 

$ ११, श्रीक्षेत्र द्वारवती ईशानपुर महाचम्पा-----य्वान च्वाड 
ने समतट अथांत्‌ बंगाल के समुद्रतट के प्रदेश में रहते हुए वहाँ के परे के छह 


न ४ 0म८, 468 ५४ छः 3 हक * 5344 यलाय इस २७५ 3८४ “०० +33338७>०७५०७७७७०.५०. ५» «न “4 आ॥०४०००० बला 
ते ॥। हू 200 न | 
६. हि] 


५ 
£ 
/ के हि ५ 





| हि 
है 
पु हर | व ज्जड १५% 
> 5 
| न्‍्ड हि तह ५ 7 
कै हू श् अं रु १6४५ 
5 नै गा कः 
के ०-६." ६.०, 
हे रि लिप 5 २ 
|, हे ५», 5 ५ १ 
हा ध ् हि य् श्र ब 
ह + रे रे 4 
. है) ५ 2 ७ 
५ ; 22 हु द 
कक क. के फू $े 
की त 
4 ड़ है] 
ड़ 


ड़ २ « -ह 
बढ 
हि न्‍ 
बढ 
न कक ह् 
न जग 
ज्अुओं. . + 
४5 के हक 
&४<५ ४0०८० + सन लत 2 तल + नव > ०५ 2४५०-४० लक आफ ॥ 





मामल्लपुरम्‌ समुद्रतट पर नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए पल्‍लव राजाओं| 
का बनवाया ज्योतिःस्तम्म [ भा० पु० बि० ] 


देशों के विषय में सुना था-। इनमें से पाँच भारत और “चीन के बीच के 
प्रायद्वीप में भे, छुठा यवद्दी। या जाबा था। पाँच में पहला भीक्षेत्र था जो 
अजकल का बरमी लोगों का थरेखेत्र या प्रोम है। दूसरे देश का नाम काम- 


२७० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ७ 


लंका सा कुछ था, ओर वह बरमा के तट पर आधुनिक पगू या तनासरीम के 
स्थान पर था। तीसरा था द्वारवती जिसके स्थान को आधुनिक स्थाम की 
अयुध्या नगरी लगभग सूचित करती है। चोथे देश का नाम य्वान च्याडः 
ने ईशानपुर दिया है । वास्तव में वह कम्बुज राष्ट्र की राजधानी का नाम था । 
कम्बुज राष्ट्र अब उसो देश का नाम पड़ा जिसका पुराना नाम 'फूनानों था 
[ ५, ४ $ २; ६, ४ $ ३ ]। 'फूनान राज्य को उसके सामन्‍्त चित्रसेत ने 
समाप्त कर उसके स्थान में कम्बुजराष्ट्र की नोंव डाली थी। परले हिन्द के उस 
भाग का नाम अ्रत्र तक वही चला शझ्राता है। उसका वह नाम भारतीय 
प्रवासियों ने रकखा था | वहाँ के असल निवासी ख्मेर लोग हैं, जो हमारे संधाल 
लोगों से मिलते-ज्ुलते श्रोर आग्नेय दवंश के हैं। आयों के कम्बुज उपनिवेश 
में होने के कारण वे कम्बुज कहलाने लगे ! पर उनका कहना है कि वे महपि 
कम्बु ओर मेरा श्रप्सरा की सन्‍्तान हैं ! चित्रसेन भी कम्बु और मेरा की उसी 
सन्‍्तान में से था | कम्बुज के ग॒जा अपने को सूर्यवंशी मानते थे । चित्रसेन के 
भाई भववर्मा के नाम से भवपुर राजधानी स्थापित हुई। भववर्मा के बेटे ईशान- 
वर्मा ने ईशानपुर की स्थापना कर उसे राजधानी बनाया | उसने ६१६-१७ ० 
में चीन को अपने दूत भेजे | 

तोडकिडः की खाड़ी पर झ्राधुनिक व्येतनम की जगह चम्पा परले हिन्द 
का सच्नसे प्रसिद्ध राज्य था [५, ४ $ २; ६, ४ $ ३|। इस युग में अपनी प्रबलता 
के कारण वह महाचम्पा कहलाने लगा | वहाँ के गंगराज-वंश [ ६, ४ $ ३ ] में 
५६० से ६३० ई० तक शम्भुवर्मा नामक योग्य राजा हुआ | 

$ १२. शैलेन्द्रों का राज्य--गुप्त युग में सुमात्रा में श्रीवजय राज्य 

की स्थापना का उल्लेख किया ना चुका है [ ६, ४ $ ३ ]। सातवीं शताब्दी में 
वहाँ शैलेन्द्र राजवंश स्थायित हुआ | मध्य और दक्खिनी सुमरात्रा तथा उसके 
पड़ोस के छोटे द्वीप उस शताब्दी में उस राज्य के अन्तर्गत थे। श्रीविजय के 
जद्दाज पूरब तरफ चीन तक ओर पच्छिम तरफ मदगास्कर ओर अलक्साद्धिया 
( मिल के बन्दरगाह ) तक जाते थे | 


२ $ १-१२ ] मोखरि-दृष युग में भारत के सीमान्त और बृद्त्तर भारत २७९१ 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१, अनुशोरवाँ ने हूरों को कब ओर किसकी सहायता से हराया १ 
२, टुके लोग किस नवश के थे, उनका पहला नाम क्या था ओर तुक नाम 
कैसे कं स्छिमी तुक ओर उत्तरी तुक का क्या अथ 
2 स्‍्वाढ किस म.गे से भारत आया और किससे चीन लौटा ? 
22, सीन च्वाड के ज़माने में पल्छिमी तुर्कां की राजधानी कद्ाँ थी ? 
हष युग में चीन और भारत ने एक दूसरे से क्या कुछ सीखा और दोनों 
देशों में किन वस्तुओं का आदान-प्रदान होता रहा ? 
६. चिनवाझ का विजयगीत क्या वस्तु थी ? बढ़ नत्य-गीत भारत में कब :च-. 
लित ही 2 उसका यहाँ प्रचलित होना क्या सूचित॑ करता है ? 
2 ताइचुड का संत्तिप्त वृत्तन्त लिखिए। इतिहास में उसका क्या स्थान है 
ओर भारत के इतिहास पर उसका क्या प्रभाव पड़ा 
८, चोन-हिन्द के भारतीय राज्यों का परिचय देते हुए बताइए कि पश्चिमी तुकों 
ओर चीनियों से सातवीं शताब्दी में उनका क्या सम्बन्ध रहा १ 
६. शूुलिक लोग कौन थे और कराँ रहते थे ? य्वान च्वाढः के ज्ञमाने में उनपर 
किसका आधिपत्य था १ 
१०, तुखार देश कर्ाँ था ? उसकी सीमाएं स्पष्ट कीजिए । 
११, कपिश राज्य की सीमाएँ य्वान च्वाड के युग में क्या थी? उसके अधीन 
कीन से प्रदेश थे ? 
१२, ककॉर्ट राजवंश की स्थापना किसने दो ? उस राजा का अधिकार कहाँ 
तक था १ 
१३, य्वान च्वाढ के ज़माने में भारतीय लिपि के विस्तार की उत्तरी और 


र्पाः कदाँ तक थी १ 
रह में सभ्यता ओर भारतीय लिपि कब ओर किस प्रकार पहुँची ! ख्ोड- 
चन गम्बो का तिब्बत के उत्थान में क्या भाग रहा १ 
५. शलेन्द्रों का राज्य ७5वीं शताब्दी में कहाँ से कहाँ तक था ओर उनके जहाज 
किन देशों तक पहुँचते थे १ 
१६, इनपर टिप्पणी लिखिए--लोहघाट, मक्खन का देश, कंबुज, महाचंपा, 
इंशानपुर, अंशुवर्मो, शंभुवमी । 


अध्याय ३ 


खिलाफ़त का उदय ओर भारत से टकर 
( लग० ६३२-८५० ई० ) 

$ १: हज़रत मुहस्मदू--भारतवर्ष में जब हपे ओर पुलिक्रेशी राज्य 
करते थे, तभी अरब में इस्लाम मत का उदय हुआ | इस मत के प्रवर्तक 
हज़रत मुहम्मद का जन्म ५७१ ई० में अरब की कुरैश जाति में हुआ । मुहम्मद 
से पहले अरब वाले अनेक जड-जन्तुश्रों को पूजते ओर छोटे छोटे फिरकों में 
चेंटे हुए थे । मुहम्मद ने उन्हें तोहीद अर्थात्‌ परमेश्वर के एक होने की शिक्षा 
दी। उन्होंने अनुभव किया कि उनका वह तोौहीद का विचार स्वयं परमेश्वर 
या अल्ज़ाह की प्रेरणा है। इसलिए, उन्होंने अपने को अछजाह का रसूल 
आर्थात्‌ भेजा हुआ कहा। फिर उनकी यह शिक्षा थी कि श्रल्लाह ओर 
उसके रसूल को मानने वाले सब्र मुसलमान हैं, और उतकी दृष्टि में बराबर 
हैं, उनमें कोई ऊँचनीच या छोटाई बड़ाई नहीं है | अल्लाह ओर रसूल को न 
मानना कुफ्र अर्थात्‌ नाध्तिकता है, ओर कुफ्र करने वाला काफिर है । 

इन शिक्षाश्रों का पहले तो अरब बालों ने विरोध किया, यहाँ तक कि 
रसूल को अपने विरोधियों से सताये जाने पर अपनी जन्मभूमि मक्का को छोड़ 
मदीना हटना पड़ा । इसी हटने या हिजरत करने? से ६२२ ई० में हिजरी सन्‌ 
जारी हुआ । किन्तु पीछे मुहम्मद को सफलता हुई ओर अरब वालों में उन्होंने 
अनुपम एकता और शक्ति जगा दी | सारा अरब उनको छूुत्रच्छाया में श्रा 
गया | ६३२ ई० में उनका देहान्त हुआ | 

6२. खिलाफत का विस्तार, ईरान-विजय--म्ुद म्मद के पीछे उनके 
परिवार के जो लोग अरबों के नेता बने वे खलीफा कहलाये। पहले चार 
खलीफा बहुत प्रसिद्ध हैं | उन्होंने इस क्रम से राज्य किया--( १ ) अबू बक्र 
<६३२-३४ ई० (२) उमर ६३१४-४३ ई० ( ३ ) उस्मान ६४२३-५४ ई० ओर 
(४) अली ६४५४-६१ ईं० | 

झरब के पड़ोस में एक तरफ ईरान ओर दूसरी तरफ रोम का साम्राज्य 


३२$३] खिलाफत का उदय ओर भारत से टक्कर श्छरे 


था। वे दोनों बोदे ओर खोलले हो चुके थे । रसूल की मृत्यु के बाद पाँचवें 
ही बरस ( ६३६-३७ ई० ) अरबों ने सासानी राजा यज़दगुद रेय को हरा कर 
ईरान का मुख्य भाग दखल कर लिया | ईरान के लोग मुसलमान बनाये गये । 
उनमें से कुछ बच कर समुद्र के रास्ते भारत भाग ग्राये । उन भागने वालों के 
वंशज, जो अब गुजरात में आबाद हैं, पारसी नाम से प्रसिद्ध हैं । 

पांड्य सिहल श्रीविजय ( सुपात्रा ) आदि जिन भारतीय राष्रों का 
साम्ुद्विक ब्यापार बहुत था, उन्हें पच्छिमी समुद्र को इस नई शक्ति से सबसे 
पहले वासस्‍्ता पड़ा । उनके लिए जहाँ तक हो सके उसके साथ मैत्री रखना 
आवश्यक था | अरब लोग भी भारतीय समुद्र में व्यापार ओर मल्जाहगीरी करते 
थे। किन्तु पहले जहाँ वे कोरे व्यापारी और माँफ्की थे, वहाँ अत्र उनमें से 
प्रत्येक नई उमंग लिये हुए अपने दीन (मत ) का उग्र प्रचारक बन 
गया | जहाँ कहीं भी व्यापार या मल्लाहगीरी के कारण उनकी छोटी मोटी 
बस्ती रही, वहाँ मस्जिदें खड़ी होने लगीं, इस्लाम का प्रचार होने लगा, ओर 
वहाँ से लोग हज ( अ्रत्र के ती्थों की यात्रा ) के लिए. जाने ओर खलीफा 
के पास ज़कात ( अपनी बचत का ४०वाँ अंश ) मेजने लगे | इस नये जोश 
ओर जीवन में अरबों की सामुद्रिक शक्ति भी बदने लगी और इन मुस्न्रिम 
केन्द्रों से मारत के तट-प्रदेशों का परिचय पा कर खलीफाशोों की जलससेना 
उनपर भापडे भी मारने लगी । 

$३. भारत के सीमानत पर धावे ओर मकरान-विजय--खलीफा 
उमर के प्रशासन में पहलेपदल भारत के पच्छिमी तट पर अरबों ने समुद्री घावे 
मारे | एक धावा उन्होंने कॉकण के ठाना जिले पर मारा, जिसमें पुलिकेशी 
के हाथों उनकी बुरी तरह हार हुई । दूसरे सामुद्रिक हमले भी उसी प्रकार 
विफल हुए । 

६४३ ई० में ईरान के पूरवी प्रान्त किरमान और सिजिस्तान ( प्राचीन 
शकध्थान ) जीत लिये गये । पघिजिस्तान लेने से “अरब लोग हेलमन्द नदी 
पर पहुँच गये, जो तब्र भी भारत की सीमा मानी जाती थी। उसका काँठा 
खिन्ध और अफगा-त्तान के घीच;पचचर की तरह घुसा हुआ है। ६४४ ई० 

भा०--१८ 


२७४ भारतीय इतिद्यस का उन्मीलन [ पर्व ७ 


में सिन्ध के राजा सिहसराय” ( श्रीहृषेराज ) से अरबों ने मकरान छीन लिया । 
श्रीदषराज लड़ाई में मारा गया । उसके बेटे साहसी ने थुद्ध जारी रक्‍्खा, पर 
दो बरस पीछे वह भी खेत रहा | तब सिन्ध का राज्य ब्राह्मण मन्त्री चच 
ने संभाल लिया | 

श्रीहृर्षराज कदीं ह शीलादित्य ही तो नहीं था, जिसने “ सिन्धुराज को 
कुचल कर उसका राज्य अपने हाथ में कर लिया? था ओर तुखार पहाड़ों से 
' सुराष्ट्र तक तथा प्राग्ज्योतिष से गंजाम तक सारी भूमि को एक साम्राज्य में 
सम्मिलित किया था ? यह केवल अटकल है, इस बारे में हम अ्रभी निश्चय से 
कुछ नहीं कह सकते | तो भी हम इतना जानते हैं कि हपवंधन ओर मोखरियों 
का कुरुपंचालससाम्राज्य इसके बाद एकाएक दह गया । 

मकरान लेने के चार बरस बाद श्ररत्रों ने सासानी राज्य का उत्तरपूरवी 
प्रान्त हरात भी ले लिया ( ६५० ई० )। उधर पब्छिम तरफ रोमी सम्राद ने 
जब्र उनके मुकाबले में अपने को अशक्त देखा तत्र चीन के ताडः सम्राद्‌ से 
सहायता माँगी । चीनी सेना रोम की सहायता के लिए मध्य एशिया तक पहुँच 
पाई थी कि इस बीच अरबों ने रोमी साम्राज्य के सीरिया फिलिस्तीन ओर मिख 
देश दखल कर लिये ( ६४२ ई० तक ) | 

$४. हिन्दकोह तक चीन-साम्नाज्य--चीन का सम्राट तब बच्चा 
था। उसकी माता वू उसके नाम पर शासन चलाती थी। अरब्र लोग ईरान 
और हरात से मध्य एशिया में घुसने का यत्न करेंगे यह देखते हुए सम्रादमाता 
ने पच्छिमी मध्य एशिया को भी जीत कर पब्छिमी तुकीं को वहाँ से भगा दिया 
( ६४५७-५६ ई० )। हारे हुए तुक सरदार कुछ अपने भाईबन्दों के पास 
हुनगारी ( युरोप में ) भाग गये, कुछ ने भारत में शरण ली। 

चीन का साम्राज्य हिन्दकोह तक पहुँच जाने से अफगानिस्तान के 
भारतीय राज्यों को सहारा मिला | ६६३ ई० में अरबों ने करिश की नई राज- 
धानी काबुल पर चढ़ाई की । काबुल साल भर घिरा रद्ा ओर लोग बस्तियाँ 
उजाड़ कर भाग गये | वे अ्ररत्र सेना पर लगातार भपई मारते रहे और अन्त 
में उसे निकाल कर हद्वी दम लिया । 


३९६६] खिलाफत का उदय और भारत से टक्कर २७५ 


अरबों ने हरात से मध्य एशिया की तरफ बढ़ना चाहा। चीनियों को जहाँ 
सामने से उनका मुकाबला था, वहाँ बायों तरफ ६७० ई० के बाद से तिब्बत 
उनका शत्रु बन खड़ा हो गया । तिब्बती लोग उत्तर तरफ बढ़ कर चीनी 
सेनाश्रों का रास्ता काठने का यत्न करते ओर कई बार अरबों के साथ सन्धि 
कर लेते | चीनियों की कोशिश रहती कि वे एक दूसरे से न मिल पायँ। इस 
कोशिश में वे प्रायः रुफल रहे | तो भी ६७४ ई० में तिब्बतियों ने खनोतन के 
राजा विजयकोत्ति को हरा दिया, ओर १६ बरस तक वहाँ अधिकार बनाये 
रहे। लदाख से पच्छिम बढ़ कर कश्मीर के उत्तर सिन्ध और श्योक 
नदियों के संगम पर का दरद देश का पूरवी जिला बोलोर या बाल्ती भी 
उन्होंने दुखल कर लिया । 

$५., आदित्यसेन और विनयादित्य के साम्राज्य--ह्षवधन के 
पीछे माधवगुप्त के बेटे आदित्यसेन ने मगध में स्थापित हो फिर अपने को 
समूचे उत्तर भारत का सम्राद बना लिया ( लग० ६७२ ई० )। उसने समुद्र- 
गुप्त की तरह दक्खिन पर भी चढ़ाई की, ओर पूरवी तट के साथ साथ चोल 
देश तक पहुँच गया । किन्तु यह पुनर्जोवित गुम साम्राज्य चिरस्थायी न हुआ । 

सत्याशय पुलिकेशी के बेटे विक्रमादित्य चालुक्य श्म ने नरसिदवर्मा 
पन्नब्र के पोते के प्रशासन में कांची को फिर से जीत अपनी शक्ति दिखाई थी | 
अब उसके बेटे विनयादित्य ( ६८०--६६६ ई० ) ने एक तरफ सिंहल तक 
जीता और दूसरी तरफ समूचे उत्तर मारत के स्वामी को हरा कर उससे उसका 
साम्राज्यचिह>गंगा-यमुना के चित्रों से अंकित कंडा--छीन लिया। यह 
समूचे उत्तर भारत का स्वामी प्रकटतः आदित्यसेन का बेटा देवगुप्त था । 

$ ६. अरबों का सिन्ध जीतना--६७० ई० में खिलाफत की राजधानी 
अरब की मझ्भूमि से उठ कर सीरिया के दम्तिश्क नगर में चली गई। ६६७ 
ओर ७०० ई० में अरबों ने फिर काबुल पर चदाइयाँ कीं। फिर उसी तरह 
विफल । तब उधर से हार मान कर उन्होंने सिन्‍्ध की ओर मुँह फेरा, जिसपर 
मकरान लेने के बाद से खलीफाओं की दृष्टि गड़ी थी। उसपर चढ़ाई 
के लिए! कारण भी उपस्थित हो गया | सिंइल से पब्छिम जाते जह्माजों में कुछ 


२७६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन ' [ पंच ७ 


मुस्लिम यात्री खलीफा के लिए मँय लिये जाते थे। सिन्ध नदी के पच्छिमी 
तट के देवल बन्दर पर वे जहाज लुट गये । तब चव का बेटा दाहिर सिन्ध 
का राजा था। मुलतान भी सिन्ध राज्य के अन्तगत था। खलीफा की ओर से 
ईरान के शासक दृज्जाज के शिकायत करने पर भी जत्र दाहिर ने जहाज लुथ्ने 
का कोई प्रतिकार न किया, तब मकरान के तट तथा समुद्र से देवल पर चढ़ाई 
की गई ( ७१०-११ ६० )। उस चदाई का नेता हज्जाज का दामाद नोजवान 
मुहम्मद-इब्न-कासिम अर्थात्‌ कासिम का बेटा मुहम्मद था। 

देवल में एक बड़ा बोद्ध मन्दिर ओर विद्वार था जिसके शिखर पर 
ऊँचा मंडा फहराता था। सिन्धियों को विश्वास था कि उनमें जादू है ओर कि 
जब तक शिखर पर भंडा फहदराता रहेगा तब्र तक देवल नगर को क्षति न 
होगी । अरब्न सैनिकों ने ऐसे वाण मार कर जिनकी अ्नियों पर आग लगाने 
वाला लेप था, उस भंडे में आ्राग लगा दी, तथा गुलेल के ढंग के बड़े यंत्रों से, 
जिन्हें वे मंजनीक कहते थे, पत्थर मार मार कर मन्दिर का शिखर तोड़ दिया । 
सिन्धियों ने तत्र हिम्मत हार दी । अरत्र विजेताओं ने देवबल की सारी पुरुष 
जनता को कतल कर दिया ओर नगर को पूरी तरह लूट। | उस विहार में ७०० 
भिन्नुणियाँ थों जिन्हें उन्होंने बाँदियाँ बना लिया | खिलाफत के नियम के अनुसार 
इसमें से पाँचवाँ अंश लूट खलीफा के पास भेजी गई, बाकी सेना में बॉँठ दी गई | 

दाहिर इसके बाद सिन्ध नदी के,पच्छिम के सारे इलाके को छोड़ पूरव 
हट गया | मुहम्मद ने पच्छिमी भाग पर कब्जा कर लिया । उसके उत्तरी छोर 
पर सिबिस्तान अर्थात्‌ आधुनिक सित्री प्रदेश में दाहिर के चचेरे भाई वत्सराज 
ने डट कर मुकाबला किया । परन्तु वहाँ की जनता का बड़ा अंश बोद्ध श्रमण 
थे, जो तमाशत्रीन बने रहे | अन्त में मुहम्मद-इब्न-कासिम की जीत हुई । 

तब वह नीचे आ कर सिन्ध नदो लॉपने का उपाय करने लगा । सामने 
दाहिर की सेना थी, ओर उसका बेटा जयसिंह नदी का घाठ रोके हुए, था। 
नदी के बीच एक टापू था। उस टापू का “मुखी# मुहम्मद-इब्न-कासिम 


# मुइम्मद-इब्न-कासिम को सिन्ध नदी के पार उतारने वाले व्यक्ति का नाम 


३६७] खिलाफत. का उदय और भारत से टक्कर २७७ 


के साथ मिल गया ओर जेसे अलक्सान्दर को आम्मि ने सिन्ध नदी हैके पार 
उतार दिया था, वैसे ही उसने मुहम्मद-इब्न-कासिम को उतार दिया। उस 
पार दाहिर वैसी ही वीरता से लड़ा जैसे पुरु अलक्सान्दर से लड़ा था। किन्तु 
सिन्ध के इन अन्तिम हिन्द राजाओं ने अपनी जाट ओर मेड़ प्रजा का बड़ा 
दमन किया था, इसलिए, बहुत से जाटों ने अरबों का साथ दिया | दाहिर युद्ध 
में मारा गया । उसकी रानी पड़ोस के एक गद में कुछ सेना ले कर, जब्र तक 
बना, लड़ी। अन्त में उसने बची हुई स्त्रियों के साथ “जोहर” कर लिया। 
उत्तर की तरफ बद कर मुहम्मद-इब्न-कासिम ने छुद् मद्दीने के घेरे के बाद सिन्ध 
का मुख्य नगर बहमनाब्राद जीत लिया । तत्र उसने सिनध की राजधानी अलोर 
( रोरी के पास ) पर और उसके बाद मुलतान पर भी कब्जा कर लिया। यह 
बात उल्लेखनीय है कि मुलतान पहुँचने से ठीक पहले मुहम्मद-इब्न-कासिम 
को ब्यासा नदी पार करनी पड़ी थी, अर्थात्‌ ब्यासा उन दिनों आजकल की 

ह हरि-केपत्तन पर सतलज से न मिल कर आगे दूर तक पब्छिमदक्खिन बह 
कर मुलतान के नीचे चनात्र में मिलती थी। 

6७. सिन्ध का अरब शासन और पुनविजय--जाठों और मेड़ों 
से काम निकल जाने के बाद मुहम्मद-इब्न-कासिम ने भी उनपर पहले सी कड़ाई 
की । परन्तु व्यापारी ओर कृषक प्रजा को विशेष नहीं सताया; उनसे “ जजिया?? 
नामक मुंड-कर ले कर उन्हें अपना धरम बनाये रखने ओर अपने मन्दिरों में 
पूजा-पाठ करने दिया | शासन वसूली थादि का काम ब्राह्मणों ओर पुराने 
सरदारों के हाथ सौंपा | मुलतान के प्रसिद्ध सूयमन्दिर को तोड़ने के बजाय 
उसके चढ़ावे की आमदनी में से हिस्सा लेना मुस्लिम विजेताओं को अ्रच्छा जँचा । 

कुछ अरसा बाद मुहम्मद-इब्नकासिम को खलीफा ने वापिस बुलाया 
ओर यातनाओं से उसकी मृत्यु हुई। इस सम्बन्ध में यह कहानी है कि खलीफा 


अनिननी-िलयननाओ अननणिशतअनातिन नल गनीयक सर कनननननन लननन नर तन नकल नव कान न ठग अ्षाएए व अपनाना 


अरब लेखकों ने 'मोखा वसाया? लिखा है। “वसाया? सिन्ध-मुलतान में “बासुदेव” के 
तुच्छतासूचक रूप में सपरिचित नाम है। “मोखा” स्पष्ट ही सिन्धी शब्द 'मुखी 
( हिन्दी--मुखिया ) का रुपान्तर है। 


र्‌छ्घ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पे ७ 


के आदेश से मुहम्मद-इब्नकासिम ने दाहिर की दो क्वारी लड़कियाँ खलीफा के 
पास भेजों। उन लड़कियों से खलीफा ने वासना-तृप्ति करमी चाही तो उन्होंने 
कहा कि मुहम्मद ने हमें भेजने से पहले क्वारी नहीं रहने दिया | इसपर खलीफा 
ने मुहम्मद इब्न-कासिम को आदेश भेजा कि अपने को बैल की कच्ची खाल में 
मद्वा कर खलीफा के सामने पेश करो । आज्ञाकारी मुहम्मद ने वैसा ही किया 
ओर रास्ते में दम घुटने से उसकी जान निकल गई । पीछे दाहिर की लड़कियों 
ने बतलाया कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला चुकाने को उसपर 
मिथ्या आरोप लगाया था, और खलीफा को चिद्ाया कि अ्रपनी लम्पटता के 
पीछे क्या इसी तरह प्रजा के साथ न्याय किया करते हो! उन्होंने भी खुशी 
खुशी मृत्यु की यातनाएँ भेलों | यह कहानी समकालिक नहों, पीछे की है, १ 
एक मुस्लिम लेखक की ही दी हुईं है ओर इसमें सन्देह नहीं कि मुहम्मद-इब्न- 
कासिम का अन्त खलीफ़ा के आदेश से भेली यातनाओं से ही हुआ । 

दाहिर के बेटों ने अरबों से सिन्ध को मुक्त कर लिया | तब्च ७२४ ई० 
में खलीफा हेशाम ने सेनायति जुनैद को फिर सिन्ध जीतने भेजा | दाहिर का 
बेटा जयसिंह उसका सामना करता हुआ सिन्ध नदी के नो-युद्ध में मारा गया 
और जुनेद ने सिन्ध फिर जीत लिया । 

५८. मध्य एशिया में तिब्बत अरब चीन की कशमकश-- 
मुहम्मद-इब्न-कासिम जन्न सिन्ध जीत रहा था तभी दो और नौजवान खिलाफत 
को दूसरे दो कोनों पर बढ़ा रहे थे | एक तरफ तारिक अफरीका के अंतिम छोर 
से स्पेन में घुस कर रोमससाम्राज्य की उत्तराधिकारिणी पब्छिमी युरोप की त्यूतन 
जातियों से लोहा ले रह्ा था। स्पेन का प्रसिद्ध बन्दरगाह उसी के नाम से 
जब्र,लू तारिक ( जिब्राल्तर ) कहलाया । दूसरी तरफ कौतैत्रा मध्य एशिया में 
चीनी सेनाओं से लड़ रहा था (७०४५-१४ ई०)। कुछ अरसे के लिए, तिब्बतियों 
ओर अरबों ने वहाँ से चीन के पैर उखाड़ दिये। 

किन्तु ७१४ ई० के बाद चीन की शक्ति फिर जाग उठी, और बलख 
ओर गज़नी तक के राज्यों को उसने अ्रब्रों के विरुद्ध खड़ा किया | अगले तीस 


6 


बरस में चीन-सम्राट ने कास्‍पी सागर के दक्खिन तक के शासकों को अपने 


३७१० ] खिलाफत का उदय और भारत से टक्कर २७६ 


आपधिपत्य में ले लिया । 

कश्मीर के उत्तर दरद देश की गिल्गित बस्ती में चीनियों ने प्रत्॒ल 
छावनी डाली। ७३६ ६० में उन्होंने वहाँ से बोलौर या वाल्ती (स्कदू के चौगिद 
प्रदेश ) पर चढ़ाई कर तिब्बतियों को वहाँ से निकाल दिया । इससे कश्मीर की 
उत्तरी सीमा भी सुरक्षित हुई । 

$९. कन्नौज-सम्नाटू यशोवर्मा-विनयादित्य चालुक्य से 
देवगुप्त की हार होने के बाद जान पड़ता है कन्नोज के मोखरि राज्य ने फिर 
उत्तर भारत का साम्राज्य बनने का प्रयत्न किया। ( लग० ७२० 
से ७४० ई० तक कन्नौज का राजा यशोवर्मा था। वह किस वंश का था इसका 
स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला, पर उसका नाम और उसके सिक्‍के मोखरि शैली के 
हैं। अरबों ने जब्र सिन्ध को दूमरी बार जीता ( ७२४ ई० ) लगभग तभी उसने 
मगध ओर गोड पर चढ़ाई कर वहाँ के गुत्त राजा को मार डाला और पूरवी 
समुद्र तक अपना साम्राज्य फेला लिया | ग़ुत राजवंश तब मिथ गया । यशोवर्मा 
के साम्राज्य में हिमालय के पहाड़ी प्रदेश भी थे, जिससे उसकी सीमा तिब्बत 
से लगती थी। ७३१ ई० में उसने चीन-सम्राद के पास अपने दूत भेज कर 
तिब्ब्रतियों के दक्खिनी रास्ते रोके रखने का वचन दिया । 

५१०, चन्द्रापीड ओर मुक्तापीड ललितादित्य--कश्मीर 
के हृर्षबधन के अधीन होने पर भी दुलभवधन का स्थापित किया कर्कोट 
राजवंश [ ७, २ $ ७ ] वहाँ बना रहा था। दुलमवर्घन के बाद उसके बेटे 
दुलभक प्रतापादित्य ने ५० बरस राज किया, फिर प्रतापादित्य के तीन बेटों 
चन्द्रापीड तारापीड और मुक्तापीड ने क्रमशः । 

चन्द्रापीड के राज्ययाल (लग० ७१७-७२४ ई०) में चीन का साम्राज्य 
कश्मीर ओर कपिश की उत्तरी सीमा को छूता हुआ कास्पी सागर तक पहुँच 
गया था। चीन दरबार की नीति कश्मीर और अफगानिस्तान के भारतीय राज्यों 
को अपने साथ ले कर मध्य एशिया में अरबों की बाद रोकने को मजबूत राज- 
नीतिक बाँध बनाये रखने फी थी। चन्द्रापीड ने चीनसम्राद के पास दूत भेत्र 
कर इस नीति में पूरा सहयोग देने का वचन दिया | 


र८र० भारतीय इतिहास का उन्मीलन - [ पव॑ ७ 


चन्द्रापीड का शासन अत्यन्त न्यायपूर्ण था, पर उसके भाई तारापीड 
ने अपने राज्यकाल में प्रजा को पीडित किया | चार वष के प्रशासन के बाद 
किसी प्रजाजन के हाथ ही उसको मृत्यु हुई । 

उसके उत्तराधिकारी मुक्तापीड ने शासन-नीति में चन्द्रापीड का 
अनुसरण किया, साथ ही दिग्विजय कर अपने प्रशासन (लग० ७३०-७६५ ६०) 


डा 


2 
अब्ह ः 
रे 
हे 





मटन तीथ (कश्मीर) में ललितादित्य के बनवाये मात्तंरड मन्दिर के खँँडहर । 
मटन! 'मात्तरड” का ही रूप,न्तर है। [ भा० पु० वि० ] 


में कश्मीर को उत्तर भारत को प्रमुख शक्ति बना दिया | अपने विजयों के बाद 
उसने ललितादित्य विरुद धारण किया। उसने मुलतान की सीमा तक पंजाब 


३९६११] खिलाफत का उदय और भारत से टक्कर र्‌दरे 


पर अधिकार कर लिया, तथा कपिश या काबुल के राज्य को, जिसमें पब्छिमी 
'गन्धार ( पेशावर ) भी सम्मिलित था, अपना सामन्‍्त बनाया। चीनियों की 
७३६ ई० की बोलोर चढ़ाई के बाद उसने चीन-सम्राद के पास दूत भेज कर 
निवेदन किया कि मैंने मध्यदेश के सम्राद यशोवर्मा के साथ मिल कर तिब्बतियों 
के सब्च दक्खिनी रास्ते रोक दिये हैं, तथा तिब्बतियों पर फिर चद्राई की जाय तो 
दो लाख चीनी सेना के लिए. कश्मीर के महापद्म सर (बुलुर कील) पर रिद्ाइश 
ओर रसद का प्रच॒न्ध कर रक्खा है। किन्तु चीनी सेना बोलोर से कश्मीर के 
भीतर नहीं उतरी । 

कश्मीर के पूरव के हिमालय के पहाड़ी झ्रोर तराई के प्रदेशों को जीतते 
हुए. ललितादित्य दूर तक बढ़ता गया। इस प्रत्तंग में उसका कन्नौज-सम्राद 
यशोवर्मा से युद्ध हुआ जिसमें यशोवर्मा की हार हुई। सन्वि होने पर यशोवर्मा 
ने जमना से काली नदी तक के सब्र पहाड़ी प्रदेश अर्थात्‌ गदवाल और कुमाऊँ 
ललितादित्य को दिये। इस प्रकार काली नदी जो अब नेपाल राज्य को कुमाऊँ 
से अलग करती है, उनके बीच सीमा बनी* । 

मध्य एशिया में चीन की बनाई हुईं सामरिकराजनीतिक दीवार जैसा 
कि हम देखेंगे, ७४१ ई० में टूट गई। ललितादित्य के साम्राज्य का उत्तरी पासा 
तत्र नंगा हो गया। उस दशा में उसने उत्तर ओंर उत्तरपच्छुिम तरफ दरद्‌ 
ओर तुखार देशों पर अनेक चढ़ाइयाँ कर के तथा तुखार देश के तक सरदारों 
को वश में कर के उत्तरी सीमा पर अपनी धाक बनाये रकखी । उत्तरपूरव तरफ 
उसने तिब्बतियों पर चदाई कर सिन्ध नदी के तठ पर उन्हें हराया। अपने 
प्रशासन के श्रन्तिम कई वर्षो में ललितादित्य देश का शासन अपने मन्त्रियों को 
सौंप स्वयं उत्तरी चढ़ाइयों में व्यस्त रहा, ओर किसी उत्तरो चढ़ाई में ही उसकी 
मृत्यु हुई 

6 ११. अरबों की उज्जैन गुजरात पर चढ़ाई तथा विक्रमादित्य 
चालुक्य श्य--ललितादित्य ने भारत की उत्तरी उत्तरपब्छिमी सीमा पर 


# परिशिष्ट ३। 


र्धर्‌ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव ७ 


अपनी शक्ति का बाँध बनाया, पर कन्नौज साम्राज्य को जो धक्का उसने दिया 
उससे भारत की मध्यदेश की सोमाओं के बाँध दीले पड़ गये। 

७३६ ई० में सिन्ध से एक अरब सेना कच्छु हो कर दक्खिनी मारवाड़ 
के मिन्नमाल राज्य को रौंदती हुई चित्तौड़ से उज्जैन तक आ निकली ओर 
उज्जैन को लूटने के बाद गुजरात की ओर बढ़ी | सारे राजस्थान को पार कर 
अरब्रों के उज्जैन आ निकलने ओर उसे लूटने का यह श्रर्थ था कि उत्तर भारत 
का साम्राज्य तब पस्त पड़ा था | प्रकटतः यह दशा यशोवर्मा के ललितादित्य 
से हारने के बाद हुई थी | 

उत्तरी गुजरात को भी रौंद कर वह अरब सेना लाट देश ( दक्खिनी 
गुजरात ) की ओर बदी थ्रौर यूरत जिले में नवसारी तक पहुँच गई। प्रकदतः 
ग्ररत्र सेनापति दक्खिन के चालुक्य राज्य की शक्ति को भी ट्टोल देखना 
चाहता था। लाग देश महाराष्ट्र-कर्णाटक के चालुक्य राज्य के अधीन था, 
जहाँ तब ब्रिनयादित्य [ऊपर $५] के पोते विक्रमादित्य रेय का प्रशासन चल 
रहा था ( ७३३-७४७ ई० )। उसकी ओर से लाट देश का सेनापति पुलिकेशी 
अवनिजनाअ्रय था जो स्वयं सत्याश्रय पुलिकेशी का पोता था | उसने उस अरब 
सेना का ऐसा संहार किया कि वह लोट कर वापिस नहीं जा सकी | विक्रमादित्य 
श्य ने दक्खिन तरफ कांची के राजा नन्दिपोतवर्मा को भी हराया ओर कांची 
नगरी में प्रदेश कर श्रनेक दान किये | 

6 १२, मध्य एशिया से चीन का हटना, खोतन राज्य का अन्त-- 
आउठवीं शताब्दी के मध्य तक चीनियों ने मध्य एशिया में तिब्बतियों ओर श्ररत्रों 
को घुसने से रोके रक्खा | किन्तु ७५१ ई० में अरबों ने तर्क के साथ मिल कर 
समरकन्द में चीनियों को बुरी तरह हराया । उसी युद्ध के चीनी कैदियों से पहले- 
पहल श्रस्त्रों ने कागज़ बनाना सीखा, और फिर उनसे समूचे जगत्‌ ने। तुक भी 
मध्य एशिया में वापिस आ गये ओर इस्लाम को अपनाने लगे | मध्य एशिया 
वास्तव में तमी से तुर्किस्तान बनने लगा । 

७६६ ई० में खिलाफत की राजधानी दमिश्क से उठ कर बगदाद श्रा 
गई। ७६६ ई० में अरबों ने सिन्‍्ध से सुराष्ट्र पर चढ़ाई कर वलभी नगरी को 


३९३१२] खिलाफत का उदय और भारत से टक्कर रप्३ 


लूटा | तब मैत्रक वंश का राज्य मिट गया | ललितादित्य के पीछे मुलतान की 
तरफ से पंजाब के कश्मीर-अधीन इलाकों पर भी अरब छापामारी करते रहे । 
ललितादित्य ने भारत की उत्तरपच्छिमी सीमा पर जो साम्राज्य बनाया था, 
उसके बन्द उसके पीछे किस प्रकार दीले पड़े सो हम देखेंगे [७,४४६ | । 

७८० ई० में तिब्बतियों ने खोतन के विजयवंश के राज्य को सदा के 
लिए. मिटा दिया । ७८६ ई० में खलीफा हारुँल-रशीद के गद्दी पर बैठते ही 
काबुल पर अरबों ने ८६ बरस बाद फिर चद्ाई की और नगर के बाहर एक 
बहुत बड़े विहार को लूटा | वहाँ तब्र भी उनके पेर न जमे, ओर उन्हें पहले की 
तरह फिर लौटना पड़ा | वह भारत पर अरबों की अ्रन्तिम टक्कर थी | 

हारुँल-रशीद खलीफों में सबसे योग्य हुआ, पर उप्तके २५४ वर्ष के 
प्रशासन (७८६-८०६ ई०) में ओर उसके बाद भी भारत के भीतर खिलाफ़त 
साम्राज्य इसके आगे नहों बद पाया | यों कहना चाहिए कि डेढ़ शताब्दी 
( ६४४-७८६ ई० ) तक भारत के पच्छिमी दरवाजों पर लगातार टक्‍्करें मार 
कर अरब लोग इसके केवल एक प्रान्त सिन्ध में ही घुस सके ओर अ्रफ़- 
गानिस्तान में घुसने या सिनन्‍्ध से झागे बढ़ने की उनकी सत्र चेष्टाएँ बेकार 
हुई | किन्तु ७४१ ई० के बाद भारत के उत्तरपचब्छिम से वे जो मध्य एशिया में 
घुस गये वह उनकी बड़ी कामयाब्री थो जिसके आ्रागे जा कर बड़े परिणाम हुए । 

प्राचीन काल की अन्तिम शताब्दी ( ४४४-२३३ ई० ) में भारत की 
उत्तरपच्छिमी सीमा पर हूणों का जो आतंक छाया था वह मध्य काल के आरम्भ 
तक दूर कर दिया गया था। ६४४ ई० में श्ररत्रों ने भारत के प.च्डमी दरवाजे 
पर जच्च पहली ठोकर लगाई तब फिर एक नई बाद भारत की सीमा पर उमड़ती 
दिखाई दी। ६४४-४६ में प्रकटतः उसी के दो धक्क़ों से उत्तर भारत का 
साम्राज्य ढह गया । उस साम्राज्य का कोई शक्त ओर दृढ उत्तराधिकारी जल्दी 
न खड़ा हुआ । पर ग्यारह बरस के भीतर चीन ने मध्य एशिया में आ कर 
उत्तरपच्छिम भारत के राज्यों को प्रबल सहारा दिया । एक शताब्दी बाद चीन 
के मध्य एशिया से हट जाने पर भी खिलाफ़त जो भारत के भीतर न घुस सकी, 
उसका कारण भारत की पब्छिमी सीमा पर शक्त राज्यों का तथा उत्तर भारत 


र्८४ .... भांरतीय इतिहास का उन्मीलन .. . [ पव॑ ७ 


में नये साम्राज्य का खड़ा हो जाना था। उन राज्यों की चर्चा .हम अगले 
अध्याय में करेंगे | | 

$.0३. भारतोय संस्कृति का अरबों पर प्रभाव--श्ररत्र लोग 
आरध्प मे क्रर ओर संहारकारी थे, पर ईरान ओर भारत की सम्यता ने उन्हें 
शीघ्र प्रभावित किया । आठवीं शताब्दी में सिन्थ और बलख के अरब साम्राज्य 
में सम्मिलित होने पर भारतवर्ष का प्रभाव खिलाफत के देशों पर विशेष रूप से 
पड़ने लगा | खलीफा हार लःरशीद के प्रशासन में तो भारतीय संश्क्ृति के प्रवाह 
से बगदाद का दरबार मानो आप्लावित हो उठा। बरमक ( परमक ) नामक 
वज़ीर खानदान की वहाँ बड़ी शक्ति थी। वे लोग बलख के थे। उनके पुरखा 
बलख के नव-विह्ार में पदाधिकारी रह चुके थे। वे नाम को मुसलमान हुए थे । 
पुराने रिश्तेनातों के कारण वे भारत से विद्वानों को बगदाद बुलाते ओर उन्हें 
वहाँ वैद्य आदि के पदों पर रखते। अरब विद्यार्थियों को वे पढ़ने को भारत 
भेजते | संस्कृत के दशन वैद्यक ज्योतिष इतिहास काव्य आदि के अनेक ग्रन्थों के 
उन्होंने अरबी अनुवाद करवाये। भारतवर्ष से गणित आदि का ज्ञान अरत्र लोग 
ही युरोप ले गये। पंचतंत्र श्रादि को कहानियाँ भी उन्हीं के द्वारा विदेशों 
में पहुँची | 

6 १७, अरब साम्राज्य का ट्ूटना--वैभव ने अरब्रों को विलासी बना 
दिया। नोवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में अरब्र साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया। 
खिलाफत छोटी सी रियासत रूप में बगदाद राजधानी के चोगिद रह गई, और 
जो राज्य उसके स्थान में उठ खड़े हुए उनमें अधिकांश मुसलमान बने हुए 
ईरानियों के थे | उनमें से एक बुखारा ओर खुयसान ( उत्तरपूर्वों ईगन ) के 
अमीरों का था, जिससे हमें आगे वास्ता पड़ेगा । बुखारा सुध्द दोआ्रात्र में है। 
वहाँ के अ्रमीर ईरानी मुसलमान थे | ' 

खलीफाओं की शक्ति शिथिल होने पर सिन्ध में कुछ अरब सरदार बने 
रहे, कुछ स्थानीय सरदार उठ खड़े हुए, | 


परिशिष्ट ३ 
ललितादित्य ओर यशोवर्मा की साम्राज्प-सीमा 


ललितादित्य से हार कर यशोवर्मा ने उसे जमना से काली तह का 
प्रदेश दिया था, यह बात कश्मीरी कवि कहहण द्वारा १२वीं शताब्दी में 
लिखे गये कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी ४, १४५ से विदित है। गंगा-जमता 
दोश्राब के बीचोंबीच मेरठ बुलन्दशदर अ्रल्लीगढ एटा जिलों में से होते हुए 
तथा एट मैनपुरी फरु खाब्ाद जिलों के बीच कुछ दूर तक सीमा बनाते हुए 
एक काली नदी कन्नौन के पास गंगा में मिलती है। सन्‌ १६०० में कल्दणु- 
राजतरंगिणी के विद्वान अनुयादक ओर व्याख्याता ओरेल स्टाइन ने सुझाया 
कि राजतरंगिणी ४, १४५ की काली नदी वही होगी | पर वह नाला दो साम्राज्यों 
की सीमा कभी न बन सकता था, ओर जिस साम्राज्य की पच्छिमी सीमा वह 
होती उसकी राजधानी कन्नोज में न रह सकती थी। ललितादित्य पहाड़ी राजा 
था ओर उसका पहाड़ी प्रदेशों को जीतना स्वाभाविक था । उसके पोते की नेपाल 
के राजा से काली गंडक पर लड़ाई हुईं यह भी हम देखेंगे। आठवीं शताब्दी 
में कश्मीर का साम्राज्य पहाड़ों में पूरव तरफ उसी प्रकार फैला प्रतीत होता है 
जैसे १८वीं में नेपाल का पच्छिम तरफ। यशोवर्मा ने भी तिब्बतियों के कुछ 
दक्खिनी रास्ते रोक रक्‍्खे थे [9,३६६] इसका यह अथ है कि हिमालय प्रदेशों 
का बहुत सा अंश उसके अधीन भी था। उसी के लिए ललितादित्य और 
यशोव्मा का युद्ध हुआ और आज जो काली या महाकाली नदी नेपाल राज्य 
ओर अलमोड़ा ज़िले की बीच सीमा है वही युद्ध के बाद उनक्री सीमा नियत 
हुई यह सबंथा युक्‍त प्रतीत होता है। 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
4% हज़रत मुहम्मद की शिक्षा में मुख्य बातें क्या थीं ! ५ 
२, खलीफ़ा कौन थे ! उनका साम्राज्य कूब कब कराँ कराँ तक फेला १ 
३. भारत की सीमाओं के किस किस प्रदेश पर खलीफाओं की सेन। ने कब कूब 
आक्रमण किया ? उसे कहाँ कब सफलता-विफत्ञता हुईं ! 


२८६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ७ 


० अरबों ने सिनध राज्य कब कैसे जीता ? ु 

४० सिन्ध के आगे किन किन प्रान्तों पर अरबों के आक्रमण कब कब हुए: 
उनका परिणाम क्या हुआ : 

६. मध्य एशिया में अरब किस मार्ग से कब घुसे ? उन्हें वहाँ कब किससे मुका- 
बला पड़ा £ 

७. ललितादित्य कौन था 2 उसका राज्य कहाँ कहाँ तक था ? 

८. इनपर टिप्पणी लिखिए--( १)“अरबों पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव 
(२) सातवीं आठवीं शताब्दियों में एशिया की राजनीति में चौन का भाग 
( ३ ) तिब्बतियों की बोलौर और खोतन पर चढ़ाइयाँ, उनके परिणाम । 

&, इनके ऐतिद्वासिक चरित पर प्रकाश डालिए--(१) आदित्यसेन (२) विनया- 
दित्य चालुक्य (३) विक्रमादित्य चालुक्य श्य | 

१०, सातवीं आठवीं शताब्दियों में चीन का साम्राज्य भारत की सीमाओं को 
कब कहाँ छूता था ! आपकी जानकारी में भारत के किस किस राजा ने उस अवधि में 
चीन दरबार के पास अपने दूत क्या क्या सन्देश दे कर कब कब भेजे १ 


अध्याय ४ 


पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट 
( लगभग ७४०-६२० ई० ) 

. 6 १, पूर्वी भारत में पाल राजवंश का उदय--ललितादित्य 
के हाथों यशोवर्मा की हार होने पर पूरव में गुप्त राजवंश ने फिर उठने की 
चेष्टा की, पर बेकार | मगध मिथिला बंगाल में कुछ बरसों तक अराजकता छाई 
रही । अन्त में उन प्रान्तों के लोग अराजकता से ऊब गये ओर उस “मछुलियों 
की'सी दशा# को हटाने के लिए प्रजा ने श्रोगोपाल के हाथ राज्य-लद्मी सौंप 
दी--अ्रर्थात्‌ उसे अपना राजा चुन लिया (लग० ७४३ ६० )। गोपाल 


# अराजकता को संस्कृत में “मछलियों को दशा” ( मात्स्य न्याय ) कहते हैं। 
बड़ी मछली छोटी को खा जाती है, ओर उसे भी अपने से बंडी का डर रहता हैं। 
अराजकता में भी यही होता है। 


४३8४] पाक्ष प्रविद्र यश्टकूट र्‌८७. 


योग्य राजा था, उसने समूचे मगध मिथिला ओर बंगाल को शीघ्र सुसंब्रद्ित राज्य/ 
बना दिया ( लग० ७४३-७६६ ई० )। गोपाल का बेश ओर उत्तराधिकारी. 
धरंपाल उसी की तरह योग्य हुआ ( लग० ७७०-८०६ ई० )। 

$ २. गर्जर देश का प्रतिहार राजवंश--यूर्वी भारत में गोपाल के 
राजा चुने जाने के ८-१० वर्ष के भीतर ही पब्छिमी भारत में भी, जिसे कन्नोंज 
का सम्राद्‌ अरब आक्रमण से बचा न सका था, गुजरदेश के नागभट ने 
अपना राजवंश स्थापित किया । नागभट ने सिन्ध के अरब शासकों को हरा कर 
ख्याति पाई थी। उसकी राजधानी भिन्नमाल थी और मारवाड़ से भरूच तक 
उसका राज्य था | उसके पुरखा किसी राजा के प्रतिहार श्रथांत्‌ द्वारपाल थे | 
वही प्रतिद्दार शब्द उनके वंशजों का उपनाम हो गया। | 

$ ३. कन्नौज का दूसरा सम्नाट्‌ बंश--साप्राज्य के दो किनारों पर 
जब ये परिवत्तन हुए, तमी कन्नौज में मी राजवंश बदल गया। इस नये वंश 
का स्थापक एक अभिलेख में दिये संकेत के अनुसार 'मण्डि-कुल”? का था।' 
हृषवधन के मामा के लड़के और सेनापति का नाम भणिड था [ ७, १$ ७ ]। 
जान पड़ता है यशोवर्मा के बाद कन्नोज का साम्राज्य उस सेनापति के वंशज के. 
हाथ चला गया | 

$४. वृकिखिन में राष्ट्रकूट वंश का उद्य--७४५३. ई० में महाराष्ट्र-- 
कर्णाटक के चालुक्य राजा से उसके सामन्त दन्तिदुग राष्ट्रकूट ने राज्य 
छीन लिया । 'राष्ट्रकूट का मुल अर्थ थ। प्रान्त का शासक। वही शब्द इस वंश 
का नाम हो गया । पीछे उसी का रूप राठोड” हुआ । दन्तिदुर्ग के उत्तरा 
घिकारी, उसके चाचा, कृष्ण के प्रशासन (लग ० ७६०-७७५ ई०) में राष्ट्रकूट 
राज्य समूचे महाराष्ट्र ओर कर्णाटक में स्थापित हो गया । 

हमने देखा है कि ७६६ ६० में अरबों ने सिन्ध से सुराष्ट्र पर चढ़ाई कर 
वलभी नगरी को उजाड़ा था। वह कार्य उन्होंने प्रकटतः ऐसे अवसर पर किया 
जत्र कि गुजरदेश का प्रतिहार राज्य ओर-मद्दाराष्ट्र का राष्ट्रकूट राज्य दोनों. 


( प्रतिहार राजयूत जाति की कल्पना के विषय में देखिए परिशिष्ट ५। 


'र्द्८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ७ 


अपने अपने प्रदेश में पैर जमाने में व्यस्त थे और दोनो में से कोई भी सुराष्ट्र 
में हस्तक्षेप न कर सकता था । 

कृष्ण राष्ट्रकूट ने वेरूल# में एक पहाड़ में से कटवा कर कैलाश नाम 
, का मन्दिर बनवाया | वह भारतवर्ष की लेणियों या गुद्यामन्दिरों में सबसे 
! अनोखी रचना है । 





कैलाश-मन्दिर वेस्ल [ हैदराब:द पुरातत्त्व विभाग ] 


$५. कलिग में गंग राजवंश की स्थापना--पूरवी कर्णाटक 
मं कोलाइलपुर ( कोल्हार ) में कादम्षों के सामन्‍त रूप में गंग राजा राज्य 
करते थे । उस प्रदेश का नाम इसी कारण गंगवाड़ी पड़ा | वहाँ से इस युग 
में उन्होंने करलिंग ( उड़ीसा ) आ कर अपना राज्य स्थापित किया । 

$ ६. जयापीड--ललितादित्य के बाद उसके दो बेटों ने आठ बरस, 
फिर दो पोतों ने चार बरत ओर तत्न तीसरे पोते जयापीड ने ३२२ बरस ( लग० 
७७६-८०७ ई०) राज्य किया। जयापीड के राज्य पाने तक कश्मीर का साम्राज्य 


* विहल' का बिगाड़ा हुआ अंग्रेजी रूप 'एलोर/? है। 


४९६] पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट रद. 


शायद बहुत कुछ ज्यों का त्यों बना हुआ था। जयापीड की बचपन में ही 
चालदाल देख ललितादित्य ने आशा लगाई थी कि वह मेरे समान होगा। 
बेराक वह अपने दादा के समान वीर ओर पराक्रमी निकला, पर जेसा कि हम 
देखेंगे उसका पराक्रम व्यक्तिगत साहस-कार्यों में प्रकट हुआ ओर उसकी वीरता 
को समभदारी का पुट न मिला था | कल्दण ने उसकी पूरी कहानी दी है। वह 
अद्भुत है ओर उससे उस युग की दशाओं पर भरपूर प्रकाश पड़ता है। 
राज्य पाने के शीघ्र बाद जयापीड पूरव की तरफ अपना राज्य ओर 
बढ़ाने की दृष्टि से सेना ले कर निकला | ललितादित्य के पोते के नेतृत्व में 
आती कश्मीर की सेना को रोकने की हिम्मत कन्नोज के राजा वज़्ायुध को नहीं 
हुईं | पर जयापीड के दूर चले आने पर पीछे उसके साले जज्ज ने कश्मीर का 
राज्य हथिया लिया | तब्च जयापीड की सेना के बहुतेरे सेनिक अपने घरों 
की चिन्ता के कारण दिन दिन उसका साथ छोड़ लोटने लगे | प्रयाग के आगे 
पहुँच कर जयापीड ने सेना को स्वदेश लौयने की अनुज्ञा कहला भेजी ओर 
स्वयं एक रात भेत बदल कर अकेला छावनी में से निकल पड़ा ! वह घूमता 
घामता पुण्ड्रवधन ( पुर्णिया-राजशाही ) की राजधानी पहुँचा जहाँ गौड राजा 
( धर्ंपाल ) की ओर से जयन्त नामक सरदार शासन कर रहा था। “वहाँ के 
पौरों की सुराज्य से हुईं विभूति को देख वह बहुत प्रसन्न हुआ??--गोपाल और 
धमंपाल के २४-३५ बरस के सुराज्य से प्रजा की वह समृद्धि हुईं थी। एक 
रात जयापीड लास्प नाच देखने कात्तिकेय-मन्दिर गया । नत्तेकी कमला की दृष्टि 
उसपर पड़ी ओर वह उसे विशिष्ट पुरुष जान अपने घर लिवा ले गई। वह 
वहीं रहने लगा । फिर एक रात कमला से यह जान कर कि यहाँ एक सिंह का 
आस फैला हुआ है, जिसके मारे लोग सन्ध्या पड़े पीछे बाहर नहीं निकलते, 
उसने रात को जंगल में जा कर उस सिंह को मार डाला | वह स्वयं भी घायल 
हुआ ओर उसका सोने का बाजूबन्द सिंह के जबड़े में रह गया। सिंह के मारे 
जाने की बात अ्रगले दिन नगर में फैल गई, उसके जड़े में फँसे बाजूबन्द पर 
जयापीड नाम पढ़ लोग स्तब्ध रह गये। जयापीड अपनी सेना को छोड़, श्रकेला 
घूमता फ़िरता' है यह बात तन्र उत्तर भारत में फैली हुईं थी। पुणड्रबर्धनपुरी के. 
भा०--१६ 


२६० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ७ 


लोगों ने उसे खोज लिया ओर जयन्त ने उसे अपनी इकलौती बेटी ब्याह दी! 

जयापीड की बची खुची सेना को उसका अमात्य देवशर्मा परदेश में 
किसी तरह सेमाले बेठा था । पता मिलने पर वह जयापीड को लिवा लाया ) 
कन्नौज का राजा उनकी लोटती सेना पर आक्रमण न करे इस विचार से 
उन्होंने स्त्रयं उसपर थ्राक्रमण किया और उससे थोड़ी छेड़छाड़ कर अपने देश: 
लोटे । श्रीनगर के दक्खिन शुष्कलेत्र ( आधुनिक हुखलित्र ) गाँव पर जज्ज के 
साथ उनका बहुत दिन तक युद्ध हुआ । अन्त में जज्न मारा गया ओर तीन 
बरस बाद जयापीड ने अपना राज्य वापिस पाया | उसने देश का शासन सुधारा 
ओर दूर दूर से विद्वानों को बुला कर कश्मीर में आश्रय दिया | कुछ अरसे बाद 
वह फिर बड़ी सेना ले पूरव के विजय को निकला । 

हिमालय प्रदेश में अनेक छोटे राज्य थे । इन्हीं में एक के--प्रकटत+ 
काली नदी के पूरव के--राजा भीमसेन से जयापीड उलक गया। वह कुछ 
साथियों के साथ साथुझ्रों का भेख धरे भीमसेन के पहाड़ी गए में घुसा; वहाँ पकड़ा 
गया | फिर बड़ी युक्ति से छूट कर उतने वह गद ले लिया। आगे उसका 
मुकाबला नेपाल के 'सयाने और वीर राजा” वरदेव से हुआ, जिसका छेड़ का 
नाम कश्मीरियों ने अरमुडि# रक्खा । जयापीड अरमुडि के देश में घुसा तो 
अरमुडि पीछे हटता गया | जयापीड उसके सामन्त राजाओं को जीतता आगे 
बढ़ता गया । अन्त में जयापीड की सेना एक नदी के किनारे पहुँची | श्ररमुडि 
उस पार था। जयापीड ने देखा नदी में घुटने भर पानी है ओर सेना सहित 
उसमें उतर पड़ा। बीच में पहुँचने पर नदी की थाह न मिली | जयापीड की 
सेना बह कर नष्य हुई, वह स्वयं भी बह गया | चुस्त शत्रु ने पखालों। के साथ 


* स्वृ० आचाय काशी प्रसाद जायसवाल ने नेपाल-इतिहास का संशोधन कर 
ठककुरी वंश के राजा वरदेव का जो काल नियत किया है उसके अनुसार वह जयापीड 
का समकालिक होता है। “अरमुडि” स्पष्ट ही 'वरदेव” का बिगाड़ा हुआ रूप है। 

| जानवर की पूरी खाल को हवा भर के फुला कर तँबे की तरह उसका सहारा 
ले कर नदी में तेरने का रिवाज्ञ हिमालय में साधारण है। वैसी खाल को संस्कृत में दति « 
और, हिन्दी में पखाल कंहते हैं । हरद्वार के पास-पड़ोस में रोक नामक हिरन की खाल 


४ $६ ] पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट रध्श 


तैयार खड़े अपने सैनिकों से उसे पकड़वा मेंगाया और कालगण्डकी ( काली 
गंडक ) के किनारे पत्थर के ऊचे महल में पक्के पहरे में रख दिया ! 

उस दशा में देवशर्मा ने राजा अरमुडि से पहले दूतों द्वारा फिर स्वयं 
मिल कर ब्रात की, ओर जयापीड के राज्य का बड़ा अंश और गुप्त कोश ले 
देने की आशा दिला जयापीड से अकेले में मिलने की इजाज़त पा ली। वह 
चुपके चुपके अपनी सेना भी कालगण्डकी के बाएँ किनारे पर ले आया था। 
मिलने पर उसने जयापीड से कहा--इस खिड़की से कूद कर नदी के उस पार 
जा सकोगे ? उस पार तुम्हारी अपनी सेना है। जयापीड ने कहा--यह काम 
पखाल बत्रिना नहीं हो सकता, और पखाल भी इतने ऊँचे से गिर कर फट 
जायगी । देवशर्मा ने कुछ क्षण सोच कर कहा--किसी प्रकार दो घड़ी के लिए 
इस कोठरी से बाहर चले जाओ, लोट कर आओ्रोगे तो उपाय तैयार पाओरोगे | ' 
जयापीड तब टट्ठी वाली कोठरी में चला गया | दो घड़ी बाद लोग तो देखा 
कि देवशर्मा गले में कपड़ा बाँघे ज़मीन पर मरा पड़ा है, उस कपड़े के किनारे 
वह अपने नखों से निकाले लहू से लिख गया है--मेरी लाश ताज़ी होने से 
फटेगी नहीं, अपनी जाँघों पर मैंने कस कर पगड़ी बाघ दी है, उसमें टॉगें फंसा 
कर नदी में कूदो ! जयापीड के मन में विस्मय और रनेह उमड़ पड़ा । पर वह 
स्थान भावों में बदने का नहीं था | अपने मित्र के शव पर चढ़ कर वह गहरे 
में कूद गया और नदी के पार हो गया । तच्र अपनी सेना से मिल कर नेपाल 
राज्य को उजाड़ दिया | 

जयापीड फिर कश्मीर पहुँचा | वहाँ फिर उसने प्रजा का सुख बढ़ाया । 
किन्तु उसके साहस-कार्यों शोर कैरं भोगने की श्रवधि में साम्राज्य के बंद दूड 
चुके या दीले पड़ गये थे | जैसा कि हमने देखा है, ७८० ई० में तिब्बतियों 
ने खोतन के विजय वंश के राज्य को मिटा दिया था श्र ७८६ में ईरान से 


इस काम लाई जाती है। दो या चार रोमों पर खाट बाँध कर तमेड़ बना ली जाती है, 
जिसके ऊपर न तैरने वालों को बिठा दिया जाता है, और एक यां दो तैराक उस 
तम्ेड़ के साथ लटकते उसे छोती से ठेलते हुए धारा के पर उतार देते हैं। 


श्र भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ७ 


अरब सेना ने ८६ बरस के व्यवधान के बाद काबुल पर चढ़ाई की थी। इन 
दोनों घटनाओं से प्रकट है कि ललितादित्य का भारत की उत्तरपज्छिमी सीमा 
पर बनाया बाँध टूट चुका था | 

6 39, धर्मपाल--इस दशा में गोड के सुयोग्य राजा घर्मपाल ने 
प्रकटतः यह मानते हुए कि दृढ कन्नौज साम्राज्य द्वारा ही उत्तर भारत की सुरक्षा 
हो सकती है, अपनी शक्ति से उस साम्राज्य को पुनरुज्जीवित किया |॥ कन्नौज 
का सम्राद तब इन्द्रायुघ था। धमममंपाल ने उसे गद्दी से उतार कर उसकी जगह 
चक्रायुध को बैठाया । चक्रायुध के अभिषेक के अवसर पर कन्नोज-साम्राज्य के 
प्रायः सब भूतपूव सामन्तों ने उसे सम्राट स्वीकार किया । इनमें अवन्ति मत्स्य 
( आधुनिक मेवरात ल्‍- अलवर प्रदेश ) तथा पंजाब के मद्र गग्धार और कीर 
(कांगड़ा) तक के राज्यों की गिनती थी । इससे प्रकट छ्ले कि कन्नोज का साम्राज्य 
चाहे अन्न निःशक्त था, तो भी हषब्धन के ज़माने से वह किसी रूप में चला आा 
रहा था ओर उत्तर भारत के दूर दूर प्रान्तों के लोग भी उसकी आवश्यकता 
मानते थे । पंजाब के प्रदेश जो ललितादित्य ने उससे ले लिये थे, जान पड़ता 
है जयापीड के केद होने पर स्वतन्त्र हो गये थे ओर अन्न धर्मपाल के पराक्रम 
ओर नीति से कन्नोज साम्राज्य का आधिपत्य फिर से मानने लगे । 

नेपाल भी वरदेव के बाद घमंपाल के ज़माने से ही पाल वंश के राज्य 
में चला गया प्रतीत होता है । 

पाल राजा बोद्ध थे। घमंपाल ने भागलपुर के पास विक्रमशिला नाम 
का महाविद्ार स्थापित किया जो नालन्दा की तरह बाहर के बौद्ध देशों में भी 
शीघ्र प्रसिद्ध हो गया | 

$ ८, व॒त्सराज प्रतिहार और ध्र्‌ व घाराव्ष--नागभट के भाई 
के पोते प्रतिदार राजा वत्सराज ने धमंपाल को चुनौती दी | कन्नौज साम्राज्य का 


4 धमपाल ने इन्द्रायुथ को उप३- ईं० के 'बाद कभी गही से उतरा था यह 
निश्चित है।। समूची परिस्थिति को.देखते हुए यह युक्त प्रतीत होता है कि. ७८५६ की 
अरबों की काबुक चढ़ाई के-शीघ्र बाद उसमे' वह: कार्रवाई की । 


४९६ | पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट २६३ 


गोड राजा के हाथ की कठपुतली बनना उसे पसन्द न था। उसने कन्नोज पर 
चढ़ाई की और “विख्यात भणिड-कुल से युद्ध में डोर-चढ़े धनुष के सहारे 
साम्राज्य हठपूषक ले लिया ।? तब उसमे गौड पर चढ़ाई कर धमपाल को भी 
हराया । हे 

किन्तु उन दोनों पर राष्ट्रकूट कृष्ण के बेटे ध्रुव घारावप ( ७८३-६३ 
ई० ) ने चढ़ाई की । लाट और अ्वन्ति प्रान्तों के लिए राष्ट्रकूट ओर प्रतिहार 
राजाओं के बीच झगड़ा था। धर्मपाल ने भी अवन्ति को कन्नौज साम्राज्य में 
रखना चाहा था, इसलिए ध्रुव का उससे भी विवाद था। ध्र॒व ने कांची से कोशल 
(छुत्तीसगढ) ओर लाट तक अपना आधिपत्य स्थापित किया | तब उसने उत्तर 
भारत पर चढ़ाई कर वत्सराज को हराया, ओर गंगा-जमन। के बीच भागते हुए 
गौड राजा ( घमपाल ) का छुत्र छीन लिया। श्र्‌व की इस चढ़ाई का परिणाम 
यह निकला कि वत्सराज को कन्नोज पर से अधिकार छोड़ना पड़ा, धर्ंपाल को 
केवल कुछ दबना पड़ा | प्रव ने स्वयं कन्नोज को अपने वश में रखने का यत्न 
नहीं किया ओर उसके द्वारा वत्सराज प्रतिहार को दबाये जाने का फल यह हुआा 
कि कन्नोज साम्राज्य पर धमपाल का नियन्त्रण बना रहा | 

$९. नागभट श्य और गोविन्द-पश्रुव के दो बेटों--स्तम्म और 
गोविन्द ( रेय )-में घरेलू युद्ध हुआ | उस अवसर से लाभ उठा कर वत्सराज 
के बेटे नागभट रय ( लग० ७६०-८१४ ई० ) ने, जो राजस्थान की ख्यातों 
में नाहड़देव नाम से प्रसिद्ध है, चक्रायुध और घमंपाल दोनों को हरा कर कन्नौज 
पर अधिकार कर लिया ( लग० ७६३-६४ ई० )। किन्तु गोविन्द प्रभूतवर्ष 
( ७६४-८१५४ ईं० ) ने अपने राज्य में स्थापित होने के बाद उत्तर भारत पर 
चढ़ाई की ओर नागभट को हराया; धमपाल और चक्रायुध को भी उसके सामने 
भुकना पड़ा | इस चदाई में उसने मालब ( अ्रवन्ति ) कोशल कलिंग ओऔोड्र 
( उड़ीसा का पहाड़ी भाग ) और डहाला ( जनत्नलपुर प्रदेश ) पर श्रघिकार 
कर लिया । उधर उसने कांची ओर रामेश्वरम्‌ तक जीता था। इस प्रकार 
यह अपने ज़माने का भारत का सम्राद्‌ था समूचा दक्खिन भारत और मध्य- 
मेखला का पहाड़ी अंश जिसमें उत्तर भारत के मैदान पर उतरने के रास्ते हैं, 


श्६४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ७ 


उसने श्रधीन कर लिया था । 

यशोवर्मा के ललितादित्य से हारने के बाद पूरव पच्छिम ओर दक्खिन 
के राज्यों के बीच जो तिकोना संघर्ष शुरू हुआ, उसका यों ६० बरस में यह 
परिणाम निकला कि दक्खिन भारत में मजबूत साम्राज्य उठ खड़ा हुआ, 
जिसके सामने कन्नौज का दुबल साम्राज्य था जिसे बाँएँ ओर दाहिने पहलुओओरों 
पर प्रत्नल प्रतिहदार और पाल राज्य थामे रहते । 

6 १०, शर्व श्रमोघवर्ष और कृष्ण अकालवर्ष--गोविन्द के बेटे 
शव अमोधवर्ष ( ८१४५-७७ ई० ) और उसके बेटे कृष्ण अकालवर्ष (८७७- 
६११ ई० ) के एक शताब्दी के प्रशासनों में दक्खिन भारत के साम्राज्य की 
सीमाएँ प्रायः बही रहीं श्रोर लगातार सुशासन चलता रहा । शव अ्मोधवष ने 
मान्यखेट ( गुलबरगा जिले में आधुनिक मालखेड ) नगरी को अपनी राजधानी 
बनाया। गोविन्द, शव और कृष्ण के प्रशासन कुल मिला कर ११८ वर्ष के थे । 
इतनी लंत्री श्रवधि तक लगातार सुशासन चलने से देश ने टिकाऊ शान्ति और 
समृद्धि का अनुभव किया । 

$ ११, देवपाल--पूर्वी भारत में धर्मपाल का उत्तराधिकारी उसका 
बेटा देवपाल भी उसी की तरह योग्य हुआ ( लग० ८१०-८५१ ई० )। उसने 
अपने राज्य को पूरवी भारत का साम्राज्य बना दिया। उसके सेनापति ने 
उत्कल ( उत्तरपूर्वी उड़ीसा ) ओर प्राग्ज्योतिष (असम) को जीत लिया। उत्कल 
जीतने के लिए, उसे विन्ध्य में शव श्रमोब्वर्ष से टक्कर लेनी पड़ी | बंगाल की 
हिमालय तराई में तब एक छोटा सा “कम्बोज” राज्य था। या तो वह 
ललितादित्य और जयापीड के पूरवी विजयों के प्रसंग में पूरवी हिमालय और 
पुण्ड्रव्धन में बस गये कश्मीरियों-कम्ब्रोजों की बस्ती थी, अथवा वह कोच 
नामक स्थानीय किरात जाति का राज्य था जिसे संस्कृत लेखकों ने कम्ब्ोज? 
बना दिया था + ) हिमालय में देवपाल ने उन कम्प्रोजों को हराया । नांगमट 

यह सुझाव स्व० श्री रमाप्रसाद चन्द का था। पदला सुझाव इसी ग्रन्थ ( (म 


प्रक/शन, १६३८ ) में पहलेपहल दिया गया था। अब मुझे श्री चन्द्र की बतत अधिक 
युक्त प्रतीत होती है। 


४ ४$९१२ ] पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट २६५ 


की मृत्यु के बाद उसके बेटे रामभद्र के मुकाबले में भी देवपाल का पलड़ा 
भारी रहा | 
6 १२. मिहिर भोज और महेन्द्रपाल--किन्तु लग० ८रे६ ई० 
में रामभद्र के बेटे भोज या मिहिर भोज के अधिकार पाने पर अवस्था पलट 
गई । भोज ने राज पाते ही कन्नौज को जीता और भिन्नमाल के बदले उसे 
अपनी राजधानी बना लिया । देवपाल ओर शव दोनों देखते रह गये ओर उसे 
रोक न सके | कश्मीर की सीमा तक हिमालय के प्रदेशों पर उसने फिर से 
कन्नोज का आधिपत्य स्थापित किया | उससे मार खा कर कश्मीर का कर्कोट 
राजवंश मिट गया । भोज ने प्रतिहार साम्राज्य की पच्छिमी सीमा कश्मीर के 
पहाड़ों से मुल॒तान-सिन्ध की सीमा तक और सुराष्ट्र के समुद्र तक पहुँचा दी । 
पूरव तरफ उसने देवपाल के बेटे नारायणपाल ( लग० ८१४-६०८ 
ई० ) से न केवल मगषघ-मिथिला प्रत्युत पुण्ड्ब्धन भी छीन लिया ( लग० 
८७१ ई०) | पालों का राज्य तत्र केबल राठ देश ( दक्खिनपच्छिमी 
बंगाल ) और गंगा के मुहाने में रह गया । पूरवी बंगाल में भी एक स्थानीय 
वंश खड़ा हो गया, जिसकी राजधानी विक्रमपुर ( ढाका के पास ) थी। 
पूरब की तरफ जीते हुए प्रदेश के द्वार पर मिहिर भोज ने अपने नाम से .भोज्ञ 
पुर बसाया जो शाह्बाद ( आरा ) जिले में आज भी प्रसिद्ध गाँव है | उसी के 
नाम पर गंगा के उत्तर औंर दक्खिन समूचे पब्छिमी बिहार की बोली आज 
भोजपुरी कहलाती है । 
मिहिर भोज के कन्नोज को अपनी राजधानी बना लेने और मसमगघ- 
मिथिला पुण्ड्रव्धन जीत लेने से वह तिकोनी कशमकश समाप्त हुई जो पूरव 
पच्छिम और दक्खिन के अधिपतियों के ब्रीच मध्यदेश ( कन्नोज ) के साम्राज्य 
को अपनी कठपुतली बनाने के लिए ८त्रीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुई थी। 
उस कशमकश के कारण जो संतुलन बना हुआ था वह लग० ७४०७-८८७० 
ई० के भारतीय इतिहास का विशेष चिह्न था | 
भोज के पचपन बरस ( लग० ८३६-८६० ई० ) और उसके बेटे 
महेन्द्रपाल के सन्चदह बरस ( ८६१-६०७ ई० ) के प्रशासन में कन्नौज फिर 


२६६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ७ 


भारत के सबसे प्रतापी सम्राटों की राजधानी बना रहा | ये सम्राद चाहते ओर 
यत्न करते तो मुलतान-सिन्ध को भी जीत सकते थे, जहाँ श्रब खिलाफ़त के ज्ञीण 
हो जाने पर छोटे मोटे अरब और स्थानीय सरदार राज करते ये | पर जब कभी 
कन्नौज की सेना मुलतान की तरफ बढ़ी, वहाँ के मुस्लिम शासकों ने धमकी दी 
कि आगे बढ़ोगे तो हम सू्-मन्दिर को तोड़ देंगे, ओर उस धमकी से कन्नौज की 
सेना लौट गई ! इसके अतिरिक्त कन्नोज के प्रतिहार सम्राठों के डर से दक्खिन 
के राष्ट्रकूटों ओर सिन्‍्ध के शासकों ले परस्पर मैत्री क' लो। अरब व्यापारी 
यात्री जो सिन्‍्ध के सम्पक में थे, मान्यखेट के राजा को बल्हारा ( वल्‍लभराज 2 
नाम से जानते ओर उसे मारत में सबसे बड़ा राजा मानते थे | 

मिहिर भोज और महेन्द्रयाल शर्व ग्रमोधवपष शरीर कृष्ण अकालवष के 
समकालिक थे । यों इस शताचदी में हप शीलादित्य ओर सत्याश्रय पुलिकेशी 
के ज़माने की तरह उत्तर ओर दक्खिन भारत में दो साम्राज्य बने रहे। उत्तर 
भारत में राजा भोज के जिस रामराज्य की याद अनेक युगों तक बनी रही वह 
बस्तुतः इसी भोज की याद थी | ु 

6 १३, चोलदेश कश्मीर ओहिन्द के नये राज्य--नोवीं शताब्दी 
के उत्तराद्ध में भारतवर्ष के सीमान्‍्त राज्यों में रद्दोबदल हुआ । कांची कश्मीर 
आर काबुल के सीमान्त राज्य कर्णांटक कन्नोज ओर बुखारा साम्राज्यों के 
आक्रमणों से जीण हो गये, इसलिए, उनमें ग्रान्तरिक परिवर्तन हुआ । 

नोवीं शताब्दी के मध्य में तमिछ देश में चोछठ सरदार विजयालय 
खड़ा हुआ | उसका बेटा आदित्य लग० ८८० ई० में पल्‍लव राजा श्रपराजित 
को पराजित कर स्वतन्त्र हो गया। आदित्य ने लग० ६०७ ई० तक राज्य 
किया । आदित्य चोढ के बेटे परान्तक १म (६०७-६४६ ई०) ने पाणड्यों की 
नगरी मदुरा को भी छीन कर समूचे तमित्ठ देश को अ्रपने राज्य में कर लिया 
ओर थविंहल पर भी धावा मारा | उसका शासन खूज्र सुव्यवस्थित था | 

कश्मीर में कर्कोट वंश का राज्य समाप्त होने पर उत्सल वंश का शुरू 
हुआ । पहला उत्पल राजा अ्वन्तिवर्मा ( ८५५४- दूसरे ई० ) श्रत्यन्त न्यायी 
ओर घुशासक था| बह थोग्य व्यक्तियों को प्रदान कर उन्हें श्रनुकूल पद और 


४ $ १३ | पाल प्रतिह्ार राष्ट्रकूट २६७ 


कार्य सौंपने में कुशल था। सुथ्य नाम के एक अकिच्चन अ्रध्यापक की प्रतिभा 
को पहचान उसने उसे सिंचाई का महकमा सौंप दिया | सुय्य ने कश्मीर की 
नदियों और भौलों के ब्राँध बँधवाये, नहरें खुदवाई, नदियों के मांग ओर 
संगम बदल दिये तथा दलदलों को सुखा कर सैकड़ों नये गाँव बसा दिये | कश्मीर 
में जहाँ पहले दुर्भिक्ष में घान की खारी १०५४० दीनार की आती थी ओर 
अत्यन्त सुर्मिन्ष हो तो २०० दीनार की, वहाँ अ्रत्र एकाएक रे६ दीनार की 
आने लगी । सुय्य को लोगों ने अन्नपति की पदवी दी | 

जैता कि हमने देखा है नोवीं शताब्दी के उत्तराध अर्थात्‌ मिदिर भोज 
ओर शव अमोघवर्ष के ज़माने में खलोफ़ाओं का साम्राज्य टुकड़े दुकड़े हो 
गया था ओर उसके स्थान में उठे राज्यों में से एक खुयासान और बुखारा के 
अमीरों का था [ ७, ३ $ १४ ]। ८७० ई० में बुखारा के सेनापति 
याकूत्-ए-लैस ने काबुल का किला ले लिया। काबुल शहर ओर प्रदेश 
हिन्दू राजाओं के पास रहा, किन्तु वे श्रपनी राजधानी सिनन्‍्ध नदी के पुराने 
घाट उदभांडपुर ले गये। उदभांडपुर श्रग्क के १६ मील ऊपर है ओर अन्र 
उन्द या झोहिन्द कहलाता है। वहाँ के राजा से ८फरे ई० में उसके ब्राह्मण 
मन्‍्त्री लल्लिय ने राज्य छीन लिया। लल्लिय के वंशज ब्राह्मण शाहि कहलाये। 

कश्मीर के श्रवन्तिवर्मा का बेटा शंकरवर्मा ( छफरे-६०२ ई० ) भी 
विजेता था । उसने कश्मीर के दक्खिन की तराई दावामिसार ( जम्मू भिम्मर 
राजौरी पुंच ) को जीता, जम्मू के दक्खिन स्थालकोट प्रदेश को लिया, अपनी 
पूर्वी सीमा पर मिहिर भोज से और पच्छिम तरफ लक्षिय शाहि से ठक्‍कर ली । 
युद्धों का खर्चा निकालने के लिए, उसने अपने राज्य के अनेक मन्दिरों की 
जायदादें ज़ब्त कीं | युद्ध में रसद पहुँचाने की खातिर उसने प्रजा से भार ढोने 
की बेगार लेने की प्रथ॒ भी चलाई । कश्मीर के पच्छिम जेहलम और सिन्ध 


मुस्लिम इतिहासलेखकों ने अरबी लिपि में ओहिन्द को वहिन्द्‌ *लिखा। कुछ. 
आधुनिक इतिहासलेखकों ने उसे भटिंडा पढ़ कर शाहियों की राजधानी सतलज के पूरब: 
मरुभूमि के छोर पर भटिंडा कस्बे में मान ली ! 


र्ध्८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ७ 


नदियों के बीच के पहाड़ी प्रदेश उरशा (-आधु० रश >> हज़ारा जिला ) पर 
प्वदाई करते हुए, उसको मृत्यु हुई । 

$ १४. महीपाल और इन्द्र नितव्यवषं---जत्र महेन्द्रपाल का बेटा 
महीपाल कन्नौज की गद्दी पर बैठा, तब भी उसका शासन कल्िंग से सुराष्ट्र और 
सुराष्ट्र से कुल्लू तक माना जाता था। उधर कर्णाठक में कृष्ण अकालवर्ष का 
उत्तराधिकारी उसका पोता इन्द्र नित्यवर्ष हुआ | ६१६ ई० में मध्यदेश ओर 
महाराष्ट्र के सम्राटों में फिर भिड़न्त हुई | इस बार इन्द्रराज ने कन्नोज नगरी 
'की ले कर उजाड़ा ओर उसके एक सामन्त ने प्रयाग तक महीपाल का पीछा 
किया | तब्र से कन्नोज साम्राज्य की घटती कला शुरू हुई । 


। अभ्यास के लिए प्रश्न 
हि पाल वंश की स्थापना किस प्रकार हुई ! 


वेडल का कैलाश मंदिर कब किसने बनवाया ? उस मन्दिर में विशेष बात 

क्या है! विक्रमशिला कहाँ है ? उस महाविहार की स्थापना किसने की ? 

३ प्रतिहार शब्द का क्या श्र है? सिन्ध के मुसलमान शासकों की हरा कर 
कहाँ के किस प्रतिहार राजा ने पहलेपहल ख्याति पाई ! 

४. राजा धर्मपाल और सम्राट्‌ चक्रायुध का परस्पर क्‍या सम्बन्ध था? किस 
अकार किन दशाओं में वह सम्बन्ध स्थापित हुआ १ 

५. सिन्ध के अरब शासकों और दक्खिन के राष्ट्रकूटों में मित्रता किन दशाओं 
'में हुईं ! 

६, लग० ७८० ३० से ८७१ ३० तक भारत में साम्राज्य के लिए रांघ किस 
अकार चलता रहा और उसमें भाग लेने वाले मुख्य व्यक्ति कौन थे १ 

७, ८१५ से ६११ ३० तक दक्खिन भारत में तथा ८३६ से £०७ ईं० तक उत्तर 
आरत में किन दो दो सम्राटों ने राज किया ? उनके साम्राज्यों का विस्तार कितना था १ 

£, स॒ुय्य अज्नपति कौन था ? वह किसलिए प्रसिद्ध है ? 

६, काबुल के शाहि राजा अपनी राजधानी काबुल से ओहिन्द कब ओर क्‍यों 






इन्द्र नित्यवर्ष कौन था ओर कहाँ का राजा था ? घह किस बात के लिए 


।;क्‍ जयापीड का चरित संक्षेप से कहिए। 


७ $ १] प्रादेशिक राज्य तथा गज़नी और तांजोर के साम्राज्य २६६ 


१२, कन्नौज के आयुधान्त नाम वाले सम्राट कब हुए? उनकी शक्ति और 
राज्यसीमा कितनी थी ! 
१३, इनपर टिप्पणी लिखिए--बल्द्ाारा, ब्राह्मण शाहि, मान्यखेट, भण्डिकुल । 





अध्याय ४ 


प्रादेशिक राज्य तथा गज़नी ओर तांजोर के साम्राज्य 
( लग० €२०-१०७५ डै० ) 

$ १, चेदि जकौोती मालवा गुजरात सांभर के नये राज्य-- 
अन्तवंदी का साम्राज्य कमनोर होने से मध्यमेखला के सामनन्‍्त राज्य स्वतन्त्र 
हो गये | जमना के दक्खिन से विदर्भ और दक्षिण कोशल की सीमा तक पुराना 
चेदि देश था। इस युग में उसमें दो राज्य उठ खड़े हुए, । चेदि नाम दक्खिनी 
राज्य का रहा; उत्तरी राज्य जेजाकभुक्ति या जकोौती कहलाने लगा। चेदि के 
कलचुरि वंश की राजधानी त्रिपुरी ( जबलपुर के पास आधुनिक तेवर ) थी। 
मदह्ाकोशल श्रथांत्‌ छत्तीतगढ़ भी उसके अधोन रहा । उसकी पच्छिमो सीमा 
वर्धा नदी तक थी । 

जभीती में चन्देल राजवंश था। उप्तकी राजधानी पहले मद्दोत्रा, फिर 
खजुराहो में रही। कालंजर का गद ले लेने से वे कालंजर के राजा भी कहलाये । 
यशोव्र्मा चन्देल ( लग० ६२०-५० ई० ) ने डहाला ( जब्नलपुर प्रदेश ) से 
मगध मिथिला और गौड तक चढ़ाई की, और पूरवी हिमालय तक जा कर 
वहाँ की " कम्बोज”? बस्ती को हराया। उसके बेटे धंग ने (लग०. ६५४०-६५ ई०) 
अंग ( मुंगेर-भागलपुर ) ओर राठ देश ( पच्छिमी बंगाल ) पर चन्देलों का 
आपधिपत्य जारी रक्खा । 

चेदि ओर जभौती के पच्छिम अवबन्ति में, जो अब मालव लोगों के 
वहाँ तक फेल जाने से मालव भी कदलाने लगा था, .परमार वंश का राज्य 
स्थापित हुआ, जिसकी राजधानी धारा थी। उसके पब्छिप गुजरात में 


३०० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ७ 
ता 70:45 20220:720७७/ # ९७ 










ध 5 
ड़ ॥॒ 





० #| ” ४ हर रि पाप 
की क्र 2८२६८ ४929४ * ; कक 
ए थ' ट्रक पर ड़ “ क्या ५2 4 टी 


ध्बा 
न 
; नी 
र 
५ कसी *4 ०, + मुक्ध४ 
कि 
ल्‍ 








> ५ 
>््ण्य 5 2 जल 


भद्रावती ( भांदक, जि० चाँदा ) में मध्य काल के एक पुत्न के खँड 
वान-च्वाड के काल में महाकोशल की राजधानी थी। [ भा० पु० बि० ] 

में मूलराज सोलंकी (चालुक्य) ने ६६० ३० में राज 

राजधानी अ्रणहिल्‍लपाटन ( अणहिलवाड़ा » थी। 


_ गुजरात और मालव राज्यों का अधिकार 





दर। भद्गरावती 


ये स्थापित किया जिसकी 
दक्खिनी राजस्थान पर प्रायः 


रहा। उत्तरी राजस्थान में चाहमानों 
( चौहानों ) का एक राज्य खड़ा हुआ, 
जिसकी राजधानी शाकम्मरी ( सॉँभर ) 
थी। 
उधर ओरोहिन्द के शाहियों ने अपना 
काडुल-ओोहिन्द के शाहि सामम्तदेव का राज्य पंजाब तक फैला लिया । 
का [ श्री० सा० सं० ] इन राज्यों के बीच कन्नौज का 
चित, राजा घोड़े पर; पट नदी, प्रतिहार साम्राज्य भी पहले से छोटी 
ऊपर लेख--.श्री सामन्तदे (ब)। परिधि में बना रहा | 


१ २. कट्याणी के चाछुक्य--इ्दराज राठोड़ ने ६१६ ई० में कन्नोज 





96३] प्रादेशिक राज्य तथा गज़नी ओर तांजोर के साम्राज्य ३०१: 





























है नम न न हम 
३६ _ट्ानख तु (्‌ त्बॉ खोतन 
गा गत काबुल 6-६७ भारतवपे 


पहले मध्ण काल के मुख्य हा ओर स्थान 


हल 
की. पक 
पा 60 
# नुरादो ० "» 
ज्पिरी 







बढ 
8 गए 8 
न आय | 


] 


!.| | | 
4 | [| ४ ।ी 
शा मील की कि कई 
| | हैः +| (| १8 ३ | + १०३५ मन 
आम जी । आकर $४ हे 





38 | ॥१॥ 

















जा व 2 गा ्रस्नट 
दब, 




















न्प्स्सननसपनतन अमल अ५ मील पप्त्न-- 









न्य्स्स्ल्स्ः 
्स2ंफअअइड+७ ६०० २०० ३०० ४०० ४००४: 


नस््न्स्ससन् नस ननीन- ५--->>>मेममनथम न ०9 ने 5 









नकवशा--२१९ 


पर घावा मारा था | ६७२ ६० में मालवे के पहले स्वतन्त्र राजा सीयक (श्रीहृष) 
ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेट पर धावा मारा। तत्र राष्ट्रकूटों का' राज्य 
समास्त हुआ और वैलप चाछुक्य ने, जो वातापी वाले पहले चालुक्य वंश के 
विक्रमादित्य १्म के भाई का सीधा वंशज था, महाराष्ट्रकर्याट्क में फिर से 


३०२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ७ 


चालुक्य राज्य स्थापित किया (६७३ ई०)। इन पिछले चालुक्यों की राजधानी 
कल्याणी ( बिदर के लगभग ४५४ मील पच्छिम ) थी, इस कारण ये कल्याणी 
के चालुक्य कहलाये । 

$ ३. तुर्कों का फिर बढ़ना--भारत के मध्य भाग में जब्र उक्त नया 
राजनीतिक नक्शा बन रहा था, तभी उत्तरपच्छिमी सीमा पर भी बड़ा परिवत्तन 
हो रहा था | 

मध्य एशिया में हूण और तठ॒क किस प्रकार आये और उनपर पहले 
चीनियों तथा पीछे अरबों ने कैसे आधिपत्य जमाया, सो कह चुके हैं। 
६५६ ई० में पच्छिमी मध्य एशिया चीन के साम्राज्य में चला गया था, और 
७४.१ ई० में वहाँ चीन का स्थान अरब साम्राज्य ने लिया था। खिलाफत- 
साम्राज्य टूटने पर कई अरब ओर ईरानी राजवंश सारे पच्छिम ओर मध्य एशिया 
पर शासन करने लगे थे। पर मध्य एशिया से चीनियों के पैर उखड़ने के बाद 
से वहाँ जो दो मीतरी परिवर्तन होने लगे थे, वे खिलाफत टूटने के बाद भी जारी 
रहे । एक तो तुकों की संख्या बदती गई ओर पुराने शक तुखार आर्यावर्त्ती 
ओर ईरानी प्रायः सब उनमें मिलते ओर उनकी भाषा अ्रपनाते गये। दूसरे, 
बोद् धर्म के स्थान में क्रमशः इस्लाम फैलता गया। मध्य एशिया के पब्छिमी 
अंश में इस्लाम पहले फेला । यारकन्द और काशगर के लोग दसवीं शताब्दी 
के अन्त से मुसलमान होने लगे। राजनीतिक दृष्ठि से तुके लोग प्रायः ३०० 
बरस तक गौण रहे | पर लग० ६५० ई० से अरबों और ईरानियों के अधीन 
जो तुक सरदार थे वे सिर उठाने लगे। कुछ ही काल में तुक प्रभुता उन सच्च 
देशों पर छा गई जो पहले खिलाफत के अ्रधीन थे । 

अफगानिस्तान के ठीक मध्य में काबुल हेजमन्द और वंक्तु नदियों के 
पनदाल का प्रदेश बामियाँ है। खुरासान-बुखारा की सल्तनत ने अब बामियाँ 
को ले कर उसके दक्खिनपूरव बद्ते हुए गज़नी को भी जीत लिया | काबुल दून 
का हिन्दू राज्य यों उत्तर पच्छुम ओर दक्खिन से घिर गया। गज़नी का वह 
नया जीता प्रदेश बुखारा सल्तनत के हाजीब् अर्थात्‌ 'प्रतिहार अ्रलप-तगीन 
नामक ठुक को जागीर रूप में मिला । 


५६४] प्रादेशिक राज्य तथा गज़नी श्रोर तांजोर के साम्राज्य ३०३ 


$४. खुबुक-तगीन का लमगान जीतना--श्रलप-तगीन के पीछे. 
उसका दामाद सुबुक-तगीन जो उसी की तरह पहले बुखारा में प्रतिहार रहा 
था, गज़नी का मालिक बना (६७७ ई० ) । तुर्की शब्द तगीन का अर्थ 
सरदार है, ओर भाषाविज्ञानियों का कहना है कि संस्कृत-हिन्दी का ठक्कुर- 
ठाकुर शब्द उसी का रूपान्तर दे । जिस अन्तिम ईरानी राजा यज़दगुद से अरखों 
ने राज्य छीना था, उसकी एक लड़की किसी तुक सरदार को ब्याददी थी। कहते 
हैं सुबुकतगीन उसी का वंशज था | यह बात सच हो या भूठ, इसमें सन्देह 
नहीं कि तुक लोग अ्रब पुराने हूण न रहे थे। मध्य एशिया में आ कर शकों 
तुखारों ईरानियों ओर आर्यावत्तियों का आये खून उनमें पूरी तरह मिल 
चुका था | 
सुबुक-तगीन ने अपना राज्य बढ़ाना शुरू किया, ओर पूरव और 
उत्तर तरफ कई किले छीने, जो कि ओहिन्द के शाहि जयपाल के थे ( लग० 
६८६ ई० ) । जयपाल ने तब जवाब में उसके गज़नी प्रदेश पर चढ़ाई की। 
कई दिन की घोर लड़ाई के बाद, हिन्दू सेना जिस चश्मे का पानी पीती थी 
तुर्कां ने उसमें शरात्र मिला दी | हिन्दू सेना शरात्र से गनन्‍्दे हुए, सोते का 
पानी पीने को तैयार न थी, इसलिए, उसने हार मान सन्धि कर ली। जयपाल 
ने कुछ किले देना स्वीकार कर लिया, पर जोंग कर वे न दिये। तत्न सुबुक- 
तगीन उसके इलाकों को लूटने ओर उजाड़ने लगा | विशेष कर उसने जयपाल 
के लम्पाक या लमगान प्रदेश [ ७, २३६ ] को अपना लक्ष बनाया | जयपाल 
कन्नोज के राजा राज्यपाल ओर जभौीती के राजा धंग की सहायता मेगा कर बड़ी 
सेना के साथ फिर गज़नी की तरफ बढ़ा | कुरंम नदी की दून में लड़ाई हुई । 
सुबुक-तगीन ने सामने लड़ने के बजाय ४-५ सो सबारों की डुकड़ियों से शत्रु- 
सेना पर भपई मारने की नीति पकड़ी, जिसमें वह सफल हुआ । लमग़ान 
उसके अधीन हो गया । 
6७५, मालव-महाराष्ट्र युद्ध--काबुल कुरंम की दूनों में जब यह नया 
संघर्ष छिड़ा था तभी भारत के केन्द्र भाग में मालवा ओर महाराष्ट्र के राजाओं 
के बीच वह लम्बा युद्ध चल रह्य था जो सीयक की मान्यखेट पर चढ़ाई से 


ड्र्‌०४ड भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ७ 


शुरू हुआ था [ ऊपर $ २ ]। सीयक के उस पहले धावे के बाद महाराष्ट्र में 
राजपरिवत्तन हो गया था, फिर भी दोनों जनपदों का युद्ध चलता ही रहा। 
सीयक का बेटा राजा मुंज छुः बार तेलप को हराने के बाद सातवीं लड़ाई में 
कैद हो गया ( लग० ६६४ ई० )। 

काराणह में मुझ्न की परिचर्या तैलप ने अपनी बहन मृणालवती को 
सौंती । मृणालवती कैदी राजा के साथ बड़ी सहृदयता का बर्ताव करती ओर 
उसका कष्ट भुलाने का भरसक यत्न करती, यहाँ तक कि मुझ्ञ' उसपर आसक्त 
हो गया और उसने यह मान लिया कि मृणालवती भी मुझपर आसकत है। 
उधर मुझ्न के साथियों ने जंगल से काराग्ह तक सुरंग बना कर मुझ्न को निका: 
'लने का उपाय किया | जिस दिन मुझ्ञ को सुरंग से भागना था उसने मृणाल- 
बती से कहा--मैं इस सुरंग से निकलने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो तो धारा 
पहुँच कर तुम्हें महादेवी ( पटरानी ) पद पर अ्मिषिक्त कंरूँगा। मृणालवती 
ने कहा मैं अपने आभरणों की पेटी ले आऊँ ओर इस बहाने बाहर जा कर 
अपने भाई को सूचना दे दी। तैलप ने तत्न मुझ को कड़े पहरे में अपनी राब- 
घानी में घुमा कर जंगल में फाँसी चढ़वा दिया | 

मुंज ने अपने छोटे भाई सिन्धुराज के होनहार बेटे भोज को अपना 
उत्तराधिकारी नियत किया था#, किन्तु मुंज की मृत्यु पर भोज निरा बालक 
था, इसलिए, सिन्धुराज गद्दी पर बैठा । उसका मी अपने पड़ोसी गुजरात के 
'मुलराज सोलंकी के पुत्र चामुश्डराज से युद्ध चला, जिसके अन्त में वह मारा 
गया ( लग० १००६ ३० )। यों मुंज महाराष्ट्र के चालुक्य राजा के हाथ 
मारा गया था ओर उसका भाई गुजरात के चालुक्य राजा के हाथ | यों यह 
परमारों चालुक्यों का दन्द्र बन गया जो ञ्रागे अस्थिवैर बन कर चलता रहा। 


# बल्लाल पंडित के भोजप्रबन्ध के आधार पर यह कहानी प्रचलित है कि 
सिन्धुल ( सिन्धुराज ) अपने बालक पुत्र भोज को अपने छोटे भाई मंज के हाथ सौंप 
'शया और मुंज ने राज्य-लोभ से उसे मार डालना चाहा, इत्यादि। परमार वंश के 
कम तथा समकालीन गअ्न्थों से सिद्ध हुआ है कि यह कहानी तथ्य से ठीक 
उलटीं है। 


४५४६] प्रादेशिक राज्य तथा गज़नी ओर तांजोर के साम्राज्य ३०४ 


$ ६- राजराज चोढ--महाराष्ट्रकर्णाटक के चालुक्यों का जहाँ उत्तर 
तरफ धारा के परमारों से मुकाबला था, वहाँ दक्खिन तरफ चोछ राज्य से 
सामना था। परान्तक चोछ [ ७, ४ $ १३ |] के वंश में राजा राजराज चोछ 
हुआ (६८४-१०१२ ई०)। केरल के समुद्री बेड़े को हरा कंर उसने पांड्य और 
केरल को पूरी तरह वश में किया । वेंगी के चालुक्यों [ ७,१ $ ६ ] कलिंग और 
कोडुगु ( कुग”? ) पर उसने आधिपत्य स्थापित किया | कर्णाटक् पर चढ़ाई कर 
तेलप चालुक्य के बेटे सत्याश्रय को चार बरस के युद्ध के बाद बुरी तरह हराया 


४० का 








हे # कक 
छः '>पलटकगपकनकनतराकना"कनककतभा+आपल्‍ काजू पक + हक" ४७७४७ &#७७आ ०“श्फ्रलकशारण फटा _नीनीतलककलकलपूगग ता पर अफकल पार चक हि ल्‍४क०- ह 
ह न्‍ ५ न 
7 हे हर. के रे हल ढ़ है कक! 
ह है * हे नि 
धर 
डर हु जा 7 कर ७ 
्‌ पा + 4 ब 525 2. 
$ १ 
पु रा ५ 
हर के जे हा 
ि *. 
ष ढ 
पु 5 


& 4. लक 





राजराज का बनवाया बृद्ददी श्वर मन्दिर, तांजोर--भीतरी गोपुर का दृश्य [मा० पु० बि०] 


( लग० १००० ई० )। स्थल और जल-सेना से उसने सिंहल को भी जीता, 
ओर लकदिव और मालदिव को अपने राज्य में मिला लिया | तांजोर में उसका 
बनवाया विशाल मन्दिर विद्यमान है। उसके राज्य का शासन बहुत ही व्यवस्थित 
था। प्रत्येक ग्राम की श्रपनी पंचायत थी, ओर उन पंचायतों के प्रतिनिधि 
तांजोर के मन्दिर में इकट्ठ होते थे । 

भा०--२० 


३०६ | भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन - [ पर्व ७ 


$ ७, महमूद गज़नवी का पंजाब जीतना--प्ुब॒ुक-तगीन की 
जागीर उसके पीछे ६६७ ई० में उसके बेटे महमूद को मिली | कुछ ही काल 
बाद बुखारा-खुरासान का राज्य तुक सरदारों के उपद्रवों तथा पामीर पार 
के काशगर के लोगों के, जो तब तक बोद्ध थे, धावों के कारण टूट गया | 
वंक्षुसीर-दोझ्ाब काशगर राज्य में चला गया, और खुरासान का बाकी सारा 
राज्य, जिसमें ईरान के अतिरिक्त वंक्तु ओर कास्पी सागर के बीच का प्रदेश-- 
ख्वारिज़म--था, महमूद को मिला । महमूद ने सुलतान बन कर नये राज्य पर 
अपन! अधिकार दृद किया । वह सीस्तान को काबू करने में लगा था जब उसे 
खबर मिली कि जयपाल किर लड़ाई की तैयारी कर रहा है। इससे पहले कि 
जयपाल को अवसर मिले उसने एकदम पेशावर पर हमला कर दिया (१००१ 
ई० ) | जयपाल अपने बेटे श्रानन्दपाल और अनेक सरदारों सहित कैद हुआ । 
पेशावर और श्रोहिन्द अर्थात्‌ अ्रटक नदी तक का समूचा प्रदेश विजेता के 
हाथ चला गया। आनन्दपाल को झओल रख उसने जयपाल को जाने दिया; 
पर जयपाल को अपनी हारों से इतनी ग्लामि हुई कि वह आग में जल मरा | 
तब महमूद ने आनन्दपाल को छोड़ दिया । आनन्दपाल ने नमक की पहाड़ियों 
में भेरा को अपनी राजधानी बनाया और वहीं रहने लगा। यह महमूद की 
पहली चढ़ाई थी । कहते हैं उसने भारतवष पर कुल १७ चदाइयाँ कीं । 

ओोहिन्द के बाद भाटिया ओर मुलतान-सिन्ध ये दो और राज्य महमूद 
के पड़ोसी थे । भाटिया दक्खिन पंजाब में भाटी लोगों की बस्ती थी | चनान्न से 
संगम होने के बाद सतलज की धारा जिसमें पंजाब की पाँचों नदियों का पानी 
आरा चुकता है, सिन्ध में मिलने से पहले तक पंजनद कहलाती है | उस पंजनद 
के उत्तरपूरवी छोर पर उच्च नाम की नगरी भाटिया की राजधानी थी।। शाहि 
राज्य से काबुल-पेशावर-श्रोहिन्द प्रदेश छिन नाने पर सिन्ध नदी के पब्छिम 
तरफ यदि कोई हिन्दू इलाका बचा था तो वह उच्च के भाटी राज्य का ही 
था। महमूद ने भाटिया पर चढ़ाई की। गढ के बाहर तीन द्विन के 





| परिशिष्ट 4। 


४६6६७] प्रादेशक, राज्य तथा गजेनी और तांजोर के साम्राज्य २३०७ 


घोर युद्ध: के बाद राजा विजयराय मारा गया | विशेष लूट विजेता के हाथ नहीं 
लगी । लौटती वेला उसकी सेना बुरी तरह सताई गई ओर स्वयं सुलतान कीं 
“कीमती जान” बड़ी मुश्किल से बची । 

मुलतान-सिन्ध के शासक मुसलमान थे | महमूद ने उनयर चढ़ाई करने 
के लिए. आनन्दपाल से उसके राज्य में से लॉबने की इजाज़त माँगी । आनन्द- 
पाल ने इजाज़त न दी। तत्च महमूद ने उसके प्रदेश में घुत कर उसे उजाइना 
शुरू किया, और कई मुठभेड़ों में आनन्दपाल को हरा करकश्मीर की ओर भगा 
दिया । मुलतान का शासक यह समाचार पा कर भाग गया। महमूद ने 
मुलतान पर अधिकार कर प्रजा से भारी जुरमाना वसूल किया | 

आनन्दपाल ने फिर एक बार कन्नौन जक्रोती आदि के राजाओं से 
सहायता मेगा कर श्रटक के पूरव बड़े युद्ध की तैयारी की ( १००६ ई० )।' 
उस प्रदेश के वीर गक्खड़ भी उसकी सेना में थे। महमूद भी बड़ी फोज- 
के साथ आया | ४० दिन तक दोनों सेनाएँ अ्रटक के पास छठ के मैदान में 
एक दूसरे की ताक में पड़ी रहीं | श्रन्त में गक्खड़ों ने तु्कं पर हमले शुरू 
किये। लड़ाई में तुक्रों के पैर उखड़ गये ओर महमूद पीछे. हटने की सोचने 
लगा | तभी आनन्दपाल का हाथी बिगड़ कर भागा और उसकी सेना 
उसे राजा के हारने का संकेत समझ भाग खड़ी हुई |! इस हार ने हिन्दू राज्यों 
की हिम्मत तोड़ दी; उनपर महमूद का आतंक छा गया | शाहियों के राज्प के 
पूरव लगा हुआ कोर देश ( कांगड़ा ) का राज्य था। उसके शासकों ने ख्याल 
भी न किया था कि उसपर भी हमला होगा | छुछ के विजय के बाद महमूद 
सीधा उसपर जा टूटा, श्रोर वहाँ के नगरकोट के मन्दिर का लूटा । 

इतनी चोटों के बावजूद भी पंजात्र का शाहि राज्य टूटा न था। महमूद 
को एक ओर चढ़ाई में आनन्दपाल मारा गया। उसके बेटे त्रिलोचनपाल ने 
वार्षिक कर देना स्वीकार किया ओर अपने दो हजार सैनिक सुलतान की सेवा 
में रख दिये। 

महमूद का राज्य पच्छिम तरफ 'भी काशी सागर तक 'फैला हुआ 
था| उधर उसने काशी के - पत्छिम गर्जिस्तातः ( ज्योजिया') तेक के प्रदेश 


हेग्ड भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ७ 


जीते | बंछु पार के बोद्धों से उसका अनेक बार मुकाबला होता था। गज़नी 
के पड़ोस के अफगानों को वश में रखने के लिए भी उसे सदा सनग रहना 
पड़ता | वे अफगान तब्न तक हिन्दू थे । 

चार बरस तक महमूद और त्रिलोचनपाल के बीच शान्ति रही । 
१०१४ ई० में महमूद ने फिर चढ़ाई की । अ्रटक और जेदलम के बीच पहाड़ी 
इलाके में तोसी नदी के किनारे लड़ाई हुई। कश्मीर के राजा संग्रामराज ने 
अपने सेनापति तुंग को त्रिलोचन शाहि की सहायता को भेजा | महमूद ने कुछ 
सेना तोसी पार भेजी, जिसे तुंग ने मार भगाया । शाहियों को अब तक तुकों 
के छल-युद्ध? का तजरबा हो चुका था। त्रिलोचनपाल ने ठृंग को समभाया 
कि एकाएक आगे न बढ़ो। किन्तु ठुंग अपनी उस जीत के मद में नदी पार कर 
गया और अन्त में महमूद की बड़ी सेना से हार गया । त्रिलोचन कश्मीर भाग 
गया और पंजाब महमूद ने दखल कर लिया । कश्मीरी इतिहासलेखकों ने तुंग 
की उस सूखता को ही पंजाब के पतन का कारण माना | यों तीन पीढ़ियों के 
संत्रषं के बाद काबुल-गन्धार का शाहि राज्य मिट गया | 

$८., महमूद की ठेठ हिन्दुस्तान कश्मीर और खुराष्ट्र पर 
चढ़ाश्याँ--मुलतान और पंजाब दखल कर लेने के बाद महमूद ने और आगे 
बढ़ना शुरू किया | उसने थ,नेसर पर धावा बोला | फिर १०१८ ६० में एक 
लाख सेना के साथ उसने अन्तवेंदी ( ठेठ हिन्दुस्तान ) पर चढ़ाई कर मथुरा 
और कन्नौज को लूटा | राजा राज्यपाल गंगा पार भाग गया । महमूद की एक 
और चढ़ाई के बाद उसने कर देना स्वीकार किया | कालंजर के युवराज विद्या- 
धर और उसके ग्वालियर के सामन्‍्त ने इस कायरता के कारण राज्यपाल को 
मार डाला | तब महमूद ने एक चढ़ाई ग्वालियर और कालंजर पर भी की । 

महमूद के पड़ोसी उत्तर भारत के राज्यों में से अब एकमात्र कश्मीर 
ऐसा बचा था जिसने उससे नीचा न देखा था। १०२१ ई० में महमूद ने 
कश्मीर पर भी चढ़ाई की, किन्तु उसक्री दक्खिनी सीमा पर के लोहर नाम के 
पहाड़ी गद्ट से उप्ते द्वार कर लोटना पड़ा । 

महमूद की अ्रन्तिम चढ़ाई १०२३ ई० में सुराष्ट्र पर हुई। मुलतान से 


५6६६] प्रादेशिक राज्य तथा गज़नी और तांजोर के साम्राज्य. रै०ह 


तीस हज़ार ऊँटों पर रखद पानी ले कर रास्ते में जालोर# को लूटते हुए. वह 
अगणहिलवाड़े की तरफ बढ़ा | राजा भीम सोलंकी भाग कर कच्छु चला गया। 
समुद्र के किनारे सोमनाथ पर पहुँच कर महमूद ने नगर और मन्दिर को लूटा 
आर उसका शिवलिंग) तोड़ डाला । वह मन्दिर काठ का था और धारा के 
राजा मुज्न परमार के भतीजे राजा भोज ने उसे कुछ ही पहले बनवाया था। 
इमूद लौटने को था तो उसे खबर मिली कि मालवे का परमारदेव श्र्थात्‌ 
राजा भोज लोटते हुए उसका रास्ता काट कर आकमण करेगा। इसलिए मह- 
मूद राजस्थान के बजाय कच्छु ओर सिनन्‍्ध के रास्ते लोबा। प़िन्ध नदी के 
नाविक जाटों ने उसकी सेना को बहुत सताया ओर बहुत सी लूट रास्ते में छीन 
ली । उन्हें दंड देने के लिए महमूद ने एक और चढ़ाई की | १०२६ ई० में 
उसका देहान्त हुआ । 
$ ९, महमूद का चरित--महमूद अपने ज़माने का अद्वितीय सेनापति 
थ।। मुस्लिम इतिहासलेखकों की यह धारणा रही कि काफिरों को लूटने में 
गोरव है। इस कारण उन्होंने महमूद का हाल इस ढंग से लिखा कि उसको 
भारतीय चदाइयों का एकमात्र प्रयोजन लूट ही प्रतीत होता है। पर उन 
चदाइयों के क्रम पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट प्रकट होता है कि उनका मुख्य 
उद्देश अ्रपने राज्य को क्रमशः बढ़ाना ही था । 
जिन आधुनिक इतिदासलेखकों ने केवल मुस्लिम इतिहासों के आधार 
पर लिखा है ओर उन इतिहासों से मिलने वाली जानकारी का मारतीय सामग्री 
से प्राप्प जानकारी के साथ समन्वय नहीं किया, वे भी यह बात देख नहीं सके । 
धहिन्दः को मटिंडा मान लेने से उन्होंने काबुल और पंजाब के शाहि राज्य की 
स्थिति को बिलकुल गलत समझा । भाटिया को वे पहचान नहीं सके । कीर 
या कांगड़ा प्रदेश में एक राज्य महमूद के कम से कम दो शताब्दी पहले से 
चला ञआ्राता था यह बात घमपाल के चक्रायुध-विषयक्र अमिलेख से प्रकट है 
# परिशिष्ट ४। 
+ वह लिंग ठोस था। उसके खोखले पेट में रत्न भरे होने की बात पीछे की गप्प है। 


३१० भारतीय इतिहास का उस्मीलन. '[ पव ७ 


[ ७, ४ $ ७ ]। इससे परिचित न होने के कारण उन्हें यह नहीं दिखाई 
दिया कि छुछ के मेदान में शाहि राज्य की कमर तोड़ देने के बाद महमूद के 
एकाएक कांगड़े पर जा चदने का उद्देश उस अगले पड़ोसी को आतंकित 
करना था, ओर इसलिए, उनका ध्यान केवल नगरकोट के मन्दिर की लूट की 
झोर गया | सोमनाथ के रास्ते में वे महमूद द्वारा श्रजमेर का लूटा जाना भी 
लिखते हैं, यद्यपि जैसा कि हम आगे [ ७, ६ $ ६ | देखेंगे अ्रजमेर की स्थापना 
महमूद के प्रायः पोनी शताब्दी बाद हुई | भारतवष के इतिहास को साम्प्रदायिक 
विभागों में बाॉँदने तथा किसी युग की समूची इतिहास-सामग्री का समन्वय न 
करके केवल मुस्लिम? या हिन्दू? सामग्री के आधार पर उस युग का इतिहास 
लिखने की चेष्टा से इसी प्रशार के गलत चित्र सामने आते हैं । 
महमूद की अधिकांश चदाइयाँ पंजाब पर हुईं | पंजाब ने उसका अन्त 
तक मुकाबला किया। उन चटाइयों का उद्देश धीरे धीरे और स्व्राभाविक क्रम से 
अपने राज्य को बढ़ाना ओर संघटित करना ही था । 
शत्रु को तंग करने ओर डराने के लिए. महमूद लूटमार और क्रूरता 
अवश्य करता था | किन्तु वह सफल सेनापति था, इसका यह अर्थ है कि उसकी 
सेना में पूरा नियमपालन होता था । यह भी समभना चाहिए कि उस युग के 
भारत के मन्दिरों में उचित से 
इतनी अधिक सम्पत्ति लगाई 


| ३ + मिवीश आन, जाने लगी थी कि किसी न किसी 
री > रा ५ राजपरिवतन में वे लुटे बिना 
पु ह सकते थे। जैसा जि 

ा न रह सक सताकि 





हम देखेंगे | ७, ८ $ ४ ] उस 
काल के कुछ हिन्दू नेताओं 
कलमे के संस्कृत अनुवाद सहित महमूद का टंका का ध्यान भी इस बुराई की 
[ लाहौर संप्र० ] झोर गया था | महमूद के अपने 
राज्य में प्रजा सुरक्षित थी तथा शासन व्यवस्थित था। श्रर्थात्‌ लूटमार सत्र 
कमजोर ओर क्षीण प्रड़ोसी राज्यों के लिए ही थी । । 


प्रादेशिक राज्य तथा गज़नी और तांजोर के साम्राज्य ३११ 


५6६६] 


छः 
छि 


[४ 
च कि 


% ५ 2920# | 0७)232|8॥%& ०५-0-/2% 


जी 


[ है £थ७ ५ ४४३ >2% ] ७।७28 








आरा आफ यान लत ला जात प॒ाकान॒ज्ापवजर" 777 यह 
4 पा ; छ के अर ट्री ना, 


इंनव७ ०! 
बढ 












5 पा लायक क 
जप या अााड 


४ 


7 0322४ ५० एहकाणजडा 

रे डी 

न क 
के 





हे 





न्ाग्ड़ “कई कं 
$ 


०22०७७६/ 
अल 9 
की क्र 








ग्छ्ल्ल्डः 
7 
५ १ 





ः ४ ्‌ नकीक 
5 सन | | रु फंड 
+ 32, हे भ के, डरे मेड जी हे 
रू १५ कह. है: के हब कक 
हे + हक ्ड 2 ५ 
6. भा हे हा २ 4 न “2 
नि ग न हे पा - धन ओ 
ः ०, , द् % ञ मत पु हम ्ट आओ 
प्र कक (०४०४ £ हि श हा अपर ँ हद 
धर | हे प्र हर 
चक्र, डक के है, 5 पर आप के कर ५ ] 
५ रे ढ अर ते यह जज जज ही कम हू कक ड़ 5 
न्‍ हि कं के ६. न जड़ हु के डर 5 हि ५ हक #> कुल 
क् कक है] बढ कक । कं हु हि न 
जा ह हा 7 तक अप के  ॥ 
4 * न न कक 
बे +-+-- बनना पर ड़ ६. 2 ली जे क ३ ४५ "०... «ए् कप हे कि हि 
ले ब्दो कल पलक न “४” “८ “८ रह जत+ +ँौ$६ “४-3 -+ “55-२० ७ -२०>»-- मनन “नकननननकनी न नेक-बीआ००-०ज०.-> ० - .२.0.........३0 ०.०... ...... » ०... . 





लिए, 
ह्‌ँ 


श नहीं । उस महत्त्ता- 


देह 
में उसका इस्लाम ५म सहायक हुआ इस 


>> 
(६ 


था इसमें तो कोई सं 


वाकांक्ी 


र 


दमूद बड़ा मह 
को जगाने ओर तृप्त करते 
में अपने धम के लिए अभिमान होना स्वाभाविक था, तो भी व 


कातलाक 


स् 


उसके मन में 





) 
न्‍ 


[ 


पे ७ 


८०४ 





४6९१० ] प्रादेशिक राज्य तथा गज़नी और तांजोर के साम्राज्य ३११३: 


कोरा धर्मान्ध नहीं था। उसके दरबार में फ़ारसी का महाकवि फ़िरदोंसी था, जिससे 
उसने ईरान,के पुराने अभिपूजक राजाओं की कीर्ति शाहनामा नामक ग्रन्थ में 
लिखवा कर अपने को उनका वशज बताया | अल्त्ररूनी नाम का एक ओर विद्वान 
उसके यहाँ था, जिसने पेशावर और मुलतान के पंडितों से संस्कृत पढ़ी और 
भारतवर्ष के विषय में प्रामाणिक ग्रन्थ लिखा । महमूद ने श्रफगानिस्तान के: 
हिन्दुश्रों को जबरदस्ती मुसलमान अवश्य बनाया, परन्तु वैसा किये त्रिना उसका 
राज्य हट न हो सकता था, क्‍योंकि वह हिन्दू अफगानों के देश में बिलकुल 
विदेशी था, ओर अपनी प्रजा से क्रिसी बात में एकता पैदा करना उसके लिए 
आवश्यक था | उसकी सेना में बहुत से हिन्दू सैनिक ओर सरदार भी थे, जो. 
पच्छिम की लड़ाइयों में बड़ी वीरता दिखाते रहे । 

मथुरा के मन्दिरों की कारीगरी देख कर महमूद चकित हो गया, »र 
भारत से कारीगर ले जा कर उसने गज़नी में अत्यन्त शानदार मसजिद और महल 
बनवाये | जभीती के ऋृनत्रम पहाड़ी तालों के नमूने पर उसने अफगानिस्तान 
में ताल बनवाये | उसके चाँदी के सिक्कों पर यह संस्कृत लेख पाया जाता है--- 
अव्यक्तमेक मुहम्मद अवतार नृयति महमूद अ्रयं ठंक़ो महमूदपुरे घटे हतो 
जिनायन-संवत्‌ *"' । अर्थात्‌ एक अव्यक्त ( ला इलाह इल्लिल्लाह ), मुहम्मद 
अवतार ( मुहम्मद रसूल इल्लाह ); राजा महमूद ; यह टंका महमूदपुर ( लाहौर )- 
की यकसाल में पीठा गया, जिन (हज़रत) के अ्यन (भागने) का संवत्‌ ""' ।?? 

$१०. राजैन्द्र चोुल--राजराज चोढ का उत्तराधिकारी उसका बेटा 
राजेन्द्र हुआ (१०१२ ई०) | युवराज रूप में उसने अपने पिता के अनेक युद्धों 
ओर कार्यों में योग दिया था । अपने प्रशासन में उसने चोछ साम्राज्य को 
सीमाओं को दूर तक बढ़ाया | चालुक्य राज्य को उसके पिता के काल में ही 
हराया जा चुका था, उसने ओर आगे बंगाल तक चढाई की । 

राजेन्द्र चोढठ की सेना मुख्यतः कर्णाट सैनिकों की थी। महमूद और 
उसके साथियों ने पेशावर में ही दक्खिन के कर्णाट सैनिकों की ख्याति सुनी थी। 
किन्तु उस सेना के बल पर राजेन्द्र ने उत्तर भारत के राज्यों को महमूद से 
बचाने की नहीं सोची | राजेद्र के राज-पद पाने के दो ही घरस बाद तो महमूद 


३१४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन ' [पत्र ७ 


ने शाहि राज्य को मियाया ओर फिर उत्तर भारत के केन्द्र-भूत कन्नौज साम्राज्य 
तक का पराभव किया था | राजेन्द्र की जलसेना भी बढ़ी प्रबल थो। पर उसने 
उसके द्वारा सुराष्ट्र को महमूद से बचाने का यत्न नहीं किया । प्रत्युत तभी 
बंगाल पर चढ़ाई की | 

आन्प्र के तट से बढते हुए उड़विषय श्रर्थात्‌ उड़ीसा को ले कर उसने 
कोशल (छत्तीसगढ़) को जीता | वहाँ से फिर दण्डमुक्ति (मेदिनीपुर या मिदना पुर) 
होते हुए दक्खिन राढ देश अर्थात्‌ श्राजकल के हावड़ा हुगली ज़िलों को लिया। 
फिर गंगा का मुहाना पार कर वंग अर्थात्‌ पूर्वी बंगाल तक जीता, और वहाँ से 
वापिस आ कर पूर्वी मारत के राजा महीपाल को लड़ाई में भगा कर उत्तरी 
राट--श्रर्थात्‌ आजकल के बदंवान वीरभूम मुशिदाबाद प्रदेश--को जीता | 
'महीपाल के पक्ष के लेखों में लिखा है कि उसने कर्णांटों को दृरराया | जान पड़ता 
है राजेन्द्र महीपाल को पूरी तरह हरा नहीं सका-महीपाल उससे अपनी 
राजधानी को बचा थाया। यह निश्चित है कि राजेन्द्र चोद ने गोड राजधानी को 
स्लूटा नहीं | गंगा तक विजय करने के कारण राजेन्द्र गंगैकोंड कहलाया, ओर 
अपनी उस विजय-यात्रा की याद में उसने गंगैकोंडचोल्ठपुरम्‌ की स्थापना की | 

इसके बाद उसने अपने जंगी बेड़े से “श्रीविजय के राजा ओर कठाह 

(क्रा स्थलग्रीवा ओर मलाया प्रायद्वीप) के शासक” शैलेन्द्र राजा (७, २३१२] 
संग्रामविजयोत्तृंगवर्मा पर चढ़ाई कर उसके समूचे राज्य को जीत लिया । 

महमूद के प्रायः पन्द्रह बरस पीछे राजेन्द्र का देहान्त हुआ्रा | 

6११, पाल राज्य का संभल उठना--हमने देखा है कि मिह्िर 
भोज ने पूर्वों भारत के पाल राज्य का समूचा पच्छिमी अंरा जीत कर कन्नोज 
साम्राज्य में मिला लिया था ( लग० ८७१ ई० )। उस साम्राज्य के शिथिल 
होने पर जमौदी के यशोवर्मा चन्देल झोर उसके बेटे घंग ने उन प्रदेशों पर 
अधिकार किये रकखा था [ ऊपर $ १ ]। किन्तु दसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग 
में पालवंशी राजा महीपाल (लग० ६७५-१०२६ ई०) ने फिर धीरे धीरे अपने 
'पुरखों के राज्य का पुनरुद्धार किया । पहले उसने कम्पोज वंश का श्रन्त कर 
त्तरी बंगाल लिया (लग० ६८४ ई० ) फिर मगध। मदीपाल को राजेन्द्र चोतछ 


४, 6 १३ ] प्रादेशिक राज्य तथा गजनो और तांजोर के साम्राज्य ३१५ 


को बहुत सी भूमि देनी पड़ी, फिर भी उसने अपने राज्य ओर राजधानी को 
बचाये रक्ला ओर अपने राज्यकाल के प्रायः अन्त में मिथिला को भी 
ले लिया ( लग० १०२३ ई० )। 

0१२. महमूद के वंशज--महमूद के ज़माने में ही गुझ़ज नाम की 
नई तुक जातियाँ वंक्तु के इस पार आई । उनके एक राजवंश का नाम सेल्जुक 
था। सेल्जुक्रों ने महमूद के पीछे सारे ईरान ओर पब्छिमी एशिया पर अधिकार 
कर लिया | अफगानिस्तान पंजाब और सिन्ध में अर्थात्‌ केवल भारत के उत्तर- 
पच्छिमी अंचल में महमूद के वंशजों का अधिकार बचा रहा | महमूद के बेटे 
मसऊद ( १०३०-४० ई० ) के राज्यकाल में तिलक नाम का हिन्दू अफगान 
पंजाब का शासक रहा। पंजान्र से तुक्ों के कई धावे कन्नोज्ञ साम्राज्य और 
राजस्थान पर होते रहे । कन्नौज के राजा अपनी प्रजा से तुरुष्कदशड नाम का 
कर उगाह कर गज़नवी तुर्का के पास भेजते रहे । 

6 १३, भोज, गांगेय और कर्ण--भारतवष के ठीक मध्य के केवल 
दो राज्य ऐसे थे जो तुर्कों ओर तमिकों की चोटों से बच गये थे--एक मालवा, 
दूसरा चेदि । महमूद ओर राजेन्द्र के बाद ये दोनों भारत में मुख्य हो गये। 
मालवे के राजा भोज ने लग० १००६ से १०४४ ई० तक राज्य किया | उसका 
नाम आज भी भारत का बच्चा बच्चा जानता है। राज पाने के कुछ ही बरस 
बाद उसने अपने ताऊ मुंज की मृत्यु का बदला लेते हुए महाराष्ट्र के चालुक्य 
राज्य से कोंकण आदि प्रदेश जीत लिये। राजस्थान का बड़ा अंश उसने 
अधीन किया ओर गुजरात पर भी प्रभाव जमाया । 

भोज का समकालीन चेदि का राजा गांगेयदेव (लग० १०१४-४१ ई०) 
ओर उसका बेटा कर्ण ( लग० १०४१-७३ ई० ) हुआ | कन्नौज ओर जभोती 
के राज्य जब्र महमूद के साथ जीने-मरने की कशमकश में फँसे थे तभी गांगेय ने 
प्रयाग ओर काशी पर अ्रधिकार कर लिया था | फिर कण ने राज पाते ही मगध 
पर चढ़ाई की | राजा महीपाल के बेटे नयपाल ( १०२६-४१ ई० ) और कर्ण 
के बीच पड़ कर दीपंकर श्रीज्ञान नाम के बोद्ध आचार ने शान्ति करा दी | 

कर्ण अपने काल के भारत में सबसे प्रतावी राजा था। हिमालय में 


श्ध्द... भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ७ 


कौर ( नगरक्रोठ ) राज्य तक, जो तब्न महमूद के वंशजों के ग्रधीन था, उसने 
चढ्ाइयाँ कीं ओर विजय किये । भोज ने ओर उसने तुर्कों से उत्तर हिन्दुस्तान 
को बहुत कुछ उच्चारा। थानेसर हाँसी और नगरकोठ के प्रदेश १०४४ ई० 
तक स्वतन्त्र हो गये। तभी अनंगपाल तोमर ने प्रकटतः इन दोनों राजाओं में 
से किसी से प्रोत्साहना पा कर जमना के पब्छिम दरियाना या कुरुक्षेत्र प्रदेश 
में अपना राज्य स्थापित किया, ओर राजस्थान की पहाड़ियों की परम्परा जहाँ 
जमना के पाप्त आ कर टूटती है उस महत्त्वपूर्ण नाके पर पंजाब से पूरव ओर 
दक्खिन के रास्तों पर चोंकसी रखने के लिए दिल्‍ली नगरी की स्थापना की | 

त्रिपुरी के अतिरिक्त काशी को भी कण ने अपनी राजधानी बनाया । 
लग० १०५४४ ई० में उसने गुजरात के राजा भीम सोलंकी से मिल कर धारा 
नगरी पर चदाई को | तभी भोज की मर॒त्यु हुई । 

$ १४. चालुक्य-चोल संघ, चेदि और तांजोर सामप्नाज्यों का 
अन्त--राजेन्द्र चोछ का बेटा राजाघिराज चोढ तुंगभद्रा के किनारे कोप्पम की 
लड़ाई में सोमेश्वर ( श्म ) चालुक्य के हाथ मारा गया ( १०५२ ई० )। उसी 
रणभूमि में उसके भाई राजेन्द्र परकेसरी ने मुक्रुट पहना ओर सोमेश्वर को दृसा 
दिया । यों इस युद्ध में दोनों पत्तों के समान रहने से तुंगभद्रा नदी चोकछ ओर 
चालुक्य राज्यों को सीमा मानी गईं | 

दक्खिन भारत के उत्तरपच्छिमी पठार महाराष्ट्र में जब जन्र कोई शक्त 
राज्य खड़ा होता रहा है, प्रायः तत्र तब्र उसके नेता कृष्णा-तुंगभद्रा को पार कर 
तमिब्ठनाड के उपजाऊ तट प्रदेश को जीतने का यत्न करते रहे हैं। कभी कभी 
इससे उलटी गंगा भी बही | राजराज और राजेन्द्र चोछ के ज़माने में वैसा 
हुआ । किन्तु कोप्पम्‌ की लड़ाई से चोढों की घाक जाती रही । 

१०६८ ६० से चोत् राजाओं ने श्रीविजय पर आ्राधिपत्य भी छोड़ दिया। 
उसी वषं सोमेश्वर चालुक्य ने किसी अ्रसाध्य रोग के कष्ट से ऊब कर तुंगभद्रा 
में जलसमाधि ले ली | उसके कुछ बरत बाद जमौती के कीर्विवर्मा चन्देल 
( लग० १०४४-१०६६ ६० ) ने चेदि के सर्बविजयी कर्ण को परास्त किया । 

१०७४ ई० में श्ोठ वंश में कोई पुरुष न रहा। तब राजेन्द्र गंगैकोंड का 


परि० ४ ] महमूद युग में भाटिया ओर जालोर ३१७ 


एक दोहता, जो वेंगी का राजकुमार था, तांजोर की गद्दी पर कुलोत्तुंग चोव्ड 
नाम से बैठा, जिससे वेंगी का चालुक्य ओर तांजोर का चोछ राज्य मिल कर 
एक हो गये । 

चोव्ठ राज्य इसके बाद भी अच्छी दशा में बना रहा | किन्तु गजनवी 
ओर तांजोरी साम्राज्यों का और उनके बाद चेदि के उत्करष का युग समाप्त 
हुआ | मालवे का उत्क़र्ष बीस बरस पहले भोज की मृत्यु से ही समाप्त हो चुका 
था। अ्रत्र भोज के वंशज उदयादित्य ने मालवा राज्य का कुछ पुनरुद्धार किया 
( लग० १०७४ ईं० )। 


परिशिष्ट ४ 
महमूद युग में भाटिया ओर जालोर 


(१ ) महमूद की भाटिया पर चद्ााई का उल्लेख तथा भाटिया का 
ठीक स्थान-निर्देश भी ऊपर किया गया है। मुस्लिम युग” के आधुनिक इति- 
हासलेखक भाटिया का स्थान निश्चित नहीं कर सके थे ओर उन्होंने यह मन- 
मानी कल्पना कर ली थी कि भाटिया” 'मिरा? का अपपाठ है। पर शहाबुद्दोन 
गोरी ने उच्च की भाटिया रानी से पडयन्त्र करके उस राज्य को जीता था यह 

्ब््‌ 

स्पष्ट उल्लेख मिलता है । उच्च को न पदचानने के कारण ही थ्राधुनिक लेखकों 
ने भठिया के बारे में गलती की । उच्च या उच्चापुरी उस युग में प्रसिद्ध ओर 
समृद्ध नगरी थी। जब ब्यासा मुलतान के नीचे चनात्र में मिलती थी ओर 
उत्तरी राजत्थान की घग्घड़ या हॉकड़ा नदो भी पूरी तरह सूखी न थो, 
तब उच्च नगरी सरसब्ज इलाके के बीचोंबीच अ्रवस्थित थी जिससे उसका समृद्ध 
होना स्वाभाविक था ! दिल्‍ली के पास पालम में दिल्‍ली के एक पुरपति ( नगर- 
सभा-प्रधान ? ) का गुलाम सुलतान बलबन के काल का सुन्दर संध्कृत शिला- 
लेख है | उस पुरपति का पिता उच्चापुरी का था। इस प्रसंग में उस लेख में 
पंजाब का और उच्च का सुन्दर वर्णन दिया गया है । 

इसके अतिरिक्त ज़ेसलमेर के भाटी अपने को गज़नी से आया हुआ 


श्श्य भारतीय इतिहास का उन्मीलन _ _[ पर्र-७ 


&मानते हैं !, किसी काल में उनका गज़नी श्रोर जेसलमेर के अधबीच पंज्नद 
प्रदेश में बसा होना सत्था संगत है | 
भाटिया की यह ठीक पहचान पहलेपहल श्री चिन्तानण विनायक वैद्य 
ने अपने ग्रन्थ हिस्टरी औफ़ मेडिईवल हिन्दू इंडिया ( मध्यक्रालीन हिन्दू भारत 
का इतिहास ) में की थी ( १६२१ ) | 
(२ ) १६वों शताव्दी के मुस्लिम इतिहास-लेखक फ़रिश्ता ने लिखा है 
कि सोमनाथ की चढ़ाई पर जाते हुए महमद ने रास्ते में अजमेर को लूटा | 
किन्तु अजमेर की स्थापना जिस राजा अजयराज ने को, वह मदमृद के पोन' 
शताब्दी बाद हुआ [ ७, ६ $ ६ ]। मुलतान से सुगष्ट्र के रास्ते पर झजमेर 
पड़ता भी नहीं । पं० गोरीशंकर हीराचन्द ओमा ने फ़रिश्ता की इस स्पर्ट गंलती 
की व्याख्या यों की है (१६२४--राजपूताने का इतिहास जि० १ ) कि फरिश्ता 
के जमाने में चोह्ानों को राजधानी रही द्वोने के रूप में अजमेर की प्रसिद्धि थी, 
महम्‌द ने मुलतान से सोमनाथ जाते हुए कोई चौहान राजधानी लूटी श्र 
उजाड़ी थी, जिसे फरिश्ता ने गलती से अजमेर मान लिया; वह चौहान राज- 
घानी जालोर थी, जो मुलतान से सुराष्ट्‌ के रास्ते पर है, जहाँ चौहानों को एक 
छोटी शाखा का राज्य बा, तथा जिसकी उजड़ी बस्तो के खँडहर श्रत्र भी 
विद्यमान हैं | “मुस्लिम युग”? के जो आधुनिक लेखक फरिश्ता की गलती का 
आँख मंद कर अनुसरण करते श्राते हैं, वे उसके द्वारा यह दिखाते हैं #ि 
उनमें स्वयं ऐतिहासिक-विवेचना-योग्यता कितनी है । 
अभ्यास के लिए प्रश्न 
१, जमौती किस प्रदेश का नाम था ? १०वीं शताब्दी में वहाँ कौन सा राजवंश 
स्थापित हुआ १ 
२. महमूद गज़नवी के समकालीन भारत के किस किस प्रदेश में कौन कौन से 
मुख्य राजा थे १ 
३. महमूद ने पेशावर-प॑जाब के राज्य को किस क्रम से गिराया ? 
४. महमूद जब सोमनाथ पर चढ़ाई कर रहा था, तब भारत के. किस और प्रान्त 
पर बौन सा राजा बड़ी चढ़ाई कर रहा था? . । 
, . % महाराष्ट्र सें ६४७३०१०७.ई० के. बीच किस .बंश का राज़्य, था.! अपने 


६५१] पहले मध्य काल के अन्तिम राज्य ३१६ 


पड़ोसी राज्यों के साथ उसके सम्बन्धों का इतिहास संक्षेप से कदिए । 
३2७ ० ६८५ से १०४० ईं० तक चोढ साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार हुआ £ 
हक 8 . ऑरत में महमूद द्वारा चलाये सिक्कों की क्या विशेष बात आप जानते हैं १ 
८ भारत की किस चढ़ाई में महमूद विफल लोटा १ 
न्‍/लफ टिप्पणी लिखिए--अल्बडनी, भाटी राज्य, तुर्को का छुल-युद्ध । 
4 राजी भोज और सम्राद्‌ मिहिर भोज ने कब कब कहाँ कहाँ राज किया £ 
इतिहास म्रें,दीनों का विशेष काय क्या है 
है? 26 के समकालीन चेदि के राज! कौन थे और उन्होंने क्या विशेष काय किया 
८ १९२६ से १०७४ ईं० तक भारत के राजनीतिक इतिइ्ठास में मुख्य घटनाएँ: 
क्या हुई १.“ 
+च १.६ ईल्‍ली को स्थापना कब किन अवस्थाओं में हुई १ 


अध्याय ६ 


पहले मध्य काल के अन्तिम राज्य 
( लग० १०७५४-११६४ ई० ) 

$ १. विक्रम्तांक चालुक्य--गजनवी, चोढ और चेदि साप्राज्यों के: 
अस्त होने पर सोमेश्वर शम चालुक्य का बेटा विक्रमांक या विक्रमादित्व* भारत 
के अन्तरिक्ष में सबसे अधिक चमकते नक्षत्र रूप में प्रक्८ हुआ । वह अ्रपने 
पिता से भी अधिक प्रतापी था, ओर उसके ५० बरस ( १०७६-११२४ ई० ) 
के प्रशासन में कल्याणी का दरबार भारत के दूसरे सत्र राज्यों में आदर्श माना 
जाता रहा। याज्वल्क्य-स्मृति पर मिताक्षरा टीका लिखने वाला विज्ञानेश्वर नामक 
विधि-कानून का पंडित तथा कश्मीरी कवि ब्रिल्हण विक्रमांक को सभा में थे। 
सुदूर कश्मीर तक में कल्याणी के तिक्‍्क्रे और वहाँ की चालदाल वेशभूषा तक 
का अनुकरण किया नाता रहा । 

* बदामी के चालुक्य वंश में दो ,विक्रमादित्य हुए थे [ ७,३६६ ५,११ ]। 
कल्याणी में उस वंश के फिर से स्थापित होने से पहले दो और विक्रमादित्य हुए। उसः 
हक से यह विकमादित्य छठा हैं। पर इसे विक्रमांक ही कद जाय तो अधिक सुविधा: 








3२० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ७ 


6२, कुलोत्तंग चोढ और अनन्तवमां चोक्गंग--तांजोर का 
नया राजा कुलोत्तंग भी योग्य और शक्त था | उसने १०८६ ई० में अपने समूचे 
शासित्‌ देश में मालगुज़ारी के लिए ज़मीन की पैमाइश करवाई, जो उस ज़माने 
में विशिष्ट बात थी | 

तभी उड़ीसा में भी राजेन्द्र गंगेकोंड का एक दोहता अनन्तवर्मा राज 
करता था| वह गंग वंश का था, पर चोढ माता का बेश होने से चोलगंग 
कहलाने लगा। उसने ७१ वष (१०७६-११४७ ई० ) राज किया | पुरी 
का जगन्नाथ मन्दिर उसी के प्रशासन में बना । 

$३. कीत्तिवर्मा चन्देल और चन्द्र गाहड्वाल--जभौती के 
-कीसिवर्मा चन्देल का उल्लेख किया जा चुका है। सोमेश्वर चालुक्य के चंव्ठ 
'राजा का सफल सामना करने से जेसे दक्तरिख़न भारत में राजनीतिक समतुलन 
'घुनः स्थापित हो गया था, वैसे ही कीततिवर्मा के चेदि-राज कण को परास्त करने 
से उत्तर भारत का राजनीतिक समतुलन पहले की तरह हो गया था। 

उसके बाद जो बड़ा परिवत्तन भारत के मध्यदेश में हुआ वह कन्नोज 
के कज्ञीण जीण साम्राज्य के स्थान में नया राज्य स्थापित होने से हुआ | १०८० 
६० में चन्द्रदेव गाइडबाल (गहरवार) ने कन्नोज में नया मज़बूत राज्य स्थापित 
कर अन्तवंदी को तुक धावों से सुरक्षित किया । उसने कण कलचुरि के उत्तरा- 
'घिकारी से प्रयाग और बनारस भी वापिस ले लिये। चन्द्रदेव ओर उसके 
उत्तराधिकारी अरसे तक अपनी प्रजा से तुरुष्कदणड नाम का चला आता 
कर उगाहते रहे, पर वे अब उस कर को तुकों के पास भेजते हों ऐसा प्रतीत 
- नहीं होता । 

6६७. विजयसेन और नान्यदेव--पूर्वी भारत में नयपाल [७,५$ १३] 
के बाद तीन कमज़ोर राजाओं ने पन्द्रह बरस राज किया, फिर लग० १०५४७ 
से ११०२ ई० तक रामपाल ने। रामपाल के प्रशासन में मगध-गोड 
के उस राज्य में फिर कुछ जान पड़ी ओर उसने श्रसम और नेपाम॒ को भी 
-जीता । किन्तु पीछे उसे अपने राज्य के बड़े अंश दूसरों को देने पढ़े । 

१०वीं शताब्दी से ही क्रणांट सैनिक भारत भर में प्रसिद्ध थे। बज़ैसा. 


56६] पहले मध्य काल के अ्रन्तिम राज्य ३२१ 


के पीछे कह. चुके हैं, अल्ब्रूनी ने पंजाब में ही उनकी ख्याति सुनी थी। 
मंगध-बंगालईके, पाल राजाओं के लेखों से प्रकट हुआ है कि उनकी सेना में 
भी कर्णाठ सैनिक्रों की काफी संख्या रहती थी। लग० १०८० ई० में व्रिजयसेन 
ओर*नान्यरेव नामक दो कर्णाठट सैनिकों ने राजा रामपाल से बंगाल और 
तिरहुतपइवके अंश छीन कर दो नये राज्य स्थापित किये। विजयसेन ने पाल 
राजा से मगघ भी लेना चाहा, ओर तिरहुत पर भी आधिपत्य जमाना चाहा, 
'पर'उन दोनों राज्यों ने चन्द्र गाहडवाल से रक्षा पाई | 

5५, सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल--१ १त्रीं शताब्दी 
केअन्त में अणदिलवाड़े का चालुक्य राज्य भी संभल कर चमक उठा। वहाँ 
सिद्धराज जयसिंदह ( १०६३-११४२ ई० ) और कुमारपाल (११४२-७३ ई०) 
नाम'के दो प्रतापी ओर योग्य राजा हुए | बारह बरस लड़ कर जयिंह ने 
मालवे का राज्य जीत लिया | इस ज़माने के लोग मानते थे कि मन्त्र-तन्त्र 
आदि के अभ्यास से अनेक सिद्धियाँ होती हैँ | जयसिंह को वैसी अनेक सिद्धियाँ 
भ्राप्त थीं या वह$उनके होने का दिखावा करता था, इसलिए, उसने सिद्धराज 
पद धारण किया और वह उसी उपनाम से प्रसिद्ध है । 

सोमनाथ ,के मन्दिर को इन राजाश्ों ने अन्न पत्थर का बनवा दिया | 

$ ६. अजमेर के चौहान--सिद्धराज और कुमारपाल के पड़ोसी 
ओर समकालीन चोहान राजा ग्रजययाज और अ्रशुवराज (आना) थे। श्रजयरा ज 
ने अ्रजयमेर (अजमेर) बसा कर साँमर के बजाय उसे राजधानी बनाया। उसके 
बेटे आना को पहले तो पिद्धराज ने हराया, पर पीछे अपनी लड़की कां चनदेवी 
ब्याह दी। थाना की पहली रानी से विग्रदराज उफ बीसलदेव पैदा हुआ, और 
कांचनदेवी से सोमेश्चरर । बीसलदेव ने लग० ११५४० ई० में तोमरों से हॉँसी 
ओर दिल्ली को जीत कर अजमेर राज्य में मिला लिया ओर पंजाब ;के तुकों को 
पीछे घक्केला | राजस्थान का बड़ा भाग उसके अबीन था। ११६३ ई० में दिल्ली 
की अशोक वाली लाठ पर, जो तत्र अम्बाले के उत्तर शिवालक की तराई में 
साधौरा बस्ती में थी, उसने लेख खुदवा कर अपने वंशजों को यह सन्देश दिया 
के “विन्ध्य से हिमाद्वि तक राजा बीसल ने विजय किया, म्लेच्छों ( विदेशियों ) 

भा०--२१ 


३२२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन - [ पवे ७ 


को उखाड़ कर आर्यावत्त को फिर से यथार्थ आर्यावर्त बनाया । चोहान राजा 
विग्रदराज अब अपनी सन्‍्तान से कहता है कि इतना तो हमने किया, बाकी पूरा 
करने का उद्योग तुम मत छोड़ना ।?? 

ब्रीसलदेव के पीछे सोमेश्वर अजमेर की गद्दी पर बैठा । उसका विवाह 
चेदि की राजकुमारी कपू रदेवी से हुआ था। उनका पुत्र प्रथ्बीराज चौहान हुआ 
जिसने ११७६ से ११६२ ईं० तक राज किया। वह वीर राजा था, पर उसने अपने 
ताऊ बीसलदेव की सी राजनीतिक दूरद्शिता न दिखाई | बजाय इसके फ्रि वह 
बीसलदेव की वसीयत पर ध्यान दे कर पंजात्र की तरफ अपनी वीरता आजमाता, 
उसने पूरव की तरफ उसे बरबाद किया महमूद के काल में जक्मौती का राज्य 
कक्नीज से भी अधिक मज़बूत था | जमना के दक्खिन ग्वालियर तक के प्रदेश 
उसके अधीन थे । फिर जमोती के राजा कीर्तिवर्मा ने ही भारत-विजयी कर्ण को: 
हराया था। प्रश्वीराज ने उसके वंशज परमर्दी चन्देल पर चदाई कर धसानः 
नदी तक के प्रदेश उससे छीन लिये ( ११८२ ६० )। जैसा कि हम देखेंगे तभी 
प्रथ्वीराज का एक प्रबल शत्रु उसके पड़ोस में पैर जमा चुका था | 

$ ७, चोथा कन्नौज साप्राज्य--कन्नौज में चन्द्र गाहडबाल का 
पोता गोबिन्दचन्द्र (१११४-५४ ई०), उसका पुत्र विजयचन्द्र, ओर विजयचन्द्र 
का पुत्र जयच्चन्द्र भी प्रबल ओर योग्य राज हुए. | कनन्‍नोज के गौरव को उन्होंने 
फिर से स्थापित किया । वे बनारस में रहते शोर इस कारण काशी के राजा भी: 
कहलाते थे । गोविन्द्चन्द्र के राज्यकाल मे चेदि के राजा ने बंगाल के राजा 
विजयसेन के पोते लच्मणसेन (१११६-११७० ई०) से मिल कर बनारस वापिस 
लेने की कोशिश को | पर गोविन्दचन्द्र ने उन दोनों को परारत किया और 
लच्रंमणसेन को हरा कर मगध भी ले लिया । पीछे, जब्र बीसलदेव चौहान दिल्लीः 
ओर हाँसी जीत रहा था, लगभग तभी गोविन्द्चन्द्र ने मुंगेर तक अपना 
अधिकार फैला लिया (११४५४ ६०) । उसके बाद १२वीं शताब्दी के अन्त तक्न. 
मगध और अ्रंग गाहडवालों के श्रधीत रहे | यों कन्नौज के चौथे सम्नाद वंश के 
अधीन मेरठ से भागलपुर तक का इलाका रहा | जयच्न्द्र के प्रशासन में प्रजा 
से वुरुपष्कदण्ड, नाम का कर लेना. बन्द, कर दिया गया। हि बम 


६५६ |] पपले मध्य कोल के श्रन्तिम राज्य ३२३० 


$ ८, धोरसमुद्र और ओरंगल राज्य--कल्याणी का विक्रमांक 
चालुक्य यद्यपि प्रबल राजा प्रसिद्ध था, तो भी उसके पिछले प्रशासन में हो 
उसकी सीमाओ्रों के दो सामन्‍्त सिर उठाने लगे। ११११ ई० म॑ दक्खिनी 
कर्णाटक में यादवों का एक वंश प्रतल हो उठा। उस वंश का छेड़ का नाम 
होयशल थ।, श्रोर उसकी राजधानी धोरसबुद्र | १११७ ई० में चालुक्य राज्य 
को पूरवी सीमा पर उत्तरी तेलंगाना में काकतीय वंश के सामन्तों ने सिर 
उठाया | उनकी राजधानी ओरंगल थी। चालुक्य राज्य को ओरंगल ने 
उड़ीसा से और धोरसमुद्र ने चोढ् राज्य से अलग कर दिया ।! 

४९, शहाबुद्रीन गोरी का गज़नो सिन्ध पंजाब लेना--दमने 
देखा है कि महमद के बाद गज़नी की सल्तनत अफगानिस्तान पंजाब और सिन्‍्ध 
में ही रह गई थी [७,५३४१२]। गज़नी से हरात के रास्ते पर फरारूदा की दून 
में गोर प्रदेश है। वहाँ के सरदार अलाउद्दीन ने महमद के वंशज बहराम * 
( ११२८-५१ ई० ) को हरा कर गज़नी से भगा दिया; फिर उसके बेटे खुमरो 
के राज्ययाल ( ११५२-६० ई० ) में गज़नी को सात दिन तक लूटा शोर जला 
कर खाक कर दिया | खुसरी लाहोर भाग गया । अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी 
उसका भतीजा शहाबुद्दीन तिन-साम या मुहम्मद-प्रिन-साम ( साम का वेठा 
मुहम्मद ) हुआ, जो इतिहास में शहाब्र॒ुद्दोन गोरी नाम से प्रसिद्ध है | 

शहाबुद्दीन ने हन्दुस्तान जीतने का संकल्य किया। वह महमूद की तरह 
असाधारण आदमी नहीं था, तो मी द्म्मतववाला ओर हृद्ती -था। गज़नी 
लेने के बाद उसने उच्च के भाटी राजा की रानी को श्रयनी तरफ मिला कर वह 
राज्य दथिया लिया, ओर तत्र मुल॒तान और सिन्ध को भी जीत लिया | ११७८ 
ई० में उसने गुजरात पर चद्राई की | वहाँ का राजा मूलराज श्य सोलंकी श्रमी 
बालक था। उसझ्डी माँ ने आबू के नीचे कायद्राँ गाँव पर शत्रु का मुकाबला 
किया | गोरी बुरी तरह हार कर भाग गया, उसकी फोज का बड़ा अंश कैद 
हुआ | कैदियों को हिन्दू बना कर गुजरातियों ने अपने वर्गों में मिल! लिया * | 


| रूद माने सदी । 
# इसका स्पष्ट विवरण तारोख-ए-सैरंड में है। 


३२४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व ७ 


बिक. 


हमने देखा है कि प्रथ्वीराज अजमेर की राजगद्दी पर ११७६ ३० में 
बैठा था। यों उसके राज पाने के एक बरस पहले गोरी की सेना अजमेर राज्य 
की पब्छिमी सीमा पर से होती हुई आबू तक गई ओर लोटी थी। फिर भी 
पृथ्वीराज ने उधर से आँखें मूँद लीं, ओर उस दशा में भी जमैती के राज्य से 
जिसने सुबुकतगीन ओर महमद के मुकाबले के लिए शाहि राज्य की सहायता मे 
अपनी सेनाएँ कुरम ओर अटक तक भेजीं थीं, मैती करने के बजाय युद्ध छेड़ा ! 
वह आत्मघाती अन्धापन था | 

गुजरात की तरफ दाल न गलती देख शब्यबुद्दोन ने ठेठ हिन्दुस्तान की 
और मुँह फेर । गज़नी छिन जाने पर खुसरो लाहोर भाग आया था। गोरी ने 
उसके बेटे से पंजाब भी छीन लिया ( ११८४-८६ ई० )। 

, $१७, देवगिरि के यादव--१ १५६ ६० के बाद कल्याणी का राज्य 
बत्रिलकुल दीज्ञा पड़ने लगा | उसके किनारों के प्रदेश धोरसमुद्र के यादवों और 
ग्रोरंगल के काकतीयों ने दब्या लिये थे । बाकी ठेठ महाराष्ट्र वचा | उसे भी 
११८६ ६० में उत्तरी महाराष्ट्र के मिल्लम नामक यादव सरदार ने छीन लिया, 
ओर देवगिरि में अपनी राजघानो स्थापित की | 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१, विक्रमाइ चालुक्य कब कहाँ का राजा था? उसके समकालीन भारत के अन्य 
जनपदों ही बड़े बड़े राजा कौन थे ? 
गाल-बिहार में सेन और कणोट राज्य कब कैसे स्थापित हुए ? 
कीतिवमा चन्देल कब कहाँ का राजा था £ उसका विशिष्ट कार्य क्या है / 
४, चन्द्र गाहडवाल कीन था, कब हुआ और उसने क्या विशिष्ट काय किया ! 
प्र म्नलिखित का परिचय दीजिए---कुलोत्तंग चोब्ठ, अनंतवमी चोलगंग 
कुमारपात्त चालुक्य, गोविन्द्चन्द्र गाहड्वाल । 
बीलसदेव चौहान ने कब कहाँ राज्य किया ? उसका विशेष कार्य क्‍या है! 
हा का उससे क्‍या सम्बन्ध था ? 







पृथ्वीराज चौहान के माता-पिता का नाम लिखिए। प्रथ्वीराज और बीसलदेव 
के काय की ठुलना की,जए। पृथ्वीराज ने जम्ोती पर चढ़ाई किन दशाओं में की ! 


अध्याय ७ 
पहले मध्य काल में बृहत्तर भारत 


$ १. चीनहिन्द का हास और अन्त--:मने देखा है [५,४$१; 
७,२४४ | कि चीनहिन्द के उत्तरपूरवी छोर का मारतीय राज्य जो आधुनिक 
तुरफान के स्थान पर था, गुप्त युग के अन्त में अथवा मध्य काल के आरम्भ 
में हूणों या तक की चाटों से टूट गया था। वहाँ के बाकी सब भारतीय राज्य 
हूणों तुक' से संघ करते हुए बने रहे । ६३१ से ६४६ ई० तक चीन द्वारा 
मध्य एशिया से तुर्क के उखाड़ दिये जाने पर वे चीन साम्राज्य की छुत्रच्छाया 
में फलते फूलते रहे। किन्तु उत्तरपूरव की तुक बाद रोकी ही गई थी कि दक्खिन- 
पच्छिम से अरब बाद मध्य एशिया पर टकराने लगी। एक शताब्दी तक चीन 
ओर भारत की शक्ति उसके लिए बाँध का काम करती रही। अ्रन्त में ७११ 
ई० में वह बाँध टूट गया और अरखों के साथ तुर्क भी मध्य एशिया में फिर 
घुत आये | ७८० ई० में हजार बरस पुराना खोतन राज्य गिर पड़ा । चीनहिन्द 
के बाकी भारतीय उपनिवेश भी प्रायः दो शताब्दियों तक ओर संध्रष करने के 
बाद मिट गये। उस संप्रष की कहानी भी श्रभी तक अंधेरे में है। तारीम के 
उत्तरी काँठे में उद्गूर या विगूर नामक अल्तइक जाति आरा बसी | १००० ई० 
के ब्राद चीनचिन्द में इस्लाम फैलता गया | वहाँ की आय जनता का खून तु्कों 
ओर उद्दगूरों में मिलता गया ओर उसकी सम्यता ओर संस्कृति को उन्होंने बहुत 
कुछ अपना लिया। उस मिश्रण की कहानी पर भी श्रोर प्रकाश पड़ना चाहिए | 

$२, चम्पा की अवनति--गुप्त युग में परले हिन्द के चम्पा राज्य की 
राजधानी उसके अमरावती प्रान्त में इन्द्रपुर थी, जहाँ तब्र गंगग्रज वंश राज 
करता था। ७४० ई० में, अर्थात्‌ प्रायः तमी जत्र कि भारत में पाल गंग 
प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों का उदय हुआ, चम्पा में भी राजशक्ति एक दुसरे 
वंश के हाथ में चली गई जिसने दक्खिनी प्रान्त पाण्डुरंग में वीरपुर को राजधानी 
बनाया | इस वंश ने ८६० इई० तक राज किया जिसके बाद श्रराजकता छा 
गई | ८७४ ह० में वहाँ की प्रजा ने लक्ष्मीम्द्र उफ इन्द्रवर्मा नामक व्यक्ति को 


३२६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ७ 


अपना राजा चुना, जिससे नये राजवंश का प्रारम्म हुआ । इसकी राजधानी 
फिर इन्द्रपुर रही । ष् 

चम्पा की उत्तरी सीमा पर तोडकिडः प्रदेश में आनामी या व्येतनमी लोग 
रहते थे जो कई शताब्दी पहले मध्य चीन तट के चेकियाझ प्रान्त से वहाँ आये 
थे | ६८० ई० में वे चीन से स्वतन्त्र हुए और तभी से चम्पा पर धातरे मारने 
लगे | १००० ई० में चम्पा के राजा सिंहवर्मा को आनामियों के घावों के कारण 
अपनी राजधानी श्रमरावती के दक्खिन के विज्ञय प्रान्त में लानी पड़ी | १०६६ 
में राजा रुद्रवर्मा रेय ने उत्तरी प्रान्त आनामियों को दे दिये | 

आनाभियों द्वारा चम्पा के दबाये जाने की तुलना गज़नत्ी तुर्की द्वारा 
काबुल-पंजाब के भारतीय राज्य के दबाये जाने से की जा सकती है। उस राज्य 


मु 
7 
| डॉ 2] $फ 





बोरोबुदुर मन्दिर, जावा, ८वीं शताब्दी ई 
से भी ६८६ ई० में सुब्रकतगीन ने पहलेपहल कुछ किले छीने थे, और १००१ 
ई० में उसे अपनी सजधानी ओदिन्द से भेरा हटानी पड़ी थी। यों भारतीय राज्य- 
सीमा पच्छिमी और पूरबी दोनों किनतारों से एक साथ पीछे ठेली जा , रही थी | 
6३. कस्बुज का उत्कष-युग--कम्बुज-सष्ट्र.के. उदय तथा उसकी 
राजधानी ईशानपुर का:उल्लेंज़: पीछे. दो खुका-: है. ,७, २३११ |... आदं॑वीं 


89३] पहले भध्य काल में बूंहत्तर भारत वे 


शताब्दी के आरम्म में उस राज्य के दो ठुकड़े हो गये, समुद्रतट का प्रदेश 
ढृविखिनी राज्य में रहा ओर भीतरी स्थल प्रदेश उत्तरी राज्य में ।.समुद्रतट का 
कम्बुज लग० ७७५ ई० में श्रीविजय [ ६,४३२; ७,२१२ ] के आधिपत्य में 
चला गया | फिर ८०२ ई० में श्रीविजय के श्रधीन यवद्वीप (जावा) से जयवमां 
ने आ कर कम्बुज के दोनों खंडों को मिला कर वहाँ अ्रपना राज्य स्थापित किया । 
नोवीं शताब्दी के श्रन्त में राजा यशोवर्मा ( द८६-६०६ ३० ) ने नई राजधानी 
यशोधरपुर की स्थापना की जो अन्न अंकोर-थोम कहलाती है। उसके उत्तरा- 
धिकारियों ने भी विशाल मवनों ओर मन्दिरों की रचना जारी रक्खी । बारहवीं 





भारतीय उपनिव्रेश में मातृभूमि से जद्दाज का पहुँचना 
7” दुर मन्दिर का मूत्त दृश्य । 


शताब्दी में आजकल का स्थाम देश समूचा कम्बुज के अन्तगंत था। उसके 
दक्खिनी प्रान्त की राजधानी लबपुरी (> आधुनिक लोपबुरी ) [नक्शा ३] थी, 
तथा उत्तरी प्रान्त सुखोदय कहलाता था | उस शताब्दी के अन्त में कम्बुज के 
राजा जयवर्मा ७म (११८१-१२०१ ई०) ने समूचे देश में  आरोग्यशालाएँ” 
स्थापित कीं जिनपर संस्कृत का इस श्रथ का श्लोक खुदा है कि प्राखियों का जो 
देहिक या मानसिक रोग है वह राष्ट्र का और उसके भर्ताश्नरों ( नेताओं ) का 


श्र्प भारतीय इतिहास का उनमीलन [ पे ७ 


अपना दुःख है । 

$ ७. श्रीविजय का साम्राज़्य--भ्रीविजय राज्य का उदय गुप्त युग 
में हुआ था । इस युग में वह क्रमशः साम्राज्य बनता गया | आठवीं शताब्दी 
में मलाया प्रायद्वीप और जावा जीत कर उसमें मिज्ञाये गये; ७७५ ई० तक 
उसका दक्खिनी कम्बुज पर आधिपत्य हो गया । नोवीं शताब्दी के अन्त में 
पूर्वों जावा अलग हो गया, पर दसवों शताब्दी के अन्तिम भाग में कयह प्रदेश 
अथांत्‌ मलाया प्रायद्रीप श्रीविजय साम्राज्य में सम्मिलित था । ११वीं शताब्दी 
के आरम्म में, जैता कि हम देख चुके हैं, वहाँ के राजा संग्रामविजयोत्तंगवर्मा 
से राजेनद्र चोछठ ने राज्य छीन लिया | १०६८ ई० में चेढों ने श्रोविजय 
पर आधिपत्य छोड़ दिया । उसके बाद की डेट शताब्दी में श्रीविजय का साम्राज्य 
अपनी चरम सीमा तक पहुँच गया [ नक्शा २० ]। १२२५ ई० में श्रीविजय 
के अ्रधीन १५ राज्य थे | 


अभ्यास के लिए प्रश्न 

१, धीन-हिन्द में तुककों और अरबों का प्रवेश कब और केसे हुआ १ . 

२, चीन-हिन्द के भारतीय उपनिवेशों में इस्त;म कब से फेलने लगा ? 

२. चम्पा राज्य पर आनामियों ने कब धावे किये ओर उनका क्‍या परिणाम 
हुआ ? इस प्रसंग में चम्पा की तुलना कादुल-पंजाब के शाद्दि राज्य से केसे होती है १ 

० “वीं से १२वीं शताब्दी तक कम्बुज राज्य के उत्कष का इतिहास लिखिए। 

५, ११वां शताब्दी के प्रारंभ में श्रीविजय साम्राज्य कद्राँ तक फेला था १ 

६, इन पर टिप्पणी लिखिए--इ-द्र५र, लवपुरी, सुखोदय, अंकोरयोम, कटाद, 
जयबमी ज्म । 

<. “पहले मध्य काल में बृद्त्तर भारत” इस विषय पर द्रिदुशनात्मक टिप्पणी 
लिखिए जो इस ऋन्थ के एक पृष्ठ से बड़ी न हो । 


अध्याय ८ 
पहले मध्य काल का भारतीय जीवन 


6 १. राजनीतिक चैतन्य का हास-गुप्त ग॒ुग)में भारतीय राज्यों के 
विस्तार की सीमाएँ जहाँ तक पहुँची थीं, इस युग में उन्हें'वर्दँ से क्रिस प्रकार 
क्रमशः पीछे दट्ना पड़ा सो हमने देखा है। वह क्रमिक हास की कहानी है। 
एक बार जो भूमि हाथ से गई उसे वापिस लेने का प्रयत्न नहीं किया गया।: 
४५० से ६२० ई० तक ह्ास थोड़ा है, उसके बाद एकाएक अधिक | 

उस ह्वास के एक पहलू पर प्रकाश डालने वाली अनेक घटनाओं का 
उल्लेख भी पीछे आया है। शअ्ररत्रों ने सिन्ध पर चद्ाई की तो सिन्‍्धी लोग यह 
माने हुए थे कि देवल बन्द्रगाह के मन्दर के मंडे में जादू है, जब्र॒ तक वह 
फदराता है कोई ज्ञति न होगी | वढाँ के विह्र में ७०० भिक्नुणियाँ थीं। सिदत्री 
प्रदेश की जनता में बहुत लोग भिक्नु थे जो युद्ध के अवसर पर तमाशबीन बने 
रहे | सिन्ध के राजा चच ओर दाहर ने अपनी जाट प्रजा के साथ अन्याय 
किया था, अ्रतः बहुत जायों ने विदेशी का साथ दिया। मिद्दिर भोज ओर 
महेन्द्रयाल मुलतान को आसानी से ले सकते थे । पर कैसी ठुच्छु बाधा से वे 
रुक जाते रहे ! गज़नी में सुबुकृतगीन से लड़ने वाली जयपाल को सेना ने केवल 
ग्पने सोते का पानी गन्दा हो जाने से हार मान ली ! महमूद की सोमनाथ 
चढद्ाई के अ्रवसर पर वश के लोग उसी शिवलिंग से प्रार्थना करते रहे कि. 
हमारी रक्षा करो ! 

इन बातों से एक तरफ धम-कर्म में अन्व विश्वास का चदना प्रकट है तो 
दूसरी तरफ राजनीतिक चैतन्य का क्षीण होना | सिन्ष के जाटों ने जो मनोबृत्ति 
दिखलाई बह शासन का अ्रन्याय बहुत बढ जाने और शासकों झोर शासितों के. 
बीच वर्गविद्वेप उत्न्न हो जाने से ही हो सकती थी। वह दशा भारत के दूसरे: 
प्रान्तों में तत्र तक न थी। तो भी जनता की शासन के प्रति उपेज्ञा क्रमराः बढ़ 
रही थी | उस दशा में जनता के पुराने निकायों-्ग्राम श्रेणि निगम जनपद-- 
सँधर भ्रादि--का क्या हुआ ? 


३० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ७ 


इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर हम नहीं दे सकते, क्योंक्रि मध्य काल 
-में भारत के विभिन्न जनददों में उन निक्रायों की दशा में क्रमशः परिवत्तत कैसे 
'हुआ इसकी शंखल।बद्ध खोज थ्रभी बाकी है। जो काँकियाँ मिली हैं उममें 
अच्छे ओर बुरे दोनों पहलू हैं । एक तरफ हम देखते हैं कि प्रायः राज्यों का 
'शासन नियमित और उदार रहा, शोर बहुत कुछ गुत्त शासत के ढाँचे पर 
चलता रहा | गाँवों की पं चायतें ग्यादरवी बारहवीं शताब्दी तक सुमंब्रट्ित रहीं । 
चोत् राजाओं के अधीन प्रत्येक गाँव में बड़ी सभा होती, जिसके अलग 
अलग महकमों के लिए, पाँच पॉच व्यक्तियों के वग होते थे । उन सभाओं और 
वर्गों के चुनाव के नियम बारीकी से निश्चित किये गये थे | गाँत की खेती, 
'तिचाई, मन्दिरों की देखरेख, कर की वयूली, अपराधियों को पकड़ना सब्र 
पंचायत का काम था | मन्दिर उन पंचायतों के समा-भवन का काम देते थे। 
साथ ही वे शिक्षा और पूजा के तथा कला की अनुभूति द्वारा मनोरञ्लनन के 
भी केन्द्र थे। चेव्ठ राज्य की शासन-पद्धति इन ग्राम-पंचायतों पर निर्भर थी | 
दुसरे राज्यों में भी पंचायतों का बहुत प्रभाव था | किन्तु प्राचीन काल की तरद 
क्या वे अपने नियम-कानून भी स्वयं बनातीं या पुरानी प्रथाओ्रों के अनुसार ही 
चलने लगी थों ? क्‍या उनके अ्रधिकारी वंशागत तो न होने लगे थे ) इन 
प्रश्नों पर प्रकाश पड़ना बाकी है। 
टी न 
हम यद्द भी देखते हैं कि इस युग तक भी राजा देश की भूमि का 
मालिक न होता था । कश्मीर के इतिहास की एक मनोर॑जक घटना इस प्रश्न पर 
प्रकाश डालती है। राजा चन्द्रापीड ने अपने प्रशासन में त्रिभुवनस्थामी का 
मन्दिर बनवाने की थाज्ञा दी | कुछ काल बाद नवकर्माधिकारियों ( इमारती 
-महकमे के अधिकायों ) ने सूचना दी कि मन्दिर की नींब पड़ चुकी है, पर 
'एक चमार की कुटिया बीच में पड़ती है ओर वह उस ज़मीन को नहीं देता । 
राजा उन अधिकारियों से नाराज़ हुआ कि तुमने चमार से पूछे ब्रिना नींव 
क्यों डाली और कहा कि श्रत्र दूसरी जगह इमारत शुरू करो। मन्त्रि-परिषद्‌ 
ने यत्न करके चमार को राजा के सामने बुलवाया | तब्च राजा ने उससे पूछा, 
“हमारे पुण्पकाय में तुम्हीं विष्न बने हो ? अपनी कुटिया के. बदले में उससे 


रू9१.] पहलक्के मध्य काल क़ा भारतीय जीवन ३३१ 


कीमती ज़मीन या घर क्यों तहीं ले लेते ?” चमार ने कहा, ' राजन्‌ आपके 
लिए जैसे आपका मइल है, वैसे मेरे लिए. ब्रद कुटिया है जिसकी दीवार में फूडे 
घड़ों के मुँह लगा कर भरोखे बनाये गये हैं। वह मेरी माँ के समान जन्म 
से मेरे सुख-दुख की साक्षी है; उतका ढद्वाया जाना मुझसे देखा नहीं जाता। हों, 
यदि मेरे घर आ कर आप मुझसे उसे माँगें तो सदाचार के अनुरोध से मेरे 
लिए उसे देना ही उचित होगा ।” राजा चन्द्रापीड ने तत्र उस चमार के भोपड़े 
पर जा कर भिक्षा माँगी और उस चमार ने दान का पुण्य और पुरस्कार पाया ! 

दूसरी तरफ, यद् उल्लेखनीय है कि मध्य काल में किसी गणरराष्ट्र का 
नाम भी नहीं सुना जाता | प्राचीन काल में स्थानीय शासन जनता के निकायों 
के हाथ में था तथा राज्य और साम्राज्य उसी नींव पर खड़े होते थे | पर जनता 
जन्म अपने राजनीतिक कत्तव्यों और अधिकारों के लिए सजग नहीं रहती 
ओर अन्याथ सहने को तैयार हो जाती है तत्र राजा द्वारा नियुक्त स्थानोय 
शासक जागीरदार उच्छुछूल हो उठते हैं। कश्मीर का इस काल का इतिदास 
पूरा मिलता है और उससे हम जानते हैं कि दसवीं शताब्दी से डामर अर्थात्‌ 
जागीरदार सिर उठाने लगते हैं और धीरे धीरे राज्य की सब्र शक्ति उनके हाथों 
बँट कर छिलन्न-मिन्न हो जाती है । ऐतिहासिक कल्हण उन्हें तस्कर ( चोर ) ओर 
दस्यु ( डाकू ) कह कर याद करता है | प्रकट है कि देश को राज्यसस्था में 
ऐसी दशा पैदा हो रही थी जिसे उस काल के मेधावी बुरा मानते, तो भी रोकने 
का कोई उपाय न कर पाते थे । 

नौवीं शताब्दी के अ्रन्त में कश्मीर के राजा शंकरवर्मा ने युद्ध के 
अवसर पर रूढभारोढि श्रर्थात्‌ प्रजा के लिए भार ढोने की बेगार चलाई | वह 
भी उसी दशा की सूचक दै। कौटल्य के श्रर्थशासत्र से पता चलता है कि मौय 
युग में सामृहिक हित के कार्यों के लिए राजा ग्रामों श्रेणियों आदि से श्रम 
माँगता और उनके सब जवान श्रम देते थे । पर वह स्वेच्छाकृत सदयोग था 
आऔर यह बेगार थी | सातवाहन युग में तमिठठ और सिंहल राजाओं ने एक- 
दूसरे राज्य के युद्धकैदियों द्वारा बाँध - आदि. बनवाये ये [ *,२ ४८ ), पर 
युद्धकैदियों से बेगार लेना एक बात- थी, और अपनी प्रजा, से दूसरी । रुद्रदामा 


श्श्रु भांरतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ७ 


स्पष्ट लिखता है कि उसने गिंरिनगर के सुदशन बाँध को प्रजां से बेगार लिये 
बिना फिर से बनवाया [ ५», है $ ७ ]। 

जनता की अपने राज्य के कार्यों में उपेज्ञा की दशा में एक श्रोर बात 
जो इसे काल में चली वह थी राज्यों में भाड़ेत सेना का उपयोग । उसे हम 
कम से कम नौवीं शताब्दी के आरम्भ से अभिलेखों में पाते हैं। बंगाल तक के 
राज्यों में तुक भाड़ेत सैनिक आते थे, जिन्हें यहाँ के लेखों में हूण ही कहा है ।# 
तुर्कों ने बाद में भारतोय राज्यों को आसानी से कैसे जीत लिया इसपर इससे 
प्रकाश पड़ता है । 

दोनों पहलू देखते हुए यह कहना चाहिए. कि इस काल के भारतीय 
राज्यों के सामने सुशासन के पुराने आदश चाहे बने हुए थे ओर उनका पतन 
बहुत नहीं हुआ तो भी उनकी प्रजा राजकीय मामलों की तरफ उपेज्ञा करने 
लगी थी और उन राज्यों की प्रगति बन्द हो गई थी । 

6२, बोद्ध सम्प्रदाय की अवनति, वज्ञयान--हपवघन के ज़माने में 
बोद्ध सम्प्रदाय उन्नति पर था, तो भी उसमें ञ्रवनति का बीज पड़ चुका था 
कम से कम सिन्धु पान्त अर्थात्‌ सिन्ध नदी के ब्रिचले कॉठे--मुलतान के पदि 
के प्रदेश--में वह अवनति तभी स्पष्ट दिखाई देने लगी थो। य्यानच्वाड का 
कहना है कि वहाँ के भिक्खु-मिक्खुनी निठल्‍ले कतंव्य-विमुख और पतित थे । 
सिन्ध पर जन्म श्ररत्र झ्राक्रमण हुआ तब वहाँ भी श्रमणों का निकम्मापन स्पष्ट 
प्रकट हुआ । दूसरे प्राग्तों की हालत अच्छी थी, पर वहाँ भो यह बुरी प्रवृत्ति 
शुरू हो चुकी थी। महायान में से एक नया पन्थ वच्रयान निकल आया । वह 
बीद्ध धाममार्ग छुठी शताब्दी ई० में या और पहले आन्प्रदेश के श्रीपबंत में 
पहलेपहल प्रकट हुआ | महायान बुद्ध को जनता के उद्धारक रूप में देखता था। 
बज््यान॑ ने उसे “वंज़गुरः? बना दिया । वच्जगुरु वे उस आदर्श पुरुष को कहते 
ये, जिसे अलोकिक  छिद्धियाँ? प्राप्त हों। उन सिद्धियों को पाने के लिए, अ्रनेक 


# ज० च० विद्यालकार ( १६३१ )--भारतभूमि शोर उसके निवासी पृ० २१५४ 
( १६४१, १६४५५ ) भारतीय इतिहास की मीभांसा, पु० ८८ 


९४] पहले मध्य काल का भारतीय जीवन ३३३ 


गुह्म साधनाएँ करनी पड़तीं। मन्त्रों अथात्‌ गोप्य वाक्‍्यों के बार बार दोहराने से 
भी वे सिद्धियाँ होती मानी जातीं, और वह मार्ग मन्त्रयान कहलाता | सातवीं 
से नोवीं शताब्दी तक वज्जयान के ८४ सिद्ध हुए। मोरखनाथ उन्हीं ८४ में से 
था| ७४७ ई० में नालन्दा महाविहार का आचाय शान्तरक्षित निमन्त्रण पा कर 
तिब्बत गया । उसने वहाँ उड्डीयान प्रदेश ( स्वात नदी की दून ) [७,२३६] के 
राजकुमार पद्ममम्मव नामक सिद्ध को भी बुलवाया | पद्मसम्भव को तिब्बती अ्त्र 
भी अपना गुरु मानते हैं। फिर १०४०-४२ ई० में विक्रमशिला विहार से जो 
आचाय दीपंकर श्रीज्ञान उफ अतिशा तिब्बत गया, वह तो स्वयं वज्र्यानी था । 
बोद्ध सम्प्रदाय की अवनति का मुख्य कारण उसके अंदर की ये नई 
प्रवृत्तियाँ थीं । रे 

6 ३. पौराणिक मत की अवनति--इस काल के दाशनिक आ चारों 
की चर्चा हम आगे करेंगे। उन आचार्यों के ऊँचे ऊँचे वाद साघारण जनता 
के लिए नहीं थे । वह अपने देवताओं को द्वी पूजती रही । परन्तु जनता की बह 
सरल भक्तिमयी पोराणिक पूजा भी, जिसने सातवाहन और गुप्त युगों में नया 
जीवन जगाया था, श्रब आडम्बर से घिर गई | देवताओं के सुनहले मन्दिर 
बनने लगे; उनका साज«ंगःर होने लगा और उनकी पूजा भारी प्रपंच हो गई । 
जीवित देवता मानो जड हो गये। महायान से जैसे मन्त्रयान और वज्यान पैदा 
हुए, वैसे ही शैव मत में पाशुपत और कापालिक, वैष्णव मत में गोपीलीला, 
शाक्त सम्प्रदाय में आनन्दभैरबी की पूजा और गाणपत्य सम्प्रदाय अर्थात्‌ गणेश 
के उपासकों में दरिद्रगणपति और उच्छुष्ट गणपति की पूजा आदि घोर और 
अश्लील पन्‍थ चल पड़े । सिद्धि” पाना अब समी पन्थों में जीवन का मुख्य 
ध्येय बन गया। पद्मसम्भव और सिद्धराज जयथिंह के उदाहरण से हमने देखा है 
कि रानाओ्रों तक का ध्यान ' सिद्धियाँ? पाने की श्रोर लगा हुआ था। ये “अ्रति 
मार्ग” या “वाममार्ग” पहले मध्य काल के पिछले अंश में विशेष रूप से बढ़े। 

$ ४. भक्त दार्शनिक और खुधारक--श्रनेक भक्त दार्शनिक और 
सुधारक भी इस युग में हुए जिन्होंने धर्म के नाम पर होते पतन और जडपूजाओं 
से जनता का ध्यान हटाने का कुछ प्रयत्न किया । तमिल देश में वैष्णब और 


३३४ भारतीय इतिद्वास का उन्मीलन [ पे ७' 


शैव भक्तों की परम्परा ही जारी रही । वैष्णव भक्त वहाँ आव्यवार ओर शैव मक्त 
नायन्मार कहलाते थे | उनकी तमितछ रचनाओं का वेद ओर उपनिषद्‌ की तरह 
आदर किया जाता है | 

सातवीं शताब्दी में कुमारिल नामक विद्वान्‌ ने फिर से वैदिक यज्ञों 
की चलाना चाह | फिर आठवीं शताब्दी के अ्रन्त में केरल. देश में शंकर 
नामक आचाय प्रकट हुआ ( जन्म ७८८ ई०)। कहा जाता है कि शंकर 
ने बोद्ध मत को भारत से उखाड़ दिया | सच बात यह है कि शंकर के विचारों 
पर बौद्ध दाशनिक वसुबन्धु की पूरो छाप है। इसी कारण शंकर को प्रच्छन्न 
बौद्ध कहते हैं। और चूँक शंकर ने अ्रपने दशन में बौद्धों की मुख्य बातें अपना 
लीं, इसलिए बोद्ध दशन अनावश्यक सा हो गया। शंकर ने घूम घूम कर सारे 


एन >«नन न -माननाननानीन-नपल्‍न>मकमछ 02०» ०ममनक,. डक. ०-७ चक आत “ण कटा कण. पं केरबावलककबालना पीना) जपीयाए "कक अ»-टाकक -+ ककाान का “शकानननगयाय पिती डिका - विशाल को पिन फच-ाी 2फआ+क+ -कनम्कलरुकअकक+ + क्‍नतक नानक पननथानन- “न 
ड़ 





बिन्दु सरोवर के किनारे लिंगराज और अन्य मन्दिर, भुवनेश्वर, जि० पुरी [भा० पु० वि०) 


भारत मं अपने मत का प्रचार किया | कद्दते हैं एक बार मंडन मिश्र नाम के 
विद्व।न्‌ से शंकर का शाज्राथ हुआ, जिसमें मंडन की विदुषी स्री मारती मध्यस्थ 
बनाई गई, और उसने अपने पति के विरुद्ध फैसला दिया ! शंकर ने भारत के 
चार कोनों में अपने चार मठ स्थापित किये--एक केरल में श्वृंगेरी मठ, दूसरा 


८४४] पहले मध्य काल का भारतीय जीवन ३३५. 


गदवाल में बदरिकाश्रम, तीसरा पुरी में ओर चोथा द्वारिका में । भारतवर्ष के' 
समूचे विचार पर शंकर का गहरा प्रभाव पड़ा | 
कश्मीर के गझय अवन्तित्र्मा के ज़माने में ( ८४४५-८८३ ई० ) वहाँ 


0:00 है. जज फका पट तर कट 
दर 


5 
व 





2/:44%2 5 7१०६, ह्त 
( 


३ 


हि न ! मकर हे ४ 75, ॥ (५० ४ वन] 
ही रद कट 

हा ॥/2 कं न 

५०५ 


न्ड्ट् 
4 | 











जन ५ कई. 
22० ४# 5 [4 नि] 
; ह <, हि मु हा रे ; ब्दुह कर ६] || 
2, 2 ्् छ्ाडं 
9 आने 5 धर 3 
५४४३, ५, ४ (७३०, ४ ५ हा 0 रा 
5. डर हि ड है ७४ के 5 ० कप है 2! ि जे 
27 0. 2 पा ४ हि हु ह॒ 
नि हे 3 *, , ००277 हट " 
तब ब रा सा है # 
हर > 7 कम ४ ६ कि | 
के ल्‍ शा न कर 
5 55 जीप  ड. 
; हि हि  ब <« हि न द् 
| | ही ह हा न कण ध्ज ० । 
बज ली 
| रे रु ्जर 
ब है. ७5 नाप डे | ; 
| र 8 2ह ०२2 | 
| हे मे हे ५०२, ५ १ | 
हब 
2 क ४ 2072० । 
9 ढ रु । 
घन नि न 0 
की ः है 
]॒ ् ी णः | 
५ द्र्ड कं शक ै 
का प कर कक ४ । 
५ # 
हि ९ आप | 
पु 
च ज ् है ध 
जे हा मर कं ! द 
ह 2 हु क 
कि, 
पु रह 
। | करा | 
हु $ कि ् । 
दि 5० 
|; न 
* रो: हो । 
रु के बे 
५ हि जे 
हे ४ न | 
१ है है 
+ हर का ॥ 
8 । ! 
रा ह रे 
| | आधा... | 
है “न हु ३ + ह 5 53 । 
ड़ 
। 
रह 
६ ब्क हे ३ ४०5 | 
5 
डाक आज कपमा+ ५ जज क  +7+ रे # हु कि । 
के 6 जो आशा ह# ॥हेर डी अफैडकएना॥ ह7कू पक खा (४4१ ६ सकण + |॒ 
5 2८, 0८ 7 कह न के 27 है 
2 चार छा हर 2! हर 





3 कं 


] ) ४ पा | 
दि शक पदक काश 5 पक की 5 “ है 
५ ॥ हल का 4 







ब्>। 
| दर हु हल >> जय 
कक ् 
पुर ही जज हि हि, 
डर रे हर 
कतः पं | हयना.  अ हर री 7 अल व कह 68 
2 आन मकान |] ॥ ४ हे हज हक दे 
आर 
जरीनधब्च का 
सकी टन पहन्‍ना >कइगपर हक ० का | हल मा 
ल्‍५. हे ५ की. इकुलच सभी । डा 
शव क् 


न्‍॒ 


। +० ७३, दर ने 
>र कै, 5 ३ 











४ ४ 
को के. ०० 8 


उदयपुर ( मालवा ) में उदयादित्य का उदयेश्वर मन्दिर [ग्वालियर पु० वि०] 


शेत्र सम्प्रदाय में सुधार की एक और लद्दर चली | फिर वहीं के राजा शंकरंवर्मा 
( ८८३०-६० ४ ६०-) ने अपनी आय बढ़ाने के लिए. ज़ो उपाय किये, उनमें 










बट हर 
किक ४4५ आधा आया 0७०८ आओ ७08 &७0७842७%7/४0४७॥27/5,& ॥९” 
ड़ * 5; > 





है 8 22 4४ ! 
> +5+ / नि, के शक 5 हे 
हक: कह आह 





सह बडा जी # औ 
नन्के बडा छह ५ 0 के, थक 
नस ५ 
५ नि लि अ। प्र 


| 


आम अत की 


कओ अिताएओ पोषण एज गि्कनायटाड अनकिनिनानानयए ८ कक्षनाीनना “कटनी िजिकज-कममनकमन वा बनना "दर जब 


वि अल अल और की आय आओ बी था आम अल कल 


हनी अनन-+म-म मी 3०0 ५०६७००--२ 


_- न नव 









के खकर्‌ । फ ५987 मी! का 


कर दँ, ५ ही] 


चडनगर ( ग्रुजरात ) के एक मन्दिर का तोरण, सोलंकी राज्यकाल का। 
[ राय इृष्णदास के सौजन्य से ] 


भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव्‌ ७ 


प्ः ९४] पहले मध्य काल का भारतीय जीवन ३३७ 


श 


मन्दिरों की जायदाद जब्त करना भी एक था। शंऊर्वर्मा ने वह कार्य सुधार की 
दृष्टि से न किया हो तो भी यह कहना होगा कि उसकी आँखों पर अपने सम- 






न " हेड ह टफ,ह पारा न््ट शीयिण कफ # 4१ अं 
हे 4 । 


9९ ला री 
7 न ॥ डर 


2 .२७७०६४- २०००२०-०००-+फ +त- 5 उस 


काफ़िरकोट का मनन्‍द्र [ भ|० पु० वि० ] 
कालिकों जैसा अन्ध विश्वास का पर्दा छाया हुआ्रा न था। ओर उसके कार्य से 
कुछ लोगों की श्राँखें अवश्य खुली होंगी । 
शंकर के विचारों के आगे दो-तीन शताञ्दियों तक दूसरी कोई विचार" 
भा०-- २२ 





३३८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ७ 


पद्धति टिकने न पाई । किन्तु वह प्रच्छून्न बोद था। आस्तिक लोग धीरे धीरे 
अनुभव करने लगे कि उसकी पद्धति में भक्ति को स्पष्ट और यथेष्ट स्थान नहीं है। 
इसी कारण पीछे ग्यारहवीं शताब्दी से आत्तिक विद्वान्‌ उसके विरोध में आवाज़ 
उठाने लगे । उस विरोध का पहला नेता रामानुज था जिसका जन्म तमिछ देश 
में १०१६ ई० में हुआ | रामानुज वैष्णव मक्त था और उसने तिरुचिरपनल्ली 
के पास कावेरी के यापू में स्थित श्रीरंगम्‌ मन्दिर को अपना मुख्य स्थान बनाया 
था। उस युग में उस प्रदेश के चोछ राजा शिव के उपासक थे, ओर राजा 
कुलोत्तुंग श्म के पीडन से गमानुज को श्रीरंगम्‌ छोड़ना पड़ा था | 

ग्यारहवीं शताब्दी ,के अन्त में--कीर्तिवर्मा चन्देल, विक्रमांक चालुक्य, 
चन्द्र गाहडवाल ओर सिद्धराज जयतिंद के ज़माने में---कश्मीर के राजा हर 
( १०८६-११०१ ई० ) ने एक  देवोत्पाटन-नायक” श्रर्थात्‌ मन्दिर उखाड़ने 
वाला अधिकारी रक्खा, जिसका काम था देवम-दरों को चुपके चुपके बिगड़वा 
देना, श्रोर जब लोग उन्हें पूजना छोड़ दें तब जब्त कर लेना | प्रायः तभी कर्णाटक 
में लिंगायत या वीरशेब नाम का सुधार-पन्थ चला। अपने अच्छे अंश के 
कारण ही पौराणिक सम्प्रदाय में अब तक इतनी शक्ति बची रही कि वह सातवीं 
से बारहवों शताब्दी तक इस्लाम का प्रायः सफनता से सामना करता रहा । यह 
भी जानना चाहिए कि अन्धघ विश्वास में मुसलमान भी हिन्दुओं से बहुत पीछे न 
थे। महमूद के बेटे मसऊद के राज्य पर सेलजुकों का हमला होने पर उसने शुरू 
में उनका मुकाबला इसलिए नहीं किया कि पच्छिमी तारा उसके प्रतिकूल था ! 

$५, ललित कला--धार्मिक श्रद्धा से कद्दीं श्रधिक ललित कला की 
रुचि थी जो बड़े बड़े मन्दिर बनाने की प्रेरणा देती थी। पिछले कई युगों से 
देश में पूजी जमा दो रही थी। वद फालतू पूँजी श्रत्र सुन्दर शोर विशाल मन्दिर 
बनाने और अन्य कारीगरी के कामों में खच्च हुई। यह भी एक कारण था कि 
महमूद के अनेक मन्द्रिर दद्दाने ओर लूटने से भी हिन्दुओं की वह प्रवृत्ति दबने 
न पाई। गुजरात के चालुक्य राज्य के दक्खिनी छोर पर महमूद जब सोमनाथ 
को ठहा रह्य था, तभी उसी राज्य के उत्तरी छोर पर आबू के पास. 
देलवाड़ा का वह विशाल मन्दिर खड़। हो रहा था जो संगमरमर की बारीक 


यश २ |] पहले मध्य काल का भारतीय जीवन ३३६ 


नकाशी के काम में भारत भर में अनूटी रचना है ! ओर स्त्रयं महमूद ने क्‍या 
अपनी लूट के बढ़े अंरा को गज़नो के भव्य महलों और मसजिदों पर ख्चे न 
कर दिया ? ओर पीछे के विजेताओं ने क्या उनकी वह्दे गति न की डो, महमूद 
ने सोमनाथ की की थी ! 


हि 2 





दि. 
शक 


विमलवसही ( विमलशाह का बनवाया मन्दिर, १०३१ ई० ) देखवाड़ा, आदबू 
को छुत का दृश्य [ भा० पु० बि० ] 


ललित कला के उत्कष में इस युग के भारतवासियों ने सचमुच कमाल 
किया | किन्तु यह बात ध्यान देने योग्य,द्वे कि वह उत्क् तीसरे कन्नो ज [सांम्रा क्‍भ्य 
के उत्कष-काल (६१६ या लग० ६२० ई०) तक ही रहा | तभी पहले मध्य काल 
का पूर्वाश पूरा होता है। मारतोय स्थापत्य और मूर्तिकला इस काल में श्रपने 
सत्रते मनोस्म रूप में प्रकट हुईं गुप्तयुग का सा .ओज -और सरलता उनमें 


३४० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ७ 


नहीं है, पर लालित्य पूरा है, ओर विशालता अ्रद्धत है | 

गुप्त युग तक के गुद्ामन्दिर पढाड़ों में काटी हुई गुफाएँ ही थे। मौय 
युग की लोमश ऋषि की गुफा आरम्मिक वस्तु थी। सातवाहन युग की भाजा 
कालें आदि की लेणों ओर रानीगुम्फा हातीगुम्फा आदि में उस कला की आगे 
उन्नति दिखाई देती है। वाकाटकगुम युग की श्रजिंठा ओर बामिययाँ कीं 
गुहाओं में वह शिल्प एक दर्जा ओर आगे बढ़ा । इस काल में टीले के टीलों 
को काट कर मन्दिर का रूप दिया गया। मामल्नपुरम के रथ ओर वेरूल का 
कैलाश-मन्दिर उस प्रकार की इृतियाँ हैं। मुम्बई के पास घारपुरी ( एलिफेंटा ) 
की गुफा भी आठवीं शताब्दी की उसी शैली की रचना है । गुप्त काल के गुद्ा- 
चैत्यों और मामकल्लपुरम के रथों के बीच की विकास-प्रक्रिया चेज़ला (जि० गुंद्ूर) 
के कपोतेश्वर मन्दिर से प्रकट होतो है। वह भी एक समूचे टीले का रूपान्तर है। 
इन रथों की मूत्तिकला भी वैसी ही अद्भत है| पोराणिक कथानकों के मूत्त दृश्य 
पत्थर में काठ दिये गये हैं । उन दृश्यों में प्रत्येक पात्र की मुद्रा ठवन और भाव 
उसके अनुरूप है। मारत ओर बृद्धत्तर भारत के किसी भी प्रान्त से इस युग की 
पत्थर या धातु की जो मत्तियाँ मिलती हैं, उनमें अनोखा सौन्दर्य दिखाई देता है। 

इसी युग में श्रीविजय के बोद्ध शैलेन्द्र राजाओं ने जावा के बोरोबुदुर 
स्थान में वे श्रनोखे मन्दिर बनवाये जिन्हें . पत्थर में तराशे हुए. महाकाव्य”? 
कहा जाता है । नोतीं शताब्दी के अन्त में पूर्वी जावा के स्वतन्त्र शैव राजा 
दक्ष ने प्राम्नन के मन्दिर बनवाये, जिनपर रामायण की सारी कहानी मूर्तियों 
में चित्रित है। कम्बुज के राजा यशोवर्मा (८८६-६०६ ई०) ने यशोधरपुर की 
स्थापना तभी को थी | 

अजिंठा और सिद्धनवासल की लेणियों के चित्रों का उल्लेख हो 
चुका है। मालवे में बाघ के गुहामन्दिरों में, सिहल के सीगिरिय ( श्रीगिरि ) 
नामक स्थान में शोर चीन-हिन्द में दन्दान-ऊलिक मीरान आदि के श्रवशेषों 
में सातवीं शताब्दी की भारतोय चित्रकला के सुन्दर नमूने पाये गये हैं। वेरूल 
के मन्दिरों में भी भित्तिचित्र हैं, पर उनमें कला का हास दिखाई देता है | 

पहले मध्य काल के उत्तरांश में अश्रथांत्‌ ६२० ३० के बाद से कला का 


८$५ पहले मध्य काल का भारतीय जीवन ३४४१ 


*ै 


कपोतेश्वर मं 





चौंदुखा हास है। अलंकरण हृद से अधिक है। कारीगरी का चमत्कार दिखाना 
शिल्ययों और उतके आश्रयदाताञ्रों का मुख्य उद्देश प्रतीत होता है। उन 


३४२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ७ 


पहलुओरों में श्र्थात्‌ रचनाश्रों की विशालता और बारीक सब्ञावट में वे सचमुच 
कमाल कर दिखाते हैँ। पर उनकी कृतियों में जात नहीं है। तो भी पुराने 
अ्रभ्यास से अनेक सुन्दर ओर अद्भुत रचनाएँ रची गई हैं। तांजोर का राज- 
राजेश्वर मन्दिर उड़ीसा में भुवनेश्वर के मन्दिर खजुराहो में चन्देल राजाश्रों 
के बनवाये मन्दिर डेराइस्माइलखाँ जिले में काफिग्कोट का मन्दर और मालवे 
में उदयादित्य का मन्दिर आदि इस युग की कला के कुड्ठ नमूने हैं। देलवाड़े 


& 32 लक कि 55 अतमलाज>्लॉन तन ओर अजिकन +->जल्‍जजनननकननओओओले, ऋणज ८2५ +-« हज» # 3-०११- अच्कनननिजण ह2ीए नऋकथआ 3 ौ़ा.. अऑऑिपरणािनश,विओ गए“ न अतगताणए नि ताण 77 ऋऔलतालओ दल 
[ * 
क्र | 
न्‍ पा 
है 
$ के ४ न्‍्‌ 

अं क १ 
। / 6 * 
। ॥ तल 
| * 
न 


हर पु 
पु । । 
ह २ 
८ + , ह. 
हु प्र, 
4 रख ्' +ह्द रह पु 
|] पु न 
हू, | 
५ ह गे 
;# ट। रन 
हा 44 ह ह:॥ 4 ह 
रु 7 हक + न बढ रा 
हर क रे ८ 
जे > छू फ कं: ६ का 
ल्‍ 47 «| 7 ४ 






#7५ 
बंडरिया महादेव, खजुराहो [ भा० पु० बि० ] 
की विमलवसद्दी अलंकृति की परा काष्ठा में कमाल की कृति है | समूचा मन्दिर 
संगमरमर का है ओर उसमें एक अंगुल जगह भी नक्काशी से खाली नहीं है ! 
कग्बुज की गजधानी यशोत्ररपुर ( अ्रद्डोर थोम ) में १२वीं शताब्दी के प्रारम्भ 
में एक वैष्णव मन्दिर बना, जिसकी कारीगरी देख कर आज भी सम्य 
जगत्‌ के लोग चकित होते हैं। वह मन्दिर श्रत्र अंकोर-वाट श्रर्थात. नगर का 





२5 


८5$५] पहले मध्य काल का भारतीय जीवन 





कुर्किदार, जि० गया, से पाई गईं कांस्य बोधिसत्त्व- 
मूत्ति--पहले पाल युग में मगध की मृत्तिकला 
का नमूना [ पटना संग्र० ] 


भी इसी युग के अन्त में बनने लगीं | 


२४३ 


मन्दिर कहलाता है। 
उसमें भी प्राम्बनन 
के मन्दिरों की तरह 
रामायण की समूची 
कहानी मूत्त दृश्यों 
में श्रंकेत है । 
उड़ीता खजुराहो 
काठमांड़ आदि के 
इस युग के मदिरों की 
एक विशिष्यटता उनमें 
की अश्लील मृत्तियाँ 
हैं | मन्दिरों को युगल 
मूर्तेयाँ से सजाने की 
प्रथा भारतीय कला 
में आरम्म से थी। 
उनकी यह परिण॒ति 
वाममाग के प्रभाव 
से हुईं, जो धर्म-कर्म 
के साथ ही कलामि- 
रुचि ओर सामाजिक 
ग्राचार के भी पतन 
की सूचक थी। पर 
अच्छी मूतियाँ भी 
बनती रहीं। दक्खिन 
भारत में नटराज की 
प्रसिद्ध कांस्यम्‌ त्तेयोँ 


३४४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ७ 


$६. चित्रकला की अपश्रश शैली--दसदों ग्यारहवीं शताब्दी से 
भारतीय कला का ' हास स्वतोमुख सड़ान ओर अधःपतन को पहुँच” गया | 
चित्रकला में वह बहुत स्पष्ट दिखाई दिया । दस्तलिखित पुस्तकों में इस युग के 
हज़ारों चित्र पाये जाते हैं, जिनमें अंकित प्राणियों के अंग-प्रत्यंग जकड़े से लगते 
हैं, जिनकी शैली अरतिरेंजित रूटिग्रस्त और निर्जीब है। इस शैली का आरम्भ 
शायद गुजरात से हुआ, पर वहाँ से यह भारत के मुख्य माग में ओर बृद्तत्तर 
भारत में--श्रीज्षेत्र सुखोदय ओर कम्बुज अर्थात्‌ आधुनिक बरमा और स्थाम 
में--भी फेल गई। इस शैली को कई नाम दिये गये हैं, पर अपभ्रंश शैली 
इसका सबसे ठीक नाम है | 

पाल राजाओं के राज्य में अथांत्‌ बंगाल त्रिहदार नेपाल में इसी की 
समकालीन एक और शैली चलती रही जिसके चित्र प्रायः वहाँ की ताब्ठपन्नों पर 
लिखी पोधथियों में पाये जाते हैं। रूठि का प्र भाव इसमें भी है, तो भी इसके चित्र 
उतने निर्जीव नहीं लगते | यह पाल शैली नेपाल से तिब्बत मी पहुँची ओर वहाँ 
से चीन भी | इसी से मिलती हुई कश्मीर की भी अपनी शैली बनी रही | 

$७9. पहले मध्य काल का ज्ञान और वाद्भुय--भारतीय 
मस्तिष्क की प्रगति रुकना--ज्ञान ओर वाड्यय के न्षेत्रों में ऊँची चेष्या की 
परम्परा भी गुत्त झुग के साढ़े तीन शताब्दी बाद तक अर्थात्‌ पदले मध्य काल के 
पूर्वाश में जारी रही । 

छुटी शताब्दी में ज्योतिषी बराहमिहिर हुश्रा, सातवीं में ब्रह्मगुत और 
ग्राठवीं में लक्ल | ब्रह्मगुत और लक्ल ने आयमट की स्थापनाओं का, विशेष 
कर प्रथ्वी के सूथ के चोगिद घूमने के सिद्धान्त का विरोध किया ! उसके बाद 
उन्हीं के मत का प्रचार रहा । वास्तत्र में आयमटठ के विचार अपने युग से 
इतने आगे थे कि लोगों का उन्हें मान लेना कठिन था। किन्तु १२वीं शताब्दी 
में भास्कयाचाय ने उनका फिर प्रतिपादन किया। भास्कर की पत्नी लीलावती भी 
बड़ी गणितज्ञा थी। गणित ओर ज्योतिष में इस काल में मारत का ज्ञान दूसरे 
देशों से ऊँचे स्तर पर रहा | तो भी आयमभट के विचारों से आगे बढ़ने के 
बजाय वह पुराने विचारों तक परिमित रहा । 


८९७] पहले मध्य काल का भारतीय जीवन ३४५. 


वैद्यक में गुप्त युग तक बहुत काफी उन्नति हुई थी। पहले मध्य काल के 
पूर्वांश में भारतीयों का ज्ञान उससे कुछ आगे बढ़ा । चरक और सुश्रुत धमनियों 
की तरह ज्ञाननाडियों का केन्द्र भी हृदय को मानते थे जो कि गलत था। इस: 
काल के दृठयोगी ओर तान्त्रिक आचार्यों ने यह ठीक पहचान लिया कि 
शाननाडियों का केन्द्र मस्तिष्क है ओर कि उसका मेरुरणड से सम्बन्ध है | 

दशन के ज्षेत्र में मोखरि-ह्ष युग में विचारों का मथन खूब होता रहा । 
बौद्ध दाशनिक वसुबन्धु और दिडानाग गुप्त युग में हुए थे । दिडानाग के उत्तर 
में उद्योतकर ने न्यायवात्तिक लिखा | तभी कुमारिल भद्ट ने अपना श्लोकवात्तिक 
लिखा । उन दोनों का उत्तर बौद्ध ध्कीर्त्ति ने प्रमाणवात्तिक” में दिया 
जिसके विचारों में खूब ताज़गी ओर स्पष्टचिन्तनन है। धमंकीत्ति की कृति 
लग० ६७५ ३० से पहले नालन्दा में पटाई जाने लगी थी। आगे चल कर 
वाचस्पति मिश्र ने उसके उत्तर में तावयटीका लिखी । आठवीं शताब्दी मध्य 
के बोद्ध दाशनिक शान्तरक्षित और नौबों के आरम्म के शंकराचार्य का उल्लेख 
हो चुका है | शंकर के विचार वसुबन्धु के साँचे में दले हैं | किन्तु इस काल की 
सत्र दाशनिक विवेचना पुराने विचारों के भाष्य वार्तिक वृत्ति और टीकाओं के 
रूप ये थी। शंकर का समकालिक कश्मीरी दाशंनिक जयन्त भद्द सीधे शब्दों में 
कहता है कि दहममें नई वस्तु की उत्प्रेज्ञा (कल्पना) करने की ज्ञमता कहाँ है ?? 
दाशंनिक उत्प्रेज्ञा की नींव वैज्ञानिक प्रेंत्ञा ( देखभाल ) होती है। जाँचे परखे 
हुए तथ्यों के आधार पर की हुई उत्प्रेत्ञा में बल होता है। मध्य काल में हमारे 
देश में विज्ञान की प्रगति रुक गई। उस दशा में जो दाशनिक चिन्तन चलता 
गया उसमें क्रमशः बाल की खाल उपधेड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती गई । 

वही बात स्मृति वाझ्मय के सम्बन्ध में है। जनता की संस्थाएँ श्रपने 
अपने चरित्र?! स्वयं बनाने में ढोल करने लगीं, तत्र राजा लोग पुरानी 
परम्पराओं या अपनी इच्छा के अ्रनुसार शासन करने लगे, ओर कानून के 
पंडित पुरानी स्प्रतिथों की व्याख्या करने लगे । विज्ञानेश्वर की याज्ञवल्क्य स्मृतिः 
पर मिताक्षरा टीका का उल्लेख हो चुका दे । उत्त तरह की कानूनी टीकाएँ इसः 
युग में ओर भी लिखी गईं, पर मिताक्षरा ने बड़ा नाम पाया, और श्राज तक. 


चै४६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ७ 
-भारत के बड़े अंश में हिन्दुओं का सामाजिक और पारिवारिक कानून उसी के 
अनुसार चलता है | 


कबियों में भवभूति जिसे यशोवर्मा की सभा से ललितादित्य कश्मीर ले 
गया था, अ्रपनी रचनाश्रों मं कालिदास से टक्कर लेता है। प्रतिहार राजा महेन्द्र- 


च्क्छः यू कला | युग 
४ ४०.४५ 2822. 
220७०... 40:24 है 
२७22४७७८-५-:: | 
5 है; ँ 
हि ] थे 


ह कं हा 48 
) न 


न की: फऋ्छ ५ 






शक 


है 


है! 
हे ४७५७2 हर 
, 7 | हद 
8 ५० पे हे 
#7#६/५/# है हि ५. कप कहुत 7५ 
9 की | 

हज का ः ट 

४ न 





&. "कै, न जात >> कन्‍त »+ 


“झुद्दानिया ( ग्वालियर राज्य ) से पाई गईं सरस्त्रती-मूत्ति--आरमिभिक मध्य युग की। 
[ ग्वालियर पु० वि० ] 
पाल ( ८६१-६०७ ई० ) के गुर कवि राजशेखर की रचनाओ्रों में कालिदास 
का सः प्रकृति-प्रेत्ञण ओर काफी ताज़गी है। उसके बाद स्पष्ट अ्वनति है। 
कन्नोज के राजा जयचन्द्र के दरबारी कवि श्रीदष॑ की रचना में हमें प्रिछुली 
अलंकारों से लदी कविता का ठीक नमूना मिलता है | 


<:)७ |] पहले मध्य काल का भारतीय जीवन ३४७ 


कश्मीरी कत्रि कल्द्ण ने ११४६ में राजतरंगिणी नामक कश्मीर का 
इतिहास लिखा, जो भारतीय साहित्य का रत्न है। वह भी पहले मध्य काल के 
उत्तगंरा की कृति है, फिर भी उसमें बड़ा सीघापन मौलिक चिन्तन और 
स्पष्ट्ोक्ति है । 
साधारण रूप से यह कहना चाहिए. कि इस काल की रचनाओं में 
मौलिकता ओऔंर ताज़गी क्रमराः घटती गई। कविता में कला की तरह सहज 
सुन्दरता का स्थान अलंकारों की भूषा ने ले लिया; दशन में नये विचार के 
बजाय बाल की खाल उधेड़ना शुरू हो गया; विज्ञान की प्रगति रुक गई, ओर 
कानूत के लेग्बक अयना काम केवल पुराने शात्त्रों की व्याख्या करता समभने 
लगे | भारतीय विचार आगे बढ़ना छोड़ कर जहाँ तक पहुँच चुका था उनने में 
ही चक्कर काटने लगा | 
परन्तु विचार की प्रगति बन्द हो जाने पर भी इस युग में विद्या और 
शिक्षा का प्रचार खूब रहा | मगध के विहार बोद्ध शिक्षा के बड़े केन्द्र थे । उनमें 
सुदूर देशों से विद्यार्थी आते थे । सन्‌ ६७४ 
से ६८४ ई० तक इ-चिढड नामक चीनी 
विद्वान्‌ नालन्दा में रह कर पढा। उस काल 
में वहाँ पर ३४०० से ४००० तक छात्र 
पढ़ते थे । इ-चिड ने वहाँ बैठ कर एक 
संस्कृत-चीनी कोश तैयार किया, जो अच्र भी 
प्राप्प है ओर एशिया के वाड्मय का 
अमूल्य रत्न है। आठवीं शताब्दी मध्य के, 
“नालम्दामद्राविहारीयाय भिक्तुसंघस्य” गैडराज गोपाल के ज़माने के तिब्बत को 
नालन्दा की खुदाई में पाई गई सम्यता सिखाने वाले नालन्दा के आचाये 
पाक ना कि पा्दित शा जलीक हे बच है (कार 
$२ ] शान्तरत्षित ने नालन्दा विहार के ही 
नमूने पर तिब्बत में सम्ये विहार स्थापित कराया | नालन्दा के ही नमूने पर 
जापान में नारा विहार बना | जापानी लोग इसी युग में चोद्ध शिक्षा पा कर 





शे४्प८ 


सभ्यता के पथ पर आगे बढ़े । 
अआ्राठवीं शताब्दी के अन्त और नोवीं के आरम्म में खलीफा 


रशीद के दरबार 
में भारत से ज्ञान 
की ज्योति केसे 
पहुँची सो भी 
कहा जा चुका 
है। नोंवीं शताब्दी 
के पूर्वाध में 


गोडराज देव- 
पाल ( ८१०- 
८५१ ई० ) ने 
श्रीविजय के 
राजा बालपुत्र- 
देववर्मा की 
प्रेरणा से 


नालन्दा में एक 
ओर विहार 
बनवाया, ओर 
नगरहार (55 
निंग्रहार,अफगा- 
निस्तान ) [ ४, 
२३३२; ७, २३६] 
के अफगान 


हम ॥ 


भारतीय इतिद्यास का उन्मीलन 





[ पवे ७ 


विद्वान्‌ वीरदेव को उसका मुख्य आचाय नियत किय्रा | वीरदेव .ने नगरहार 
में ही वेद पढ़े थे, फिर पेशावर के कनिष्क महात्रिहार में आ कर त्रिपिटक 


ओर बौद्ध दशन का श्रध्ययन किया था। 


उत्तको विद्वत्ता की कीर्ति 


८$८] पहले मध्य काल का भारतीय जावन ३४६ 


दूर देशों तक फैल गई। वह “वज्ासन”? (बुद्ध के ध्यानावस्थित होने 
के स्थान ) की बन्दना करने महाबोधि” (बुद्ध -गया) आया, 
ओर वहाँ से अपने सहदेशी--अ्रफगानिस्तान के--बिहार में रहने वाले भिक्षुश्रों 
ओर छात्रों से मिलने गया, जत्र कि राजा देवपाल ने बहाँ उपस्थित हो कर उससे 
“जालन्दा के परिपालन” की प्रार्थना की, जो उसने मान ली। यह ध्यान देने 
की बात है कि नोवों शताब्दी के पूर्वाध में भी जच्र कि सिन्ध में इस्जाम स्थापित 
हो चुका था, अ्रफगानिस्तान में वेदों ओर जिपिठक का गहरा अध्ययन जारी 
था, और वहाँ के विद्वानों ओर छात्रों का भारत के केन्द्र से सम्पक बना हुआ 
था, जिसका दूसरी ओर सुमात्रा जावा ओर चीन तक से भी घनिष्ठ सम्यक था । 

राजा भोज ओर चेद्राज करण के ज़माने में तिब्बत जाने वाले विक्रम- 
शिला के आचाय दीपंकर श्रीज्ञान उफ़ अतिशा का भी उल्लेख हो चुका है 
[७, ५ $ १३ तथा ऊपर $ २ ]। तब तक श्रीविजय भी विद्या का बड़ा केन्द्र 
बन चुका था | स्त्रय अतिशा तिब्बत जाने से पहले श्रीविजय के आचाय 
धमकीर्ति के पास गया था | 

मगध ओर श्रीविजय जेसे बोद् शिक्षा के केन्द्र थे, वैसे ही कन्नोज वैदिक 
ओर पौराणिक का | कन्नोज के ब्राह्मणों ने इस युग में दूसरे प्रान्तों में भी जा 
जा कर वैदिक और पौराणिक रीतियों को स्थापित किया | कवियों ओर विद्वानों 
की खान के रूप्र में कश्मीर ने इस युग में बड़ी प्रसिद्धि पाई । 

मालवे के राजा भोज का नाम विद्या-प्रचार के लिए आज तक प्रसिद्ध 
है। भोज ने सब्न प्राचीन विद्याओं का फिर से सम्पादन और संकलन करवाने 
का प्रदत्त किया। उसने धारा में एक बड़ा विद्यालय बनवाया जिसकी 
इमारत अब नहीं बची। दिल्ली के विजेता बीसलदेव चौहान ने भी अजमेर में 
वैसा ही विद्यालय बनवाया ; उसकी इमारत अब अदढाई दिन का झॉोपड़ा 
कहलाती है | 

6 ८, अपश्रश और देशी भाषाएं--संस्कृत ओर प्राक्ृतों में तो 
पढना-लिखना चलता ही था, पर इस काल में प्राकृतों के अ्रपश्र श! बने 
ओर फिर उनसे हमारी वे देशी भाषाएँ” निकलों जो शञ्राज तक बोली 


भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ७ 


जा रही हैं। देमचन्द्र नामक जेन आचाय॑ सिद्ध राज जयसिंह के गुढ के समान 


7" ' हू 7 


जााण वा ७ 


कक बा दे वश लिप, भा कप कया पदवंड 


322 


। केक 


तक 
। कथा का | 


५. 7) 
का 


न 
द् 


हि 
नि 


का ञ अिनन्‍नक ल2त% ते  -ा नगर -र पका # /नता वि लानन-ना न “कत तलाश» आधा )/77 १ धरना गा ध8»७33 ७ -2००मेभक न धन. 3... 
हट 7 चने आप रण | + आज 77५ ० प ाश शत हलक 














कक, 


89५ 


3८2७७ ७७ >> 347 ०००५० 


हट 
#>- 
घडकसा 











0 हि ४ ध 
ड़ | 
हा हर ह 
है हैः 
हि | ई ह 
5 25 ६ 
कफ 7 
।: ॥ हु 
[ जि रा 
ध हे हा 2 डर 
|. 
। 





छः 









द् जच 


पक३+ डर, ५ कान 





ला जजन> 
*.. * ५८. >> वप्रकाभफ्रइत्या: 





हि 
हि 


जकूमी, | गत बट 
इकाानी है, 


मा कर 
स्फि१कट ० *- ६४: अयडे 
क५:.7५० कक १७+५ 


१० 0ज ' 


7" नव... एन्याल ककजओ 


4. ४ 
५ * ॥ # ०» ० 
् 05,४४७ |. बन न टन 
हल आ 
न + के पि 
52 ड़ 
ऋ >क। ड 
3 2702 250 2६ ७ पद ०४ डी ० 0 ५0५ ४५४० + प+ +पक/८आनारी कराकर ताज... ४ 70०, ०००२ +.* ५ 4 
न न तत-न3>स समता ने >फकमकामपपा्यम्याककक साया काया ाएआभग ाबाझाआ। पाशाााकढ7 लए, ए ५: +वककवा- । 


'अढ़ाई दिन का मोंपड़ा', अजमेर [ भा० पु० वि० ] 


59६ ] पहले मध्य काल का भारतीय जीवन ३५४१- 


था। उसने प्राइृतों का वैसा ही व्याकरण लिखा जैसा पाणिनि ने संस्कृत का 
लिखा था। ८४ सिद्धों के गीत ओर दोहे अपभ्रंश और देशी भाषा? में हैं। 
उन ऐिद्धों की वाणियों के तिब्बती अनुवाद भी हैं। तमिवठ वाद्यय सातवाहन 
युग से शुरू हुआ था | अन्न उसमें वैष्णव और शैव भक्तों ने अनेक रचनाएँ 
कीं। तेलुगु वाक्य भी पूरवी चालुक्यों के प्रोत्साहन से दसवों शताब्दी में 
शुरू हुआ | 

गुप्त युग में जैसे तुखारी और खोतनदेशी भाषाओं में वाद्य प्रकट 
हुआ था, बैसे ही आठवीं शताब्दी से जावा की देशी भाषा में संस्कृत के प्रभाव 
स ग्रन्थ लिखे जाने लगे। उस भाषा की कवि? कह्दते हैं। बारहवीं शताब्दी 
उसके साहित्य का स्वण-युग रही । 

ध्यान रहे को हमारी विद्यमान देशी भाषाओं के साहित्यों की नींव ऐसे 
युग में पड़ी जब्र कि हमारा राष्ट्र अवनति-सुख था, जब कि उसकी आँखें मुँदी 
सी आर हिम्मत बुकी सी थी, ओर जत्र कि वह खुल कर मौलिक दृष्यि से 
विचारने ओर बोलने के बजाय केवल पुरानी परम्परागत बातें दोहगता था । 

$९, सामाजिक जीवन, जात-पाँत का उद्य--विचारों की प्रगति 
ओर प्रवाह बन्द होने का प्रभाव भारतीयों के सामाजिक जीवन पर भी पड़ा और 
उससे जात-पाँत की सृष्टि हुई | जात-पाँत का आरम्भ वस्तुतः इसी काल के अन्त 
में थ्रा कर हुआ | प्राचीन काल के समाज में भी ऊँचे नीचे स्तर या वर्ग थे, पर 
उनमें खानपान विवाह की रुकावट न थी। वाकाटक-गुप्त युग में कादम्ब मयूर- 
शर्मा के वंशज किस प्रकार वर्मा बन गये सो हमने देखा है [ ६, १$ ६ |। 
वाकाठकों का पू्वेज भी ब्राह्मण था। गुप्त राजाओं का पूवज किस वर्ण का था 
सो हम नहीं जानते । पर गुप्तों वाकाटकों कादम्प्रों में बराचर विवाहसम्बन्ध होते 
रदे। पहले मध्य काल के पूर्वाश में भी भारतीयों का दूर दूर देशों में जाना-आना 
बना हुआ था। खानपान के बहुत परहेज़ों और छूतछात के रहते वैसा 
न हो सकता था। पर दसवीं शताब्दी से 'संकीर्णता आने लगी। जब 
धर्म का तत्व पूजागाठ और खानपाननख्तान के नियमों में रह गया 
तव्र मजदूर वर्ग का, जिसे उतने पूजापाठ के लिए, फुरसत न थी, कुलीन 


३५२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पवे ७ 


वर्गों से अन्तर बढ़ता गया। अपने बरात्रर वालों में ही ब्याह-शादी की 
जाय, ऐसा रुफान लोगों में सदा से रहा है। पर १२वीं शताब्दी से 
भारत में एक नई बात होने लगी | जीवन में संकीशंता आ जाने के कारण 
लोगों को दूर के ओर अपरिचित लोगों से शंका ओर डर प्रतीत होने लगा कि 
कहीं उनसे मिल कर हमारा कुल बिगड़ न जाय । सामाजिक ऊँचनीच के जितने 
दरजे थे वे पथरा कर जात-पाँत बनने लगे । नदी का प्रवाह बन्द हो जाने से 
जैसे छोटे छोटे जोहड़ बन जाते हैं, वेसे ही भारतीय समाज में ये जातें बन गई । 
११४६ ईं० में लिखते हुए कल्डण ने जिस प्रकार डामरों (जागीरदारों) 
के उदय से अनिष्ट की आशंका प्रकट की है, वेसे ही जातपाँत के उदय से 
भी । सुव्यवस्थित राज्यसंध्था ओर सुशासन को नष्ट करने वाले जो कारण उसे 
दिखाई दे रहे थे उन्हें गिनाता हुआ वह कहता है-- परस्पर विवाहों द्वारा 
कायस्थ ( छोटे राजकमंचारी ) यदि संहत हो जायेंगे तो निःसंशय प्रजा का 
दुर्भाग्य जानना चाहिए | इसका यह अथ हुआ कि ११४६ ई० तक कायस्थों 
की जात न बनी थी, पर उसके बनने के लक्षण थे, जिन्हें देख कर मेधावियों 
को अनिष्ट की आशंका होती थी | हमने देखा है कि इसके २६ बरस पीछे 
शहाबुद्दीन गोरी के गुजरात में कैद होने वाले सैनिकों की दादी-मेंछ मुँडा कर 
गुजरातियों ने उन्हें उनकी हैसियत के अनुसार अपने ऊँचे नीचे वर्गों में मिला 
लिया [ ७, ६ $६ ]। इससे यह प्रकट है कि बारहवीं शताब्दी में जातें बनने 
की प्रद्नत्ति रहते हुए भी जातें स्थिर न हुईं थीं। जोहड़ बनते थे, पर फिर बाढ़ 
आ जाने से उनका पानी बह जाता था| हम देखेंगे कि कम से कम १३वीं 
शताब्दी तक भी इन जातों में बादर के लोगों के श्रा मिलने की गुंनाइश बनी 
रही | वास्तव में जातपाँत के जोहड़ १२वों से १६वीं शताब्दी तक धीरे धीरे 
बने || 
जात-पाँत का प्रभाव फिर देश के समूचे जीवन पर हुआ। आठवों 
शताब्दी से भारतीय समुद्र में अरब नाविक और व्यापारी अधिक आने लगे। 





| परिश्निष्ट ५१॥ 


<$६ ] पहले मध्य काल का भारतीय जीवन ३५३ 


जब भारत के शिक्षित वर्ग स्वयं दूर जाने से कतराने ओर अपने श्रमी वर्ग 
को हेच मानने लगे, जब उनके धर्म के आडम्बर को निबाहना श्रम्मी वर्ग के 
लिये असम्मव हो गया, तब दूरगामी भारतीय मल्जाहों में इस्लाम ग्रासानी से 
फैला | खानपान ओर जात-पाँत के नियमों को इस युग के भारतीयों ने इतना 
महत्त दे दिया कि उनपर वे अपनी भूमि स्वतन्त्रता शरीर देशभाइयों को भी 
न्यौछावर करने लगे | सुबुकतगीन से जयपाल की पहली हार इसका उदाहरण 
है। जेसा कि अल्बरूनी ने लिखा, मैंने कई बार सुना है कि जब्र ( युद्ध में केद 
हुए हुए.) हिन्दू दास भाग कर अपने देश और धर्म में वापिस जाते हैं तत्र हिन्दू 
उन्हें प्रयश्चित्त रूत में उपवास करने का आदेश देते हैं। फिर वे उन्हें गौशों 
के गोबर मृत्र ओर दूध में नियत दिनों तक दबाये रखते हैं *** फिर उन्हें वही 
मल खिलाते हैं । मैंने ब्राह्मणों से पूछा कि क्या यह सत्य है। परन्तु वे इससे 
इनकार करते और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी प्रायश्चित्र सम्मव 
नहीं, ओर उसे जीवन की उस ध्थिति में लोग आने को कभी इजाज़त नहीं दी 
जाती जिसमें वह बन्दी रूप में ले जाये जाने के पहले रहा हो ।” 

अल्चरूनी ओर लिखता है-- उन्हें ( दिन्दुओं को ) इस बात की 
इच्छा नहीं होती कि जो वस्तु एक बार भ्रष्ट हो गई है उसे शुद्ध कर के पुनः 
अहण कर ले। “' मूखता ऐसा रोग है जिसकी कोई दवा नहीं। सिन्दुओं का 
विश्वास है कि उनके समान कोई जाति “ कोई सम्राद्‌ ““' कोई धरम “*' कोई विद्या 
नहीं ।**' उनके पू्बंज ऐसे संकीण विचार वाले नहीं थे जेसी कि यह वतमान पीढ़ी 
है ।” इसे सिद्ध करने को वह वराहमिदिर का उदाहरण और उद्धरण [६,२$३] 
देता है। अल्त्ररूनी ने संस्कृत भाषा ओर प्राचीन भारतीय शास्त्रों का 
गहरा अध्ययन किया था, उसके मन में उनके लिए बड़ी श्रद्धा थी | उस श्रद्धा 
के कारण वह दिन्दुश्रों को उन्नत दशा में देखना चाहता, पर जब्न वह देखता कि 
उनको अपनी जडता ही उनके अधःपतन का कारण बन रही है तब उसके दिल 
पर चोट लगती । उसका यह कहना ठीक दै कि प्राचीन हिन्दुओं के विचार 
संक्रीर्ण नहीं थे । यह मध्य काल में पैदा हुई नई बात थी । 

स्त्रियों को समाज में इस काल मेंहमी पूरी स्वतन्त्रता रही । उनमें परदा 

भा०--२३ 


३५४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व ७ 


नहीं था, ओर विवाह सयानी होने पर होता था। उनमें शिक्षा का प्रचार भी 
बहुत था। राजघरानों तक की कन्याएँ गाना-नाचना सीखती थों । 





परिशिष्ट ५ 
राजपूत जातों का उद्धव 


पहले मध्य काल में हमें चालुक्य या सोलंकी राष्ट्रकूट प्रतिहार 
आदि कई वंशनाम सुनाई देते हैं जो कि आगे चल. कर राजपूत जातों के 
नाम बने हुए मिलते हैं। इससे अनेक विद्वानों ने यह मान रक्‍्खा है कि 
इसी काल से राजपूत जातों का श्रारम्म हुआ प्रथ्वीराजरासो नामक राजस्थानी 
काव्य में राजपूतों के २६ कुल लिखे हैं। प्रथ्वीराजरासो १२दीं शताब्दी की 
रचना मानी जाती है | उसमें कुछ राजपूत कुलों के अ्रम्रिकुएश से निकलने 
की कहानी है, जिससे यह कल्पना की गई कि इनका उद्धव विदेशी था और 
इन्हें यज्ञ द्वारा शुद्ध किया गया | कन्नौज के प्रतिहारों के नाम के साथ गुजर 
शब्द लगा है, वे गुजर-प्रतिदार थे । गुजर नाम हमारे इतिहास में पहलेपहल 
छठी शताब्दी में आता है। गुजरों के भी हूणों के साथ की कोई विदेशी 
जाति होने की कल्पना की गई और उसके ग्राधार पर यह कल्पना कि लैसे 
प्रतिहार गूज़र थे, वैसे ही अग्निकुए्ड से निकले कहे जाने वाले श्रन्य राजपूत 
भी मूलतः विदेशी थे, पर मध्य काल के आरम्भ में भारत में आरा कर वे राजपूत 
जातें बन गये | 
किन्तु हम देखेंगे कि प्रथ्यीराजरासो १६वों शताब्दी से पहले की कृति 
नहीं है [ परिशिष्ट ६ ]। यदि राजपूतों के कुल १२वीं शताब्दी में गिने गये होते 
तो उनमें कन्नौज के गाहडवालों ( गहरवबारों ) का प्रमुख स्थान होता, क्योंकि 
वे उस शताब्दी में उत्तर भारत के सम्राट थे । छुत्तोस कुलों में उनका नाम 
नहीं है, न बंगाल के पालों और सेनों तथा दक्खिन भारत के चोछों गंगों 
आदि का। इससे यह सूचित हे कि छत्तीस कुलों का परिगणन ऐसे काल में 
हुआ जब कि इन वंशों की याद भी मिट चुकी थी । . .... 


परि० ५ ] राजपूत जातों का उद्धव ३५५ 


पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओमभा ने दिखाया है कि गुजर प्रतिहारों की 
तरह ब्राह्मण प्रतिहारों ऋ।दि का भी उल्लेख मिलता है, और कि गुजर प्रतिहार 
का अथ है गुजर देश के प्रतिहार अथवा गुजराती प्रतिहार, और कुछ नहों। 

जिन गुजर लोगों के कारण छुठी शताब्दी में देश का नाम गुजरत्रा 
पड़ा, वे भी कोई जात न थे और न उनका विदेशी होना प्रमाणित होता 
है | गूजर लोग आज राजध्थान और पज्छिमी अ्रन्तवँदी से ले कर कश्मीर स्वात 
तक पाये जाते हैं। यह कल्पना की गई कि वे उत्तरपच्छिम से आये, ओर 
उनमें से कुछ स्वात कश्मीर पंजाब में रह गये, बाकी राजस्थान और गंगा काँठे 
तक पहुँच गये। किन्तु स्वात और कश्मीर में जो गूजर हैं वे आज तक भी 
स्थानीय शब्दों से मिश्रित राजस्थानी बोलते हैं। इससे उनका राजस्थान से 
बाहर गया होना सिद्ध है। इसके अतिरिक्त पब्छिमी पंजाब की भाषा में जहाँ 
गाय-मेंस पालने वाले गुज्जर कहलाते हैं, वहाँ भेड़-बकरी पालने वाले अजिड़ 
या आजड़ी कहलाते हैं। इससे प्रकट है कि ये दोनों शब्द संघ्कृत गो और 
अजा (बकरी) से निकले हैं, ओर दोनों आरम्म में पेशों या धन्धों के नाम थे 
न क्िजातियों के । 

सोलंकियों या चालुक्यों का सम्बन्ध डा० प्रब्रोधचन्द्र बाग्ची ने मध्य 
एशिया के शूलिकों से जोड़ा था। उस स्थापना में काफो बल है, पर उसपर 
ओर प्रकाश पड़ना चाहिए | 

प्रतिहार राष्ट्रकूट आदि उपनामों के मूल अथ ऊपर स्पष्ठ किये गये हैं । 
इन उपनामों वाले वर्ग बाद में जातें बन गये। इससे यह नहीं मान लेना 
चाहिए कि वे आरम्म से ही जातों के नाम थे, जैसे कायस्थ १२वों शताब्दी 
तक किसी जात का नाम न था। असल प्रश्न यही है कि इन उपनामों वाले 
वंश जात कत्र से बने । हमारे वाद्य या इतिहास में जात के श्रर्थ में राजपूत 
शब्द महाराणा कुम्मा के काल अर्थात्‌ पन्द्रहवीं शताब्दी से पहले कहाँ नहीं 
मिलता | अ्ल्बरूनी या कल्हण राजपूत जात का उल्लेख कहीं नहीं करते। 
कल्दण की राजतरंगिणी के नमूने पर पीछे तोन और राजतरंगिणियाँ लिखी गई 
जिनमें कश्मीर का इतिहास ११४६ ई० से अ्कन्र के युग तक पहुँचाया गया ।' 


३५६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ७ 


इनमे से चौथी राजतरंगिणी में पहलेपहल राजपुत्र शब्द जात के अथ में बर्ता 
गया है| जैसा कि राजस्थानी इतिहास के प्रकाण्ड परश्डित स्व० गो० ही० श्रोका 
ने लिखा था--“यह ( राजपूत ) शब्द जाति-सूचक हो कर मुगलों के सम्रय 
अथवा उसके पूवर सामान्य रूप से प्रचार में आने लगा।” उससे पहले के किन्हीं 
वंशों कों राजपूत कहना गलत है, ओर अनेक लेखक जो पहले मध्य काल को 
ही राजपूत काल कहते और इसके आरम्भ से राजपूतों की चर्चा करने लगते 
हैं, सो उनकी निरी भ्रान्ति है--ठीक वैसी ही भ्रान्ति जैसे प्राचीन काल में केवल 
ब्राह्मण आदि नाम देख कर जातपाँत की विद्यमानता मान लेना | 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
१, पहले मध्य काल में किसी गणराष्ट्र के न होने स आप क्या परिणाम निकालते हैं 
गला दाहरण से स्पष्ट कीजिए कि पहले मध्य काल तक राजा भूमि का मालिक न 
होता 


चोः राज्य की ग्राम-पंचायतों के विषय में आप क्या जानते हैं ? 
हक ओर रूढभारोढि का क्या अथ है ? कब कहाँ केंसे इनका उदय हुआ ? 
द्व्सप्रदाय की अवनति कब किस हप में प्रकट हुईं ? पौराणिक मतों के वाम- 
3 हो ही समानता केसे थी १ 
हरा को 'प्रच्छुन्न बोद्? क्यों कहते हैं ? 
गुप्त युग और पहले मध्य काल की ललित कला की तुलना कर दोनों का 
अंतर स्पष्ट कीजिए । 
हममें नई वस्तु की उत्प्रेत्ञा करने की क्षमता कहाँ है ?? यद कब, किसने कद्ठा ? 
यह कथन भारतीय विचार ओर वाडमय की प्रगति पर कहाँ तक घटता हैं? 
६. इस युग के दो ऐसे विद्वानों का परिचय दीजिए जिन्होंने भारतीय ज्ञान का 
६९ प शों में किया । 
नालंदा विहार के नमूने पर विदेशों में कौन से विद्वार स्थापित हुए १ 
देशी भाषाश्रों में साहित्य का उदय कब और किस क्रम से हुआ ? 
१२, जातपाँत का क्रम-विकास दिखाते हुए स्पष्ट कीजिए कि भारतीय नाविकों में 
इस्लाम जल्दी क्‍यों फैला ! 
रे १३. 'देवोत्पाटन-नायक का क्या श्र्थ है? उसकी नियुक्ति कब किस राज्य में 
सड्ठे | 


८९ १-६ ] पहले मध्य काल का भारतीय जीवन २५७ 


१४, “कन्नौज के प्रतिद्वार सम्राटों के लिए अनेक ऐसे अवसर आये जब वे मुलतान- 
सिन्ध ५४0८ आफ़नी से जीत सकते थे।” तब उन्होंने उसे क्यों न जीता ? 
चित्रकला की अपश्र श शैली का क्या अर्थ है? वह कब कहाँ प्रचलित रही ? 
१६. “उन ( हिन्दुओं ) के पूबज ऐसे संकीर्ण विचार वाले नहीं थे जैसी कि यह 
वत्तमान पीढ़ी है”, अल्बहनी के इस कथन की सत्यता कैसे सिद्ध होती है! 
१७, कायस्थ जात कब कैसे बनी ? 


(अं पर 02% बेहगेरिली, प्राम्बन न, बो जद, सम्ये 
2 सोमछ्ाथ घर, रा कक है 2440६ 
श्र ओर नायन्मार, मि ४027 8 धमकीति, रामांहज, राज॑शेखर, श्रीहषष, 


हक की 
हेमौत्न-द्र, बालपुत्रदेव बी, ञ्य री । न (3 || 


८, सलतनत पवे 


( ११६४-१५०६ ई० ) 
अध्याय १ 


दिल्‍ली ओर लखनौती में तुक राज्य की स्थापना 
( लग० ११६०-१२०६ ई० ) 

6 १. गोरी का दिल्‍ली अजमेर जोतना--पंजाब में स्थापित होने 
के बाद शहाबुद्दीन गोरी ने अजमेर राज्य बी सीमा का सरहिन्द गढ़ ले 
लिया | सरहिन्द ओर उसका प्रदेश तीस-चालीस बरस से अर्थात्‌ बीसलदेव के 
ज़माने से श्रजमेर के राजाओं के अधीन था | शजा प्रथ्वीराज, जो अरब तक 
जभोती में अपनी शक्ति नड कर रहा था, अब शहाबुद्दीन के मुकाअले को बढ़ा | 

गोरी का ननन्‍्दी-छाप टंका पानीयत के पास तरावड़ी की लड़ाई में 
शहाबुद्दीन घायल हो कर भाग गया 
(११६१ ई०)। पृथ्त्रीराज ने सरदिन्द भी 
ले लिया, किन्तु शहाबुद्दोन ने हिम्मत न 
हारी। दूमरे बरस वह फिर फौज ले कर 
शिया चढ़ आया और तरावड़ी पर ही फिर 
चित, घुड़सवार, पुरानी नागरी में. लड़ाई हुई, जिसमें ध्रथ्वीराज कैद दो कर 
लेख स्री हमीर|। पट, बैठे हुए नन्दी मारा गया | जीत के बाद गोरी सीधा 
की भद्दी* मूरत, चारों तरफ नागरी अजमेर पर टूटा ओर वहाँ प्रथ्वीराज के 
लेख--श्लरी महमद साम [श्रीनाथ सं०] बेटे गोविन्दराज को अपना सामन्त 





| हमीर> अमीर । 
# पहले मध्य काल के अन्त तक कला'के हास के फलस्वरूप जेसी भद्दी मूरतें 
सिक्कों पर बनने लगी थीं, वैसी ही गोरी के सिक्कों फर भी जारी रहीं। 


१६३) दिल्ली ओर लखनौती में ठुक राज्य की स्थापना ३५६ 


बनाया | दिल्ली का इलाका दखल करने के लिए अपने तुक॑ दास कुतुब॒ुद्दीन 
ऐबक को छोड़ वह गज़नी लोट गया । कुतुबुद्दीन ने दिल्ली पर अधिकार कर 
उसे अपनी राजधानी बनाया । इस तरह गुजरात ओर कन्नोज के राज्य तुर्कों के 
पड़ोसी हो गये | 

$ २. कन्नौज साम्राज्य का पतन--दिल्ली की सीमा से भागलपुर 
तक कन्नोज का साम्राज्य था। ११६४ ई० में शहाबुद्दीन उसपर चढ़ाई करने को 
बड़ी फोज ले कर आया | राजा जयचन्द्र इटावे के पास चन्दावर की लड़ाई में 
खेत रहा | उसके बेटे हरिश्चन्द्र ने कन्नोज का गद अयने हाथ से न जाने दिया 
ओर अपने राज्य के पूरत्री छोर अ्रवध में हट कर युद्ध जारी रक्‍्खा | 

पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने चम्बलल के किनारे रणथम्भोर में चोहानों 
की नई राजधानी स्थापित की ( ११६५४ ई० )। अजमेर के साथ उत्तरी मार- 
वाड़--नागोर--का इलाका भी तुऊों के हाथ चला गया, किन्तु दक्‍क्खिनी 
मारवाड़--जालोर--में चौहानों की एक शाखा का राज्य बना रहा । 

$ ३. बिहार-बंगाल में तुकं सततनत--अ्रजमेर ओर कन्नोज राज्यों 
के जिन अंशों को त॒ुक विजेता अधीन कर सके, वे तुक अमीरों में बाँट दिये गये। 
कन्नोज के गदढ को छोड़ कर गंगा-जमना के गोरी की लक्ष्मी-छ्ाप टंका 
समूचे दोशआ्ातर में, गंगा पार सम्मल और 
बदाऊँ के इलाके में और दक्खिनी अवध में 
जगह जगह उनके केन्द्र स्थापित हो गये। 
११६७ ई० के बाद तुर्का ने दक्खिनोी पंचाल 
में कम्पिला और पटियाली का प्रदेश चित, लक्ष्मी को भद्दी मूरत | पट, 
कन्नोज के सामनन्‍्तों से ले लिया, और वह नगरी लेख--श्रीमद मौर महम्मद 
मुहम्मद-बिन-बख्तियार खिलज़ी नामक तुर्क मे [दिल्ली संग्र०्; भा० पु० वि०] 
सरदार को सौंपा गया । वहाँ से मुहम्मद ने मगध के इलाकों पर धावे मारना 
शुरू किया | मगध में पिछली शताब्दी में पाल राजा की देसियत मामूली 
सरदार की सी रह गई थी। उद्दंडपुर आदि नगर उसके अधिकार में थे। 
११६६ ई० में मुहम्मद ने २०० सवारों के साथ उद्दंडपुर पर हमला किया 





३६० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पबद 


आर पहाड़ी पर बोद्ध भिक्खुओं के विहार को गद समझ कर घेर लिया। कोई 
चारा न देख भिक्खुओ्रों ने भी शर्र उठाये। उनमें से एक भो जिन्दा न 
बचा । विजेताश्रों को जब यह मालूम हुआ कि वह स्थान गद नहीं विहार था, 
ओर उस बिहार की पुस्तकों को पढ़ कर सुना सकने वाला भी कोई आदमी 
जीवित नहीं बचा, तत्र उन्होंने शताब्दियों से जमा हुए पुस्तकों के उस संग्रद 
को आग की भेंट कर दिया | उस विहार के नाम से उस शहर को भी वे ब्रिहार 
कहने लगे, ओर इस प्रकार समूचे मगध प्रान्त का भी वही नाम पड़ गयाओ | 

बिहार जीत लेने के बाद मुहम्मद-बिन-बख्तियार ने सेन राजाओं के गोड 
देश पर चढदाई की ओर उनकी राजधानी लखनोंती ले कर वहीं अपनी राजधानी 
स्थापित की ( १२०० )। | बंगाल में उसका राज्य तब लखनोंती के चोगिर्द 
प्रायः ४०-४० कोस तक था | लक्ष्मणसेन के बेटे केशवसेन शोर विश्वरूपसेन 
उससे बराबर लड़ते रहे | वे अपनी राजधानी ढाके के पास सुबणुग्राम (सोनार- 
गाँव) ले गये । दक्खिनी ओर पूरवी बंगाल अगले सवा सौ बरस तक सेन 
राजाओं के अधिकार में बना रहा | 

6४. विन्ध्य और हिमालय की तरफ बढ़ने की विफल चेष्टाएँ-- 
गंगा-जमना का दोआच कुतुबुद्दीन के हाथ आ जाने से जमकोती का चन्देल 
राज्य उसका पड़ोसी बन गया | १२०२ ई० में उसने उसपर चढ़ाई कर राजा 
परमर्दी चन्देल से कालंजर का गढ़ छीन लिया । उसके मुँह फेरते ही चन्देलों 
ने कालंजर वापिस ले लिया, तो भी जमोती का उत्तरी मैदान श्रर्थात्‌ कालपी 
का प्रदेश तुर्कों के हाथ रहा | 

इधर मुहम्मद-बिन-बख्तियार ने एक ओर साहस का काम किया | गौंड 
आर हिमालय के बीच मेच कोच ओर थारू लोग रहते थे। मुहम्मद ने एक 


* १५वीं शताब्दी तक बिद्वार से केवल मगध ही समझा जाता था, अथीत्‌ वह 
प्रदेश जो सोन नदी के पूरब, गंगा के दक्खिन, गया की पड़ाड़ियों के उत्तर और राज- 
मइल की पहाड़ियों के पत्छिम में है।, 

| परिशिष्ट ६ । 


परि० ६ ] प्रथ्वीराजरासो विषयक प्रचलित अ्रम ३६१ 


मेच सरदार को पकड़ कर मुसलमान बना लिगय्रा ओर उसी अली मेच की पथ- 
प्रदशकता में ११-१२ हज़ार सवारों के साथ हिमालय तराई के किसी हिन्दू राज्य 
पर धावा मारा | कामरूप के पच्छिम हिमालय तराई के उस राजा ने तुर्को 
को अपने राज्य में बढ जाने दिया, पर पीछे से उन्हें घेर कर लोगयती वेला 
करतोया नदी में समूची सेना को नष्ट कर दिया । मुहम्मद-बिन-बखितियार इने-गिने 
साथियों के साथ बच कर देवकोट [ नक्शा २३ ] पहुँचा ओर वहाँ अपने 
सिपाहियों की विधवाओं के अ्रमिशापों के डर से उसे घर से बाहर निकलना दूभर 
हो गया । उसी दशा में उसकी मृत्यु हुई ( १२०५६ ई० )। 

५ खोकरों का स्वतन्त्र होना--उचघर तभी जेहलम नदी 
पंर रहने वाले खोकर लोगों ने अपने राज। राय साल के नेतृत्व में, जो एक बार 
मुसलमान बन कर फिर हिन्दू हो गया था, विद्रोह करके लाहौर ले लिया । 
गज़नी से शहाबुद्दीन और दिल्ली से कुतुबुद्दीन खोकरों के खिलाफ बढ़े । उनका 
दमन कर शहाबुद्दीन गज़नी लोट रहा था कि एक खोकर ने सिन्ध के किनारे उसे 
मार डाला ( १२०६ ई० )। इसके बाद पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक दिल्‍ली 
के सुलतान खोकरों को अधीन न रख सके | गज़नी से दिल्ली आने वाला रास्ता 
तत्र दूर तक सिन्ध के दाहिने किनारे जा कर उच्च के सामने उसे लाता ओर 
उच्च से मुलतान ओर भटिंडा हो कर दिल्ली पहुँचता था । 


परिशिष्ट ६ 
पृथ्वीराजरासो और तुर्कों के बंगाल-विजय विषयक प्रचलित अ्रम 


१. पृथ्वीराज़रासो--इस युग के इतिहास के विषय में अनेक श्रम- 
पूर्ण धारणाएँ फेली हुई हैं जिनमें से बहुत सी हिन्दी काव्य प्रथ्वीराजरासो के 
कारण हैं। स्व० महामदोपाध्याय डा० गोरीशंकर हीराचंद शरोका नई खोज का 
प्रकाश डाल कर इन श्रमों को दूर करने का लगातार यत्न करते रहे, फिर भी 
हमारे देश के बहुतेरे शिक्षित लोगों ने इन्हें अपने दिमागों से चिपटा रक्खा 
हे ओर वे इन्हें छोड़ना नहीं चाहइते। उनका यह बर्ताव दयनीय है। ऐसी 


३२६२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ८ 


गप्पों से छुटकारा पाना ही होगा ! * 

(क) रासो साई आने को प्रयोग चोदा 5 कर्ता चन्द बरदाई अपने को प्रथ्वीराज चोहान का सम- 
कालीन बताता है | परन्तु चोहद्दान वंश और श्रन्य वंशों के पचासों समकालीन 
अमभिलेखों और उस युग के मुस्लिम और हिन्दू अन्य सत्र ऐतिहासिक ग्रन्थों में 
'घटनाओं का इत्तान्त जिस प्रकार प्रासत होता है, रासो का वृत्तान्व उससे सबंथा 
मिन्न और स्पष्टतः ऊलजलूल है । का 

कश्मीरी कबि जयानक का संस्कृत में लिखा प्रथ्वीराजविजय महाकाव्य 
है, जिसपर दूसरी राजतरंगिणी के लेखक जोनराज की टीका भी है। 
जोनराज का काल लग० १४३० ई० है। प्रथ्वीराजविजय में चोहान वंश 
का इतिहास जिस रूप में दिया है, वह अमिलेखों से प्राप्य वृत्तान्त से पूरी 
'तरह मेल खाता है। जयानक अपने को प्रथ्वीयज़ का राजकबि बतलाता 
है, और उसका वह कथन ठीक सिद्ध होता है। पन्द्रहवीं शताब्दी के 
आरम्म का नयचन्द्र सूरि का लिखा संस्कृत “हम्मीर महाकाव्य” है। 
रणथंभोर का अंतिम चौहान राजा हम्मीर उसका नायक है ओर उसमें 
भी चोहानों का इतिहास है | नयचन्द्र सूरि का दूसरा ग्रंथ रम्मामंजरी नाटक 
है, जिसका नायक कन्नोज का राजा जयचन्द्र है। उसी शताब्दी के 
मेदतुंग कृत ऐतिहासिक निन्रन्धों का संग्रद प्रबन्धकोश, प्रबन्धचिन्तामरणिण आदि 
ग्रन्थ उपलब्ध हैं । सोलहवीं शताब्दी के अ्रन्त में बूदी के चौहान यंत्र सुजन 
के काल का सुजनचरित काव्य है। इन सभी ग्रन्थों में इतिहास के जो 
अंश मिलते हैं, वे पूर्वोक्त अमिलेखों तथा फारसी इतिहास-ग्रन्थों के बृत्तान्तों 
से मेल खाते हैं, पर रासो के विपरीत जाते हैं | रासो का इत्तान्त कैसा बे-पछिर 
पैर का है, सो नीचे लिखे कुछ उदाहरणों से प्रकट होगा | 

(ख) या सार प्रथ्वीरज ओर जयचन्द दोनों दिल्‍ली के अनंग- 
पाल तोमर की दो लड़कियों--सुन्दरी और कमला--के बेटे थे, अनंगपाल ने 
अपना दिल्ली का राज्य अपने दोहते प्रथ्वीराज को दे दिया था, जिसमें से आधा 
अंश पाने के लिए जयचन्द ने उसपर और उसके सहायक मेवाड़ के रावल 
रुमरसिंह पर विफल आक्रमण किया । वास्तविक बात यह है कि अनंगपाल 








परि० ६ ] प्रथ्वीराजरासो विषयक प्रचलिंत भ्रम ३६३ 


पृथ्वीराज और जयचन्द्र से सवा सौं बरस पहले हो चुका था, तथा प्रथ्वीराज की 
माँ त्रिपुरी ( चेदि ) के राजा अचलराज उफ तेजल की पुत्री कप्रदेवी थी। 
दिल्ली को प्रथ्वीराज के ताऊ बीसलदेव ने जीता था और उसके बाद भी चोहानों 
की राजधानी अ्रजमेर ही रही, दिल्‍ली उनके राज्य का प्रान्त मात्र था । 

(ग) मेवाड़ के रावल समरतिंह का विवाह रासो के अनुसार प्रथ्वीराज 
की बहन प्रथा से हुआ था और समरसिंह तरावड़ी की लड़ाई में काम आया 
था | पर समरसिंह के आठ शिलालेख वि० सं० १३३० से १३४५८ तक के 
मिले हैं, उसके पिता और दादा के भी लेख हैं, जिनसे यह सिद्ध है कि समररसिंह 
पृथ्वीराज के एक शताब्दी बाद हुआ था | 

(घ) प्रथ्वीराज के १९ बरस की आयु से २६ बरस की आयु तक कुल १४ 
विवाह चन्द बरदाई ने कराये हैं | पहला ब्याह वह मंडोवर के प्रतिहार नाहरराय 
की लड़की से करवाता है। पर मंडोबर का प्रतिहार नाहरराय ८६४ वि० से 
पहले हो चुका था यह उस वंश के अभिलेख से सिद्ध है, ओर १२वीं शताब्दी 
से बहुत पहले मंडोवर से प्रतिहार वंश का राज्य उठ छुका था। दूसरा 
व्याह बारह बरस की आयु में वह आबू के परमार राजा सलख की पुत्री और 
जैत की बहन इछुनी से हुआ बताता है। आबू के परमारों की वंशावली उनके 
समकालीन अमभिलेखों में उपलब्ध है | उस वंश में सलख या जैत नाम के कोई 
राजा नहीं हुए, | इसी कल्पित सलख द्वारा शहाबुद्दीन के कैद किये जाने को 
ब्रात भी रासो में लिखी है । बाकी सन्न ब्याहों की कहानियाँ भी इसी नमूने की 
हैँ | पृथ्वीराज २० बरस से कम आयु में ही मारा गया था, इसलिए उसके 
ब्याह २६ बरस को आयु तक होते न जा सकते थे । 

(ड) रासो के अनुसार प्रथ्वीराज का तीसरा ब्याह १३ बरस की आयु 
में हुआ जिससे उसका पुत्र रैशसी हुआ । पर प्रथ्वीराज के पुत्र का नाम गोविन्द 
राज था, रैणसी नहीं, यह फारसी तवारीखों और हम्मीर महाकाव्य से ज्ञात होता हे। 

(व) चन्द बरदाई के अनुसार कन्नौज के राजा राठोड थे। जयचन्द 
के पिता विजयपाल ने सेतुबन्ध रामेश्वर तक सारे भारत का दिग्विजय किया, 
पर प्रथ्वीराज को न जीत संका | जयचन्द ने भी राजसूय यश कियां जिसमें अ्रपनीं 


३६४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ८ 


पुत्री संयोगिता का स्वयंवर-मण्डय रचा, संयोगिता ने प्रथ्वीराज को अपना पति 
वरा, और प्रथ्वीराज उसे हर ले गया, बाद में जयचन्द ने वैस्वश शहाबुद्दोन 
को बुलाया, इत्यादि | इस समूची कहानी में सिवाय इस बात के कि (थ्बीराज 
ओर जंयच्न्द्र समकालीन थे और जयबद्र के पिता का नाम विजयचन्द्र था, 
बाकी सब निरी कल्पना है । कन्नोज के राजा राठोड नहीं गाहडवाल थे । जयचन्द्र 
बड़ा दानी राजा था, उसके अनेक दान-लेख उपलब्ध हैं। यदि उसके पिता ने 
सेतुबन्ध तक दिग्विजय किया होता या उसने स्व्रयं राजसूत्र किया होता तो अपने 
लेखों में वह इसका उल्लेख करने से न चूकता | संयोगिता भी शुद्ध कल्पना 
की उपज है, ओर उसी प्रकार उसके स्वयंवर की, प्रथ्वीशज और जयचन्द के वैर 
की तथा जयचन्द के गोरी को बुलाने की बात भी | प्रथ्चीराजविजय, प्रत्नन्धकोश, 
हम्मीर महाकाव्य, रम्मामंजरी आदि में इन बातों का कहीं पता नहीं । 

(छ) चौह्ानों की जो वंशावली रासो में दी गई है वह मी श्रन्य ग्रन्थों 
और अमभिलेखों से प्राप्त वंशावली से मिलान करने पर स्वथा कल्पित सिद्ध 
होती है| 

(ज) रासो में दिये हुए. प्रथ्वीराज के जन्म गद्दोनशीनी मृत्यु आदि 
घटनाओं के संवत्‌ भी सभी गलत हैं। उन्हें ठीक बनाने के लिए, अनन्द्‌ विक्रम 
संबत्‌ की कल्पना की गई, पर उससे भी वे ठीक नहीं बन सके । 

(भ) रासो के अनुसार प्रथ्बीराज का पिता सोमेश्वर गुजरात के राजा 
भीम के हाथ मारा गया और प्रथ्वीराज ने गुजरात पर चढ़ाई कर भीम को मार 
डाला | पर अभिलेखों और अ्रन्य सामग्री से जाना गया है कि भीम जब गद्दी 
पर बैठा, तब वह बच्चा ही था और सोमेश्वर की मृत्यु उसके अगले वर्ष ही हो 
गई जो भीम के हाथों नहीं हो सकती थो, और भीम प्रथ्वीराज के पचास बरस 
पीछे तक जीवित रहा | 

(अ) उक्त प्रकार की कितनी ही श्रोर बेसिरपैर को बाते रासो में हैं, 
पर सबसे अधिक पते की निम्नलिखित दो हैं। एक यह कि राबल समरसिह का 
बड़ा बेटा कुम्मा पिता से रूठ कर दक्खिन में बिदर के सुलतान के पास जा 
कर रह गया था। दृधतरी यह कि सोमेश्वर ओर प्थ्वीराज ने मेब्रात कें मुगल 


परि० ६ ] तुकों के बंगाल विजय विषयक प्रचलित भ्रम ३६५ 


राजा पर चढ़ाई की, जिसमें मुगल कैद हुआ और उसका बेटा थाजिदखाँ मारा 
गया | प्रथ्वीराज के ज़माने में दक्खिन में कोई मुस्लिम सल्तनत होने की ब्रात तथा 
भारत में कहीं भी मुगल राजा होने की बात जो व्यक्ति कह सकता और तिस- 
पर भी अपने को प्रथ्वीराज का समकालीन बता सकता था, उसकी बातों का 
मूल्य चड्खाने की गप्पों से ग्रधिक नहीं लगाना चाहिए. | त्रिदर की सल्तनत 
१४३० ई० में स्थापित हुई और भारत में मुगल सोलहवीं शताब्दी में आये। 
इससे प्रकट है कि प्रथ्वीराजरासो सोलहवीं शताब्दी से पहले की रचना नहीं 
है ओर उसका ऐतिहासिक मूल्य कुछ भी नहीं है | 

(2) प्थ्वीराजरासो में राजपूतों के ३६ कुल लिखे हैं, तथा प्रतिद्यर 
चालुक्य परमार और चौद्मन कुलों के पूवजों का अग्निकुंड से पैदा होना 
बताया है। जेसा कि पीछे ( परिशिष्ट ५ ) कहा जा चुका है, इससे तथा रासो 
को बारहवीं शताब्दी का मान कर राजपूत जातियों के उद्धव के विषय में अनेक 
कल्यनाएँ की गई हैं। परन्तु पन्द्रहवीं शताब्दी तक के लेखों से प्रकट होता है कि 
उक्त चार कुलों में से प्रतिहार अपने को रघुवंशी, चौह्दान अपने को सूथवंशी 
तथा चालुक्य अपने को सोमवबंशी कहते थे; केवल परमार अपनी उत्पत्ति 
अग्निकुंड से बताते थे। उन कहानियों या रासो की कहानी से कोई भी परिणाम 
नहीं निकाला जा सकता | राजपूत जाति की कलतना हमारे साहित्य और इतिहास 
में पहलेपहल महाराणा कुम्मा के काल से श्रर्थात्‌ पन्द्रहवीं शताब्दी में प्रकट 
होती है । 

(ठ) हिन्दी साहित्य के तथाकथित इतिहासों में भी अनेक स्थापनाएँ: 
पृथ्वीराजरासो को ११वीं शताब्दी का मान कर की गईं हैं। वे सत्र बेबुनियाद 
हैं । रासो की भाषा में दस प्रतिशत फारसी शब्द हैं। १२वीं से १५वीं शताब्दी 
तक के भाषा के जो अन्य नमूने मिले हैं उनसे तुलना करने से भाषा के विकास 
की दृष्टि से प्रथ्वीराजरासो की भाषा भी सोलहवीं शताब्दी की सिद्ध होती है । 

२, तुर्कों के बंगाल-बिजय की कहानी--बंगाल के इतिहास के 
बारे में मुस्लिम लेखकों की चलाई हुई यह कहानी प्रसिद्ध है कि सिर्फ श्८ 
सवारों के साथ, बिन्‍्हें लोग घोड़े बेचने वाले समभाते रहे, बख्तियार के बेटे 


३६६ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पर्व ८ 


ने नदिया के राजमहल के रक्षुकों पर एकाएक हमला कर दिया, और राजा 
लक्ष्मएसेन महल के दूसरी तरफ से भाग निकला। परन्तु नदिया कभी सेनों की 
राजधानी न थी, और राजा लक्ष्मणसेन ११७० ई० से पहले ही मर चुका था| 
तीसरे, लखनोती जीतने के ४ बरस पीछे १२५४५ ई० में नदिया पहलेपह 
तुर्कों के कब्जे में आया था, जिसके उपलक्ष में चलाये सिक्‍के प्राप्त हैं। इन 
बातों की पूरी विवेचना स्व० राखालदास बनर्जी ने अपने 'बांग्लार इतिहास” 
( १६१४, १६२१ ) में की है। कन्नोज राज्य के तुककों द्वारा जीते जाने के क्रम 
की ठीक विवेचना भी उन्हीं ने उसी ग्रन्थ में पहलेपहल को थी । 
अभ्यास के लिए प्रश्न 

१, अजमेर-दिल्ली के राज्य पर चढ़ाई करने से पहले शइबुद्दीन गोरी ने किन 
राज्यों की किस क्रम से जीता अथवा जीतने का यत्न किया १ 

२, पृथ्वीराज चौहान की म॒त्यु के बाद उसके राज्य का कौन सा अंश गोरी के 
अधीन हुआ ओर कौन सा अंश स्वतंत्र बचा ? केसे 

२. लखनौती की तुक सल्तनत कैसे स्थापित हुईं १ उसका विस्तार कहाँ से कहाँ 
तक था १ 

४ सम्राट्‌ जयच्चन्द्र के युद्ध में मारे जाने पर उसके साम्राज्य का कीन सा अंश 
तुर्कों के अधीन चला गया तथा बाकी कैसी स्थिति में रहा £ 

४. चन्द बरदाई के पृथ्वीराजरासो की कहानी को क्‍यों निर्मल मानना पड़ता 
है! बह कहानी कब की बनी है! 

६, अठारह तुक सवारों द्वारा लक्ष्मणप्ेन की राजधानी नदिया पर चढ़ाई और 
वहाँ से राजा लक्ष्मणसेन के भागने की कहानी किस प्रकार गलत सिद्ध होती है! 


अध्याय २ 
गुलाम गंग पाण्व्य 
... (१२०६-१२६० ई० ) 
$ १. कुतुबुद्दीन ऐबक--शहाबुद्दीन के मरने पर उसके उत्तराधिकारी 
ने दिल्‍ली का राज्य दास कुतुबुद्दीन को सॉंप दिया | उसके. बाद भी. दिल्ली की 


२६२] .. गुलाम गंग पाएड्य ३६७ 


गद्दी पर कई गुलाम बादशाह बैठे, इससे वद गुलाम वंश कहलाता है। ये सब 
गुलाम शासक तुक थे । इस प्रकार दिल्ली की यह सल्तनत तुकों की थी। चार 
बरस के हृट न्यायपूर्ण शासन के बाद कुतुबुद्दोन लाहौर में मर गया (१२१० 
ई० ) | दिल्ली की कुतुबमीनार उसकी स्मारक मानी जाती है | 

6२. अल्तमश--कुतुबुद्दीद का गुलाम और दामाद इल्ठुतमिश 
( जिसके नाम का घिसा रूप अल्तमश है) कुतुबुद्दोन के बेटे आरामशाह को 
हटा कर सुल्तान बन बैठा । तब तक भारत में तुर्कों के जीते प्रदेश कई 
शासनों में बैंट गये थे। लखनोती का राज्य शुरू से ही दिल्‍ली से अलग था । 
गोरी की मृत्यु के बाद से गज़नी भी अलग सल्तनत थी, जो ताजुद्दीन एलदोज 
नामक तुक सरदार को सौंपी गई थी । सिन्ध नासिरुद्दोन कुआचा को मिला था | 
अल्तमश के गद्दी पर 
बैठते ही एलदोज़ ने 
लाहोर से लिया | 
कुबाचा के दाँत भी 
लाहोर पर गड़े थे। 
अल्तमश ने एलदोज़ 
को केद कर लाहोर 
वापिस ले लिया । पीछे 





उसने कुबाचा का भी अल्तमश के कन्नौज-विजय का स्मारक टंका 
उसी तरह दमन किया | [ दिल्‍ली संग्र०; भा० पु० वि० ] 


दूसरी तरफ उसका कन्नौज के सामन्‍्तों से श्रवध की सीमा पर लगातार 

युद्ध जारी था, जहाँ वत्त ? नामक हिन्दू सरदार से लड़ते हुए. एक लाख बीस 

इज़ार तुक सैनिक मारे जा चुके थे । कन्नोज का गढ़ तत्र तक जीता न गया था | 

अल्तमश के प्रशासन में 'वत्त? मारा गया और कन्नोज का गढ़ भी लिया गया । 
इसकी खुशी में उसने नये सिक्के चलाये । 


| उस सिक्‍के का चित्र यहाँ दिया जा रहा है। इसपर के लेख की ठीक व्याख्या 
स्व० राखालदास बनर्जी ने “बॉग्लार इतिहास” में की थी 


इ्द्द८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्ब ८ 


0३. मध्य एशिय। में मंगोल--इसी काल में उत्तरपूरवी एशिया से 
नई प्रचल लहर उठी जिसने दुनिया का नक्शा पलट दिया। जैसे पाँचवीं- 
छठी शताब्दी में हृण-तुक ओर सातवीं में अरब दुनिया को जीतने निकले थे; 
वैसे 'ही अब मंगोलों ने अपनी विजय-यात्रा शुरू की। उनका नेता चिड-हिर हान 
(( चंगेज़ खान ) था । मंगोलों ने तुर्किस्तान के तमाम मुस्लिम राज्यों को उखाड़ 
फेंका (१२१६ ६०), महल और मस्‍्जिदें फेक दीं। अफगानिस्तान को भी चंगेज़ 
ने तर्कों से छीन लिया । इसके बाद पोने दो शताब्दियों तक श्रफगानिस्तान 
मंगोलों के अधिकार में बना रहा और वे दिल्‍ली के तुक्रों के लिए सदा आतंक 
का कारण रहे। यों भारत में स्थापित होने के २५ वष बाद ही तुर्कों का उत्तर- 
'पच्छिमी देशों से सम्बन्ध टूट गया | 

१२२१ ई० में ख्वारिज्म ( खीवा प्रदेश ) के तक शाह जल्ालुद्दोन का 
पीछा करता हुआ चंगेज़ सिन्ध नदी के किनारे आ पहुँचा । जलालुद्दीन सिन्ध में 
भाग आया था | पंजाब और सिन्ध में इससे खलबली मच गई | चंगेज़ भारत 
की गर्मी के कारण सिन्ध नदी से लौट गया। उसके लोट जाने पर ही अ्ल्तमश 
उन प्रान्तों को पूरी तरह वश में कर सका । 

6 ४. अल्तमश का गौड जीतना और मालबे पर चढ़ाई-- 
मुहम्मद-बिन-बख्तियार की मृत्यु होने पर लखनोती में ५-६ बरस की मार-काट 
के बाद खिलजी अमीरों ने गयासुद्दीन उबज़ को गद्दो पर ब्रिठाया था। उसके 
प्रशासन में (१२११-२६ ६०) गोड सल्तनत की सीमा गंगा के पूरव तरफ देवकोट 
तक और दक्खिनपच्छिम तरफ लखनोर तक पहुँच गई। पंजाब और सिन्ध के 
नियन्त्रण के बाद अल्तमश ने त्रिह्दार और गोड की ठुक सल्तनत को भी जीत 
लिया । तब से १२८८ ई० तक गोड प्रायः दिल्ली के अ्रधीन रहा | 

इस प्रकार गाहडवालों को परास्त करने ओर उत्तर भारत के सच्च तुक 
प्रान्तों को एक शासन में लाने के बाद अश्रल्तमश ने पड़ोसी हिन्दू राज्यों की 


# हान या खान मंगोलों में सम्मानसूचक शब्द था। दूसरी जातियों ने उसे 
उन्हीं से लिया । 


२९६] गुलाम गंभ पाणछ्य ३६६ 


तरफ ध्यान दिया | उसने रणथम्मोर और ग्वालियर पर अधिकार किया शरीर 
परमर्दी चन्देल के बेटे 
त्रलोक्यवर्मा पर चढ़ाई .कर 
जमीती को लूटा ( १२३३- 
३४ ई० )। तत्र मालवे पर 
चदाई कर उज्जैन और भेलसा 
भी लूटे ( १२३४ ६० )। 
6 ५, मेवाड़ के शुहि- अल्तमश के गोड-विजय का स्मारक टंका 
लोत--मालवे से श्रल्तमश ६ईस्लाम में जन्तुओं की मूरतें बनाना वर्जित था, 
गुजरात की तरफ बढ़ा । रास्ते. इस सिक्के से प्रकट है कि अल्तमश ने उस 


कह हे निषेध की परवा नहीं की । 
में उसने मेत्राड़ की राजधानी [ बर्लिन अप नहाने राइट के अन्य से ] 
नागदा को, जो झ्रधघुनिक एक- 
लिंग की जगह पर थी, उजाड़ डाला। पर राजा जैजत्रसिंद से हार कर उसे लौदना 
पड़ा। मेवाड़ का नाम इसके बाद इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ। सुराष्ट्र के मैत्रक 
वंश [७, १ $ ३] में भठाक का पोता राजा गुदसेन या गुदिल हुआ था। मेवाड़ 
के राजा उसी के वंशज थे । वे पदले गुजरात के चालुक्यों के सामन्‍त थे | १२त्रीं 
शताब्दी के अन्त में गुजरात के कमज़ोर होने पर वे स्व्रतन्त्र हो गये और इस 
स्वतन्त्र हैसियत में उन्होंने अनेक बार दिल्ली के तुर्क का सामना किया | 
अल्तमश के नागदा को उजाड़ने के बाद चित्तोड़ मेवाड़ की राजधानी बनी । 

$ ६. रज़िया और नरसिहदेव--मालवा-मेवाइ की चद्ाइयों से 
लोग कर अल्तमश मर गया ( १२३६ ई० )। वह कह गया था कि उसकी बेटी 
रज़िया उसकी उत्तराधिकारिणी हो । लेकिन तुक सरदारों ने उसके एक बेटे को 
गद्दी दी | छुदद मास बाद वह उनके हाथ मारा गया । तन्न कुमारी रजिया गद्दी पर 
बैठी । वह कुशल और बीर स्री थी। मर्दाति कपड़े पदन कर खुले मुँह दरबार 
में बेठती ओर युद्ध में सेना का संचालन भी करती । किन्तु किसी स्री के शासन 
में उस ज़माने के तुर्क कहाँ रह सकते थे ? उन्होंने फिर बगावत की, जिसे दत्नाते 
हुए, रजिया मारी गई ( १२४० ई० )। उसके बाद उसका एक भाई सुल्तान 

भा०-२४ 





३७० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ८ 


बना । डेट बरस बाद वह भी मारा गया और उसके एक भतीजे को राज मिला | 
चार बरस बाद उसकी भी वही गति हुई । 

इस बीच दिल्ली सल्तनत की बड़ी दुदंशा रही । चौहान राजा वाग्मट ने 
रणथम्मोर वापिस ले लिया | बंगाल तथा मुलतान-सिन््र के प्रान्त अलग हो 
गये थे | बिहार के हिन्दू सरदार स्वतन्त्र हो गये थे | पंजाब के बड़े भाग पर 
खोकरों ने अधिकार कर लिया था। गंगा-जमना दोआात्र में भी अनेक हिन्दू 





कोणाक के सूय-मन्दिर में घोड़े की मूत्ति 
नरसिंहदेव के विजयों का सुन्दर स्मारक | [ भा० पु० वि० ] 


सरदारों ने सिर उठाया । दिल्ली से ब्रिलकुल लगे हुए अलवर प्रदेश ( प्राचीन 
मत्स्य देश ) में मेव लोग रहते हैं जिससे वह मेवात कहलाता है। मेत्रों या 
मेत्रातियों ने दिल्ली पर धावे मारना ही अपना धन्धा बना लिया था। उत्तर- 
पच्छिम से अफगानिस्तान के मंगोल गज़नी से मुलतान के रास्ते दक्िखनी 
पंजाब और सिन्ध पर धावे मारते थे। १२४१ ई० में उन्होंने लाहौर पर 
घ्टाई. कर वहाँ तुर्की की बड़ी'मार-काट की । 


२६७ |] गुलाम गंग पाण्ड्य २७१ 


उधर पूरवी सीमान्त पर भी वैसी ही जिपत्ति उपस्थित थी। उड़ीसा के 
गंग-वंशी राजा नरतिंहदेव शम ने गोंड पर चढाई की। केवल ५० उड़िया 
सवारों और २०० पैदल सैनिकों के एकाएक आक्रमण करने पर तुक सेना सीमान्त 
का एक गढ़ छोड़ कर भाग गई | नरसिंहदेव के सेनापति सामन्तराज ने तुर्को 
से लखनोर का गढ़ छीन लिया | गंगा के उत्तर भी तुर्कों की नहाँ तहाँ हार हुई 
ओर सामनन्‍्तराज ने लखनौोती पर घेरा डाल दिया । अन्त में अ्रबध से तुक सेना 
आने पर उसे लोटना पड़ा ( १२४४ ई० )। मेदिनीपुर हावड़ा और हुगली 
ज़िले नरसिंहदेव के अधीन रहे | यह नरसिंह ( १२३८-६४ ई० ) अ्नन्तवर्मा 
चोब्ठगंग [ ७,६६२ ] के पोते का पोता था | अपने विजयों की याद में इसने 
उड़ीसा के समुद्रतट पर कोणाक का सूर्य-मन्दिर बनवाया । 

९७9. बलबन--१२४५ ई० में फिर मंगोलों के एक दल ने उच्च के 
गद को घेर लिया | तत्न अल्तमश का दामाद गयासुद्दीन बलबन सेना ले कर 
उनके विरुद्ध बढ़ा ओर उन्हें मार भगाया। दिल्ली की गद्दी पर सरदारों ने अन्र 
रजिया के छोटे भाई नासिरुद्दीन महमूद को बैठाया । उसने बलबन को श्रपना 
मन्त्री नियुक्त कर राजकाज उसके द्वाथ सौंप दिया। तत्न से दिल्ली के शासन 
में फिर जान पड़ी | 

बलबन ने सुलतान के साथ खोकरों पर चढ़ाई की ( १२४७ ई० )। 
नासिरुद्दीन को चनात्र पर छोड़ कर वह खोकरों के देश में घुसा, और घिन्ध के 
किनारे उसने उनके राजा जसपाल सेद्दरा को दृराया | किन्तु खोकरों ने सिन्ध 
ओर जेहलम के बीच तमाम बस्ती शोर खेती उनाड़ दी थी, इससे बलत्नन को 
शीघ्र लोटना पड़ा | वहाँ से लोट कर उसने गंगा-जमना-दोआाब ओर मेबरात पर 
चढ़ाइयाँ कीं, ओर रणथम्मोर को वापिस लेने की विफल चेष्या की | 

नासिरुद्दीन ने मालवा ओर जम्मौती की सीमा पर के नरबर चन्देरी 
तथा कालंजर प्रदेशों पर भी धावे मारे। वह इनपर अधिकार न कर सका, तो 
भी काफी लूट उसके हाथ लगी | 

१२५७ ३० में मंगोलों का एक दल मुलतान ले कर सतलन तक आ 
पहुँचा और बड़ी मुश्किल से वापिस किया गया । यह ध्यान देने की बात है कि 


0 
३७२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [पर ८ 


इस युग में अफगानिस्तान और दिल्ली के ब्रीच का रास्ता मुलतान हो कर जाता 
था। उत्तरपच्छिम पंजाब के गकखड़ खोकर आदि लोग कभी दिल्ली के श्रधीन 
नहीं हुए। इसी कारण दिल्ली सल्तनत का मुलतान उच्च वाला इलाका एक तरफ 
को बढ़ा हुआ था और मंगोलों को अधिक आकर्षित करता था। ब्यासा नदी तन्र 
सतलज में मिलने के ब्रजाय मुलतान के नीचे चनात्र में मिलती थी, जिससे 
रावी ओर सतलजे के बीच आज जो बार (बाँगर, सूख्री ऊँची जियाबान भूमि) 
है; वह हरा भरा प्रदेश था | इन कारणों से सीमान्त का रास्ता तब्र गज़नी से 
उच्च मुलतान प्रदेश और दीपालपुर हो कर दिल्‍ली पहुँचता था | दीपालपुर तत्र 
ब्यासा के किनारे दिल्ली सल्तनत का बड़ा सीमान्त नाका था। सीमान्‍्त का रास्ता 
उधर से होने के कारण नागोर औंर ग्रजमेर भी तब सरहद के नजदीक पड़ते थे। 

नासिरुद्दोन महमूद के राज्यकाल में लखनोती के हाकिम उज़त्रक ने 
गंगा के दक्खिन नदिया तक ओर उत्तरपूरव वधनकोट (ज़ि० बगुड़ा ) तक 
तुर्क राज्य की सीमा पहुँचा दी ( १२५५४ ई० )। उसने कामरूप पर भी चदाई 
की, पर वहाँ उसकी वैसी ही गत बनी जैसी मुहम्मद-त्रिन-बख्तियार की बनी थी, 
ओर वह कामरूप के राजा की कैद में मरा । 

दोआाब मेवात ओर कटहर ( आधुनिक रुहेलखंड ) के हिन्दुओ्रों के 
साथ संबष अभी जारी था। इसलिए १२५६-६० में बलबन ने उनपर फिर 
चदाइयाँ कीं, ओर १२०००० मेवों को मार डाला । १२६४ में उसने कहर 
पर चदढाई की | 

१२६६ ई० में नासिरुद्दीन को मृत्यु होने पर बलब्नन स्त्रयं सुलतान चना | 
मेवात दोआाब और कटहर की स्थिति में कोई सुधार न हुआ था। मेत्र तो अन् 
हेमालय की तराई तक ओर दिल्‍ली शहर के भीतर तक धावे मारने लगे थे। 


* वैदिक काल में ब्यासा आजकल की तरह सतलज में मिलती थी, किन्तु 
आठवीं शताब्दी से पहले [3,३६६ ] वह अपना मार्ग बदल कर चनाब में 
मिलने लगी थी। यह परिवत्तन ठीक कब से हुआ इसका पता नहीं । अठारहवीं शताब्दी 
के मध्य से वह फिर सतलज में मिलने लगी। उसके पुराने घूखे पाट के चिह्न अब भी 
मोजूद हैं। उन्हीं के अनुसार इस प्रकरण के नकशों में ब्यासा अंकित की गई है। 


२४७] गुलाम गंग पाण्ड्य ३७३ 


उनके कारण दिल्‍ली की पनिदारिनों का कुश्रों पर जाना दूभर हो गया था और 
शहर के पच्छिमी दरवाजे सन्व्या से पहले ही बन्द कर देने पड़ते थे। बलबन ने 
दिल्‍ली के पड़ोस के वे सत्र जंगल साफ कर दिये जिनमें मेव शरण पाते थे। 
उसने दोआाब ओर कटहर पर भी फिर चढ़ाइयाँ कीं । 

बलबन यों दिल्‍ली के पास-पड़ोस को वश में करने में लगा था कि एक 
मंगोल सरदार ने कश्मीर के रास्ते से उतर कर उससे लाहोर का प्रान्त छीन 
लिया | उसका वृत्तान्त हम आगे कहेंगे । दिल्ली सल्‍्तनत की सीमा यों उत्तर- 
पब्छिम तरफ सतलज तक रह गई। किन्तु पब्छिम ओर दक्खिनपच्छिम मुलतान 
ओर सिन्ध अभी उसमें बने हुए. थे | बलब्नन ने अपने बेटे मुहम्मद को मंगीलों 
पर निगाह रखने को मुल्लतान का हाकिम बनाया | 

अल्तमश को तरह बलबन ने भी मालवे की तरफ से गुजरात पर चढ़ाई 
करने का जतन किया, पर रास्ते में चित्तोड़ के राजा समरत्तिह ( १२७३-१३० २ 
ई० ) से हार कर लोग आया ! 

लखनीती में भी बलबन ने अपने एक विश्वासपात्र को नियुक्त किया 
था। उसने कामरूप ओर उड़ीसा पर चदाइयाँ कीं, जिनमें उसे बड़ी लूट मिली। 
इससे उसका दिमाग फिर गया और बलबन को पब्छिमी सीमन्‍्त पर व्यस्त देख 
वह मुगीसुद्दीन तोगरल नाम से स्वतन्त्र बन ब्रैठा। उसके खिलाफ दो बार 
सेना भेजने के बाद बलबन ने स्थयं उसपर चढ़ाई की। तोगरल तत्र लखनोीती से 
भाग निकला । बलबन ने सोनारगाँव की तरफ बढ़ कर राजा दनुजराय से, जो 
पूरवी ओर दक्खिनी बंग।ल का स्वामी था, वचन लिया कि वह उधर के किसी 
जल-माग से तोगरल को भागने न देगा । फिर उसने तोगरल का पीछा कर 
उड़ीसा की सीमा पर उसे जा पकड़ा, ओर लखनोती के बाज़ार में खुली फॉसियाँ 
टाँग कर विद्रोहियों को लटकवा दिया ( १२८२ ई० )। अपने बेटे नासिरुददोन 
महमूद उ्फे बुगरा को गौड का हाकिम बना कर वह दिल्ली लौट आया । 

१२८४ ई० में युवराज मुहम्मद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा 
गया । फारसी ओर हिन्दी का प्रसिद्ध कवि मलिक खुसरो, जो मुहम्मद का साथी 
था, उसी लड़ाई में केद हुआ । दूसरे बरस बलबन भी चल बसा। मरने से 


३२७४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पब ८ 


पहले उसने बुगराखाँ. को दिल्‍ली की सल्‍्तनत सौंत्नों चाही, पर बुगरा ने उस 
काँटों के ताज से गौड की सूबेदारी अधिक आराम की समभी | बुगरा का बेटा 
कैकोबाद चार बरस ही दिल्ली की गद्दी को कलंकित कर पाया था कि जलालुद्दीन 
खिलजी नामक सरदार ने उसका काम तमाम कर उसकी लाश जमना में 
फेंकवा दी | इस तरह दिल्ली में गुलाम वंश का अ्रन्त हुआ ( १२६० ई० )। 

$ ८, चोत् राज्य का टूटना, पाण्डय राजवंश का उदय--हम 
देख चुके हैं कि बारहवीं शताब्दी के आरम्म में समत्रा दक्खिन भारत चालुक्य 
ओर चोढ् राज्यों में बैटा था; पर उस शताब्दी के अन्त तक चालुक्य राज्य टूट 
कर महाराष्ट्र ( देवगिरि ) आन्ध्र ( श्रोरंगल ) ओर कर्णाटक ( धोरसमुद्र ) के 
अलग श्रलग राज्य हो गये थे । चोढ राज्य में तत्र तमछ और केरल प्रान्त 
बचे थे। १३वीं शताब्दी की मुख्य घटना है चोढ् राज्य टूट कर उसके स्थान 
पर पांड्य राज्य का स्थापित होना । 

राजराज रेय के शासन-काल ( १२१६-४५ ई० ) मे १२२४ ई० से 
पहले उसके मदुरा के सामन्त मारवमा सुन्दर पांड्य ने ठेठ चोछ देश अर्थात्‌ 
कावेरी कांठे पर चदाई कर उरैपुर ( तिरुचिरप्पल्ली ) ओर तांजोर को ले लिया, 
कोंगुदेश ( कोयम्बतूर ) पर अपना प्रभाव स्थापित किया और चिदम्बर्मू तक 
चदाई की | तब चोढ् राजा को उत्तर तरफ भागना पड़ा जहाँ कुड्डलूर के उसके 
पन्नव सामन्त ने उसे केद कर लिया | राजराज चोढछ ने तब अपने सम्पन्धी 
होयसल राजा वीरनरसिंह रय ( १२१८-३५ ई० ) की सहायता से मुक्ति पाई। 
१२४४ ई० में राजराज ओर उसके भाई राजेन्द्र रेय में युद्ध छिड़ा । तब फिर 
राजराज ने वीरनरसिह के बेटे वीरसोमेश्वर से मदद ली। राजराज मारा गया 
ओर राजेन्द्र ने गद्दी पाई। किन्तु वीरसोमेश्वर ने अत्च श्रीरंगम के ५ मील 
उत्तर खंडनपुर ( बरण्णनूर ) में छावनी डाल दी और कर्णाटक पठार के साथ 
लगा हुआ कावेरी तक का तमिक् प्रदेश दखल कर लिया | तभी ओरंगल के 
काकतीय राजा गणपति ( १९००-१२६० ई० ) ने नेल्लूर से कांची तक का 
उत्तरी तमिछ प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया | 

8९, जटावर्मा पांड्य--राजेन्द्र ने गणपति से अपना प्रदेश वापिस 


२६९१० ] गुनाम गंग प/श्ड्य ३७४ 


लिया, और सोमेश्वर की भी कुछु रोकथाम करके २१ बग्स राज किया (१२४६- 
६७ ई० )। परन्तु इस बीच मारवर्मा का दूसरा उत्तराबिकारी जटावर्मा सुन्दर 
पांडय ( १२२१-७४ ई० ) अपनी शक्ति बढ़ा रहा था । उसने पहले केरल को 
अ्धोन किया; फिर कावेरी काँठे पर चढ़ाई कर राजेन्द्र चोढठ को करद बनाया | 
उसने सोमेश्वर को कण्णनूर से भगा दिया और कोंगुदेश को जीत लिया । उधर 
उसके भाई बीर पांड्य ने इस काल तक सिहल को जीत लिया था | उत्तर तरफ 
बढ़ कर जटावर्मा ने कांची जीत ली शोर नेल्जूर तक समूचे तमिर प्रदेश को 
दखल किया । उत्तरी पेणणार को पार कर उसने तैलंग गणपति को उसी के देरशा 
में हराया और कृष्णा पार भगा दिया | तभी गणपति की मृत्यु हुई ओर उसकी 
बेटी रुद्रम्मा झ्रान्ध्र देश की गद्दो पर बैठी। जटावर्मा ने उससे लड़ाई नहीं की । 
लोटते हुए. उसकी सोमेश्वर से फिर लड़ाई हुईं, जिसमें सोमेश्वर खेत 
हा (१२६२ ई० )। तब जटावमां ने श्रीरंगम्‌ के मन्दिर में प्रवेश कर 
उसे १८ लाख सुवण मुद्रा का दान दिया। श्रीरंगम्‌ तिरविरप्पल्जी का उपनगर 
है, जो कावेरी के बीच टापू पर बसा है। समूचा नगर अब रंगनाथ के 
विशाल मन्दिर के सात परकोटों के बीच आबाद है ओर उस मन्दिर का 
अंश जान पड़ता है। जटातर्मा ओर उसकी रानी चेरकुलवल ती की सादी मूर्चियाँ 
उस मन्दिर में अब भी विद्यमान हैं | 
३१०. रुद्रस्मा--रानी रुद्रम्मा ने द्ान्ध्र देश पर ३१ बरस राज किया 
( १२६०-६१ ईं० ) | उसके बाद अपने पोते प्रतापरुद्र को राज दे स्वयं निवृत्त 
हो गई। मार्कों पोलो नामक इतालवी यात्री १३वीं शताब्दी के अन्त में स्थल 
के रास्ते इतालिया से चीन तक गया था। कुत्रलै खान मंगोल के दूत-मंडल में 
वह भारत भी आया | रुद्रग्मा के बारे में वह लिखता है कि वह बड़ी विवेक- 
शील और न्यायपरायण स्री थी, “ओर उसकी प्रजा उसे ऐसा चादती थी जेता 
पहले किसी राजा या रानी को नहीं । *"' और इस राज्य में बढिया नफीस कपड़े 
बनते हैं, जो सचमुच मकड़ी के जाले से लगते हैं। दुनिया का कोई राजा या 
रानी ऐसा नहीं है जो उन्हें पहन कर खुश न हो ।” रुद्रम्मा के राज्य में हीरे की - 
खाने थीं | उन हीरों के विषय मे मार्का पोलो ने अनेक कहानियाँ लिखी हैं | 


३७६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव८ 


. $११. कुलशेखर पांड्य--जटावर्मा के उत्तराधिकारी मारवर्मा कुल- 
शेखर ने १३११ ६० तक राज्य किया | वद तमितछ देश का अत्यन्त समृद्धि का 
युग था| अरत्र लोग, जो उस काल में युरोप और चीन के बीच मुख्य व्यापारी 
थे, तमितनाड को संसार का सबसे समृद्ध देश मानते थे । खम्मात से कनारा 
तक का भारत का पब्छिमी तठ उन्हें पसन्द न था, क्योंकि वहाँ समुद्री डाकुश्रों 
के अनेक अडडे थे, ओर उसके अलावा वहाँ यह कायदा था कि यदि कोई 
जहाज विप्रनष्ठ हो कर किसी इन्द्र पर आ लगे तो वह वहाँ के राजा का हो जाता 
था। इसके विपरीत केरल तमिछ और आनन्‍्ध्र तटों पर विदेशी व्यापारियों को 
अनेक सुविधाएँ थीं। राजा गशपति के वे शासनपत्र ग्भी तक विद्यमान हैं 
जिनमें उसने विदेशी व्यापारियों को आश्वासन दिलाया है कि उसके राज्य में 
उनसे कूपशुल्क! (देश की सीम। पर ली जाने वाली चुज्नो) के सिवाय और कोई 
चुंगी न ली जायगी । वैसी ही सुनिधा तमिछदेश में भी थी। इसी से “कूज्षम 
( कोललम ) से निलावर ( नेल्लूर ) तक” के प्रदेश को श्रर्थात्‌ केरल और 
तमिछनाड को अरब लोग मश्नबर”? यानी रास्ता कहते थे--बह उनके लिए 
चीन जाने का खुला रास्ता था | इस मश्रबर में तीन बड़े बन्द्रगाह तब्न प्रतिद्ध 
थे--रामेश्वरम्‌ का पद्रण, देवीपट्रणम्‌ तथा ताम्नपर्णी के मुहाने में कायल- 
पद्णम्‌ | चीन और महाचीन की अद्भुत कला की वस्तुएँ और हिन्द और 
सिन्ध की सब उपज लादे हुए जंक कहलाने वाले जहाज, जो पानी पर हवा के 
पंख फैलाये हुए पहाड़ से लगते थे”, सदा इन पद्णों को घेरे रहते थे। ओर- 
मुज़ ईरान ओर अरब से वहाँ बड़ी संख्या में घोड़े आते थे। राजा कुलशेखर 
हर साल १० हज़ार घोड़े ईरान ओर अरब में खरीदता था, जिसके लिए ईरान 
की खाड़ी में केस टापू के सरदार मलिक जमालुद्दीन को ठेका दिया गया था। 
जो घोड़े राह में मर जाते उनके दाम भी कुलशेखर चुका देता था। जमालुद्दीन 
की एक कोटी कायलपद्मणम्‌ में थी, जहाँ उसका भाई रहता था। उसे इन 
पदणों के कूपशुल्क का ठेका भी दिया गया था। अ्ररत्र लोगों की दृष्टि में 
“इगान की खाड़ी के द्वीपों ओर ईराक से रोम और युरोप तक सब्र देशों को 
समृद्धि मअझबर पर निर्भर थी।” राजा 'खलेस देवर” ( कुशशेखर देव ) के 


२६९१४ ] गुलाम गंग पाण्ड्य ३७७ 


न्याय शासन की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है | 

$ १२, बघेल-सोलंकियों का उदय--आ्रान्त्र और महाराष्ट्र के उत्तर 
तरफ उड़ीसा के गंगों और गुजरात के चालुक्यों का सम्बन्ध उत्तर और दक्खिन 
दोनों से था। जन्च अल्तमश गुजरात पर चढ़ाई करना चाहता था तभी 
देवगिरि का राजा सिंघण भी उसपर घात लगाये था। भोला भीम के मन्त्री 
वीरधवल ने दोनों से गुजरात को बचाया । भीम के उत्तराधिकारी से १२४३ 
इ० में बीरधवल के बेटे ने राज्य छीन लिया। वीरघवल भी गुजरात के सोलंकियों 
की दूसरी शाखा में से था। उस शाखा के पास व्याप्रपल्ली या बचेल गाँव 
की जागीर थी | इस कारण ये बघेल-सोलंकी कहलाये | 

6१३. चेदि राज्य का ह्टना--महाराष्ट्र ओर उड़ीसा के बीच त्िपुरी 
का चेदि राज्य था, जिसकी स्वाभाविक सीमा वर्धा नदी से मगध के दक्खिन- 
पच्छिम तक थी। उस राज्य पर कोई तुर्क आक्रमण नहीं हुआ, तो मी १२वीं 
सदी के अन्त में वह आप से आप छिन्न-भिन्न हो गया, और उसके इलाकों 
में जहाँ तहाँ छोटे मोटे सरदार खड़े हो गये | उत्तरपूरवी चेदि में गुजरात के 
बघेल सोलंकियों की एक शाखा जा बसी, जिससे वह प्रदेश बघेलखंड कहलाने 
लगा | इन बचघेलों ने जकौती के चन्देलों से कालंजर ले लिया | मद्यकोशल 
अथांत्‌ छुत्तीसगढ में चेदि राजबंश को एक छोटी शाखा राज करती थी। उनकी 
राजधानी रलपुर थी | 

6६ १४, मालवे के परमार और जभोौतो के चन्देल--बारदवीं 
शताब्दी में गुजरात के सिद्धराज जयतिह ने मालवे को जीत लिया था 
[ ७, ६ $ ५ |। पर तेरहवीं शताब्दी में वहाँ के परमार राजा ने फिर स्थानीय 
सरदार रूप में सिर उठाया। दिल्ली सल्तनत और मालवे के बीच रणथम्मोर का 
चोद्दान राज्य बना रहने से इनकी स्व्राधीनता बनी रही । 

जभोती के चन्देल राज्य से प्रथ्वीराज ने जब्च धसान नदो तक का प्रदेश 
ले लिया था तभी से उसका सम्बन्ध उत्तर के मैदान से टूट गया था। फिर 
उससे कालपी का मैदान ओर कालंजर भी छिन गया, तो भी बाकी प्रदेश में 
चन्देलों की शक्ति बनी रही | दिल्ली के गुलाम वंश के तमकालीन जभौती में 


श 
३७८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ८ 


केवल दो राजाओं त्रेलोक्यवर्मा ( १९१२-६१ ई० ) और बीरवर्मा ( १२६१- 
प्प६ दे० ) ने राज्य किया । 

$ १५७, गंग सेन कर्णाट राज्य--उड़ीसा के गंग राजा इस शताब्दी 
में बड़े प्रबल रहे | आन्ध्र ओर छुत्तीसगढ़ की सीमा से हुगली जिले के मन्दारण 
गढ़ तक उनका राज्य था। उनकी राजधानी जाजपुर थी, जिसके नाम से फारसी 
लेखक उन्हें जाजनगर के राजा कहते थे | 

सुत्॒णंग्राम के सेन राजा इस शताब्दी भर दुबल रहे | गौड के तुर्कों के 
अलावा अराकान के मग भी उनके राज्य पर धावे मारते रहे । १२३८ ई० में 
कामरूप राज्य से, जैसा हम अभी देखेंगे, पूरवी असम छिन गया और बंगाल 
में भी वह राज्य अन्तिम साँस ले रहा था। तिरहुत में नान्यदेव के वंशज कर्णाट 
राजाओं ने दिल्‍ली ओर लखनोती के बीच खुले मैदान में अपनी स्वतन्त्रता 
बनाये रक्‍खी। 

6 १६. कश्मीर और अन्य पहाड़ी राज्य--कश्मीर राज्य का इस 
युग का पूरा इतिहास उपलब्ध है। बारहवीं शताब्दी के उत्तराध में डामरों 
( जागीरदारों ) के उपद्रवों ओर गज्याधिकारियों की भ्रश्टता और तुच्छुता को 
वहाँ के दुबल राजा नहीं दवा सके, जिससे राज्य की बड़ी दुर्दंशा रही | किस्तु 
११६६ से १२७२ ईं० तक वहाँ चार शक्त राजा हुए जिन्होंने डामरों को दबा 
कर सुशासन जारी रक्खा । उसके बाद राजा लक्ष्मण या लक्ष्मदेव के गद्दी पर 
बैठते ही शासन-यन्त्र फिर ठीला पड़ गया | तभी एक मंगोल सरदार ने कश्मीर 
पर चदाई की | लक्ष्मरेव कश्मीर के पूरबी छोर पर लिदर दून में भाग गया 
जहाँ उसका सवा तेरह बरस (१२७३-८६ ) नाम का प्रशासन रहा। कश्मीर 
इस बीच लुय्ता उजड़ता रहा ।* 


अमरनाथ पवत से निकलने वाली नदी जिसके तट पर प्रसिद्ध स्वास्थ्य-स्थान 
'पदलगाम बसा है। संस्कृत लेदरी । 

# इस परिच्छेद तथा बथे ५वें अध्य/यों के कश्मीर विषयक परिच्छेदों के विषय 
की विशेष विवेचना के लिए देखिए जयचन्द्र विद्यालंकार ( १६५६ )--भारतीय इतिहास 
की मीमांसा, नवपरिशिष्ट ४ इ उ ( पृ० ३७१---४४७ )। 


२९९१७ ] गुलाम गंग पाण्ड्य ३७६ 


कश्मोर के पूरव नेपाल तक पहाड़ में छोटे छोटे हिन्दू राज्य बने रहे 
पर उन सभी का जीवन अपने संक्रीण दायरों में ही बन्द रहा | 

$ १७, अफगानिस्तान की दुदशा, नगोदर को कश्मोर चढ़ाई 
ओर लाहौर पर अधिकार--मंगोलों का साम्राज्य मध्य और पच्छिमी 
एशिया होते हुए युरोप के पूरवी माग तक में फैल गया। मध्य एशिया का 
शासन चंगेज़ के छोटे बेटे चगतइ को सोंवा गया था। अफगानिस्तान मंगोल 
साम्राज्य का दक्खिनी सीमा-प्रदेश था, जहाँ उन्होंने नियमित शासन स्थापित 
न किया। तेरहवीं शताब्दी में वहाँ ग्रव्यवस्था मची रही। वंक्चु और सिन्‍्ध 
नदियों के बीच के सत्र प्रदेशों को ग्र्थात्‌ बलख बदख्शों ठेठ अफगान प्रदेश 
झोर पच्छिमी गन्धार को “करोना” लुटेरे बरबाद करते रहे। समकालिक 
इतालवी यात्री मार्को पोलो ने उस बरबत्रादी का आँखों देखा वर्णन किया है। 
करौना “” भारतीय माताओं के ता्तार प्रिताओं से पुत्र थे।? भारतीय से 
अभिप्राय यहाँ स्पष्ट ही मध्य एशिया और अफगानिस्तान के भारतीयों से है 
ओर तातार का अर्थ अल्तइक वंरा के लोग अर्थात्‌ तुक ओर मंगोल दोनों है । 
करोना उनके मिश्रण से पैदा हुए; दोगले थे । उनके नेता की स्वात कश्मीर 
पंजाब चढ़ाई का वर्णन मार्को पोलों ने यों किया है ।-- 

इन बदमाशों का राजा नगोदर था। नगोदर बड़े खान के भाई 
चगतइ के दरबार में १० हज़ार सवारों के साथ आया । चगतइ उसका ताऊ 
(अथवा मौसा या मामा) था | *“* उसका ताऊ जब्र बृद्दत्तर अरमिनिया में था, 
तब नगोदर अपने सवारों सहित भाग गया, पहले बदरुशाँ में, फिर '*' (हिन्दकोह 
को मंडल घाटे से पार कर ) दीर (स्वात बुनेर ) अग्रोर ( उरशा अथवा 
हज़ारा के पच्छिमी अंश की दून जो कश्मीर के अ्रधीन थी ) कश्मीर | वहाँ 
सड़के बहुत तंग ओर खतरनाक होने से उसके बहुत घोड़े और आदमी मरे। 
इन सब प्रान्तों को जीत कर वह भारत घुसा लाहोर प्रान्त के किनारे पर | उस 
नगर को वहाँ के राजा गियासुद्दीन ( बलबन ) सुल्तान से, जो बड़ा शक्तिशाली 

4 स्थानों और व्यक्तियों के नाम जो मार्को पोलो ने अपने उच्चारण के अनुसार 

लिखे हैं, उन्हें मूल रूप देते हुए। 


३८० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ प्व॑ ८ 


दब] 


ओर धनाठ्य था, छीन कर वहाँ बैठ गया | वहाँ अब नगोदर अपनी सेना के 
साथ रहता है ।” 

यों नगोदर बदख्शाँ से कूनड़ स्वात नदियों की दूनों द्वारा भारत में घुसा 
आझोर लग० १२७३-८६ ई० में स्वात कश्मीर ओर लाहोर उसके शासन में 
रहे । कश्मीरी इतिहास में उसका नाम कज ज्ञ तुरुष्क है। उसके पीछे कश्मीर 
में तो लक्ष्मदेव के वंशजों का राज्य किर स्थापित हुआ, बाको प्रदेशों में कैसे 
क्या परिवत्तन हुआ इसपर अभी तक ठीक ठीक प्रकाश नहीं पड़ा । 

अभ्यास के लिए प्रश्न 

१. अल्तमश के कन्नोज-विजय-स्मारक सिक्कों से क्या सिद्ध होता है ? वे सिक्के 
किस घटनावली के परिणामस्वरूप निकाले गये ! 

२. चंगेज़ खान कब हुआ ? उसने मभ्य एशिया में क्या परिवत्तन किया ? भारत 
के किस अंश तक वह आया / उसके काय का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा : 

३. मेवाड़ के गुहिलोत कीन थे ? वे पहलपहल कब कैसे प्रसिद्धि में आय १ 

४. कीणाक मन्दिर किस राजा ने बनवाया £ उस राजा के विषय में आप और 
क्या जानते हैं : 

५. ११वीं शताब्दी की किन्हीं दो ऐसी रानियों का वृत्तान्त लिखिए जिन्होंने भारत 
के किसी बड़े प्रदेश पर राज किया हो । 

६. दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के युग में पंजाब की स्थिति को स्पष्ट कीजिए । 

७. दीपालपुर दिल्ली सल्तनत का सीमान्त नाका केसे था वह किस नदी के तट 
पर था ? अब उसके तट पर क्‍यों नहीं है: 

८, अरब लोग मअबर? किस प्रदेश को कदत थे £ वहां के राज्य का संक्षिप्त 
विवरण लिख कर बताइए कि इराक रोम और योरप तक सब देशों की समृद्धि 'मअबर' 
पर क्यों निर्भर थी ४ 

६. चेदि राज्य कब ओर क्यों टूटा १ उत्तरपूरवी चेदि का नाम बघेलखंड कब 
किस कारण पड़ा १ 

१०. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए--(१) खोकर (२) भेव (३) बलबन की 
लखनौती चढ़ाई (४) बघेल सोलंकी (५) जाजनगर (६ ) कज्जल तुरुष्क (७) मार्को पोलो + 

११, तेरहवीं शताब्दी में निम्नलिखित के इतिहास का संक्षिप्त ब्यौरा दीजिए-- 
(क) द्राविड-भाषो भारत (ख) चेदि और जमीती (ग) उड़ीसा, बंगाल, बिदार । 





अध्याय ३ 
मंगोलों का विश्व-साम्राज्य ओर परला हिन्द 


$ १, मंगील साम्राज्य का विस्तार--चंगेज़ खान सन्‌ १२०३ मे 
मंगोलों का खान बना, श्रोर १२१६ ई० तक उसने उत्तरी और मध्य एशिया 
से पच्छिमी एशिया तक सब्र तुक राज्यों को उखाड़ फेंका। १२२७ ई० में 
उमकी मृत्यु पर मंगोल साम्राज्य प्रशान्त महासागर से रूस बुन्नगारिया 
ओर हुनगारी के अश्रन्द्र तक पहुँच चुका था। अफगानिस्तान लेने के बाद 
चंगेजखाँ ने भारत हो कर कामरूप के रास्ते वापिस जाने का इरादा किया, पर 
हमारे देश की गर्मी वह न सह सका ओर लोट गया। अफगानिप्तान में अन्र 
जो हज़ारा नाम के लोग हैं, वे चंगेज़ के मंगोलों के ही वंशज हैं । 

चंगेज़ के वंशज उसी की तरह प्रतापी हुए। चंगेज़ के बाद उसके बेटे 
ओगोतइ ने राज्य किया ( १२२७-४१ ई० ), फिर श्रोगोतइ के भतीजे मानकू 
खान ने ( १२४१-५६ ई० ), ओर उसके पीछे मानकू के भाई कुबलेखान ने 
( १२५६-६४ ई० )। इनके काल म॑ मंगोल साम्राज्य प्रशान्त महासागर से 
बाल्तिक सागर ओर दक्खिनी चीन सागर तक फैल गया । साम्राज्य की राजधानी 
मंगोलिया में ही रही । 

सोता-तारीम का काँठा, वंत्तु:सीर दोग्राब, बलख श्लोर गज़नी प्रान्त 
चंगेज़ के बेटे चगतइ को दिये गये, जिससे उस सारे देश का नाम ही बाद में 
चगतइ पड़ गया, श्रोर वहाँ के तुक भी चगतइ तुक कहलाने लगे। ओगोतइ 
ओर मानकू के प्रशासनों में साया चीन भी जीत लिया गया | मानकू के भाई 
हलाकू खान की राजधानी तबरेज़ (ईरान) में थी। उसने १२५८ ई० में बगदाद 
के खलीफा मोतसिमब्रिज्ला का वध कर खिलाफत की जड़ उखाड़ डाली | कुबले 
का दूत-सम्बन्ध १२९८६ ई० तक दक्खिन भारत के राज्यों से भी स्थापित हो 
गया | १२८६ ई० में 'मश्नत्रर” के गजा मारवर्मा कुलशेखर ने कुत्नले के पास 
अपने दूत भेजे। कुबले ने अपना बेड़ा सुमात्राजावा को जीतने भी भेजा 
( १२६३ ई० )। वे द्वीप उसके साम्राज्य में शामिल तो न हुए, पर उसकी 


सदर भारतीय इ तहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व ८ 


चढ़ाई से वहाँ के पुराने राज्य समाप्त हो गये | 

6२. परले हिन्द और असम में खीन-किरात जातियों का 
आना--मंगोलों की इस प्रगति से चीन और तिब्बत की अनेक जातियों में भी 
खलबली मच गई, और वे दक्खिन की ओर बढ़ीं। बरमा-स्याम-व्येतनम प्राय- 
द्वीप में चीन-किरात जातियों की प्रधानता तभी से हुई। उससे पहले वहाँ श्राग्नेय 
लोग थे, जिनमें भारतीय प्रवासी खूब घुल मिल चुके थे। चीन से श्रत्र आने वालो 
जातियों में दे ((३)% ओर शान उल्लेखनीय हैं। कम्बुज राष्ट्र का पच्छिमी अंश 
अन्न उनके कारण दइ-देश या स्याम कहलाने लगा। कम्बुज राष्ट्र का उत्तरी 
प्रान्त सुखोदय था [ ७,७६३ ]। तेरहवीं शताब्दी के मध्य में एक दे सरदार 
ने उसे जीत लिया । उस सरदार ने अपना विरुद (राजकीय उपनाम) इन्द्रादित्य 
रक्‍खा। उसके बेटे राम खामहेंग ( लग० १२८३-१२६६ ३० ) ने मेक्रोढः नदी 
आर मलाया प्रायद्वीप तक के प्रदेश जीते | 

हिन्द-चीन प्रायद्वीप के इन नये विजेताश्रों ने पुराने हिन्दू राज्य दब्चा या 
मिटा दिये, पर स्त्रयं उनके धम सभ्यता ओर लिपि की दीक्षा ले ली। उसी 
शान जाति की एक शाखा अदह्दोम ने कामरूप का पूरवी भाग प्राग्ज्योतिष जीत 
लिया, जिससे वह प्रान्त असम कहलाने लगा | अगली शताब्दी में कामरूप का 
पच्छिमी अंश भी जीता गया, पर अद्दोम लोग स्वयं धीरे धीरे हिन्दुश्रों में घुल 
मिल गये। असम में अन्न मी फूकन बरुआ आदि जो उपनाम हैं, वे अहोमों 
के ही हैं । 

$ ३. मंगोलिया में बौद्ध मत का प्रचार--मध्य युग के संसार की 
अन्य जातियाँ जब्र अपने अपने तंग दायरों में कृपमण्ड़कों की तरह सोमित और 
सन्तुष्ट थीं, तत्न मंगोलों ने विश्वन्साम्राज्य खड़ा किया | भूमंडल की किसी 
भी रुकावट की उन्होंने परवा न की । अनेक प्रकार की सम्यताओ्ं विचारों और 


* स्थामी लिपि भारतीय वरणमाला में हो लिखी जाती है [ १,२६५ ]। स्यामी 
अपने राष्ट्र का नाम ठीक दे लिखते हैं, उसका उच्चारण तै या तइ करते हैं, अंग्रेज़ी से 


नकल करने में वही थाई बन जाता है। अपने देश को वे प्रदेस-दे अर्थात्‌ दे प्रदेश कहते 
हैं, जिसका अंग्रेज़ी रुपान्तर थाइलैंड बन गया है। ह 


३४३] मंगोलों का विश्व-साम्राज्य ओर परला हिन्द इ्८्रे 


धर्मों के सम्पक में आने के कारण उनकी दृष्टि भी बड़ी उदार हो गई थी। 
मुहम्मद-त्रिन-बख्तियार ने जत्न बिहार जीता तत्न विक्रमशिला मद्य विहार का 
आचाय श्रीमद्र नामक कश्मीरी था। वह भाग कर नेपाल पहुँचा, और वहाँ से 
तिब्बत के साकय विदार में बुन्नाया गया | उसका तिब्बती शिष्य कुड़ग्येछुन पीछे 
साक्य विहार का महन्त बना। चंगेज़ ने जबन्र अफगानिस्तान जीता तभी 
कुन्नग्येछ्न मंगोलिया को बोद्ध मार्ग की दीक्षा देने गया (१२२२ ई० )। सप्राट्‌ 
ओऔगोतइ उसका चेला बन गया। सप्राद मानकू खान ने अपनी राजधानी में, 


डे अकननान था विशलननानभधभालाएण। 


हे 








338 अर क आदआक “पल उस 5 आय आकर ाप्ूशआुभ पाणाता गाए अधओन अचनानन न 5 है| 
है ह 









०4 ५. झाजशा- फा ३ ८ 
दि 2:29 ( अपर 
| 22 


चीन की राजधानी पेकिड में कुबले खान की बनव!ई वेधशाला के खँडहरों में कॉँसे 
का गोल यन्त्र ( अन्तरिक्ष में राशियों की आपेक्षिक स्थिति देखने का यन्त्र-- 
अंग्रज़ी “आमिलरी स्फ्रीयर! )--मंगोलों के विज्ञान-प्रेम का प्रमाण । 
सभा बुला कर यह तय करना चाहा कि संसार का कोन सा मत सच्न से 
अच्छा हे । पहले तो उत्त सभा में ईसाई ओर इस्लाम मतों की जीत होती 
दिखाई दी, पर अन्त में कुड्ञग्यछुन के भतीजे फरसपा का भाषण सुन करो/मानकू 
मे कहा, हाथ की दृथेली से' जैसे पाँचों श्रंगु लियाँ निकली हैं, वैसे ही बौद्ध मत से 


डेप भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पद 


सब्य मत निकले हैं |” कुबले ने फरस्पा को अपना राजगुरु बनाया | तिब्जती से 
बोद्ध ग्रन्थों के मंगोल भाषा में अनुवाद कराये गये, और फर्स्पा ने मंगोल 
भाषा लिखने के लिए ब्राह्मी वर्णमाज्ञा की लिपि भी बनाई। मंगोल 
सम्रायों ने अपने इन गुरुश्नों को तिब्बत में जागीरें दीं, जिससे वहाँ लामा-शासन 
की नींव पड़ी । 

'कम्स्पा' उस विद्वान का उपनाम था, नाम नहीं | वह संस्कृत आय? 
'का अनुवाद है। फग्स्पा-लिपि के लेख मंगोल सम्राटों के सोने के बत्तनों पर 
ओर कुछ शिलाशों पर खुदे हुए भी मिले हैं । उसका प्रत्येक अक्षर जटिल 
तान्त्रिक यन्त्र सा है। वज्र्यान और तन्त्रमाग के विश्वासों के अनुसार वैसे 
संकेतों में मन्त्रःशक्ति मानी जाती थी | पर वैसे जय्लि सकेत जनता में न चल 
सकते थे । इसी से वह लिपि अ्रधिक चली नहीं । 

6७. मंगोलों की विश्व की देन--मंगोलों द्वारा चीन से बारूद का 
ज्ञान युरोप पहुँचा, जिससे अगन्ते युग में संतार की काया पलट गई | मध्य युग 
'के पूरबी और पच्छिमी संसार की सम्यताएँ जब निश्चेष्ट और मन्द हो चुकी थों 
तब मंगोलों ने उन्हें मानो मथ कर उनमें गति और जीवन पैदा किया । 

अभ्यास के लिए प्रश्न 
१, तेरहवीं शताब्दी के मंगोल साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था ? 
२, चगतई देश कौन सा था १ उसका वह नाम कैसे पड़ा ? 
३. अहोम लोग भारत के किस प्रदेश में कब कैसे कहाँ से आये ! 
४ चीन में मंगोल साम्राज्य स्थापित होने से परले हिन्द में क्या परिवत्तन हुए ? 
४. मंगोलिया में बोद्ध मत का श्रचार कैसे हुआ ? 


अ्कट्ानम-मकाउसा-+अफहम ५5. पता. 


अध्याय ४ 


सल्तनत का चरम उत्कष 
..._ ( १२६०-१३२५ ई० ) 
$ १. जलालुद्दीन खिलजी, मालवे का विजय--जलालुद्दीन दिल्ली 
-की गद्दी पर बैठा तो. ७० बरस का था। वह स्वभाव का नरम और क्षमाशील 


४९२] सल्तनत का चरम उत्कर्ष शव 


था | सन्‌ १२६१ में उसने रणथम्भोर पर चढ़ाई की | वहाँ सफलता की आशा 
न देख वह उज्जेन की तरफ चला गया ओर उसे लूटने में सफल हुआ। दो 
बरस बाद उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीत ने मालबे पर किर चढ़ाई 
करके मिलसा श्रर्थात्‌ पूरवी मालत्रा पर अधिक्रार कर लिया | तब से मालवा 
दिल्ली का सूत्रा बना । 

इधर १२६२ ई० में मंगोल सतलज पार कर सुनाम ( पियाला के 
पास ) तक बढ़ आये, किन्तु वहाँ उनकी हार हुई, और उनमें से तीन हजार नें 
मुसलमान बन कर सुल्तान की सेवा स्वीकार की | 

४२. अलाउद्बटीन की महाराष्ट्र चढ़ाई--मालवे का मुख्य अंश 
जीता जाने से गुजरात ओर दक्खिन का सीधा रास्ता त॒कों के हाथ आ गया | 





देवगिरि का गढ़ 


आजकल के इलाहाबाद जिले का मुख्य स्थान तत्र कड़ा-माणिकपुर था। वह 

दिल्‍ली सल्तनत का सब से पूरवी प्रदेश था, क्योंकि बलबन की मृत्यु पर उसका 

बेटा लखनोली में स्व॒तन्त्र हो गया था और बिहार लखनौतो के साथ था। 
भा०-- २५४ 


छ ५ 
३८६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव द॑ 


अलाउद्दोन कड़ा का हाकिम था। वह महत्ाकांच्षी था। पहले उसने बंगाल 
जीतने का इरादा किया, पर पीछे उसे दक्खिन जीतना उपयुक्त प्रतीत हुआ, क्योंकि 
दक्खिन भारत के हिन्दू राज्य भीतर से सब्र बोरे हो चुके थे और उनमें खूब घन 
सख्वित था | मालवे की पूरबी सीमा पर चेदि राज्य का चन्देरी प्रदेश (5 आज- 
कल के सागर दमोह ज़िले ) था। आठ हज़ार सेना के साथ चन्देरी पर चढाई 
करने के बहाने अलाउद्दीन दक्खिन की ओर बदा ओर चन्देरी से इलिचपुर होते 
हुए एकाएक देवगिरि को जा घेत (१२६४ ६०) | वहाँ के राजा रामदेव ने ख्याल 
भी न किया था कि उसपर यों एकाएक आक्रमण हो जायगा। देवगिरि का 
पहाड़ी गद अत्यन्त दुर्भेद्ध था, पर उसमें रसद ठीक से जुगय कर न रक्‍्खी 
गई थी। रामदेव ने हार कर इलिचपुर का इलाका ( उत्तरी बराड़ ) और बहुत 
सा धन अला उद्दीन को दिया | अपनी उस लूट को लिये वह कड़ा वापिस आया ) 
वहाँ उसने सुल्तान को वह लूट मेँट करने के बहाने बुलाया । बूढ़ा चाचा जन 
उसे छाती से लगा रहा था ततब्र उसने उसे कत्ल करा दिया और खुद दिल्लो का 
सुल्तान बन बैठा ( १२६४ ई० )। 

$ रे. गुज़रात-राजस्थान-विजय--राज सँभालते ही अलाउद्दीन 
को मंगोलों का सामना करना पड़ा | १२६६ ई० में एक लाख मंगोल मुलतान 
पंजाब ओर सिन्ध जीतने को चढ़ आये | सेनापति ज़फरखाँ ने जज्न्धर के पास 
उन्हें हृधा दिया और वे लोग गये। मंगोलों के आक्रमण अलाउद्दीन को अपने 
लक्ष से न टाल सके | 

१२६७ ई० में उसने अपने भाई उलूगखाँ और सेनापति नसरतखाँ को 
गुजरात पर चढ़ाई करने भेजा । मालवे से उन्होंने मेवाड़ के रास्ते बदना चाहा, 
किन्तु राजा समरतिंह ने उन्हें मार भगाया | तब मेवाड़ के दक्खन घूम कर वे 
आसावल ( आ्राशापल्ली ) जा पहुँचे । यह वह स्थान है जहाँ अत्र अहमदाबाद 
बसा है। वहाँ से उन्होंने अशहिलपाटन पर चदाई कर उसे ले लिया। राजा 
कण, जिसे गुजगत में करण घेलो ( पगला कर्ण ) कहते हैं, भाग कर देवगिरि 
चला गया | तुर्का ने खम्मात का प्रदेश खूब लूटा और उजाड़ा | 

गुजरात की चदाई से लौटते हुए नौमुस्लिम मंगोलों ने विद्रोह किया £ 


४6४] सल्तनत का चरम उत्कषें ३८७ 


वे बड़ी संख्या में मारे गये ओर बहुत से जहाँ तहाँ भाग गये। अ्रलाउद्दीन ने 
दिल्ली में उनकी स्लियों ओर बच्चों से बदला चुकाया | १२६६ ई० में फिर दो 
लाख मंगोल सेना कुतलग नामक सरदार के नेतृत्व में दिल्‍ली तक आ। पहुँची । 
इस बार उन्होंने रास्ते में कहीं लूटमार न की क्योंकि दिल्‍्जी को जीत लेना ही 
उनका उद्देश था। घोर युद्ध के बाद उनकी हार हुईं । इस युद्ध में सेनापति 
जफरखाँ काम आया । 

मालवा और गुजरात के दिल्ली साम्राज्य में चले जाने से राजस्थान 
के राज्य तीन तरफ से घिर गये । अलाउद्दीन ने एक तरफ इन राज्यों को 
जीतना तथा दूसरी तरफ ताप्ती के आगे दक्खिन की ओर बढ़ना अपना उद्देश बना 
लिया | राजस्थान में रणथम्मोर का चौहान राज्य उसका सबसे पहला पड़ोसी 
था। वहाँ के राजा हम्मीर ने इसी अवसर पर एक भागे हुए मंगोल सरदार 
को शरण दी, और अलाउद्दोन के माँगने पर उसे लोटाने से इनकार किया । 
अलाउद्दीन ने तब उसपर चढ़ाई की । एक बरस के कड़े युद्ध के बाद हृम्मीर 
के मारे जाने पर गद सुलतान के हाथ लगा | सेनापति नसरतखाँ भी इस युद्ध 
में काम आया ( १३०१ ई० )। रणथम्भोर की जीत से दिल्‍ली सह्ननत की 
सीमा मेवाड़ से जा लगी। समरसिंह के बेटे रत्नतिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बैठे 
अभी कुछ महीने ही बीते थे कि श्रलाउद्दान ने चित्तौड़ को घेर लिया (१३०२ 
ई०)। ६ महीने घिरे रहने के बाद रसद और पानी चुक गये तो गदू अ्रला- 
डद्दीन के हाथ आया | रलसिंद मारा गया और उसकी रानी पञ्मिनी ने बहुत 
सी स्त्रियों के साथ जोहर कर लिया | अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का राज्य अपने बेटे 
खिजरखाँ को दे कर उसका नाम खिजराबाद रक्‍्खा | 

6७. मंगीलों के आक्रमण--श्रलाउद्दीन चित्तोड़ को मुश्किल से ले 
पाया था कि दिल्‍ली पर मंगोलों की नई चढ़ाई की खब्चर आई | तरगी नामक 
मंगोल सरदार ने बड़ी सेना के साथ जमना किनारे डेरा झा डाला ओर दिल्‍ली 
को घेर लिया था। अलाउद्दीन के आने पर वह हट गया । मंगोलों को किलों को 
सर करने का अभ्यास न था, इसी से वे दिल्ली के घेरे से ऊन गये थे | १३०४ 
६० में फिर , मंगोल चढ़ाई हुईं। तत्र श्रलाउद्दीन :ने. गाज़ी तुगलक, नामक 


इ्टू८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पं ८ 


सेनापति को मगोलों को रोकने के लिए दीपालपुर के सरहद्दी थाने पर नियुक्त 
किया | उसके बाद भी दो बार मंगोल फिर चंद आये, पर गाज़ी तुगलक ने 
उनका हृठता से मुकाबला किया, और फिर तो उसने कई बार काबुल ओर 
लमगान तक उनका पीछा किया | 

सन्‌ १३०५ से १३११ ई० तक अलाउद्दीन ने मारवाड़ पर सेनाएँ 
मेज कर सिवाना जालोर मिन्नमाल सांचोर आ्रादि छोटे छोटे राज्य जीत लिये 
तथा जयसलमेर को भी लूटा । 

५५, मलिक काफूर को दक्खिन चढ़ाश्याँ--गुजरात की चदाई 
में अलाउद्दीन की सेना ने जो दास पकड़े थे उनमें से दो अछूत थे जो मुसलमान 
बनने पर मलिक काफूर और नासिरुद्दोन खुसरो कहलाये। काफूर घेड़ जात का 
था जो गुजरात में बत्तन माँनने का काम करते हैं। उसमें सेनानेतृत्व की 
स्वाभाविक योग्यता थी | वह हिन्दू रहता तो बत्तन ही माँजता रहता, मुसलमान 
बनने पर उसकी महत्वाकांज्ा जाग उठी और उसे अपनी योग्यता दिखाने का 
अवसर मिला | राजा रामदेव ने इलिचपुर का कर भेजना बन्द कर दिया था, 
इसलिए, १३०६-७ ई० में अलाउद्दीन ने बड़ी सेना मलिक काफूर के नेतृत्व 
में उधर रवाना की | नासिक के उत्तर और ताप्ती के दक्खिन का पहाड़ी प्रदेश 
जो महाराष्ट्र का उत्तरपच्छिमी छोर है, बागुल्ल देश या बागलान कहलाता था। 
गुजरात से भाग कर करण सोलंकी रामदेव के राज्य में बरागलान के साह्हेश्गढ़ 
में रहता था | मलिक काफूर ने मालवा ओर गुजरात होते हुए वहाँ कर्ण को 
जा घेरा ओर हराया । देवगिरि का यादव राजा रामदेव और उसका बेटा शंकर 
भी कैद हो कर दिल्ली पहुँचे, और अधीनता मानने पर अपने देश वापिस मेजे 
गये। इलिचपुर प्रान्त काफूर ने दखल कर लिया । 

दूसरे बरस काफूर को ओ्रोरंगल की चढ़ाई पर भेजा गया (१३०८३६०)। 
एक बरस गद में घिरे रहने के बाद राजा प्रतापरुद् ने बहुत सा खजाना और 
वार्षिक कर का वचन दे कर छुटकारा पाया | एक इज़ार ऊँटों पर उस लूट को 
लादे हुए काफूर शिहली वापिस पहुँचा | १३१० ई० के श्रन्त में वह फिर रबाना 
हुआ और धोरसमुद्र के राजा बीर बल्‍लाल को हरा कर उससे भारी रकम बसूल 


४४३७] सल्तनत का चरम उत्कष श्८्8 


की और गधीनता का वचन लिया | 

तमरिछ देश के राजा कुलशेखर ने अपने छोटे बेटे वीर पांड्य को अधिक 
योग्य जान कर उत्तराधिकारी बनाया था | इसपर बड़े बेटे सुन्दर पांड्य ने पिता 
को मार डाला (१३११ ६०), और जब वीर पांड्य ने उसपर चढ़ाई की तब वह 
मलिक काफूर की मदद लेने पहुँचा | इस दशा में काफूर ने मअबर! पर चदाई 
की | घाट पार कर वह कावेरी-काँठे में उतरा और कण्णनूर पर छावनी डाली | 

हाँ से श्रीरंगम्‌ चिदम्बरम्‌ आदि की बस्तियों और मन्दिरों को लूटते हुए. उसने 

तिरुचिरप्पल्ली से मदुरा पर चढ़ाई की, श्रोर मदुरा से पद्णम्‌ अर्थात्‌ रामेश्वर- 
पद्चण के सामने तक जा पहुँचा, जहाँ उसने मस्जिद चनवाई । वीर पांड्य इस 
बीच जंगलों में भाग गया था। मदुरा में कुछ सेना छोड़ कर बहुत बड़ी लूट 
के साथ १३११ ई० के अन्त में काफूर दिल्ली पहुँचा । 

$ ६. रविवर्मा कुलशेखर--मलिक काफूर के तमिछनाड से लौटते 
ही केरल के कूपक-वंशी राजा रविवर्मो कुलशशेखर ने समूचे तमित देश पर 
अधिकार कर लिया | मदुरा में दिल्‍ली की जो सेना थी, वह उस शहर में घिर 
गई । वीर पांड्य कोंकश भाग गया । रविवर्मा की राजधानी कोल्लम# थी । 

देवगिरि के राजा शंकर ने खिराज देना बन्द कर दिया और पिछली 
चढ़ाई में मदद्‌ भी न की थी । इस कारण १३१३ ३० में काफूर ने चौथी बार 
दक्खिन पर चढ़ाई कर उसे हराया ओर समूचे महाराष्ट्र को लूटा | 

५ ७, अलाउद्वीन का शासन--अ्रल्ाउद्दीन कठोर शासक था| तुर्क 
सरदारों की उच्छुद्ुलता दब्नाने के लिए, उसने उनके पारस्परिक प्रीतिमोजों तक 
को बन्द कर दिया | उसने स्वयं शराब पीना छोड़ा और राज्य में उसको कड़ी 
मनाही कर दी | उसने सच्च मुफ्तखोरों की वक्‍फ़ जागीरें आदि ज़ब्त कर लीं। 
पिछले सुल्तान शरीश्रत श्रर्थात्‌ इस्लामी कानून के अनुसार शासन करते थे; 
अलाउद्दीन ने अपने राजकीय अधिकार को उससे भी ऊँचा मान कर स्वतन्त्रता 
से नियम बनाये | वह अ्रपने जासूमों द्वारा अपने हाकिमों के कार्यों का पूरा पूरा 


* कोल्लम्‌ का बिगाड़ा हुआ अंग्रेज़ी रूप क्विलोन ( (2० ) 


३६० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पवब८ 


पता रखता था । उसकी सेना तो सुसंघटित थी ही । 
दोश्राब के हिन्दू ज़मींदारों को भी उसने दबाया, ओर उनपर वसूनी का 
५.० पते सदी तक कर लगा दिया। कहते हैं उनकी यह हालत हो गई कि वे न 
घोड़े पर चढ़ सकते और न अच्छे कपड़े पहन सकते थे । व्यापार और बाजारों 
का अलाउद्दीन ने पूरा नियन्त्रण किया, यहाँ तक कि चीजों के भाव तक तय 
कर दिये। वैसा करने का प्रयोजन शायद यह था कि ज़मींदार और बिचवानिये 
गरीत्र प्रजा को न लूट पावें | कहते हैं इन उपायों से राज्य में सुभिक्ष रहा । 
$ ८, लखनोतो सल्तनत का विस्तार--बलबन के मरने पर जब 
कैक्रोबराद दिल्‍ली की गद्दी पर बैठा था तत्र उसका बाप नासिरुद्दीन महमूद लख- 
नोती में स्वतन्त्र हो गया था | दिल्ली राज्य के विस्तार के साथ साथ लखनौती 
राज्य का भी विस्तार हुआ | बिहार भी लखनोती के सुलतानों के अधीन रहा | 
लखनोती के इन सुल्तानों के राज्यकाल यों हैं-- 
नासिरुद्दीन महमूद 
( १२८७-६१ है० ) 





कील हा फीरोज़ 

(लग० १३०० ई० तक) (१३१२२ ई० तक) 

१२६८ ई० में दक्खिनी बंगाल का मुख्य नगर सातगाँव जीता गया। 
फिर शम्सुद्दीन फीरोज़ के प्रशासन में उसके बागी बेटे गयासुद्दीन बहादुर 
ने सोनारगाँव छीन कर सेन राजवंश को मिया दिया । इस प्रकार बंगाल का 
मुख्य भाग लखनौती के अ्रधीन हुआ | पूरव में सिलहट और त्रिपुरा, ओर 
दक्खिनी समुद्रतट पर यशोहर खुलना आदि प्रदेशों में छोटे छोटे हिन्दू राज्य बने 
रहे | उत्तर बंगाल से कामरूप राज्य तो अद्ोमों के हाथों समास्त हो गया, पर 
कामतापुर में एक हिन्दू राज्य बना रहा | 

$९, तिरहुत का कर्ोंट राज्य -यों जब्र बंगाल का बड़ा अंश 
लखनोती सल्तनत में चलां गया ओर बिहार श्र्थात्‌ मगध ( आजकल का केवल 


४ 6$ ९१० ] सल्तनत का चरम उत्कष ३६१ 


दक्खिनी बिहार ) भी उसके अधीन था, तथा दिल्‍ली सल्तनत में मेत्राड़ मार- 
वाड़ जेसे दुगम प्रदेश भी सम्मिलित हो चुके ओर उसका आधिपयत्य आन ओर 
कर्णाटक तक पहुँच गया, तत्र भी तिरहुत के खुले मैदान में जो दिल्ली और 
लखनोती के बीच स॑.थे रास्ते पर था, नानन्‍्यदेव के वंशन कर्णाट राजाओं ने 
अपनी स्वाधीनता बनाये रक़्बी । तिरहुत की पर्दिमी ओर पूरवी सीमाओ्ों पर 
कोई पहाड़ या मरुभूमि नहीं है, उसको दक्खिनी सीमा केवल गंगा से बनती है । 
किन्तु जहाँ कोई प्राकृतिक रकावठ उसकी रज्ता करने वाली न थी वहाँ प्रकट ।४ उस 
राज्य के पालकों को जागरूकता ऐसी थी कि जिसे देख कर कड़ा-माणिकपुर से 
तिरहुत के इतना नजदीक रहते हुए भी ग्र॒लाउद्दोन ने उसपर चढ़ाई करने में कोई 
लाम न देखा | चोदइवीं शताब्दी के आरम्म में तिरहुत के राजा हरसिंहदेव 
के मन्‍्त्री चण्डेश्वर ने नेपाल को भी जीत कर तिरहुत राज्य में मिला दिया । 

$ १०. नासिरुद्रीन खुसरो--अ्रलाउद्दीन के बूदा होते होते दिल्ली 
राज्य का संबटन टीला पड़ने लगा । उसकी मृत्यु (१३१६ ई० ) के बाद 
मलिक काफूर ने उसके दो बेटों की आँखें निकलवा दीं, पर तीसरा मुचारक बच 
निक्ला। काफूर को मार कर वह गद्दी पर बैठा । दिल्ली के इस राजविप्लव 
में दक्खिन के राज्य स्वतन्त्र हो गये। वीर-बल्ताल ने घोरसमुद्र को फिर से 
बसाया (१३१६ ई०), ओर देवगिरि तथा श्रोरंगल ने भी कर देना छोड़ दिया । 
मुबारक ने देव॑गरि के राजा हरपालदेव पर, जो रामदेव का दामाद था, चढ़ाई 
की, ओर उसे पकड़ कर उसकी खाल उधड़वा दी । तत्र उसने महाराष्ट्र में उस 
राज्य को मिय कर देवगिर को दिल्‍ली का सूचा बना दिया ओर वहाँ अपने 
हाकिम नियत किये ( १३१८ ६० )। उसने रूनापति खुसरो को ओरंगल पर 
भेजा। राजा प्रतापरुद्र ने फिर कर देना स्वीकार क्रिया और राज्य के पाँच 
परगने सौंत्र दिये। श्रोरंगल से देवगिरि लौट कर खुसरो ने मश्रबर पर चढ़ाई 
की, जहाँ बरसात के कारण उसे छावनी में बन्द पड़ा रददना पड़ा । 

दिल्‍ली लोग कर खुसरो ने मुबारकशाह को अपने हाथ की कठपुतली 
बना लिया | पीछे उसका काम तमाम कर खुसरो नासिरुद्दीन नाम से दिल्ली को 
गद्दी पर बैठा ( १३२० ई० )। उसके दिल में हिन्दू संस्कार बाकी थे | पुराने 


वि हु 
१६२ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव ८ 


सरदारों को दब्चा कर उसने अपनी जात के लोगों को बड़े बड़े पदों पर पहुँचा 
दिया और मण्जिदों में कुरानों के ऊपर मूर्तियाँ रखवा दीं। उसके ज़ोर-जुल्म से 
तुक तंग आ गये | दीपालपुर के हाकिम गाज़ी तुगलक ने दिल्लो पर चढ़ाई की 
और खुसरो को मार डाला (१३२० ई० )। कुल ३० बरस शासन करके 
खिलजी राजवंश मिट गया, और गाज़ी तुगलक गयासुद्दीन के नाम से दिल्‍ली 
की गद्दी पर बैठा । 

५ ११. गयासुट्टीन तुगलक--गयासुद्दीन तुगलक किसी गरीब तुक का 
बेटा था | उसकी माँ पंजाब की ज़ी ( जाटनी ) थी। उसने दिल्‍ली के शासन 
को फिर से व्यवस्थित किया | श्रोरंगल के राजा प्रतापरुद्र ने कर देना फिर बन्द 
कर दिया था। उसके विरुद्ध गयासुद्दीन ने अपने बेटे जूना को भेजा, जो एक 
बार ( १३२१ ई० ) विफल लोट कर दूसरी बार सफल हुआ। ( १३२३ ई० ) | 
राजा प्रतापरुद्र कैदी वना कर दिल्जी भेजा गया, शोर तेलंगण को दिल्‍ली का 
सूचा बना दिया गया | श्रोरंगल से जूना ने राजमहेन्द्री पर चटाई कर उस नगर 
को ले लिया । वहाँ से उसने उड़ीसा के राज्य पर धावा मारा । उड़ीसा में तन्न 
नरसिंददेव १म का पड़पोता भानुदेव रेय राज कर रहा था | 

गयासुद्दीन के दीपालपुर से दिल्ली जाते ही सिन्ध के समरा सरदार, जो 
वहाँ के असल शासक थे, विद्रोह कर स्वतन्त्र हो गये । गयासुद्दीन उधर ध्यान 
न दे सका | इसके बाद सिन्ध नाम को ही दिल्‍ली के अधीन रहा । 

बंगाल में शम्समुद्दीन फीरोज के मरने पर उसके बेटे आपस में लड़ने 
लगे | उनमें से दो दिल्ली के सुल्तान से मदद लेने पहुँचे। ११२४ ई० में 
गयासुद्दोन ने बंगाल पर चढ़ाई की | वह गंगा के उत्तर उत्तर तिरहुत के रास्ते 
बदा । इस कारण राजा दरसिहदेव से उसका युद्ध हुआ । दरसिंददेव को नेपाल 
भागना पड़ा । बंगाल को जीत कर गयासुद्दोन ने लखनोती सातगाँव और 
सोनारगाँव के तीन प्रान्त बना दिये और उनमें अपने हाकिम नियुक्त किये | 

वह लौट कर दिल्‍ली आया तो उसके बेटे जूना ने उसके स्वागत को 
शहर के बाहर लकड़ी का कुश्क ( तोरण ) खड़ा कराया, जो ठीक मौके पर 
सुल्तान के ऊपर गिर पड़ा ( ११२५ ई० )। यह जूना की ही करतूत थी। 


४ $१३ ] सल्तनत का चरम उत्कष ३६३ 


गयासुद्दीन सीधा सादा कतंव्यपरायण पुरुष था दिल्‍ली के पास तुगलकाबाद 
किले की इमारत में, जो उसने बनवाई थी, उसका वही गौरवयुक्त सीधापन 
भलकता है | 

$ १२. दिल्‍ली सटतनत का चरम विस्तार--दिल्‍ली को पहली 
सल्तनत गयास तुगलक के प्रशासन में अपनी चरम सीमा पर पहुँची | मुलतान 
दीपालपुर और लाहौर से सोनारगाँव और सातगाँव तक केबल तिरहुत का 
एक प्रान्त बाकी था, जो उसके अधीन न हुआ था । पर तिरहुत का भी पराभवः 
हो चुका था। मालवा-सहित राजस्थान तथा कच्छु-काठियावाड़ के त्रिना गुजरात 
भी उसमें सम्मिलित थे। मालवे के पूरव लगा हुआ चन्देरी का सूचा (55 सागर- 
दमोह ज़िले ) भी, जो पुराने चेदि राज्य में था, गयासुद्दोन के अधीन था।' 
दक्खिन में मह्राष्ट्र और तेलंगण दिल्ली साम्राज्य के अन्तर्गत थे ओर कर्णाटक 
( घोरसमुद्र ) का राजा कर देता था। मश्रतरर अर्थात्‌ तमतकनाड का 
भी पराभव हो चुका था ओर उसपर दिल्ली साम्राज्य का दावा था। भारतवष 
का मुख्य भाग जो दिल्ली के अधीन न हुआ था, वह था एक तो बंगाल 
ओरंगल चन्देरी और कड़ा-माणिकपुर के-बीच का जिसमें जकीती चेदि छुत्तीस- 
गद ( मद्यकोशल ) भाड़खंड ( छोटा नागपुर ) ओर उड़ीता सम्मिलित थे, 
तथा दूसरा कश्मीर से असम तक का उत्तरी पहाड़ी अंचल ओर कश्मीर के 
साथ लगा हुआ खोकरों का रावलपिंडी प्रदेश ( पूरवी गन्धार )। सिन्ध भी 
अ्रत्र वस्तुतः स्वतन्त्र था । 

$ १३. कश्मीर में डुल्च ओर रिंचन--कश्मीर में लक्ष्मदेव के: 
उत्तराधिकारी सिंहदेव ने, जो आरम्म में केबल लिदर दून का राजा था, किसी 
प्रकार 'क्षयाकुल भूमि की रक्षा की? लिद्र दून से वोलुर सरोवर तक की भूमि 
अर्थात्‌ कश्मीर दून के पूर्वांध पर उसने फिर अधिकार स्थापित कर लिया। 
किन्तु अपने १४२३ बरस के प्रशासन ( १२८७-१३०१ ) में वह कश्मीर के 
घाटों रास्तों की रक्षा कर नगोदर कज्जल के आक्रमण जैती घटना फिर न होने 
देने के उपाय करने के बजाय नृतिंह का मन्दिर बनवाने, विजयेश्वर की मूर्ति 
को एक लाख निष्क से खरीदे दूध से नदलाने और शंकर की वन्दना करने में 


परे हक हे ए 
:३६४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [पर्व ८ 


ही लगा रहा ! उसकी प्रजा उससे विरक्‍त हो गई, उसने एक निलेज्जता का 
काम किया, जिससे अन्त में उसी के एक राज्याधिकारी ने उसका काम तमाम 
कर दिया । 

- सिंहदेव के बाद उसका भांई सूहदेव राजा हुआ । उसके एक मन्‍्त्री ने 
समूची कश्मीर भूमि ( शायद उरशा-सहित ) फिर से उसके वश में ला दी। 
किन्तु “वह राजा नाम का राक्षस देश की रक्षा करने के बहाने इसे उन्नीस 
बरस चार महीने और पाँच दिन ( १३०१-१३२० ई० ) खाता रहा !” 
उसका राक्षसपन केबल अपनी निरीह प्रजा के लिए था। नगोद्र-कजज 
के लम्बे उपद्रत्र से पड़ोस के बिदेशी लुटेरों ने देख लिया था कि कश्मीर 
में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। लग० १३१८ ६० में कश्मीर के उत्तर से  कर्म- 
सेन चक्रवर्ती का सेनापति” डुलुच या डुल्व ६० हज़ार सबारों के साथ कश्मीर 
उतरा, “मानो सिंह मृग की गुफा पर” आया हो ! ' कमसेन? प्रकट॒तः पूर्वी 
मध्य एशिया के किसी मंगोल शासक के नाम का संस्कृत रूपान्तर है। तभी 
कश्मीर के पूरब भोट्ट देश (लदाख या ज़डस्‍्कर) के राजकुल में मारकाट मची, 
जिससे बच कर रिंचन नामक भोट राजकुमार अपने बान्धवों औ्रोर सैनिकों के 
'साथ कश्मीर के उत्तरपूरबी छोर पर आ डटा | 

कश्मीर की उत्तरपूरवी सीमा ज़ोजी घाटे [ १, १ $ ५ ] पर तिब्बत या 
भोट से जहाँ लगती है, वहीं से सिन्‍्ध नाम की छोटी नदी निकलती, जो श्रीनगर 
के आगे जेहलम में मिलती है। उस सिन्ध का काँठा लद्दर ["5श्राथुनिक लार| 
कश्मीर का सबसे बड़ा परगना है। वहाँ के ठिकानेदार रामचन्द्र ने रिंचन को 
कश्मीर की सीमा पर से हटाने का यत्न किया, पर राजा सूहदेव को रामचन्द्र से 
ईर्ष्या थी, सो उसने उसे सहायता न दी। सूहदेव ने अपने एक मन्‍्त्री उदयन की 
डुल्व के पास उसे अच्छी रकम दे कर लोटा देने के लिए भेजा । डुल्व ने वह 
पेशकश स्त्रीकार नहीं की, ओर अपनी तुर्कों ताजिक्रों ( पामीर के आयमभाषियों ) 
मंगोलों की सेना सारे कश्मीर में फैला कर लूटमार-उजाड़ शुरू की | 

“डुल्च की आग *“' में सब्र कश्मीरी पतंगे बन कर” भुनने लगे! जिन्होंने 
बच कर भागना चाहा उनमें से पूरब जाने वालों को रिंचन के सैनिक पकड़ 


४७५ ९१३ |] सल्तनत का चरम उत्कष ३६५ 


लेते, सो बहुत लोग पच्छिम ओर दक्खिन-गन्धार को--भागे | ठिकानेदार 
लोग अपने अपने कोटलों में बन्द पड़े रहे; डुल्च ने भी उन्हें नहीं छेड़ा, 
क्योंकि उसे कोटलों पर अपनी शक्ति और क.ल नष्ट नहीं करना था। 
अन्त में वह श्रीनगर पहुँचा | वहाँ से भी लोग भागे, पर बदुतेरे भगोड़ों को 
उसके सेनिक पकड़ कर बाँत लेते। “राजा भी डर के मारे कहीं उल्लू की 
तरह छिप कर जा बैठा ।? पकड़े हुए. लोग पहले तो धन दे कर छुटकारा पाते 
रहे, पीछे घोड़ों के बदले में बेचे जाते रहे ! जो मेहनत-मजदूरी करने योग्य थे 
उन्हें दास बनाया गया | उनकी छाती ओर कन्घे के जोड़ पर छेद कर चाम की 
एक एक डोर से एक साथ बहुत से दासों को बाँध कर विजेता उन्हें हाँकते ! 
बीच बीच में “घास इधन आदि के बोक ठोने के लिए वे केदी “*” ऐसे 
छोड़े जाते जैसे बिलावों द्वारा चूहे !” डुल्च के सेनिकों की देखादेखी.देश के 
पड़ोस और भीतर के दरद खश भोट्ट और तुक आदि भी लूटमार में 
जुट गये | बहुत से लोग छुटेरों से बचने को गुफाओं में जा छिपे । उन्हें ' उनमें 
से निकालने के लिए निदय तुकों ने गुफाओं के मुँह में धुआओँ दे दिया।? सवा 
सो बरस बाद कश्मीरी ऐतिहासिक जोनराज लिखता है कि उसके काल तक उन 
गुफाओं में हडुयों के ढेर तथा धुएँ के दाग दिखाई देते थे ! 

कश्मीर के उत्तर तरफ लघु हिमालय का हरमुकुट ( हरमुक ) पव॑त है 
ओर उसके आगे कृष्णगंगा दून [ १, १ $ ६ ] पार कर महा-दिमालय | इन 
दोनों के घाटे केवल गर्मियों के चार महीने--मध्य जेठ से मध्य असोज तक-- 
खुले रहते हैं | डुल्च उन घाटों के खुलने पर जूत के अन्त में कश्मीर आया 
था | गर्मियाँ कश्मीर में बिता कर अब उसे बड़ी लूट के साथ वापिस जाना 
था | इसलिए वह उत्तरी घाटों के बरफ से बन्द होने के पहले सितम्बर 
में ही दरमुक के त्रागबल घाटे से, जिसपर से अब भो श्रीनगर से गिलगित 
जाने वाला रास्ता गुज़रता है, वापित चला गया । "उस ब्िलाव के चले जाने 
पर मरने से बचे हुए. कश्मीरी मूसे धीरे धीरे बिलों के अन्दर से निकले !” 

रिंचन जो अब तक भागे-भठके कश्मीरियों को पकड़ कर उन्हें अपने 
भोट प्रदेश में बेच बेच कर धन जुटा रहा था, श्रत्र कश्मीर को जीतने के लिए 


३६६ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर व 


बढ़ा । रामचन्द्र ने पग पग पर उसे रोका | श्रन्त में रिंचन ने अ्रपने सैनिकों 
के एक दल को गम कपड़े के भोटिया सोदागरों के भेस में लहरकोड के अन्दर 
भेज रामचन्द्र को धोखे से मरवा कर वह कोट्ट ( गद ) ले लिया।  रामचन्द्र 
के कुलोद्यान की कल्पलता??--बहुत सम्मवतः उसकी युवती बेटी--कोयदेवी 
को उसने अपनी पत्नी बना लिया | रिंचन के लहर से श्रीनगर की ओर बदने 
पर “डरा हुआ राजा-सियार ** ( किसी ) गुफा में जा घुसा”, पर पकड़ा ओर 
मारा गया ( नवम्बर १३२० ई० )। रिंचन कश्मीर का राजा बना। उसने 
सारे कश्मीर को अधीन कर डामरों ( ठिकानेदारों ) को दृठता से वश में किया 
ओर “प्रजा के हित के लिए तत्यर रहते हुए” ऐसा न्यायपूणण शासन स्थापित 
किया कि “दोप करने वाले अपने पुत्र मन्त्री या मित्र को भी क्षमा नहीं 
दिखलाई |? उसने एक कश्मीरी शेव ग्राचाय से शैबव मत की दीक्षा लेनी 
चाही, पर रिंचन के विदेशी होने के कारण उस आचाय ने “उसपर अनुग्रह 
नहीं किया ?। रिंचन तब इस्लाम की ओर क्ुका | 

सूददेव ने अपने जिस मन्त्री उदयन को डुल्च के पास भेजा था, वह 
डुल्च की चढ़ाई के बीच गन्धार ( पेशावर या रावलर्पिडी ) भाग गया था। 
उसने अब वहीं से प्रडयन्त्र कर स्चिन के कुछ भोटिये साथियों को उसके विरुद्ध 
भड़का दिया | उन साथियों ने रिंचन पर आक्रमण किया जिससे वह मूहछित हो 
गिर पड़ा । उसकी जान बच गई, पर उसने जान लिया कि भ्रब अ्रधिक दिनः 
जीन सकूगा | 

सूहदेव के प्रशासन में डुल्च की चद्ाई के ५-६ बरस पहले कश्मीर में 
पड़ोस के प्रदेश से दो योग्य व्यक्ति थ्रा कर राजकीय सेवा में लगे थे | इनमें से 
एक था अलंकार चक्क जो दरददेश से आया था। दूसरा था शाहमेर जो 
कश्मीर के दविखन लगे अमिसार देश [ ४, १ $ ४ |] के उत्तरपूर्वों छोर का 
था । शाहमेर का पूर्वज कोई पाथ और उसका बेटा बश्र वाहन अपने प्रदेश में 
प्रतिद्ध रह चुके थे । उनका वंशज कुरुशाह, उसका बेथ ताहराज और ताहराज 
का बेटा शाहमेर था | रिंचन के प्रशासन में शाहमेर ऊँचे पद पर पहुँच गया | 
रिंचन ने श्रपनी मृत्यु निकट देख कोटादेवी और उम्रके बेटे की रक्षा का भारं 


३6१] दिल्ली साम्राज्य का हास और प्रादेशिक राज्यों का उदय रे६७ 


शाहमेर को सोंपा | कुछ मास बाद रिंचन चत्त बसा ( दिस० ११२३ ई० )। 
उदयन तन्न गन्धार से कश्मीर का राज्य लेने आया। शाहमेर ने अगनी शक्ति 
यथेष्ट न देखते हुए. “मूत्त जयश्री सी श्रीकोटादेवी के साथ तब उस उदयनदेव 
को कश्मीर की भूमि प्राप्त करा दी ।” 
अभ्यास के लिए प्रश्न 
१, अलाउद्दीन खिलजी ने देव/गरि पर चढ़ाई कहाँ से किन दशाओं में की ! 
सका फल क्या हुआ ? 

', राजस्थान मालवा गुजरात के कोन कोन से राज्य खिलजी साम्राज्य में कि 
क्रम से मिलाये गये ! 

३. खिलजी साम्राज्य वी पूर्वीं सीमा कहाँ तक थी १ 

४. मलिक काफूर कोन था ? उसने दक्खिन भारत के राज्यों की किन दशाओं में 
किस कम से जीता : 

४. सातगाँव सोनारगाँव किस कारण प्रसिद्ध थे ? वे कौन सी सल्तनत में पहले- 

इल कब मिलाये गये १ उस सल्तनत का विस्तार उन्हें जीतने से पहले कहाँ तक था, 

बाद में कहाँ तक हुआ १ 

६, उत्तर भारतीय मैदान में कोन सा राज़्य खिलजी साम्राज्य युग में दिल्ली और 
लखनोती सल्तनतों से स्व॒तन्त्र रहा 

७, गाज़ो तुगलक का ऐतिहासिक चरित संत्षेप से लिखिए । 

८, दिल्ली में मुबारक खिलजी तथा गयासुद्दीन तुगलक के प्रशासन काल की 
कश्मीर इतिठ्ठास की घटनावली लिखिए । 

६, दिल्ली सलतनत की उसके अधिकतम विस्तार के काल में सीमाएँ कहाँ कहाँ 
तक थीं १ 


अध्याय ५ 


दिल्ली साम्राज्य का हास ओर प्रादेशिक राज्यों का उदय 
( १३२५४--१ रेध्थ ई० ) 


$ १. मुहस्मद तुगलक--गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद जूना मुहम्मद 
तुगलक नाम से गद्दी पर बैठा (१३२५ ६०)। रायचूर के उत्तरपब्छिम कृष्णा 


श्ध्द भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ८ 


नदी के बाँव सागर प्रदेश का हाकिम बहाउद्दीन गुर्शास्प था। उसने मुहम्मद को 
सुल्तान मानने से इनकार किया ओर देवगिरि पर चढ़ाई की | मुहम्मद ने तत्र 
दक्खिन पर चढ़ाई की (१३२७ ६०), ओर बहाउद्दोन, जो धोरसमुद्र के राजा के 
पास भाग गया था, पकड़ा और मारा गया। उसी प्रसंग में मुहम्मद ने घोरसबुद्र 
राज्य को भी दखल करने की चेष्टा की झोर मअ्त्रर पर नई फोज भेजी | 
प्रकटतः उसका बिचार समुचे दक्खिन भारत को जीतने का था। इसलिए उसने 
दिल्‍ली के बजाय देवगिरि को अपनी राजधानी बनाया ओर उसका नाम 
दोलताबाद रवखा | बहाउद्दीन की खाल म॑ भ्ुस भरवा कर उसे प्रान्तों में घुमवा 
दिया कि फिर कोई विद्रोह करने की न सोचे। उसका उलठा फल हुआ। मुलतान- 
के नाज़िम ने, जिसे गयासुद्दोन ठुगलक अपने भाई की तरह मानता था, उस 
लाश को दफनवा दिया ओर स्वयं विद्रोह किया ( १३२८ ई० )। तत्र मुहम्मद 
को अपनी दक्खिन की योजनाएँ छोड़ पंजाब जाना पड़ा । मुलतान का प्रत्नन्ध 
करके वह लोटता ही था कि मंगोलों की एक सेना पंजाब लॉध कर जमना तक 
चढ़ आई । उन्हें दरा कर उसने कलानोर# तक उनका पीछा किया । 

मुहम्मद तुगलक पढ़ा लिखा विद्वान था, पर सनकी क्रर और मूख। 
समूचे दव्खिन के अतिरिक्त पहाड़ी राज्य जीतने की योजनाएँ भी उसके दिमाग 
में थीं, जिनके लिए, रुपये की जरूरत थो। इसलिए, उसने दोआन्र के किसानों 
पर एकदम दूना टिगुना कर बढ़ा दिया । दूसरे, उसने ताँबे का सिक्का चलाया 
ओर उसे सोने-चाँदी के बराबर ठहराया | पर यदि शाही टकसालों में सिक्के 
ढल सकते थे तो लोगों के घरों में भी टल सकते थे । इसलिए ताँबे के सिक्के 
इतने बन गये कि उनका मृल्प्र ताँबे के ही बरात्र रहा । तत्न सुल्त.न ने उनका 
चलन बन्द किया, और उन्हें खजाने में लोटाने का हुक्म दिया । लोग उन्हें 
लोगा लोग कर चाँदीसोने के सिक्के ले गये, जिससे खजाने को भारी नुकसान 
हुआ । 
ये नये प्रबन्ध करके सन्‌ १३३० में मुहम्मद अपनी राजधानी ( दौलता- 


* केलानोर तीन हैं, एक गरदासपुर ज़िले में, एक जमना के पच्छिम जगाधरी 
के पास, तीसरा रोहतक ज़िले में। यहाँ तीसरा प्रतीत होता हैं। 


५6६२] दिल्ली साम्राज्य का हास और प्रादेशिक राज्यों का उदय रे६६ 


बाद ) पहुँचा । तत्न उसे सोनारगाँव के हकिम के विद्रोह को खत्रर मिली | 
विद्रोही पकड़ कर मार डाला गया | उसी प्रसंग में तिरहुत को भी जीत कर वहाँ 
एक तुगलकपुर की स्थापना की गई। इसी बीच किसानों के प्रति सुलतान 
को नई नीति फल लाने लगी । किसानों ने देखा कि वे बढ़ा हुआ कर किसी' 
तरह नहीं दे सकते तो वे खेत छोड़ कर भागने लगे । उन्हें दंड देने को मुहम्मद 
फिर दिल्ली आया ओर दोआ॥ात्र पर चद्ाई की। बरन ( ऊँचागाँव या बुलन्द- 
शहर ) कन्नौज दलमऊ आदि के इलाके उसने ऐसे उजाड़े मानो किसी शत्रु 
के देश पर चढ़ाई कर रहा हो ! और किसानों को जंगलों में घेरघेर कर ऐसे 
मारा मानो जंगली जानवरों का शिकार करता हो ! 

दिल्ली लोटने पर उसे खबर मिली कि मअ्रत्रर में जिस सेनापति जला- 
लुद्दीन को भेजा गया था वह वहाँ स्वतन्त्र सुलतान बन बैठा है (१३३५ ६०) । 
वह फिर दक्खिन चला, पर ओरंगल पहुँचने पर उसकी सेना में बीमारी फैल 
गई और उसे देवगिरि लौटना पड़ा | उसके दिमाग में पहाड़ जीतने की धुन 
समाई थी। उसके लिए उसने बड़ी फोन खड़ी को, पर एक साल बाद जब 
तनखाह देने को खजाने में रुपया न रहा तनत्र वह तितरत्रितर हो गई । वह 
पहाड़ जीतने के सपने देख रह था कि इधर हुलागू नामक मंगोल सरदार और 
कुलचन्द्र लोकर ने मिल कर लाहौर पर कब्जा कर लिया ओर वहाँ के राजा 
ओर मन्त्री बन बैठे | मुहम्मद फिर दिल्ली के लिए रवाना हुआ | हुलांगू और: 
कुलचन्द्र को उमके वज़ीर ने दृग दिया | 

सिक्कों का परीक्षण विफल होने के बाद मुहम्मद ने मालगुजारी नीलामः 
करना अथांत प्रान्तों का शासन ऐसे व्यक्तियों को देना, जो अधिकतम मालगुजारी 
उगाहने का वचन दें, शुरू कर दिया | इससे जालिमों के हाथ में शासनः 
चला गया | १३३६ ई० में मुहम्मद जत्र दिल्‍ली पहुँचा तत्र दिल्‍ली और दोझआात 
के प्रदेशों में घोर दुर्मिन्ञ शुरू हो चुका था, जो सात साल तक जारी रहा | 
बहुत अंश तक यह उसकी हो करतूतों का फल था। अ्रवध के सूबे में तब 
सुभिज्ष था, इसलिए एक साल तक वह अपनी राजधानी फरूखाबाद जिले में. 
गंगा के किनारे ले गया | इस दशा में, भी पहाड़ जीतने की सनक ने उसका: 


४०० भारतीय इतिहास का उनन्‍मीलन [ प ८ 


पीछा न छोड़ा ! एक लाख सवार उसने हिमालय की तरफ भेजे, जिनमें से साल 
भर बाद १० वापिस आये! दिल्ली के चौगिद इलाके में प्रजा ने कृषि 
छोड़ कर लुटेरे जत्ये बना लिये थे। सुल्तान की एक लाख सेना नष्ट हो जाने 
से दूर के प्रान्तों से उसका डर उठ गया | मालगुज़ारी की नीलामी से प्रान्तों के 
'शासक मी अयोग्य रह गये थे । यों थ्रत्र सारा साम्राज्य टूटने लगा । 

$२, मेवाड़ के सीसोदिया--मेवाड़ १३२६ ई० में ही स्वतन्त्र 
हो चुका था | वहाँ का राजा हम्मीर, जो गुहिलोत वंश [ ८५, २ $ ५ ] की एक 
छोटी शाखा का कुमार था, मुदृम्मद के गद्दी पर बैठते ही स्व॒तन्त्र हो गया था । 
उस शाखा के पास तब तक सीसोदा गाँव की जागीर होने से हम्मीर के वंशज 
'सीसोदिया कहलाये । 

$ ३. विजयनगर का उदय ओर मदठुरा की सब्तनत-होयसल 
राजा वीस्बललाल रेय ने १३२७ ई० में जब यद्द देखा कि सुल्तान 
उससे कर ले कर ही सन्तुष्ट होने वाला नहीं है, प्रत्युत उसका राज्य दखल करना 
चाहता है, तब वह अपने राज्य की रक्षा के उपाय करने लगा । उत्तरी सीमा पर 
उसने दह्वाम्पी की किलाबन्दी की; वह स्थान आगे चल कर विजयनगर कहलाया । 
'पाँच यादव ( वोडेयार ) भाई उसकी सेवा में थे, जिनमें से बड़े तीन--दृरिहर, 
'कम्पन और बुक--के नाम प्रशिद्ध हैं । गोवा से नेल्लूर तक की उत्तरी दुर्ग 
पंक्ति इन्हें खोंथी गई । तमित्ठ मैदान में बल्‍लाल ने तिब्वण्णामलै की किलाबन्दी 
'की-“दिल्ली से मश्रत्रर के रास्ते पर वह बहुत अच्छा नाका था। १३३५४ ई० 
से जलालुद्दीन अदरसानशाह मश्रबर में स्वतंत्र हो गया तो बल्‍ल्लाल ने उसे चारों 
तरफ से घेरा | कुछ काल बाद मश्रत्रर के सुल्तानों के हाथ में केवन्न कण्णनूर 
ओर मदुरा शहर रह गये। मदुरा में चोथे सुल्तान के राज्य-काल में बल्‍्लाल 
ने कण्णनूर को भी घेर लिया; तब्न मदुरा के सुल्तान ने उसपर हमला किया । 
अस्सी बरस का बूढ़ा बल्‍लाल उस युद्ध में काम थ्राया ( १३४३ ई० )। उसके 
बेटे विरूपाक्ष बल्‍लाल ने युद्ध जारी रकक्‍्खा । तीन बरस बाद वह भी खेत रहा | 
'बुक्क के बेटे कुमार कम्पन ने तब अपने राजा की मृत्यु का बदला चुकाया, और 
"समूचे तमितठ तट १२ अधिकार कर लिया । फेवल मदुरा शहर में सल्तनत बची 


3४6६] दिल्ली साम्राज्य का हास ओर प्रादेशिक राज्यों का उदय ४०१ 


रह गई । 
होयसल राजवंश के समाप्त दो जाने पर वोडेयार हरिहदर ओर बुक क्रम 
से कर्णा वकतमिव्वनाड के राजा हुए। पाँचों वोडेयार भाई अपने देश को 
स्वृतन्त्र रखने का त्रत लिये हुए थे । विद्यारएप ओर सायण नामक दो विद्वान 
भाई उनके पामशंदाता थे । 
इनकी देखादेखी प्रतापरुद्र के बेटे कृष्णय्वा नायक ने भी १३४३२ ३० 
में ओरंगल राज्य की पुनम्ध्थापना की | 
९ ७. बंगाल सढतनत का उदय--१३३६ ई० में बंगाल भो स्वरतन्त्र 
हो गया | सोनारगॉवि-सातगाँव (पूर्ञे ओर दक्खिनी बंग।ल में) फ्रुद्दीन नामक 
व्यक्ति सुल्तान बन बैठा । लखनोती की गद्दी सन्‌ १३४६ ई० म॑ शम्सुद्दीन 
इलियास ने छीन ली। उसने तिरहुत पर भी अधिकार कर लिया, ओर नेताल 
की राजधानी काठमांडू पर चदाई कर उसे लूटा ( दितम्बर १३४६ ई० )॥ 
उसके बाद उसने बिहार-बनारस तक अपना राज्य फैलाने का यत्न किया । 
$ ५, बहमनी सल्तनत का उदय -गुजरात ओर मशाराष्ट्र में बहुत 
से मुस्लिम सरदारों ने विद्राह किया। मुहम्मद उन्हें दबाने के लिए. १३४४ ई० 
में दिल्‍ली से निकला और छुटू बरस बाद उसी कोशिश में मरा। गुजरात का 
विद्रोट दबा कर वह देवगिरि पहुँचा | तब देवगिरिं के विद्रोही कुलबर्गा भाग 
गये। उधर गुजरात में फिर विद्रोह हुआ और मुहम्मद के वर्दाँ जाने पर दकेखनी 
विद्रोदियों के नेता इसन गंगू या कांगू ने महाराष्ट्र मं नये राज्य की नींत 
डाली | कांगू अपने को ईरान के सासानी सम्राद बदमन का बंशज्ञ मानता था, 
इत कारण इस वंश का नाम बहमनी पड़ा | बहमनो राज्य की रानधानी पहले 
कुलब्र्गां ( कलबग ) और फिर त्रिदर ( बदरक्रोट ) में रही । 
$ ६. खुराप्र के चूडासमा--गुजरात का दूसरा पिद्रोह दबा कर 
मुहम्मद ने सुराष्ट्र या सोरठ (काठियावाड़) को जीतने को चेंध्टाएँ कीं, पर चूडा- 
समा वंश के राजा मंडलीक ने उसका बहादुरी से मुकाबला किया || गुजरात 
| इस बात का पता पशुपतिनाथ मन्दिर में उसके संस्कृत अभिलेख से मिला है। 
| मण्डलीक-काव्य नामक समकालिक संस्कृत ग्रन्थ में इसका विवरण है। 
भा०-- २६ 


४०२ भारतोय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ८ 


का विद्रोही सरदार सिन्ध भाग गया था। मुहम्मद ने तब तिन्‍न्ध पर चढ़ाई 
की ओर वहीं विद्रोही समरों से लड़ते हुए, उसका देहान्त हुआ ( १३५४१ ई० )। 

$ ७, कश्मीर सलत्तनत की स्थापना--कश्मीर में उदयनदेव ने 
सवा पंन्द्रह बरस राज किया । “बह ओतिय की तरह अपना काल स्नान जप 
तप में त्रिताता था ।” उसके शिथिल शासन में डामर फिर उच्छृुखल हो गये 
आर उन्होंने अनेक राजकीय प्रदेश भी दबा लिये। 

इस बीच लगभग १३३४ ई० में सुग्ध के मंगोल राजा का भेजा हुआ 
“अचल” नामक सेनापति नगोदर वाले रास्ते से बड़ी सेना के साथ पच्छिम से 
कश्मीर पर चदाई करने आया । उसने उरशा की पूर्वी सीमा की कुन्हार नरीं 
( जो कृष्ण॒गंगा-वितस्ता-संगम के प्रायः ५ मील नीचे वितस्ता में मिलती है)» 
जैसे ही पार की वैसे ही उदयनदेव राजधानी छोड़ पूर्वी सीमा को भाग 
गया । किन्तु कोटादेवी अपने स्थान पर टिकी रही और उसने अमात्यों के हाथ 
अचल के पास यइ लिखित सन्देश भेजा कि विदेशी सेना को लौटा दो, व्यथ 
में देश को पीडित करने से क्या लाभ, बत्रिना राजा के कश्मीर देश के कुलनाथ 
बन कर इसका पालन करो ।” रानी से यद सन्देश पा कर अचल ने माना मुझे 
कश्मीर में अपना राजवंश स्थापित करने का मोका मिल रहा है, और अपनी 
सेना को लॉगा दिया ! कश्मोरी अ्मात्यों ने कुछ काल उसे रास्ते के उत्सवों के 
बद्दने विलमाये रक्खा, उसके बाद ग्रचल ने देखा कि मुझे! बेवकूफ बनाया 
गया है। जिन अमात्यों ने रानी कोया को यह सलाह दी थी उनमें शाहमे/ 
मुख्य था । कश्मीर में यद् पुरानी परम्परा थी कि देश में घुसने के पहाड़ी घाटों 
की रक्ता की जिम्मेदारी एक अमात्य को सौंदी जाती थी, जो द्वारेश कहलाता था| 
शाहमेर द्वारेश पद पर था ओर उसने कश्मीर की रक्षा की तैयारी भी की थी । 

अचल का भय निकल जाने पर राजा उदयन पूरव से लोट आया। 
कोटादेवी ने उसे फिर स्वीकार किया | किन्तु उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकी 
थी | शाहमेर ने इसके बाद राजा की परवा न कर अपनी शक्ति खूब बदढाई। 
अचल के आतंक के बीच उसने लोगों को जैसे दारस बंधाया था उसके प्रभाव 
से ओर द्वारेश की हैसियत से उसने कश्मीर के मुख्य नाकेबन्दी के स्थान श्रपने: 


09 


५८] दिज्लो साम्राज्य का हास ओर प्रादेशिक राज्यों का उदय. ४०३ 


बश में कर लिये, तथा अपने बेटों बेटियों ओर पोतों के विवाहों द्वारा कश्मीर 
के बड़े बड़े ठिकानेदारों से नाते जोड़ लिये। कश्मीर में तत्र हिन्दूमुस्लिम विवाह 
होना साधारण बात थी; वधू अपने पति का धर्म अपना लेती थी। हम 
देखेंगे कि सत्रहवीं शताब्दी तक भी यह रिवाज जारी रहा । 

फरवरी १३३१६ ई० में उदयनदेव की मृत्यु हुईं | कोटादेवी ने तत्र शासन 
अपने हाथ में लिया । पाँच मास बाद एक बार वह जयापीडपुर ( वितस्ता- 
सिन्धुसंगम के तीन मील नीचे वितस्ता के बाय तट पर ) गई कि पीछे शाहमेर 
ने राजधानी हथिया ली | कश्मीर के ठिकानेदारों ने शाहमेर का शासन स्वीकार 
कर लिया, कोठादेबी जयापीडपुर के गढ़ में कैदिन हो गई; उसके दो बेटों को भी 
शाहमेर ने कैद में डाल दिया । यों कश्मीर में सल्तनत की स्थापना हुई (१३३६ 
ई०)। शाहमेर ने कश्मीर में फिर हद शासन के साथ सुख-शान्ति ला दी। 
तीन बरस बाद उसको मृत्यु हुईं; उसके वंश में राज बना रहा। राज्यसंस्था 
प्रायः पहले जैसी बनी रही, मन्त्री ओर मुख्य राज्याधिकारी भी प्रायः हिन्दू ही 
होते रहे । 

$ ८, फीरोज़ तुगलक--मुहम्मद तुगलक के पीछे उसका चचेरा भाई 
फीरोज़ १३५१ से १३८८ ई० तक दिल्ली की गद्दी पर रह्य । वह मुहम्मद की 
तरह पागल नहीं था । उसने दक्खिन भारत पर सिर पटकने में कोई लाम न 
देखा | उत्तर भारत के किनारे के दो प्रान्तों--बगाल ओर सिन्ध--को वापिस 
लेने का उसने प्रयत्न क्या, पर उसमें भी विफलता देख उसने वह यत्न छोड़ 
दिया । दिल्ली साम्राज्य में तत्र त्रिहार मालवा और गुजरात ये ही दूर के प्रान्त 
बचे; इनमें उसने योग्य शासक नियुक्त किये। थानेसर से एक टांक (टक्क ) वंश 
के सरदार को ज़फरखाँ नाम से मुसलमान बना कर उसके हाथ गुजरात का 
शासन सौंपा | आगे चल कर इन्हीं हाकिमों के वंशजों ने उन प्रान्तों में स्वतन्त्र 
राज्य स्थापित किये | 

फीरोज़ तुगलक सच्चरित्र ओर योग्य शासक था। उसने प्रजा की भलाई 
के लिए, बहुत से काम किये.। दिल्ली के श्रासपास सैकड़ों बगीचे लगवाये, और 
सतलजओर जमना से प्रॉच नहर निकलवाइई,. जिनमें से एक-श्राध अरब तक 


४०४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [पव ८ 


बची है। उसके सुशासन का बहुत कुछ श्रेय उसके मन्त्री खाने-जहान मकबूल 
को है। खाने-जहान करन तटीय पक किक कद बरतने 


जन्म से तेलंगण का करी, | का हे ड 





हिन्दू था। फीरोज ने कक 
हिन्दुओं को मुलल-. ६. हक यम ३ 
मान बनाने के लिए पक आल कक 
पहले के सब्र... ८ “४ / हे पै 
सुल्तानों से अधिक हा 2 
जतन किये। अला- हे हो श -.. अपन 
हद आर महक ५ + के . ४8१६० 7280 मे 
नुगलक न्याय ओर की | 
शासन में मुल्लों ओर 


| सुकोपे+ 


मोलवियों की कुछ हि , दिल्ली में फीरोज्शाह का कोटला 

हिमालय की तराईं में साधीरा से अशोक की लाट को फीरोज् 
न सुनते थे, पर उठवा लाया था जो इसके ऊपर खड़ी है। इसी लाट पर 
फीरोज़ पूरी तरह बीसलदेव का लेख भी है [ ५, ६४६] । 
उनके हाथ में रहा । 

५९, इलियासशाह और गणेश्वर--इलियासशाह बंगाली के 
काठमांडू पर धात्रे का उल्लेख हो चुका है। १३५४२ ई० में उद्जीसा के राजा 
नरसिंद्द रेय की मृत्यु हुई ओर उसका बेटा भानुदेव शेय राजा बना। 
इलियासशाद ने तब एकाएक उड़ीसा पर घावा मार उसे लूटा | उसके बाद 
उसने बिहार ओर तिरहुत भी ले लिये तो फीरोज़ तुगलक को उससे लड़ना 
पड़ा | फीरोज के आने पर इलियास तिरहुत से हट गया; बंगाल में फीरोज़ 
उसे न हता सका। १३५४४ ई० में फीरोज़ बंगाल से लौटा तो इलियास ने 
सोनारगॉवसातगाँव भी जीत लिये और बंगाल के तीनों हिस्सों का सुल्तान बन 
गया। १३५७ ई० में उसकी मृत्यु हुई श्रोर उसका बेटा -सिकन्द्र गद्दी पर बैठा । 
फीरोज़ तुगलक ने तब्र फिर बंगाल पर चढ़ाई की;!पर विफल | इलियास तथा 
उसके वंशजों के शासन में बंगाल में सुख-समृद्धि. बनी रही। १३६० से 


५6 १० ] दिल्ली साम्राज्य का हास ओर प्रादेशिक राज्यों का उदय ४०५४ 


१५४३८ ६० तक दिल्ली के किसी सुल्तान ने बंगाल पर चढ़ाई नहीं की | 

बंगाल की इन चदाइयों में फोरोज़ गोरखपुर थ्रौर तिरहुत हो कर गया 
था। गोरखपुर तन्न दिल्ली का सीमान्त गिना जाता था। उस प्रदेश में फीरोज़ 
ने जोनपुर बसाया, ओर पहलेपहल तिरहुत में दिल्ली के कर्मचारी कर वसूलने 
को रखे । दूसरी चदाई से जोनपुर लौट कर १३६० ई० में उसने कड़ा से 
गदकटंका ( या गदा ) के रास्ते उड़ीसा पर धावा मारा। गद़कटंका पुराने 
चेदि राज्य की राजधानी त्रिपुरी ओर जबलपुर के पास है। फीरोज़ के आने पर 
उड़ीसा का राजा भानुदेव तलंगण भाग गया । फीरोज़ ने वाराणसी-कटक 

न कटक ) को लूटा और पुरी से जगन्नाथ की मूर्ति उठा लाया । 

उसके दिल्ली वापिस पहेँचने पर तिरहुत उसके हाथ से निकल गया । 
वह प्रान्त कुल ३०-३५ बरस ही दिल्‍ली के अधीन रहा था। कर्णाट राज्य के 
पतन काल में कामेश्बर नामक ब्राह्मण ने मिथिला में नया राज्य दिल्‍ली 
की थ्रवीनता में खड़ा कर लिया था। कामेश्वर का बेटा भोगीश्वर फीरोज़ का 
मित्र था। उसने या उसके पुत्र गणेश्वर ने मिथिला राज्य को फिर स्व॒तन्त्र 
कर जिया | ११७० ई० म॑ गणेश्वर दिल्‍ली या बंगाल की सेना से लड़ता 
हुआ काम आया, पर उसके पुत्र कीत्तिसिंह ने पिता के वैरियों से अपनी राज- 
लक्ष्पी की रक्षा को? | मैंथिल कवि विद्यापति ने कीत्तिलता नामक काव्य में 
उसकी कोीत्ति गाई | तिरहुत के स्वतन्त्र हो जाने पर मी त्रिदह्दार ( मगध » फीरोज़ 
आर उसके वंशजों के अधिकार में बना रहा । 

$ १०. सिन्ध के जाम-पछिन्‍्ध के विद्रोही समरों का दमन करते हुए 
मुहम्मद तुगलक की मृत्यु हुई थी। फीरोज़ ने उन्हें शान्त किया | किन्तु तभी 
सम्मा सरदारों ने विद्रोह कर दक्खिनी ओर उत्तरी सिन्ध की राजघधानियाँ-- 
सेहवान ओर बक्खर--ले लीं ( १३५१ ई० )। सिन्ध के सम्मा ओर सोरठ के 


# कटक संस्कृत में छावनी को कहते हैं। उड़ीसा के जिस नगर को अब कटक 
कहते हैं, उसका असल नाम वाराणसी था। वहाँ गंग राजाओं की छावनी होने से वह 
वाराणसी-कटक कहलाता था। मुगल युग तक वह बनारसी-कटक ही कहलाता रहा । 


४०६ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पब ८ 


७० 


चूडासमा एक ही वंश के थे। सिन्ध में वे मुसलमान हो गये | उनके मुखिया 
“जाम! कहलाते थे । 

१३६२ ई० मे फीरोज़ ने सिन्ध पर चढ़ाई की । उसकी सेना के साथ 
सिन्ध नदी में बेड़ा भी था। जाम माली और उसका भतीजा बाबनिया 
वीरता से लड़े | उन्होंने फीरोज़ का बेड़ा छीन उसे हरा कर ठट्ठा से रन के 
रास्ते गुजरात भगा दिया । एक बरस बाद फीरोज ने गुजरात से फिर ठट्ठा पर 
चढ़ाई की । इस बार उसकी जीत हुईं । जाम माली और बाबनिया को वह 
दिल्‍ली ले गया, ओर अ्रधीनता मानने पर छोड़ा । किन्तु १३७२ ई० में सम्मों 
ने सिन्‍्ध से फीरोज़ की सब सेना को भगा दिया और वहाँ जामों का स्वतन्त्र वंश 
राज्य करने लगा। 

$ ११. शहाबुद्ोन कश्मीरी की हिन्दकोह-चढाई--शाहमेर के 
पोते शहाबुद्दीन ने अपने १८ बरस (१३५४४-१३७३ ई०) के प्रशासन 
में ललितादित्य की तरह कश्मीर को बड़ी शक्ति बना दिया।। १२७३ 
से १३२५ ईं० तक तीन मंगोल चढ़ाइयाँ कश्मीर पर हुईं थीं, जिनमें 
से पहली दो में कश्मीरियों ने अपने को "सिंह के सामने मृगों बी तरह? अथवा 
“बिलाब के सामने चूहों की तरह” माना था | तीसरी में शह्यबुद्दोन के दादा 
के प्रोत्ताहन से वे मनुष्य के सामने मनुष्य बन कर खड़े हुए थे। अब शहा- 
बुद्दीन ने राज्य पाने के शीघ्र बाद उन्हीं कश्मीरियों की सेना से मंगोलों के घर 
पर चढ़ाई की। उरशा पार कर वह पहले ओहिन्द पहुँचा, जहाँ के राजा 
गोविन्दखान ने अधीनता मानी | गन्धार ओर सिन्धु (डेरा-इस्माइलखाँ प्रदेश) 
शायद गोविन्दखान के ही शासन में थे | सिन्धु के रास्ते शहाबुद्दीन ने गज़नी 
पर चदाई कर उसे जाता । वहाँ से वापिस आ कर अष्टनगर अर्थात्‌ प्राचीन 
पुष्कराबती। पेशावर ओर नगरहार को लेते हुए वह हिन्दकोह तक गया । 

पूरब तरफ शहाबुद्दीन ने सिन्ध नदी के तथ के भोटदेश श्रर्थात्‌ लदाख 


4 पुष्करावती के खैंडहर अब भी हृश्तनगर कहलाते हैं क्योंकि उनमें पड़ांग 
चारसद्दा आदि आठ बस्तियाँ और ढेरियाँ ( टिबरियाँ, भीटे ) हैं। 


थ $ १२] दिल्ली साम्राज्य का हास ओर प्रादेशिक राज्यों का उदय ४०७ 


को भी अधीन किया । दक्खिनपूरव तरफ उसने कांगड़।-होशियारपुर ले कर 
सतलज तक अपना आधियत्य फैलाया । कोई मंगोल सरदार इसी काल दिल्‍ली 
पर घावा मार वहाँ से बहुत से दास पकड़ कर लोटता था। शब्याबुद्दीन ने उसे 
सतलज पर रोका और तत्र तक रास्ता न दिया जत्र तक उसने सत्र दास छोड़ न 
दिये। उन सन्र को स्वतन्त्र कर उन्हें घोड़े और कपड़े दे कर शहाबुद्दीन ने 
अपने देश वापिस भेजा | 

जैता कि हम देखेंगे, इसके शीघ्र बाद १३७० ई० में मध्य एशिया से 
भी मंगोल प्रभुता उठ गई । 

राजकाज में शहाबुद्दीन के मुख्य सलाहकार उदयश्री ओर चन्द्र डामर 
नामक दो मन्त्री थे । 

$ १२. पहला बहमनी-विजयनगर संघर्ष--!१ ३४८ ई० में हसन 
बहमनशाह की मृत्यु हुईं ओर उसका बेटा मुदम्मदर श्म उत्तराधिकारी 
हुआ | उसने अपनी रियासत का सोने का सिक्का चलाना चाहा, पर दक्खिन के 
सुनार उस सिक्‍के को पाते ही गला देते और विजयनगर और ओरंगल राज्यों 
के सिक्कों को ही चलाते । मुहम्मद ने राज्य भर के सुनारों को मरवा दिया ओर 
उत्तर भारत के खत्रियों को उनकी जगह स्थापित किया | कृष्णय्या नायक ओर 
बुक्राय को भी उसने धमकी दी | फलस्वरूप कृष्णय्या से उसका दो बरस तक 
युद्ध हुआ, जिसके अन्त में गोलकंडा का प्रदेश उसके हाथ आया | १३६४- 
६७ ई० में उसने कऋष्णा पार कर विजयनगर पर चढ़ाई की | बुक्करराय की हार 
हुई और लाखों की संख्या में जनता मारी गई। अन्त में सन्धि हुई ओर यह 
तय हुआ कि आगे से युद्धों में अ्सैनिक जनता को न मारा जाय । 

१३७७ ई० में मुहम्मद श्म की मृत्यु हुईं। उसके उत्तराधिकारी 
मुजाहिद ने घटप्रभा-तुंगभद्रा दोझात्र बुक्कराय से तलब किया और विजय- 
नगर पर चदाई की । उसे निष्फल लौटना पड़ा ओर लोगते हुए. उसको बुरी 
दशा हुई । 

मदुश की सल्तनत ने १३५६ ई० के बाद फिर सिर उठाना,चाद्ा, किन्तु 
१३७७ तक बुक्कराय ने उसे बिलकुल मिटा दिया। अगले वर्ष बुक्क की मृत्यु 


४०८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्च ८ 


हुई ओर हरिहर श्य उसका उत्तराधिकारी हुथ्रा | घुजाहिद भी तभी पारा गया । 
१३७८ से १३६७ ई० तक मुहम्मद श्य ने शान्तिपूषक राज किया । उस बीच 
खानदेश बहमनी सल्तनत से निकल गया और वहाँ स्वतन्त्र रियासत स्थापित 
हुई ( १शे८२ ३० )। 

$ १३. तैसूर की चह्वाई--फीरोज़ के वंशन बिलकुल ही निकम्मे 
निकले। उनके काल में राज्य की यह दशा हो गई कि पुरानी दिल्ली ओर फीरोज़ 
की बसाई नई दिल्‍ली में दो अलग अलग सुल्तान थे। वे शतरंज के बादशाह 
जत्र दिल्‍ली के तख्त के लिए भगड़ते थे, तभी मध्य एशिया में एक महान 
विजेता प्रकट हो चुका था | वह था तैमूर, चगतइ प्रदेश का तुक। मध्य 
एशिया में चंगेज़लाँ के वंशजों के दो राज्य चले आते थे जिनकी उसने सफाई 
कर दी ( १३७० ई० )। पच्छिम तरफ उसने रूस की वोल्गा नदी तक के तथा 
ईरान पार करते हुए कोकासुस ( काक्रेशस ) पवत और पच्छिमी एशिया तक के 
देश जीत लिये। उसके विशाल साम्राज्य का राजबानी समरकन्द थी | 

इधर दिल्ली राज्य की दुदशा सुन कर उसने भारत पर चदाई की (१३६८ 
ई०)। उसका पोता पीर मुहम्मद एक बरस पहले आ कर उच्च आर मुलतान ले 
चुका था | अफगानिस्तान पहुँच कर तैमूर ने अलक्सान्दर की तरद पदले काबुल 
नदी के उत्तर का काफिरिस्तान। प्रदेश जीता | फिर सिन्ध ओर चनात्र पार कर 
मुलतान के निकट तुलम्बा बस्ती पर था टूटा। उसे लूट कर पाकपद्न ओर भयनेर 
के गस्ते वह दिल्ली की तरफ बढ़ा | जहाँ जहाँ से उसकी फाज गुज़री, लूथना 
मारना फूकना उजाइना उसके साथ साथ चलता गया। श्रन्त में दिल्लो से 
मेरठ होते हुए, वह हरद्वार के पास भरा निकला, और शिवालक के साथ साथ 
काँगढ़ा होते हुए. जम्मू पहुँचा । वहीं कश्मीर के सुल्तान सिकन्दर का दूत मैत्री 
का सन्देश लाया | यह सिकन्दर शहाबुद्दीन का पोता था | लाहोर पर इस काल 
शिखी या शेख खोकर का अधिकार था । तैमूर ने उसे पकड़ मँँगवाथा और 


| कापिशी नगरी के प्रदेश की अरबों ने काफिसिस्तान कहा । लिखने की गलती 
से वह काफिरिस्तान बन गया। 


५४6 १३ | दिल्ली साम्राज्य का हास ओर प्रादेशिक राज्यों का उदय ४०६ है 


चर .] ; 


मरवा डाला । उसके बेटे जसरथ ( दशरथ) ने तैमूर का सामान लूटने का यत्न | 


हि; ।॥॒ 


4 न $./६ नाप 22 


इनक चनक. 


न हाल निओओओ पधपाचणटुआक्फ कक "7 टशट काल + 
न» हक हू 
र्ब्ण न 
हु, 28 द6 कट जम पु रू ट 





६६०४. ५ ४ तेग्र 
( अकबर के प्रशासन में लिखी गईं सचित्र तारीखे-खानदाने-तैमूरिया की हस्तलिखित प्रति 
- में से पटलेप?ल इस ग्रन्थ में प्रकाशित। खुदाबख्श ग्रम्थागार पटना के न्यासपालों 
के सौजन्य से। [ प्रतिलिपिस्वत्व, खु० पु० ] 
किया, तब तैमूर उसे कैद कर अपने साथ ले गया | धिन्ध पार कर बन्‍्नू होते 
हुए, वह समरकन्द लोट गया । 


४१० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [पर्व ८ 


दिल्ली साम्राज्य की शक्ति तैमूर के आने से पहले ही प्रान्तीय शासकों 
के हाथों में जा चुकी थी। जो प्रान्तीय शासक श्रबर तक नाम को दिल्ली के 
अधीन थे, वे भी शअ्रत्र स्रष्ठ रूप से स्वतन्त्र हो गये। दिल्ली साम्राज्य यों 
मटियामेट हो गया | 

6 १७. प्रादेशिक राज्यों का उदय--अलाउद्दीन खिलजी और गया- 
सुद्दीन तुगलक के प्रशासनों में दिल्ली को सल्तनत ने जिन दूर के प्रान्तों को पहले- 
पहल जीता उनमें उसका शासन २५-३० बरस भी न टिक पाया | तो भी 
उनके विजयों से राजनीतिक युगपरिवतन हो गया | उन्होंने राजस्थान गुजरात 
दक्खिन ओर पूरव के पुराने जीण राज्यों को तोड़ कर नये राज्यों के उदय 
के लिए मैदान साफ कर दिया | यदि उनके उत्तराधिकारी अधिक योग्य होते तो 
भी उनका खड़ा किया हुआ साम्राज्य अधिक व्काऊ न हो पाता | कारण यह 
कि चोदहवीं पन्द्रहवीं शताब्दियों की अवस्थाएँ किसो विशाल साम्राज्य के बजाय 
प्रादेशिक राज्यों के अधिक अनुकूल थीं। हिन्दुओं में तत्र यदि इतना जीवट न 
था कि वे भारत में अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते तो वे इतने मुर्दा भी न थे 
कि दूर के प्रान्तों में मी अपनी स्वतन्त्रता बनाये न रख सकते । दूसरी तरफ तुक 
सरदारों में भी अ्रत्र दिल्ली का शासन मानने की प्रवृत्ति अधिक न थी। उन्होंने 
जन्न पहलेपहल भारत को जीता तत्र वे एक नये विशाल देश में छोटे से 
दल को तरह थे । उनकी अ्रपनी रक्षा के लिए ही तब यह आवश्यक था कि थे 
आपस में मिल्ल कर शोर एक शासन में संत्रित हो कर रहें । किन्तु डेट शताब्दी 
में वे भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों से परिचित हो चुके ओर भारत के बन चुके 
थे। प्रत्येक प्रान्त में कुछ लोग मुसलमान बन चुके और बाहर से आये हुए 
तुक उनमें घुल मिल चुके थे । अब जब अपने अपने प्रदेश में वे निःशंकता के 
साथ राज्य खड़े कर सकते ओर चला सकते थे, तत्र उन्हें किसी सम्राद की 
आज्ञा मानने की आवश्यकता न थी। ह 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१ मुहम्मद तुगलक के मन में कीन से अदेश जीतने की योजनाएँ थीं? वे 
विफल क्‍यों हुई १ 


६९३१) पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रादेशिक राज्य ४११ 


२. तुगलक साम्राज्य से कौन कौन से प्रदेश मुइम्मद तुगलक के राज्यकाल में 
स्व॒तन्त्र हुए ? उनमें कौन कोन से नये राज्य खड़े हुए ? 

३. कश्मीर सलतनत की स्थापना किसने किन दशाओं में की १ 

४. शम्सुद्दीन इलियासशाह का ऐतिहासिक चरित सक्तिप से लिखिए। 

५५ तुगलक युग में तिरहुत की दशा पर प्रकाश डालिए। 

६. फ़ीरोज़ तुगलक का द्वत्तान्त संक्षेप में दीजिए । 

७. निम्नलिखित का परिचय दौजिए (१) मेवाड़ के सीसोदिया (२) सिन्ध के 
जाम (३) सुराष्ट्र के चूडासमा (४) मदुरा की सल्तनत (५) हसन गंगू (६) कश्मीर का 
सुल्तान शहाबुद्दीन (७) गणेश्वर । 

८, विजयनगर राज्य का उदय केसे हुआ ? उसका पहले पचास वर्षों का 
इतिहास संक्तेप में दीजिए । 

६. तेमूर के उदय से मध्य एशिया में क्या विशेष परिवत्तेन हुआ १ 

१०, चौद॒हवीं पन्द्रहर्वी शताब्दियों में भारत प्रादेशिक राज्यों में क्‍यों बँटा रहा १ 


अध्याय ६ 


पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रादेशिक राज्य 
( १३८२--१४०६ ई० ) 


$ १, राणा लाखा और मोकल--मेवाड़ में राणा लक्षसिंह या 
लाखा का प्रशासन ( १३८२-१४१६ ई० » अलाउद्दीन-काल की ज्ञतिपूर्त्ति 
ओर जीणोंद्वार करने में ब्ीता। तभी राज्य में चाँदी और सीसे की 
खान निकल आने से उसे बड़ी सहायता मिली | तभी मारवाड़ के केन्द्रभूत 
मंडोबर गद को राव चूंडा राठोड नामक सरदार ने नागोर के तुक शासकों से 
छीन लिया | चूंडा ने राणा लाखा को अ्रपनी लड़की हंसा ब्याह में दे कर 
उससे सहायता माँगी । लाखा ओर हंसा का बेटा राणा मोकल भी प्रतापी 
हुआ । उसने अपने राज्यकाल ( १४१६-१४३३ ) में नागोर पर चढ़ाई कर 
मंडोवर भें अपने मामा रणमल शाठोड को अपना सामन्त नियत किया | दक्खिन- 
पब्छिम मारवाड़ में जालोर पर भी उसने धावे मारे तथा उत्तर तरफ अ्रजमेर 
ओर सॉँमर को अपने राज्य में मिला लिया | 


४१२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ८ 


$ २. राजा गणेश और शिवसिह--त्रंगाल में इलियासशाह के 
पोते गयासुद्दीन आज़मशाह (१३८६-६६ ६०) के रज्यकाल में गणेश नाम का 
ज़मींदार सल्तनत का कर्ता धर्ता बन गया। उसने अ्रन्त में आज़मशाह को मरवा 
डाला और फिर आज़मशाह का बेटा ओर पोता उसके हाथ की कठपुतली बने 
रहे | १४०६ ई० में आज़मशादह के पोते को मरवा कर गणेरा स्वयं बंगाल का 
राजा बना । वह तिरहुत के कामेश्वर वंश के राजा शिवसिंह का समकालीन ओर 
पड़ोसी था । वह उदार शासक था और प्रजा उससे सन्तुष्ट थी, तो भी पीरों 
ओर फकीरों ने मुस्लिम सरदारों को हिन्दू राजा के विरुद्ध भड़काया । गणेश ने 
उनका दमन किया । उसके प्रशासन में बंगाल में संस्कृत पदने लिखने की फिर से 
उन्नति हुई | गणेश ने सात बरस ( १४०६-१५ ई० ) राज किया | उसका बेटा 
यदु मुसलमान हो गया। गशेश ने उसे प्रायश्चित करा के हिन्दू बनाया, पर 
पीछे वह फिर मुसलमान हो गया और उसका नाम जलालुद्दोन हुआ । वह एक 
बरस ही राज्य कर पाया था कि दनुजमदन नाम के सरदार ने उसमे राज्य छीन 
लिया ( १४१७ ई० )। दनुजमदन ने अपने नाम के सिक्के भी चलाये, पर वह 
दूसरे ही बरस चल बसा | उसके बेटे महदेनद्र से जलालुद्दीन ने फिर राज्य छीन 
लिया | ज्लालुद्दीन पिरहुत के शिवसिंह से लड् कर हारा | १४३० ई० से पहले 
उसने चय्गाँव जीत लिया | उसका अत्याचारी बेटा १४४२ ई० में कत्ल किया 
गया, ओर बंगाल का राज्य फिर इलियासशाह के एक वंशज के अधिकार 
में आया | 

$ ३. इब्राहोम शर्को--दिल्ली साम्राज्य के हूटने पर जो नई स्ासते 
उठ खड़ी हुईं उनमें से तीन-+जोनपुर मालवा और गुजरात--बहुत शक्ति- 
शाली ओर प्रसिद्ध हुईं। पिछले तुगलकों के काल से जीनपुर में एक हाकिम 
रहता था जो मलिक-उस शक अर्थात्‌ पूरब का स्वामी कहलाता था । कन्नौज के 
पूरव बंगाल की सीमा तक साम्राज्य का सत्र इलाका उसके अधीन था। तैमूर 
को चटाई के बाद उस हाकिम का बेटा मुबारकशाह नाम से स्वतन्त्र सुल्तान 
बन बैठा । मुबारक का भाई इन्राहमशाह शर्की ( १४००-१४३६ ई० ) उसका 
उत्तराधिकारी हुआ | बत्रिहदार ओर बनारस के इज्ञाकों पर उसका शुरू से ही 


६68४] पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रादेशिक राज्य ४१३ 


कब्जा था। उसने जोनपुर के ठीक पूरव तिरहुत की तरफ बदना चाहा, पर 
राजा शिवसिंह से उसकी हार हुई। तथ पब्छिम की ओर मुँह फेर कर उसने 
कालपी और कन्नोज जीत लिये और दिल्ली की तरफ बढ़ा | दोश्ात्र में बुलन्द- 
शहर ओर गंगा के उत्तर सम्मल भी उसने ले लिया । सम्मल तत्न उस प्रदेश की 
राजधानी थी जो आजकल रुहदेलखंड कहलाता है। दिल्ली के परकोटे तक शर्डो 
का अधिकार पहुँच गया | तब मालवे के नये सुल्तान ने कालपी छीन कर उसे 
पीछे हटने को बाधित किया । अपने जमाने में इब्आाहम शर्की उत्तर भारत का 
एकमात्र प्रबल सुल्तान था | उसका दरबार विद्या और संस्कृति का केन्द्र था | 
जौनपुर की प्रसिद्ध अटालादेवी मस्जिद उसी के राज्यकाल में बनी | 

$ ४. हुर्शश गोरी और अहमदशाह गुजराती--मालवे का दाकिम 





मांडू में हुशंग गोरी की बनवाई जामा मसजिद [ भा० पु० वि० ] 
दिलावरखाँ गोरी १४०१ ई० में स्वतन्त्र हो गया । उसका बेटा हुशंग गोरी था 
( १४०५-३४ ई० )। मालवे के साथ चेदि देश का पब्छिमी अंश अर्थात्‌ 
चन्देरी का प्रदेश ( सागर और दमोह जिले ) भी इन सुल्तानों के श्रथिकार में 


१४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [पत्र ८ 


रहा | हुशंग ने उत्तर तरफ कालपी तक ओर ग्वालियर के करीब तक अपना 
राज्य पहुँचा दिया । 

ग्वालियर प्रदेश पर तैमूर के जाने के बाद हरसिद्र तोमर ने अधिकार 
कर लिया था, १४५१८ ६० तक वह राज्य उसके वंश में बना रहा । 

गुजरात का हाकिम जफरखाँ भी तभी स्वतन्त्रहों कर मुजफ्फरशाह 
बन गया था। पच्छिम तरफ गिरनार, पूरव तरफ चाँतनेर, उत्तरपूरव ईडर 
ओर उत्तर जालोर ओर सिरोही के हिन्दू राज्यों तक गुजरात सल्तनत की सीमाएँ: 
थीं। इसके अलावा इस तरफ दिल्‍ली सल्तनत के जितने इलाके थे उनपर 





ग्वालियर में मानसिंट तोमर का महल 
_ «वीं शताब्दी के भारतीय शिल्प का नमूना [ ग्वालियर पु० बि० ] 


गुजरात के सुल्तान अपना श्रधिकार मानते थे, इसीलिए, मुजफ्फरशाह ने 
। सुदूर नागोर में भी अपना सामन्त नियुक्त किया था। राव चूंडा ने उसी सामन्त 
| से मंडोवर गद छीना था | इस प्रकार चूंडा का मध्य मारवाड़ में खड़ा होना 
और राणा मोर्कल का उस राज्य को श्रपना सामन्‍्त बनाना तथा जालो! पर 


६५७६] पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रादेशिक राज्य ४१ 


चढ़ाई करना गुजरात के शाह को चुनोतो थी । 

मुजफ्फरशाह का पोता अहमदशाह योग्य और न्यायोी शासक हुआ 
( १४११-१४४१ ) ६० । वह गुजरात की राजधानी अणहिलपाटन से उठा 
कर आसावल ( आशापल्ली ) नामक प्राचीन बस्ती में ले आया, जिसका नाम: 
उसने अहमदाबाद रकखा | उसे उसने सुन्दर भव्य इमारतों से भूषित किया । 
हुशंग गोरी से उसकी बरहों खटपट चलती रही जिसमें हुशंग को दबना पड़ा | 
१४२१ ई० में अहमदशाह ने मालवे की राजधानी मांडू को जा घेरा । 

$ ५, सिन्ध के जाम और खिज़रखाँ सेयद--तैमूर के पीछे. 
काबुल का राज्य तैमूर-वंशजों के हाथ में बना रहा । 

सिन्ध पर तैमूर की चढ़ाई का प्रभाव नहीं पड़ा था, वहाँ जामों का 
राज्य शांतिपूषक चलता रहा । 

मुलतान का प्रान्त तैमूर सैयद खिज़रखाँ को दे गया था । 

खास दिल्ली में फीरोज़ तुगलक का एक वंशज १४१३ ई० तक जैसे 
तैसे राज करता रहा | खिज़रखाँ सेयद ने उससे रोहतक नारनौल तक का प्रान्तः 
छीन लिया | १४१४ ३० में उसकी मृत्यु होने पर खिज़रखाँ ने दिल्ली भी ले 
ली। पर खिज़रखों के वंशज मुलतान पर अधिकार जारी न रख सके, वे तब 
केवल दिल्ली के सुल्तान रद्द गये। 

$ ६. जसरथ खोकर और जैनुलाबिदीन--तैमूर की मृत्यु (१४०५ 
ई०) के बाद जसरथ खोकर समरकन्द से भाग आया ओर कश्मीर के सुल्तान 
सिकन्द्र की सहायता से उसने उत्तरी ओर मध्य पंजाब में फिर अपना राज्य 
स्थापित किया | कश्मीर के इसी सिकन्दर ने तैमूर के पास दूत भेजा था । इसके 
प्रशासन ( १३८१-१४१३ ई० ) में बाल्ती या बोलौर प्रान्त [७, ३ $$ ४, ८] 
जीता गया था | यह सिकन्दर बुतशिकन श्र्थात्‌ मूत्तिभंजक कहलाता था।, 
इसके प्रशासन में मीर सेद मुहम्मद नामक बड़ा फकीर कश्मीर में हुआ, जिसके 
अनुयायियों मे इस्लाम को विशेष रूप से फेलाया | सिकन्दर का ब्राह्मण मन्त्री 
सूह भद्द भी मूत्तिपूजा-विरोधी था। यों सिकन्दर के राज्यकाल में कश्मीर के. 
अधिकतर पुराने मन्दिर ढह्य दिये गये श्रोर प्रजा. को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने 


४१६ भारतोय इतिद्दास का उन्मीलन [ पब ८ 


की कोशिशें की गईं | कश्मीर की पुरानी 'संविदें? अर्थात्‌ परम्परागत सामा- 
जिक प्रथाएँ मी सेंद मुहम्मद के अनुयायिय्रों ने इसी काल में पहलेपहल तोड़ी । 
सिकन्दर के पीछे उसका बड़ा बेटा ग्रालिशाह सात बरस राज कर के 
अपने दूसरे भाई जेनुलाबिदीन को राज दे तीथयात्रा को चला, पर फिर दूसरों 
के बहकाने से लोट आया | जैनुलाबिदीन ने तब्र उसके लिए. राज छोड़ दिया, 
पर फिर जसरथ खोकर की सहायता से ले लिया । 
जैनुलाबिदीन सच्चरित्र योग्य 
उदार और न्यायी शासक 
था। उसने देश की सिंचाई के 
लिए नहरें निकलवाइ, रास्ते ओर 
पुल बनवाये , निर्वासित हिन्हुओ्रों 
को वापिस आने दिया, जो दिल 
से मुसलमान न बने थे उन्हें फिर 
हिन्दू हो जाने दिया, उनके टूटे 
मन्दिरों का स्त्रयं उद्धार करवाया 
आर जज़िया कर नाम को 
रहने दिया। उसने और भी बहुत 
से कर उठा दिये, ओर खानों की 
कु :.. 7.7 उपज से राज्य की आमदनी 
से पल ना. बद़ाई। अधिकांश कैदियों को 
जैनुलाबिदीन द्वारा फिर से बनवाया हुआ. छोड़ कर उसने उन्हें खानों 
श्रीनगर के शंकराचाय पहाड़ पर का शिवमन्दिर सड़कों आदि पर काम में लगाया । 
उसे फारसी संस्कृत और तिबन्बती का अच्छा ज्ञान था ओर संगीत और साहित्य 
की तथा विद्वानों की संगति की भी खूब रुचि थी। उसने कश्मीर की देशी भाषा 
कश्मीरी में रचना को भी प्रोत्साहन दिया । वह अपनी हिन्दू प्रजा की तीथ्थ॑- 
यात्राओ्ं और त्योह्वरों में भाग लेता था । उसके ५१ बप ( १४२०-७० ई० ) 
के रामराज्य की याद कश्मीर में आज भी बनी है। 








46८] पन्त्रहवी शंवान्दी के प्रोविशिक राष्य ४१७ 


9७, युन्देलखंड कवेललंड छत्तीसगढू गॉंडेयानॉ--बंगाल 
बिहार जौनपुर बहमनी रियासत और तेलंगण के बीच उड़ीसा चेंदि 
श्रौर जकौती के विशाल प्रदेश थे । जभौती का उत्तरी और पच्छिमी किनारा -- 
कालपी और चन्देरी--अब्र मालवे की सल्तनत में शामिल था। बाकी अंश 
पहले चन्देलों के अधीन था, पर पन्द्रहवीं शताब्दी के शुरू से चन्देलों का पता 
नहीं मिलता | अ्रब वहाँ अनेक बुन्देले सरदार राज्य करने लगे, जिससे बह 
प्रदेश बुन्देलखंड कहलाने लगा | बुन्देले गाहडवालों के वंशज ये, जो विन्ध्य में 
रहने के कारण बुन्देले कहलाये | उसके पूरव का प्रदेश बधेलखंड बन चुका 
था [८, २४१३ ]। उसके दक्खिन महाकोशल या छत्तीसगढ़ का राज्य बना हुआ 
था। तीनों के बीच प्राचीन त्रिपुरी के पास गदकंटका या गद्य ( जबलपुर ) में 
एक गोंड राज्य स्थापित होने से इस प्रदेश को इसके पड़ोसी गॉंडवाना कहने 
लगे | इस राज्य की स्थापना एक गोंड ने की, पर पीछे वह उसके क्षत्रिय दामाद 
के वंश में रहा | उड़ीसा का गंग राज्य १३२४ ई० से बराबर दुबल रहा । 

$ ८, फीरोज़ और अहमद बहमनी--बहमनी रियासत में १३६७ 
से १४२२ ई० तक सुल्तान फीरोज़ ने राज किया, और १४२२ से १४२३४ ई० 
तक उसके भाई अहमद ने। फीरोज़ के प्रशासन में विजयनगर से तीन युद्ध हुए। 
१३६८ ई० में ही हरिहर रय ने कृष्णा काँठे पर चदाई की, तथा ऋृष्णा के 
उत्तरी किनारे के कोलियों थ्रौर बराड के एक हिन्दू सरदार ने विद्रोह किया। 
विजयनगर की सेना कृष्णा के दक्खिन तग पर विश्ृंखल पड़ी थी; उसकी बड़ी 
संख्या के कारण फीरोज़ कृष्णा पार करने से डरता था । उस दशा में एक काज़ी 
ने साहस का काम किया | वह गाने-नाचने में निपुण था। भेषत्त बदल कर 
नाच-मंडली बना कर वह हरिहर की छावनी में घुसा, ओर धीरे धीरे प्रसिद्धि 
पा कर हरिहर के बेटे के पास पहुँच गया। तलवार का नाच दिखलाते हुए वह 
एकाएक युवराज पर टूट पड़ा और उसका काम तमाम कर दिया। हरिहर 
अपने बेटे की लाश ले कर विजयनगर लौटा | उसकी भागती हुई सेना को 
फीरोज़ ने पूरी तरह हरा दिया | 

इसके बाद गुजरात मालवा और खानदेश के सुल्तानों ने किजयनगेर 

भा[००«-२७ 


हश् : भारतीय इतिहास का ,उन्मोलन+, ' [पे छ 


के राजा- को बहमनी सुल्तान. के विरुद्ध म्दद करने का वचन दिया। १४०६ 
ई० में हरिहर रय की मृत्यु हुई और उसका पुत्र देवराय श्म राजा बना | उसी 
बरस उसकी सेना ने मुदूगल पर चढ़ाई की | उस सेना को दृरा कर फीरोज़ ने 
विजयनगर पर चढ़ाई की जिसमें फीरोज़ घायल हुश्रा | देवराय ने आठ बार 
उसपर आक्रमण किया; पर मालवा श्रादि से कोई मदद न मिली । फीरोज़ की 
फिर जीत हुई ओर तुज्ञभद्रा नदी दोनों राज्यों की सीमा मानी गई । 

... देवराय के बेटे वीरविजय (१४१३-१४२५ ई०) के प्रशासन में १४१८ 
ई० में तेलद्भण ओर बिजयनगर के राजाओं ने मिल कर फिर फीरोज़ से युद्ध 
छेड़ा | इस बार फीरोज़ की पूरी हार हुई और विजेताश्रों ने पुरानी हत्याश्रों का 
पूरा बदला चुकाया | उस हार का बदला चुकाने को अहमदशाह बहमनी ने 
१४२३ इईं० में चढाई की | वह युद्ध पिछले पाँचों युद्धों से मयंकर हुआ। । युद्ध-काल 
में असैनिकों को न मारने का वचन विजयनगर वालों ने तोड़ दिया था, इसलिए 
अहमदशादह ने इस बार दिल खोल कर कत्लेआम किये। वीरविजय कर देने को 
बाधित हुआ | इस युद्ध के बन्दियों में दो ब्राह्मण थे, जिनके वंशजों ने बाद में 
अहमदनगर ओर बराड की रियासतेँ स्थापित कीं । 

१४२४ ई० में अहमद बहमनी ने ओरंगल नगर दखल करके उस राज्य 
को मिटा दिया और पूरवी समुद्र तक अपनी सीमा पहुँचा दी । ओरंगल के 
सत्र इलाकों पर वह कब्जा न कर सका, क्योंकि कृष्णा के दक्खिन कोंडवीडु गढ़ 
( गुंदरर के पास ) ओर उसके प्रदेश पर देवराय श्य ( १४२४-४६ ई० ) 
ने अधिकार कर लिया था। इसके बाद अहमद बहमनी के मालवे ओर गुजरात 
से युद्ध हुए । अहमदशाद गुजराती से उसकी द्वार हुई ( १४३० ई० ), जिससे 
मुम्बई का द्वीप गुजरात के अधिकार में रहा | 

.. 6९, कुम्भा और महमूद खिलजी--राणा मोकल के बेटे कुम्मा 
( १४३३-६८ ई० ) ने पब्छिमी भारत की राजनीति में नया अध्याय शुरू 
किया | मालवे में हुशंग गोरी के बेटे को मार कर उसका वजीर महमूद खिलजी 
गद्दी पर बैठा | वह कुम्मा का समकालीन था ( १४३६-६६ ई० )। १४३७ 
ई० से कुम्मा ने अपनी अग्रसर नीति शुरू की । उसी बरस उसत्े सिरोही के राजा 


६ /प्ाकणआ ५ 


586 ] पन्‍द्रहवों. शताब्दी के. प्रेदिशिक राज्य ४१६ 


सें आषू छीन लिया, .श्रोर मालवे. में सारंगपुर तक पहुँच कर मंहमूद खिलजी 
को हरा कर कैद किया, पर छुह मास बाद छोड़ दिया। आबू ले कर उसने गुषं- 
राती सुल्तान का पच्छिमी राजस्थान की तरफ रास्ता का दिया, ओर महमूद 
का पराभव कर पूरवी राजस्थान में अपना रास्ता सुगम कर लिया | णिर ८; 
बरस में उसने मारवाड़ में आबू से नागोर तक, मध्य राजस्थान में अ्रजमेर तक, 
उत्तरपूरव आम्बेर तक, और दक्खिनपूरव मांडलगढ़ से गागरौन तक अर्थात्‌ 
बनास से काली सिन्ध तक अपना अधिकार फेला लिया | कुम्मा को रोकने के 
लिए, महमूद खिलजी ने सन्‌ १४४३, ४६ तथा ५४ में तीन युद्ध किये | पहली 
घार वह चित्तोड़ तक जा पहुँचा, पर फिर कभी मांडलगढ़ से आगे न बढ़ सका । 
किन्तु तीसरे युद्ध में उसने मरतपुर के पास बयाना के गढ़ पर अधिकार कर 
कुम्मा का दिल्‍ली आगरे की तरफ वाला रास्ता काठ दिया । इसी बीच कुम्मा 
ने रणथम्भोर आम्बेर टोडा और डीडवाणा तक अधिकार कर लिया | 

नागोर पर कुम्मा ने आधिपत्य कर ही लिया था। १४५६ ई० में उसने 
गुजराती सुल्तान की विडम्बना करते हुए वह “गढ़ तोड़ दिया, खाई भरवा दी 
ओर नागोर को जो तुकों शक्ति की जड़ था, उजाड़ कर फूँक़ डाला, ओर उसका 
किस्सा खतम कर दिया ।?? तब गुजरात के सुल्तान कुत॒त्रशाह (१४५१-४६ ई०) 
ने मेवाड़ पर चद्ाई की, पर वह आबू भी न ले सका । दूसरे बरस गुजरात ओर 
मालवे के सुल्तानों ने एक साथ मेवाड़ पर चटाई की | पर न तो कुतुबशाह 
सिरोही से आगे बढ़ पाया, ओर न महमूद ही मेवाड़ के अन्दर घुस सका। 
कुम्मा ने दोनों को एक साथ परास्त कर दिया | 

मंडोवर के सामन्त राव रणमल के पुत्र जोधा ने कुम्मा की सहमति से 
मंडोवर के पास जोधपुर की स्थापना की | जोधा के बेटे बोका ने बीकानेर 
स्थापित किया | बीका के वहाँ स्थापित होने से पहले उक्ष प्रदेश में जयसलमेर 
और पूगल के भाटियों तथा जोहिये ( योधेय ) सरदारों का प्रभुव॒ था। , 

महाराणा कुम्मा पराक्रमी होने के साथ साथ जागरूक ओर विद्वान भी 
था। राजस्थानी के श्रतिरिक्त उसने संस्कृत मराठी ओर कन्नड का भी 
शअ्रभ्यास किया था। विजयनगर राज्य के उदय के कारण उसे कन्नड का महतत्त्य 


४२०, भारतीय इतिहास का उन्मीलन | पर्व व 


दिखाई दिया होगा | विजयनगर के राजाओं, जसरथ खोकर और कश्मीर के 
जैमुलाबिदीन से भो उसने मैत्री-संत्रंध रक्खा । 

. साहित्य संगीत नाव्यशासत्र वास्तुशासत्र इत्यादि पर उसने श्रनेक ग्रन्थ 
लिखे और लिखवाये | वह अपनी वास्तु-कृतियों ( इमारतों ) के लिए भी प्रसिद्ध 
है। चित्तोड़गठ के बुर्जं दरवाजे 'रथमाग” ( चौड़ा रास्ता ) और कीर्तिस्तम्म 
तथा कुम्मलगढ़ और उसके पास कुम्भस्वामी का मन्दिर भी उसी के बनवाये 
हुए हैं। 

बुदापे में कुम्मा को उन्‍्माद रोग हो गया, और उसके बेटे उदयसिंद 
ने उसे मार डाला | पितृघातक उदयर्सिह को भगा कर सरदारों ने उसके भाई 
रायमल को गद्दी दी । रायमल ने मालवे के मुकातले में मेवाड़ का गौरव बनाये 
रक्‍खा ( १४७३-१४०६ ई० )। 

6१०, उड़ीसा में सूर्य वंश; अलाउद्रीन बहमनी और देवराय 
श्य--उड़ीसा का गंग राजवंश जीणु हो चुका था। १४३५ ई० में गंग राजा 
को हटा कर उसके सूथवंशी मन्त्री कपिलेन्द्र ने राज्य ले लिया | उसी साल बरिदर 
में अदमदशाह बहमनी का वेटा अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा । अलाउद्दीन ने 
पब्छिमी और पूरयी घाटों के छोटे छोटे स्वतन्त्र हिन्दू सरदारों को वश में करने 
को फोजें भेजी । कोंकण में तो उसे सफलता हुई (१४३७ ६०), पर तेलंगण में 
कपिलेन्द्र ने उसे रोक दिया । 

विजयनगर के देवराय रेय ( १४२४-४६ ई० ) ने एक परिषद्‌ इस 
बात पर विचार करने को बुलाई कि बदमनी बार बार युद्ध में क्‍यों जीत जाते 
हैं। विचार का परिणाम यद निकला कि उनके पास अच्छे घोड़े हैं तथा उनकी 
सेना में ऐसे सवार हैं जो घोड़े पर चढ़े चढ़े निशाना मार सकते हैं। उत्तर और 
पचब्छिम के देशों में घोड़ों की श्रच्छी नसलें पैदा होती हैं, ओर उनसे बहमनियों 
का , सम्पर्क था। तब से घोड़ों के व्यापार को उत्साहित करना श्रौर जिस तरह 
बने अच्छे घोड़े प्रात करना विजयनगर राज्य की नीति हो गई | ईरान से बहमनी 
स्थासत में घोड़े लाने वाली नावों को लूटने पर इनाम दिया जाने लगा +$ 
देवराय ने अपने राज्य में निशानची मुसलमानों को ज्ञागीरं दे कर बसाना भी: 


<३$ ४१२ ] पन्द्रहंवी शताब्दी के प्रादेशिक सज्य ४२१ 


शुरू किया | खबार तीरन्दाजों की नई सेना तैक्षर कर उसने बहमनी रियासल पर 
चढ़ाई की और कृष्णा नदी तक का प्रदेश दखल कर लिया ( १४४३ ई० )। 

6 ११, कपिलेन्द्र ओर हुमायँ ज़ालिम--१४४६ ई० में देवराय, क्री 
मृत्यु हुई और उसका बेटा मह्लिकाजुन उत्तराधिकारी हुआ | १४५८ ई० में 
अलाउद्दीन मरा ओर उसका बेय हुमायूँ गद्दी पर बैठा | कपिलेन्द्र इस बीच 
गोदावरी कृष्णा दोश्रात्र को जीत चुका था| श्रत्र उसने कृष्णा से कावेरी पार 
तिरुचिरप्पल्ली तक का समूचा लम्बा तठ-प्रदेश जीत लिया | हुमायूँ ने देवर- 
कोंडा के तेलुगु सरदार पर चढ़ाई की; उस सरदार ने कपिलेन्द्र से सहायता माँगी | 
कपिलेन्द्र के तुरन्त पहुँच जाने से हुमायूँ को भागना पड़ा ( १४५६ ई० )। 
यह हुमायूँ दक्षिखन में अ्रत्र तक हुमायूँ ज़ालिम के नाम से याद किया जाता 
है | १४६१ ई० में वह मारा गया | तन्न कपिलेन्द्र सेना के साथ ब्रिदर पर आ 
पहुँचा और बड़ी रकम ले कर लोटा । श्रान्म्रदेश के पहाड़ी जिले--खम्मामेट 
ओर नलगोंडा--भी उसने दखल्ल कर लिये | 

उत्तर की ओर कपिलेन्द्र ने दामोदर से गंगा तक का पहाड़ी प्रदेश ले 
कर भागलपुर के पास जौनपुर रियासत से अपनी सीमा मिला दो। इब्राहीम 
शर्की के तीसरे उत्तराधिकारी हुसेनशाह शर्की ने तत्र तीन लाख फोज के साथ 
उसपर चटाई की ( १४६४ ई० )। इस युद्ध में दोनों पक्ष अपनी जीत हुई 
बताते हैं, अथांत्‌ परिणाम अ्रनिश्चित रहा |# 

कपिलेन्द्र कुम्मा का समकालीन था। उसका प्रशासन कुम्मरा के दो बरस 
पीछे शुरू हुआ और दो ही बरस पीछे समास हुआ । 

$ १२, पठानों का पुनरुत्थान, बहलील लोदी--१४४० इई० में 
सित्री के एक पठान ने खिज़रखाँ सेयद के वंशज से मुलतान ले कर वहाँ अपना 
राजवंश स्थापित किया | 

१४५४१ ६० में बइलोल लोदी नाम के पठान ने, जो सरहिन्द का शासक 
था, जसरथ खोकर की मैत्री श्रोर सहायता से दिल्‍ली ले कर वहाँ पहले पठाने 


+ देखिए परिशिष्ट ७१ 


शट्रेरे ' भारत्रीय ईतिदास का उन्मीलन - वूपबछ 


राजवंश, की स्थापना की | बदलोल दिल्ली को साम्राज्य न बना सका, तो मी वह: 
उसे' मर्ज॑बूज् राज्य बनाने में सफल हुआ | दिल्ली के इलाके सब्रसे अधिक शर्कीः 
सुल्तानों ने दबा रकखे थे । भागलपुर मुंगेर से कन्नोज ओर अवध तक तो 
उनका राज्य निर्विवाद था। बहलोल ने हुसेनशाह शर्कीं को श्रनेक लड़ाइयों में; 
हरा कर जौनपुर जीत'लिया (१४७६ ६ई०)। हुसेनशाह तत्र त्रिहार भाग गया । 
महमूद गजनवी के ज़माने से पठान लोग श्रपने देश में भी तुर्को 
मंगोलों के सामने दबे रहे थे । अच्च मुलतान ओर दिल्ली में पठान राज्यों काः 
स्थापित होना पठानों के पुनरुत्यान का सूचक था। इसके बाद से पठानों का 
आगे बढ़ना और पूरव ओर दक्खिन भारत तक जा कर बसना जारी रहा।,. 
मुगलों ने दिल्ली का राज्य पठानों से जीता, इस कारण मुगलों से पहले के दिल्ली 
के सभी मुस्लिम प्रशासकों को गलती से पठान कह दिया जाता है। पर वास्तव' 
में मुस्लिम बनने के बाद पठानों का बढ़ाव पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य से ही. 
शुरू हुआ । जिस प्रकार इस्लाम के सम्पर्क ओर प्रभाव से १४वों शताब्दी के 
मध्य में कश्मीरियों की आँखें खुलीं ओर वे अ्रपने को अपने पड़ोसियों के सामने 
मृग या चूहा सा अनुभव करने के बजाय उनके समान मनुष्य मानने लगे. 
[८५ $ ११ ], उसी प्रकार १५वीं शताब्दी के मध्य में पठान ज़ाग उठे । . 
6 १३, उड़ीसा-बहमनी-विजयनगर संघर्ष--१४७० ई० में उड़ीसा 
के राजा कपिलेन्द्र की मृत्यु हुई ओर उसका बेटा पुरुषोत्तम उत्तराधिकारी हुआ। 
हुमायू शाह बहमनी के बेटे मुहम्मद रेय ने ततब्र अपने सेनापति हसन बहरी को 
मेज कर राजमहेन्द्री ले ली। विजयनगर के राजा का सामन्त सालुब नरमभिंद,, 
जो चन्द्रगिरि का खरदार था, नेल्लूर ओर उदयगिरि को लेते हुए, कृष्णा के तट 
तक आ पहुँचा | उसने बहसनी सेना को कृष्णा के दक्खिन न बढ़ने दिया।: 
गोदावरी कृष्णा-दोशात्र के लिए पुरुषोत्तम और बहमनी सुल्तान में छीना-फपटो, 
जारी रही |. बदमनी रियासत, में दक्खिनी और विदेशी अमीरों में आरम्भ से 
संघ्रष चला आता था | मुहम्मद रेय का मन्त्री म्रहमूद रावाँ नासक चतुर विदेशी 
अमीर था। हसन बदरी ने उसके नाम से जाली चिट्टियाँ बना कर मुहम्मदशाह 
के मन में यह बेठा दिया कि वह पुरुषोत्तम से मिल गया है। इसपर मुहम्मद ने 


६५.१४ ] पन्द्रहर्वी शताब्दी के प्रादेशिक राज्य छर३ 


उसे मरवां डालो ( १४८१.६५.) । ' इधर विजयनगर में मल्लिकाजुन के: बादः 
उसका भाई विरूपाक्ष राजा हुआ था उसके कुशासन से राज्य की बुरी दशा: 
ही गई | इस दशा में पुरुषोत्तम ने राजपहेन्द्री से नेल्लूर तक़ काः तठ तथा 
खम्मामेंट ओर नलगोंडा जिले फिर जीत लिये | 

$ १४. बंगाल ओर बहमनो सदतनत का टूटना, उड़ीसा की 
अवनति, विजयनगर का दूसरा तीसरा राजबंश--जिस प्रकांर बहमनी 
सल्तनत ने अंपने किनारों पर के छोटे छोटे शज्य १४३१५४-३७ ई० में"जीते ' थे? 
उसी प्रकार बंगाल की सल्तनत ने अपनो सीमाओं. के राज्य १४४४-१४८र९ ई० 
के बीच जीत लिये। दक्खिनी बंगाल के यशोहर खुलना आदि ज़िले उस अवधि 
में सल्तनत में मिलाये गये, ओर राजा गौरगोविन्द से श्रीहद्ट ( सिलहट ) छीन 
लिया गया। किन्तु कामतापुर ( उत्तरी बंगाल ) के राजा से इलियासी सेनापति 
की दीनाजपुर जिले में हार हुई । 

इसके बाद १४८७ ई० में इलियास-वंश का राज्य समाप्त" हुश्रा और 
बंगाल में अराजकता उमड़ पड़ी । 

तभी से बहमनी रियासत की भी अ्रवनति हुई । मुहम्भद रैये के बाद 
बहमनी सुल्तान सबंथा निःशक्त हो गये। १४८७ ई० से बरीद नामक वंश के 
सरदार बिदर में सल्तनत के का धर्ता होने लगे, और बहमनी सुल्तान उनके 
हाथ में केदी की भाँति रह गये । 

उसी बरस सालुब नरसिंह ने विरूपाक्ष को पदच्युत कर विजयनगर का 
राज्य ले लिया | यों वहाँ दूसरा राजवंश स्थापित हुआ | 

१४६० ई० में हसन बहरी फे बेटे अहमद ने, 'जो अहमदनगर का 
संस्थापक तथा उत्तरी महाराष्ट्र का हकिम था, बीजापुर ओर बराड के हाकिमों 
को लिखा कि हम तीनों स्वतन्त्र सुल्तान बन जायें। यों अब एक बहमनी 
रियासत के बजाय चार रिय्रासतें दो गई । 

पुरुषोत्तम का बेटा प्रतापरुद्र उड़ीसा को राजा हुआ (१४६७ ई० ). 
तो उसका राज़्य.हुगली से नेल्लूर तक था | :प्रतापरुद्र बंगाली सन्त-चैतन्यं का 
शिष्य बन' गया. ओर उसकी. देखादेखी उसके सरदार भीः वैष्णव हो.व्गये:।- राजः 


डर ग्ररतीय इतिहाश का उम्मीशनन [ पत्र क 


काज के चलाथ मजस-कीलेत इनका मुख्य काम प्न गया | त्तत्र से उड़ीला राज्य 
की शीम खझ्वनति हुई | 

सालुब नरसिंह का सेनापति तुलुष वश का नरस नायक था | १४०४ ई० 
में नरस की मृत्यु होने पर उसके बेष्टे वीर-नरसिंह ने सालुब नरसिंह के बेडे को 
पदच्युत कर ख्यं सज्य ले लिया । यों विजयनगर में तीसश सजवंश शुरू हुआ । 

$ १५, महमूद बेगड़ा--गुजरात का महमूद बेगढ़ा ( १४४६- 
१४११ ६० ) १५वीं शवाब्दी के उत्तराध में भारत का प्रमुख सुल्तान रहां। 
महमूद्द ने गुजरात के पच्छिम और पूरब के दो हुजय गह--जूनागढ और चाँवा- 
मेर--हिन्दू राजाश्रों से जीते । राणा कुम्मा के दामाद जूतगढ़ के राब मंडलीक 
को हराने और उसे मुसल्लमान बनाने के बग्रद उसने द्वारिका ओर कच्छु श्रधीन 
किये। यों बेमड़ा के प्रशासन में समृचा गुजसत उसकी सल्तनत के अ्रन्तगत हो 
गया | महमूद की मूँछ बड़ी बड़ी थीं जिन्हें वह घुमा कर उठा देता था। जिस 
बैल्ञ के सींग बड़े बड़े और ऊपर की घूमे हुए, हों उसे गुजरती में बेगड़ो कहते 
हैं। यों जनता ने महमूद को बेगड़ा उपनाम दे दिया | 

$ १६. हुलेनशाह बंगाली ओर सिकन्दर लोदी--बंगाल की 
अराजकता का श्रन्त अल्लाउद्दीन हुसेनशाह ने किया ( १४६३ ई० )। गोड 
पर अधिकार पाते ही उसने अपनी सेना को लूटने से रोका। पर उच्छछुल 
सेना जब न मानी, तब्र उसने कई हज़ार सैनिकों को फॉसी दे दी । 

हुसेनशाह के मुख्य सलाहकार हिन्दू थे। गोपीनाथ वसु उसका वजीर 
था, जिसे उसने पुरन्दरखाँ का बिदद दिया था ( खनातन गोस्वामी उसका 
दब्बीरेखाल ( निश्ञी मन्त्री ) था |# समातन के दो भाई रूप और श्रनूप भी 
ऊँचे पदों पर थे | 

बंबाल की गद्दी पाते ही हुसेन ने शर्कों हुसेन से मागलगुर ओर 


के * इन्हीं गोपीनाथ वसु पुरन्द्रखाँ के सीधे वंशज हमारे ज़माने में सुभाषचन्द्र 
हु हुए । 

+ मैष्ण॒वीं के इलिहास सें हस बात का लोड मरीढ़ कर यह डूप बन गया कि 
दाभिरे-सखास नाग्रक सुक्‍शमान को गेतात्यरेव ने हिम्दू बना कर सम्रालन नाम दिया ! 


पूरि० ७ ] शर्तों छड़ीता-बुक ४१४ 


मुंगेर जीत लिये | दिल्ी की गद्दी पर बहलोल के बाद विहष्दर खीदी बैठा 
( १४८८--१४१७ ई० )। उसने हुसेनशाह शर्की से त्रिहदार भी छीन लिया 
( १४६४ ई० )। हुसेन शर्की तन्र हुसेन बंगाली की शरण में ला आया । 
तब सिकन्दर ने उसपर भी चढ़ाई की | सन्धि होने पर पटने के ३२७ मील पूरव 
बाद नाम के कस्बे पर बंगाल ओर दिल्‍ली सल्तनतों की सीमा मानी गई । 

शर्की शक्ति का यों अन्त होने पर सिकन्द्र जमना दक्खिन के दिल्ली के 
पुराने इलाकों को ग्वालियर राज्य से वापिस लेने में लगा। सित्न्दर लेोदी 
धर्मान्ध मुसलमान था। उसके राज्य में हिन्दू धर्म को भरसक दबाया” गया। 
दिल्‍ली के साथ साथ झागरे को भी उसने अ्रपनी राजधानी बनाया । 

उधर हुसेनशाह ने अपने पड़ोस के राज्यों से लोहा लिया | कामतापुर 
के राज्य का अन्त कर उसने श्रपनी सीमा श्रसम से मिला दी । तन्न से बंगाल- 
असम का जल-स्थल-युद्ध जारी हुआ, जो ३५ बरस तक चलता रहा। उधर 
मिथिला के राजा से उसने सारन जिले तक का इलाका छीन लिया; वह राज्य 
तब उत्तर की तराई भर म्रें रह गया | हुसेन के एक सेनापति ने उड़ीसा पर 
चढ़ाई कर पुरी को लूटा ( १४०६ ई० )। प्रतापरुद्र ने दक्खिन से लौट कर 
उसका पीछा किया और उसे गंगा पर हराया | तो भी मन्दारण गढ़ प्रताप के 
हाथ से निकल गया । त्रिपुरा के राजा घन्यमाणिक्य से तीन बार हारने के बाद 
चौथी बार हुसेन ने उसका कुछ प्रदेश जीत लिया | 


परिशिष्ट ७ 
. शर्की-उड़ीसा-युद्ध 


ओमपुर के सुल्तान महमूद श्कों ( १४४०-४६ ई० ) तथा हुसेनशाइ 
शर्की का उड़ीसा के राजा से युद्ध होना मुस्लिम इतिहासों में दर्ज है। पर 
आधुनिक ऐतिहासिक इसे स्पष्ट नहीं कर सके और उन्हींने कल्लनना की है कि 
जोनपुर से बंगाल हो कर शर्कियों ने उड़ीसा पर चढ़ाई की दोगी। स्व० राखाल- 
डांस बज़ज़ों मे पदल्ेपहल डड़ीगा का प्रामाणिक इतिशास प्रस्तुत कि्रा (१६३१०) 
जिससे उड़ीसा के राज्य या साम्राक्य की विभिन्न हुऐों में श्ीमाएँ प्रकट हुई | 


४२६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन - [पव ८ 


कपिलेन्द्र की राज्यसीमा राजमहल के श्रासपास शर्कीं राज्य से लगती थी यह 
प्रकट होने से दोनों राज्यों में सीधा युद्ध होने की बात सर्वधा ठीके सिद्ध हुई। 
कपिलेन्द्र के एक सामन्त का लेख, जिसमें वंह दो तु्क राजाश्रों को हराने की बात 
कहता है, राखांलदास ने उद्धत किया है ( जि० १, ५० २६८ )। एक सुल्तान 
तो बहमनी था, दूसरा कौन रहा होगा यह वे भी नहीं बूक सके | दूसरा शं्की था। 
बह लेख १४५४ ई० का है, अतः महमूद शकीं ही हो सकता है। 
अभ्यास के लिए प्रश्न 

१. निम्नलिखित का ऐतिहासिक चरित लिखिए--( १) राजा गणेश (२) इब्राहीम 
शर्की (३) अहमदशाह गुजराती (४) हुशंग गोरी (५) जसरथ खोकर (६) जैनुलाबिदीन 
(७) महाराणा कुम्मभा (८) कपिलेन्द्र (६) महमूद बेगड़ा (१०) हुसेनशाह बंगाली । 

२. जोधपुर और बीकानेर राज्यों का उदय कब किन दशाओं में हुआ ! 

३. बहमनी राज्य ओर विजयनगर के संघष का वृत्तान्त रुक्तेप से दोजिए 

४० बुन्देलखंड नाम कब से चला ? चंदेरी प्रदेश दिल्‍ली सल्तनत में कब किसने 
मिलांया ? पन्द्रहर्वा शताब्दी में वह किस राज्य के अन्तगंत रहा £ 

५४. पन्द्रहर्वां शताब्दी में कौन सा राज्य गंगा से कावेरी तक फैला हुआ था? 
उसके फेलने का दवृत्तान्त संक्षेप में दीजिए । 

६. राणा कुम्भा की मृत्यु पर भारत के राजनीतिक नक्शे का विवरण दीजिए 

७, निम्नलिखित घटनाओं का विवरण दीजिए--(१) पन्द्रहर्वीं शताब्दी के 
अन्तिम अंश में बंगाल की अराजकता (२) बदहमनी सल्तनत का ट्वटना (३) पठानों 
का भारत में बढ़ाव । 

८. बदलोल और सिकन्द्र लोदी का वृत्तान्त लिखिए । 

६. कागज का बड़ा तख्ता ले कर उस पर पड़ी ओर खड़ी समान्तर रेखाएँ 
खींच कर चारखानेदार तालिका बना लीजिए। इसके काएँ किनारे के २१ खानों में 
ऊपर से नीचे..१३०१ से १५१० ईं० तक की एक एक दशाब्दी के सन्‌ लिख लीजिए, 
जेसे १३०१-१०, १३११-२० इत्यादि। सबसे ऊपर की पड़ी रेखा के ऊपर वाले खानों 
में इस ग्रन्थ में से देख कर इस काल के विभिन्न राज्यों या जनपदों के नाम लिखिए। 
दाहिने किनारे पर पाँच खानों में ये शीषक भरिए ( १) बृद्त्तर भारत ( २ ) वदेश 
(३ ) साहित्य और कला (४ ) धर्म और समाज (५ ) विविध। अब इस तालिका 
में इस ग्रन्थ के आधार पर प्रत्येक दशाब्दो की प्रत्येक जनपद की तथा श्रन्तिम पॉचे 
खान में-उसःउस विषय की घटनाएँ दर्ज कीजिए | । 


... अध्याय ७ 
उपनिवेशों और स्वतन्त्र विदेश-सम्बन्धों का. अन्त 
: $१. चम्पा और कम्बुज राष्ट्र का अन्त--आठवीं से दसवीं शताब्दी 
तक मध्य एशिया के भारतीय राज्य कैसे समाप्त हुए, श्रोर ग्यारहवीं से तेरहवीं 
शताब्दी तक हिन्दचीन प्रायद्वीप में चीनकिरात जातियों की प्रधानता केसे हो 
गई, सो हमने देखा है [ ७,७$$१,२; 5८,२३२ || 
चम्पा राज्य को आनामी (व्येतनमी ) दसवों शताब्दी अ्रन्त से द्वी दबाने 
लेंगे थे । अन्त में १३०७ ई० में चम्पा के राजा जयसिंहवमा रेय को. ओमरावती 
प्रान्त का उत्तरी आधा उन्हें दे देना पड़ा | १४०२ में समुची अमराबती दी गई 
भ्ोर आनाम राज्य की सीमा चम्पा के विजय प्रान्त से श्रा लगी । १४४६ से 
१४७१ तक विजय भी हारा गया ओर तत्र से चम्पा का राजवंश आनामियों को 
कठपुतली बन कर पांडुरंग ( फनरन ) प्रान्त में रह गया | उस रूप में श्यर२ 
ईं० तक ठिमिटिमाने के बाद वह बुक गया: | 
कम्जुज़ राष्ट्र का मुख्य अंश दे राजा इन्द्रादित्य और राम खामहेंगे ने १३वीं 
शताब्दी के अन्त तक जीत लिया'था [ ८, ३$२ ])। १५वीं.शताब्दी में कम्जु ज 
राजाओं को राजधानी यशोधरपुर भी छोड़नी पड़ी ओर वह राज्य भी मिट गया ।': 
$ २. विद्धतिक्त साम्राज़्य--कुबले ख़ान ने अपना जंगी बेड़ा 
सुमात्रा जावा को जीतने भेजा था, पर उन द्वीपों को मंगोल साम्राज्य में सम्मि- 
लित न कर सका था। वहाँ से उसकी सेना चली जाने पर कृतरजसः 
जयवधन ने जावा में नया राज्य खड़ा किया ( १२६४ ई० ) जिसकी 
राजधानी बिल्जतिक्त या मजपंहित.थी ! जयव्धन की लड़की त्रिभुवनोत्तुंगदेवी 
जयविष्णुबंधनी भी बड़ी योग्य हुईं ।. अपने निकम्मे भाई के बाद वह बिल 
तिक्त की गद्दो पर बैठी । उसकी बद्दन राजदेवी ओर माँ गायत्री भी उसके 
साथ शासन चलातो थीं.। उसका पति रांज्य का मुख्य न्यायाधीश था।। उसके 
मन्त्री गजमद ने एक बार सभा में प्रण॒ किया कि में पहांग सिंहपुर ( थिंगापुर » 
शोर भ्रीविजय:(-सुम्रात्रा 2 से छे कर बकुंलपुर € दुक्लिती, फलशिमस्थन ) तेक सत्र 


४्श्द भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [पव ८ 


राज्यों को जीत कर छोड़,गा । सब लोगों ने उसकी हँसो की; किन्तु रानी ने हँसी 
करने वालों को निकाल कर गजमद के हाथ में पूरी शक्ति दे दी। गजमद ने 
जो कहा था उससे अधिक कर दिखाया । क्रा की स्थल्ग्रीवा और श्रीतविजय से 
'इरियन ( न्यूगिनी ) तक के.सत्र प्रदेश ब्रिल्वतिक्त के शासन में आ गये | उनमें 
से बहुतों को जयविष्णुवर्धनी के 'जलघिमन्त्री (जल-सेनापति) नल ने जीता था। 
उनके उत्तर आानाम चम्पा कम्बुज अयोध्या ओर राजपुरी। तथा मसरुत्म 
( मत्तत्रान, बरमा के तट पर ) के राज्य ब्रिल्वतिक्त का आधिपत्य मानने लगे | 
यह साम्रज्य [ नक्शा २०] प्रायः सौ बरस तक पूरे उत्क्ष में 
रहा | १३८६ में जयविष्णुवर्धनी के बेटे रबसनगर की मृत्यु के बाद अवनति 
होने लगी | बौद्ध और शैव मतों के तान्त्रिक रूप, जिनमें गुह्म क्रियाकलाप मुख्य 
था, पूरे जोरों पर आरा गये । जनता की राजनीतिक कर्तंब्पों के प्रति उपेक्षा बढ़ती 
गई। पम्द्रहदों शताब्दी के पूर्वार्ड में गजा कृतविजय हुआ, जिसने चम्पा को 
राजकुमारी से विवाह किया । वह इस्लाम की पक्तपातिनी थी। यों जावा में 
इस्लाम के पैर जम गये। १४४८ ई० में उसकी मृत्यु हुई और १४७८ इई० 
में बह श्रन्तिम भारतीय उपनिवेश-साम्राज्य भी हिन्दुओं के श्रन्य राज्यों की तरह 
अपनी भीतरी जीणता से टुकड़े दुकड़े हो गया | 
6३. हिन्द महासागर में पुत्तंगालियों का आना--७वीं से १५वों 
शताब्दी तक, बीच में १३वीं-१४वीं छोड़ कर, संसार पर इस्लाम का आतंक छाया 
था । ८वीं शताब्दी में जब अरबों ने सिन्ध से स्पेन तक जीता, तब से दक्खिनी 
स्पेन में इस्शाम के पैर जम गये थे | अ्ररत्रों का स्थान पीछे तुककों ने ले लिया 
और ११वीं शताब्दी में उन्हें मंगोलों से दबना पड़ा । पर ११७० ई* में तैमूर 
के उदय से तुर्कों का बल फिर प्रकट हुआ । १४५३ में तुर्कों ने .कुल्तुस्तुनिया 
(कोन्घ्तान्तिनोपल) को और बलकान प्रायद्वीप के रोमी साम्राज्य के बचे खुचे अंश 
को भी ले लिया । युरोप को तब अपने दोनों दक्खिनी पहलुओं पर इस्लाम का 
दबाव लगने लगा। रोम और भारत के बीच मुस्लिम राज्यों के उठ खड़े होने 


| अधोष्या और राअपुरी दोनों स्पा में। अयोष्या की स्थापना, ११४०० ३० में हुई 


७९.३]  उपनिवेशों और स्वक्तत्र विदेश-सम्कम्यों का अ्रन्त डर: 


से भारत और बुद्योप का सीधा व्यापार-सम्बस्ध दूठ गया था। 

पच्छिमी युसेतर के लोग अ्स्त्रों को मूर कहते थे । उनकी दृष्ट में मूर 
लोग युरोप और भारत के व्यापार में दोनों के बीच आ गये थे | अरबों के साथ 
आने जाने वाले दूसरे मुसलमान भी मूर कहलाते | हिन्दुओं में इस युग 
में सामाजिक संकीएंता और दूर देश जाने में अरुचि पैदा हो जाने से भारतीय 
नाविकों में इस्लाम फैलता गया | पिछले मध्य युग में भारत और हिन्द- 
द्वीपावली के ये मुस्लिम नाविक अरत्रों के साथ एशिया से मिस तक माल ले 
जाते लाते थे । मिस्र से युरोप तक का व्यापार इतालवियों के हाथ में था | 

शवीं शताब्दी में पच्छिमी युरोप के राष्ट्रों में गहरी जाणति हुई। 
प्राचीन यूनानी विद्याओं की तरफ लोगों की रुचि फिरी ओर उनके ज्ञानचक्तु, 
खुलने लगे | लोगों में नये नये और साहसपूर्ण विचार जागने लगे । स्पेन का 
दक्खिनी छोर मूरों ने दबा रकखा था, इसलिए, स्पेन-पुतंगाल वालों की मुसलमानों 
से विशेष शत्रुता थी। अफरीका के पब्छिमी तट पर स्पेन-पुरतंगाल के लोग तत्र 
कुछ दूर तक जाते थे। उन्हें तत्र यह मालूम न था कि अफरीका कितना बड़ा 
महाद्वीप है । उनमें यह विश्वास भी प्रचलित था कि अफरीका के पूरवी छोर 
पर हृब्शदेश ( अब्चीसीनिया ) में प्रेत्तर जोन नाम का ईसाई राजा है। उनके 
दिलों में यह उमंग उठी कि यदि वे अ्रफरीका के दक्खिनी छोर से घूम सके तो 
एक तो उनका मुस्लिम शत्रु दोनों तरफ से घ्िर जाय, जिससे वे उसे पीठ पीछे. 
से चोट लगा सकें--जिसमें शायद प्रेस्तर जोन का भी सहयोग मिल जाय--ओऔर 
दूसरे भारत के व्यापार में उन्हें अ्रपने शत्रुओं पर निर्भर न रहना पड़े । 

यह उमंग उन्हें अफरीका के पब्छिमी तट पर आगे आगे धकेलने 
लगी । उस महाद्वीप के पहले पूरवी घुमाव पर पहुँच कर ( १४४२ ई० ) उन्होंने 
जाना कि श्रत्र रास्ता पा लिया | किन्तु जन्न आगे स्थल का किनारा दक्खिन बढ़ा 
निकला और वह आगे आगे बढ़ता दी गया, तत्र वे निराश होने लगे | अन्त में 
दियाज़ नामक नाविक उसकी नोक पर पहुँच गया ( १४८७ ई० ) तो फिर से 
उनकी आस बँधी । इसीलिए, उस नोक का नाम उन्होंने आशा अ्रन्तरीप रक्‍्खा | 

तभी कोलम्बच नामक नाविक को नई बात सूझी। प्राचीन 


३० :/ . भारतीय इतिहांस का-उन्मीलनं/: ..... [पद 


यूनानियों का विचार था कि ज़मीन गोल है।. कोलम्बस:ने सोचा यदि ऐसा हैं 
तो पच्छिम बढ़ते बढ़ते भारत पहुँच जाना चाहिए । स्पेंन की राशी इसाबेला ने 
उसे.जहाज दिये, जिनसे उसने अ्तलान्तक पार किया, ओर पच्छिमी अ्रमरीका के 


द्वीपों पर पहुँच कर समझा कि 
भारत मिल गया (१४६२ ६०)। 
'छुह बरस पीछे पुतंगाली नाविक 
चास्की-दि-गामा आशा अ्रन्तरीप 
का चकक्‍क्रर लगा कर पूरवी 
अफरीका में व्यापार करने आये 
हुए. भारतीयों से भारत का 
रास्ता जान कर कोय्हिकोड 
(कालीकट) श्रा पहुँचा (१४६८ 
ड०)। तब यह समका गया कि 
कोलम्बस भारत के एक छोर 
पर पहुँचा है ओर वास्को उसी 
के दूसरे छोर पर | रोम का पोप 
इसाइयों का सबसे बढ़ा महत्त 
था। पोप ने अ्रतलान्तक के 
बीच एक रेखा निश्चित कर 
'फतवा दे दिया कि उसके 
पब्छिम के सब नये गैरईताई 
देश स्पेन के और पूरब के 
'पपुतंगाल के होंगे । 





वास्को-दि-गामा 


५४. दीव की लड़ाई--केरल तट के सरदारों ने श्रपना व्यापार बदाने 
के लिए. इन आगमन्तुकों को अपने यहाँ कोठियाँ बनाने दीं | पुतंगाल्ियों के भार- 
तीय समुद्र में पहुँचने पर मूर अर्थात्‌ मुस्लिम सामुद्रिक उनका विरोध' करने 
'लगे। पुतंगाली तट पर, जहाँ जैसे दाव लगा, किलाबन्दी करने लगे। संबसे पहले 


98% ) उपनिवेशों ओर व्वतन्त्र विदेश-सम्बन्धों का श्रन्त ४२३२१ 


१३६०३ ६० में उन्होंने कोचि (कोचीन)# में अपनी कोढ़ी की किलाबन्दी की । फिर 
अफरीका के तट पर कई किले बनाये। गुजरात प्रान्त भांरत के पच्छिमी व्यापार 
में प्रमुख रहा है | गुजराती सुल्तान महमूद बेगड़ा ने इन आकान्ताओं को भार- 
तीय समुद्र से निकालना अपना कतव्य समका। १५०७ ई० में मिस्र के सुल्तान 
ने इस काय. में उसकी सहायता के लिए मीर होज़ेम की नायकता में १२ जंगी जहाजों 
में पन्द्रह हज़ार सैनिक भेजे । पहली लड़ाई में पुतंगाली बेढ़ा डुच्याया गया, 
किन्तु आलमीदा ओर आलबुकक नामक पुतंगाली सेनापतियों ने फिर तैयारी 
करके दूसरी लड़ाई में दीव के सामने मिख्री-गुजराती बेड़े को जला कर लूट लिया 
( १५४०६ ई० )। फिर उन्होंने हिन्द महासागर में जहाँ तहाँ मूरों के जहाजों का 
'संहार कर हमारे समुद्र पर एकाघिपत्य कर लिया | १५१० ई० में आलबुकक ने 
बीजापुर से गोवा छीन कर उसे पुतंगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य की राजधानी 
बनाया, तथा १५११ ओर १५४१४ ई० में मल॒क्का ओर ओमुज़ ले कर हिन्द 
महासागर को दो मुख्य खाड़ियाँ काबू कर लीं | 

$ ५, पहली पृथ्वी-परिक्रमा--मसाले पैदा करने वाले पूरवी द्वापों 
के लिए स्पेन वाले भी तरसते थे | पोप की सीमान्त-रेखा से पब्छिम जाते हुए 
उन द्वीपों तक पहुँचने की उन्हें सूफी | मागेलान नामक नाविक इस दृष्टि से 
पृथ्वी की परिक्रमा करने निकला | इसाब्रेला के पोते चाल्स ने उसे पाँच जहाज 
दिये, जिनमें २०० नाविकों को ले कर वह चला ( १५१६ ई० )। मागेलान ने 
कोलम्बस से कहीं ग्रधिक हिम्मत ओर बहादुरी का काम किया | अमरीका के 
दक्खिनी छोर से वह पहलेपहल प्रशान्त मद्यासागर में घुसा । दो बरस पीछे उसे 
एक द्रीपावली मिली, मिसका नाम उसने चाल्स के बेटे फिलिप के नाम पर 
फिलिपीन रकखा। वहीं उसकी मृत्यु हुईं। उसके १८ बचे हुए साथी एक जद्मज 
ले कर दूसरे बरस स्पेन पहुँचे (१४२२ ई०)। तब्र लोगों ने जाना कि अमरीका 
और मारत अलग अलग देश हैं | 


रथ पुत्तगाली लोग शब्दों के श्र.न्तम स्व॒र को सानुनासिक बोलते थे। कोस्चि 
को उन्होंने कोचि कहा, जिससे कीचीन बन गय। 


डर भारतीय इतिहास को 3न्तीलम [ पे ८६ 


किलिपीन की पुरानी पोथियों के भंडार ईसाई स्पैनियों ने यह मानते 
हुए कि उनमें काफ़िरों के कुंक की बातें हैं, ऐसी पूणता से मष्ट किये कि आज 
के खोजियों के लिए, यह जानने का बोई साधन नहीं बचा कि पुराने फ़िलिपीन 
वाद्य में क्‍या कुछ था | जो कुछ-एक चिह्न मिले हैं उनसे जाना गया है कि 
फ़िलिपीन की लिपि ब्र।क्षी वर्णमाला का ही भ्रपश्रंश रूप थी। फ़िलिपीन के 
लोग अनुश्रुति से मनु और लाओो-.चे को अपने पहले विधान-दाता मानते हैं, 
जिससे प्रकठ होता हैं कि उनकी सम्यता का आधार भारतीय ओर चीनी था | 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
१, परले हिन्द के चम्पा राज्य की अवनति ओर अन्त का संत्तिप्त वत्तान्त लिखिए ॥ 
२, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए--( १ ) बिल्वतिक्त साम्राज्य का उदय और 
अस्त ( २ ) पुतंगालियों का भारत आना ( ३ ) पहली प्रृथ्वी-परिक्रमा । 
३. पुत॑गालियों ने भारतीय समुद्र पर एकाथिपत्य किन दशाओं में कर लिया १ 
४. दीव की लड़ाई का इतिद्ठास में क्या महत्व हे ? 


'अयन्‍-मररंक:क <१धम॥/फरालिए ५क७५:३४००००४०० इजं>्करातश॒ा 


अध्याय ८ 
पिछले मध्य काल का भारतीय जीवन 


6१, हिन्दुओं का राजनीतिक पतन और उसके कारण-- 
पिछला मध्य युग हिन्दू सम्यता की सड़ान और श्रघोगति का युग था। हिन्दुश्रों 
की राजशक्ति इस युग में तितरबितर हो गई। हिन्दू इस युग में प्रायः सदा हारते 
ही क्यों रहे ? इस प्रश्न के बहुत से उत्तर प्रचलित हैं, जैप्ते कि ठंडे देशों के 
निवासी और मांसाहारी होने के कारण मुसलमान हिन्दुओं से अधिक बलिष्ठ 
होते थे, कि युद्ध में दिनदू अपने भारी-मरकम हाथियों पर भरोसा रखते जो 
फुर्तीलि घुड़सवारों के मुकाबले में निकम्मे निकलते थे, और कि हिन्दुश्रों में एकता 
न थी--इषवर्धन के बाद से भारत में, कोई सम्राद नहीं हुआ और अराजकता 
छाई रही, छोटे छोटे राज्य सदा आपस में लड़ कर कमज़ोर होते रहे । 

इनमें से कोई भी व्याख्या परंख पर पूरी नहीं उतरती। मारतंवर्ष के 


थ्य$ १ |] पिछले मध्य काल का भारतीय जीवन डरे 


गरम मैदानों के लोग ठंडे देशों के मोगों से कभी कमज़ोर नहीं रहे । भारतीय 
योद्धा तुर्कों से शारीरिक बल में कम न थे। अन्र भी भारत के गरम प्रदेशों के 
निवासी राजपूत जाट सिक्‍क्ख मराठे भोजपुरी कन्नड आदि संसार की बलिष्ठ 
सैनिक जातियों से टक्कर लेते हैं। यदि गरम और ठडे देश में पैदा होने से ही 
यह भेद होता तो अफगान जन्र हिन्दू थे, तब्र महमूद से क्यों हारते रहे ? और 
कश्मीर से नेपाल तक के ठंडे प्रदेशों के हिन्दू राज्य इस युग में क्यों मुर्दा पड़े 
रहे ? मलिक काफूर किसी ठंडे देश में पैदा न हुआ था | हिन्दू रहते हुए. उसी 
काफूर ने वह योग्यता क्‍यों न दिखलाई ? मांसाहार की बात भी वैश्ती ही हे । 
दाल्िणात्य ओर गौड ब्राह्मणों बनियों ओर जैनों को छोड़ कर आज भी प्रायः 
सब्न हिन्दू मांताहारी हैं। हाथियों वाली बात भी ठीक नहीं है। स्वयं महमूद गज़नबी 
ने मध्य एशिया में अपने विरोधियों के मुकाबले में भारतीय हाथियों का प्रयोग किया 
था | उसका वृत्तान्त मनोरंजक है | उसके हाथी श॒त्र के खबारों को अपनी सूँडों 
से पकड़ कर काठियों में से खींच लेते और नीचे पग्क कर पैरों तले रौंद देते थे । 

तीसरी बात भी अज्ञानमूलक है | प्रतिहारों ओर राष्ट्रकूटों के साम्राज्य 
हप॑ ओर पुलकेशी के साम्राज्यों के प्रायः बराबर थे। प्त्रीं वीं १०वीं शताब्दियों 
में जितने बड़े राज्य भारतवप में रहे उतने बड़े राज्यों का परस्पर लड़ना यदि 
अराजकता हो तो संसार के सब देरों में सदा ही अरा जकता रही है। बीच बीच 
में उनके परस्पर लड़ने से तो उलगा उनका पौरुष बना रहा | भारत जेसे बड़े 
देश में यदि तीन सदियों तक कोई युद्ध न होता तो लोग शायद युद्ध करना ही 
भूल जाते । तुक लोग भी आपस की लड़ाइयों में हिन्दुश्रों से क्या कुछ कम थे 
यदि तुर्को ने हिन्दू राज्यों की लड़ाइयों से लाभ उठाया तो क्‍यों नहीं किसी हिन्दू 
राजा ने तुर्कों की आपसी लड़ाइयों से लाभ उठाने की चेष्टा की ? सच यह है 
कि यदि हिन्दुओं का राजनीतिक जीवन मन्द न हो गया होता तो अकेले अ्रकेले 
हिन्दू राज्य भी शत्रु का मुकाबला कर सकते ओर यदि महमूद जैसा कोई 
असाधारण सेनापति उन्हें पछाड़ भी देता तो भी अवसर पाते ही वे फिर उठ 
खड़े होते | 

इस प्रसंग में हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए, कि इस युग में 

भा०-र८ 


४३४ भारतीय इतिहास की 'उनन्‍्मीलन [ पर्व ८ 


हिन्दुओं ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ीं, वे प्रायः सब्र रक्तापरक ही थीं। उन्हें आगे 
बढ़ कर शत्रु पर चद्ाई करने की न सूझती थी और सूकती भी तो बहुत दूर 
को नहीं । शहाबुद्दोन गोरी यदि कई चढ़ाइयों में हारा भी तो उन हारों से 
उसे अपने राज्य का कोई अंश तो न देना पड़ा। ओर हिन्दू राजा यदि 
उसके मुकाबले में जीते भी तो अधिक ते अ्रधिक श्रपना घर ही बचा पाये। 
इस युग में उन्होंने जो वीरता दिखाई प्रायः वह अ्रपना अन्त निकट देख कर 
निराश हो मरने मारने पर तुले हुए आ्रादमियों की वीरता थी। उसमें महत्त्वा- 
कांच की वह प्रेरणा, विशाल दृष्टि का वह स्वप्न और वह ऊँची साध नथी जो 
मनुष्यों को नई भूमियाँ खोजने ओर जीतने के खतरे उठाने फे लिए, आगे बढ़ाती 
है। बेशक, कायर बन कर अधीनता मानने की अपेत्षा वैधी वीरता की मौत मरना 
बेहतर था । किन्तु बह बहादुरी का मरना ही था, बहादुरी का जीना नहीं | 

हिन्दुओं की हार का एक यह कारण भी कहा जाता है कि उनमें अनेक: 
देशद्रोही पैदा होते रहे । देशद्रोह के बहुत से उदाहरण तो कल्पित हैं, नेसे 
पृथ्वीराज के विरुद्ध जयचन्द्र का। श्रनेक सच भी हैं, जैसे मुहम्मद गोरी के ज़माने 
में उच्च की रानी का या अलाउद्दीत की गृजरात चढ़ाई से पहले कर्ण के 
उस मन्त्री का जिसका करण ने मूखंतावश अपमान किया था। इन उदाहरणों 
के विषय में यह सोचना चाहिए कि हिन्दू राज्यों के नेता इतने जागरूक क्‍यों न 
रहते रहे कि देशद्रोह के अंकुर को ही कुचल देते | प्रजा का कोई आदमी ज्योंही 
देशद्रोह करने लगता, राजा उसे पकड़ कर दंड क्यों नहीं देता था ? और यदि: 
राजा ही देश बेवने लगता तो प्रजा उसके विरुद्ध क्‍यों नहीं उठ खड़ी होती थी ? 
कण सोलंकी ने ऐसा अ्रन्वा हो कर अपने मन्त्री को क्‍यों सताया--प्रजा ने उसे 
वैसा वर्ताव क्‍यों करने दिया--कि उसका मन्त्री शत्रु से जा मिला ? 

इस प्रकार देशद्रोह के इन दृष्णन्तों से वास्तव में राजनीतिक जीवन की 
मन्दता ही सूचित होती है | हिन्दुओं की इस युग की अधोगति का अ्रसल कारण 
यह था कि उनकी प्रगति या आगे बढ़ने की प्रव्गत्ति रुक गई थी, उनकी मदृतत्त्वा- 
कांच्षा क्षीण हो गई थी, और वे अपने राननीतिक हिताहित की उपेक्षा करने लगे थे । 


$२, तुर्कों और हिन्दुओं के राजनीतिक जीवन और शासन: 


८९२] पिछले मध्य काल का भारतीय जीवन ४३१५६ 


की तुलना--इस युग के तुक सरदार ओर सेनिक निःसन्देह बहुत उच्छृंखल 
आर उपद्रवी थे। सन्‌ ११६३ से १५२६ ई० तक दिल्ली की गद्दी पर 
ब्शों के २५४ बादशाह बैठे । उसी अ्रवधि में मेवाड़ में १३ राजाशों नें राज्य 
किया | दिल्‍ली के उन बादशाहों म॑ से १६ तथा मेवाड़ के राजाओं म॑ से ३ 
रवामाधवक मृत्यु+ के बिना मारे गये। सन्‌ ११६६ से १५३१८ ई० तक गौड में 
वुल ४३ शासकों ने शासन किया । उसी अरसे म॑ उसके पड़ोसी उड़ीसा में 
केवल १४ राजाओं का शासन रहा | 
इन अंकों से तुक शासन की कमज़ोरी प्रकट होती है । किन्तु यदि फोई 
हिन्दू राजा इस कमज़ोरी से लाभ उठा कर दिल्‍ली पर चढ़ाई करता तो क्या द्योता ? 
तुर्वों में काई न कोई गयास तुगलक उठ खड़ा होता, ओर सब्र तुक अपने उपद्रव 
छोड़ उसके मंडे तले जमा हो जाते । यह समभना चाहिए, कि तुक सल्तनत में 
वास्तविक, शासन तुर्कों के सेनिक दल के हाथ में था। उस दल के नेता कब 
खिलजी रहे, कत्र तुगलक, आदि, सो गोण बात है। वह दल एक जाति के 
लोगों का था, जिनका जीवन रहनसहन भाषा ओर मज़दब एक था। उस 
तरुण जाति में नये नये देश जीतने की उमंग सहज ही विद्यमान थी | इस्जाम 
ने उनमें यह विश्वास पैदा कर दिया था कि उनकी वह उमंग और लूटमार की 
प्रवृत्ति भी ईश्वरीय प्रेरणा है। यों वह उमंग उनके लिए ऊँचा आदर्श बन गई 
जो आदश उन्हें सदा आगे बदने को प्रेरित करता रहा | 
उनके दल में छोटे बड़े सन्न बराबर थे, योग्यता से कोई भी आगे बढ़ 
सकता था । वे लोग काफी उत्पाती और उच्छुंखल थे, तो भी इस्लाम की 
शरीभ्रत ने उनके समाज में कुछ नियम बाँध दिये थे, थ्रोर चूँके वे नियम 
उनकी दृष्टि म॑ ईश्वरी कानून थे, अग्रतः उनके उल्लंघन करने की आन्तरिक 
रुकावट उनके लिए, उपस्थित रहती । यदि उनका शासन उपद्रवभय था तो 
इसका समूचा दोष भी उन्हें नहीं दिया जा सकता | इसके लिए, मुख्य दोषी 
शासित प्रजा थो जो निश्चेष्ट हो कर सत्र कुछ सहने को तैयार थी, और अपने 
* आयु पूरी कर के, रोग से या बाहरी शत्रु से युद्ध में लड़ते हुए र॒त्यु स्वाभाविक 
गिनी जाती है, पर भोतरी विद्रोह या घरेलू लड़ाई से होने वाली म॒त्यु अस्त्रभाविक है। 


४३६ भारतीय इतिहास का उन्‍मीलन [पद 


राजनीतिक अधिकारों और कत्तंव्यों के प्रति बिलकुल बेहोश हो गई थी। यदि 
हिन्दू सेभ्यता में पहले का सा जीवन होता तो वह शकों की तरह तुर्कों को भी 
पालतू बना लेती; इस्लाम ने तुर्कों के दल में जो व्यवस्था पैदा की वह उसपे 
अधिक अच्छी व्यवस्था पैदा कर देती | 

खिलजियों के पतन-काल में यदि कोई हिन्दू सरदार दिल्‍ली पर अधिकार 
कर भी लेता तो जहाँ उसे तुर्कों के उस जीवित दल का सामना करना पड़ता, 
वहाँ उसके अपने पक्ष में कीन सी शक्तियाँ आती ? यदि वह 'नीचः जात का 
होता, जैसा कि खुसरो था ही, तो उसे कहीं से भी सहयोग न मिलता । ओर, 
यदि वह कुलीन होता तो भी उसकी दशा प्रायः वढ्दी होती जो बंगाल में राजा 
गणेश की हुई । गणेश के बेटे के मुसलमान होने के विषय में कई कहानियाँ 
प्रसेद्ध हैं, पर असल बात यह प्रतीत होती है कि उसके अधीन दिन्दू सरदार 
निश्चेष्ट थे जिनसे सहयोग पाने की उसे कोई आशा न थी, ओर सचेष्ट मुस्लिम 
सरदारों ओर पीरों फक्रीरों का अकेले मुकाचला करने लायक हृदता, जो उसके 
बाप में थी, उसमें न थी । 

चोदहवीं पन्द्रहवीं सदियों में उत्तर भारतीय मैदान के मुख्य अंश कश्मीर 
मालवा गुजरात ओर महाराष्ट्र के सित्राय समूचे भारत में अर्थात्‌ लग- 
भग आधे भारत में हिन्दू राज्य थे। यदि उनमें राजनीतिक सचेष्टता 
जागरूकता और अपनी एकता का विचार होता तो वे श्रपनी बड़ी शक्ति संत्रटित 
कर सकते । किन्तु उनकी दृष्टि संकीण ओर शूत्य थी । पुरानी लकीर पर चलने 
के अतिरिक्त कोई दूर का या ऊँचा लक्ष्य उनके सामने आता ही न था । 

जिन राज्यों के संचालक अ्रपने चारों तरफ की परिध्थिति को देखने ओर 
समभने में इतने बेसुध ओर जागरूकताहीन थे, उनके अन्दर का शासन भी 
कैसा रहा होगा ? हमने दिल्‍ली ओर लखनोती के तुके शासन की एक अंश में 
मेवाड़ और उड़ीसा के मुकातले में कमज़ोरी देखी है। हिन्दू शासन में दूसरी 
कमज़ोरी थी। जहाँ राज्य के नेता ऊँधने वाले ओर उपेक्षाशील होते हैं, वहाँ 
उसका संघटन बाहर की किसी चोट के त्रिना ही ठीला हो जाता है और चारों 
तरफ उपद्रव होने लगते हैं। चेदि देश का इतिहास इसका उदाहरण है । 


८३३] पिछुले मध्य काल का भारतीय जीवन ४३७ 


सल्तनत युग में उत्तका बड़ा अंश प्रायः स्वतन्त्र रहा; किन्तु बारहवीं सदी के 
अन्त में बह राज्य आप से आप ही द्ूट गया | इसके बाद उसके स्थान में कोई 
सुसंघटित राज्य पैदा न हुआ; जहाँ तहाँ छोटे मोटे सरदारों के ठिकाने खड़े हो 
गये, जिनकी सीमाओं पर सदा ही श्रशान्ति रहती होगी । यदि भारत में तु 
न आते तो प्रायः समूचे भारत की वही दशा हो जातो | इस प्रकार यदि तुर्को के 
राज्य में शासक दल की असंयत सचेष्टता के कारण उत्पात और उपद्रव होते 
रहते थे तो हिन्दुओं के राज्य में शासकों की निश्चेष्टता के कारण वैसे ही उपद्रव 
जारी थे | प्रजा में राजनीतिक चैतन्य न रहने के कारण उस युग में देश की 
वैधी दुदशा होना अ्वश्यम्भावी था । ँ 
$३. डामर शासनप्रणाली ओर जागीर-पद्धति--ज्ञनता की 
राजनीतिक निश्चेष्टता तथा तुर्को के विजयों से इस युग में शासन की एक नई 
पद्धति जिसकी बुनियाद पहले मध्य युग से पड़ रही थी, पूरी तरह जम गई | 
तुक ओर दूसरे विजेता विजय के बाद इलाके आपस में बाँठ लेते। वे पहले 
क्सिानों को हटा कर उनके स्थान में स्वयं बसने के बजाय उन्हीं को खेती-बाड़ी 
करने देते ओर उनके ऊपर स्थानीय शासक बन बैठते थे। जो काम पहले 
शिल्ययों की श्रेणियाँ, ग्रामों ओर नगरों की सभाये या पंचायतें करतों थीं, उसका 
बहुत सा अंश इन स्थानीय शासकों या जागीरदारों ने हथिया लिया। पंचायतें 
भी बनी रहीं, पर जनता के अपने स्वत्वों के प्रति उदासीन हो जाने के कारण 
उनके ओर इन जागीरदारों के अधिकारों की सीमा का निश्चय करना कठिन 
है। इस पद्धति का विकास पहले मध्य युग से ही होने लगा था, बाहरी 
विजेताओं के आने से वह तेज़ी से बढ़ा। जहाँ नये विजेता न पहुँचे, 
वहाँ भी पुराने कर वसूल करने वाले ओर अन्य राज्याधिकारी उसी तरह जनता 
के बहुत से अधिकार लेते गये। राजा अपने बड़े सरदारों या डामरों। को मानो 
देश का शासन ठेके पर देता--या जागीर देता-ओऔर वे अपने छोटे सरदारों 





+ पहले हम इस अर्थ में सामन्‍्त लिखते रहे हैं। किन्तु इस अथे में ठीक पुराना 
शब्द डामर है। सामन्त ओर डामर में अन्तर भो है। सामन्त अपने प्रदेश का राजा 
होता है जो दूसरे को अपना अधिपति मान लेता है; डामर स्थानीय शासक होता है। 


घदेप भारतीय इतिद्ास का उन्‍्मीलन [ पथ ८ 


ओर सेनिकों को उसी तरह ठेका देते। इस ठेके की परम्परा में प्रत्येक ठेके की 
यह शत्ते होती कि सैनिक या सरदार अपने स्वामी को बदले में सेनिक सेवा 
देंगे । इसी को हम डामस-तन्त्र या जागीरपद्धति कहते हैं | 
* $४. सामाजिक जीवन--जातपाँत परदा बालविवाह--न 
केवल हिन्दुओं के राजनीतिक जीवन में प्रत्युत उनकी सम्पता के सभी पहलुग्रों 
में जीणुता आ गई | उस सभ्यता में प्रगति और प्रवाह बन्द हो गये थे | किन्तु 
जीण होने पर भी हिन्दू सम्यता ने अपने को बचाये रखने की अनुत्म शक्ति 
दिखाई | पहले मध्य युग में जातपाँत का आरम्भ हो चुका था और ब्याह-शादी 
खान-पान पर बन्धन लगने लगे थे । वे बन्धन श्रत्र और कड़े हो गये, जिससे हिन्दू 
समाज के अन्दर के जीवन पर बाहर से कोई प्रभाव पड़ना बहुत कठिन हो गवा । 
हिन्दुओं ने अपने विजेताओं को अपने से ऊँचा मानने के बजाय उलय नोचा 
बताया | चोदहवीं शताब्दी में राजस्थान के जो अनेक राजवंश पदच्युत हुए 
उनके वंशघर अपने को राजपूत कहने लगे श्रोर वह मी एक जात बन गई | 
परन्तु इस युग तक भी हिन्दू अपनी जातों में बाहर के आदमियों को 
मिला लेते थे | इसका एक उदाहरण शहाबुद्दीन गोरी के ढ्वारे हुए कैदियों का 
गुजराती हिन्दुओं में मिलाये जाने का है [ ७, ६६६ ]। दूमरा बड़ा उदाहरण 
अहोप लोगों के हिन्दुओं में मिलने का है। तेरहवीं सदी में वे असम में आये 
तो अपनी बोली बोलते ओर गोमांस खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने आय 
भाषा अपना ली ओर पूरे हिन्दू बन गथे। तीसरा उदाहरण कश्मीर श्रादि 
प्रान्तों में एक एक जात के भीतर, जहाँ जात के कुछ लोग मुस्लिम बन गये, 
कुछ हिन्दू रह गये थे, हिन्दू-म॒ुस्लिम विवाद होते चलने का है [ ८, *$७ ]। 
जैसे हिन्दू लड़कियाँ मुस्लिम घर में व्याही जाने पर इस्लाम श्रपना लेतीं, बैपे 
ही मुस्लिम लड़कियाँ हिन्दू घर में ब्याही जाने पर हिन्दू धम-कर्म अपना लेतों। 
पति के मत के अनुसार पत्नी का शत्र मृत्यु के बाद दफ़नाया या जलाया जाता । 
परदा ओर बालविवाइ की प्रथाएँ भी इसी युग में परिपक्व हुईं। 
8५, धार्मिक जीवन--( अ ) जडपूजा चाम मार्ग और जटिल 
क्रियाकलाप--पहले मध्य काल के श्रन्त तक हिन्दू धर्म में जो प्रबृत्तियाँ प्रकट 


८९५६३ | पिछले मध्य काल का भारतीय जीवन ४३६ 


हो चुकी थीं वे तेरहवीं शताब्दी में तथा चोदहवीं के आरम्भ तक भी जारी रहीं । 
जनसाधारण में मूत्ति पूजा जड-पूजा बन चुकी थी। इसके अलावा प्रायः सभी 
पन्‍्थों में कोई न कोई विषयी या घोर रूप चल चुके थे । तीसरे, अलोकिक और 
असाधारण सिद्धियाँ ऊँचे जीवन का मुख्य चिह्न मानी जाने लगी थीं। चोंथे, 
धर्म में निरथंक क्रियाकलाप बहुत बढ़ गया था, और उत रूप में उसे निभाना 
फुरसत वाले निठह्त्ते लोगों के लिए ही शकय था | देवगिरि के अन्तिम यादव 
राजा के मन्त्री हेमाद्वि ( हेमाड पन्‍त ) ने हिन्दू धर्म-कर्म का ग्न्‍न्थ चतुबंग 
चिन्तामणि_ लिखा जिसमें बरस भर में करने के लिए प्रायः २००० ब्रतों अनुष्ठानों 
का विधान है। उसी तरद्द के ग्रन्थ काशी और मिथिला में शूलपाणि उपाध्याय, 
क्मलाकर मइ्ट, नीलकंठ अआरादि ने लिखे, जिनमें हिन्दू धर्म-कर्म का वही जटिल 
रूप दिखाई देता है | 

( इ ) तौहोद और सूतिपूजा--इस्लाम भारत में दिन्दू धर्म-कर्म की 
उक्त सब्र प्रवृत्तियों की प्रतिकिया रूप में उपस्थिन हुआ्रा था। उत्तकी चोट ने दिन्पू 
मघ्तिष्क को जगाया ओर उसने अपने को स्त्रयं पैदा किये हुए. निस जाले में 
उलभा लिया था उसमें से निकल कर अपने पुराने दर्शन को फिर से पहचानने 
में सहायता दी | वास्तव में इस्लाम के धार्मिक विचारों में शिक्षित हिन्दुग्रों के 
लिए कोई नई बात न थी | एक ब्रह्म का विचार उपनिषदों के काल से स्पष्ट रूप 
में चला आता था। हमने देखा है कि महमूद गज़नवी के टुंके पर 'लाइलाह 
इल्लिलाह' का अनुवाद एक अव्यक्त! किया गया है [9, ५६६] | इससे प्रकट 
है कि इस्लाम की इस आधारशिला में शिक्षित हिन्दुओं ने अपने दशन का 
पुराना विचार ही देखा | उनकी दृष्टि में ब्रह्मा विध्णु शिव श्रादि केवल उस 
“एक अव्यक्त की विभिन्न शक्तियों के सूचक थे | उनकी मूर्तियाँ केवल संकेत 
थीं, जिनकी रचना में कला को श्रपना कोशल दिखाने का अ्रवसर प्रिलता था । 
महाराणा कुम्मा के प्रसिद्ध कीर्तिस्तम्म में हिन्दुओं के सभ्न देवी-देवताओं की 
मूर्तियाँ हैं। ब्रह्मा विष्णु ओर शिव से आरम्म कर ऋतुओ्नों ओर मासों तक को 
मूत्त किया गया है | स्पष्ट है कि वे सच्च मूत्तियाँ पूजा के लिए. न थीं। वहाँ 
प्रतिमा का अथ केवल भाव का मूत्त रूप है। वह पत्थर में तराशी गई कब्रिता 


४० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [पर्व ८ 


है। धार्मिक विचारों में हिन्दू कितने उदार थे, इसका उदाहरण भी उसी कीति- 
स्तम्म में विद्यमान है | ब्रह्मा विष्णु शिव की मृत्तियों के साथ साथ अरबी अक्षरों 
में अल्लाह का नाम भी वहाँ लिखा है। वह निराकार ब्रह्म का अरबी नाम है । 
यों इस युग में इस्लाम के बुनियादी विचार को हिन्दुओं ने खुशी खुशी स्वीकार 
कर लिया था | 
( उ ) सन्‍त और सूफी सम्प्रदाय--इस परिवत्तन को लाने में इस 
युग के सन्‍तों की चलाई हुई सुधार की लहर मुख्य कारण हुई । वे सन्त सब वैष्णव 
भक्त थे | उन्होंने जनता का ध्यान म्तयों के जड रूप से हटा कर उनके भाव 
ओर आदश की तरफ खींचा, विपयाक्त पूजाश्रों की उपेज्ञा कर शुद्ध पूजाओं 
को उज्ज्वल और अ्राकषक रूप में उयध्थित किया, तथा पूजा की विधि ओर 
क्रियाकलाप के बजाय भाव और भक्ति पर ज़ोर दिया | मध्य एशिया में बोद्ध 
मांग के सम्पक से इस्लाम म॑ भी रहस्पवाद चला | उसके प्रवक्ता सूफी कदलाये।॥ 
उनकी धामिक दृष्टि बहुत उदार थी। सूफ़ो सम्प्रदाय का 'उदय भारतौय प्रभाव 
से मुस्लिम कट्ररपन पिघलने का लक्षण था । 
इस युग के पहले सुधारक प्रयाग के रामानन्द तथा पंठरपुर (मद्ाराष्ट्र 
के विसोबा खेचर थे, जो दोनों चोदहवीं शताब्दी में हुए। रामानन्द ने 
गोपियों से घिरे कृष्ण के बजाय राम को भगवान्‌ माना, संस्कृत के बजाय 
देशी भाषा में उपदेश दिया तथा नीच कहलाने वाली जातियों के लोगों ख्त्रियों 
और मुसलमानों को भी शिष्य बनाया । भक्ति छोटे बड़े सब्र को पवित्र बना सकती 
है, अतः भक्त सन्‍्तों ने 'नीचा जातों को भी सहज ही ऊँचा उठा दिया। 
विसोबा खेचर ने खुले शब्दों में मूत्तिपूज़ा को घिक्कारा-- पत्थर का देवता 
नहीं बोलता *“ वह चोट से टूट जाता है | “*' पत्थर के देवताओं के पुजारी 
मुखंतावश सच्च खो बैठते हैं ।” 
१४वीं सदी में ही ईरान में हाफिज नामक सूफ़ो कवि हुआ | उसे बहमनी 
( संस्कृत ग्रन्थों के तुकों ओर उनके अरबी अनुवाद ऐसे पाये गये हैं जिनसे 
सिद्ध हुआ है कि भारतीय वेदान्त से सम्पक होने से पहले ही इस्लाम में सूफ़ी सम्प्रदाय 
चल चुका था 


८9५उ ] पिछले मध्य काल का भारतीय जीवन ४४१ 


रियासत के मुहम्मदशाह रेय ( १३७८-६७ ) तथा बंगाल के गयास आज़मशाह 
(१३८६-६६) दोमों ने अपने यहाँ श्राने का निमन्त्रण दिया था। इससे प्रकट 
है कि भारतीय मुसलमानों पर हाफिज का बड़ा प्रभाव पड़ा था | 
विसोब्रा का शिष्य नामदेव तथा रामानन्द का शिष्य कबीर था यह 
माना जाता है। नामदेव ने तीय त्रत उपब;स आदि घर्म के सब्र बाह्य साधनों को 
व्यर्थ कइ कर मन की शुद्धि और हरि 
के ध्यान को ही ठीक मांग बतलाया । 
कब्चीर सिकन्दर लोदो का समकालीन 
मुस्लिम जुलाह्य था । हिन्दू और मुसल- क्‍ 
मान दोनों में उसके अनुयायो हैं, ओर न 
दोनों को उसने खरी खरी सुनाई | वह ' 
भीराम का उपासक था | हिखुओं से * ... |ू# 
उसने कहां-- कम 
पाहन पूजे हरि मिलें 
तो मैं पुजों पहार ! 
तातें ये चाकी भली 
पीस साय संसार | 
आर मुसलमानों से कहय-- 
कॉकर पाथर जोरि के ४७090 
मसजिद लई चिनाय , कृबी रदास--राजपूत कलम का चित्र । 
ता चढ्ि मुल्ता बाँग दे, [ भ्तानवी संग्र्लय में हे रक्खे पुराने 
हे चित्र की अतिलिपि, भारत-कलामवन ] 
बहरा हुआ खुदाय ? 


कन्नीर के बाद उल्लेखयोग्य नाम पंजाब के गुर नानकदेव ( १४६८- 
१५३८ ई० ) का है जो सन्त होते हुए, भी ग्रस्थ था। संसार के कत्तंव्यों को 
करते हुए. भी सदाचरण श्र भक्ति से मनुष्य धर्मात्मा हो सकता है, यह नानक 
को शिक्षा थी | 

नानक ओर हुसेनशाह का समकालीन बंगाली सन्त चेतन्य था (१४८४० 


मु 








४४२ भारतीय इतिह|स का उन्मीलन [ पर्व ८ 


१५३३ ६०)। राजा गणेश के प्रधान मन्त्री का पोता अद्वेताचाय चेतन्य का 
साथी था। इन दोनों ने बंगाल को वज्रयान ओर शाक्त वाम माग से उदत्ारा | 
इनके वैष्णव धम में जटिल दाशनिकता न थी, भाव-प्रधान भक्ति ही उसका सार 
था । इन्होंने जाति-मेद को दूर किया और मुसलमानों को भी अपना शिष्य 
बनाया | बंगाल में धोद्ध भिक्खु-भिक्‍्खुनियों का बड़ा समुदाय था, जो हिन्दू 
समाज से अलग हो गया था। वे नेड़ा-नेड़ी कहलाते थे। अद्वेताचायं ने उन 
सब को वैष्णव दीक्षा दे हिन्दुओं में मिल्ला लिया | बंगाली वैष्णव भक्तों ने 
श्रहोमों को भी हिन्दू बनाया | किन्तु इन भक्तों के द्वारा मजन-कीत्तन को ही 
जीवन का मुख्य धम्धा बना देने का प्रभाव अच्छा न हुआ, जेसा कि हमने 
उड़ीसा इतिहास में देखा है [८, ६३१४] | 

मारवाड़ की मीराबाई, जो महाराणा कुम्मा के पोते महाराणा सांगा 
की पतोहू थी, चैतन्य से १३ बरस पीछे पैदा हो कर १३ बरस पीछे ही परलोक 
सिधारी ( १४६८-१५४६ ई० ) | उसने अपने दादा और पिता की परम्परा से 
बैष्णव भक्ति पाईं थी | 

इन सब सूफ़ियों ओर सन्‍्तों ने धम-कर्म में ऊँचनीच हिन्दू-स॒ुस्लिम का 
भेद मिटाया, तो भी इनका सुधार-काय ऐसा झाष्ट ओर गहरा न था कि भारत 
के सामाजिक जीवन से भी उन भेदों को मिया सकता | 

( ऋ ) भारतीय इस्लाम--चोदहवीं सदी से-प्रादेशिक मुस्लिम 
राज्यों को स्थापना के साथ साथ--इस्लाम भी मारतवष में विदेशी न रहा | 
ठक लोग तब्न तक मारतीय हो गये थे ओर बहुत से भारतीय भी मुसलमान बन 
चुके थे। लोदी ओर अन्य पठान भारतीय मुसलमान अर्थात्‌ हिन्दू से बने हुए, 
मुसलमान ही थे | मारतवर्ष में इस्लाम का वास्तबिक श्रचार प्रादेशिक मुस्लिम 
राज्यों द्वारा ही हुआ | उन राज्यों के शासकों में से कई इस्लाम के उग्र प्रचारक 
थे और उन दिन्दी मुसलमानों ने तुकों से बद कर इस्लाम को फैलाया । फीरोज़़ 
तुगलक, सिकन्दर बुतशिकन, अदहमदशाह गुजराती, महमूद बेगड़ा तथा सिकन्दर 
लोदी उस प्रकार के इस्लाम-प्रचारक थे। दूसरी तरफ जेनुलाबिदीन जैसे 
सुशासकों ने अपने चरित्र के उदाहरण से इस्जाम का गोरव बदाया | 


। 
48॥ 


४ 


रा 


| 
ह॥॥ 


है 
[] 


(४ / 


# 
(4 


॥0020 


है 
ढ 


॥॥॥ 


१५ 
5 


है 


50४ 
० | 





! 
पु 
लक है ते आम ४ कि 
सटप एड ५० धफ , ता बी. 
ण हि ह५ ५६ है| 
हे /, हे 
ले | 


] न 
पक पथ, ल्‍ #... _, ७०२० किक हा खाक अली दो है कही र 


" हे पक्रपीपउतछ्ी बज व - 
थ पा द््प अप कद 


चन्देरी के एक मकबरे की मेहराब--मालते की १५वीं सदी की कारोगरी । 
[ ग्वालियर पु० बि० ] 


४४ भारतोय इतिहास का उन्मीलन [ पव ८ 


ै $ ६. ललित कला--१४वीं १५वीं शताब्दियों के सभी प्रादेशिक प्रशा- 
सकों ने भारतीय साहित्य और कला को अ्रपनाया और पुष्ट किया। भारतीय 
कला पहले मध्य काल के अन्त में भावशल्य श्रोर अलंकारप्रधान होने लगी 
थी। तुर्का नें जहाँ उसके बहुत से पुराने चिह्न मिटा दिये वहाँ उसमें नई जान 
भी फूँकी । भारतीय कारीगरों का कोशल मिट न गया था । वह कोशल अक् 
नई मुस्लिम इमारतों में प्रकट हुआ | इनमें से बहुत सो तो पुरानी हिन्दू ऋृतियों 
का रूपान्तर मात्र थीं। बंगालें में इलियास के बेटे सिकन्दरशाह की बनवाई 
पाणइुआ ( जि० मालदा ) की ग्रदीना मसजिद, जो किसी बोद्ध स्तूत्न को सामग्री 
से बनी तया जिसके बरात्रर बड़ी मसजिद भारत में कभी कोई नहों बन पाई, 
जोॉनपुर की अटालादेदी 
मसजद तथा मालवा गुजरात 








मा "न * और दक्खिन की इस युग की 
ः ५६ 5 श्, कफ है. _< व क 
जल » 00 कु इमारतें भारतीय वास्तुकला 
हे ४6 जी ३ 4 के बढ़िया नमूनों में से हैं। 
न ५ । का | १४ है. , अनमें से प्रत्येक पर अपने 
हि कप ० 8 आज लहर न्त्बी जे 
आर आज ! है छ० 7 अपने प्रान्त की पुरानी शैली 
है ५ ह हा झह ले: 
.. 2 कीछापहे। 
८ दि मुस्लिम दरबारों में कोई 
पा स्थान न था, आर इिन्दू 
। गदर कक बे 


राज्यों मं भी वह अ्रवनति 
पर थी। चित्तौड़ के कीर्ति- 
तम्भ की मूत्तियाँ भद्दी हैं । 
3 किन्तु दक्खिन की नय्राज 
कप 5 १० ० क> अनरेमन 34०५. ५०००७७ 

' जे मूत्तियाँ सुन्दर और सजोव 

अदोना मस्जिद का;एक दरवाजा [भा० पु०वि०] हूँ। इस युग की मूत्ति-कला 
का बदया नमूना जावा से पाई गई राजा रजससंग ग्रमुबभूमि (१२२०-२७ ६०) 


जखच्ख ध् 
हि 772६ 
है, 2० 
7 जे क 





य्$७] पिछले मध्य काल का भारतीय जीवन ४४४ 


के काल की प्रशापारमिता की प्रतिमा है, जो उस राजा की सुन्दरी रानो देदेस 
की प्रतिकृति मानी जातो है। पारमिता का अथ है बड़प्पन या परम उत्कर्ष। 
चोद कला में भिन्न मिन्न पारमिताओं को भी मूत्त रूप दिया गया है। 

सिक्‍कों पर बनने वाली मूरतें पहले मध्य काल के अन्त में ही भद्दी होने 
लगी थों | चोहानों ओर गाहडवालों के सिक्कों पर नन्‍दी ओर लक्ष्मी की जैसी 
मूरतें बनती थीं, मुहम्मद गोरी ने उन्हें वैला ही जारी रकक्‍्खा। अल्तमश ने 
अपने गोड-विजय की याद में जो टंकफा ढलवाया, उसपर घुड़सवार की सजीव 
मूरत है [८, २५४ ] प्राणियों की भूत्ति बनाना इस्लाम के खिलाफ था । प्रकट 
है कि ये सुल्तान इस्लाम की प्रेरणा से ही न चलते थे | 

$ ७, साहित्य--चो हवीं पन्द्रहवीं शताब्दियों में देशी भाषाओं के 
साहित्यों को एक तरफ तो प्रादेशिक राज्यों 
से प्रोत्साहन मिला, दूसरी तरफ उन्हें सन्त 
सुघारकों ने अपना कर पुष्ट किया | मलिक 
खुसते ( १२१३-१३१२५ ई० ) ने खड़ी 
बोली में सबसे पहले कविता को । खुसरो की 
उस कविता से यह भी प्रकट होता है कि 
तक तेरहवीं शताब्री तक ही किस प्रकार 
भारतीय बन चुके श्रोर भारतीय विचारों को 
संक्रीणता बाधक न होती तो तुर्कों के कारण 
भारतीय समाज का विकास होने में कोई 
रुकावट न पड़ती । 





नटराज ( ताण्डव करते हुए शिव). बंगला साहित्य का उदय राजा गणेश 
१५वीं सदी का दक्खिन भारतीय के काल से हुआ । चण्डीदास के पद 
कांस्य [ पैरिस संग्र० ] उसमें सबसे पहली प्रसिद्ध रचना हैं। 


डसी प्रकार के पद विद्यापति ने मैथिली में लिखे। हुसेनशाह, उसके पुत्र और 
सरदारों ने बँगला में भा में भागवत ओर महाभारत के अनुवाद करवाये। बंगाली 


४४८ 


हे >+न्‍के 


़ हु बडा 
है, 
कटा क्‍५ ० १लैमद पिन 
209 28248 


रन, दर नजर 


गु 


भारतीय इतिहास का उन्मीलन 


“मह। हक हि हैक शक, ४, 
नल कि कि हम ललसका जा" बन अस्त मरटकडधियिक पर छआट |... ५. ६ है _ ५ 


कैप जैन $. कज्तों ह। तह के... की. 7 #एन्‍करत समॉकिएर्भुएात ५००० 


३ 40000 ४८ ०08) ह /भक ॥; रु |2 8 
०, ५. कब 84 ७४०: किए&त पद 5 ली 2 


के: कर जे हैः त 
रे ! ४ 
रु न ल्‍ 
त फ हि ५9% जी 
कक रह हर हप हट ध्पे के कक फेर 42० गा * ०» 
हक यु 
तर ] पु पि 
४] न्‍ कप व ४7% । कै # 7 44 ब्कलाओ #&०$ 4» 
07 ० (6 कील कील 26५. हक! 
ढ़ ५ 3322 प पे 
हक अं #. कि # पा ॥ 0] 


प्रज्ञापारमिता ( जावा, १६दीं सदो ) 





[ पर्व ८ 


८$८] पिछले मध्य काल का भारतीय जीवन ४४ 


कवियों ने मी उस श्रीयुत हसन जगतभूषण”? के नाम को अपने गीतों में चिर- 
स्थायी किया । कश्मीर के जैनुलाबिदीन के विषय में दूसरी तीसरी राजतरंगिणियों 
के लेखकों ने इस बात को दर्ज किया कि उसने देशी भाषा अर्थात्‌ कश्मीरी में 
रचना को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया ! 

द्राविड भाषाओं में से तमिठ ओर कन्नड में पहले भी साहित्य था । 
तेलुगु में साहित्य का विकास राजा गणपति और उसके सामन्तों तथा मध्य काल 
के भक्तों के प्रोत्ताइन और प्रयत्न से शुरू हुआ । ११वीं शताब्दी के तमित्ठ कबि 
कम्बन की रामायण तथा कवयित्री ग्राण्शाल के गीत भारतीय साहित्य के 
उज्ज्वल रल हैं । कम्परामायण के नमूने पर पीछे दूसरी भाषाओं में भी रामायरोँ 
लिखी गईं । 

मुस्लिम राज्यों के इतिहास फारसी में लिखे जाते रहे । भारतीय तुकों 
की साहित्यिक भापा फारसी थी। असम के अहोम राजाओं के वृत्तान्त अहोम 
भाषा में बराबर लिखे गये । वे बुरंजी कहलाते हैं । कश्मीर का इतिहास दूसरी 
तीसरी चौथी राजतरंगिणी के रूप में इस युग में बरात्र संत्कृत पद्म में लिखा 
जाता रहा । संस्कृत में अ्रन्य अ्रनेक ऐतिहासिक प्रबन्ध और ग्रन्थ भी इस युग 
में लिखे जाते रहे | ये सभी मदतत्तपूण हैं । 

इसके साथ हो यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस युग के देशी 
भाषाओं के वाह्मय में भावप्रधान काव्य के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
इतिहास भी हिन्दुओं मुध्लिमों ने लिखे तो संध्कृत या फ़ारसी में ही। श्रर्थात्‌ 
देशी भाषाश्रों में ज्ञानपूण विचार-प्रधान विषयों की चर्चा की परम्परा नहीं बनी। 

$८. चौद॒हवों पन्द्रहवीं शताब्दियों का पुनरुत्थान--बारहवीं 
शताब्दी के अन्त में जब उत्तर भारत के हिन्दू राज्य एक एक ठोकर से गिरते 
गये तब से पिछले मध्य काल का आरम्भ हुआ | तेरहवीं शताब्दी के श्रन्त ओर 
चोदहवीं के आरम्म में जब्र दक्खिन भारत और कश्मीर के राज्य गिरे तब वह 
पतन की प्रक्रिया परा काष्ठा पर पहुँच गई | उसके बाद प्रतिक्रिया हुईं। चोदढवों 
पन्द्रहबीं शताब्दियों में जो प्रादेशिक राज्य उठे वे उस प्रतिक्रिया की उपज थे। 
यह बात हिन्दू ओर मुल्लिम राज्यों के विषय में समान रूप से लागू होती है, 


डडप भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ८ 


क्योंकि इस युग के प्रादेशिक मुस्लिम राज्यों के प्रशासक अपने अ्रपने प्रदेश में 
जनता की रक्षा करने ओर सुब्यवस्था रखने की भावना से पूरी तरद प्रेरित थे, 
वे अपने को पूरी तरह अपने प्रदेश का मानते, और उसकी कृष्टि से जी जान 
से प्रम करते ओर अपने को विदेशी किसी प्रकार भी न मानते थे । मलिक 
'काफूर, डुल्वच ओर तैमूर के सामने विभिन्न प्रदेशों की जनता ने अपने 
को जैसा असहाय पाया था, वैसी श्रसहायता फिर न आये यह आदश उन सभी 
राज्यों कें सामने प्रायः रहा | चौदहवीं शताब्दी से जो धार्मिक संशोधन की लहर 
चली वह ओर यह राजनीतिक पुनर्जीतन एक ही लहर के दो पहलू थे । 

प्रायः इन सभी राज्यों ने भारतीय कृष्ट को पुनर्जीवित करने का यत्न 
किया । जौनपुर के इब्राहीम शर्कों तथा उसके पोते हुसेनशाह शकों 
4 १४४७-७६ ) के प्रशासन में भारतीय संगीत की विशेत्र उन्नति हुई। 
इब्राहीम के अधीन कड़ा-मानिकपुर के बहादुर मलिक नामक व्यक्ति ने दूर दूर 
के गायकों का एक सम्मेलन जुगणा कर संगीत के पुराने संस्कृत ग्रन्थों का 
संग्रह करवाया, विवादास्पद बातों का निर्णय करवाया ओर संगीतशिरोमणि 
नामक नया ग्रन्थ तैयार करवाया ( १४२८ ई० ) । इसके कुछ हौ काल बाद 
महाराणा कुम्मा ओर जैनुलाबिदीन ने भी संगीत की उन्नति के प्रयत्न किये । 
इस युग के प्रादेशिक राज्यों ने किस प्रकार भारतीय वास्तुकला को पुनर्जीवित 
ओर देशी माधभाश्रों को प्रोत्साहित किया, सो हम देख चुके हैं| चित्रकज्ञा में भी 
अपग्र श शैली की रूठियों को कुछ तोड़ कर एक नई जानदार कलम ( शैली ) 
गुजरात और मेवाड़ में १५वीं शताब्दी के उत्तराध से चली जिसे राजपूत कलम 
नाम दिया गया है। अ्रपश्रंश शैल्ञी में शत्रीहें न बनती थीं, इसमें बनने लगीं । 


+ आनन्द कुमारस्वामी ने राजपूत कलम के अन्तगंत पहाड़ी कलम को भी माना 
था, जो हिमालय के राजपूत राज्यों में पैदा हुई और पली । यों अगले युग में जारी 
रहने वाली राजपूत कलम और मुगल कलम [ ६,८६५ ] में से एक अपने नाम से 
भारतीय ओर दूसरी बाहरी प्रतीत होती है। राय कृष्णदास ने दिखाया है कि मुगल 
“कलम भी पूरी तरह भारतीय है, कि पहाड़ी कलम जो १८वीं सदी में पैदा हुईं उसी का 
-रुपान्तर है, और कि पहाड़ी और राजपूत कलमों के तत्त्वों में इतना श्रन्तर है कि उन- 


प८$६] पिछले मध्य काल का भारतीय जीवन ४४६ 


$९, मध्य काल का ज्ञान और अर्वाचोन काल का आरस्भ-- 
हम कह चुके हैं कि गुप्त युग में मारतवष में ज्ञान की उन्‍तरति जहाँ तक हो गई 
थी, उसके आगे प्रायः एक हर्ज़ार बरस तक संसार ने विशेष उन्नति न की। 
इस बीच पहले अरबों और फिर मंगोलों द्वारा भारत और चीन का ज्ञान 
युरोप तक पहुँचता रहा | दशगुणोत्तर गणना अ्ररत्र लोगों ने भारत से सीखी 
इसी कारण उन्होंने हमारे अंकों को हिन्दसे कह । युरोप वालों ने वह गणना 
श्ररबों से तेरदवीं शताब्दो में सीखी । लकड़ी के ठप्पों (ब्ज्ञाकों ) से कागज़ 
पर छापने की विद्या चीन वालों से सीख कर श्ररत्रों ने युरोप पहुँचाई । मंगोलों 
ने युरोप में बारूद पहुँचाया | इसी प्रकार ओर अनेक बातों का ज्ञान युरोप में 
पूरव से गया | रोम के पतन के काल से जब युरोय के राष्ट्रों ने ईसाई विचार 
को अपनाया, तत्र से वे अज्ञान को निद्रा में रहे | अब धीरे धीरे यह ज्ञान पा 
कर उनमें गहरी जाणति पैदा हुई | प्राचीन यूतान की विद्याओं के लिए वे 
तरसने लगे | १४५४३ ई० में तुक़ों के कुस्ठुन्तुनिया जीत लेने पर प्राचीन यूनानी 
विद्याओं के अनेक विद्वान्‌ भाग कर युरोप के देशों में पहुँचे | 
पूरव और यूनान के ज्ञान से युरोप में नई जाग्रति पैदा हो गई | वहाँ 
के तरुण आये राष्ट्रों के विचार जहाँ एक बार उस ज्ञान से जग उठे कि उन्होंने 
वयं॑ नई नई खोजें करना शुरू कर दिया । नये देशों की खोज की बात पीछे कही 
जा चुकी है | गुटनबर्ग नामक जमन ने इसी काल सीसे के चल टाइप से छापने 
की कला निकाली ( १४४४-५६ ६० ), जिससे नई पुस्तकें छापने में बड़ी 
सुविधा हो गई। यों दुनिया में नया युग उपस्थित हुआ । उस नये युग को 
लाने में तीन वस्तुओं के शान का विशेष प्रभाव हुआ । एक नाविकों के दिग्दशंक 
यन्त्र का, दूसरे बारूद का, और तीसरे पुस्तक छापने की कला का । 





पर एक शीषक नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने राजपूत के बजाय राजस्थानी नाम रकखा 
है, पर साथ ही कद्दा है कि वह नाम भी “हम बहुत साथक नहीं समभते ।” सो उनकी 
सब बातें मानते हुए भी राजपूत नाम चलने देना ही ठीक है, विशेषतः इस कारण कि 
राजपूत जाति की कल्पना भी १५वीं शताब्दी के उसी पुनरुत्थान में पेदा हुईं, जिसमें 
यह कलम । 


४५० भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ प्व॑ ८ 


भारत का पन्द्रहवों शताब्दी का सांस्कृतिक पुनरुत्थान इतना गहरा न 
था कि भारतीयों के ज्ञानचक्षुओं को पूरो तरह खोल देता । युरोप के पुनर्जागरण 
के मुकाबले में वह बहुत उथला रहा । ज्ञान के ्षेत्र में भारतीय अत्र भी वैसे हो 
सोये रहे जैसे गुप्त युग के बाद से सोये थे । किन्तु पडिडुमो लोगों के जाग जाने 
का प्रभाव हमारे देश पर भी हुए! त्रिना न रह सकता था। नई जाण्ते के जोश 
में स्पेन वालों ने अपने दक्व्विनी ओर रूसियों ने अयने पूरवी प्रान्त से मूरों ओर 
मंगोलों को निकाल दिया, तथा युरोपियों ने दुनिया के सत्र देश खोज डाले | 
ओर जब १५०६ ई० में पुत्तगालियों ने हमारे समुद्र पर अधिकार कर लिया, 
तब से हमारा देश भी उस नये युग से प्रभावित होने लगा | 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
१, बारहवीं से चौदहवीं शताब्दी तक हिन्दुओं के राजनीतिक पतन के कारण 


क्या कह्दे जाते हैं ओर वस्तुतः क्या थे १ 

९, पिछ ते मध्य काल में तुर्की ओर हिन्दुओं के राजनीतिक जीवन की तुलनात्मक 
विवेचना कीजिए । 

३. डामर-शासनप्रणाली का अथ क्या है? भारत में उसका उदय कैसे हुआ! 

४. पिछले मध्य काल में हिन्दुओं की जातपाँत में बाइर के लोगों के मिलाये जाने 
के कीन से उदाहरण हैं ! हिन्दुओं में जातपाँत का विकास क्‍यों हुआ ? 

५, तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दी के हिन्दू धम विषयक ग्रन्थों से उस धम का कैसा 
स्वरूप प्रकट होता हे? हिन्दुओं के सामाजिक राजनीतिक जीवन पर उसका क्या 
प्रभाव पड़ा ? 

६, चित्तौड़ के की त्तिस्तम्भ में ब्रह्मा विष्णु महेश की मूत्तियों के साथ अल्लाह का 
नाम लिखा होने से क्या सूचित होता है? 

७, चौददवीं पन्द्रहवीं शताब्दियों के प्रमुख भारतीय सन्‍्तों का परिचय दीजिए। 
उनका भारत के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ? 

८. चौदहवीं परद्रहवीं शताब्दियों की भारतीय ललित कला और साहित्य के विषय 
में आप क्या जानते हैं 

६. अवीचीन काल का आरंभ केसे हुआ ? 

१०, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए--( १ ) चतुबंगचिन्तामणि ( ३ ) बुरजी 
(३) कम्ब-रामायण (४) नेड़ा-नेड़ी (५) प्रज्ञापारमिता (६) नटराज की कांस्य मूत्ति 
(७) आण्डाल (5) 'श्रीयुत हसन जगतभूषण? (&) बिद्यापति (१०) हिन्दसे 
(११) चण्डीदास । 


6. मुगल-मराठा पवे 
( १५४५०६--१७६६ ई० ) 
अध्याय १ 
साम्राज्य के लिए पहला संघषं--सांगा और बाबर 
( १५०१--१४३० ६० ) 


6 १. कृष्णदेव राय और दक्खिनी मंडल का संघर्ष--जिस साल 
दीव का युद्ध हुआ उसी साल मेवाड़ में रायमल का बेटा संग्रामलिंह या सांगा 





कृष्णदेवराय ओर उसकी रानियाँ 
तिरुपति के पास तिरुमले पहाड़ी पर के श्री- 
निवास पेस्मल मन्दिर में की समकालीन 
“ कांस्य मृत्तियाँ [ भा०पु० बि० ] ' 


भा०-- २६ 


और विजयनगर में वीर-नरसिंह 
[८, ६३१४] का भाई कृष्णदेवराय 
गहदी पर बैठा । दोनों योग्य और 
शक्तिशाली राजा थे। नरस नायक 
[८ ६ $ १४] अपने बेटों से कह 
गया था कि बीजापुर से रायचूर 
दोश्राब तथा उड़ीसा से उदयगिरि 
जरूर वापिस लेना । १५१४ ई० 
तक कृष्णुराय ने वे दोनों काम 
पूरे कर के कृष्णा नदी तक अपनी 
सीमा पहुँचा दी । १५१७ ई० में 
उसने कृष्णा पार कर बेजवाड़ा 
( विजयवाडा ) ओर कोंडपल्ली ले 
लिये, ओर तत्र विशाखापट्टनन तक 
चढ़ाई की। खम्मामेट और नल- 


. गॉडा जिलों सहित ऋृष्णा-गोदावरी 


दोआाब... उसने प्रतापरद्र -से ले 


४४२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ६ 


लिया । १५४१२ ई० से गोलकुण्डा का प्रान्त बिदर से अलग हो कर स्वतन्त्र 
रियासत बन गया था | गोलकुणडा के सुल्तान कुली कुतुबशाह+ ने गोदावरी- 
कृष्णा-दोश्राब को तथा बीजापुर के इस्माइल आदिलशाह+ ने रायचूर दोश्राब 
को वापिस लेने की बहुत कोशिश की ; पर कृष्णराय के मुकाबले में उनकी एक 
न चली | हारे हुए शत्रुओं के साथ कृष्णराय का बतांव बड़ी उदारता का होता 
ओर जीते हुए नगरों में वह कमी लूटमार न होने देता था। 

9२. सांगा और पच्छिमी मंडल का संघर्ष--महाराणा संग्रामसिंह 
उफ सांगा को जो राज्य मिला, उसमें मेवाड़ के अतिरिक्त मारवाड़ बीकानेर 
और हू दाड़ ( आधुनिक जयपुर प्रदेश ) पहले से ही थे | सांगा ने अब अपने 
दादा की नीति को पुनरुज्जीबत कर आगे बढ़ना ओर दिल्ली के इलाकों पर हाथ 
साफ करना शुरू किया | इसपर सिकन्दर लोदी के बेटे इब्राहीम लोदी ने उसपर 
दो चद्ाइयाँ कीं ( १५१७-१८ ६० ), जिनमें हार कर इब्राहीम को चम्बल की 
दून में ग्वालियर धौलपुर तक का इलाका देना पड़ा । सिकन्दर और इब्राहीम 
ने ग्वालियर राज्य जीता था, वह अब सांगा के हाथ आ गया | आगरे के पास 
पीलिया खाल उसके राज्य की सीमा बनी । दिल्ली ओर मालवे के बीच सांगा 
ने यों पच्चर ठोक दिया | 

१५४१० ई० में महमूद श्य मालवे की गद्दी पर बैठा । उसके भाई ने 
सरदारों से मिल कर विद्रोह किया, ओर दिल्ली ओर गुजरात से मदद मेँगवाई । 
गुजरात का मुजफ्फरशाह रय ( १५११-२६ ई० ) स्वयं फोज के साथ आया | 
चन्देरी के जागीरदार मेदिनीराय ने, जो महमूद का मन्त्री था, दिल्ली मालवा 
और गुजरात की सम्मिलित सेनाश्रों को हरा कर विद्रोह कुचल दिया। पीछे 
उन्हीं अमीरों के बहकाने से महमूद ने मेदिनी को धोखे से मरवाना चाहा, ओर 
उस प्रयत्न में विफल हो कर वह सुज़फ्शरशाह के पास गुजरात भाग गया। 


#अहमदनगर बीजापुर और गोलकुण्डा के सुल्तान-वंशों के नाम क्रमशः 
निमज्ञामशाह आदिलशाह श्रौर कुतुबशाह रहे। बरांड़ के सुल्तानों का पर इमादशाह 
तथा बिदर वालों का बरीदशाह था । 


१३४३) साम्राज्य के लिए पदला संघष--सांगा और बाबर ४५३ 


मेदिनीराय ने राणा सांगा से सहायता ली | पर सांगा से पहले मुज़फ्रशाह ने 
मांड़ जीत लिया, ओर गुजराती फोज़ की मदद से महमूद मेवाड़ की तरफ बढ़ा। 
गागरोन की लड़ाई में वह सांगा का कैदी हुआ । तीन महीने बाद सांगा ने 
आधा राज्य वापिस दे कर उसे छोड़ दिया। रणथम्मोर गागरौन मिलसा 
चन्देरी ओर कालपी के प्रदेश अर्थात्‌ उत्तरी इलाके राणा के पास रहे, जिससे 
दिल्ली ओर मालवे की सल्तनतें एक दूसरे से बिलकुल अलग हो गईं, ओर 
चित्तोड़ राज्य की सीमा बुन्देलखएड ओर गढ़कट्ंका से जा लगी | ह 
गदकटंका का राजा संग्रामशाह राणा संग्रामसिंह का समकालीन था, 
आर उसने अपने आधी शताब्दी ( लग० १४६१-१५४१ ई० ) के प्रशासन 
सें भोपाल से मंडला तक--श्रर्थात्‌ मालवे ओर छुत्तीतगढ के बीच के दक्खिनी 
बुन्देलखंड के--सब गढ़ जीत कर मजबूत राज्य खड़ा कर लिया था | सांगा ने 
उसके उत्तर तरफ समूचा उत्तरी बुन्देलखंड ले कर बघेलखंड में बान्धोगढ के 
पास तक अपना प्रभुत्॒ फेला लिया। गागरोन की जीत के बाद सांगा ने गुजरात 
पर भी चढ़ाई की ( १५२० ई० )। 

6३. उत्तरी मंडल का संघर्ष और बाबर का पूर्व चरित-- 
हम्मीर का वंशज सांगा जब पच्छिमी भारत में अपना आधिपत्य जमा रहा था 
तभी उत्तरपच्छिमी पंजाब में, जिसे दिल्ली के सुल्तान कभी अधीन न कर पाये 
थे, तैमूर का वंशज बाबर, जो आयु ओर वीरता में सांगा के जोड़ का था, अपने 
पैर जमाने की कोशिश में लगा था ( १४०६-२० ई० )। 

तैमूर ने काशगर से पच्छिमी एशिया तक सब देशों को जीता था, पर 
पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त में उसके वंशजों के हाथ में केवल खुरासान श्रर्थात्‌ 
उत्तरपूर्वी ईरान, वंक्षु-तीर के प्रदेश ओर काबुल-गज़नी बचे थे। खुरासान की 
राजधानी हरात थी। काबुल का राज्य उससे अलग था। वंच्लुसीर प्रदेश में तीन 
छोटे छोटे राज्य थे । एक समरकन्द का, दूसरा हिसार-बरदख्शों का जिसकी राज- 
धानी हिसार ( आधुनिक स्तालिनाबाद के १२ मील दक्खिनपच्छिम ) थी, तथा 
तीसरा फरगाना का, जिसकी राजधानी अन्दिजञान थी । यों कुल मिल्ला. कर वैमूर- 
यंशजों के अब पाँच छोटे छोटे राज्य थे. । 


४५४ : भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व € 


फरगाने के शासक उमरशेख के यहाँ १४८३ ई० में बेटा पैदा हुआ जो 
इतिहास में बाबर नाम से प्रसिद्ध हुआ | सांगा १४८२ ई० में पैदा हुआ था। 
तैमूर के पीछे मध्य एशिया में मंगोल सरदारों ने फिर जहाँ तदाँ सिर उठा लिया 
था.। फरगाने के नीचे सीर के काँठे में ताशकन्द तब चंगेज़खोँ के वंशजों की 
राजधानी थी । बाबर की माँ वहाँ के राजा की बेटी थी | इसी कारण न केवल 
बाबर और उसके वंशज प्रत्युत उनके सरदार भी भारत में मुगल अर्थात्‌ मंगोल 
कहलाते रहे। श्रगली तीन सदियों में भारत के जो मुगल बादशाह हुए, वे असल 
में तुक थे | 

मध्य एशिया के लोग इस युग में तीन उवंशों में विभक्त थे--ताजिक 
तुक ओर मंगोल | पुराने सब आ्रयों--ईरानियों शक-तुखारों और आयांवर्तियों-- 
के वंशज अब ताजिक कहलाते थे | तुक्कों में तो आय रुघिर मिल ही चुका था, 
बहुत से मंगोलों की शकल-सूरतें भी मिश्रण के कारण ताजिकों की सो हो गईं 
थीं । मंगोल भी मुसलमान हो चुके थे । ताशकन्द के अतिरिक्त कन्दह्वार में भी 
चंगेज़वंशजों का एक राज्य चला आता था | 

$ ४. मध्य एशिया में उज़्बकों का प्रवेश और बाबर का काबुल 
आना---१४६४ ई० में खालिस मंगोलों की एक नई शाखा--उज़्बक--सीर के 
निचले काँठे में आरा गई थी। वह अत तैमूरी राज्यों के दिगन्‍त पर काले बादलों 
की तरह मंडरा रही थी। जब ११ बरस का कुमार बात्नर फरगाने की गद्दी पर 
बैठा, तब तैमूर के वंशज इस उज़््बक आतंक के बावजूद आपस के तुच्छु झगड़ों 
में उलमे हुए थे | १५०३ ई० तक उज़्जकों के नेता मुहम्मद शैचानी ने समरकन्द 
ओर फरणगाने से तेमूरियों की प्रभुता मिया दी। बाबर को उसने समरकन्द के 
पास ज़रपशाँ नदी के पुल पर ऐसी करारी हार दी कि शैबानी का नाम सुन कर 
बाबर काँप उठता था। उसे अपना देश छोड़ भागना पड़ा |, हरात या काबुल 
जाने के इरादे से वह बदख्शां से गुज़र रहा था कि खबरें आने लगीं कि शैक्षानो 
उधर भी चटाई करेगा । बदखर्शों में खलबली मच[गई । वहाँ के-अनेक भगोड़े 
भी बाबर के साथ हो गये । रास्ते के ईलओ-उलूज़” ( पहाड़ी जंगली लोगों ) की: 
उस सेना के साथ वह काबुल की ओर बढ़ा । 


१6६५] साम्राज्य के लिए पहला संघर्ष--सांगा और बाबर कई 


' काबुल का शासक जो बाबर का चचा था, इससे दो बरस पहले मर 
चुका था ( १५०१ ई० )। उसकी मुत्यु पर कन्दहार के मंगोलों ने काबुल ले 
लिया था | हिन्दूकश को पार कर बाबर काबुल दून में उतरा ओर बात की बात 
में मंगोल शासक से काबुल छीन लिया (१४०४ ६०) | पर इसके १० बरस बाद 
तक भी बाबर का ध्यान पीछे (फरगाना) की तरफ रहा | इस बीच शैन्रानी ने वंत्तु 
के निचले काँठे-ख्वारिज़्म--को जीत लिया श्रोर अराल और बदख्शाँ के 
बीच सीर ओर वंच्तु के सन्न प्रदेशों को अधीन करने के बाद खुरासान भी ले 
लिया (१४०७ ई०)। यों सोलहवीं सदी के शुरू में मध्य एशिया से तैमूरी राजवंश 
का नाम-निशान मिठ गया; केवल काबुल की गद्दी पर बाबर के रूप में उसका 
एक दीपक टिमटिमाता रहा । उसी बरस शैत्रानी कन्दहार पहुँचा | बाबर उसके 
आने की खबर सुनते ही काबुल से भाग खड़ा हुआ ओर जलालाबाद पहुँचा । 
शेत्रानी के लौटने की खबर पा वह वहाँ से लोग । काबुल पहुँचने के बाद उसने 
बदख्शाँ को भी अ्रधीन कर लिया | 
ये सब्र घटनाएँ १४०६ ई० से पहले की हैं। उस बरस से ईरान ओर 
मध्य एशिया के इतिहास में भी नया पव शुरू हुआ। १५४१० ई० में 
बाबर को खबर मिली कि ईरान के सफावी राजवंश के संस्थापक शाह इस्माइल 
से हार कर उज़्बक वंक्ु का मैदान छोड़ कुन्दूज दून तक हट गये हैं। इसी बीच 
मव की लड़ाई में मरते हुए, उड़ब्रक योद्याओं और उनके घोड़ों के बीच शैन्ानी 
कुचला जा कर मर गया | बात्र शाह के सामन्त रूप में समरकन्द की गद्दी पर 
बैठा, पर १५१२ ई० में उज़्बकों ने उसे फिर हरा कर बदख्शाँ की पन्छिमी 
सीमा ( कुन्दूज नदी ) तक अधिकार कर लिया | अपने देश से अन्तिम विदाई 
ले १५१३ या १४१४ ई० में वह फिर काबुल आया ओर तब से उसने अपना 
मुँह भारत की तरफ फेरा | 
6 ५, बाबर का उत्तरी पंजाब जीतना--अ्रगले पाँच बरस में बाच्र 
ने काबुल के राज्य को व्यवस्थित किया । १४१६ ई० से वह भारत की ओर बढ़ने 
लगा | प्राचीन कपिश देश का नाम अन्न काफिरिस्तान पड़ चुका था| उसकी 
पूरबी सीमा कूनड़ नदी है। कूनड़ के पूरव बाजौर के लोग भी बाबर के काल 


४४६ | भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव & 


तक इस्लाम के विद्रोही! (हिन्दू) थे। बाबर ने उनपर चढ़ाई की (१५१६ औ०) | 
बाजौरियों ने कभी बन्दूक न देखी थी। बाबर के पास बन्दूकों के साथ तोषें भी 
थीं | परिणाम निश्चित था । बाजौर के बाद स्व्रात पार कर बाबर ने बुनेर जीता | 
फिर सिन्ध पार कर नमक की पहाड़ियाँ लाधते हुए खोकरों गकखड़ों का मुख्य 
नगर भेरा, जो तब जेहलम के दाहिने तट पर था, ले लिया । इस रास्ते में उसको 
खोकरों गक्खड़ों से अनेक मुठभेड़ें हुई | पर तीर-कमान के मुकाबले में बन्दूकों 
की जीत होनी ही थी | बाबर के मुँह फेरते ही गकखड़ों खोकरों ने विद्रोह किया 
उनके दमन के लिए, उसने पंजाब पर दो ओर चदाइयाँ कीं। इन चढ़ाइयों में 
वह स्थालकोट तक पहुँच गया | सांगा का जमना तक पहुँचना ओर बाचर का 
रावी तक पहुँचना प्रायः साथ ही साथ हुआ । 

उधर बाबर ने कन्दहार भी जीत लिया | तब कन्दहार के मंगोल प्रशासकों 
ने, जो अरगून कहलाते थे, सिन्ध था कर सम्मों से वह प्रांत छीन लिया (१५२१ 
ई० ) | सात बरस बाद उन्होंने पठानों से मुलतान भी ले लिया । 

6 ६. बाबर का ठेठ हिन्दुस्तान जीतना--इस बीच दिल्लो के 
पठान राज्य की बड़ी दुदशा रही । दुरभिमानी इब्राद्दीम लोदी ने अपने अनेक 
सरदारों को बिगाड़ लिया | पूरव में लोहानी अफगानों ने विद्रोह कर बिद्दार में 
स्वतन्त्र राज्य की नॉंव डाली (१५२१ ३०) । इसी सीमान्त राज्य में फरीद उर्फ 
शेरखाँ सूर नाम के प्रतिभाशाली पठान को बहारखाँ लोहानी के मन्त्री की 
हैसियत से अपनी शासन-नीति परखने का अ्रवसर मिला। तभी हुसेनशाह 
बंगाली के बेटे नसरतशाद्र ( १५१६-१२ ई० ) की सेनाओं ने मिथिला के हिन्दू 
राज्य की अन्तिम सफाई कर हाजीपुर में छावनी डाली | 

दिल्ली सल्तनत में पंजाब का जो अंश था, उसके सीमान्त थाने लाहौर 
और दीयालपुर थे । दिल्ली की तरफ से पंजाब के हाक्रिम दौलतखाँ लोदी ने भी 
विद्रोह शिया और बाबर को बुला भेजा । तभी इब्राहीम लोदी का चचा अला- 
उद्दीन बाबर के पास पहुँचा और दिल्ली को गद्दी पाने के लिए. उससे सहायता 
माँगी । राणा सांगा के दूतों ने भी काबुल पहुँच कर यह प्रस्ताव किया कि दिल्ली 
राज्य पर बाबर और सांगा एक साथ चढ़ाई करें, बाबर दिल्ली तक ले ले श्रोर 


१६६] साम्राज्य के लिए पहला संघर्ष --सांगा शोर बाभर ४५७ 


सांगा आगरे तक। इस दशा में बाबर ने पंजाब पर फिर चढ़ाई कर लाहौर 
ओर दीपालपुर जीत लिये | दूसरे बरख वह जमना तक चदू आया । 
इब्राहीम ने पानीपत पर उसका सामना किया | बाबर के पास ७०० 





0, कद डाइट ०. 9 ह; आर 
209/>८०कैं ०९ ,)/८००८८१००।, 2०० १८०१... ०-५" 


] 
कद ! री 8 जिला (६ की ही] 





7, 
०3 कृत ० 
चर शी ् 





कि... 2... ३0... 


बाबर हिन्दुस्तान की गद्दी पर, सामने हुमायू' 
“तारीखे-खानदाने तैमूरिया” की हस्तलिखित 
प्रति से पहलेपहल इस ग्रन्थ के लिए लिया गया फीटो । 
[ खुदाबख्श ग्रन्थागार ] 
युरोपी तोपँ थों, जिनकी गाड़ियों की पाँतों को चमड़े के रस्सों से बाँध दिया गया 
था । प्रत्येक जोड़ी के बीच तूरे अर्थात्‌ बड़ी दाल थीं, जिनके पीछे बन्दूकची 


एपूप ५ -: भारतीय हतिहांस का उन्मीलन +. [पव है 


तैनात थे | उन तोपों की पंक्तियाँ सेना के आगे आगे बीच में थीं। तोपों को यों 
बाँधने का तरीका पहलेपहल युरोप में बोहीमिया ( चेक्रोस्‍लोवाकिया ) के लोगों ने 
जमन रिसालों का हमला तोड़ने को निकाला था। उनकी नकन्न कर १४१४ ई० 
में कुस्तुन्तुनिया के उस्मानली तुकों ने ईरानियों के विरुद्ध युद्ध में यही तरीका 
बरता था, ओर बाबर ने यह उन्हीं से सीखा था | बाबर के सेना-संचालन और 
साधनों के सामने श्रफगानों की वीरता किसी काम न आई । चार पाँच घंटों की 
लड़ाई में दिल्ली की फोज तहसनहस हो गई ( २१-४-१४२६ )। 

पानीपत की हार का समाचार पा बहारखाँ लोहानी ने अपना नाम 
सुल्तान मुहम्मद्खोँ रक्खा, ओर उसकी नायकता में पूरवी श्रफगान तु्कों की 
बाद रोकने के लिए. कन्नीज तक चढ़ आये | पच्छिमी अफगानों का नेता हसन- 
खाँ मेवाती था । उसने इब्राहीम के भाई महम्‌द लोदी को दिल्‍ली का सुल्तान 
बना कर खड़ा किया | गरमी के मौसम में तुकों को आगे बढ़ता न देख 
मुहम्मद्खाँ बिहार लोट गया | उसके बाद पढठानों में घर की फूट प्रकट 
होने लगी | बाबर के दिल्ली-आगरा दखल कर लेने पर दोशाब अवध ओर 
जोनपुर के बहुत से अफगान सरदारों ने मी उसे अपनी अपनी सेवाएँ सौंग दीं । 
उनकी मदद के मरोसे उसने अपने बेटे हुमायूँ को उसी चौमासे में पूरव की 
चढ़ाई पर भेजा | हुमायूँ ने पाँच महीने में अवध जोनपुर ओर गाज़ीपुर तक 
जीत लिया । 

$ ७. राजस्थान के लिए युद्ध--दसनखाँ मेवाती श्रोर महमूद लोदी 
राणा सांगा से जा मिले। बाबर ने जमना के दक्खिन कदम रक्‍खा कि सांगा 
से उसका युद्ध ठन गया | वह प्रदेश सांगा का वह उत्तरी सीमान्त था अिसे 
वह दिल्‍ली के सुल्तान से छीन चुका या। तो भी वहाँ के किलों के किलेदार 
सत्र पुराने ही थे। बाबर ने उनसे मिल कर बयाना धोलपुर ओर ग्वालियर के 
गद ले लिये ओर बदले में उन्हें दोआब में बड़ी बड़ी जागीरें दे दीं। सांगा ने 
तेज़ी से बढ़ कर बाबर की फोज से बयाना छीन लिया । सांगा को इस प्रकार 
बढ़ता देख बाबर भी आगरे से बढ़ा और सीकरी गाँव पर डेरा डाल दिया 
( ११-२-१४२७ ई० )। एक मुगल सेनापति सीकरी से खानवे की ओर बढ़ा 


१६७] साम्राज्य के लिएः पहला संधं--सांगा और बाबर ४५६ 


ओर राजपूतों से बुरी तरह हारा | बयाने की लड़ाई और इस मुठभेड़ के तजरबे 
से मुगल सेना में त्रास फैल गया । इस विपत्ति ने बाबर के अन्तरात्मा को जड़ 
तक हिला दिया | उसने शरात्र छोड़ने का प्रथ किया ओर अपनी सेना के धर्म- 
भावों को उत्तेजित किया | उधर उसने सांगा से सन्धि की बातचीत भी शुरू की। 
सांगा ने पहली जीत के बाद एकाएक हमला न कर सुलह की बातों में उसे 
महीना भर तैयारी का मोका दे दिया | बाबर ने इस बीच पानीयत की तरह 
खाई-खन्‍्दकें खुदवा लीं और तोपों की गाड़ियों को रस्सों से बँधवा लिया । 

१७ मार्च १४२७ को खानवा के तंग मैदान में लड़ाई हुई। बाबर ने 
अच्छी खासी रक्षित सेना अपने व्यूह के पीछे दोनों किनारों पर अलग रख ली 
थी। राजपूत सवारों के दल बाबर की आग उगलने वाली दीवार पर हूटते 
ओर कई बार उसके पासों को पीछे ठेल ले जाते। इसी अवसर पर सिर में तीर 
खा कर सांगा मूछित हो गया, ओर उसी बेहोशी में उसे पालकी पर पीछे ले 
जाया गया | उसका स्थान माला श्रजा ने ले लिया ओर लड़ाई वैसे ही जारी 
रही | जब सारी राजपूत सेना पूरी तरह लड़ाई में जुट गई तत्र बाबर की रक्तित 
सेना ने तेज़ी से घूम कर चन्दावल ( पिछुले हिस्से ) को घेर कर पीछे से हमला 
किया | यह मंगोलों की खास चाल थी, जिसे वे तुलुगमा कहते थे | बाबर ने 
ज़रफ्शाँ के पुल वाली लड़ाई में शैत्रानी की इसी चाल से हार कर समरकन्द 
का मुकुट खोया था | अ्रब इसी की बदोलत उसका हिन्दुस्तान का मुकुट बचा । 

सांगा की तरफ इस युद्ध में मालवा-सह्त राजस्थान के प्रत्येक भाग के 
अतिरिक्त अन्तवंद तक के राजपूत लड़ने आये थे । उन सभी प्रदेशों में इस 
हार का धक्का पहुँचा । भाला अज्जा, हसनखोाँ मेवाती, मीराबाई का पिता 
रत्नसिंह राठोड आदि इस युद्ध में खेत रहे | सांगा को जब बसवा गाँव में (बॉँदी- 
कुई के पास) होश आया तन्र वह इसपर बहुत खीमा कि उसे लड़ाई के मैदान 
से इतनी दूर क्‍यों लाया गया | उसने प्रण किया कि बाबर को जीते बिना चित्तौड़ 
न लोटू गा, ओर रणथम्भोर में डेरा डाल कर फिर युद्ध की तैयारी शुरू की । 

जनवरी १५४२८ में बाबर राजस्थान की चढ़ाई के लिए निकला 
झोर सबसे पहले मेदिनीराय के चन्देरी गट की तरफ चला। सांगा भी उसी 


४६० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ६ 


तरफ बढ़ा, पर कालपी के पास उसके साथियों ने, जो युद्ध से थक गये थे, उसे 
विष दे दिया ! चन्देरी के राजपूत वीरता से लड़ कर काम आये | 

$८, बाबर की पूरव चढ़ाई--चन्देरी के आगे बाबर का इरादा 
मालवे के दूसरे प्रमुख सरदार सलहदी के गद़ों--रायसेन मिलसा और सारंगपुर 
--को ले कर मेवाड़ पर चटाई करने का था। किन्तु तमी उसे खबर मिली 
कि अवध ओर पूरव के अफगानों ने विद्रोह कर कन्नौज से मुगल सेना को निकाल 
दिया है| दूसरे, जब बाबर का ध्यान राजस्थान की ओर लगा था, तभी नसरत- 
शाह बंगाली ने आज़मगद ओर बहराइच तक अधिकार कर लिया था | बाबर 
चन्देरी से कालपी के रास्ते सीधा कन्नौज की ओर बढ़ा | अफगान विद्रोही उसके 
आने पर भाग गये। उसी गरमी ओर चोमासे के शुरू में उसने जीनपुर ओर 
बक्सर तक के प्रदेशों को पूरी तरह काबू कर लिया | 
। राणा सांगा की मृत्यु के बाद महमूद लोदी पूरव की ओर चला आया। 
बाबर के पीठ फेरते ही वहाँ फिर विद्रोह की आग भड़की | लोदी ने लोहानियों से 
बिहार छीन कर उसी को श्रपनी यजघानी बनाया, तथा मुगलों से गाज़ीपुर 
बनारस छीन कर चुनार ओर गोरखपुर को घेर लिया | १५४२६ ई० के शुरू में 
बाबर को फिर पूरव लौटना पड़ा । उसके आते ही विद्रोही सेना तितरबत्रितर हो 
गई ओर मुहम्मद्खाँ लोहानी के बेटे जलाल ने उसे एक करोड़ कर दे कर बिहार 
की गद्दी पर बैठने की स्वीकृति थाई | 

मुगलों की इस तीसरी पूरबी चढ़ाई के मोके पर बंगाली सेना गंडक के 
चौन्रीस घाटों को रोके खड़ी थी, ओर घाघरा-गंडक दोश्राब के लिए. भी लड़ने 
को तैयार थी | बाबर जोनपुर से घाघरा की ओर बढ़ा । श्र चुस्त निशानेत्राज़ 
थे, इसलिए, उसने सावधानी से तैयारी की । घाघरा पार कर पानीपत ओर 
खानवा की तरह उसने बंगालियों को भी पीछे से घेर कर पूरी तरह हरा दिया | 
एक मास बाद बाबर और नसरतशाह ने सन्धि कर ली | 

पानीपत खानवा ओर घाघरा के विजयों से बाबर उत्तर भारत का सम्राद 
बन गया, और उसका साम्राज्य बदखूशाँ से ब्रिहार तक फैल गया । १५४३० ई० 
में उसका आगरे में देहान्त हुआ ओर शरीर काबुल ले जा कर दफनाया गया ॥ 


१6६] साम्राज्य के लिए पहला संघर्ष--सांगा ओर बाबर ४६ 


$ ९, बहादरशाह गुजराती और शेरखाँ का उद्य--गुजरात के 
मुजफ्फरशाह रेय का बेटा बहादुर अपने भाइयों के डर से भाग कर राणा सांगा 
की शरण में रहता था | सांगा की माँ उसे बहुत प्यार करती और बहादुर बेटा. 
कह कर पुकारती थी | १५४२६ ई० में उसने गुजरात की गद्दी पाई थी। 





काबुल में बाबर का मकबरा [ फादर देरस के सोजन्य से ] 
मेवाड़ में सांगा के पीछे उसका छोटा बेटा रत्नसिंह राणा हुआ | रत्न- 
सिंह का बड़ा भाई भोजराज--मीरात्ाई का पति--सांगा से पहले मर चुका था | 
खानचे की हार से मेवाड़ के गौरव को भारी धक्का लगा, तो भी उसकी सीमा 
आगरे के पास से केवल बसवा गाँव ( बाँदीकुई के पास ) तक हटी थी। 
मालवे के महमूद खिलजी ने अत्र अपने छिने हुए इलाकों को वापिस लेने का 
यत्न किया | रत्नसिह ने मालवे पर चढ़ाई कर उसे उज्जैन से भाग दिया। 


४६२ * भारतीय इतिहास का-उन्मीलन .. ५ [[ पर्व 


बह्मदुरशाह की रत्नसिंद से मी. अच्छी मैत्री रही । रत्नसिंह जब्च उज्जैन 
से लौट रहा था, तभी बहादुरशाह ने भी महमूद पर चढ़ाई की | रत्नसिंद ने 
सलहदी आदि सरदारों के साथ अपनी बहुत सी सेना उसके साथ कर दी, जिससे 
बहादुरशाह ने महमूद को कैद कर दक्खिनी मालवा ( उज्जैन और मांड ) भी 
उससे छीन लिया ( १४३० ई० )। 

बाबर के मरने से पहले यों पच्छिम में ऋहादुरशाह का सितारा चमक 
उठा | पूरब में तभी उससे कहीं योग्य एक व्यक्ति प्रकट हुआ | जलालखों 
लोहानी को ब्रिहार की सल्तनत वापिस मिली तो उसने अपने बाप के भूतपूष 
मन्त्री और अपने शिक्षक शेरखाँ सूर को फिर अपना मन्त्री बनाया था | बाबर 
की अ्रन्तिम बीमारी के वक्‍त शेरखाँ ने चुनार का गठ हथिया लिया । 


अभ्यास से लिए प्रश्न 


१, कृष्णुदेव राय कौन था ? उसका इतिहास संक्षेप से बताइए । 

२, सांगा ने अपना राज्य-विस्तार किस क्रम से किया ? उसकी राज्य-सीमाएँ 
कहाँ कहाँ तक थीं £ 

३. बाबर के बाल्यकाल में मध्य एशिया की राजनी तिक स्थिति का वर्णन कीजिए। 

४. दिल्‍ली की गद्दी पर बैठने से पहले बाबर कौन कौन सी गद्दी पर कैसे कैसे 
बैठा था १ 

५. बाबर के काबुल की गद्दी पर बैठने पर अफगानिस्तान सिन्ध और पंजाब की 
राजनीतिक स्थिति क्या थी १ बाबर काबुल से दिल्ली तक किस क्रम से बढ़ा १ 

६. बाबर की युद्ध-शैली में कौन सी विशेषताएँ थीं जो पानीपत खानवा ओर 
चाघरा की लड़ाइयों में उसे जिताने में सहायक हुई / 

७. राणा सांगा का अन्त कैसे हुआ १ 

०, बिहार बंगाल उड़ीसा के प्रदेशों का बाबर के काल का राजनीतिक नक्शा 
स्पष्ट कीजिए । 

६. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए--(१) ताजिक (२) उज़्बक (३) अरग्रून 
(४) मुहम्मदखाँ शेबानी (५) संग्रामशाह (६) तुलुगमा । 


' अध्याय २ 


साम्राज्य के लिए दूसरा संघर्ष ओर दर साम्राज्य 
( १४२३०--१४४५४ ई० ) 

$ १. हुमायू --हुमायूँ को हिन्दुस्तान की गद्दी मिली तो उसे अपने 
भाई कामरान को बदख्शाँ काजुल कन्दहार ओर पंजाब सौंपना पड़ा । यों उसके 
राज्य में केवल ठेठ हिन्दुस्तान रहा । उसका पिता उसके लिए दो काम अधूरे 
छोड़ गया था--एक पच्छिम में राजस्थान जीतना, दूसरे पूरव में अफगानों काः 
विद्रोह दबाना | 

$२, बहादुरशाह गुजराती की बढ़ती--१५३१ ई० में राणा रत्न- 
सिंह को उसकी विमाता के भाई ने मार डाला और उसका सौतेला भाई विक्रमा- 
जीत १४ बरस की उम्र में मेवाड़ का राणा बना। विक्रमाजीत के छिछोरे स्वभाव 
से उकता कर मेवाड़ ओर मालवे के अधिकांश सरदारों ने उसका साथ छोड़ 
दिया । उनमें से बहुतों ने अपनी सेवाएँ बहादुरशाह को सौंप दीं, जिससे रायसेन 
भिलसा रणथम्भोर आदि पूरवी राजस्थान के प्रदेश बहादुर के हाथ चले गये।: 
पच्छिमी राजस्थान में जोधपुर का मालदेव जो कि चित्तौड़ का सामनन्‍्त था,, 
स्वतन्त्र हो गया | उसने मेवाड़ के पच्छिमोत्तर के इलाके--अश्रजमेर नागोर 
आदि--ले लिये। अन्त में बहादुरशाह ने चित्तोड पर भी चढ़ाई की । 

गुजरात का पुतंगालियों से सीधा सम्पर्क होने के कारण बहादुरशाह को 
तोप ओर तोपची पाने की मुगलों से भी अधिक सुविधा थी। उसके पड़ोसी 
राज्य अब सन्न पस्त पड़े थे । उत्तरी मालवे के जिन प्रदेशों को खानवे की जीत 
के बाद से मुगल अपने मुँह का कोर माने हुए थे, उन्हें हुमायूँ के देखते देखते 
बहादुरशाह ने ले लिया । यों दोनों में युद्ध उन गया | 

$ ३, हुमाय की गुजरात चढ़ाई--बहादुरशाह चित्तौड़ घेरे हुए, 
था जब हुमायूँ कालपी चन्देरी रायसेन होता हुआ उज्जैन पहुँचा ( फरवरी: 
१५३५ )। चित्तौड़ ले कर बहादुरशाह उसकी तरफ बढ़ा। मन्द्सोर पर 


४६४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ६ 


दोनों का सामना हुआ । दो महीने अपनी मोर्चात्रन्दी में घिरे रहने के बाद एक 
रात गुजराती सुल्तान अपनी सेना को किस्मत के हवाले छोड़ कुड्ध साथियों के 
साथ भाग निकला | इस तरह गुजरात और मालवा हुमायूँ के हाथ आये, 
किन्तु अपने भाई अस्करी के विद्रोह के कारण उसे जल्द उत्तर को लौटना 
पड़ा । उसका पीठ फेरना था कि बहादुरशाह ओर उसके साथियों ने गुजरात 
मालवा और खानदेश वापिस ले लिये ( १५३६ ई० )। 

$ ४. पुतंगालियों का तट-राज्य--बहादुरशाह ने पुर्तगालियों की 
सहायता के बदले उन्हें मुम्बई साप्टी। ओर बसई के द्वीप दिये। किन्तु उन्हें 
किलाबन्दी करते देख कर उसने उन्हें निकालना चाह और अद्मदूनगर और 
बीजापुर के शाद्दों को भी वैसा करने को लिखा। वे चिट्ठियाँ पुतगालियों के हाथ 
'पड़ गईं। उनका मुखिया नूनो-दा-कुन्हा एक बार दीव आ कर बीमार पड़ा था तो 
बहादुरशाह उसे देखने उसके जहाज पर गया । बहादुरशाह जब्न लौंट रहा था 
तब पुतंगालियों ने उसकी नाव पर हमला कर उसे मार डाला ( १४३२७ ई० )। 
महमृद बेगड़ा पुतंगालियों की समुद्र पर प्रभुता न रोक पाया था, अ्रत्र उसका 
पोता उन्हें तठ-प्रदेश से भी निकालने में विफल हुआ | करंजा से बुलसाड तक 
कोंकण के उपजाऊ तट को अधीन कर पुतगालियों ने उसे अपना “उत्तरी 
प्रान्त# बनाया ओर उसकी राजघानी बसई में रक्खी | इसी काल में स्पेन 
वालों ने मेक्सिको ओर दक्खिन अ्रमरीका में अपना साम्राज्य स्थापित किया था 
( १४१६-३६ ई० )। 

$५, शेरखाँ का बिहार बंगाल का बेताज बादशाह बनना-- 
बंगाल का नसरतशाह १५३१ ६० में चल बसा । उप्रकी मृत्यु पर उसका भाई 
महमूद उसके बेटे को मार कर बंगाल की गद्दी पर बैठा । नखरतशाह का द्वामाद 
मख्रदूम-ए-आ्रालम उसकी तरफ से हाजीपुर (तिरहुत) में सर-ए-लश्कर (सेनापति) 





4 साध्टी और बसई को बिगाड़ कर अँगरेज़ी में साल्सेट और बसीन बन गया है। 
पुत्तगाली लोग अ्रम्तिम स्वर को सानुनासिक क्र बसई' बोलते थे, जिससे अंग्रेज़ी में 
-बसौन बन गया। 

# दर्किसनी प्रात खोवा का था । 


२6५] साम्राज्य के लिए, दूसरा संघर्ष श्रौर सूर साम्राज्य ४६५. 


था, उसने महमूद को बादशाह न माना । मखदूम ने शेरखाँ को श्रपना मित्र 
बना लिया था| महमृदशाह ने उन दोनों से युद्ध छेड़ा । मखदूम मारा गया | 
तिरहुत तब शेरखाँ के हाथ आ गया, और बिदार में सम्मिलित हो जाने से 
अब से बिहार का अंश माना जाने लगा | 

शेरखाँ ने ब्रिहार के जागीरदारों की ज़मीन नाप कर उन्हें राज्य-कर का 
ठीक भाग देने को मजबूर किया, उनके कोटले ढह्य दिये और उनके लिए 
प्रजा पर ज़ल्म करना असम्भव कर दिया था। इससे प्रजा तो शेरखाँ के शासन 
को राम-राज्य मानने लगी, पर सरदार उसके जानी दुश्मन बन गये थे | उन्होंने 
उसके विरुद्ध सुल्तान जलाल लोहानी के कान भरे । जलाल अपने मन्त्री के 
नियन्त्रण से बचने के लिए महमूदशाह बंगाली की शरण में भाग गया। यों 
त्रह्ार में शेरखाँ की वही ध्थिति हो गई जो मेदिनीराय की मालवे में हुईं थी। 
बंगाली फोज के साथ जलाल लोहानी ने शेरखाँ पर चढ़ाई की । बंगाल त्रिहार 
के बीच के तंग पहाड़ी रास्ते के पच्छिमी मुँह पर किऊल नदी के किनारे सूरज- 
गट पर थोड़ी सी सवार सेना से शेरखाँ ने बंगाली फोज को हरा दिया ( १५२४ 
ई० )। उस जीत से वह बिहार का बेताज बादशाह हो गया | बादशाह बनने 
के प्रलोभन से बच कर वह हुमायूं का खुतबा# पढ़ता रहा । किसानों की 
खुशहाली के लिए, सावधान रहने और सेना को नियम से वेतन देने के विषय 
में उसकी दूर दूर तक प्रसिद्धि हो गई। उसकी सेना शुरू में श्रफगान सवारों 
की थी। अब उसने ब्रिहार में किसानों की पैदल सेना तैयार करके उसे 
बन्दूकों से सुसज्जित किया । शेरखों के ये बक्सरिये बन्दूकची १८वीं सदी के श्रन्त 
तक प्रसिद्ध रहे, और फिर उन्हीं की भरती से अंग्रेजों की वह सेना बनो जिसने 
उन्हें समूचा भारत जीत दिया । दक्खिनी त्रिह्दार के बक्सर नगर के नाम से वे 
बक़सरिये कहलाते थे | 

हुमायू की गुजरात चढ़ाई के वक्‍त शेरखाँ ने अपना राज्य बढ़ाने का 


*-शुक्रवार की नमाज के बाद का उपदेश जिसमें प्रजा और राजा की मंगल- 
कामना की जाती है, 


४६६ ,.... भारतीय इतिहास का उन्मीलन , । [प्र & 


अच्छा अवसर देखा | मुंगेर ओर भागलपुर जिलों पर धीरे धीरे कब्जा कर 
उसने गोड पर चढ़ाई की | महमूदशाह ने १३ लाख श्रशर्फियों दे कर उसे 
विदा किया | इस रकम से वह नई सेना तैयार हुई ज्ञिससे दो बरस पीछे शेर ने 
महमूद को बंगाल से निकाल भगाया । 

. हुमायूँ के गुजरात से लौट आने पर शेर चुप बैठ गया। पर इसी बीच 
महम्‌दशाह ने गोवा के पुतंगाली गवनर से सहायता माँगी। पुतंगाली लोग 
पहलेपहल १५३३ ई० में चटगाँव में उतरे थे। शेरखाँ को अब यह आवश्यक 
प्रतीत हुआ कि पुतंगाली सहायता आने से पहले अपने शत्रु से निपट ले। 
उसने गोड का गढ़ घेर कर अपनी सेना की टुकड़ियों से बंगाल का प्रत्येक ज़िला 
दखल कर लिया । 

$ ६. हुमायू' की बंगाल चढ़ाई--इस दशा में हुमायूँ शेरखाँ के 
विरुद्ध चला। शेरखाँ गोड पर विश्वस्त सेनापतियों को छोड़ कट चुनार 
आझाया ओर उस गढ़ में खूच्र रसद-चारूद जमा करके मुगलों को जब्र तक बने 
वहीं रोकने का उपाय किया | हुमायू उस फन्दे में फँस चुनार को सर करने में 
लग गया । उधर उसी बीच शेरखाँ शपने लिए नया आधार ओर नया रास्ता 
बनाने लगा | सोन के किनारे सहसराम से ऊपर रोहतास का विकट पहाड़ी गढ़ 
था। शेरखाँ ने रोहतास के राजा से शरण माँगी, ओर शरण पाने पर उत्त गढ़ 
को हथिया लिया। तब्च उसने भाड़खंड के राजा से लड़ कर त्रिहार के दक्खिन 
का पहाड़ी प्रदेश जीत लिया । अप्रेल १५४३८ में शेरखाँ के सेनापतियों ने 
गोंड ले लिया और मई में चुनार हुमायूँ के हाथ आया । उधर हुमायूँ गौड 
को रवाना हुआ, इधर शेरखाँ गोड की अ्रठुल सम्पत्ति ले काड़खंड के रास्ते. 
रोहतास क। चल दिया | गौड के महलों को वह हुमायूँ के आराम के लिए. 
सजा कर छोड़ता आया | विद्वार बंगाल दोनों श्र हुमायूँ के हाथ में थे, शेर 
भाड़खंड में जा छिपा था। 

$ ७, शेरखाँ का बंगाल-जीनपुर का सुल्तान बनना--उसी 
साल. जाड़े में शेरखाँ ने माड़खंड. से निकल कर समूचे ब्रिह्दर और जोनपुर पर 
कब्जा कर लिया | प्रजा और किसानों को लूठने के बजाय उसन्रे मालंगुजारी.की' 


२६७] साम्राज्य के लिए, दूसरां संघर्ष ओर सूर साम्राज्य ४६७ 


दो किस्तें ठीक समय पर उगाह लीं । दिल्ली-आगरे का बंगाल से सम्बन्ध टूट 
गया | हुमायूँ गीड से रवाना हुआ तो शेरखाँ ने अपनी सेनाएँ रोहतास में 
समेट लीं और कर्मनाशा नदी पर चौंसा गाँव के पास हुमायूँ का रास्ता 
छुंका | शेरखाँ का चरित्र उस काल की एक घटना से प्रकट होता है | एक दिन 









५०७ >०आकएपत्य जन्‍्कम्पा्टूनन हम, बन न्न्हन' ५३७०७४५३७७७७७॥७७७७४० ७एएए 3 अकलमराआानिलफतानकुल्थ "नल या अब «-]न्ुध (हट “म बाइक +अका फत्का्डफान्यक ४“ ्ह्कुएण अननाना, "स्‍ाण्जणनकगट 
४ ज १ 2 

दि 

। 


रोइतासगढ़--कथूटिया दरवाजा और बुज [ भा० पु० वि० ] 
मुगल दूत उसकी छावनी में गया तो वद्द अपने साधारण सिपाहियाँ के साथ 
फावड़ा लिये खन्‍्दक खोदने में लगा थ। ! उसी दशा में ज़मीन पर बैठ कर 
उसने दूत से बातचीत की । सन्धि की बातचीत विफल हुई । तन्न शेरखाँ ने एक 
रात चुपके से कमनाशा पार कर बड़े सवेरे जब मुगल सेना सो रही थी उसपर 
हमला कर दिया | हजारों मुगल अफगानों के हाथ मारे गये और गंगा की धार 
में ड्ब गये। हुमायू किसी भिश्ती की मदद से मुश्किल से बच कर भागा। 
बंगाल बिहार जौमपुर अवध पर शेरखाँ का पूरा अधिकार हो गया | वह 

भा०--३० 


डद्प भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ६. 


शेरशाह नाम से गोड की गद्दी पर बैठा ( १५३६ ई० )। हुमायूँ के पास 
सिफ दोश्रात्र सम्मल ( *" आजकल का रुहेलखण्ड ) तथा जमना का दाहिना 
काँठा बच गया | 

8८, शेरशाह का उत्तर भारत का सप्नाट्‌ होना--सन्‌ १५३३ 
इ० में बाबर के मौसेरे भाई मिज़ां हैदर ने काशगर के सुलतान के साथ उत्तर 
की तरफ से कश्मीर पर चढ़ाई की थी। उन दोनों को हार कर भागना पड़ा था। 
मिर्जा हेदर अब हुमायूँ' के पास आ गया । हुमायू ने अपने भाई कामरान 
से बड़ी मिन्नत की कि वह भी उसे शेरशाह के खिलाफ मदद दे । लेकिन काम- 
रान ने उसकी एक न सुनी | उन्हें आपस में कगड़ते देख शेरशाह ने तमाम 
मुगलों को भारतवष से निकालने की ठानी | हुमायूँ उसके मुकाबले को भारी 
फोज ले कर आया । कन्नोज पर दोनों सेनाएँ आमने-सामने हुईं। हुमायूँ ने 
गंगा पार कर पानीपत ओर खानवा की तरह अपनी सेना का व्यूह बनाया । 
जजीरों से बँधी तोपगाड़ियों की विकट पाँत मिर्जा हेदर के नेतृत्व में सामने बीचों- 
बीच थी । शेरशाह ने तोपों के जमने से पहले ही मुगल सेना के दोनों पासों पर 
ज़ोर का हमला किया | जैसे ही वे पासे टूटे कि उसके रिसाले ने उन्हें घेर 
कर मुगल चन्दावल के साथ उनके केन्द्र की तरफ धकेला | यह भागती भीड़ 
तोपखाने की जंजीरों पर जा पड़ी और उनकी पक्ति को तोड़ती फोड़ती आगे 
निकल गई | मुगलों की डरावनी तोपों को एक भी गोला फेंकने का अवसर न 
मिला | अफगानों के हमले के पहले वे जमने भी न पाई थीं, और अ्रत्र उनके 
सामने अपनी ही सेना के भगोड़े थे ! हुमायूँ जान बचा कर आगरे की तरफ 
भागा ( १७-४-१४४० ई० )। 

शेरशाह ने पंजाब तक मुगलों का पीछा किया । ग्वालियर के मुगल सेना- 
पति ने वह गढ़ न छोड़ा, इसलिए, उसपर घेरा डाल दिया गया। पंजाब से 
कामरान ने काबुल को राह ली ओर हुमायूँ सिन्ध की तरफ भाग गया। मिर्जा 
हेदर कश्मीर में घुसा, ओर इस बार वहाँ के एक दल के साथ मिल कर राज्य 
हथियाने में सफल हुआ। कश्मीर और काबुल दोनों से पंजाब उतरने वाले रास्ते 
नमक़पहाड़ियों में मिलते हें। इसलिए शेरशाह ने गक्खड़ों खोकरों के इस 


२६१०] साम्राज्य के लिए; दूसरा संघ ओर सूर साम्राज्य ४६६. 


देश को पूरी तरह काबू करने के विचार से उसके ठीक केन्द्र में रोहतास नाम 
का गद बनवाना शुरू किया । वह काम उसने टोडरमल को सौंपा, जो लाहोर में 
उसकी सेवा में आया था | 

५ ९. राजस्थान में मालदेव का उठना--बिहार के दक्खिन के 
पहाड़ी काइड्खंड प्रदेश को शेरशाह ने जीत लिया था । उससे पहले कोई सुल्तान 
उसे न जीत पाया था। किन्तु भाड़खंड के पच्छिम बघेलखंड बुन्देलखंड ओर 
राजस्थान की तरफ शेरशाह के विस्तृत साम्राज्य का दक्खिनी छोर बिलकुल 
अरत्तित था | 

बहमदुरशाह की मृत्यु के बाद से गुजरात मालवा में कई छोटे छोटे 
सुल्तान ओर राजा उठ खड़े हुए थे । मेवाड़ की दशा और भी खराब थी। 
वहाँ कई घरेलू लड़ाइयों के बाद राणा सांगा के छोटे बेटे उदयसिंह को गद्दी 
मिली थी। बाकी समूचे राजस्थान पर मालदेव ने आधिपत्य जमा लिया और 
वह शअ्रब पच्छिम भारत की प्रमुख शक्ति के रूप में खड़ा हो रहा था। राज 
पाने के पाँच बरस के अन्दर उसने दक्खिन तरफ आबू तक, उत्तर तरफ आधु- 
निक बहावलपुर बीकानेर ओर भज्मर तक तथा पूरव तरफ अजमेर को लेते 
हुए बनास नदी ओर हू ढाड ( आम्बेर राज्य *> आधुनिक जयपुर ) के श्रन्द्र 
तक अ्रपना राज्य फैला लिया था। हुमायूँ जब बिहार-बंगाल में उलमा था, 
तब मालदेव ने टोंक से चम्बल के काँठे को तरफ बदढना शुरू किया था । शेरशाह 
द्वारा हुमायूँ को भगा दिये जाने पर अब उसने हुमायू के पास सिन्ध में 
निमन्त्रण भेजा कि मुझसे मिल कर मालवे की तरफ से हिन्दुस्तान पर चढ़ाई 
करो ! ग्वालियर के गढ़ में तब्र तक कुछ मुगल फोज थी ही | हुमायूँ मालवा 
आ जाता तो वह फोज भी उससे मिल सकती थी। पर हुमायूँ के दिमाग में 
सिन्ध और गुजरात को जीत कर गुजरात से फिर दिन्दुस्तान जीतने की धुन समाई 
थी | फलतः साल भर वह सिन्ध के गठों पर टक्कर मारता रहा | 

8१० शेरशाह का राजस्थान और उत्तरी सिन्ध जोतना-- 
इसी बीच ग्वालियर की मुगल सेना. ने आत्मसमपंण किया, ओर शेरशाह ने 
मालवे पर पूरा अधिकार कर लिया | उधर सिन्ध में विफल होने पर हुमायूँ को 


४७० ' मारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ६ 


मालदेव के निमन्त्रण की याद आई ओर उत्तरी घिन्ध से वह फलोदी आ पहुँचा । 
खबर पाते ही शेरशाह सेना ले कर मालदेव के राज्य में डीडवाणे तक घुस 
आया ओर सन्देश भेजा कि या तो हमारे शत्र, को स्वयं निकालो, नहीं तो हमें 
निकालने दो । मालदेव को अर हुमायूँ को खदेड़ना पढ़ा और उसके उमरकोट 
को रवाना हो जाने पर शेरशाह् वाविस हुआ ।. 

किन्तु मालदेव की शक्ति अमी टूटी न थी। पूरवो मालवे में रायसेन 
का सरदार अब सलहदी का बेटा पूरणमल चोहान था । मालदेव ओर पूरणमल 
कभी सांगा ओर मेदिनीगाय को तरह आपस में मिल सकते थे। शेरशाह ने 
रायसेन पर चढ़ाई की ओर सात महीने के कड़े घेरे के बाद उसे ले लिया । 
उचर उसके सेनापतियों ने मुलतान ग्रोर सकखर भी जीत लिये। मालवा 
मुलतान ओर सकक्‍्खर जीते जाने से मालदेव तीन तरफ से घिर गया । श्ब्र से 
शेरशाह का ध्येय यह रहा कि उसे जीत कर सिन्ध को मालवे से और फिर 
बुन्देलखंड जीत कर मालवे को रोहतास-माड़खंड से मिला दिया जाय | 

इसी उद्देश से उसने पहले मालदेव पर चढ़ाई की ( १५४४ ई० )। 
दिल्ली से सीधे जोधपुर जाने के लिए. उसने मरुभूमि की राह पकड़ी | भेड़ताँ के 
नांके पर उसे रुकना पड़ा | मालदेव ने राणा सांगा की तरह शत्र, के तोपखाने 
पर अपने सवारों को कॉंक नहीं दिया। वह इतना सावधान था कि शेरशाह 
कोई भी चाल न चल सका | लड़ाई में जीतने का कोई रास्ता शेरशशाह को न 
दिखाई दिया तो उसने मालदेव के सरदारों के नाम जाली चिट्टियाँ लिख कर 
उसके वकील के खेमे में डलवा दीं जिनसे उसे भ्रम हो कि उसके सरदार शत्र, 
से मिल रहे हैं | इस तुच्छ॒ चाल से मालदेव बहक गया ओर अपनी परछाहीं से 
डर कर भाग निकला ! उसके सरदारों ने बहुत मनाया, पर बेकार | तत्र १२ 
हज़ार राजपूत केसरिया बाना पहन लड़ाई में उतरे ओर अपने खून से उस 
कलंक को धो डाला | उनकी वीरता देख शेरशाह के मुँह से श्रनायास 
निकला--मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिन्दुस्तान की बादशाहत खोने लगा था ! 
अजमेर आबू जोधपुर जद्दाजपुर ( मध्य बनास काँठे में, मेवाड़ का उत्तरी 
छोर ) बिना युद्ध के शेरशाह के द्वथ आये, और चित्तौड़ ने अ्रधीनता मानी 


२$ १२] साम्राज्य के लिए दूसरा संधष्ं और सूर साम्राज्य ४७१ 


राजस्थान में शेरशाह ने अपना बन्दोबस्त करने या स्थानीय सरदारों को उखा- 
ड़ने का जतन न किया; केवल श्रजमेर श्रादि नाकों को अपने हाथ में रख कर 
राजपूत राज्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया। 
राजस्थान से छुट्टी पा कर शेरशाह ने बुन्देलखंड बचेलखंड जीतने के 
लिए, कालंजर पर चढ़ाई कर उस गद को घेर लिया और अपने एक सेनापति 
को वहाँ से पूरव रीवाँ के इलाके काबू करने भेजा । ये प्रदेश ले लेने से मालवा 
शोर फाड़खंड के बीच का सारा पहाड़ी प्रान्त लिया जाता | कालंजर के ७ 
महीने के घेरे के बाद एक दिन बारूद में आग लगने से शेरशाह की देह जल 
गई | उसी साँक को गद लिया जाने के बाद उसने प्राण त्याग दिये 
( १५४४ ई० )। 

$ ११. शेरशाह के समकालीन भारतीय राज्य--शेरशाह की 
मृत्यु पर उसका साम्राज्य कन्दह्ाार काबुल ओर कश्मीर की सीमाश्रों से 
कोचत्रिहार की सीमा तक पहुँच गया था। पूरत्री मालवे के जीते जाने पर सूर 
साम्राज्य की सीमा गढकटंका राज्य से जा लगी थी | यदि पूरा उत्तरी बुन्देल- 
खंड भी जीता जाता तो उस तरफ भो दोनों की सीमाएँ मिल जातीं। वहाँ 
संग्रमशाह के बाद उसका बेटा दलपतिशाह गद्दी पर बेठ चुका था ( लग० 
१५४४१ ३० )। तभी उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्रदेव की मृत्यु हुई ओर वहाँ सूय 
वंश का अन्त हो कर एक नया वंश शुरू हुआ | विजयनगर में कृष्णुदेवराय के 
बाद उसके भाई अच्युतदेव ने राज्य किया (१५३०-४२ ई०) । उसके प्रशासन 
में भी विजयनगर की शक्ति ओर समृद्धि ज्यों की त्यों बनी रही। दक्खिनी रियासत 
यथापूव थीं, सिवाव इसके कि बिदर १४२६ ई० में बीजापुर में मिल गया था | 
गुजरात में अराजकता छाई थी। यदि शेरशाह की एकाएक झमृत्यु न हो जाती 
तो बुन्देलखंड के बाद वह स्वभावतः गुजरात पर ध्यान देता । 

6१२. शेरशाह की शासन-व्यवस्था--श्रनेक शताब्दियों बाद 
पर के प्रशासन में उत्तर भारत ने वह शान्ति देखी जो उसे राजा मिह्रि 
ज के बाद से न मिली थी | शेरशाह की विजयिनी सेनाएँ जिस देंश से लॉ 

जातों, वहाँ छुह महीने के अन्दर भूमि का माप-बन्दोत्न्त हो जाता, सड़कें निकल 


४७२ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पे ६ 


जातों, टकसालें खुल जातीं, ओर श्रमन-चेन स्थापित हो जाता । मध्य युग के 
हिन्दू शासन-ठाँचे की इकाइयाँ प्रतिजागरणक? या परिगणक' (परगने) थे। पहले 
तु विजेताओं ने जैसे हिन्दू मन्दिरों के शिखर तोड़ कर कुछ ऊपरी फेरफार कर 
अपनी मस्जिदें ओर इमारतें खड़ी की थीं, वैसे ही उन्होंने हिन्दू शासन के जी 
ढाँचे के ऊपर जागीरदारों के रूप में अपना आधिपत्य बैठा दिया था | वह ढाँचा 
उनके बोझ से दब कर बेठ रहा था । शेरशाह ने उसमें फिर जान फूँकी । उसने 
जागीरदारों को हटा कर परगनों को फिर से जगाया । अपने सारे साम्राज्य को 
परगनों में ब्रॉट कर प्रत्येक परगने में एक शिकदार और एक आमिन नियुक्त 
किया । शिकदार का काम अपने प्रदेश की रक्षा ओर आमिन का काम कर 
उगाहना था । प्रत्येक परगने में अनेक गाँवों की पंचायतें थीं, जिनके श्रन्दर की 
स्वतन्त्रता में शेशशाह ने दखल नहों दिया। उनपर मीतरी शासन की पूरी 
ज़िम्मेदारी थी । अनेक परगनों को मिला कर एक सरकार बनती थी जो आजकल 
के;जिले की तरह होती थी | प्रत्येक सरकार में एक हज़ार से पाँच हज़ार तक 
सेना के साथ एक शिकदार-ए-शिकदारान ओर एक मुंसिफ़-ए-मुंसिफान रहता 
था | वह मुख्य मुंसिफ दीवानी मामलों को देखता; मालगुजारी के मामले में परगने 
के|आमिन का सीधा सम्बन्ध बादशाह से रहता । फोजदारी मामलों का निपयारा 
शिकदार-ए-शिकदारान करता | परगनों और सरकारों के हाकिमों की दूसरे बरस 
बदली हो जाती .- दा -- 

थी | बंगाल ८ कण 

के सब सरकारों 
के ऊपर केवल 
निरीक्षक रूप 
से एक आमिन 
रक्‍्खा गया था; 


किन्तु हा आगरा टकसाल का शेरशाह का रुपया । चित, कलमा और टकसाल 
मालवा आदि का नाम; पट, फारसी में बादशाह का नाम, नीचे नागरी में 
सीमा पर के स्नी सीरसाह [ श्रीनाथ सं० ] 





२६१२] साम्राज्य के लिए दूसरा सघ और सूर साम्राज्य ४७३ 


प्रान्तों में फोजी हाकिम रक्‍्खे गये थे । 

शेरशाह का सब से बड़ा सुधार मालगुज़ारी विषयक था। पहले सुल्तान 
अपने सेनानायकों को जागीरें बाँठ देते ओर उन जागीरों से कर वसूल 
कर अपने सैनिकों को पालने का जिम्मा उनपर छोड़ देते थे। कर प्रायः अनुमान 
से लिया जाता था । शेरशाह ने सैनिकों को सीधा नकद वेतन देना शुरू किया । 
उसके अमले सत्र जगह ज़मीनों को नाथ कर उनकी मालगुजारी निश्चित करते। 
यह नाप ओर बन्दोबस्त हर साल होता था। पैदावार का चोथाई भाग कर के 
रूप में लिया जाता था । कित्षानों को अधिकार था कि कर जिनस या रुपया 
किसी भी रूप में दें। किसानों के साथ सीधा बन्दोत्रस्त करने की यह पद्धति 

समूचे मुगल युग में टोडरमल के बन्‍्दोबस्त” के नाम से जारी रही | 
“” कर की वसूली नियमित करने के लिए दैंश की मुद्रा-प्रणाली को सुधारना 
आवश्यक था | शेरशाह ने पेचीदा गणना के और मिश्रित धातुओं के अनेक 
सिक्‍कों को बन्द कर 
तथा सोने चाँदी 
ओर ताँबे के ठोक 
अनुपातों का निश्चय 
कर नई सरल मुद्रा- 
प्रशाली शुरू को, 
ओर उसके प्रचार 
के लिए जगह जगह 
शेरशाह का स्व॒स्तिका छाप वाला रुपया टकसालें.. स्थापित 
[ दिल्ली संग्र०, भा० पु० वि० ] कों | इस तरह सिन्‍्ध 
से बंगाल तक एक सा सिक्‍क्रा चलने लगा। हमारा आजकल का रुपया शेरशाह 
के रुपये का वंशज है | उसके सिक्कों पर नागरी और फारसी में उसका नाम खुदा 
रहता था। उसके कई सिक्के ७० ओर स्वस्तिक के चिह्न वाले भी पाये गये हैं।* 


बा ] 009४ 
के आज 
शा 





« नेल्सन राइट ने अपने ग्रन्थ दि कौइनेज ऐंड मेट्रोलोजी ओऔफ़ दि सुल्तान्स 


४७४" . भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्य ६ 


सिक्कों के इस सुधार से व्यापार की बड़ी. सुविधा हो गई। इसके 
अलावा देश के रास्तों और घाटों पर जगद्द जगह जो श्रनेक किस्म की चुंगियाँ 
देनी पढ़ती थीं, उन सब्च को उठा कर शेरशाह ने केवल सीमान्त तथा तिक्री के 
स्थान १२ चुंगी रक्खी। व्यापार को उन्नति को वैसा ही प्रोत्साहन शेरशाह की 
सड़कों ओर सरायों से मिल्ला । उसकी बनवाई सड़कों में सबसे मुख्य वह “ सड़के 
आजम?” थी जो सोनारगाँव से रोहतास हो कर अटक तक चली गई थी | दूसरी 
आगरे से मांडू हो कर बुरहानपुर तक पहुँचती--अश्र्थात्‌ ठेठ हिन्दुस्तान को 
दक्खिन से मिलाती थी । तोसरी आगरे को जोधपुर और चित्तोड़ से मिलाती 
तथा चोथी लाहोर से मुलतान को । सत्र सड़कों पर सराये बनाई गई थीं | प्रत्येक 
सराय में राहियां के लिए भोजन ओर पानी का इन्तज़ाम रकखा जाता था । वे 
सराये डाक चौकियों का भी काम देती थीं | सड़कों ओर डाक के इस प्रबन्ध से 
साम्राज्य के कोने-कोने की खबरें लगातार शेरशाह को मिलती रहती थीं, और 
सेनाओं के आने जाने म॑ बड़ी सुविधा होती थी । 

शेरशाह का न्याय अटल था | एक साधारण स्त्री की फरियाद पर अपने 
बेटे को उसने कड़ा दंड दिया था | न्यायाधिकारियों की रहनुमाई के लिए. उसने 
कई कानूत भी बनाये | उसके बेटे इस्लामशाह के प्रशासन में राजकीय कानून 
आर भी अधिक बने | इस प्रकार शेरशाह ने कानून को शरीयत के बन्धन से 
मुक्त कर दिया । 

शेरशाह का सेना-संघटन भी श्रत्यन्त पूण था | सेनानायकों को नकद 
वेतन निर्यामत रूप से मिलता था। साधारण सैनिकों की नियुक्ति भी बादशाह 
की तरफ से होती । सैनिकों को वेतन भी बादशाह के द्वारा ही मिलता । अकबर 
ने शेरशाह की शासन-व्यवस्था की प्रायः सब्न बातों में नकल की, पर वह सेना- 
नायकों ( मनसबदारों ) की नियुक्ति स्वयं करता ओर सैनिकों की नियुक्ति उन- 
पर छोड़ देता था| सेनिक्रों का वेतन भी अकबर के ज़माने में मनसब्दार की 


ओऔफ़ देहली ( दिल्ली मुल्तानों के सिक्के ओर उनका धातु-विवेचन ) ( १६३६ ) में 
शेरशाह और उसके बेटे के सिक्कों पर के इन चिह्नों का संकलन किया, पर इन्हें पहचाना 
नहीं था । 


२६१२] साम्राज्य के लिए. दूसरा संघ ओर सूर साम्राज्य ४७४ 


मारफत दिया जाता था। यह प्रथा अ्रकबर के बाद समूचे मुगल युग में जारी 
रही | इसमें यह दोष था कि सैनिक सेनानायक को अ्रपना सब्र कुछ समभते 
और यदि कभी वह बलवा करे तो उसके साथ वे भी बलवे में शामिल हो जाते 
थे। शेरशाह को पद्धति में यह दोष न था। सेनाएँ छावनियों में रहती थीं। 
छावनियों के फोजदारों का अपने इलाकों के शासन से कोई वास्ला न था; हाँ, 
कुछ सीमान्त प्रदेशों के फोजदारों को शिकदार का काम भी सौंपा गया था। 





शेरशाह का मकबरा, सहसराम 


शेरशाह की पैदल बन्दूकची सेना भोजपुरी ( बकसरिये ) किसानों की थी । उसका 
तोपची दल भी था, श्रोर बहुत सी तोपँ उसने स्वयं ढलवाई थीं । 

शेरशाह का अपनी सेना पर कड़ा नियन्त्रण रहता था। भगड़ालू 
पठानों को सुश्श खल सैनिक बनाना उसी का काम था। सेना के प्रयाण-काल 
में क्या मजाल कि प्रजा को ज़रा भी कष्ट पहुँचे । ऐसी कड़ाई होने पर भी 
शेरशाह के सैनिक उससे बड़ा स्नेह करते थे। कारण कि वह उनकी मेहनत ओर 
मुसीबत में उनका शरीक होता, उनसे भाई का सा बत्तांव करता और उनके. 


४७६ भारयीय इतिहात का उन्मीलन [ पर्व ६ 


गुणों को तुरत पहचान कर अनुरूप पुरस्कार देता था । 

$ १३. शेरशाह युग की कला ओर साहित्य--शेरशाह के चरित्र 
की छाप उसकी इमारतों पर भी है । सहसराम में उसका मकबरा, जो उसके 
'आदेशानंसार बना था, उसकी सुरुचि का सुन्दर नमूना है। शेरशाह ने कई 
आचीन नगर फिर से बसाये--पटने का पुनरुद्धार किया श्र शेरगढ़ नाम से 
'पाण्डवों के इन्दरपत गाँव में अपनी नई दिल्ली बसाई | हिन्दी साहित्य को उसके 
राज्य में विशेष प्रोत्साइन मिला | मलिक मुहम्मद जायसी ने अपना प्रसिद्ध 
काव्य पदुमावति 'सेरसाहि देहिली सुलतानू' के प्रशासन में लिखा । शेरशाह की 
गिनती भारतवष के सच्चे राष्ट्र-निर्माताओं में है । 

$ १४. इस्लामशाह सूर--शेरशाह की मृत्यु पर उसका दूध्रा बेटा 
इस्लामशाह या सलीमशाह नाम से गद्दी पर बैठा | उसके नो बरस के प्रशासन 
(६ १४४४-५४ ई० ) में शेरशाह की शासन-नीति जारी रही | शेरशाह के काल 
के पंजाब के फोजी हाकिम हैब्नतखाँ नियाज़ी ने स्वतन्त्र होने का यत्न किया | 
उसके दल के साथ इस्लामशाह को लम्बा युद्ध करना पड़ा | उस प्रसंग में 
पंजाब-शिवालक ( हिमालय तराई ) के प्रदेश जीते गये | अन्त में कश्मीर को 
उपत्यका में भिम्मर-राजोरी प्रदेश में इस्लामशाह ने नियात्रियों को अन्तिम 
हार दी | 

कश्मीर में मिज़ां हैदर ने दस बरस राज किया । १५५१ ई० में प्रजा 
ने उसे ओर उसके मुगलों को निकाल भगाया और फिर पुराने राजवंश को 
स्थापित किया | 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१. बहादुरशाह गुजराती का ऐतिहासिक चरित लिखिए । 

२. हुमायूँ के राज्य में आरम्भ में कौन से प्रदेश थे ? फिर किस क्रम से उसके 
राज्य की बढ़ती घटती हुईं ! 

३. सांगा की मृत्यु के बाद से शेरशाह का आधिपत्य राजस्थान पर स्थापित होने 
तक राजस्थान का इतिहास संक्षेप से बताइए। 

४. बिहार में शेरखाँ के पहले शासन में कौन सी विशेषताएँ भीं जिनकी बदौलत 


३९१] साम्राज्य के लिए तीसरा संघर्ष --अ्रकत्रर ४७७ 


वह अपनी शक्ति बना सका : 

५, शेरखाँ ने बिहार बंगाल जौनपुर की सलल्‍्तनत किस प्रकार पाई? हुमायूं से ये 
आन्त छीनने में उसने क्या योजना बरती १ 

६० पानीपत खानवा धाघरा में जिस युद्ध-शैली से मुगल जीते थे उसे शेरशाह ने 
कैसे विफल किया ? कब और कहाँ! 

७, जागीरदार पद्धति को उखाड़ कर शेरशाह ने उसके स्थान में कैसी शासन- 
पद्धति चलाई १ 

८. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए--(१) भारत में पुत्तगालियों का उत्तरी 
ग्रान्त (२) विजयनगर का राजा अच्युतदेव (३) रोहतासगढ़ (४) कश्मीर में मिजो 
हैदर (५) मलिक मुहम्मद जायसी (६) शेरशाह की सड़क (७) शेरशाह का रुपया। 


अध्याय ३ 


साम्राज्य के लिए तीसरा संघष--अकबर 
( १५४५४-१४७६ ई० ) 

$ १. हुमाये की वापलसी--हुमायू सिन्ध से कन्दहार की तरफ 
भागा था ओर वहाँ से मी उसे अपने भाई के डर से ईरान जाना पड़ा था। 
शेरशाह की मृत्यु के ४ महीने बाद ईरान के शाह की मदद से उसने कन्दहार 
जीत लिया, और कामरान से काबुल भी छीन लिया | १४५४० ई० तक वह फिर 
दो बार काबुल खो कर था चुका तथा बदख्शाँ पर भी अधिकार कर चुका था। 

इस्लामशाह के बाद उसके नाबालिग बेटे को मार कर शेरशाह का 
भतीजा मुहम्मदशाह श्रादिल या अदालीशाह नाम से गद्दी पर बैठा। इससे 
सूर साम्राज्य में खलबली मच गई तथा अदाली की अन्य कई गलतियों से 
अनेक पठान सरदारों ने विद्रोह किया । उसे दबाने अ्दाली चुनार गया तो 
दिलली-आगरा उसके एक प्रतिद्वन्द्दी ने ले लिये | पंजाब तथा बंगाल के पठान 
शासक भी स्वतन्त्र हो गये। अदाली ने चुनार को ही राजधानी बनाया। यों 
उत्तर भारत में चार पठान सल्तनतें खड़ी हो गई | उन्हें आपस में लड़ता देख 
हुमायू ने पंजाब जीत लिया | श्रदाली ने हेमू ( हेमचन्द्र ) नामक मेवाती को 


ड७्प्द भारतीय इतिद्दास का उन्मीलन . [ पव॑ ६ 


जो इसलामशाह के राज्यकाल में राजदूत पद तक पहुँच चुका था, अपना मन्त्री 
ओर सेनापति बनाया । हेमू बिहार बंगाल से उलभा था कि हुमायूँ ने दिल्‍ली 
भी ले ली, ओर अपने १३ बरस के बेटे अकत्रर को सेनापति बैरामखाँ की 
संरक्षकता में पंजाब का हाकिम नियुक्त किया | फिर से दिल्ली में ६ महीने 
शासन करने के बाद हुमायू चल बसा | 

$ २. हेसू--हुमायूँ की वसीयत के अनुसार पंजाब ओर दिल्ली अकब्नर 
को मिले, ओर काबुल उसके छोटे माई मुहम्भद हकीम को। हुमायूँ के मरने 
की खबर पा अदाली ने हेमू को दिल्‍ली जीतने भेजा | ग्वालियर आगरा दिल्ली 
से मुगलों को भगा हेमू पंजाब की तरफ बदा | मुगल अच्च फिर भागने लगे, 
पर बैरामखाँ मुकाबले के लिए. डट गया। फिर पानीपत पर लड़ाई हुई 
( ४-११-१४४६ ई० )। हेमू ने मुगल सेना के दोनों पासे तोड़ दिये, पर 
सिर में तीर लगने से घायल हो वह कैद हो गया | दिल्ली ओर आगरा इस जीत 
से अकब्चर के हाथ आये । उधर श्रदाली सूर ब्िहार-बंगाल के अपने विद्रोही 
सरदारों से लड़ता हुआ मारा गया | ग्वालियर ओर जोनपुर तक तत्न मुगलों ने 
फिर दखल कर लिया । 

$ ३. अकबर के गद्ठी पाने पर भारतीय राज्य--बिहार-बंगाल 
आर मालतवे में सूर साम्राज्य के खण्ड अब भी बाकी थे | मालवे में शेरशाद के 
हाकिम शुजातखाँ का बेटा बाज़त्रह्मदुर स्वतन्त्र सुल्तान बन बैठा था ( १५४४५ 
ई० )। उसने रूपमती नाम की सुन्दरी से ब्याद किया। बाज़बहादुर और रूय- 
मती युद्ध ओर शिकार में साथ साथ यात्रा करते थे | उनके पड़ोत्त में, गोंडवाने 
के राज्य में, जिसकी राजधानी अत्र मंडला थी, दलपतिशाह मर चुका ( १५४४८ 
ई० ) और उसकी विधवा रानी दुर्गाबती अपने बेटे के नाम पर शासन करती 
थी। बाज़बहादुर ने उसपर अनेक चढ्ाइवाँ की, आर प्रत्येक लड़ाई में हारा । 
राजस्थान में उदयतिंह ने रणथम्मोर आर अजमेर वापिस ले लिये, आम्बेर और 
आ।ू से फिर मेवाड़ का आधिपत्वम मनवाया, और उदयपुर की स्थापना की 
गुजरात का राज्य छिन्न-मिन्न ही रहा । बहमनी रियासतें भी दुबल रहों । विजय 
नगर में अच्युतदेव के बाद उसका भतीजा सदाशिव राजा हुआ (१४४२ ६०) । 


३6४] साम्राज्य के लिए. तीसरा संघषें---अ्रकबर ४७६ 


उसने पहले अहमदनगर की सहायता से बीजापुर को हरा कर उसका बहुत सा 
इलाका छीना, फिर १५४८ ई० में बीजापुर की सहायता से अहमदनगर पर 
चदाई की | पिछली दो पुश्तों में जो विजयनगर का रोबदाब' तमाम बहमनी 
राज्यों पर जम गया था, उससे सदाशिव का दिमाग फिर गया। अहमदनगर 
की चढ़ाई में पराजित शत्रुओं का अपमान करते हुए उसने अपने मित्र-पत्त 
की सेना के भावों का भी ख्याल न रक्‍्खा | 

6४. अकबर के पहले विजय और खुधार--अ्रकब्र की विचार- 
शक्ति इस काल 
तक जाग चुकी 
थी | १५६० ई० 
में उसने बैरामखाँ 
को हज को भेज 
स्वयं राज संभाल 
लिया औ्रौर उसी 
बरस सःप्राज्य- 
निर्माण की चेष्टा 
शुरू कर दी। सब्र 
से पहली चढ़ाई 
मालवे पर की 
गई। श्रकबर के 
सेनापतियों ने बाज़- 
बहादुर को हरा 
कर भगा दिया, 
उसने चित्तौड़ जा 
कर शरण ली। 
रानी रूपमती ने विष खा कर प्राण दे दिये। १४६२ ई० में अकबर ने आम्बेर 
या आमेर के राजा भारमल की बेटी से बिवाह किया ओर भारमत्र के पोते 


2७. "77 7*+ज 9-3 





च०७4००... अंकल 3 


पल: हि. 0/ माह 43 जे भुक्ा ण था 
की ॥। *« के हे 

ह 5 उज 2५8 जा 
॥ के दि दिए आ 








अकबर--समकालीन चित्र 
“तारीखे खानदाने तेमूरिया” की हस्तलिखित प्रति से पहले- 
पहल इस ग्रन्थ के लिए लिया गया फीटो [ खुदा० अ्र० ] 


४८० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ६ 


मानसिंह को अपने दरबार में रक्खा | यों आमेर का राजा उदयसिंद के बजाय 
अकबर की अधीनता में आ गया। उसी बरस मेड़ताँ का गढ़ जीता गया, 
जिससे उत्तरी मारवाड़ भी अकबर के अधीन हो गया | 

'मालवे के बाद बुन्देलखंड-गोंडवाने की बारी आई। कढ़ा-मानिकपुर 
के हकिम आसफखाँ ने पन्ना के राज! को अधीन करने के बाद रानी दु्गांवती 
पर चढ़ाई की | वह बहादुरी से लड़ती हुई मारी गई ( १३६६४ ई० )। उसके 
पड़ोसी छुत्तोतगढ के राजा कल्याणु्तिंह ने भौो डर कर दिल्ज्ञी के दरबार में 
उपस्थित हो अकबर की अधीनता स्त्रीकार कर ली । 

एक शोर शर्त्रों द्वार ये विजय किये जा रहे थे तो दूसरी ओर नई उदार 
नीति द्वारा साम्राज्य की नींव पक्‍की की जा रही थी। १५६२ ई० में अकबर ने 
युद्ध-बन्दियों को दास बनाने की प्रथा अपने फरमान द्वारा हटा दी। अगले 
बरस उसने हिन्दू तीथयात्रियों से लिया जाने वाला कर उठा दिया । कहते हैं 
यह कार्य उसने नानक के प्रशिष्य सिक्‍खों के तीसरे गुर अमरदास के कहने से 
किया | १५६४ ई० में अकबर ने हिन्दुओ्ओों पर से जज़िया कर भी उठा दिया | 

५५, विजयनगर का पतन--इसी काल दक्खिन में भी भारी 
परिवबतन हो गया | १४४८ ई० की लाजञ्छुना के बाद बोजापुर ब्रिदर गोलकुड 
आर अहमदनगर ने मिल कर विजयनगर का मुकाबला किया । कृष्णा के उत्तर 
तालीकोया के पास लड़ाई हुईं जिसमें सदाशिव अपनी एक लाख सेना के साथ 
मारा गया ( १५६५ इ० )। इस हार का समाचार पा कर विजयनगर गढ़ के 
भीतर की मुस्लिम सेना ने भी विद्रोह किया आर विजेताश्रों ने राजधानी पर कब्जा 
कर उसे उजाड़ दिया | सदाशिव के भाई वेड्डटाद्वि ने तब विजयनगर से ६२० 
मोल दक्खिन हट कर पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाया | 

$६.पूवी भारत के राज्य ; मेवाड़ और उड़ोसा का पतन-- 
बिहार के पठान शासक सुलेमान करानी ने १५६४ ई० तक बंगाल पर अधिकार 
कर लिया | तभी कोचबिहार के राजा नरनारायण के भाई शुक्लब्वज उफ 
चीलराय ने जो उसका सेनापति था, कामरूप जयन्तिया सिलहठ कछार मणिपुर 
आर त्रिपुय को जीत कर कोचबिहार को उत्तरपूरवी सीमान्त की एकमात्र शक्ति 


३९६] साप्राज्य के लिए, तीसरा संघर्ष---अकत्रर 54 


बना दिया। १५६५ ६० में श्रकच्र के उज़्बक अमीरों ने जोनपुर में विद्रोह करके 
शाही फोजों को अवध के पच्छिम तक खदेड़ दिया | अकबर को गुमान था कि 
उन्हें सुलेमान करोनी से मदद मिलती है, इसलिए, उसने उड़ीसा के राजा 
मुकुन्द हरिचन्दनदेव से सुलेमान के विरुद्ध सन्धि कर सहायता ली। राजा 
मुकुन्द ने बंगाल पर आक्रमण कर सातगाँव ले लिया | यों सुलेमान का ध्यान 
उधर खिंच गया और अकबर ने विद्रोह दा दिया। किन्तु अकबर के भाई 
मुहम्मद हकीम ने पूरबी विद्रोह की बात सुन कर पंजाब पर चढ़ाई कर दी।' 
उसे भगाने के बाद १५६७ ई० में उड़ीसा से काबुल तक शान्ति हुई । 





४ 
कि ३ प्‌ 
हि हो. ० 
पु $ 


28९९- ७0७७७॥७७४ ७७७७७ ७७/७५७/:७ ».४७७४७७४७७॥७७॥०७७७॥७४७४७/७४४७॥७४४७७४: २७ 
ड़ ध कं ० । स ग * 
४. रह 5 एप बी पक हित >>... ५ २ न पा | ६... 
जी: 2 0080 2८ 8 तह हिट टन . 
ना जल, अ्चथ: ० 0 प 3 
4०8४८४४ह ..0त#॥लतह.._ ->-.-727ह7ल्‍२ई27__ * ४ ४“: 
हे 28.५ 0५8३ ् ५ 
हि | ही धत 
क्छ कोई, / जल, ह+ १३५. कफ 
् ४) श्र! 
च । हब 
5 
श््‌ृ " न 
एड हज 8] आज बे औए- 
१५ 
है न] 
गज है| 
हु ह् हा हैः 7 हरा 
न उनमे के३- है पं ५ 





जल. पु फीफा 


: मच “ गटर, दिए अकए तक ५ 
कक डर हक कर 






विजयनगर के खँडहर--विहंगम दृश्य, हाम्पी, ज़ि० बेल्लारि [ भा० पु० वि० ] 


इधर से निश्चिन्त हो जाने पर अकबर ने भारी तैयारी के साथ मेवाड़ 
पर चढ़ाई की । मेवाड़ के सरदार निश्चित हार देखते हुए भी आहुति दिये 
ब्रिना अपना देश देने को तैयार न हुए | उन्होंने राणा उदयसिंह को पहाड़ों में. 
भेज दिया ओर उसकी भावज मीराबाई के चचेरे भाई जयमल राठोड को अपना 
मुखिया चुना । दूसरा नेता पत्ता सीसोदिया को चुना । अकबर ने चित्तौड़ घेर 
लिया । तोपों के तीन मोच गढ़ के सामने लगाये गये, जिनमें एक स्त्रयं अकनर 


पर भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ६ 


की श्रोर एक टोडरमल की देखरेख में था | साबाते ओर सुरंगें लगाई गई । 


। है 
०] ह 
हा 

न्‍ै, 

रु 

हे पी 
के 
7 


्ज्क 
५४ चर 
* 
श्र 
१५ न 
हि 
मास | बह 
] 
रू डर 
रु 
2770) 
मल 
है! हर 
-्प्य 
हे जे 
हे 
/ 


का कर 


चित्तौड़ का घेरा, १५६७ ३०, सूरजपोल की तरफ 
का दृश्य । “तारीख-ए-खानदान-ए-तंमूरिया?? 
की हस्तलिखित प्रति से [खुदा० ग्र>] 





साबात चमड़े के लम्बे 
छाजन होते थे जिनमें ठके 
हुए रास्तों से माला लिये 
सवार मज़े में गुजर सकते 
थे। उनकी रक्षा के बावजूद 
अग्रकत्रर के कारीगरों की 
लाशें कई बार इटों की तरह 

नी गई | एक दिन गद की 
दीवार पर जयमल को 
मरम्मत का आदेश देते 
देख अकबर ने उसपर गोली 
चलाई । अकब्र ने जाना 
कि वह मर गया, पर असल 
में वह लेगड़ा हो गया। 
गद की रसद चुक जाने पर 
जयमल ने जोहर की आज्ञा 
दी। लेंगड़ा जयमल अपने 

के कुटुम्बी के कन्थों पर 
चढ़ शत्रदल को काय्ता 
हुआ बढ़ा । चित्तोड़गढ़ के 
सबसे नीचे के दो दरवाजों 


के बीच जहाँ वह मारा गया, वहाँ इंटों की एक सीधी सादी समाधि श्राज 
तक खड़ी है। पत्ता सूरजपोल (सूयद्वार ) पर जो चित्तौड़गढह की पिछली 
तरफ है और जिस तक चदने के लिए सीधा चढ़ाई का रास्ता है, लड़ता हुश्रा 
काम आया । मेवाड़ के किसानों ने भी अकबर को इस युद्ध में खूब सताया था । 
-अकब्र ने उन्हें कठिन दंड दिया । मेवाड़ पर पूरा अधिकार द्वो जाने पर उसने 


२३२५६] साम्राज्य के लिए, तीसरा संघधे--अकबच्रर डष्प्३ 


अपने वीर शत्रु जयमल ओर पत्ता की हाथियों पर चदी मूर्तियों बनवा कर. आागरे 
के किले के बाहर स्थापित कराई | अकत्रर के लौट जाने पर उद्यसिंइ ने कुम्मल- 
गद को अपनी राजधानी बनाया । 

अकबर के मेवाड़ में व्यस्त रहने पर सुलेमान कर्रानी ,ने डड़ीसा $के 
राजा मुक्ुन्द हरिचन्दनदेव को गंगा से दामोदर तक हटा दिया। सुलेमान के 





बुलन्द दरवाज़ा, फतहपुर सीकरी 
सेनापति राजू कालापहाड़ ने दलभूम-मयूरमंज के पहाड़ी रास्ते से घूम कर 
विछुली तरफ से वाराणसी-कटक पर चदाई की। हरिचन्दनदेव शीघ्र उघर,लोटा, 
पर उसके एक सरदार ने विद्रोह कर उसे मार डाला। कालापहाड़ ने वाराणसी- 
कटक और पुरी को उजाड़ दिया | पीछे से चीलराय का हमला होने से काला- 
पहाड़ को लौगना पड़ा । उड़ीसा में इसके बाद अबव्यवस्था मची रही । उत्तरी 
और दक्खिनी उड़ीसा में दो राज्य खड़े हुए, गिनकी राजधानियाँ खर्दां और 
गंजाम थीं। लेकिन वे दोनों दुबं थे। उत्तरी उड़ीसा में २४ बे तक पठान 
भा०- ३६१ 


पड भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पर ६ 


ओर स्थानीय सरदार मारकांट करते रहे। गंजाम का राज्य १६वों सदी के श्रन्त 
तक गोलकंडा का मुकाबला करता रहा | 
उधर चित्तौड़ के बाद रण थम्मोर भी अकबर के हाथ आया, और तभी: 
बघेलखंड ( रीवाँ ) के राजा का कालंजरगढ़ भी जीता गया। तभी सीकरी 
में आम्बेर की राजकुमारी से अकबर का बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम सलीम 
रक्‍खा गया। तब से फतहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बना कर अ्रकबर ने 
वहाँ अश्रनेक महल बनवाये | 
6 ७. गुज़रात-बंगाल-विजय--गुजरात में बहादुरशाह की मृत्यु के 
बाद से फैली अराजकता ऐसी थी जिसे उत्तर या दक्खिन भारत में स्थापित हुए 
4-5 । किसी साम्राज्य के नेता देर तक देखते न 
* रह सकते थे। १५७२ ई० में अकबर ने 
हा /« * गुजरात पर तेज़ी से चढ़ाई की । आगरे से 
४. , - * २३ अगस्त को सवार सेना के साथ निकल 
* कर उसने २ सितम्बर को अहमदाबाद में 
युद्ध छेड़ दिया | यन्त्रवाहनों से पहले के 
क्‍ का विश्व के उल्लिखित इतिहास में यह सबसे 
४ ! . - तेज चढ़ाई है। गुजरात के छोटे छोटे राज्य 
- ....॑. यह कल्पना भी न करते थे कि अकबर इस 
| तरह उनपर आ टूटेगा । १५४७३ ई० तक 
उसने उन सब्न को बारी बारी जीत लिया । 
क्‍ तभी मेवाड़ का राणा उदयर्थिह और 
---. ---- बभिहास्बंगाल का प्रजाप्रिय शासक सुलेमान 


राणा प्रताप चल बसे । उदयर्सिह का बेया प्रताप उजड़े 
( श्रितानवी संग्र० में रक्खा मेवाड़ का राणा हुआ ओर सुलेमान का 
पुराना चित्र ) बेटा दाऊद बिहार-बंगाल की गद्दी पर बैठा । 


१५७६:ई० तक कोचबिद्ार के राजा नरनारायण की सहायता से अकब्रर ने 
बंगाल भी जीत लिय। । - गुजरात और बंगाल के विजय से वह उत्तर भारत का 


२९७ |] साम्राज्य के लिए तीसरा संत्रष--अ्रकत्र ध्प्प 


एकच्छुत्र सम्राट हो गया | 

दक्खिन में इसी काल में अहमदनगर के राज्य ने बराड़ को जीत लिया । 

१४७६ ई० में अकबर के साम्राज्य के बराबर दुनिबाँ में ओर कोई भी 
राज्य न था; तो भी मेवाड़ के अकिश्वन राणा प्रताप ने उससे लोहा लेने की 
ठानी। उसने कुम्भलगढ ओर गोघू दा के पहाड़ी प्रदेश को अपना केन्द्र 
बना कर माज़वा और गुजरात जाने आने वाली मुगल सेनाश्रों काफिलों 
खजानों आदि पर आक्रमण शुरू किये। इस छापामारी से तंग झा कर अकबर 
ने मानसिंह को उसके विरुद्ध भेजा | गोघूदा के रास्ते में हल्दीवराटी पर दोनों 
का सामना हुआ ( १५७६ ई० )। पठान सरदार हकीम सूर भी प्रताप के साथ 
था | लड़ाई का फन्न अनिश्चित रहा । प्रताप ने आगे बीस बरस तक स्वाधीनता 
का संबर्ष जारी रक्‍्खा ओर मेवाड़ का बहुत सा भाग वापिस ले लिया । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१, इस्लामशाह सूर को स॒त्यु के बाद सूर साम्राज्य के ठुकड़े किस प्रकार हुए ! 
उन्हें हुमायूँ' और अकबर ने कैसे कब कब जीता 

२, विजयनगर का अन्तिम राजा कौन था? उसके प्रशासन में विजयनगर 
राज्य का उत्कर्ष और पतन कैसे हुआ १ 

३. अकबर ने अपने हाथ में राज लेने के बाद ११६५ इं० तक कौन कौन से 
प्रदेश किस क्रम से अपने साम्राज्य में मिलाये ? ओर १५७६ ईं० तक? . 

४. उड़ीसा के हिन्दू राज्य का अन्त कब केसे हुआ ? 

५, आगरा किले के बाहर अकबर ने अपने किन शत्रुओं की मूत्तियाँ लगवाई' 
थीं १ क्‍यों: 

६, अकबर के पहले शासन-सुधार क्या थे १ 

७. अकबर युग में कोचबिद्ार राज्य में कौन कौन प्रदेश सम्मिलित थे ? 

८० निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए--१) हेमू (२) बाज़बद्ादुर (३) पेनु- 
कोंडा (४) चीलराय (५) राजू कालापहाड़ (६) रानी दुगोवती (७) हल्दीघाटी 
(८) राजा भारमल (६) हपमती । 


अध्याय ४ 


मुगल साम्राज्य का वेभव 
( १४७६--१६४७ ई० ) 

५ १. अकबर की शासन-दयवस्था-*श्रकत्रर की शासन-नीति उदार 
राष्ट्रीय राजा की थी अपनी हिन्दू श्रोर मुस्लिम प्रजा को उसने एक ही दृष्टि से 
देखा | उसके पहले ज़ेनुलाबिदीन, हुसेनशाह बल्चाली ओर शेरशाह वैसी 
नीति के लिए रास्ता बना चुके थे । 

४श्रकबर ने सुशासन के लिए, जो अनेक सुधार किये, उनमें उसने शेर- 
शाह का अनुसरण किया । गुजरात जैसे प्रान्तों में भी, जो शेरशाह के अधीन 
न हुए थे, उसने माप-बन्दोबस्त करवाया | टोडरमल इस काय में उसका मुख्य 
सहायक रहा | माप के लिए लम्बाई ओर क्षेत्रफल की इकाइयों-गज़ और 
बीघ--का टीक मान निश्चित किया गया | उसके तीन और सुधार उल्लेखनीय 
हैं। पहला,(कुमचारियों को जागीर के बजाय नकद वेतन देना, ओर जागीरों को 
भरसक खालसा? ( राजकोय सम्पत्ति ) बनाना । दूसरा, सत्र कमचारियों की 
दजांबन्दी, जो बिलकुल सैनिक दृष्ट से की गई थी, क्योंकि राज्य के सभी कर्मचारी 
सेनिक माने जाते थे। प्रत्येक कमंचारी का पद और वेतन इस बात पर निर्भर 
होता कि वह कितने सवारों का नायक है। सब कमचारी मनसब्रदार कहलाते 
और उनके मनसब १० से १० हजार तक के होते। ये संख्याएँ उनके वास्तविक 

ााााए॥७एएनतशशाााभ ना ७७3 
सवारों की नहीं, केवल उनकी हैसियत की सूचक होती थीं। तीसरा सुधार धो 
के दागने का था जिससे मनसबदार धोखा न दे सकें | 

१४८०(४ई० में अकबर के साम्राज्य में दिल्ली आगरा इलाहाबाद 
अवध बिहार बंगाल अ्रजमेर गुजरात मालवा लाहौर मुलतान और काबुल 
ये १२ सूबे थे । पीछे कश्मीर जीत लिये जाने पर लाहौर या काबुल में, सिन्ध 
मुलतान में और उड़ीसा बंगाल में मिलाया गया । दक्खिन जीता जाने पर तीन 
नये सूबे बराड़ खानदेश ओर अहमदनगर बने, जिससे कुल १५ सूबे हो गये । 
प्रत्येक सूबे का शासक सिपहसालार कहलाता था | बाद में वह सूबेदार कहलाने 


४९२] मुगल साम्राज्य का वेसव है 


लगा | उसके साथ एक दीवाम, एक बख्शी ( वेतन बाँठने बाला ), एक मीर- 
आदिल ( न्‍्यायाधिकारी ), एक सदर ( धर्माधिकारी ), एक मीर-बढदर ( जशनों 
बन्द्रगाहों घाटों आ्रादि का प्रत्रन्धक, मौय युग का नावध्यक्ष) [ ४,२३१ ), एक 
वाकयानवीस ( घटना-लेखक, मौय युग का प्रतिवेदक ) [ ४,२३५ ] और हर 
शहर में एक कोतवाल तथा हर सरकार में एक फोजदार रहता था। केन्द्रीय 
शासन में सम्राट के नीचे वकील अर्थात्‌ प्रधानमन्त्री, वज़ीर या दीवान, मीर 
बख्शी ओर सदर-ए-सुदूर (मुख्य धर्माधिकारी ) ये चार मुख्य तथा अनेक गौण 
अधिकारी रहते थे । 

अकबर की सेना तीन तरह की थी | एक सामन्तों की, दूसरी मनधबदारों 
की ओर तीसरी खास अपनी । मुख्य सेना मनसबदारों वाली थी । शेरशाह की 
तरह मुगल बादशाहों को स्थिर वैतनिक प्रशिक्षित सेना नहीं रही | 

$ २. अकबर की धर्म-सम्बन्धी नीति--अकूचर स्वभाव से ही 
विचारशील था । उसके अ्रन्द्र सचाई की खोज की उत्कठ चाह थी, जिसे ज़माने 
की लदर ने और पुष्ट किया। मुहश्लिम बादशाई को इस्ताम की शरीयत के 
अनुसार चलना चाहिए; किन्तु इस्लाम में अनेक फिरके हैं, इस कारण प्रश्न 
उठता था कि कोन सा फिरका सच्चा है और किसके श्रादेश माने जायें। इस 
जिज्ञासा से प्रेरित हो कर(अकत्रर ने फतहपुरसीकरी में एक इब्नादतखाना 
( प्राथनाणद ) बनवाया, जिसमें विभिन्न फिरकों के विद्वान मिश्ञ कर विचार कर 
सके | शुरू में उसमें केवल मुस्लिम विद्वान्‌ बुलाये गये । उनके परस्पर विवाद 
के ढंग से बादशाह का चित्त इस्लाम से फिरने लगा | गुजरात की विजय्यात्रा 
से अकत्वर को पहलेपहल ईसाई पारसी ओर जेन मतों का परिचय मिला। 
उसके बाद उसके दरबार में शेख मुबारक नामक सूफी तथा उसके दो बेढे 
अबुलफ़ज्ल और फ़ेजी उपस्थित हुए. । अकबर पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। तब 
इबादतखाने में इस्लाम के तिया दूसरे मतों के विद्वान भी बुलाये जाने लगे में इस्लाम के सिया दसरे मतों के विद्वान्‌ भी बुलाये जाने लगे। 
जब् एक बार विचार से सचाई का निणय करना मान लिया गया, तत्न ऐसा होना 
दी था । दूसरे, जब दीन ( धम ) के मुखिया आपस में कगड़ते ओर बादशाह 
उनके बीच मध्यस्थ बनता, तत्र मज़हबी मामलों में भी बादशाह की स्थिति उन 





ड्णण भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ६ 


सबसे ऊँची प्रकट होने लगी | १५७६ ई० में ग्रकबर ने स्वयं साम्राज्य के प्रमुख 
इमाम (धार्मिक नेता) को हैसियत से मसजिद के मिम्बर (वेदी) से खुतबा पदा । 
तभी राज्य के प्रमुख उलमाओं के हस्ताक्षरों से उसने यह घोषणा करा दी कि 
इमाम-ए-आदिल ( प्रमुख इमाम ) सब्र मुजतहिदों ( मज़हब के व्याख्याकारों ) 
से बड़ा है, ओर विवादग्रस्त मामलों में उसका फैसला सबको मान्य होगा, जो 
न माने उसे दण्ड देना उचित द्वोगा । 

इस घोषणा से कट्टर मुतललमान भड़क उठे । वे अकत्चर के उन शासन- 
सुधारों से चिढ़े हुए थे, जो उसने जागीरदारों की जागीरें ज़ब्त करने ओर घोड़ों 
पर दाग लगाने आदि के सम्बन्ध में जारी किये थे | उन्होंने बिहार ओर बंगाल 
में बलवा कर दिया, ओर अकबर के भाई मुहम्मद हकीम से मिल कर घडयन्त्र 
रचा | जोनपुर के एक काज़ी ने फतवा दे दिया कि अकबर के खिलाफ बलवा 
करना जायज़ है | अकबर ने बलवा दबाने के लिए टोडरमल को भेजा | उधर 
मुहम्मद हकीम फोज के साथ पंजाब पर चढ़ आया । रोहतास के किलेदार ने उसे 
वह किला न दिया, और लाहोर के शासक कुबर मानसिंह ने शहर के दरवाजे 
न खोले | मुहम्मद दकीम की इस ञ्राशा पर कि सारी प्रजा उसका साथ देगी, 
पानी फिर गया और वह लस्टमपशल्‍््टम पीछे भागा । अकबर ने बड़ी तैयारी के 
साथ काबुल पर चढ़ाई की | टोडरमल को बज्ञाल में सफलता हुई शोर बलवा 
पूरी तरह कुचल दिया गया । 

इसके बाद मज़हबी मामलों में अकबर को पूरी स्व्रतन्त्रता मिल गई 
अब इब्नादतखाने की ज़रूरत न रह गई थी। अकबर दूसरे मतों की तरफ क्ुकने 
लगा ओर उसने घोषणा कर दी कि उसके बेटे चाहे जो मत मानें | ज़रथुर्नियों 
की तरह वह अपने घर में पवित्र आग रखने और सूर्य को प्रणाम करने लगा 
और जैनों और हिन्दुओं के प्रभाव से उसने गोहृत्या की .मुमानियत कर दी 
ओर विशेष अवसरों पर कैदियों को छोड़ना शुरू किया | ईसाइयों का एकपत्नीबरत 
भी उसे भाया | इस प्रकार सब्र धर्मों का सामझस्य कर अकबर ने एक संग्राहक सब्र धर्मों का सामझस्य कर अकबर ने एक संग्राहक 
धर्म बनाने की कोशिश की | उसने लिखा, “एक स्म्नाज्य में जलका एक शासक 
हो, यह अच्छा नहीं है कि प्रजा एक दूसरे के विरोधी विभिन्न मतों में. बैँटी रहे, 


४७6३] मुगल साम्राज्य का वैमव उपज, 


इसलिए, हमें उन सबको मिला कर एक करना चाहिए; किन्तु इस प्रकार कि वे 
एक भी हो जायें और अनेक भी बने रहें ।?? 

अकबर ने अपने नये घमे का नाम तौोहीदे-इलाही रक्खा। उसका 
उद्देश उदार और ऊँचा था, तो भी तोहीदे-ईलाही सौ पन्‍थों को एक करने 
के बजाय एक सी एकवा पन्‍थ बन गया और अकत्रर के साथ ही समाप्त हो 
गया। १४६३ ई० में अकबर ने धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए कई ञ्राज्ञाएँ निकालीं 
जैसे (१) कोई अब रदस्ती मुसलमान बनाया गया हिन्दू फिर हिन्दू बनना चाहे 
तो उसे कोई न रोके (२) किसी को बाधित कर दूसरे मज़हब में न लाया जाय 
(३) हर किसी को अपना धम-मन्दिर बनाने की स्वतन्त्रता रहे (४) अनिच्छुक 
हिन्दू विधवा को सती न किया जाय; इत्यादि । अकबर की यह नीति अनेक 
मुल्लाओं को न रुची | उनके कद्दरपन से खीक कर पिछले जीवन में अकबर को 
इस्लाम का बहुत कुछ दमन भी करना पड़ा; परन्तु इस्लाम की सबसे मुख्य बात 
तौहीद अकबर के पन्थ में मौजूद थी। 

6३, उत्तरपच्छिम और दविखन में अकबर के साप्नाजुय- 
विस्तार के प्रयत्न--१५७६ ई० के बाद भी अ्रकच्चर के दिल में दो देश 
जीतने की अमभिलाषा बनी रही, जो उसके वंशजों को भी विरासत में मिली, एक 
तो उत्तरपच्छिम तरफ बदख्शाँ और बलल के आगे तूरान श्रथांत्‌ वंक्षु-सीर- 
काँठों की अपने पुरखों की भूमि, ओर दूसरे दक्खिन भारत । दक्खिन में 
“सीप्ान्त के शासकों की बेपरवादी से तट के अनेक शहर ओर बन्ररगाह 
फिरंगियों के ह्वाथ चले गये थे”, उन्हें वापिस लेना भी अकबर का ध्येय था। 
गोवा में आने वाले जहान कच्र कितने सेनिक और युद्धसामग्री उतारते हैं, 
इसका वह पता रखता था। गुजरात के तट से पुत्तंगालियों को निकाल देने के 
अनेक जतन उसने किये, पर सब व्यर्थ | उस विफलता का कारण था समुद्र- 
विषयक ज्ञान और शक्ति का न होना । उधर पुत्तगाल देश स्पेन-सपम्राद के 
अधीन हो गया था (१५४८० ई०), जिसका साम्राज्य तब पब्छिम जगत्‌ में सब्र 
से बड़ा था । अमरीका से पाये हुए. धन के ज़ोर से युरोंप के कई देशों को भी 
स्पेन ने अधीन कर लिया था । स्पेन ओर पुत्तंगाल के एक हो जाने से संसार 


४६० भारतीय इतिहास का उम्मीशषन [ पत्र ६ 


के सब समुद्रों पर उनका एकाधिपत्य हो गया। उनकी शक्ति इतनी बढ़ी चढ़ी थी 
कि अपने परवाने जिना वे किसी मुस्लिम जहाज को मक्का भी न जाने देते थे। 
१५६७ ई० तक सिंहल द्वीप स्पेन-साम्राज्य में 
मिला लिया गया । उसका समूचा तट पुत्त 
गालियों ने जीत लिया था और हिन्दू राज्य 
केवल श्रन्दर के पहाड़ों में रह गया था | 
अकत्रर ने काबुल तो जीत लिया, पर 
तूरान के उज़्बक शासक अब्दुल्लाखाँ ने जो 
अकघर के साथ साथ गद्दी पर बैठा था, 
काबुल राज्य के बदख्शाँ प्रान्त को ले लिया । 
अकबर को डर था कि कहीं वह भारत पर भी 
चढ़ाई न करे | इसलिए, अ्रकत्रर ने मानधिह 
को काबुल भेजा ओर अब्दुल्ला उम्बक की 
मृत्यु तक स्वयं भी लाहोर रहा । सीमान्त के 
पठान तथा स्वात-बाजौर के लोग तभी विद्रोह 
४. कर उठे । स्वातियों से लड़ता हुआ अकबर 
बीरबल का मित्र बीरबल मारा गया । राजा टोडरमल 
[ भारत-कलाभवन, काशी ] ने उस हार का बदला चुकाते हुए स्वातियों को 
तो दबा दिया, परन्तु पठानों के ठेठ इलाकों ने ग्रकबर के वंशजों के काल तक 
भी मुगलों की अधीनता कभी न मानी। उन चद्ाइयों के प्रसंग में कश्मीर जीता 
गया | टट्टा अर्थात्‌ दक्खिनी सिन्ध जीतने के लिए मुलतान न मल शासन बेरामुखों 
के बेटे अब्दुरहीम लानखाना को सौंपा गया। खानलाना को इसमे सफलता 
ली पीछे सित्री कन्दहार और मकरान भी अकबर के अधिकार में अर गये। 





| ध्यान रहें कि स्वात-बाजीर के लोग पठान नहीं हैं, वे प्राचीन पत्छिमी 
गन्धार के लोगों अ्रथीत्‌ प॑जाबियों के वंशज हैं। पठानों का प्रदेश काबुल नदी के 
दक्खिन था, स्थात-बाजौर उस नदी के उत्तर हैं। .' 


४७6९ | मुगल साम्राज्य का वैभव ४६१५ 


राजा भारमल के बेटे भगवानदास की और टोडरमल की मृत्यु के बाद 
मानसिंह को बिद्दर बंपाल के सूबे सेपि गये । उसने ततन्न उत्तरी उड़ीसा को भी 
जीत लिया | दक्खिनी राज्यों में से खानदेश ने सन्देश पा कर अ्रधीनता मान 
ली। दूसरों पर फोज भेजी गई | श्रहमदनगर में उस फोज का चाँदबीबी ने 
मुकातला किया | वह अहमदनगर के सुल्लान की बुआ ओर बीजापुर के बालक 
सुल्तानकी माँ थी। अन्त में ग्रहमदनगर ने अ्रधीनता मानी ओर बराड 
का प्रान्त सौंप दिया ( १४६६ ई० )। सन्‌ १५४६७ में राणा प्रताप और १५६८ 
_ में अब्दुल्ला उज़्यक का देहान्त होने पर अकबर स्वयं दक्खिन गया । १६०० 


] 
तक! शः 


अर हे के क०-०#मम>जर५रज न री 





असीरगढ़ [ भा० पु० वि० ] 


ई० में अहमदनगर तथा खानदेश का असीरगढ़, जो तब्र भारत भर में विकट 
गद माना जाता था, उसके हाथ आये | 

तभी अकबर के बेटे सलीम ने विद्रोह किया ओर इलाहाबाद में स्वतन्त्र 
हो बैठा । अकबर को अपनी विजय-योजनाएँ छोड़ आगरा लोटना पड़ा। अहमद- 
नगर सल्तनत पूरी तरह मुगल साम्राज्य में न मिल पाई, तथा बीजापुर श्रोर 
गोलकुंडा तो ज्यों के त्यों बने रहे । उन दोनों के दबाव से कर्णाटक के राजा 
बंकटादि के बेटे ने पेनुकोंडा को भी छोड़ तमित देश के उत्तरी छोर पर चन्द्र- 


डर भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव ६ 


गिरि को अपनी राजघानी बनाया ( लंग० १६०० ई० )। 
विद्रोह के प्रसंग में सलीम ने अकबर के मित्र अबुलफ़्ज़्ल कों श्रोरछ्ठा के 
राजा वीरसिहदेव बुन्देले के हाथों मरवा डाला । पीछे बड़ी मुश्किल से उसने 
पिता से समझौता किया | १६०४ ई० में अकबर बीमार हुआ | तत्र दरब्रारियों 
का एक दल सलीम के ब्रजाय उसके बेटे खुसरो को गद्दी पर बिठाने का जतन 
करने लगा; किन्तु अन्तिम काल में अकबर ने सलीम को उत्तराधिकारी बनाया । 
४४. अकबर युग में साहित्य और कला--अ्रकबर ने हिन्दू और 
भुस्लिम कृष्थ्यों को मिला कर एक करना चाहा । इस विचार से उसने महा- 
भारत हरिवंशपुराण आदि के फारसी अनुवाद करवाये। उसके प्रशासन में 
फारसी में बहुत से इतिहास-ग्रन्थ भी लिखे गये । उनमें अबुलफ़ज़्ल के लिखे 
अकत्ररनामे के अ्रन्तगंत आईने-अकबरी अ्रनमोल ग्रन्थ है | 
दरबारी साहित्य से अधिक महत्त का सन्‍्तों का साहित्य था। सूर: 
दास तुलसीदास और गुरु अजुनदेव तथा रामानन्द के अनुयायी दादू मलूक 
रयिदास आदि सन्त कवि अकबर के युग में हुए.! दादू अहमदाबाद का घुना 
था ओर रखिदास चमार । श्रब्दुरहीम खानखाना ने रहीम नाम से हिन्दी में जो 
कविता की, उसपर भी स्पष्ट वैष्णव छाप है। तुलसीदास का रामचरितमानस 
तो हिन्दौमाषी जनता का धर्म-अन्थ बन गया | 
द अकबर की इमारतों में आगरा ओर इलाहाबाद के किले तथा फतह पुर- 
'सीकरी के सुन्दर महल उल्लेखनीय हैं। उसके आश्रित हिन्दू राजाओं ने भी 
वृन्दावन में कई मन्दिर बनवाये | 
संगीत और चित्रकला को भी अकबर ने प्रोत्साहन दिया | परद्रहवीं 
' शताब्दी से चले संगीत के नवजीवन की परम्परा में १६वीं शताब्दी के शुरू में 
: राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर में संगीत-विद्यालय स्थापित किया था। 
'वहाँ के गायक तानसेन को अकबर ने अपने दरबार में जगद्द दी | 
$५. चित्रकला की मुगल कलम--इस्लाम में प्राणियों के चित्र 
बनाना वर्जित है, तो भी श्ररब देशों श्रोर ईरान में ११वीं शताब्दों से चित्रकला 
पुनर्जीबित हो चुकी थी, जिसपर चीन-हिन्द की भारतीय कला (६,५6३; ७,८६५] 


४$७ |] . मुगल साम्राज्य का वैभव डरे 


का काफी प्रभाव.था। तेरहवीं शताब्दी में मंगोल आ्राधिपत्य के साथ “ईरानी 
चित्रकला में चीनीपन व्याप उठा |. (पर ).इस चीनीपन में भी (कुछ) भारतीय 
प्रभाव था ।? फिर हरात में तैमूर-बंशजों के राज्य में ईरानी कलम की उस 
चित्रकारी को खूब प्रश्नय मिला था। हुमायूँ के काबुल में स्थापित होने पर 
शीराज़ का ख्वाजा अब्दुस्समद तथा एक अन्य ईरानी चितेरा उसकी सेवा में. 
ग्राया | अकबर ने इनके साथ भारत के योग्य से योग्य चितेरों को भी जुठाया 
जिनमें दसवन्त ( जसवन्त ) ओर बसावन सबसे नामी थे । अकबर की समप्रस्वय- 
भावना ओर ऊँची प्रेरणा के प्रभाव से इनकी कलमों ( शैलियों ) का सामझस्य 
हो कर नई जानदार कलम चली, जो मुगल कलम कहलाती है | इसमें सबसे 
अधिक प्रभाव कश्मीर कलम [७,८३६] का है, पर ईरानी कलम ओर राजपूतः 
कलम [८,८६८] का भी पु है । 

$ ६. पहले सिक्‍्ख गुरू--पंजाब में गुर नानक ने अपने उदासी” 
( विरक्त ) बेटे के बजाय अपने एक शिष्य को अपना पद और गुरु अंगद नाम 
दिया था । पंजाब में तब महाजनों के कारबार में काम आने वाले “लंडे? अक्त्रों 
के सिवाय कोई लिगि न थी । अंगददेव ने कश्मीर की शारदा लिपि को गुरमुखी 
नाम से अपना लिया ओर नानक की वाणी का उसमें संकलन किया। तीसरे 
गुरु अमरदास ने अपने दामाद रामदास के वंश में गुरु-गद्दी स्थायी कर दी। 
रामदास ने एक पुराने बोद्ध तीथ के स्थान पर अमृतसर की स्थापना की। पाँच 
गुरु अजुनदेव ( १५८२-१६०६ ई० ) ने गुद्शों को वाणियों तथा रामानन्द 
नामदेव कचीर फरीद रयिदास सूरदास आदि भक्तों के वचनों का संकलन 
शिष्यों को तुर्किस्‍्तान से घोड़ों का व्यापार करने को भी प्रेरित किया, जिससे 
उनकी दूर देश जाने की भिझक निकल जाय और वे श्रच्छे सवार बन सके । 

6 ७. जहाँगीर--सलीम जहाँगीर नाम से हिन्दुस्तान के तख्त पर बैठाः 
तो उसका बेटा खुसरों बलवा कर आगरे से पंजाव की ओर बढदा। चनाब के: 
किनारे वह पकड़ा गया । उसके साथी और सहायक, जिनमें गुरु अजुन भी था,, 
क्ररता से मारे. गये (१६०६ ई०)। अ्रजु न के बेटे हरगोविन्द ने बदला लेने का: 


9 भारतीय इतिहास का उन्मोलन [ पर्ब ६ 


प्रण किया, ओर अपने 'सिक्‍खों? को शस््र धारण करने को कहा | इस जुम में 
उसे १२ बरस ग्वालियर के गढ़ में कैद रक्खा गया | 

मुगल साम्राज्य की सेवा में बंगाल में शेर अफगन नामक ईरानी मन- 
सब्ददार था, जिसकी स्री (एप एएाए 
मेहरुज्लिसा प्रसिद्ध सुन्दरी ६ है 
थी। जहाँगीर ने बंगाल की 
सूबेदारी कुतुब॒द्दीन को दे कर 
उसे शेर अ्रफणन को कैद 
करने का हुक्म दिया। 
'कुतुबुद्दीन की शेर अ्रफगन 
को पकड़ने की कोशिश में 
उन दोनों की जान गईं 
(€ १६०६ ई० )। मेदरुचिसा 
सपम्नाद्‌ के दरबार में भेजी 
गई। चार बरस पीछे 
उसने जहाँगीर से शादी 
करना मान लिया, और उसे 
नूर्जहाँ का खिताब मिला। 
वह चतुर स्री थी, जहाँगीर को 
वश में रख सन्र राज-काज 
चलाती थो। उसका भाई 
आसफर्खा सल्‍ल्तनत का वज्ीर 
बना । आसफखाँ की बेटी जहाँगीर शेर का शिकर करते हुए 
शाहजादा खुरंम को ब्याही ॥ डिक मे करी 
गई और उसे मुमताज़-महल का खिताब दिया गया | 
। $ ८. जहाँगीर के प्रशासन में साम्राज्य की घटबढ़--जहाँगीर 
के गद्दी पर बैठते ही ईरानियों ने कन्दहार पर हमला किया ओ निष्फल रहा | 





४८] मुगल साम्राज्य फा बैभव डह्पः 


मेत्रड़ और दक्खिन की समस्याएँ अकबत्र के काल से चली श्राती थीं।' 
जहाँगीर ने राणा प्रताप के बेटे अ्रमरसिंह के खिलाफ पहले शाहजादा परवेज़ को,. 
फिर महाबतखाँ को और अन्त में शाहजादा खुरम को भेजा | अमरसिंह ने १७ 
बरस लड़ने के बाद अन्त में हार मानी ( १६१४ ई० )। मेवाड़ ने इस शर्त पर 
अधीनता मानी कि महाराणाओं को स्वयं मुगलों की सेवा में न जाना पड़े, तथा 
डोला' न देना पड़े । जहाँगीर ने अपने बीर शत्रु श्रमरसिंह और उसके बेटे 
करण की हाथियों पर चदी मूर्तियाँ आगरे में स्थापित कीं | 


हम 7 ही ष ः 
को *_ ईृ बे ] हु रा हर ध् + 5 
न मय छः ड़ ड आल ही 








दतिया में वीरसिंहदेव का महल 
१७वीं सदी के वास्तु-शिल्प का नमूना [ भा० पु० वि० ] 
बुन्देलखंड का राजा वीरसिहदेव जहाँगीर का विशेष कृपापात्र था।' 
मंडला ( गोंडवाना ) राज्य का जो भाग बाकी था, वह उसे जीतने दिया गया। 
कोचबिहार ओर कामरूप में विश्वर्तिह कोच के दो वंशजों का राज था। 
आपस की लड़ाई में कोचबिहार ने टाका में मुगल साम्राज्य के भ्रधिकारियों से 


४६६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पवे ६. 


मदद माँगी। साम्राज्य की सेनांश्रों ने कामरूप जीत लिया ( १६१२ ई० ); तब 
से कोचबिहार मुगल साम्राज्य के भीतर घिर गया और असम का श्रद्दोम राज्य 
साम्राज्य को छूने लगा | 
:दक्खिन से अकबर के लोटते ही अहमदनगर के सुयोग्य हृब्शी वज़ीर 
मलिक श्रम्बर ने मुगलों से अहमदनगर वापिस ले लिया ओर उन्हें बुरहानपुर तक 
खदेड़ दिया था | उसने थोडरमल की पद्धति से अपनी रियासत में पैमाइश ओर 
-बन्दोबस्त भी कराया | मलिक अ्रम्बर के खिलाफ शाहजादा खुरम को भेजा 
गया ( १६१७ ई० )। उसने जो सन्धि की शर्तें भेजी, उन्हें अहमदनगर के 
निज़ामशाह ने स्वीकार कर मुगलों को खानदेश वापिस कर-दिया। खुरम को 
इस सफलता पर शाहजहाँ की पदवी मिली । ठेठ कर्णाठक ( मैसूर ) में १६०६ 
ई० में एक सरदार ने श्रीरंगपट्टम्‌ का नया राज्य खड़ा किया । 
पंजाब में काँगड़े के राज्य को अकबर ने जीतना चाहा था, पर वह 
'विफल हुआ था । जहाँगीर के प्रशासन में वह जीत लिया गया (१६२० ई०)। 
$ ९. अराकानी और पुतंगाली जलद्स्यु--१६वीं सदी में अ्रा- 
कान के तट पर अनेक पुतंगाली बस गये थे । उनकी दोगली सनन्‍्तान ने समुद्र 
श्र नदियों में लूटमार करना अपना धन्धा बना लिया | वे गोवा के शासन में 
न थे। अराकान के राजा ने अब उनका दमन कर उन्हें अपनी सेवा में ले 
लिया और वे लूट में आधा हिस्सा राजा को देने लगे | चट्गाँव इन फिरंगियों 
का अड्डा था । इनकी मदद से अ्रराकान के राजा ने बाकरगंज जीत लिया 
'( १६२० ई० ) ओर ढाके को लूटा ( १६२५ ई० )। उसके बाद अराकानियों 
ओर फिरंगियों के धाये बंगाल पर बराचर होते रहे । उनकी नावों के 'हरमद' 
( 377909 ) को देख कर बंगाली नव्वारा ( बेड़ा ) भाग जाता | वे अतहाय 
जनता को पकड़ ले जाते और उनके एक एक द्वाथ में छेद कर एक रघ्सी पिरो 
कर पशुओं की तरह अपनी नावों में भर ले जाते | अराकानी उन्हें दास बना कर 
काम लेते । फिरंगी उन्हें दक्खिन के बन्द्रगाहों पर या फिलिपीन आदि द्वीपों में 
दुसरे फिरंगियों के हाथ बेच देते । लूटमार और उजाड़ का यह सिलसिला 
'जहाँगीर ओर उसके बेटे शाहजहाँ के शासन-काल में साल-ब-साल जारी रहा । 


४ ९२१० | मुगल साम्राज्य का; वैमव ४६७ 


$ १०. भारतीय समुद्र में ओलन्देज़ अ ग्रेज़ और फ्रांसीसी-- 
नई ओर पुरानी दुनिया में स्पेन का साम्राज्य कैसे फैल गया था, सो हम देख 
चुके हैं [| ऊपर $ ३ ]। स्पेन ने अपने अधीन छोटे राष्ट्रों को कुचलना चाहा, 
परन्तु १४७६ ई० में छोटे से होलेण्ड राष्ट्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया । 
युरोप में मानसिक जाणति के बाद धार्मिक सुधार को लहर उठी | लूथर 
ओर कोल्विन नामक सुधारकों ने १६वीं सदी के शुरू में पोप की महन्ती का 
प्रतिवाद किया | उनके अनुयायी प्रतिवादी? ( प्रोटेस्टेंट ) कहलाये ओर पोप के 
नुयायी रोमी सनातनी? ( रोमन कैथोलिक )। स्पेन-सम्राद ने पोप का साथ 
दिया । युरोप के कई राज्यों में आधे से भी अधिक सम्पत्ति गि्जों के हाथ में थी, 
और गर्जो के पुजारी नियत करना पोप के द्वाथ में था । स्वाधीन-ृत्ति राष्ट्र अब 
प्रतिवादी बनने लगे । इंग्लेंड के राजा ने पोप से सम्बन्ध तोड़ कर अनेक गिजञों 
की जागीरें ज़ब्त कर लीं। स्पेन ने इग्लेंड को भी दब्वाना चाहा । निस फिलिप 
( १५४६-६८ ई० ) के नाम से फिलिपीन द्वीपों का नाम पड़ा था, वह तथा 
इंग्लंड की रानी एलिज़ाबेथ ( १५५८-१६०३ ईं० ) अकबर के समकालीन 
थे। फिलिप ने इंग्लेड पर जंगी बेड़ा भेजा, जिसे अंग्रेजों ने हरा कर फेक दिया 
( १५८८ ई० ) | इसके पहले कई अंग्रेज़ नाविक भी प्रथ्वी-परिक्रमा कर आये 
थे। उधर ४० बरस की घोर कशमकश के बाद होलेंड ने भी स्पेन से 
स्वतन्त्रता पा ली । 
श्रोलन्देज अर्थात्‌ हौलेंड के लोग# और अंग्रेज सुदूर सम॒द्रों पर भी 
स्पेन पुतंगाल के एकाधिपत्य को तोड़ने लगे | ओलन्देज़ों ने पुतगालियों को चीन 
सागर से निकाल दिया | १६०० ई० के अन्तिम दिन इंग्लैंड में पूरव के व्यापार 
के लिए, “ईस्ट इंडिया कम्पनी” बनी, जिसे राज्य की तरफ से उस व्यापार का 
एकाधिकार मिला | ईसाई मत के प्रचार के लिए पुतगाली जो ज़ोर-जुल्म करते 
थे, उससे भारत के शासक परेशान थे | अंग्रेज और श्रोलन्देज़ प्रतिवादी? होने 


* आजकल इस श्रथ में हिन्दी में कुछ लोग अंग्रेजी शब्द डच लिखने लगे हैं, 
पर मुगल युग में जब होलेंड के लोगों से हमारा पहलेपहल परिचय हुआ, तब हम 
उन्हें ओलन्दज़ कहते थे । जे "ः 


डश्प भारतीय इतिदास का उन्मीलन [ पे £ 


के कारण वैसे कट्टर न थे | उन्हें केवल अपने व्यापार से मतलब रहता । भारत- 
वध के शासकों ने पुतगालियों के मुकाबले में उनका स्वागत किया | अंग्रेजों ने 
सूरत में व्यापारी कोठी खोली, ओर खूरत के पास पुतंगाली बेड़े को हराया | 
उनके राजा जेम्स श्म का दूत सर टामस रो अजमेर में जहाँगीर से मिला । 
अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की इजाज़त तो मिली ही, साथ ही शअ्रपनी 
बस्तयों में अपने कानून के अनुसार स्वयं शासन करने का अ्रधिकार भी उन्हें 
मिल गया | यह बड़ी बात थी। १६१६ ई० में श्रोलन्देज व्यापारी वान डर 
ब्रोक सूरत आ्राया। तब श्रोलन्देज़ों को भी सूरत बड़ोदा अहमदाबाद और 
आगरे में कोठियाँ खोलने की श्राशा मिल गई। १६२० ई० में फ्रांसीसी 
व्यापारी भी सूरत आये | 

$ ११. कन्द्हार का छिनना--१६२२ ई० में ईरान के शाह अब्बास 
ने कन्दह्यार को फिर घेरा । शाइजहाँ के नेतृत्व में बड़ी फौज उसके खिलाफ 
जाने वाली थी, पर शादजहाँ तभी विद्रोह कर बैठा। ईरानियों ने कन्दहार 
ले लिया । चार बरस बाद शाहजहाँ ने पिता से सुलह की । उसकी बगावत का 
मुख्य कारण नूरजहाँ की ईध्यां थी | इसी से महाबतखाँ नामक सेनापति भी बिगड़ 
उठा | बादशाद्द लाहोर से काबुल जाता था | जेहलम पर महाबतखाँ ने श्रपने 
४००० राजपूतों द्वारा उसे कैद कर लिया | नूरजहाँ की कुशलता से त्रह् कैद से 
छूटा | दूसरे बरस ( १६२७ ई० ) उसको मृत्यु हुई । 

$ १२. शाहजहाँ--शाहजहाँ जो जोधपुर की राजकुमारी का बेटा था 
ओर जहाँगीर के बेटों में सबसे योग्य था, अपने सत्र प्रतिद्वन्द्तियों का 
अआासानी से अन्त कर हिन्द का बादशाह बना । जहाँगीर की मृत्यु के एक बरस 
आगे-पीछे ईरान के शाह अब्बास, ओरछा के राजा वीरसिंहददेव तथा मलिक 
अम्बर को भी मृत्यु हुई। शाहजहाँ के प्रायः साथ ही बीजापुर में मुहम्मद 
आंदलशाह श्रोर गोलकुंडा में अब्दुल्ला कुतुत्रशाह गद्दो पर बैठा । 

यद्यपि शाहजदोँ ने अपने को इस्लाम का पक्का अनुयायी प्रकट किया, 
ओर अपने दादा और पिता की उदार नीति को अ्रंशतः बदल दिया, तो भी 
अपनी समूची प्रजा के प्रति उसका बर्ताव अच्छा रह, और हिन्दुओं को उसपर 


४0९१३ ] मुगल साम्राज्य का वैभव: ४६६ 


विश्वास बना रहा । उसके कद्रपन के कार्यों में एक यह था कि कश्मी" खान- 
देश आदि प्रान्तों में अनेक जातों में जो हिन्दू-मुस्लिम विवाह होते आते थे, 
उन्हें एकतरफा करने के लिए, १६३४ में उसने यह फरमान निकाला कि यदि 
कोई हिन्दू किसी मुस्लिम र्त्री को ब्याहे तो वह या तो मुस्लिम बन उससे फिर 
निकाह करे ओर या उसे त्याग दे । इस फरमान का कड़ाई से पालन कराया 
गया, जिससे बाद में यही प्रथा सनातन”? मानी जाने लगी | 
$ १३. चम्पतराय ओर हरगोविन्द--वीरसिहृदेव का बेठा जुझार- 
हू नये बादशाह का झख अपने खिजाफ देख आगरे से बुन्देलखंड 
भाग गया । शाहजहाँ ने आगरा कन्नोंज ओर मालवे से उसके खिलाफ 
फोज भेजीं । बेतवा के तट पर उसका इरिच गढ़ लिया गया, तब उसने 
अधघीनता मानी ( १६२६ ई० )। पर पाँच बरस पीछे उसने फिर युद्ध छेड़ा । 
छिन्दवाड़ा के २४ मील दक्खिन देवगढ़ में गोंडों की एक राजधानी थी | जुमार- 
सिंह ने नमंदा के दक्खिन उस देवगढ़ राज्य का चोरागढ़ छीन लिया । शाहजहाँ 
ने जुकभार से चोरागद तलब क्रिया | उसके न देने पर शाहजादा औरंगज़ेत्र तथा 
उसके मामा शाइस्ताखाँ को फिर बुन्देलखंड की चदाई पर भेजा गया | श्रेरछा 
दखल कर उन्होंने वहाँ का राज्य वीरसिंह के मतीजे देवीसिंदह को दिया | मुगल 
सेनाएँ बुन्देलखंड के आरपार चाँदा तक जा निकलों । जुकार ओर उसका बेटा 
जगराज जंगलों में गोंडों के द्याथ मारे गये। जुकार की रानी पावती घायल हो 
कर मरी | उनका बेटा उदयभान ओर मन्त्री श्यामदेव कैद हो कर मारे गये। 
चम्पतराय नाम के सरदार ने जुभार के बेटे प्रथ्वीराज को राजा घोषित 
कर युद्ध जारी खखा । प्रथ्वीराज को मुगलों ने कैद कर लिया, तत्र भी चम्पत 
जंगलों में भाग कर लड़ता रहा | जुभार के भाई पहाड़सिंह ने मुगलों की सेवा 
में जा कर चम्पत और उसके बन्धुश्नों को नष्ठ करने का वचन दिया। उससे 
लड़ना उचित न जान चम्पत ने सन्धि की ( १६४२ ई० )। उसके बाद भी 
पहाड़सिंह ने उसे विष दे कर मारना चाहा, पर चम्पत के एक मित्र ने उसका 
प्याला बदल कर स्वयं पी लिया । तब चम्पतराय ने अपनी माँ की सलाह से 
'शाहजहाँ के बड़े बेटे दाराशिकोह की नोकरी कर ली | 
8०--३ २ 


५०० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर & 


पंजाब में गुरु हरगोविन्द ने, जो कैद से छुट चुका था [ ऊपर ४ ७ |, 
साम्राज्य से छुह्द बरस मुठभेड़ जारी रकक्‍्खी ( १६२८-३४ ई० )। अन्त में उसे 
सतलज दून में कीरतपुर के पहाड़ों में भागना पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हुई । 

१६२७ ई० में मथुरा के जाट किसानों ने विद्रोह किया, जो शीघ्र कुचल 
दिया गया । 

$ १४. मुगल साम्राज्य की दविखन पर दाब--शाहजहाँ ने तख्त 
पर ब्रैठते ही दक्खिन की रियासतों को दबाना शुरू किया । मलिक श्रम्बर के 
बेटे फतद्खाँ ने अपने अहमदनगर के निञज्ञामशाह को कैद कर मार डाला और 
दौलताबाद मुगल सम्राद को सौंप दिया; परन्तु शाहजी भोंसले नामक सरदार ने 
एक नये निज्ञामशाह को खड़ा कर युद्ध जारी रक्‍्खा | १६३६ ई० में शाहजहाँ ने 
दक्खिन में चार सूबे--खानदेश बराड दोलताबाद झोर तेलंगाना--बनाये, तथा 
ओरंगजेब को उनके शासन के लिए भेजा | वह स्वयं भी भारी फौज ले कर 
दोलताबाद आया | गोलकुंडा ने उससे डर कर सालाना खिराज देना स्वीकार 
किया | बीजापुर पर चढ़ाई की गई, तब उसने भी नाम को आ्राधिपत्य माना । 
भूतपूर्व अहमदनगर रियासत के ५० परगने उसे दिये गये। शाहजी ने अपने 
शाह को सौंप दिया ओर बीजापुर राज्य की सेवा कर ली (१६३६ ई० ) | 
१६४४ ई० तक ओरंगज़ेंत्र दक्खिन में रहा और वहाँ अ्रच्छा बन्दोबस्त किया | 

बीजापुर ओर गोलकुंडा उत्तर को तरफ रोके गये तो भूतपूत्र विजयनगर 
ओर उड़ीसा राज्यों के इलाके दखल करने लगे। बीजापुरी अपने सेनापति 
अफजल्ख के नेतृत्व में बेदनोर सेरा और बंगलूर को जीतते हुए; कावेरी तक: 
जा पहुँचे । गोलकंंडा वालों ने समुद्र-्तट के साथ साथ उत्तर तरफ दक्खिनी 
उड़ीसा में शिकाकोल ओर चिलिका तक तथा कृष्णा के दक्खिन नल्लमलै के 
प्रदेशों तक अधिकार कर लिया । 

४ १५, कन्द्ह्यार बलख बदरूशाँ के युद्ध--बीजापुर और गोलकुंडा 
से अधीनता मनवाने के एक बरस पीछे शाहजहाँ ने कन्दह्यर के ईरानी हाकिम 
से षड़यंत्र कर उसे भी ले लिया ( १६३८ ६० )। हिन्दकोह के उस पार बलख 
ओर बदख्शाँ के सूबे बुखारा के उज््बक सुल्तान के अश्रधीन थे। बुखार 


४ ९ १६ | मुगल साम्राज्य का वेभव ५०१ 


सल्तनत की अ्रव्यवस्था से लाभ उठा कर उन्हें भी हिन्दुस्तान की फोजों ने जीत 
लिया, पर वहाँ उनका अधिकार केवल दो बरस (१६४६-४७ ई०) रह पाया । 
कन्दहार को भी शाह अ्रब्बास रय ने वापिस ले लिया ( १६४८ ६० ), क्योंकि 
शाहजहाँ अ्रपनी घिरी हुई फोज के पास वक्त पर कुमुक न भेज सका। इसके 
बाद १६४३ ई० तक उसने तीन बार कन्दद्वार वापिस लेने का जतन किया, तीनों 
बार बेकार । इस विफलता का मुख्य कारण था हिन्दुस्तानी तोपचियों का निकम्मा- 
पन। तीन युद्धों की हारों से हिन्दुस्तानियों पर ईरानियों की घाक बैठ गई और 
आगे एक सदी तक ईरानी होआा हिन्दुस्तानी शासकों के दिमाग पर मँडराता रहा । 

$ १६. शाहजहाँ के प्रशासन में पुतंगाली ओलन्देज़ और 
अ'ग्रेज़-- बंगाल में पुतंगालियों की करतूतों का हाल कहा जा चुका है। 
उन्होंने अपनी हुगली की कोठी की किलाबन्दी कर लो ओर सम्राद के आज्ञा 
देने पर भी उसे नहीं ढाया । तब १६३१ ६० में शाहजहाँ की फोज ने उस 
किले पर चढ़ाई की | पुरतंगालियों के दस हजार आदमी मारे गये, ४-५ हजार 
कैद हुए. | उनके युरोपी शत्रु श्लोलन्देज़ों ने १६५८ ई० तक उनसे समूचा सिंहल 
ओर आशा अन्तरीप की बस्तियाँ भी छीन लीं | शाहजहाँ के प्रशासन में अंग्रेजों 
ने पूरवी तट पर भी बसना शुरू किया, मसुलीपद्म्‌ बालेश्वर ओर हुगली में 
कोठियाँ बनाइ, ओर चन्द्रगिरि के राजा से मद्रास का स्थान पा कर पहलेपहल 
वहाँ किलाबन्दी की (१६२६ ६०) । इसी काल में पुतंगाल स्पेन से स्वतन्त्र हो गया 
(१६४० ई०), ओर तत्र से पुतंगाल की नीति इंग्लैंड से मैत्री रखने की रही । 
हुगली के अंग्रेजों ने बंगाल के सूबेदार शाहजादा शुजा से विशेष सुविधाएँ प्राप्त 
कीं। २०००) वापिक एकमुश्त दे कर उन्हें बंगाल में बिना चुगी व्यापार करने 
की इजाज़त मिल गई। वे शोरा खांड ओर रेशम त्रिहार बंगाल से बाहर ले 
जाते, ओर बदले में सोना-चाँदी लाते, जो तंत्र दक्खिनी अ्रमरीका की खानों से 
श्रा। रहा था। फ्रांतीसियों ने भी १६४२ ई० में सूरत में अपनी कोठी खोली । 

उधर इन राष्ट्रों के लुटेरों ने भारतीय समुद्र में डकैती भी शुरू की। 
जहाँगीर के प्रशासन में भी ऐसी एक घटना हुई थी। सन्‌ १६३५४ ओर १६३८ 
ई० में इंग्लैंड के राजा से परवाना पाये हुए; जह्ांशों ने वैसी दरकंते कीं। 


५०२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे & 


मुगल सरकार ने इसपर सूरत के सब अंग्रेजों को केद कर लिया और भारी 
हरजाना ले कर छोड़ा । 

४ १७. शिवाजी का उदय--जिस साल जहाँगीर की मृत्यु हुईं, उसी 
साल शाहजी भोंसले की पत्नी जीजाबाई ने जुन्नर के पास शिवनेरी गढ़ में शिवा- 
जी को जन्म दिया था । ०33 जब्न बीजापुर की सेवा में कर्शांटक्कत ओर तमित्- 
नाड में लड़ता था, तब्र शिवाजी उसकी पूने की जागीर में जीजाबाई से 
ऊँचे आदर्शों की शिक्षा पाता था। उस शिक्षा से उसके हृदय में स्व॒तन्त्र होने 
की अदम्प अरणा जाग उठी | 

उज्नीस बरस की आयु से वद अपनी उमंगों को चरितार्थ करने लगा। 
तीन गद उम्तकी जागीर में थे। १६४६ ई० से उसने दूसरे बीजापुरी गद छीन 
कर कोंकण जीतना शुरू किया | सह्यद्वि की मावलों ( दूनों ) ओर कोंकण को 
उसने अपना आधार बनाया | बीजापुर दरबार ने इसपर शाहजी को कैद कर 
लिया ( १६४८ ई० ) ओर एक बरस बाद इस शत पर छोड़ा कि शिवाजी शान्त 
रहे | यों छुद बरस तक शिवाजी को चुप बैठना पड़ा । इस बीच उसने अपने 
राज्य ओर सेना का संघटन किया | 

$ १८. तमिदछनाड के लिए संघप--इधर इस बीच मुगल साम्राज्य 
के दक्खिन के सूबे अव्यवस्थित थे तथा बीजापुर और गालकु'डा का दक्खिन 
फैलना जारी था। गोलकुडा वाले कृष्णा से उत्तरी पैण्णार तक जीत कर 
चन्द्रगिरि राज्य की उत्तरी सीमा पर जा पहुँचे। बीजापुर वाले कावेरी को 
दून से तमित् तठ में उतरे, और जिजी का गढ़ जीत कर दक्खिन से चन्द्रगिरि 
को दचाने लगे | तत्र चन्द्रगिरि के राजा ने शाहजहाँ से शरण माँगी | 

मीर जुमला नामक ईरानी सौदागर अब्दुल्ला कुतुबशाह का मन्त्री बन 
गया था। तमिल मैदान को जीतने में उसने विशेष भाग लिया ओर अब वहाँ 
खुदमुख्तार बन बैठा | बीजापुर ओर गोलकुंडा ने मिल कर उसपर चढ़ाई 
करना तय किया । तब मीर जुमला ने भी शाहजहाँ से शरण माँगी । 

इस प्रकार तमिठछनाड के उपजाऊ मैदान के लिए, तीन शक्तियों में 
स्पद्धां पैदा हईं। बाद में तट की तीन नई शक्तियाँ--शिवाजी फ्रांसीसी और 


४५९१६ ] ह मुगल साम्राज्य का वैभव ५०३ 


अंग्रेज--भी इस छीनाभपटी में कूद पड़ीं। इस मैदान की डेदू सौ बरस को यह 
पेचीदा कशमकश भारतीय इतिहास में भाग्यनिर्णायक हुईं। यह तमिक मैदान 
पहले विजयनगर या चन्द्रगिरि के कर्णांटकी राजाओं के अ्रधीन था, इस कारण 
इस युग में बाहर के लोग इसे कर्णाटक कहने लगे थे। अंग्रेज़ी की अन्धी नकल 
से वह गलती आज भी जारी है । 

ओरंगज़ेंब कन्दहार से सीधा दक्खिन के शासन पर भेजा गया ( १६५४३ 
ई० )। उसके आने से दक्खिन के मुगल सूत्रों में फिर सुव्यवस्था आ गई । 
उसने गोलकुंडा पर एकदम चढ़ाई कर उसे घेर लिया और भारी हरजाना ले 
कर सन्धि की ( १६५६ ई० )। मीर जुमला शाहजहाँ की सेवा में आया, ओर 
उसकी तमिव्ठ जागीर भी मुगल साम्राज्य के अन्तगत हुई । उसी बरस मुहम्मद 
आदिलशाह की मृत्यु होने से बीजापुर में गोलमाल होने लगा। ओरंगज़ेत्र 
जब गोलकुंडा घेरे हुए था, तभी शिवाजी ने रत्नागिरे तक सब कोंकण जीत 
लिया था। श्रोरंगज़ेब ने अब बीजापुर पर चढ़ाई की ( १६५७ ई० ) तो 
शिवाजी ने बीजापुर से सहयोग कर मुगलों के जुन्नर गद में एकाएक घुस कर 
उसे लूट लिया, ओर अ्रहमदनगर तक धावे मारते हुए उत्तरी रास्ते बन्द कर 
दिये। औरंगज़ेत्र बीजापुर तक न बढ सका ओर सीमान्त के गढ़--बिदर 
कल्याण परेन्दा--ले कर सन्धि कर ली। उस सन्धि से उत्तरी कोंकण, जो 
शिवाजी की जागीर था, मुगल साम्राज्य के हिस्ते में आ गया। इसी काल 
शाहजहाँ की बीमारी की खबर आई ओर ओरंगज़ेंत्र उत्तर को बढ़ा। मीर 
जुमला को दक्खिन में छोड़ते हुए. उसने उसे सावधान किया कि “एक कुत्ते का 
बच्चा मोके की ताक में है ।” 

$ १०. मुगल साप्ताज्य का वैभव--शाहजहाँ के प्रशासन में मुगल 
साम्राज्य का वैमव खूब्र चमका । उसे देख कर विदेशी चकित होते थे। 
शाहजहाँ ने तख्त-ताउस ( मोर चोंकी ) ओर ताजमहल बनवाये। ताजमहल 
में उसने अपनी सुन्दरी और साध्वी स्री मुमताजमहल की स्मृति अमर की। 
उसकी अन्य रचनाओं में आगरे के किले की मोती मसजिद तथा आधुनिक 
दिल्‍ली शहर उफ शाहजहॉनाबाद प्रसिद्ध हैं । 


५०४ भारलीय इतिहास का उन्मीलन .' [ पं ६ 


मुगल साम्राज्य के जागीरदार और मनसब्दार भी बड़े समृद्ध थे। मन- 
सबदारों को बड़ी तनखाहें. 7 मै दि. 
मिलती थीं, किन्तु उनकी न के. आह: 
मृत्यु के बाद उनकी सब्र 
सम्पत्ति का वारिस बादशाह 
होता था, इससे वे अपनी 
कमाई खुले हाथों खचते 
थे। बादशाह और उनकी 
ऐयाशी के कारण प्रजा का 
धन फिर प्रज्ञा के पास 
लीट आता था। देश के 
कारीगर उससे लाभ उठाते 
थे | बांदशाह ओर प्रान्तीय 
सूबेदारों के अनेक कारखाने 
देश के कारीगरों का बड़ा [४ 
सहारा थे। बादशाह को । 
प्रजा के सुक्दुःख का ॥६ 
ध्यान रहता था। १६३०- शाःजडाँ तख्त-ताउस पर--समकालीन चित्र 
३१ ईं० में गुजरात खान-. [ रीयशील्ड-संग्रद, पेरिस; पर्सी धान के ग्रन्थ से ] 
दश ओर दक्खिन म॑ दुर्मिक्ष पड़ा। शादइजहाँ ने तब उन प्रान्तों के लगान में 
बहुत सो छूट कर दी ओर अनाज मुफ्त वँटवाया | 

देश की कारीगरी का टल्लेख करते हुए. यह याद रखना चाहिए कि 
युरोपी राष्ट्रों से भारतीय अब ज्ञानक्षेत्र में पिछुड़ रहे थे। जद्ज॒रानी और 
सामुद्रिक व्यापार में, भूमंडल के ज्ञान में तथा तोपँ बनाने शोर चलाने की 
कला में युरोपी राष्ट्र अ्रत्र भारतीयों से आगे बढ गये थे। गोवा में पुर्तगाली 
पुस्तकें छापते थे, पर भारतीयों को कमी उनसे वह शिल्प सीखने की न यूमी । 

पच्छिम से कुछ नये व्यसन ओर रोग भी इस युग में आये। सन्‌ 


५ 
मय । 
कक 
हा २ 
| हि 

| 
[रे 
रे 
भी कड 
7 
ही] 
| 
! 





डर ४ » की जी ] 
म- हफिकाओ 3.» >>ज-य-अ>मााटेक 3 ०म्कजर पक ध2 १8. 2यीकए-व9 ५०. थी फयाओन जतावना. अवककीन्पा न. नहनक मेक अ१वन२ औ.... 


४१६ ] 


मुगल साम्राज्य का वैभब प०५ 


१६०५ में बीजापुर में पहलेपहल पुतंगाली तमाखू लाये, जिसको युरोप वालों 
ने अमरीका में पाया था । १६१६ ई० में पंजाब में और १६१८-१६ ई० में 
दिल्ली श्रागरा में महामारी या प्लेग पच्छिम से आई। 

स्थापत्य चित्रकला ,संगीत शोर साहित्य के लिए यह समुद्धि का युग 
था तो भी इस युग के देशी भाषाश्रों के साहित्य में काव्य के अतिरिक्त कुछ न 


था, आर काव्य भी 
भक्तों के उद्‌गारों 
'के सिवाय प्रायः सच्च 
कृत्रिम शैली के थे । 
'दिन्दी कवि बिद्ारी 
।( १६०२-६३ ई० ) 
'की सतसई? में मुगल 
वैमब युग की 
'ऐयाशी का पूरा 
ग्रतिबिम्ब है। इस 
युग के भक्त कवियों 
में श्रेष्टु थे महाराष्ट्र 
5000 हा श 
“४६ ईैं०) ओर 
समर्थ रामदास 
(६६०८-नर इंठे । 
तुकाराम के कीतनों 
होता था और 





नर डे ० 
बढ 
2527 * 5 
के, ३६ 9 ज ६०३०६. . ४ + 2 ' 
के ज 


$; ५५ 

न ह 

" ॥ कक 
जा] 

[पिन] व ९, 


ध् 
>फ्रणटो, 
कि] 


9 
रा 


“ 


मोती मस्जिद, आगरा 


रामदास तो शिवाजी का गुद ही था। पर भक्तों सन्‍्तों की वाणियाँ हृदय को 
भले ही उठातों, शानचत्तुग्रों को न जगाती थीं । 


भारतोय राज्यों के इतिहास सत्र फारती म॑ ही लिखे जाते रहे। असम 


५०६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन | पव॑ ६ 


के बुरंजी नामक इतिहास-्रन्थ [ ८,८६७ |] अब असमिया में लिखे जाने लगे। 
उनकी शैली जानदार है | 


अभ्यास के लिए प्रएन 


१. अकबर की चलाई शासनपद्धति का संक्षेप से विवरण दीजिए । 
मनसबदार का क्या अर्थ है ? मनसबदार-पद्धति क्या थी ? 

२. अकबर के साम्राज्य में कौन कौन से सूबे थे ? शाहजहाँ के काल तक और 
कौन से सूबे बने £ 

४. अकबर की धमसम्बन्धी नीति क्या थी ? उसे उसने कैसे चरितार्थ किया ? 

५. अकबर ओर उसके वंशजों की अपने साम्राज्य को किन दिशाओं में बढ़ाने 
की आकांक्षा बनी रही ? १५७६ इईं० से १६५७ इं० तक मुगल साम्राज्य की सीमाओं में 
घट-बढ किस प्रकार हुईं ? 

६. चित्रकला की राजपूत कलम ओर मुगल कलम का विकास कब केसे हुआ १ 
उनकी विशेषताएँ क्या हैं ? 

७. अकबर काल तक क॑ सिक्‍्ख गुस्झों का चरित संक्षेप से लिखिए। 

८, जहाँगीर ओर शाहजहां के प्रशासन में दक्खिनी ओर पूरवी बंगाल कीं 
जनता को क्या चिन्ता रहती थी ? क्‍यों 

६. निम्नलिखित का परिचय दीजिए ( १) तुलसीदास ( ९ ) रहीम (रे ) राणा 
अमरसिंह ( ४ ) चम्पतराय ( ५ ) मलिक अम्बर ( ६ ) जुमारसिंद गुरु हर- 
गोविन्द ( ८ ) शाहजी भोंसले ( £ )फतहपुर सीकरी ( १० ) चन्द्रगिरि ( ११ )मीर 
जुमला ( १२ ) समर्थ रामदास । 

१०, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए ( १) जहाँगी र-शाहजहाँ के प्रशासन में 

दहार की लड़ाइयाँ ( २ ) भारतीय समुद्र में पच्छिम युरोपी लोगों का प्रभाव स्थापित 

होना ( ३ ) शिवाजी का पहला ( १६५७ इं० तक का ) चरित। 

११, सन्रहवी शताब्दी उत्तराध में तमिठ्लनाड पर आधिपत्य जमाने के लिए किन 
किन शक्तियों में किस प्रकार संघ चला, स्पष्ट कीजिए । 

१२. अकबर जहाँगीर और शाहजदाँ की बनवाईं कौन कौन सी इमारतें प्रसिद्ध 
हैं! वे कहाँ कहाँ हैं ! 

१२, मुगल युग में भारतीय युरोपियों से किन बातों में पिछड़ गये थे ? 


अध्याय ५ 


शिवाजी ओर ओरंगज़ेब 
( १६५४८-१७०७ ई० ) 

$ १. गद्ठी के लिए श्रात-युद्ध--शाहजहाँ की बीमारी की खबर सें 
चारों तरफ अव्यवस्था फैलने लगी। असम के अ्रहोम राजा जयध्वज ने कामरूप 
ओर गौहाटी ले लिये | कोचबिहार के राजा प्राशनारायण ने उत्तरी बंगाल पर 
धावे मारे । बंगाल में शुजा ने मुकुट धारण कर बनारस पर चदाई की गुजरात 
में उसके भाई मुराद ने भी अपने को बादशाह घोषित कर सूरत नगर को लूट 
लिया | ओरंगज़ेब ने नमंदा के घाठ ऐसे रोके कि उसकी तैयारी की कोई खबर 
उस पार न जा सके | बादशाह ने सब राजकाज दाराशिकोंह को सौंप रक्‍जा 
था। दारा ने शुजा के खिलाफ अपने बेटे सुलेमानशिकोह को भेजा और 
मुराद के खिलाफ मारवाड़ के राजा जसवन्तसिंह को। ओरंगज़ेब मुराद से मिल 
गया | जसवन्त के पास दोनों से लड़ने की शक्ति न थी। उज्जैन के पास घमंट 
में वह हार कर भागा | सुलेमान शुजा को हरा कर मुगेर भगा चुका था कि 
उसने धर्मट की हार की खबर सुनी | उसके बाद ओरंगज़ेत्र ने चम्बल पार कर 
सामूगढ़ पर दारा को हराया ओर आगरे को घेर कर किले से जमना का रास्ता 
काट दिया । उसके बूढ़े बाप को पानी के लिए, गिड़गिड़ाते हुए किला सौंप कर 
कैदी बनना पड़ा | दारा दिल्‍ली से पंजाब की ओर भागा। मथुरा के पास 
ओरंगज़ेंत्र ने मुराद को शरात्र पिला कर केद कर लिया ओर दिल्ली में अपने को 
बादशाह घोषित किया | दारा का पीछा कर उसने उसे पंजाब से सिन्ध ओर 
सिन्ध से कच्छु भगा दिया । 

शुजा अपने पिता को केद से छुड़ाने को बढ़ा | दारा ने अपने मित्रों को 
उसकी मदद करने को लिखा । पंजाब से ओरंगज़े ब शुजा के मुकाबले को लोग |. 
इलाहाबाद के पच्छिम खजवा पर दोनों का सामना हुआ | शुजा हार कर बंगाल 
की तरफ भागा | ओरंगज़ेब ने मीर जुमला को उसका पीछा करने भेजा। सुलेमान 
ने श्रीनगर (गढ़वाल) के राजा के यहाँ शरण ली | उधर गुनरात में ओरंगज़ बः 


"पण्द भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ६ 


के ससुर शाहनवाज़ ने दारा को शरण दी श्रोर जसवन्तसिह ने उसे अजमेर 
आने को कह । खजवा से ओरंगज़ेच उधर लोठा । अजमेर के पास दोराई में 
लड़ाई हुई, जहाँ शाहनवाज़ मारा गया और दारा फिर हार कर भागा | राजा 
जयतिंह कछ॒वाहा उसके पीछे भेजा गया | दर्र बोलान के पास एक पठान ने 
दारा को पकड़ा दिया | सुलेमान की खातिर गढ़वाल के राजा पृथ्वीसिंह पर चढ़ाई 
की गई, पर बेकार । तनब्र जयसिंह ने प्रथ्वीिद के बेटे को रिश्वत दे कर सुलेमान 
को पकड़वा लिया | शुज्ञा को अराकान भागना पड़ा, जहाँ उसका अन्त हुश्रा । 
ओरंगज़ेंब का बेटा मुहम्मद सुल्तान शुज्ा से मिल गया था; वह पकड़ा गया 
ओर अपने बाप की कैद में मरा | दारा मुराद ओर सुलेमान भी मारे गये । 

$ २, चम्पतराय का बलिदान--आओ्रोरं गज़ेंच ग्रालमगीर नाम से गद्दो 
पर बैठा ओर उसने उन प्रान्वों में शान्ति स्थापित को जिनमें भ्रातृ-युद्ध के वक्‍त 
अव्यवस्था मच गई थी। मथुरा के पास जाट किसानों के नेता नन्दराम ने 
लगान देना बन्द कर दिया था। उसे अब दबना पड़ा। चम्पतराय बुन्देले 
[६४ $ १३ |] ने मालवे के रास्ते रोक लिये थे । उसके खिलाफ दतिया ओर 
ओ्रोरछा के बुन्देले राजा भेजे गये। वीरता से लड़ते हुए और अनेक विपत्तियाँ 
भेलते हुए चम्पत ओर उसकी स्त्री कालोकुमारी ने मालवे में प्राण दिये ( १६- 
६१ ६० )। उनका वेटा छ॒त्रसाल बच कर भाग गया | सिकल गुर हरगोविन्द 
[६,४ $$ ७, १३ | के पोते दरराय ने दारा की मदद की थी। उसे सफाई देने 
को बुलाया गया; उसने अपने बेटे रामराय को भेजा । रामराय ने दरबार में 
चापलूसी से काम लिया, तब दर॒राय ने अपनी म्र॒त्यु से पहले छोटे बेटे को 
उत्तराधिकारी बनाया | वह बालक दिल्‍ली बुलाया गया ओर वहीं चेचक की 
बीमारी से मर गया | तब हरराय का चचा अर्थात्‌ हरगोविन्द का दूसरा बेटा 
तेगबद्मादुर सिकखों का गुर बना ( १६६४ ई० )। 

5३, शिवाजी के खिलाफ अफजलखाँ और शाइस्ताखाँ-- 
ओरंगजे ब के लोठ जाने पर बीजापुर सरकार ने शिवाजी को कुचलने का 
निश्चय किया। सेनापति ग्रफजलर्खाँ बड़ी सेना के साथ पच्छिम भेजा गया। उसने 
शिवाजी को अपने पास हाजिर होने का हकक्‍्म भेजा | शिवाजी के मन्त्रियों ने 


4.6४ ] शिवाजी और ओऔरगज़ेन्र घू०६ 


अधीनता मानने की सलाद दी, पर जीजात्ाई ने वह सलाह न मानी | प्रतापगढ़ 
के पहाड़ी गद के नीचे दोनों का मिलना तय हुआ | अ्रफजल ने शिवाजी को 
छाती लगाते हुए उसका गला घोंट कर छुरी मारनी चाही, तब शिवाजी ने अपने 
हाथ और आस्तीन में छिपाये बघनखे ओर बिछुए, से उसका पेट फाड़ दिया 
(१६५४६ ई०)। छिपे हुए मावलियों ने बीजापुरी फौज को तहसनहस कर दिया ) 
तब शिवाजी ने दक्खिनी कोंकण कोल्हापुर जिला और पन्हाला गद जीत लिये | 

मीर जुपला के बाद शाइस्ताखाँ दक्खिन में मुगल सूबेदार बन कर आया 
था। अब उसने ओर बीजापुर के शाद्द ने मिल कर शिवाजी को दबाना तय किया। 
शाइस्ताखाँ ओर उसके साथी राजा जसवन्तर्थिद् ने, जो अब ओरंगज़ेब की सेवा 
में था गया था, उत्तरी कोंकण के श्रतिरिक्त शिवाजी की असल जागीर पूना भी 
दखल कर ली | उधर बीजापुर के अली आदिलशादह ने दक्खिनी इताके छीन 
कर शिवाजी को पन्हाला गद में घरना चाहा ( १६६० ई० )। शिवाजी पन्‍्दाले 
से निकल गया। उसके विश्वस्त साथी बाजी प्रभु ने अपनी जान दे कर बीजापुरी 
फोज का राघ््ता तब्र तक छोंके रक्‍्खा जब तक शित्रानी विशालगद़ न पहुँच गया। 
बीजापुरी पन्दाले से आगे न बद सके। अब शिवाजी के पास वही थोड़ा सा 
इलाका बचा रह गया | 

शाइस्ताखाँ और जसवन्त्सिह ने पूने में छावनी डाल दी। शिवाजी 
एक रात अपने चुने साथियों के साथ उस छावनी में जा घुसा, ओर ठीक 
शाइस्तार्खों के मकान में पहुँच कर मारकाट शुरू कर दी ( १६६३ ६० )। 
शाइस्तार्खा खिड़को से निकल भागा । इससे पहले कि उसकी सेना सेभले, 
शिवाजी भी निकल गया | शाइस्ताखाँ तत्र पूने में जसवन्तसिंद को छोड़ स्वयं 
ओरंगाबाद चला गया | उधर बीजापुर के सुल्तान से शिवाजी ने दक्खिनी 
कोंकण ( रत्तागिरि ) ओर उत्तरी कनाडा तट जीत लिये | 

उत्तरी कोंकण को वापिस ले कर दूसरे बरस शिवाजी ने सूरत पर चदाई 
की ( जनवरी १६६४ ई० )। वह मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध बन्दरगाह 
था। मुगल फोज गढ़ में जा छिपी। चार दिन में एक करोड़ रुपया ले कर 
शिवाजी लौट गया। फिर बरसात में उसने श्रहमदनगर को और उसी जाड़े में 


५१० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ६ 


कर्णाटक के समृद्ध नगर हुबली और कारवार को लूटा । 

$ ४. चटगाँव का विज़य--शुजा को अराकान भगाने के बाद मीर 
जुमला ने कोचबिहार कामरूप ओर असम पर चदटाइयाँ कीं। वहाँ से लोट 
कर उसकी मृत्यु हुई ( १६६३ ई० )। तब शाइस्तखाँ दक्खिन से बंगाल भेजा 
गया | बंगाल में उसने खूब नेकनामी कमाई । चटगाँव को जीत कर १६६६ ई० 
में उसने पुतंगाली ओर अराकानी चांचियों। का अड्डा तोड़ दिया | सारे बंगाल 
में इसपर खुशियाँ मनाई गई । आगे २१ बरस तक शाइस्ताखाँ के न्यायपूर्ण 
शासन में बंगाल ने मुगल साम्राज्य का पूरा वैभव देखा । 

$ ५, शिवाजी का केद होना और भागना--दक्खिन में शाइस्ता- 
खाँ ओर जसवन्तसिंद की जगह शाहज़ादा मुअज्जपम ओर जयसिंह कछवाद्य को 
भेजा गया । जयसिंह ने शिवाजी के सब्न शत्रओ्ओों को मिलाया ओर पूने के चारों 
तरफ उसके इलाके उजाड़ना शुरू किया | फिर उसने पुरनदर गद पर चदाई 
की | शिवाजी कनाडा से लोट आया, पर पुरन्दर का घेरा न उठा सका | तब 
उसने जयसिंह से भेंट कर सन्धि की बात शुरू की, ओर अपने २४ गदों में से 
२३ दे कर दक्खिन में बादशाह की सेवा करना स्वीकार किया | 

अब शिवाजी और जयसिंह मिल कर बीजापुर की चढ़ाई पर चले; पर 
वहाँ से विफल लोटे | जयसिंह की सलाह से शिवाजी ने आगरे जाना तय 
किया | इस बहाने उसे मुगल बादशाइत तथा उत्तर भारत की हालत अपनी 
आँखों देखने का मौका मिला | अपने पीछे शासनसूत्र जीजाबाई को सौंव कर 
वह श्रागरा गया । जयसिंह के बेटे रामसिंह ने उसे ओरंगज़ेन्र के दरबार में 
पेश किया ( १२-४-१६६६ ६० ) | लेकिन दरबारियों का सा बरताव शिवाजी से 
न बन पड़ा । औरंगज़ेब ने उसे केद में डाल दिया । तीन महीने पीछे मिठाई 
के टोकरे में अपने को छिपा कर वह उस कैद से निकल भागा, और भेत बदल 
कर मथुरा प्रयाग बुन्देलखंड गोंडवाने के रास्ते महाराष्ट्र पहुँचा | दूसरे वर्ष 


राजस्थानी गुजराती और मराठी में जलडकैत के लिए चांचिया शब्द चलता 
है। वह शब्द मुगल-मराठा युग का ही है। सुराष्ट्र समुद्रतठ के चाँच नामक गाँव के 
लोग इस धन्दे में अगुआ थे। यह शब्द उस गाँव के नाम का टिकाऊ स्मारक है। 


४6७] शिवाजी ओर ओरेरंगज़ेन ५११ 


दक्खिन से लौटते हुए बुरहानपुर में जयसिंह मर गया | 

शिवाजी का भागना मुगल वैभव युग के अन्त का सूचक था । पानीपत 
के दूसरे युद्ध के बाद से सो बरस तक मुगल बादशाहत का गौरव बढ़ता ही 
गया था। मुगलों के शस्त्र तब्र अजेय समझे जाते थे और उनके साम्राज्य की 
सीमाएँ अनुल्लंघनीय । शिवाजी ने उस धाक को तोड़ दिया । औ्रंगज़ेब जैसे 
पराक्रमी प्रतिभाशाली और दृढ व्यक्ति के गद्दी पर बैठने पर थह आशा की गई 
थी कि साम्राज्य का वैभव और बढ़ेगा । बेशक साम्राज्य की सीमाएँ ओरंगज़ब 
ने बहुत बढ़ा दीं। पर उसकी आँखों के सामने ही वह साम्राज्य बोदा ओर दिवा- 
लिया हो गया । विरोधी शक्तियाँ श्रब इतनी जाग उठों कि औरंगज़ब भी उनसे 
लड़ते लड़ते चूर हो गया । एक अंश तक उसकी अपनी धर्मान्धता उन विरोधी 
शक्तियों को जगाने ओर भड़काने का कारण थी; किन्तु चम्पतराय ओर शिवाजी 
को स्वाधीनता-चेष्या ओरंगज़ ब के राज्य से पहले प्रकट हो चुकी थी | 

सन्‌ १६६६ ई० में ही कैदी शाहजहाँ का देहान्त हुआ । 

$ ६. असम का स्व॒तन्त्र होना--मुगल साम्राज्य के इतिहास का यह 
नया पन्ना खुलते द्वी सीमान्तों की अशान्ति ओर औरंगज़ेब की हिन्दू-विरोधी 
नीति प्रकट हुईं । शिवाजी दक्खिन पहुँच कर अपनी तैयारी में लग गया, इससे 
दक्खिनी सीमान्त पर फिलहाल शान्ति रही | किन्तु अहोम राजा चक्रध्वज ने 
बुबड़ी तक समूचा असम वापिस ले जिया (१६६७ ई०)। राजा रामसिंह कछ- 
वाहा को उसके खिलाफ भेजा गया, पर वह आठ बरस के निरन्तर युद्धों के बाद 
अन्त में विफल लौदा | तब साम्राज्य के अधिकारियों ने रिश्वत दे कर गोहाटी 
पर कब्जा कर लिया; पर राजा गदाधरसिंह ने उसे वापिस ले लिया ओर साथ ही 
कामरूप भी छीन लिया ( १६८१ ई० )। यह स्थिति श्रन्त तक बनी रही । 

$ ७. पठानों का संघर्ष--उत्तरपबच्छिमी सीमान्त पर भी वैसी ही दशा 
रही । पुराने जमाने में काबुल नदी के काँठे में ओर उसके उत्तर पठान लोग न 
रहते थे । बाबर ने जब स्वात और बाजोर जीता, तभी यूसुफजई पठान पहले- 
पहल कन्दहार से स्वात काँठे में आये थे । अब वे सिन्ध पार कर पखली 
( आजकल का हजारा जिला ) दखल करने लगे | इस प्रवास के सिलतिले में 


प१२ भारतीय इतिद्दास का उन्मीलन [ पव ६ 


उन्होंने काबुल पेशावर श्रोर अटक में लूट मचा दी। तीन बरस की चहाइयों 
के बाद मुगल सरकार उन्हें सिन्ध के पूरव से निकाल सकी | उसी प्रसंग में राजा 
जसवन्तसिंह को जमरूद का थानेदार नियत किया गया। 

किन्तु पठानों और मुगलों में बाबर के काल से अ्रस्थिबर चला आता 
था | सन्‌ १६७२ में ग्रकमल के नेतृत्व में अफरीदी उठ उड़े हुए। उन्होंने मीर 
जुमला के बेटे से, जो काबुल की यूबेदारी पर जाता था, दो करोड़ रुपया लूट 
लिया, ओर खैबर का शस्ता बन्द कर दिया। खटक पढानों का नेता 
खुशालखाँ नामक कबि था। वह भी अकमल से जा मिला ओर कन्दहार से 
अटक तक सब पठान विद्रोह में शामिल हो गये | शाहजादा अकबर को कोद्दाट 
के रास्ते काबुल भेजा गया | आगरखाँ तुके श्रोर जसवन्तसिंह को कई घमासान 
लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं। ओरंगज़ेब स्वयं हसन-अब्दाल (रावलपिंडी और अटक 
के बीच ) तक आया | पाँच वष बाद पठानों को घूस दे कर खैबर का रास्ता 
खुलवाया गया | तब अमीरखाँ को काबुल की सूबेदारी दी गई। वह पठान 
फिरकों को एक दूसरे के खिलाफ उभाड़ने में सिद्धहस्त था | इस नीति से उसने 
२१ वर्ष तक शासन किया ( १६७७-६८ ई० )। इस बीच अ्रकमल मर 
गया ओर खुशाल को उसके बेटे ही ने पकड़वा दिया ( १६६० ई० )। 

$ ८. शिवाजी की शासन-व्यवस्था--शिवाजी ने तीन वर्ष मुगलों 
से शान्ति रक्‍्खी | शाहजादा मुग्नज्ञम अरब दक्खिन का सूबेदार था। शिवाजी ने 
अपने बेटे सम्माजी ओर सेनापति प्रतावराव गूजर को उसके दरबार में रक्‍्खा । 
साथ ही इस बीच उसने एक बार पुतंगालियों से गोवा छीनने की विफल चेष्टा 
की तथा अ्रपने 'स्वराज्य' का सुप्रबन्ध करने पर ध्यान लगाया | उसकी शासन 
व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएँ थीं-- 

(१ ) लगान बसूलने वाले ठेकेदारों को हटा कर उसने कृषकों के साथ 
राज्य्र का सीधा सम्बन्ध कर दिया । 7 

(२) तन और दृकी कर्मचारियों का कार्य बहुत अंरा तफ अर र मुल्की कर्मचारियों का काये बहुत अंश तक अलग 
अलग अप दिया र कर की बसूली तथा देश-प्रबन्ध मुल्क्ी कमचारियों को 
साँप दिया । 






५४$६ ] शिवाजी और ्रंगजेत्र प१३: 





( ३े )कमचारियों को जागीर पा बजाय नकद बेतन देने का 


(४ ) अष्ट प्रधान नाम की मन्त्रियों को समिति स्थापित की | इसका 
काम राजा को परामश देना था तथा इसका मुखिया पेशवा कहलाता था। 


( ५) सुनियन्त्रित सेना ओर गद़ों को सुः्टंखल व्यवस्था की। 

( ६ ) अपने शासन में उदार धार्मिक नीति से काम लिया। लूट के 
वक्‍त भी शिवाजी की सेना को सख्त ताकीद रहती कि बच्चों ओर स्त्रियों को कभी: 
न पकड़ें, ओर मन्दिरों मध्जिदों तथा धमंपुस्तकों को कभी न बिगाड़ । 

( ७ ) 'स्वराज्य” के बाहर दक्खिन के ' मुगलाई” इलाकों से चौथ 
ओर सरदेशमुखी” तलब की। चोथ अर्थात्‌ मालगुजारी की चौथाई माँगने 
में उसकी यह युक्ति होती थी कि “तुम्दारे बादशाह ने मुझे अपने यष्ट्र की रक्षा 
के लिए. सेना रखने को बाधित किया है। उसका खर्चा तुम्हें देना होगा।”' 
चौथ न देने वालों को लूटा जाता, देने वालों की रक्षा का भार लिया जाता।' 
वह ए.क किस्म का खिराज था। जमीन के ज़मींदार देशमुख या बतनदार का 
मालगुजारी में १०४६ हिस्सा सरदेशमुखी कहलाता था | यह लगान वसूल करने 
की जिम्मेदारी के बदले में था। इस प्रकार शिवाजी का दावा था कि वह सारे 
दक्खिन की मालगुजारी स्वयं वसूल करेगा ओर उसकी रक्षा का जिम्मा अपने 
ऊपर लेगा । 

$९. औरंगजेब की धर्मान्धथ नीति--श्रोर॑गजेब अपनी धर्मान्धता 
का प्रमाण पहले ही दे चुका था। प्रसिद्ध सन्‍्त मियाँमीर के शिष्य शाह-सुहृम्मद 
को बुला कर उसने डॉट, तथा सरमद नौमक सूफी का फांसी दी थी। झत्र उसकी 
नीति उम्र रूप में प्रकट हुईं । बिक्री के माल पर २३५८ चुंगी लगती थी। हिन्हुओ्रों 
पर उसने वह चुंगी ५४६ कर दी | बाद में मुसलमानों के माल पर से महसूल 
बिलकुल उठा दिया | मुसलमान बनने वालों को सरकारी श्रोहदे तरकी कैद की 
माफी श्रादि रूप में भी रिश्वत देना शुरू किया | दिल्ली ओर श्रन्य बड़े शहरों 





निकालना तथा स्त्रियों का कब्ों पूजना रोका | काफिरों' के मन्दिर और बिद्यालय 


दाने का हुक्‍्स निकाता ( १६६६ ६० )। उसके आद सब हिम्दू पेशकारों और. 


५१४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पवे ६ 


दीवानों को राजकीय सेवा से निकालने का हुक्म दिया; पर पीछे आधे पद 
हिन्दुश्ों को देने पड़े । मूर्तिपूजा रोकने का फरमान निकाला। अन्त में ओरंग- 
जेब ने गेरमुस्लिमों पर फिर से जज़िया लगा दिया ( १६७६ ई० )। जजिया 
मुंड-कर था, इसलिए गरीबों पर उसका बोक अधिक पड़ता था | 

$ १०, गोकला जाट सतनामी और तेगबहादुर--ओरंगज़ेंब 
'के हुक्म से मथुरा में मन्दिर तोड़े गये तो गोकला जाट के नेतृत्व में वहाँ के 
किसान बिगड़ उठे ( १६६६ ई० )। मथुरा का फ़ोजदार उनसे लड़ता हुआ 
मारा गया। दोआब् और आगरे तक चबलवा फैल गया, जिसे दबाने के लिए 
बादशाह को स्वयं जाना पड़ा। अन्त में तोपों के मुकाबले में जाट हारे। 
गोकला केद हुआ ओर मारा गया | 

उज्जैन में जो शाही कमंचारी मन्दिर तोड़ने गये उन्हें प्रजा ने मार 
डाला । श्रोरछा में उन्हें बुन्देलों ने मार भगाया । दिल्ली के पच्छिम नारनोल 
जिला सतनामी पन्‍्थ का केन्द्र था। वह पनन्‍्थ राजपूत बनिये इत्यादि सभी 
जातों के मिश्रण से बना था। १६७२ ई० म॑ सतनामी विद्रोह कर दिल्ली के 
पास तक जा पहुँचे । अन्त में तोपों ओर बड़ी सेना के मुकाबले में वे परास्त हुए। 

तेगबहादुर सिक्‍खों का गुर बना [ ऊपर $ २ | तो औरंगजेब ने उसे 
दिल्ली बुलाया | वहाँ से राजा रामसिह उसे असम ले गया । अ्रसम से लोट कर 

'गुरु ने पंजाब में फिर छेड़छाड़ शुरू कर दी और कश्मीर के हिन्दुश्रों को 
उत्साहित किया कि मुसलमान न बनें । बादशाह ने तेगबहादुर को दिल्ली बुला 
कर मुसलमान होने या सिर देने को कहा | तेगव हादुर ने सिर दे दिया (१६७५४ 
ई० ) | दिल्ली का सीसगंज गुरद्वारा उस घटना का स्मारक है। 

५११, शिवाजी का अभिषेक--सन्‌ १६७० से शिवाजी ने फिर 
युद्ध छेड़ दिया | पुरनद्र की सन्धि के अनुसार जो गद उसने मुगलों को दे दिये 
थे, उन्हें एक एक करके फिर छीन लिया। उसने सूरत को फिर लूथ और बराड 
तथा बागलान ( नासिक ओर सूरत के बीच के पहाड़ी प्रदेश ) पर चढ़ाई कर 
साल्देर का गद ले लिया ( १६७० ई० )। सन्‌ १६७१ के श्रन्त में बह्ादुरखाँ 

' को दक्खिन का सूबेदार बना कर भेजा गया । दिलेरखाँ पठान उसका सहायक 


४ $ १२] शिवाजी और औरंगजेत्र ४१५. 


या। उन्हें कोई स्थायी सफलता न हुई | शिवाजी ने बागलान का दूसरा बड़ा 
गद मुल्देर भी ले लिया । उसके बाद उसने सूरत के ठीक दक्खिन का कोंकण 
का प्रदेश--कोलवन--ओऔर नासिक जिले का कुछ श्रंश भी दखल कर लिया 
(१६७२ ईं० ) | फिर बराड और तेलंगाना तक कई धावे मारे। सन्‌ १६७२ 
से १६७७ तक शिवाजी मुगल इलाकों पर बराबर धावे मारता रद्द | बहादुरखाँ 
और दिलेरखाँ ने उसे कोई नया इलाका दखल न करने दिया, पर वे उसके 
धावे न रोक पाते । १६७२ ई० में बोजापुर का श्रली आदिलशाह मर गया । 
तब शिवाजी ने दक्खिन बढ़ कर पन्हाला श्रोर सातारा ले लिये, तथा हुत्रली 
आर कनाडा पर भी धावे मारे | 

सन्‌ १६७४ के शुरू में दिलेरखाँ ने कॉकण पर तथा बीजापुरियों ने 
पन्‍द्दाला और सातारा पर एक साथ चढ़ाई की, पर बेकार | तभी दिलेरखोाँ को 
अपने पठान भाइयों से लड़ने के लिए, उत्तरी सीमान्त पर बुला लिया गया। 
तब शिवाजी ने रायगढ़ में अपना अभिषेक कराया ओर वह शिव छुत्रपति कह- 
लाने लगा | अब बह विद्रोही सरदार न रह कर स्वतन्त्र राजा हो गया । अभिषेक 
के एक महीना पीछे उसने बढ्ादुरखाँ की छावनी पर घधावा मार कर एक करोड़ 
रुपया लूट लिया । दूसरे बरस बहादुरखाँ को सन्धि की बातों में बढका कर उसने 
बीजापुर से फोंडा ( गोवा के पास ) का गद कोल्ड्ापुर और कनाडा का तट 
( कारवार अंकोला ) छीन लिये। तभी बेदनूर की रानी ने शिवाजी की श्रधीनता 
मान वार्षिक कर देना शुरू किया | 

$ १५, शिवाजी की तमिल चढ़ाई--तांजोर में शाहजी की जागीर 
उसके छोटे बेटे व्यंकीजी को मिली थी | उसका मन्त्री रघुनाथ नारायण हनुमन्ते 
था । हनुमन्ते व्यंकोजी को छोड़ कर शिवाजी की तरफ चला आया, शऔ्रोर रास्ते 
में गोलकुंडा के बजीर मदन्न पण्डित से मिला | उनकी योजना के अनुसार 
कुतुबशाह ने मुगलों के बजाय शिवाजी को एक लाख होन ( सोने के सिक्का ) 
वार्षिक कर देना कबूल करके गोलकुंडा की रक्षा का भार सौंप दिया ( १६७६ 
ई० )। शिवाजी का दूत प्रह्मद नीराजी गोलकुंडा में रक्‍्ला गया | 

बहादुरखाँ अत बीजापुर को दबाने में लगा था, और शिवाजी को भी. 

भा०--॥ ह 


%*.) ;74 


>_ गुट बह 


22 
मन 


>* द्द्ा' कम, 


छा न्क् 
«० * अत: अम्वच् पर 


4 


 * शिवाजी 
मीर मुहम्मद कृत १६८६ ३० से पहले का चित्र जो अब पैरिस के राष्ट्रीय पुस्तकालय में है । 


के 





४.५ १२ | « शिवाजी और ओरंगज़ेतब : ४:३७: 


दूर जाना था, इसलिए, दोनों ने समभोता कर लिया। महाराष्ट्र का राज्य-का्य 
पेशवा मोरो पिंगले को सौंप कर सन्‌ १६७७ के शुरू में! शिवाजी ने रायगढ़ ,से 
सीधे हैदराबाद की ओर प्रस्थान किया | वहाँ उसका खूब स्वागत किया गया । 
कुतुबशाह ने पाँच हज़ार सेना तोपखाना तथा चढ़ाई का तमाम खर्चा दे कर 





। सेनापति अक्कज्च--समकालीन ओलन्देज्ञ चित्र [ भा० पु०ण्वि०]  '€ 

उसे विदाई दी। कृष्णा ओर पैश्णार नदियाँ पार कर शिवाजी ने तमिव्नाड पर 
चढ़ाई की और वेल्लूर से तांजोर की. सीमा तक सब देश जीत कर महाराष्ट्र के 
अपने नये ढंग पर उसका फोजी ओर माली बन्दोत्रस्त किया | हनुमन्ते के हाथ 
में उसका प्रबन्ध छोड़ वह कर्णाटक पठार में घुसा। वहाँ कोल्दार बेंगलर 
शिरा बेल्लारि कोप्बल ओर धारवाड़ को अधीन करके ओर उनका एक प्रान्त 
चना कर वह मनन्‍्हाला लौठ आया (१६७८ ६०)। उसेके बाद उसने पन्हाला से ' 


प १८: भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ प्व ६ 


तुंगभद्रा तक बीजापुर का इलाका जीत कर अपने कन्नड ओर तमित इलाकों को 
महाराष्ट्र से जोड़ दिया । 

इस बीच दिलेरखाँ दक्खिन लोट आया था। शिवाजी को मदद देने 
के दंड में उसने कुतुबशाह से एक करोड़ रुपया तलब्च क्रिया, जिससे दोनों में 
युद्ध छिड़ा । वजोर मदत्न के भाई गोलकुंडा के सेनापति अ्रक्कन्न ने दिलेरखों 
को हरा दिया | शिवाजी ने अपने नये जीते प्रदेशों में से कुतुब॒शादह् को कुछ. 
भी न दिया | इससे कुतुबशाह ने उससे लड़ना चाहा, पर वह कुछु न कर सका । 

शिवाजी का बड़ा बेटा सम्माजी दुश्चरित्र था। उसके एक अपराध के 
कारण उसे पन्हाला में नज़रबन्द किया गया था। वह भाग कर दिलेरखाँ से जा 
मिला ! किन्तु कुछ काल बाद वह ऊन्च कर वापिस आ गया | 

ओरंगज़ब ने जब जज़िया लगाया तत्र शिवाजी ने एक पत्र में उसका 
प्रतिवाद करते हुए उसे लिखा कि ऐसी असहिष्णुता की नीति से अकबर का 
स्थापित किया साम्राज्य नष्ट कर लोगे । दूसरे वर्ष कुछ दिन की बीमारी के बाद 
एकाएक शिवाजी का देहान्त हो गया ( ५-४-१६८० ई० )। 

$ १३. छत्नसाल का उदय--श्रपने माता-पिता की मृत्यु पर छुत्रसाल 
बुन्देला | ऊपर $ २ | केवल ग्यारह बरस का था | अपने देश में तब उसे 
कोई शरण न देता था । उस दशा में उसने राजा जयसिंह की सेवा स्वीकार 
कर ली थी | जयसिंह के साथ वह पुरन्दर और बीजापुर गया, ओर फिर दिलेर- 
खाँ के साथ गोंडवाने की चदाई में । वहाँ से वह एक दिन अपनी सत्री कमला- 
वती के साथ खिसक गया ओर महाराष्ट्र पहुँच कर शिवाजी से मिला ( १६७१ 
ईं० )। शिवाजी ने उसे अपने देश में जा कर सिर उठाने की सलाह दी। 
छत्रसाल तब दतिया के राजा शुभकण  बुन्देले से मिला, जो मुगलों की तरफ से 
दक्खिन में लड़ रहा था। छत्रसाल के राष्ट्रीय विद्रोह के प्रस्ताव को शुभकर्ण ने 
पागलपन कहा ओर उसे अ्च्छा' मनसब॒ दिलाना चाहा | छुत्नसाल ने वह 
मंजूर न किया | ४ सवारों आर २४ पियादों की अपनी सेना लिये बह बुन्देल- 
खंड पहुँचा, ओर पूरबी बुन्देलखंड को आधार बना कर धामुनी ज़िले पर धाके 
मारने लगा | वहाँ के कई फोजदारों को उसने बारी बारी से हराया । 


+ ९१४ ] शिवाजी ओर ओर ंगज़ेत्र ४१६ 


$ १४. राजस्थान का युद्ध--१६७८ ६० के अन्त में राजा जसवन्त- 
सिंह जमरूद में ही चल बसा | उसकी कोई सनन्‍्तान न थी। ओरंगज़ब ने 
मारवाड़ राज्य को जब्त करना तय कर तुरन्त शाही फोजदार भेज दिये और 
स्वयं बड़ी फोज के साथ अजमेर पहुँच गया | उधर जसवन्त की विधवा ने 
लाहौर में पुत्र जना जिसका नाम अ्रजित रकखा गया । दुर्गांदास राठोड राज- 
परिवार को दिल्‍ली ले आया | मारवाड़ से ओरंगज़ ब जिस दिन दिल्‍ली पहुँचा 
( २४-१६ ७६ ई० ), उसी दिन उसने सारे साम्राज्य में जज़िया लगा दिया। 
उसने दुरगांदास से अजित को तलब किया ओर कहा कि वह मुसलमान हो जाय 
तो राज्य पाय । मुद्ठी भर साथियों के साथ दुर्गादास रानियों और बालक को ले 
कर निकल भागा | मुगल फौज ने तत्र मारवाइ पर चढ़ाई की | ब्वादशाद ने 
खुद अजमेर में डेरा जमाया । पुष्कर घाटी की लड़ाई में राजपूतों का भारी 
संहार हुआ | मारवाड़ के मैदान पर शाही फोज ने कब्जा कर लिया। राजपूतों 
ने पहाड़ों जंगलों में शरण ली | 

मेवाड़ के राणा राजसिंह ने अजित का पक्ष लिया | तब ओरंगज़ेब ने 
उदयपुर पर भी चढ़ाई की | राणा पहाड़ों में ओर अन्दर चला गया। शाही 
फोज ने चित्तोड़ को आधार बनाया। राजसिंह का आधार आडावढ्ा की 
चोटी पर कुम्मलगढ़ था। उसके पच्छिम मारवाड़ में ओर पूरव मेवाड़ में दोनों 
तरफ मुगल फोजे थीं। ओरंगज़ब ने तीन तरफ से राणा के केन्द्र पर चढ़ाई 
तय की और शाहज़ादा अ्रकबर को मारवाड़ से देसूरी ओर भीलवाड़ा घाटियों 
द्वारा, शाहजादा मुश्रज्ज़म उफ शाहआ्आलम को पूरव से राजसमुद्र के रास्ते, 
तथा शाहज़ादा आज़म को दक्खिनपूरव से उदयपुर के रास्ते कुम्मलगढ़ पहुँचने 
का आदेश दिया | मुश्रज्ज़म श्रोर आज़म एक पग भी न बढ़ सके | अकबर ने 
अपने हरावल को भीलवाड़ा तक पहुँचा दिया । आठ मील आगे कुम्मलगढ़ 
था। राजसिंह ओर दुर्गांदास ने तब्र अकबर को फोड़ लिया। उन्होंने उसे 
सममाया कि तुम्दारा बाप अपनी धमानन्‍्धता से साम्राज्य को नष्ट किये डालता 
है, तुम अपनी बपौंती को बचाओ । बात पक्की हुई, पर तभी राजसिंह का 
देहान्त हो गया ओर एक मास शोक मनाने में टल गया ! 


5 ५, न है * ह ही 6 
५२० भारतीय इतिहांस का उन्‍्मीलन - [ पंब ६. 


१ जनवरी सन्‌ १६८१ को अकबर ने अ्रपने को बादशाह घोषित किया । 
चार मुल्लाओं ने ओरंगजेंब के खिलाफ फतवा दे दिया। पंर एकाएक अजमेर 
पर टूटने के बजाय अकबर ने वहाँ तक पहुँचने में १५ दिन लगा दिये। इस 
बीच शाही फोजें वहाँ आ जुटी थीं। राजपूत सेना के निकट आने पर ओरंगजेंब 





नक्शा--२६ राजस्थान का युद्ध १६७६-८१ ई० 
ने भूठी चिट्ठी वाली वही चाल चली जिससे शेरशाह मेड़ताँ पर जीता था। 
गलती मालूम होने पर दुर्गांदास ने अकबर को शरण दी । राजस्थान में उसे 
सुरक्तित न जान उसने मुगल सूत्रों को चीरते हुए उसे सम्भाजी के दरबार में 
रायगढ़ पहुँचा दिया । 
इधर कुछ मास बाद राजसिंद के बेटे जयसिंह ने बादशाह से हार मान 
ली । जजिये की माँग के बदले में उसने तीन परगने सौंप दिये। मारवाड़ बाद- 


शाह के कब्जे में रहा । 


५6 १६ ] . शिवाजी और ओर ंगज़ेंब ५२१ 


५ १७५, सम्भाजी--शिवाजो की मृत्यु के बाद अष्ट प्रधान ने रायगढ़ 
में उसके छोटे बेटे राजाराम को राजा घोषित किया था; पर सम्भाजी ने 
तुरन्त रायगढ़ पर चढ़ाई कर उसे कैद में डाल दिया ओर उसके साथियों का 
दमन किया । उसने अष्ट प्रधान की परवा न की, ओर प्रयाग के एक कनोजिया 
पंडे 'कविकुलेश' को, जो मन्त्र-तन्त्र और कृत्या-अमिचार में कुशल था, अपना 
सलाहकार बनाया | महाराष्ट्र के लोग इस कारण उससे और भी घृणा करने 
लगे। 

मराठों ओर अकबर का मेल खतरनाक था, इसलिए, राजस्थान से 
ओरंगजेब सीधा दक्खिन गया | उसने महाराष्ट्र के खिलाफ बीजापुर से भी 
मदद लेनी चाही | परन्तु-बीजापुर ओर गोलकुंडा के शाह अन्र यह अनुभव 
करने लगे थे कि उनके राज्य यदि मुगलों के हाथ जाने से बचे हैं तो केवल 
मराठा राज्य की बदौलत; इसलिए उन्होंने मराठों को मदद दी । 

औरंगजेब दक्खिन पहुँचा तो सम्माजी जंजीरा द्वीप के सिद्दियों से लड़ने 
में लगा था। एक मुगल सेना ने उत्तरी कोंकण से घुस कर कल्याण का गढ़ 
ले लिया ( १६८२ ६० )। तत्र सम्भाजी जंजीरा छोड़ उधर मुड़ा और मुगलों 
को कॉंकण से निकाल कर उसने कल्याण को घेर लिया । मुगल इलाकों पर धावे 
मारने ही में उसने अपनी रक्षा का उपाय माना, ओर औरंगाबाद बरिदर 
नानदेड ओर चाँदा तक धावे मारे । १६८३ ई० में मुगलों को कल्याण भी 
छोड़ना पड़ा | तब सम्भाजों ने कोंकण का विजय पूरा करने को अकबर के साथ 
गोवा पर चदाई को । 

किन्तु मुगलों ने युद्ध बन्द न किया था | शाहआलम एक फौज ले कर 
दक्खिनी कोंकण में घुसा, तत्र गोवा सम्भाजी के हाथ जाते जाते बच गया 
( १६८४ ३० )। उत्तरी कोंकण में भी एक मुगल फोज घुस आईं । इन दोनों 
फोजों को कोंकण से निकाल कर सम्भाजी विलास में डूब गया । 

$ १६. बीजापुर गोलकंडा का पतन--्रोरंगज़ेब ने अब यह 
समभक लिया था कि महाराष्ट्र का दमन करने के लिए, बीजापुर और गोलकुंडा 
को लेना आवश्यक है | इसलिए, बीजापुर पर चटाई कर घेरा डाला। मदन्न 


घ२२ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव ६ 


पंडित ने बीजापुर को मदद भेजी; तत्न शाहश्रालम को गोलकुंडा पर भेजा 
गया | उसने हैदराबाद ले लिया। कुतुब्रशाह गोलकंडा के किले में भा 
गया। उससे भारी हरजाना बहुत सा इलाका तथा मदतन्न ओर अक्कन्न को 
पदच्युत करने का वचन ले कर शाहश्रालम वापस आया । डेढ़ बरस तक तिरे 
रहने के बाद इधर बीजापुर श्रोरंगज़ेच के हाथ थ्रा गया ( १६८६ ई० ) | 
ग्रकवर तत्र कॉकण से इेरान चला गया । 

त्रीजापुर के ब!द गोलकुंडा की बारी आई | कुत॒त॒शादह ने शाहआलम 
से मिन्नत की कि पिछले बरस की सन्धि के अनुसार उसे बचा रहने दिया जाय | 
पर उसकी कोन सुनता था ? श्रोरंगजेच्र ने इस बातचीत के अपराध में ही 
अपने बेटे ( शाहआलम ) को उसके बेटों सहित केद में डाल दिया ! मीर 
शहाबुद्दीन नामक तूरानी सेनापति ने भेवाड़-युद्ध में बहादुरी दिखाई थी ओर 
फिर मराठा युद्ध में फीरोज़जंग पद पाया था । शाहआलम की अनुपस्थिति में 
उसे मोलकुंडे का घेरा सौंपा गया | अन्तिम काल कुतुबशाह बड़ी वीरता से 
लड़ा । एक बरस के घोर युद्ध के बाद गोलकंडा का पतन हुआ (१६८७ ६०) । 

बीजापुर गोलकुंडा का बाँध टहूटते ही शाही सेना तमिलछनांड पर 
उमड़ पड़ी ओर मसुलीपद्रम से उलार नदी तक सत्र इलाका ले लिया | वहाँ 
उसे जिंजी के मराठों ने रोक दिया । उधर एक मुगल सेना फिर कोंकण भेजी 
गई। बदहोश सम्भाजी संगमेश्वर पर पकड़ा गया ( जनवरी १६८६ ई० )। 
आओरंगजेब् ने उसे अन्धा करवा कर मरवा डाला | 

$ १७. महाराष्र का स्वतन्त्रता-युद्ध--मद्याराष्ट्र के श्रष्ट प्रधानों ने 
राजाराम को कैद से छुड़ा कर रायगद़ में सभा की । सम्भाजी के बेटे शिवाजी श्य 
( उफ शाहू ) का अभिषेक किया और उसकी माँ येसूत्राई के थ्रस्ताव पर 
राजाराम को स्थानापन्न राजा बनाया | वज़ीर आसादखाँ के वेटे इत्तिकादखाँ 
ने तब रायगढ़ को आ घेरा । राजाराम वहाँ से निकल कर चला गया और 
रायगढ़ जीता गया। येसूब्राई शाहू के साथ कैद हुई। इततिकाद को इसके 
उपहार में जुल्फिकारखाँ का पद मिला | येसूबाई के लिखने से राजाराम ने 
राजमुकुट धारण किया। उसने मराठा शासन का पुनःसंघटन किया, स्वयं श्रपने 


५.६ १७ ] शिवाजी और ओरंगजेग ५९३ 


मन्त्रियों के साथ, जिनमें प्रह्नद नीराजी मुख्य था, जिजी जाना तय किया, 
ओर महाराष्ट्र की रक्षा रामचन्द्र नीलकंठ बरावडेकर को, जो दस बरस शिवाजी 
के अ्रष्ट प्रधानों में रह चुका था, सोंप कर उसे हकूमत-पनाह? ( अधिनायक ) 
पद के साथ राजा के सच्च अधिकार दे दिये। रामचन्द्र का सचिव शंकर 
मल्हार था। पन्हाले से राजाराम की मंडली अनेक जगह बाल बाल बचती हुई 
जिजी जा निकली ( १६६० ई० )। 

दक्खिनी छोर के सिवाय समूचा भारत अब शआारंगजेब् के पैरों तले था । 
पर तेईस बरस पहले जैसे शिवाजी उसके हाथ से निकल गया था, वैसे ही इस 
बार राजाराम निकल गया | 

राजाराम जिजी पहुँचा तो उसके पास न कोई भूमि थी, न कोष, न 
सेना | तो भी उसने अपने शासन का पुनःसंघटन किया । उसने पेशवा से भी 
ऊँचा प्रतिनिधि? नाम का नया पद बनाया और उसपर प्रह्माद नीराजी को 
नियुक्त किया । जागीर न देने की शिवाजी वाली नीति अब उसने छोड़ दी ओर 
मराठा सरदारों को मुगल इलाकों में जागीरे बॉट कर उन्हें जीतने की इजाज़त 
ओर प्रेरणा दी | सेनापति सन्ताजी घोरपडे ओर घनाजी जादव राजाराम को जिंजी 
पहुँचा कर महाराष्ट्र लोट आये | जुल्फिकारखाँ ने जिंजी का घेरा डाल दिया । 

महाराष्ट्र में केवल तीन गठ मराठों के पास बचे थे; पर रामचन्द्र बावडेकर 
ने तीन ओर वापस ले लिये । उधर जिंजी का घेर ओर कसा गया । वज़ीर 
आसादखाँ ओर शाहज़ादा कामबख्श भी वहाँ भेजे गये | रामचन्द्र ने महाराष्ट्र 
से ३० हज़ार सेना खड़ी कर सनन्‍्ताजी ओर घनाजी को उधर भेजा | सन्ताजी ने 
तमिव्ठनाड में पहुँचते ही दो मुगल फोजदार पकड़ लिये और कडप से कांची तक 
अर्थात्‌ उत्तरी पैणणार से पालार तक सब्र मुगल थाने उठा कर अपने फोजदार 
बैठा दिये | जुल्फिकार को अपनी फौज समेगनी पड़ी ओर सनन्‍्ताजो ने उलया कुछ 
काल उसे घेरे रकखा (१६६२ ई० )। ओरंगजेब ने यह देख कर घिरी फोज को 
कुमुक मेजी | सन्ताजी का स्वभाव उग्र था, अतः शजाराम ने मुख्य सेनापति 
का पद घनाजी को दिया (१६६३ ई०) । इससे सनन्‍्ताजी रूठ कर महाराष्ट्र चला 
आया | इधर उसने हैदराबाद तक धावे मारे। उधर जुल्फिकार ने जिंजी को 


भर४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ प्व € 


फिर घेर लिया । 

दक्खिन के सब सूत्रों में मराठों ने अपने सूबेदार कामविशदार और 
राहदार नियत कर दिये। कामविशदार मालगुज़ारी की चौथाई बसूल करते ओर 
राहदार चुगी लेते; सूब्रेदार उनकी मदद के लिए, ७ हजार सेना के साथ रहते 
थे। हर सूबे के दुगम स्थानों में उन्होंने गढ़ियाँ बना लीं, जहाँ वे कठिनाई में 
शरण ले सके। अनेक गाँवों के मुखियों ने मराठों से मिल कर मुगलों 
को कर देना बन्द कर दिया; अनेक मुगल हाकिम स्वयं चोथ देने लगे। स्थानीय 
प्रजा दुहरे हाकिमों से तंग आ कर सभी जगह मुगलों के खिलाफ लड़ने को 
तैयार हो गई | उत्तर भारत पर भी दक्खिन का प्रभाव पड़ने लगा। ओरेंगजेत्र 
ने जल्दी दिल्ली लौगने का इरादा छोड़ भीमा के किनारे ब्रह्मपुरी पर अपनी 
स्थायी छावनी डाल दी, और शाहआलम को केद से छोड़ उत्तरपच्छिमी 
सीमान्त की रक्षा के लिए भेजा ( १६६५४ ई० )। 

इसी व के अन्त में सन्‍्ताजी बीजापुर जिले में ओर धनाजी भीमा पर 
प्रकट हुआ; कई मराठे सरदार बराड ओर खानदेश पर टू० पड़े | घनाजी ने 
भीमा से जिंजी पहुँच कर वहाँ का घेरा फिर उठवा दिया । सन्ताजी ने चितलदुग 
जिले में एक फोजदार को बड़ी सफाई से पकड़ कर ओर दूसरे को मार कर 
उनकी फोजों को कुचल दिया । मुगल फोज में उसकी ऐसी घाक जम गई कि जच 
कोई घोड़ा पानी पीता अ्रटकता तो उससे कहते, क्यों ? त॒मे पानी में सन्‍्ताजी 
दिखाई देता है ? दक्खिन में युद्ध की प्रगति का अब यह रूप हो गया कि 
घटनाओं का आरम्भ सन्‍्ताजी की ओर से होता, ओर मुगल नेताओं को अपनी 
रक्षा का टंग सोचना पड़ता । ब्रह्मपुरी के पड़ोस तक उसके दल धावे मारते | 

अपने इन विजयों के बाद सन्‍्ताजी जिंजी गया और उसने फिर सेनापति 
बनना चाहा | प्रह्मद नीराजी अब मर चुका था। धनाजी और सनन्‍्ताजी आपस 
में लड़ पड़े । राजाराम ने धनाजी का पक्त लिया । धनाजी हार कर भागा; 
राजाराम को सन्ताजी ने पकड़ लिया ओर फिर उसके आगे हाथ जोड़ कर 
कहा, “मैं श्रब भी तुम्हारा सेवक हूँ !” दोनों नेताश्रों के महाराष्ट्र पहुँचने पर 
फिर घरेलू लड़ाई हुईं | सन्‍्ताजी के कठोर नियन्त्रण से तंग आ कर उसकी सेना 


५, 6 १७ ] : शिवाजी ओर ओरंगजेब : ५२५. 


धनाजी से जा मिली; तब उसे अकेले भागना पड़ा । पीछे उसके एक शत्रु ने 
बदला चुकाने के लिए. उसे मार डाला ( १६६७ ३० ) | 

उसी साल जिंजी का घेरा फिर कसा गया | ततन्र सात साल पीछे अन्त 
को जुल्किकार उसे ले पाया ( १६६८ ई० )। इस विजय के उपहार में उसे 
नसरतजंग का पद मिला । किन्तु राजाराम फिर निकल गया ओर महाराष्ट्र में: 
विशालगढ़ जा पहुँचा | 

ओऔरंगजेन्र ने अब महाराष्ट्र के गद ले कर मराठों के दमन का श्रन्तिम 
यत्न आरम्भ किया | ब्रह्मपुरी में अपना बुंगा ( आधार ) रख कर वह मराठा 
गठ़ों को जोतने खुद रवाना हुश्रा ( १६६६ ई० )। राजाराम ने बदले में बराड 
खानदेश ओर नमंदा पार चढ़ाई करना तय किया | देवगढ़ के गोंड राजा ने 
मुसलमान हो जाने के बावजूद एक तरफ राजाराम और दूसरी तरफ छुत्रसाल 
को गोंडवाना आने का निमन्त्रण दिया । पर राजाराम ने गोदावरी काँठे और 
बराड पर चदाई की | उसे कुछ सफलता न मिली, तो भी मराठों ने इस बार 
नमदा पार तक जा कर मांड्ू ओर धघामुनी को लूट लिया । उस धावे की थकान 
से बीमार हो राजाराम ने प्राण त्याग दिये ( १७०० ई० )। 

उसकी मृत्यु से स्वतन्त्रता-युद्ध में तिल भर फरक न पड़ा । उसकी रानी 
ताराबाई अपने नन्हे बच्चे को गद्दी पर ब्िठा कर राजकाज चलाने लगी । उसने 
अपने पति से बढ़ कर पराक्रम और दृटता दिखाई । औरंगजेब एक गढ को जा 
घेरता तो गठ की मराठी सेना अरसे तक उसका मुकाबला करती; बाहर से मराठों 
के धावे शाही शिविर पर होते रहते; अन्त में गद की सेना बादशाह से भरपूर 
इनाम पा कर इज़्ज़त ओर सामान के साथ निकल जाने का वचन ले गद छोड 
देती । तब बादशाह दूसरे गढ़ पर चढ़ाई करता और मराठे दिये हुए गढ़ को. 
फिर ले लेने की ताक में रहते । यों साढ़े पाँच बरस में बारह गढ़ बादशाह ने 
जीते । किन्तु महाराष्ट्र के मुख्य गद ले लेने पर भी वह मराठों की शक्तिन तोड़ 
सका | सन्‌ १७०२ में नसरतजंग को मराठा धावे मारने वालों के पीछे ६ हजार 
मील दौड़ना पड़ा | दूसरे बरस निमाजी शिन्दे नामक स्वतन्त्र मराठा सरदार ने. 
बराड के फौजदार को कैद कर लिया | फिर छुत्रसाल का निमन्त्रण पा उसने 


“इ २६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ६ 


नमंदा पार की ओर दोनों ने मिल कर सिरोंज और मन्दसोर तक धावा मारा | 
नमंदा के सब्न घाट रुक गये और 
बादशाह के पास हिन्दुस्तान 
की डाक का आना बन्द हो 
गया । फीरोज़जंग तब्र निमाजी 
के पीछे भेजा गया और 
निमाजी हार कर बुन्देलखंड के 
रास्ते वापस भाग आया | 
अन्त में शओ्रोरंगजेब ने 
दिल्ली लौटने का निश्चय किया 
( १७०५ ६० ) | लोटती फोज 
को घेरे हुए विजयोन्मत्त मराठा 
दल भी साथ साथ बढ़ने लगा | 
कभी कभी तो वे बादशाह की 
पालकी तक आ पहुँचते ! बड़ी 
मुश्किलों से वह सवारी अहमद- 
नगर पहुँची, जहाँ .अ्रठासी 
बरस बूढ़े औरंगजेन्र को अपनी 
औरंगजेब [ भा० क० भ०, काशी ] यात्रा का अन्त” दिखाई पड़ने 
लगा । धनाजी ने तभी गुजरात पर चढ़ाई कर नमंदा पर तीन मुगल फौजों को 
बारी बारी से तहसनहस किया ओर दक्खिनी गुजरात से चोथ वसूल की। 
दूसरे बरस अहमदनगर में अल्लाह का नाम जपते हुए. ओरंगजेब ने अन्तिम 
साँस ली ( २०-२-१७०७ ई० ) | 
चौबीस बरस के दक्खिन के युद्ध में उसकी फौज के एक लाख आदमी 
ओर तीन लाख जानवर सालाना मरते रहे। साम्राज्य को वार्षिक आमदनी शुरू 
में ही कम होने लगी थी, इसलिए दिल्ली ओर आगरे के पुराने खजाने खाली 
हो गये। अन्त में बंगाल की मालगुजारी का एकमात्र सहारा रह गया और फोज 





५ $ श्८ ] शिबाजी ओर और ंगज़ेत्र ५२७. 


की तनखाह तीन तीन साल पिछुड़ने लगी | जब अमन्‍्त में वह दिल्ली लोटने लगा 
तब दक्खिन के खेतों ओर मैदानों में मीलों तक सफेद हडुयों के ढेर बरफ की' 
तरह छाये दिखाई देते थे | 

$ १८, बुन्देलखंड व्ज मारवाड़ पंजाब में संघर्ष--महाराष्ट्र का 
संघष दूसरे प्रान्तों में मी प्रतिरोध की भावनाएँ जगाता रहा । शिवाजी की मृत्यु 
होने तक छुत्रसाल भी बुन्देलखंड के एक अ्रंश में स्वराज्यः स्थापित कर 
चुका ओर उस आधार से 'मुगलाई' ( मुगल साम्राज्य ) पर थावे मार कर 
चोथ वसूलता था | 

ब्रजभूमि में भरतपुर के पास सिनसिनी ओर सोगर गाँव के मुखिया 
राजाराम ओर रामचेहरा ने जाट किसानों को सेना संधघटित की और गदियोँ बना 
कर सिर उठाया ( १६८५४ ई० )। आगरे का सूबेदार उन्हें न दबा सका तत्र 
श्रोरंगजेब ने दक्खिन से बहादुरखाँ को, जिसे अ्त्र खानेजहाँ का पद मिल चुका 
था, उनके दमन के लिए, भेजा । आगरे में खानेजहाँ के रहते हुए. राजाराम ने 
सिकन्द्रा पर चढाई की, ओर अकबर के मकतरे से सारा कोमती माल लूट 
लिया ( १६८८ ई० )। उसी बष रेबाड़ी के पास मेवात के फोजदार से लड़ता 
हुआ्आा वह मारा गया। तब उसका भाई भज्जा और भज्जा का बेटा चूड़ामन 
ब्रज के नेता हुए। औरंगजेब ने रामसिंह कछवाहा के बेटे विशनसिंह को,. 
जिसने सतनाभियों को दबाने में भी भाग लिया था, मथुरा का फोजदार बनाया | 
'उसने सिनसिनी ओर सोगर की गढ़ियाँ छीन लीं ( १६६०-६१ ई० )। तब 
चूड़ामन भाग कर जंगलों में जा छिपा । 

मारवाड़ में सन्‌ १६८१ से १६८६ ई० तक शाहो सेना ओर राठोडों: 
की कशमकश चलती रही । जेतलमेर के भाटी भी राठोडों से मिल गये (१६८२ 
ई० ) | “सूर्यास्त के बाद मुगल राज केवल थानों में रह जाता, ओर मैदान पर 
अजित का राज होता था ।” अकबर को महाराष्ट्र से बिदा कर दुर्गादास मारवाड़ 
लोगा ( १६८७ ई० ) तो संबप में तेज़ी आई । उसने मारवाड़ के सब मुगल 
थाने उठा दिये, ओर रेवाड़ी रोहतक पर धावा मार दिल्ली के करोब्र तक जा 
निकला | वहाँ तभी राजारास जाट भी बलवा किये हुए था। फिर उसने 


"२८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन ( पव £ 


अजमेर पर धावा बोला (१६६० ई०)। मुगल सरकार ने राठोडों को राह-चुंगी 
की चौथ देना स्वीकार कर कुछ शान्त किया ओर सन्वि को बातें शुरू कीं जो 
बरसों चलती रहीं | अजित भी टोला पड़ गया । दुर्गांदास ने तब स्वयं ब्रह्म पुरी 
पहुँक कर सन्धि की (१६६८ ई०)। उसे पाटन की फोजदारी दी गई, मगर अजित 
को राज नहीं मिला | शाहज़ादा आज़म के यूब्रेदार बनने पर दुर्गांदास को दरबार 
में बुला धोखे से मारने का यत्न किया गया ( १७०१ ई० ); पर उसे इसका 
पता लग गया और वह भाग निकला | इसके बाद फिर विद्रोह छिड़ा, पर अजित 
के मतभेद से विफल हुआ । गुजरात की चदाई में घनाजी जादव के जीतने की 
खबर मिलने पर मारवाड़ में भी फिर बलवा हुआ ओर ओरंगजेत्र के मरते ही 
अजितातधह ने जोधपुर ले लिया । 
सन्‌ १६८६ से १६६२ ई० तक मुगल साम्राज्य अपने चरम उत्कष में 
था | खुशालखाँ खटक, सम्माजी ओर राजाराम जाट मारे जा चुके थे; छत्रसाल » 
दबा हुआ था| महाराष्ट्र के ६-७ गढ़ों और जिंजी के सिवाय समूचा भारत 
औरंगजेब के पेरों तले था | पर रामचन्द्र बाबडेकर ने जत्र उस दशा में भी 
महाराष्ट्र से ३० हज़ार सेना खड़ी कर ली ओर सन्ताजी ने उस सेना से जिजी 
पर शाही शक्ति तोड़ दी, तब्र १६६३ ई० से पासा पलट गया। सनन्‍्ताजी के 
विजयों की प्रतिध्वनि उत्तर भारत में भी हुईं | बुन्देलखंड ओर ब्रज के लोग 
फिर उठ खड़े हुए | पंजाब में सिक्‍्खों ने भी शिवाजी के ढंग पर संघर्ष छेड़ना 
चाहा । छत्रसाल ने घामुनी ओर कालंजर गद ले लिये श्रोर भिलसा को लूटा । 
वह सारे मालवे पर भी धावे मारता था। बराड में निमाजी शिन्दे ओर गोंडवाने 
का राजा बख्तबुलन्द उसे सहयोग देते थे। ब्रज के नये बलवे को दबाने के लिए 
शाहआलम आगरे का सूबेदार बताया गया (१६६५ ई०)। चूड़ामन तब फिर 
जंगलों म॑ं भाग गया ओर नई गदियाँ बनाता रहा । १७०४ ई० में उसने 
सिनसिनी फिर वापिस ले ली, पर १७०४ और १७०७ में उत्पर चढ़ाई 
कर शाही सेना ने हजारों जाटों का संहार, किया । १७०४ ई० ें फीरोज़जंग ने 
ओरंगज़ब से छुत्रसाल की सन्धि करवा दी।.. . :. 
, . - प्रिक्खों के गुड़ तेगबह्ादुर .के अस्त: प्रवात्ष , [ऊपर .$ १०] में: 


४९ १६ | , शिवाजी और ओरंगजेत्र पू२६ 


पटने में उसका एक पुत्र जन्मा था जिसका नाम गोविन्द रकखा गया था। अपने 
पिता के बलिदान के बाद तरुण गुरु गोविन्द ने जमना और सतलज के बीच 
शिवालक की दूनों में शरण ले वहीं अपनी तैयारी की | पौराणिक इतिहास की वीर 
गाथाओं से बह बहुत प्रभावित हुआ । उसने सिक्‍खों को सैनिक सम्प्रदाय बना 
दिया (१६६५ ६०) ओर प्रत्येक सिकख के लिए पाँच ककार--केश कंघा कृपाण 
कड़ा ओर कच्छा--घारण करने तथा सिंह नाम रखने का नियम कर दिया, जात- 
पाँत का भेद भूल जाने को कहा ओर अपने पीछे ग्रन्थ को ही गुरु मानने 
तथा खालसा? ( सिक्‍ख जनता ) पंचायत के गुरमत? के अनुसार चलने का 
आदेश दिया | इसके बाद उसने शिवाजी के रास्ते पर कदम रक्‍खा। उन्हीं 
पहाड़ों में दो तीन गदियाँ बना कर उसने पहाड़ी राजाओं को अपने साथ 
मिलाना चाहा, परन्तु शिवाजी का मावलियों पर जैसा प्रभाव था, गुरु गोविन्द- 
सिंह का इन पहाड़ियों पर वैसा कभी न हुआ | सिक्ख अनुयायी सब्र पंजाब के 
मैदान के रहने वाले थे | राजाओं ने पहले गुरु की उपेक्षा की, फिर दच्चाव से 
साथ मिल कर मुगलों को कर देना छोड़ दिया, ओर अन्त में मुगलों से हार 
कर वे गुरु के शत्रु बन गये। तभी शाइआलम ब्रज का विद्रोह दब्ना कर 
पंजाब को शान्त करने पहुँचा । गोविन्द्सिंद ब्रिलासपुर रियासत में आनन्दपुर 
गठ में घिर गया ( १७०१ ई० ) और अन्त में केत्रल ४५ साथी रह जानें पर 
वहाँ से निकल भागा । साथियों में से केवल ५ ही बच कर निकल सके, जो 
भेस बना कर छिपे रहे । गोविन्दसिद् के दो लड़के फतहसिंह ओर जोरावरसिंद 
सरहिन्द के फौजदार वज़ीरखाँ के हाथ पड़ गये, जिसने उन्हें मरवा डाला | 
६१९, औरंगज़ेब के प्रशासन में फिरंगी व्यापारी और चांचिये-- 
स्पेन से अलग होने के बाद प॒रंगाल ने [६,४३$३,१६ | इंग्लेंड से मैत्री 
रक्‍्खी । १६६१ ई० में पुतंगाल की एक राजकुमारी अंग्रेज राजा को ब्याही तो 
उसके दहेज में पुतंगाल के 'भारतीय उत्तरी प्रान्त! [ ६,२३४ | का मुम्पई द्वीप 
दिया गया | राजा ने वह द्वीप पीछे ईस्ट इंडिया कम्पनी को दे दिया | कम्मनी 
अपना मुख्य दफ्तर सूरत से उठा कर मुम्बई ले आई | मुम्ई में अ्रंग्रेजों का 
व्यापारकेन्द्र बन जाने से बसई की अ्रवनति होने लगी। औ्औरंगजेज के राज्य- 


५३० भारतीय इतिद्दास का उन्मीलन [ पर्व ६. 


काल में फ्रांसीसियों ने भी पूरवी तठ पर चन्द्रनगर ओर मसुलीपद्म में तथा 
जिजी नदी के मुद्दाने पर पुद्दुचेरी ( पांदिचेरी? ) में ज़मीनें खरीद कर अपनी 
बस्तियाँ बसा लीं ( १६६६-७४ ई० )। अंंग्रेज़ों ने हुगली नदी में भी श्रपने 
किराये के जद्दज चलाना शुरू किया । ( १६७६ ई० )। 

जब गैर-मुस्लिमों पर जज़िया लगाया गया, तब उसके बदले में फिरंगियों 
के व्यापार पर १८८ चुंगी बढ़ाना तय हुआ । अंग्रेज कम्पनी के लन्दन के मुखिया 
जोशिया चाइल्ड ने यह बढ़ी हुईं चुंगी न देना ओर साथ ही सूरत से सत्र 
कारबार हृठा कर मुम्बई ले जाना तय किया । उसने समुद्र में भारतीय जहाज 
पकड़ कर बदला लेना चाहा । बंगाल के अंग्रेजों को भी मुगल सरकार से बहुत 
सी शिकायतें थीं। वहाँ शुजा ने अपनों सूबेदारी में चुंगी के बदले 
जो एकमुश्त वार्षिक रकम तय कर दो थी, अंग्रेज चाहते थे कि बाद के यूबेदार 
भी वही रकम लेते जाये, यद्यपि उनका व्यापार १६६८ ई० से १६८० ई० तक 
३४ हजार पोंड के बजाय डेढ़ लाख पौंड हो गया था, ओर यह भी सन्देह था 
कि वे अंग्रेज़ी मंडे के नीचे दूसरों का माल भी ले जाते हैं । 

मुशिदाबाद के पास कासिमबाजार की कोठी के मुखिया जोब चारनाक 
को हिन्दुस्तानी व्यापारियों का रुपया देना था। अदालत ने उसके खिलाफ 
फैसला दिया तो वह हुगली भाग गया ओर वहाँ की कोठी का सुखिया बनाया 
गया । उसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने हुगली शहर लूट लिया ( १६८६ ई० ) और 
वहाँ से अपना सब सामान समेट कर सुतनती गाँव ( कलकत्ता ) में डेरा डाल 
दिया | फिर वहाँ से भी हट कर उन्होंने मेदिनीपुर का हिजली द्वीप दखल कर 
लिया शोर बालेश्वर का गद छीन लिया । इन दोनों स्थानों से निकाले जाने पर 
वे मद्रास चले गये | उधर मुम्बई का मुखिया जोन चाइल्ड सूरत से सत्र कारबार 
हटा कर मुम्बई ले जा चुका ओर भारतीय जहाजों को पकड़ने लगा था | इसपर 
ओरंगजेब ने सब अंग्रेज़ों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। तेलंगाना में बहुत से 
अंग्रेज पकड़े गये । जंजीरा के सिद्दी ने मुम्बई द्वीप दखल कर वहाँ के अंग्रेजों 
को गढ़ में घेर लिया | तब जोन चाइल्ड ने सन्धि-मिनक्षा की। औरंगजेब ने 
दरजाना के कर श्रंग्रेज़ों को छोड़ दिया ओर कलकत्ते की ज़मीन खरीदने की 


५6१६] शिवाजी ओर ओरंगजेत्र ४३१ 


इजाज़त भी दे दी ( १६६० ई० )। 

सन्‍्ताजी घोरपडे के विजयों ( १६६३-६६ ई० ) से जब्र सारे भारत में 
खलबली मची, तब बंगाल में दो विद्रोही सरदारों ने बदवान हुगली माल्दा 
ओर राजमहल दखल कर लिये । उस खलबजनी में बंगाल के फिरंगियों को 
अपनी बस्तियों -कलकत्ता चनद्रनगगर चिंचुड़ा ( चिंसुरा! )--की किलाबन्दी 
करने की इजाज़त मिल गई | मुगल साम्राज्य में ये फिरंगियों के पहले गढ़ थे । 

भारतीय सहुद्र में भी अब फिरंगो चांचियों का उत्पात क्रमशः 
अढदता गया । किसी जहाज में वे मुसाकिर या नौकर बन कर चढ़ जाते और 
राह मे उसे छीन डकैती का साधन बना लेते | इस धन्धे में अंग्रज़ मुख्य थे ! 
१६०६ ई० में अमरीका से समुद्री डाकुओओं ने श्रा कर हिन्द महासागर को छेंक 
लिया । कुछ मलबार तट पर घूमने लगे और कुछ ने ईरान की खाड़ी और लाल 
सागर के मुद्दाने को अपना केन्द्र बनाया | एक दल मोज़ाम्बिक जल्लग्नोवा में ओर 
एक सुमात्रा पर मेडराने लगा | ब्रिगमैन उफ एबोरी नामक अंग्रेज ने एक 
जहाज छीन कर उसका नाम फ़ेग्सी रक्खा और उससे कई मार्के की डकैंतियाँ 
डालों । सूरत के बन्द्रगाह पर सत्रसे बड़ा शाही जगज गंजे-सवाई था, जो हर 
साल हाजियों को मक्का ले जाता था। दमन ओर मुम्बई के बीच फ़ोन्सी ने 
उसका रास्ता रोका, उसकी तोपों को बेदम करके उसे तीन दिन जी खोल लूटा, 
ओर मकक्‍के से लोटती हुई सैयद# स्त्रियों पर मनमाना बलात्कार किया ( १६६५ 
ई० )। गंजेसवाई के सूरत पहुँचने पर सारे साम्राज्य में सनसनी मच गई । 
बादशाह के हुक्म से सब अंग्रेज़ कैद कर लिये गये | फिरंगियों का व्यापार बन्द 
कर उनके शस्त्र ओर मंडे छीन लिये गये, तोपों के चबूतरे ढा दिये गये, कोठियों 
की दीवारें नीची की गईं ओर गिरजों में घंटे बजना रोक दिया गया । ओरंगजेब 
चाहता था कि फिरंगी व्यापारी महनताना ले कर अपने जंगी जहाजों द्वारा 
दाजी जहाजों की रखवाली करने का जिम्मा ले लें। सूरत की अंग्रेजी कोठी के 


* सेयर लोग हज़रत मुर्म्मद के वंशज माने जाते हैं। मुस्तिम समाज में उनका 
ऊँ १० 
डजो सबते ऊँचा है। 


भा०--३४ 


५३२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ६ 


मुखिया ऐनस्ले ने अन्त में बादशाह को वैसा इकरारनामा लिख दिया, तत्र 
सब केदी छोड़े गये ( १६६६ ६० ) | 

दूसरे वर्ष किड ओर शिव नामक दो महान्‌ बदमाश? हिन्द महा- 
सागर में आये । किड अंग्रेज था, शिवस ओओलन्देज | पहले चांचिये पराये 
जहाज छीन लेते थे; पर किड जिस जहाज का कप्तान था, उसे अंग्रेज़ लो्डो 
( सरदारों ) की एक कम्पनी ( मंडली ) ने इसी धन्चे के लिए तैयार करके 
भेजा था | किड का आधार मदगस्कर में था। उसके बेड़े पर १२० तोपें थीं । 
इन डाकुओं की करतूतों के कारण फिरंगी व्यापारियों को फिर कैद होना पड़ा 
ओर आगे से ओलन्देज़ों ने लाल सागर की, फ्रांसीसियों ने ईरान की खाड़ी 
की तथा अंग्रेज़ों ने दक्खिनी समुद्र की रखवाली करने का जिम्मा लिया 
( १६६८ ६० )। 

परन्तु इतने पर भी समुद्री डकैती नहीं रकी ओर ओरंगजेब्र को अन्त 
में व्यापारियों का इकरारनामा रद्द करना पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि 
समुद्री डकैतों की पूरी रोक-थाम करना व्यापारी मंडलियों के लिए असम्भव 
है। भारतीय समुद्र की रक्षा करना भारतवर्ष के सम्राट का कत्तंब्य था, न कि 
विदेशी व्यापारियों का | भारत-सम्राट ने अपने को उस कत्तंव्य-पालन में अशक्त- 
मान स्वयं उन व्यापारियों को जंगी बेड़े रखने को उत्साहित किया | ओरंगज़ेब 
ने यह आत्मघाती मूखंता का काम किया । उन व्यापारियों के वंशजों ने भारत- 
सम्राद के वंशजों को न केवल समुद्र की प्रत्युत स्थल की भी रक्षा की चिन्ता 
से मुक्त कर दिया ! 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
१. शाहजडाँ के &टों का आपसी युद्ध किस प्रकार हुआ * 
२, शित्राजी ने किन दशाश्रों में आगरे की यात्रा की ? वापिस महाराष्ट्र कैसे गया? 
३. शाइस्ताखां ने अपनी बंगाल की सुबेदारी में कौन सा उल्लेखनीय काम किया ? 
४ ओरंगज़ेब क प्रशासन में भारत के उत्तरपूरवी और उत्तरपन्छिमी सौमान्त 
वी मुड़््य घटनाओं का उल्शख कीजिए । 
!, शिवाजी को शासनव्यवस्था में क्या विशेषताएँ थीं ? 


६४१] मुगल साम्राज्य की घठती कला ५३३ 


६० आगरे से लौटने के बाद शिवाजी के चरित का विवरण दी जिए। उसकी अंतिम 


कप 2 क्या थीं १ 

त्रसाल का चरित संफप से लिखए। उसके पिता-माता के बारे में आप क्‍या 
जानते हैं : 

८. औरंगजेब को राजस्थान में क्यों युद्ध करना पड़ा ? कब और कैसे बड़ युद्ध हुआ १ 

४०भहाराष्ट्र के स्व॒तन्त्रता-युद्ध का दवृत्तान्त लिखिए । 

१९/गुरु तेगबहादुर और उसके पुत्र का चरित लिखिए। 

११, ऑरंगज़ेब क काल में भारत के तोन तरफ के समुद्रों और समुद्रतट की क्‍या 
दशा थी: 8४ सम्बन्ध में औरगज़ेब की नीति क्या थी ? वद कराँ तक ठीक या 
गलत थी १ 

१९. निम्नलिखित का परिचय दीजिए (१) ताराबाई (२) अकमल (३) गोकला 
जाट (४) खुशालखाँ खटक (५) सतनामी (६) सम्भाजी (७) गंजे-सवाई (८) राजाराम 
जाट (६) किड (१०) रामचन्द्र बावडेकर (११) जसवन्तसिंह (१२) छुत्रपति राज्ञाराम । 


अध्याय ६ 
मुगल साम्राज्य को घटतो कला 


( १७०७---१७२० ई० ) 

$ १. बहादुरशाह--ओरंगज़ेब्र यह वसीझ्रत छोड़ गया था कि उसके 
तीनों बेटों में साम्राज्य बैं जाय | शाहआलम ने भी इसपर अमल करना चाहा, 
क्योंकि वह चाहता था कि खुदा के बन्दों का खून न बहे |? परन्तु आज़म को 
कुछ सूत्रों के राज्य से सन्‍्तोष न था। उसने कहा, मुझे चाहिए 'तख्त या 
तख्ता ।? धौलपुर के पास जाजउ पर लड़ाई हुई, जिसमें आज़म मारा गया 
ओर शाहआलम बहादुरशाह नाम से हिन्दुस्तान के तख्त पर बैठा । 

दक्खिन से इस युद्ध के लिए. चलते वक्त आज़म ने शाहू को इस शर्त 
पर भाग जाने दिया था कि वह बादशाह की अधीनता माने, पर उसकी माँ 
और भाई को नहीं छोड़ा था। बहादुरशाह ने वह स्थिति स्वीकार की। उसने 
गुरु गोविन्दर्तिह को भी मना कर अपनी सेवा में ले लिया और राजस्थान के 


५३४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ६ 


राज्यों को शान्त करने चला | उसने आमेर के नये राजा सवाई जयसिंदह की 
रियासत ज़ब्त की, क्योंकि जयसिंह ने आज़म का साथ दिया था। अजित 
को महाराजा बनाया, तो मी जोधपुर में काज़ी कोर मुफ्ती फिर रक्‍खे। इसी 
वक्त बीजापुर में कामबख्श बादशाह बन बैठा । अजमेर से शाही सवारी 
सीधे दक्खिन की ओर बढ़ी ओर हैदराबाद के पास कामबख्श का अन्त 
हुआ । 

मेवाड़ मारवाड़ ओर आमेर के राजा पीछे उदयपुर के पास उदय- 
सागर पर मिले ( १७१० ई० )। उन्होंने प्रण किया कि अब से वे मुगल 
सम्राद्‌ की अधीनता न मानेंगे, शाही खानदान में अपनी बेटियाँ न देंगे ओर 
बादशाह यदि एक पर हमला करेगा तो दूसरे सब उसकी सहायता करेंगे । 
इसके आधार पर उन्होंने आमेर ओर जोधपुर से शाही अधिकारियों को 
निकाल कर मेवात पर चढ़ाई की | बहादुरशाह दक्खिन से राजस्थान वापस 
आया तो राजाओं ने फिर उससे समभोता कर लिया। वहीं उसने छुत्रसाल 
और चूड़ामन को भी बुला कर अपनी सेवा में ले लिया | यों ओरंगजेब-काल 
के सभी हिन्दू विद्रोहियों से समकौता हो गया । परन्तु तभी पंजाब से सिक्‍यखों 
के नये विद्रोह की खबरें आने लगीं । 

8२. बन्दा वेरागी-- शाही फौज के साथ हैदराबाद जाते हुए गोदा- 
वरी तट पर गोविन्द्सिह का देहान्त हुआ | मृत्यु से पहले पंजाबी वैरागी 
माधोदास से उसकी मेँट हुई। गोविंदस्सिह ने उसे अपने अधूरे काम को आगे 
बढ़ाने के लिए. अपनी तलवार दे कर पंजाब भेजा । माधोदास गुरु का बन्दा? 
( सेवक ) बना । पूरवी पंजाब पहुँच कर उसने कुछ सेना जमा की, सरहिन्द 
पर धावा बोला ओर फोजदार वज़ीरखाँ को मार गोविन्द्सिंद के पुत्रों की हत्या 
का जी खोल कर बदला लिया । सरहिन्द से सिक्‍ख दक्खिन पूरव और 
पच्छिम बढ़े । जमना ओर सतलज के बीच उनका पूरा दखल हो गया | तब 
सहारनपुर लूट कर वे दोआत्र में बढ़े ओर सतलज पार कर द्वाबे+ में । जीते 


#ठाबा हिन्दी दोआब का पं॑ज.बो रूप है। केवल 'दोआब?' कड ने से जैसे गंगा-जमना 


६६२ | मुगल साम्राज्य की घटती कला ४२५ 


हुए इलाकों में वे सिक्ख फोजदार नियत करते गये | बहादुरशाह अजमेर से 
सीधा बन्दा के दमन के लिए. बदा | उसके आने पर सिक्‍खों ने सरमोर के 
पहाड़ों में शरण ली, जहाँ वे लोहगढ नामक गद में घिर गये । गढ़ जीता गया, 
पर बन्दा भेस बदल कर निकल गया | 

तभी लाहौर में बहादुरशाह चल बसा ( २७-२-१७१२ ६० ) ओर 
उसके चार वेटों में वहीं परस्पर लड़ाई हुई | जेठे की जीत हुई ओर वह जहाँ- 
दारशाह नाम से गद्दी पर बैठा । बन्दा ने तब साधोरा (अम्बाला के पू०, नाइन 
की तराई में ) ओर लोहगढ़ फिर ले लिये । 

$३. मराठों का गह-युद्ध-शाहू के छुट आने पर ताराबाई ने 
कहा, वह सम्भाजी का बेटा नहीं, ओरंगजेत्र का पाला हुआ नकली शाहू है ! 
किन्तु ताराबाई का अपना बेटा भी पगला था ओर महाराष्ट्र को राजा की 
जरूरत थी। धनाजी जादव का एक विश्वस्त कमंचारी बालाजी विश्वनाथ भट्ट 
था। उसने धनाजी को शाहू की असलियत की तसल्ली करा दी तो धनानी ने 
शाहू का पक्ष लिया | सातारा का गढ़ शाहू के हाथ आ गया | इन घटनाओं 
से महागध्ट्र में घरेलू युद्ध शुरू हुआ । धनाजी १७१० ई० में मर गया, तो 
भी बालाजी ने धीरे धीरे शाह का पक्ष हृठ किया । अन्त म॑ उसने ताशबाई 
को उसकी सोत रजसबाई से कैद करा दिया ( १७१२ ई० ) ओर रजस- 
बाई के बेटे सम्भाजी का कोल्हापुर में राजा बना रहने दिया | शाहू ने बालाजी 
को अ्रपना पेशवा बनाया ( १७१३ ई० )। 

घरेलू युद्ध के कारण महाराष्ट्र मं राजा की शक्ति खंडित होने तथा 
मुगल बादशाहत की कमजोरी से लाभ उठा कर मराठे जागीरदार या सरंजाम- 
दार शक्तिशाली होते गये । बराड़ में कान्होजी मोंसले और दक्खिन गुजरात में 
धनाजी के कमंचारी खंडेराव दाभाडे ने पैर जमा लिये। धनाजी के बाद खंडेराव 
शाह का सेनापति नियत हुआ । कान्होजी आंग्रे ने कोंकण और समुद्र में अपनी 


दोश्राब समझा जाता है, वैसे ही पंजाब में बेब “द्वबा? करने से सतलज-ब्यासा के 
बीच के द्वाब का बोच होता है। 


५३६ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व ६ 


शक्ति बना ली थी। वह शाहू का सरखेल अर्थात्‌ जलसेनापति नियुक्त हुआ | 


के, एन "बम पाक अल लमर न २७ वर कताभान पापा किपनशाप-तत कप पटककपानफण (चल जा सच कक 2070 कक च्यरूटरभा(क्तप्रक् आता जा. पा हुए ुच्जाएल्क ७7९७७ ०0५ अं ४ |! 


के कै है ५238 फ्म्पॉ न थे! है 
है. गति कम के ही हा भी कु |.) हज हा २ पल भाई 
पा ०. 


।२५ 

फ् 
८] 

नि 


| [ 
पे | 
है बढ 
] धर, हा 
न । 
। 
| 
भफ श ' 
हि ] 
/ हैं. 
रू । 
् १] 
सत्य हि 





छुन्रपति शाहू शिकार खेलते हुए--दखनी कलम का चित्र । दखनी कलम राजपूत 
कलम का हपान्तर ह। ( भारत-इतिगस-संशोधक मंडल, पूना ] 

$ ४. फरुंखसियर--जहाँदारशाह का भतीजा फर्रुखसियर पटने में 
था। बिहार ओर इलाहाबाद के यूवेदार अब्दुल्ला और हुसेनअनली दो सैयद 
भाई थे। उनकी मदद से फरुखसियर ने आगरे के पास सामूगढ़ में जद्ाँदार- 
शाह को हरा दिया ( १०-१-१७१३ ई० ), जो पकड़ा ओर मारा गया। 
उसका वज़ीर जुल्फिकारखाँ भी मारा गया । 

फरुंखसियर ने अब्दुल्ला को अपना वजीर ओर हुसेनश्रली को मीर- 
बख्शी बनाया । उनकी प्रेरणा से उसने पहल्ला फरमान जजिया हटाने का 
निकाला । ओरंगज़ेब के पिछले काल से हिन्दुस्तानी मुसलमानों और “मुगलों? 
की स्पद्धा चली आती थी । सैयद बन्धु हिन्दुस्तानी मुसलमान थे, वे हिन्दुओं के 
होली आदि त्यौहारों में भाग लेते ये । 'मुगलों? में ईयानी और तूरानी ( तुर्क ) 


६९४५४] मुगल साम्राज्य की घटती कला ५३७ 


सम्मिलित थे । जुल्फिकार की हत्या से ईरानी दल टूट गया | तूरानियों के अब 
दो मुख्य नेता थे--एक फीरोजजंग का बेटा गाजिउद्दीन फीरोजजंग (श्य), जो 
बाद में निज़ामुल्मुल्क बना ओर जिसे हम सुविधा के लिए अ्रभी से निज्ञाम 
कहेंगे, तथा दूसरा निज़ाम का चचा मुहम्मद अमीनखाँ। मुहम्मद अमीन अब 
दूसरा बख्शी बनाया गया ओर दक्खिन की सूबेदारी निजाम को दी गई। 
फरुखसियर क्रतन्न ओर कमजोर था। उसने सैयदों से छुटकारा पाना चाहा; 
पर उसमे स्वयं दृढता न होने से तूरानी दल ने भी उसे सहयोग न दिया । 

९७, फरुंखसियर के काल में राजस्थान पंजाब और घज-- 
बहादुरशाह के मरते ही अजितसिंह ने शादह्दी हाक्रिमों की निकाल कर अजमेर 
ले लिया था | हुसेन-अली ने उसपर चदाई की । अजित ने बिना लड़े ही संधि 
कर ली, अपने बेटे ग्रभयसिंह को मुगल दरबार में भेजा और अपनी बेटी 
फरुखसियर को ब्याह दी ( १७१४ ई० )। 

लाहोर ओर जम्मू का शासन मुहम्मद-अ्रमीन के सम्बन्धी अब्दुस्समद 
आर उसके बेटे जकरिया को सौंप कर उन्हें बन्दा के खिलाफ भेजा गया। 
साधारा ओर लोहगढ़ उन्होंने ले लिये, लेकिन बन्दा फिर भाग गया। बाद में 
वह गुरदासपुरमढ़ी के गद में घिर गया । लोग समभते थे वह जादूगरी से 
किसी छाटे जानवर का रूप धारण कर निकल भागता है, इसलिए साम्राज्य 
की सेना ने तम्बू से तम्बू सटा कर घेरा पूरा किया ओर चारों तरफ दीवार 
वना दी जिस तक आती हुई कोई बिल्ली भी दिखाई दे तो उसे वे गोली मार 
देते। यों घिरी हुई सेना नी मास तक वीरता से लड़ती रही । रसद चुक जाने 
पर वे अपने जानवर खाते रहे । फिर घास-पत्ती ओर हड्डियों का चूरा, ओर 
कहते हैं श्रन्त में अपनी जाँघों का मांस तक खा कर लड़ते रहे ! बन्दा के 
७३६ साथी पकड़ कर पिंजरों मं बन्द किये ओर दिल्ली लाये गये। वहाँ वे 
बीभत्स क्रूरता से मारे गये ( १७१६ ई० )। 

बन्दा ने सिक्‍्ख सम्प्रदाय के दो-एक बाहरी चिह्नों पर ज़ोर न दिया था, 
इसलिए, कट्टर सिक्‍खों का एक दल जो अपने को 'तत्व खालसा? कहता उससे 
अलग हो गया । इस फूट से लाभ उठा कर अगले आठ बरस तक अब्दुस्समद 


धरे भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ६ 


ने सिक्‍खों का जोरों से दमन किया । सिक्‍सखों को तब्र जंगलों के सिवाय ओर 
कहीं शरण न रही । 

सामूगद्‌ की लड़ाई में चूड़ामन जाट ने निष्पक्ष हो कर दोनों तरफों 
को लूटा था। बाद में वह दरबार में हाजिर हुआ ओर उसे दिल्‍ली से चम्बल 
तक के रास्तों की रक्षा का भार सॉंपा गया ( १७१३ ३० )। उसने उस प्रदेश 
पर पूर अधिकार जमाना और आगे अपना इलाका बढ़ाना शुरू किया, 
बादशाह को कर देना भी छोड़ दिया तथा होडल के आगे जंगल में थूण नाम 
का गद बना लिया । उस गढ़ को लेने के लिए. सवाई जयसिंह को भेजा गया । 
पर वज़ीर अब्दुल्ला दिल से चूड़ामन की तरफ था। पोने दो साल के घरे के 
बाद गढ़ लिया जाने के पहले ही अब्दुल्ला ने चूड़ामन से सन्बि कय दी 
( १७१८ ३० )। | 

$ ६. राजकर्त्ता सैयद बन्चु--फरुखसियर और सैयदों का बिगाड़ 
बढ़ता गया । अन्त में समभोता हुआ, जिससे दक्खिन के सूत्रों पर पूण अधि 
कार हुसेनअली को मिला ( १७१५ ६० )। फरुंखसियर ने मराठा सरदारों 
को गुप्त पत्र लिखे कि वे हुसेन से लड़ें, लेकिन इस खेल में हुसेन उससे बाज़ी 
ले गया। रामचन्द्र बआावडेकर का सचिव शंकर मल्दार ताराबाई के प्रशासन 
में संन्‍्यासी हो कर बनारस में रहन लगा था। बह हुसेन का मन्त्री बन कर 
अब उसके साथ दक्खिन लोटा। शंकर मल्हार के द्वारा हुसेनअली ने मगठा 
दरबार से सन्धि की और उनकी सब माँगें पूरी करने का वचन दिया । 

उधर फरुखसियर ने सैयद अदुदुल्ला को पकड़ने का विफल यत्न 
किया; फिर उसके विरोध के बावजूद ज्जिया लगा दिया ( १७१७ ई० )। 
थूण के मामले से विरोध ओर बढ़ा । फरुखसियर ने अपना पक्ष दृढ करने को 
अजितसिंह को दिल्‍ली बुलाया, पर वह भी अब्दुल्ला की तरफ हो गया । फिर 
समभोता हुआ और गुजरात की सूबेदारी अजित को दी गई । 

अपने वेटे आलिमअली ओर शंकर मल्दार को दक्खिन में छोड़ हुसेन- 
अली अब बड़ी सेना के साथ दिल्‍ली चला | पेशवा बालाजी विश्वनाथ और 


२ 


सेनापति खंडेराव दाभाडे मराठा सेना सहित उसके साथ थे। दिल्ली पहेँच 


६३७ | मुगल साम्राज्य की घटती कला ४३६ 
कर सैयद बन्धुओं ने अपने मित्रों की फोजें शहर ओर किले में रख लीं । मुगल 
नेता तटस्थ रहे | सैयदों ने तब येसूबाई ओर मदनसिंह मराठों को सौंप दिये। 
फरुवसियर को कैद कर बहादुरशाह के एक पोते को गद्दी पर बिठाया । जज़िया 
फिर हटा दिया । अजितसिंह को अजमेर की सूबेदारी दी ओर उसकी बेटी-- 
फरुंखसियर की विधवा--को उसके साथ जाने दिया। अजित ने उसे 
मारवाड़ ले जा कर फिर हिन्दू बना लिया | सवाई जयसिंह को सोरठ ( सुयाप्ट्र ) 
ओर निज़ाम को मालवे का यूत्रा मिला । मराठों का शिवाजी के स्वराज्यः पर 
तथा समूचे दक्खिन को चौथ ओर सरदेशमुस्वी पर अधिकार माना गया । 

यों बहादुरशाद ने ओरंगजेब की नीति को पलट कर मुगल साम्राज्य की 
पुरानी सहिष्णुता नीति को पुनः स्थापित करने का जो जतन आरम्भ किया 
था, उसे सैयद बन्धुओं ने खुल कर आगे बढाया । बहादुरशाद् ने तो अपने 
पिता के सभी हिन्दू विरोधियों को मना ही लिया था, पर गुरु गोविन्द्सिह के 
दिल के ताजे घाव को वह भर न सका, जिससे सिक्‍खों का नया विद्रोह भड़क 
उठा था। सैयदों के काल में महाराष्ट्र राजस्थान ओर ब्रज से पूरा समभोता 
हो गया--महारष्ट्र ओर राजस्थान के नेताओं की शक्ति सुप्रतिष्ठित थी ओर 
ब्रज के नेता सैयदों के पड़ोसी आर मित्र थे--,पर नये उठते सिकखों का दमन 
ही किया गया, ओर बुन्देलों की भी उपेक्षा की गई । इसी से छुत्रसाल ने फिर 
युद्ध छेड़ा ओर उसके बुन्देले आगरा इलाहाबाद ओर मालवा सूत्रों की सीमाओं 
को लूटने लगे । 

इसी बीच बादशाद तपेदिक से मर गया था। उसका एक भाई बाद- 
शाह बना, पर वद भी उसी रोग का शिकार हुआ । तब सैयदों ने वहादुरशाह 
के एक ओर पोते को गद्दी दी, जा मुहम्मदशाद कहलाया । 

6७9. निज्ञाम का दक्खिन भागना ओर सैयदों का पतन-- 
निजाम मालवा जाते हुए दिल्‍ली से अपना परिवार और सम्पत्ति सब साथ 
लेता गया । मालवे म॑ उसने बड़ी फोज खड़ी की । उसे मालवे से वापस आने 
का हुक्म दिया गया तो उसने उलटे दक्खिन की राह ली और असीरगढ़. और 
बुरहानपुर के गद हथिया लिये। दिल्ली से सैयद दिलावरअ्नलली ओर दोस्त 


२४० भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व ६ 


मुहम्मद रुहेला, जिसने बाद में भोपाल रियासत की स्थापना की, उसके पीछे 
भेजे गये। ओरंगाबाद से खंडेराव दाभाडे के साथ आलिमअली भी उसके 
'विरुद्ध बदा | ताप्ती के उत्तर और दक्खिन खेंडवा और बालापुर में दोनों 
फोजों को निजाम ने बारी बारी से हराया । दिलावर ओर आलिमश्रली मारे 
गये, “बेदोस्त रोहेला” भाग गया ओर शंकर मल्हार कैद हुआ । 

ये समाचार पा कर हुसेनश्लली बादशाह के साथ दक्खिन बढ़ा। 
निज़ाम के चचा मुहम्मद-अमीन ने रास्ते मं उसका काम तमाम कर दिया । 
तब शाही सेना वापस लोटी । दिल्‍ली के पास लड़ाई में अब्दुल्ला भी कैद 
हुआ | 

उधर दिल्ली से लौट कर पेशवा बालाजी विश्वनाथ का भी तभी देहान्त 
हुआ ( १७२० ई० )। 

$८, श्र'ग्रेजों की प्रमुख सामुद्रिक शक्ति--फ्रांस का राजा लुई 
चोदहवाँ ( १६४३-१७१५ ई० ) ओरंगजेब का समकालीन था। दोनों का 
शासन भी बहुत कुछ एक सा था। लुई ने भी अपने पूर्वज की धार्मिक 
स्वतन्त्रता का फरमान रद्द कर दिया था | १७०० ई*० में स्पेन-सम्राद का देह्वांत 
हुआ था| उसके कोई सन्‍्तान न थी। उसकी बहन लुई को व्याही थी, इस- 
लिए मृत्यु से पहले उसने वसीयत कर दी थी कि लुई का पोता उसका उत्तरा- 
घिकारी हो | इस प्रकार फ्रांस के साथ स्पेन भी लुई के कब्जे म॑ चला जाता 
ओर अमरीका में स्पेन का विशाल साम्राज्य फ्रांस को मिल जाता | यह देख 
कर इंग्लैंड ने युरोप के अनेक देशों का गुद् बना कर लुई से युद्ध छेड़ा | अन्त 
में लुई की हार हुई ( १७१४ ई० ) ओर स्पेन का बन्दरगाह जिब्राल्तर, जो 
रोम-सागर के पब्छिमी द्वार पर है, इंग्लैंड को मिला । उसके अलाबा, इंग्लैंड 
को स्पेन की अमरीकी बस्तियों में अफ्रीका से हब्शी गुलाम ले जा कर बेचने 
का ठेका भी मिला | बह बड़े नफे का ठेका था; पहले वह फ्रांस के हाथ में 
था, ओर उससे पहले हौलैंड के । यों अब इंग्लैंड समुद्री शक्ति में सब देशों से 
आगे गढ़ गया | 

बंगाल के योग्य यूबेदार मुशिदकुलीखों ने अंग्रेजों के व्यापार पर चुंगी 


७$१ |] मराठा साम्राज्य की नींव पड़ना प४१, 


बढ़ा दी थी। तब उनके दूत फरुंखसियर के पास गये | अजितसिंह की बेटी से 
विवाह होने के अवसर पर अंग्रेज़ डाक्टर हैमिल्टन ने फरुखसियर की बवासीर 
की तकलीफ दूर कर दी ( १७१५४ ई० )। फरुंखसियर ने उसे इनाम देना 
चाहा, तब उसने स्वयं कुछ लेने के बजाय यह प्रार्थना की कि बंगाल में अंग्रेज 
जो विलायती माल लावें उसपर चुंगी न ली जाय । 
इसी काल दक्खिन में मुम्बई के अंग्रेज़ों ने कान्होजी आंग्रे को कुचलना 
चाद्य | विजयदुर्ग ओर खंडेरी गदों पर उनके वेड़ों ने चदाइयाँ कीं ( १७१७- 
१६ ई० ), पर दोनों जगह विफल हुए । 
अभ्यास के लिए प्रश्न 
१, बड़ादुरशाह ने औरंगजेब की नीति की किस प्रकार पलटा ?! और सैयद 
अन्धुश्नों ने।? 
मै बनन्‍्दा बरागी का चरित लिखिए। 
३. बालाजी विश्वनाथ भट्ट कान था ? उसकी शक्ति का उदय कैसे हुआ ? 
४. “औरंगजेब के पिछ ते काल से हिन्दुस्तानी मुसलमानों और “मुगलों? की 
स्पर्धा चली आती थी”, इसे स्पष्ट की जिये। 
५, शिवाजी ने अपने राज्य से जागीरदार पद्धति उखाड़ दी थी। उसके बाद वह 
फिर कैसे स्थापित हुई ? 
६. निज्ञाम ने दक्खिन में अपनी शक्ति केसे स्थापित की ? 
७, अंग्रेज़ पहलेपहल कब ओर कैसे संसार की जे सामुद्विक शक्ति बन गये १ 
८. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए--( १) श्वजत या तख्ता? (९) जाजउ, 
लाहौर ओर सामृगढ़ के घरेलू युद्ध (३) चूड़ामन जाट (४) शंकर मल्द्ार 
(५ ) कान्डीजी आंग्रे। 


अध्याय ७ 


मराठा साम्राज्य की नींव पड़ना 
( १७२०-४० ई० ) 
$ १. मराठा राज्य का लक्ष्य-- बालाजी की मृत्यु पर शाह ने उसके 
बेटे बाजीयव को पेशवा बनाया | मराठा राज्य की नीति अब क्‍या हो, इसपर 


४४२ भारतोय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व & 


शाहू की सभा में विचार हुआ | महाराष्ट्र में एक दक्खिनी दल था जिसका 
कहना था कि हम पहले अपने स्वराज्य” को शक्त बना लें ओर समूचे दक्खिन 
को जीत लें, तब दिल्ली की तरफ बढ़ने की सोचें | बाजीराव का रुख दूसरा था । 
वह और उसका माई चिमाजी अप्पा श्रपने पिता के साथ दिल्ली हो ग्ाये थे । 
कहते हैं उसने कह्य कि “मुगल साम्राज्य समृद्ध ओर ज्ञीण है; उसकी जड़ पर 
चोट करो तो शाखाएँ स्वयं गिर पड़ेंगी | हमें भारत में साम्राज्य स्थापित करना 
है। मेरी बात मानों तो मैं मराठा कंडा अठक की दीवारों पर गाड़ दूँगा।? 
ओर शाहू ने अनुमोदन करते हुए. कहा, उसे किन्नरखंड पर जा गाड़ों |”? 
अगले ७५४ साल तक मराठा राज्य की यह नीति रही | परन्तु, जेसा कि हम 
देखेंगे, १७ साल बाद इस नीति में इतना परिवर्तन हुआ कि मुगल साम्राज्य 

को तोड़ने का विचार छोड़ उसे अपने हाथ में कर लेना तय किया गया। 
मुगल साम्राज्य यों बना रहा, किन्तु बड़ी घटनाओं का आरम्म अब मराठा 
दरबार से होता ओर मुगल दरबार की अपने बचाव की चिन्ता करनी पड़ती । 

भारतन्साम्राज्य का लक्ष्य सामने होने पर बाजीगव के लिए सबसे 
पहले अपनी सेना को सुसंघटित करना आवश्यक था। मराठे सरदार अत 
काफी शक्तिशाली थे; अपनी स्वतन्त्र जागीरें होने के कारण वे बहुत उच्छृंखल 
भी थे। उन्हें जागीरों से वचित कर नियन्त्रित करना बाजीयाब की शक्य न 
प्रतीत हुआ । राजकीय सेनापति स्वयं बड़ा जागीरदार था। १७२११ ई० में 
खंडेराव दाभाडे की मृत्यु होने पर उस पद पर उसका बेटा व्यम्बकराव नियुक्त 
हुआ | बाजीराव ने अपनी स्वतन्त्र सना खड़ी की, जिसंके बल पर वह दूसरे 
सरदारों पर नियंत्रण रुख सके । उस सेना के नेता रानोजी शिन्दे, मल्हार 
होछकर, उदाजी पवार आ्रादि थ | बाद में इनके वंशज भी बड़े बड़े जागीरदार 
बन गये | 

१७२३ ई० में बाजीराव ने मालवे की स्थिति का अन्दाजा लगाने के 
लिए, पहली चदाई की । 

३२, बुन्देलखंड बज्ञ राजस्थान पंजाब गशुज़रात में मुगल 
साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष; सोमांत अरक्षित--सैयद भाइयों का निपटारा 


७५९२] मराठा साम्राज्य की नींव पड़ना ५४३ 


हो जाने पर मुहम्मदशाह ने मुहम्मदअमीन को अपना वजीर बनाया ओर 
खानेदोरान शम्सामुद्दोला नामक हिन्दुस्तानी मुसलमान को मीर बख्शी । बुंदेल- 
खंड का दूसरा स्वाधीनता-युद्ध जारी था ओर छुत्रसाल ने कालपी दखल कर 
ली थी ( १७२० ई० )। सैयद माइयों के निश्चय को पलट कर अजमेर की 
सूबेदारी अजितसिंह के बजाय दूसरे व्यक्ति को दी गईं। उसपर अजित ने 
विद्रोह किया ओर अजमेर में नये सूवेदार को न घुसने दिया | चूड़ामन जाट 
ने ग्रजित ओर छुत्रसाल दोनों को मदद भेजी | छुत्रसाल को दबाने के लिए 
मुहम्मद्खाँ बंगश पठान को इलाहाबाद की सूवेदारी सोंपी गई । इसने हाल ही 
में अपने फिरके को फरुखाबाद प्रदेश में बसाया था। बंगश ने कालपी से 
बुन्देलों को निकाल दिया । १७२१ ई० में मुहम्मदश्ममीन की मृत्यु हुईं | तत्र 
निजाम को दक्खिन से बुला कर वज़ारत सौंपी गई । मराठों को रोकने के लिए 
निज़ाम ने गुजरात और मालवे म॑ अपने सगे सूबेदार नियुक्त किये | 

चूड़ामन के बेटे आपस म॑ कगड़ते थे, उन्हें वह न मना सका तो उसने 
आत्मघात कर लिया । उसके भतीजे बदनसिंह ने तत्र सवाई जयसिंह की सेवा 
कर ली ( १७२२ ई० ), पर उसका वेगा मारवाड़ भाग गया। सवाई जयसिंह 
ओर बंगश दोनों अजित के खिलाफ भेजे गये। उसने भी तब्र अधीनता मानी 
(१७२३ ६०) | दूसरे साल अजित के छोटे बेटे बख्तसिंह ने उसे मार डाला । 
मारवाड़ से निपट कर बंगश ने जमना पार की (१७२४ ई० ) ओर छुह महीने 
मे छ॒त्रसाल को बाँदा के पास तक खदेड़ दिया । 

इसी काल में पंजाब म॑ भी सिक्‍ख जत्थे दिखाई देने लगे। उन्हें दबाने 
के लिए यूबेदार ज़करियाखाँ ने गश्ती सेना नियुक्त की । 

तभी ईरान में सफाबी राजवंश का अन्त हुआ था ( १७२२ ६० )। 
सन्‌ १७०८ मे कन्दहार के गिलज़ई अफगान स्वतन्त्र हो गये थे । अब्र उन्होंने 
समूचा ईरान जीत लिया था। इधर अब मारत का सीमान्त अरक्षित रहने लगा 
था। पठानों को सहायता” देने के लिए काजल के सूबेदार को जो रकम भेजी 
जाती थी, उसे अब खानेदीरान हजम कर लेता था । काबुल की सेना का वेतन 
५-४५ बरस तक पिछुड़ने लगा था। निजाम इस कुशासन को ठीक न कर सका, 


५४४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पे ६ 


तो छुट्टी ले कर दिल्‍ली से हट गया ( १७२३ )। 

छुट्टी बीतने पर निजाम फिर दक्खिन को भागा | बादशाह ने मुहम्मद- 
अमीन के बेटे कमरुद्दीन को वजीर बनाया ओर हैदराबाद के हाकिम को 
दक्खिन की सूबेदारी दे कर निजाम का मुकाबला करने को लिखा। छुत्रसाल का 
बेटा कुँवरचन्द निजाम के साथ था। बाजीराव भी उससे जा मिला। मुगल 
साप्राज्य के विद्रोही का साथ देने में उन दोनों का उद्देश प्रकटतः साम्राज्य 
को कमजोर करना था। बराड म॑ शकरखेडा नामक स्थान पर हुईं लड़ाई में 
दक्खिन का यूवेदार मारा गया ( १७२४ ई० ) ओर निजाम खुदमुख्तार हो 
गया ।। मुहम्मदशाह ने तब उसका दिल्ली आने का रास्ता रोकने को गुजरात की 
सूबेदारी उसके चचा हमीदखां के बजाय सरबुलन्द को तथा मालवे की गिरिधर- 

दादुर नागर को सौंपी, ओर बंगश को बुन्देलखंड से बुला कर ग्वालियर भेजा | 

हमीदखोँ ने गुजरात देने से इनकार किया, ओर दाभाडे के अधीन 
सरदार कन्ताजी कदम बन्दे तथा पिलाजी गायकवाड से मदद ली। उन्होंने 
सरबुलन्द के दो नायत्रों को मार डाला ( १७२४-२५ ई० )। हमीदखों ने उन्हें 
गुजरात की चोथ दी। तब सरबुलन्द ने स्वयं दिल्‍ली से आ कर हमीदखाँ को 
गुजरात की सूबेदारी से निकाला; पर उसे भी मराठों को चौथ देने की बात 
माननी पड़ी । पिलाजी ने बड़ोदा ओर दाभोई दखल कर लिये (१७२७ ई०)। 

मालवे में मराठों की गिरिघरबहादुर से बरात्रर मुठभेड़ें होती रहीं। 
बंगश के लोट आने से बुन्देलों को फिर छुट्टी मिली | छुत्रसाल ने इस बीच 
त्रिह्दर की सीमा तक का प्रदेश जीत लिया। किन्तु १७२७ ई० के शुरू में 
बंगश ओर उसके बेटे कायमर्खों ने प्रयाग पर फिर जमना पार की, और दो 
साल तक बुन्देलों को दबाते हुए पूरवी बुन्देलखंड पूरा ले कर महोबा कुलपहाड़' 
जैतपुर तक छत्रसाल को धकेल दिया । ब्रज से जाटों की मदद आने के बावजूद 
१७२८ ई० के अन्त में जैतपुर भी छिन गया | तत्र छुत्रसाल ने सन्धि की 
बातचीत से बंगश को बहकाना शुरू किया । 


| शकरखेडा का नाम निज्ञाम ने फतद्खेडा रक्खा। वह बुलडाना ज़िले में है 


७$२३] मराठा साम्राज्य की नींव पड़ना प४ 


8३, निज्ञाम का दक्खिन में स्थापित होना और बाजीराव 
के पहले विजय--शकरखेडा की जीत के बाद निजाम और बाजीराव एक 
दूसरे का रुख देखते रहे | निजाम ने दक्खिन की ओर अपनी शक्ति बढ़ाई ओर 
कई छोटे छोटे सरदारों को दबाया । उसने शिवाजी के भतीजे तांजोर के राजा 
सर्फोजी से तिरुचिरापल्ली छीन ली। सर्फोजी ने शाहू से मदद माँगी; तब बाजीराव 
दक्खिनी दल के नेताओं के साथ गदग बेदनूर ओर श्रीरंगपट्टमू तक गया 
(१७२५-२६ ३० )। पर वह चदाई विफल रही । 

निजाम ने इसके बाद हेदराबाद को अपनी राजधानी बनाया और शाहू 
को चोथ देना बन्द कर दिया। बाजीराव झट सेना के साथ औरंगाबाद पर जा 
चदा ओर निज़ाम का पीछा करके दौलताबाद के २० मील पच्छिम पालखेड' 
पर उसे घेर लिया। निज़ाम ने तब सन्धि-भिक्षा की ओर चोथ की सब्र बाकी 
रकम दे दी । मुंगी-शेवगाँव में सन्धि हुई (मार्च १७२८ ई०), जिसके अनुसार 
निजाम राजा शाहू के सामन्त रूप में दक्खिन में स्थापित हुआ | 

मालवे के किसानों ओर जमींदारों ने मुगल सरकार के जुल्म के खिलाफ 
सवाई जयसिंह से प्रार्थना की थी। जयसिंह ने कहा, बाजीराव को लिखो । मालवे 
के किसानों ने अपनी सेना खड़ी कर ली ओर बाजीराव को बुलाया। चिमाजी 
अप्पा खानदेश हो कर ओर बाजीराव बराड के रास्ते मालवे को बढ़े। अमभरा 
पर चिमाजी ओर उदाजी पँवार ने गिरिधरबहादुर ओर उसके भाई दयाबहादुर 
को घेर कर मार डाला ( नव० १७२८ ई० )। 

तभी बूदा छुत्रसाल जैतपुर के पास संकट में पड़ा था। कहते हैं, 
उसने बाजीराव को लिखा-- 

जो गति ग्राह-गजेन्द्र की; सो गति भई हे आज ! 
बाजी जात बुन्देल की, राखो बाजी लाज ! 

गदा-मंडला के रास्ते बाजीराव बुन्देलखंड की ओर बढ़ा | अमझरा की 
जीत के तीन महीने बाद मराठों ने बंगश को घेर लिया, परन्तु बंगश बहादुरी 
से लड़ता रहा । चार महीने बाद उसके डेरे में अनाज सो रुपये सेर भी न 
मिलता था । छत्रसाल ने तब उसे जाने दिया, पर उससे लिखवा लिया कि वह 


"भू ४६ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पव्व॑ € 


फिर जमना पार न करेगा । 

सरबुलन्दखों ने राजा शाहू को गुजरात की चोथ देना स्वीकार कर 
लिया, तो बादशाह ने उसे सूबेदारी से हटा कर अजितसिंह के बढ़े बेटे ग्रमयसिंद 
राठोड को उसकी जगह भेजा (१७३० ई०), तथा गिरिषरबतह्ादुर के मारे जाने 
पर मालवे की सूबदारी बंगश को सौंपी | तीन मास के अन्दर बंगश ने अधिकांश 
मराठों को नमंदा पार निकाल दिया । मल्हार होबठकर जयपुर भाग गया । 

$४. बाजीराव द्वारा निज्ञाम का षड़यन्त्र कुचला जाना-- 
'निजाम ने अब गुत्त पडयन्त्र कर के पेशवा के सब शत्रुओं का गुड बनाया। 
गुजरात को अ्यम्बकराव दाभाडे के आदमियों ने जीता था; बाजीराव के नियन्त्रण 
से वे असन्तुष्ट थे। दाभाडे ने कहा--बआाजीराव ने राजा शाहू को कैदी बना 
रक्‍्खा है, में उसे मुक्त करूँगा ! उसने अहमदनगर पर निज़ाम से मिल कर 
दक्खिन की ओर बढ़ना तय किया । उधर राजाराम के बेटे कोल्हापुर के 
सम्माजी [ ६, ६ $ ३ ] को निजाम ने अपनी ओर मिला लिया । तब नमंदा 
के घाट पर निज्ाम और बंगश मिले ओर चौमुखा षडयन्त्र पूर्ण हुआ । ठिकाने 
की दो चोटों से बाजीराव ने उसे तोड़ दिया । 

सम्माजी के खिलाफ दक्खिनी दल भेजा गया, जिसने उसे पूरी तरह 
हरा दिया । सम्मभाजी ने आगे से शाहू के अधीन रहना माना । 

व्यम्बकराव के निज्ञाम से मिलने पर उतारू हो जाने पर शाहू ने लाचार 
हो बाजीराव को उसपर आक्रमण करने की आज्ञा दी। साथ ही आदेश दिया कि 
भरसक उसे मना लो या पकड़ लाओ।। इससे पहले कि दाभाडे निज़ाम से मिल 
पाय, बाजीराव गुजरात पर टूट पड़ा। दाभोई पर दाभाडे बहादुरी से लड़ा | सफेद 
भंडा दिखा कर बाजीराव ने कहा, ऐसी वीरता महाराजा के शत्रुओं के विरुद्ध 
दिखानी चाहिए ।? पर व्यम्बकराव ने एक न सुनी ओर उसे पकड़ने के यत्न 
विफल हुए । उसी की तरफ से उसके मामा ने उसकी पीठ में गोली मार दी । 
निजाम और बंगश के जुदा होने के चोथे दिन यों निज्ञाम का पडयन्त्र धूल में 
मिल गया | दाभोई से बाजीराव सीधा निजाम की ओर बढ़ा । निजाम ने तब 
उससे यह गुप्त सन्धि की (१७३१ ३०) कि वह उत्तर की तरफ बेरोकटोक बढ़े, 


७९५५४] मराठा साम्राज्य की नींब पड़ना ५४७ 


निजाम उसे पीछे से न छेड़ेगा । 

इस घरेलू युद्ध का धक्का समूचे महाराष्ट्र ने अनुभव किया | व्यम्बकराव 
की माँ उमाबाई ने शाहू के पास आ कर बाजीराव से बदला लेने के लिए कहा। 
शाहू ने उमाबाई के गाँव में जा कर बाजीराव को उसके पैरों गिराया, और तब 
उमा के हाथ में तलवार दे उसे बाजीराव का सिर काटने को कहा ! उमा ने 
बाजीराव को क्षमा कर दिया। तब उसका छोटा बेटा यशवन्तराव सेनायति नियुक्त 
किया गया । पर वह शराबी था, उसकी शक्ति धीरे घीरे गायकवाडों के हाथ 
चली गई । 

6५, मराठों का मध्य सेखला में स्थापित होना--उसी वर्ष 
( १७३१ ६० ) छुत्रसाल परलोक सिधारा | बुन्देलखंड का पूर्वार्धे तत् उसके 
हाथ था चुका था। उसने बाजीराव को अपना -वेटा बना कर तीन बेटों में 
अपना राज्य बाद दिया । यों हृदयशादह को पन्ना, जगतराज को जेतपुर और बाजी- 
राब को सागर-दमोह मिले। बाकी बेटों को जागीरें दी गईं । मराठों और बुन्देलों 
में पूरे सहयोग की सन्धि हुई । 

अमभयसिंह राठोड ने प्रिलाजी गायकवाड से बड़ोदा छीन लिया और 
सन्धि की बात करने के बहाने पिलाजी को डाफ़ोर तीथं में बुला कर धोखे से 
मार डाला ( १७३२ ई० )। तब काली आदि जाजियाँ, जो मराठों के पक्ष में 
थीं, भड़क उठा ओर पिलाजी के वेटे दमाजी ने गुजरात का बड़ा अंश जीत 
कर अभयसिंह को जोधपुर भगा दिया । 

बंगश ने १७३१ ई० में मराठों को मालवे से निकाल दिया था, पर 
वूसरे वर्ष वे फिर दक्खिन और बुन्देलखंड से मालदा चढ़ आये । सिरोंज पर 
बंगश चार्रो तरफ से बिर गया। दिल्‍ली ओर निजाम से व्यर्थ मदद माँगने के 
बाद उसने मराठों से सन्धि कर ली। तब दिल्‍ली से हुक्म आया कि बंगश के 
बजाय सवाई जयसिंह मालवे का सूबेदार नियुक्त किया गया । पर अगले वर्ष 
रानोजी शिन्दे ओर मल्हार हो&कर ने गुजरात में चॉँपानेर जीतने के बाद मालवा 
आ कर जयसिंह को भी घेर लिया। उसने हार मानी ओर २८ परगने दे कर 
छुटकारा पाया । 

भा०--२५ 


भ्डप भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ प्ब॑ ६ 


यों बुन्देलखंड गुजरात ओर मालवे में मराठे स्थापित हो गये । 

$६. उत्तर भारत पर पहली मराठा चढ़ाई--जयसिंह दोनों पत्तों 
से मोके मुताबिक अपनी गो निकलता था । इस उथलपुथल के बीच उसने 
अपना राज्य बढ़ाने का अवसर देखा ओर बंदी के राजा बुधसिंह हाड़ा से उसका 
राज्य छीन कर अपने एक दामाद को दे दिया था । ब्रुधसिंह की स्त्री ने मल्हार 
होठकर के पास राखी भेज उससे सहायता माँगी । यों मराठों ने राजस्थान के राज- 
पूत राज्यों के भीतर पहलेपद्ल हस्तक्षेप किया | बादशाह ने खानेदोरान को उनके 
खिलाफ भेजा | जयसिंह ओर अ्मयसिंह भी उसके साथ बढ़े | मुकुन्दरा घाटी 
के आगे रामपुरा प्रदेश में उन सबको मराठों ने घेर लिया ओर जयपुर जोधपुर 
के अरक्षित इलाकों पर हमले शुरू किये। जयसिंह और खानेदोरान ने तब 
मराठों को मालवे की चौथ दिला देने का प्रस्ताव कर सन्धि की बात शुरू की 
जिससे युद्ध रुक गया । 

लेकिन बादशाह ने वह प्रस्ताव मंजूर नहीं किया ओर जयसिंह से आगरा 
ओर मालवा के सूबे ले कर वज़ीर कमरुद्दीन को दिये। इसपर जयसिंह ने 
बाजीराव के पास फिर युद्ध छेड़ने का सन्देश भेजा | चिमाजी अप्पा के नेतृत्व 
में मराठा सेना की हरावल राजस्थान ओर बुन्देलखंड के रास्ते एक साथ बढ़ी ॥ 
खानेदीरान, कमरुद्दीन और बंगश के नेतृत्व में मुकाबले को आई शाही फोजों 
को ठेलती हुईं वह चम्बल तक बदू आई और उसकी एक ठुकड़ी जमना 
पार कर इटावा प्रदेश मं जा घुसी | पीछे से स्वयं बाजीराव चला आ रहा 
था। मेवाड़ की सीमा से महाराणा जगतसिंह उसे उदयपुर लिवा ले गया | 
मेवाड़ ने राजा शाहू को वार्षिक कर देना स्वीकार किया | बाजीराव के किशनगढ़ 
पहुँचने पर जयसिंह ने उससे भेंट की | इससे पहले खानेदौरान और बंगश भी 
सन्धि की प्रार्थना कर रहे थे | बाजीराव ने युद्ध रोक दिया ओर मालवे के रास्ते 
लौटते हुए. सन्धि की ब्रातचीत जारी रक्‍्खी । 

6७9. सिक्‍ख दलों का उदय--१७३५ ई० तक पंजाब में सिक्‍खों ने 
बूदा दल और तरुण दल नाम से अपने दो दल खड़े कर लिये। उनका केन्द्र 
अमृतसर प्रदेश था । 


७३८] मराठा साम्राज्य की नींव पड़ना प ४६ 


6८. बाजीराव को दिलों चढ़ाई--बाजीराव की पहली शर्तें ये 
थीं--(१) मालवे का सूब्रा किलों ओर पुरानी जागीरों के सिवाय उसे सौंप दिया' 
जाय तथा (२) दक्खिन के छुद्द सूत्रों की मालगुजारी का ५८८ राजा शाहू को 
दिया जाय । मुहम्मदशाह ने इनपर मंजूर” लिख दिया । लेकिन मुगल साम्राज्य 
को कमज़ोर पा कर बाजीराव ने अपनी शर्ते पीछे बढ़ा दीं। मुहम्मदशाह ने 
उनमें से कुछ मान लीं, पर सब मानने से इनकार किया । बाजीराव ने जयसिंह 
का गुप्त सन्देश पा कर फिर चढ़ाई की । जेतपुर के रास्ते वह आगरे के दक्खिन 
भदावर प्रदेश में जमना पर आ निकला । मल्हार होत्कर ने वहाँ से दोआन 
पर थावा मारा | वह शिकोहाबाद आदि लूटता हुआ जलेसर पर अवध के 
सूवेदार सआदतखाँ से हार कर ग्वालियर पर बाजीराव से आ मिला । दिल्ली के 
तीन सेनापति--खानेदोरान, बंगश, सआदतखाँ--मथुरा पर जमा हुए. । तभी 
रेवाड़ी पर मराठा हमले की खबर सुन कर वज़ीर कमरुद्दीन उधर बढ़ा, और 
उधर से मथुरा की ओर लोगने लगा । 

बाजीराज चम्बल पार कर इन दोनों फोजों को दाहिने बाएँ. एक एक 
दिन की राह पर छोड़ता हुआ एकाएक दिल्ली आ पहुँचा (६-४-१७३१७ ई०) ! 
दिल्ली के दक्खिन कालिका मन्दिर पर उसने डेरा डाला | सन्धि की 
बातचीत होने लगी, जिससे बाजीराव ने अपना इरादा बदल दिया। (हम 
दिल्‍ली जलाना चाहते थे, परन्तु फिर देखा कि वैसा करने ओर बादशाह की 
गद्दी नष्ट करने में लाभ नहीं है, क्योकि बादशाह ओर खाने-दौरान हमसे 
सन्धि करना चाहते हैं, पर मुगल नहीं करने देते। हमारी तरफ से कोई 
अत्याचार होने से राजनीति का यूत्र टूट जाता, इसलिए, जलाने का इरादा छोड़ 
कर बादशाह ओर राजा बख्तमल को पत्र भेजे |? इसी बीच दूसरे दिन दिल्‍ली 
की फोज बाजीराव के मुकाबले को निकली ओर रिकाबगंज पर बुरी तरह हारी । 

बाजीराव का दिल्‍ली पहुँचना सुन कर शाही सेनापति खीक की 
अंगुली शर्म के दाँत पर रखे हुए! एकाएक लोटे । बाजीराव ने देखा कि 
बड़ी बड़ी सेनाएँ चली आ रही हैं तो वह पच्छिम की ओर हट कर अजमेर 
जा निकला | वहाँ से वह फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने या अन्तवेद में घुसने 


४५० भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पव ६ 


का इरादा कर ग्वालियर लोटा | चिमाजी को उसने लिखा--'इधर किसी 
का डर नहीं है, उधर निज़ाम की 
एड़ियों में रस्से डाले रक्‍्खो ।? 
किंतु बाजीराव के दिल्ली पहुँचने 
के तीन दिन पहले मराठों की 
बड़ी सेना कॉंकणश में पुतंगालियों 
के विरुद्ध बद चुकी थी, ओर 
खानदेश की मराठा ठुकड़ी को 
भगा कर निज्ञाम नमंदा पार 
निकल आया था, इसलिए 
घाजीराव को एकाएक लोटना 
ओर कोंकण जाना पड़ा | 

शाही दरबार में अब सब्र का अमन, 255 ह 
यह मत था कि निज्ञाम ही बाजी- ९... न न्याय 
राव को रोक सकता है | इसलिए हसन द 
उसे फिर बुला कर बादशाह का. पेशवा बाजीराव [ भा० इ० सं० मं० ] 
वकील-ए-मुतलक अथांत्‌ राज- 
प्रतिनिधि बनाया गया । वह पद वज़ीर से भी ऊँचा था। आगरा ओर मालवा 
के सूबे जयसिंह और बाजीराब के बजाय निजाम के बेटे गाजिउद्दीन को दिये 
गये | निज्ञाम मालवा वापस लेने चला। अपने दूसरे बेटे नासिरजंग को 
उसने लिखा कि बाजीराव को दक्खिन से न निकलने दे | पर बाजीराव नर्मदा 
पार कर आया, ओर भोपाल पर उसने निज़ाम का सामना किया। पालखेड 
और जैतपुर वाली बात दोहराई गई । निज़ाम पूरी तरह घिर गया, परन्तु तोपों 
के सहारे कुछ आगे बढ़ा । अन्त में दुराह्यसराय पर उसने सन्धि की प्रार्थना 
की । उसने नमंदा से चम्बल तक के प्रान्त पर मराठा आधिपत्य मनवाने और 
उन्हें ५० लाख की खंडनी देने का वचन दिया ( जनवरी १७३१८ ई० )। 

$९, आंग्रे और अ'भ्रेज़; पुतंगालो युद्धझ--अपने ही देश के 


है| 








के 


| 
न 
! 


है 
* कु. 
हू हु 
पु 
जि 
के + 





[पा "फलकलनएएकुल्कूलक' तर ">जनटगकुनुननकनन-नननानननयत >न्‍ननदुननशकाण।एपाटि धाशक जप 
््् न ७ डर 
ज़्क / ऐै 
हे रे. 
मत आप न न्‍ रे है पु 
2 
के है ५ 
जल रे > फू अऔे 
( ] कि कै 3 ९ 
हे जी 5 ३ 
#कोबज - हा रू च ४ कह 
हट क 
ही! न सन्ड है हि हे ब 
हे के के * भ्र्ट 53, 8) 
ही फल + २ प्र्क्र द ट 
४३ डा पी ्चि ह नह, 
रन हक ध्ज थक दे 
!] 2४ 52 


७९०१० ] मराठा साम्राज्य की नींव पड़ना ५५१ 


चांचियों को दब्चाने तथा कान्होजी आंग्रे की जलशक्ति तोड़ने म॑ अपने को 
अशक्त देख ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने राजा से मदद माँगी । तत्र इंग्लैंड 
से एक जंगी वेड़ा इस प्रयोजन के लिए मुम्बई आया । गोदा ओर बसई के 
पुतंगाली गवनेरों ने भी उसका साथ दिया। आांग्रे के कोलाबा किले से वे सब 
हार कर लोटे ( १७२२-२३ ई० )। दूसरे वर्ष विजयदुर्ग पर ओलन्देज भी 
वैसे ही हरे । १७२६ ६० में कान्होजी की मत्यु हुईं। तब उसके बेटे आपस 
में कगड़ने लगे ओर उन भगगड़ों में पुतंगाली भी दखल देने लगे । बाजीराव 
ने कूगड़ों को सुलका कर पुतंगालियों को दस्तन्दाजी से रोक दिया। किन्तु 
उसके बाद पुतंगाली वाइसराय के अभिमानी भतीजे ने मराठा दूत के सामने 
बाजीराव को नेगर! ( काला हृब्शी ) कह दिया । चिमाजी अ्प्पा के नेतृत्व 
में महाराष्ट्र ने तब अपनी सारी शक्ति पुतंगालियों के विरुद्ध लगा दी। दो वर्ष 
तक घोर युद्ध होता रहा ( १७३७-३६ ई० ) । दुराद्यसराय से लोट कर बाजी- 
राव की सारी सेना कोंकण चली आई और पुतंगालियों का समूचा उत्तरी प्रांत 
मराठों के हाथ आया । बहादुरशाह गुजराती ओर अकबर जो काम करने को 
तरसते रहे, वह दो शताब्दी बाद पूरा हुआ । पुतंगालियों से बसई छीनने 
लिए मराठों को भारी बलिदान करना पड़ा । चिमाजी का प्रस्ताव बसई के 
बाद मुंबई लेने का था। पर अंग्रेजों ने शाह के सामने गिड़गिड़ा कर उसे 
शांत कर लिया । शाह ने उनके साथ मैत्री रखना तय किया । 

$ १०, नादिरशाह की चढाई--गिलज़ई पठानों का ईरान का राज्य 
दो वर्ष में ठुकड़े टुकड़े हो गया । अंतिम सफावी शाह के बेटे तहमास्प ने सिर 
उठाया । खुरासान में एक तुकमान सेनिक नादिरकुली ने उसका सेवक बन कर 
ईरान को स्वतन्त्र किया ओर उसे गद्दी पर त्रिठाया ( १७२६९ ई० )। किन्तु 
तहमास्प मूर्ख ओर दुर्बल था । सेना ने देखा कि वह अपने देश को फिर गँवा 
देगा तो उसे हटा कर उसके बेटे को बादशाह बनाया । उसके मर जाने पर 
नादिरकुली नादिरिशाह बना । उसने कन्दह्ार के अफगानों पर चढ़ाई की 
( १७३७ ई० ), ओर मुहम्मदशाह को लिखा कि भगोड़ों को अपनी सीमा में न 
घुसने दो । किन्तु अफगान जब कन्दहार से गजनी ओर काबुल भागने लगे, 


7 


प५२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ६ 


तब उस प्रान्त में उन्हें रोकने को कोई सेना न थी । नादिरशाह ने इसका 
जवाब्र तलब्र किया | 
दिल्‍ली से उसे साल 
भर तक कोई जवाब न 
मिला ! ध्यान रहे कि 
इस वक्त दिल्‍ली का 
शासन निज़ाम के हाथ 
में था। वह बादशाह 
का वकीले मुतलक और 
उसका चचेरा भाई 
कमरुद्दीन वज़ीर था। 
ये दोनों साहसिक 
विदेशी थे, जो भारत में 
केवल अपना भाग्य 
आजमाने ओर लाभ 
उठाने को आये हुए 
थे। हिन्दुस्तानी मुसल- 
मान भारत को जैसे 
अपना देश समझ कर . नादिशाह 
इससे लगाव अनुभव [ श्री शद्राब॒द्दीन खुदाबख्श के निजी संग्रर में से ] 
करते थे, वह भावना इनमें न थी। ये दोनों तुर्क थ ओर नादिरशाह भी तुक 
था। वस्तुतः निज़ाम ही भीतर भीतर नादिरशाह को बुला रहा था। 

इस दशा में नादिर ने काबुल ले लिया ( १७३८ ई० ), ओर पेशावर 
ले कर पंजात्र की ओर बदा । दिल्‍ली से कमरुद्दीन, निज़ाम और खानेदौरान 
को बदने का हुक्म हुआ । शाहदरा जा कर वे एक महीना वहीं पड़े रहे |! इस 
बीच नादिर ने ज़करियाखाँ [ ६,६३५ ] से लाहौर भी ले लिया ओर पंजाब में 
उसकी सेना ने अकथनीय अत्याचार किये। बादशाह ने राजपूत राजाशओं को 


हट न्््ज्वऋननाथ्ा 
है 


“* अल हाड्ड ७ स्तष्रस ५ 47 
[ जन तब श 
कि कं | कि श्र ८ 8] कि 
हु. # (नाक हु 
१ 8 ] 4 आता « 
हर न] हा ४ हे 54 ब 
+ :क 5८ का - 
्त- न्‍ बन ड़ 2 मई बच ४ 
क््च -“ जय १7 ; 
बढ थ्ू 4४ ध कि] 
कं ८2०० फल 
चर के 
4& टी ड़ भू न 
बी ] 7 + लि का 
£ व 5 ५2 
ऐड 0 भपओ हू 
ड #+ हि 
>> 


ब्क 


४ दम 


न ् ध 
कि 


* 

|. 

[ 

हू 

। 

॥ 

| 

| 

। 

ह 
|। 3 है ५ घर 


ब् 


(्प :; 





७0१० ] मराठा साम्राज्य की नींव पड़ना भरे 


मदद के लिए लिखा ओर बाजीराव से भी प्रार्थना की । जयसिह आदि ने तो 
टाल दिया; पर बाजीराव ने लिखा हमारे राज्य के लिए दिल्ली के बादशाह 
को ऐसे अवसर पर मदद देना बड़े गौरव की बात होगी। मल्हार होतकर, 
रानोजी शिन्दे ओर उदाजी पवार को भेजता हूँ ।”” किन्तु वे सब्र सेनानायक पुत॑- 
गालियों के साथ ऐसे उलमभे हुए थे कि किसी तरह कोंकणश से न निकल सके । 
पानीपत पहुँच कर दिल्‍ली के सेनापतियों ने बादशाह को बुलाया ओर उसके 
आने पर करनाल तक आगे बढ़ | वहा उन्होंने माच।वन्दी कर अपने को दीवार 
घर लिया । चुस्त ओर सजग शत्रु ने चारों तरफ से उनके रास्ते काट दिये । 
नादिर की सेना मुख्यतः सबारों की थी ओर वे जिज्ेल नामक लम्बी 
चन्दकों से लड़ते थे । भारतीय सवारों के मुख्य शस्त्राम्त्र भाला तलवार ओर 
तीर थे । हसके सिवाय नादिर की सेना म॑ अच्छी संख्या ऊँट्सवारों की थी 
जो जम्बुरक अर्थात्‌ हलकी लम्बी तोपों से लड़ते थे । इस दस्ती तोपखाने” के 
मुकाबले में भारतीयों के पास कुछ भी न था; उनका भारी जिंसी तोपखाना! 
एक जगह टिका रहता था । नादिर के शब्दों म॑ हिन्दुस्तानी मरना जानते थे, 
लड़ना नहीं । 
सआादतस्वाँ पीछे से कुम॒ुक ला रहा था, परन्तु वह ईरानियों के हाथ 
कैद हुआ | खानेदोंग़न उसकी मदद को गया ओर मारा गया । केदी सआदत के 
द्वारा सन्धि की बातें शुरू हुईं; ५० लाख खंडनी तय हुईं, जेसी एक बरस पहले 
चाजीराव के लिए हुई थी | तभी मुगल दरबार में यह प्रश्न उठा कि खानेदीरान 
की जगह मीर-बख्शी कोन बने । इस प्रसंग में सआदत निज्ञाम से रूठ बैठा । 
उसने नादिर से कह, ५० लाख क्या लेते हो, दिल्‍ली चलो तो २० करोड़ 
मिलेंगे ! नादिर ने निज़ाम, वज़ीर कमरुद्दीन ओर मुहम्मदशाह को बात- 
चीत के लिए बुला कर धोखे से पकड़ लिया । उन केदियों के साथ ईरानी सेना 
दिल्‍ली की ओर बढ़ी | बिना नेताओशं की हिन्दी सेना तितरबितर हो गई । 
नादिरशाह के दिल्ली पहुँचने पर जनता ने विद्रोह किया | तब नादिर 
ने कत्ले-आम का हुक्म दिया । एक दिन में २० हज़ार जानें ली गईं | उसके 
आद वह दो मास तक प्रजा ओर अमीरों को लांछित करता और निचोड़ता 


५५४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व ६ 


रहा। उसने अजमेर-यात्रा की इच्छा प्रकट की तो जयसिह आदि ने अपने 
परिवार उदयपुर भेज दिये। बाजीराव ने चम्बल के घाटों को अपने काबू में 
रखना तय किया । उसने लिखा, पुत्तंगाली युद्ध कुछ नहीं है; दक्खिन की 
सब शक्ति, हिन्दू ओर मुस्लिम, एक करनी होगी । मैं मराठों को नम॑दा से चम्बल 
तक फैला दूँगा |? पर बरुई के ढहते ही ( १४-४-१७३६ ) जब होछकर ओर 
शिन्दे बाजीराव से मिलने बुरहानपुर की तरफ बढ़े, तब्र नादिरशाह को दिल्‍ली 
से लौटे ६ दिन हो चुके थे । 
दिल्‍ली से नादिरशाह कुल 2५ करोड़ रुपये नकद और ४० करोड़ के 
र्नाभूपषण ओर सामान, जिनमें तख्तेताउस भी था, ले गया । मुहम्मदशाह 
को उसने उसकी जान ओर बादशाहत बख्शी, किन्तु ठटठा ( दक्खिनी सिन्ध ) 
तथा सिन्ध नदी के पार के प्रान्त ले लिये ओर पंजाब पर आधिपत्य रख के 
वहाँ ज़करियार्खों को अपनी ओर से नियुक्त किया | लोगते हुए नादिर का 
कुछ माल-असबाब दिल्‍ली के पास ही जाटों ने लूट लिया । पंजाब में सिक्‍खों 
ने रावी पर दुल्लेवाल किला बना लिया था। उन्होंने भी उसका बोभा कुछ 
हलका किया । 
$ ११, बराड के भोंसले-- १७३६ ई० में बराड के रघ्ुजी भोंसले 
ने गोंडवाने में देवगढ़ का राज्य जीत लिया | इसके बाद शाहू की प्रेरणा से 
उसने तमित्ठनाड पर चढद्वाई की । तभी बाजीराव ओर चिमाजी दोनों भाइयों 
का बीमारी से देहान्त हो गया ( १७४० ई० )। खबर पा कर रघुजी, जो 
पुदुदुचेरी में था, सातारा लौट आया, क्योंकि उसे पेशवा बनने की आशा थी । 
तभी निज्ञाम भी दक्खिन को लौट गया । 
अभ्यास के लिए प्रश्न 
१, बाजीराव के पेशवा बनने पर मराठा दरबार में अपने लक्ष्य के सम्बन्ध में 
क्या क्या मुख्य मत थे ? उनमें से कौन सा माना गया ? बाद में उसमें व.ब कैसे क्या 
परिवत्तन हुआ : 
२. छत्रसाल ने दुन्देलखंड का दूसरा स्वाधीनता-युद्ध वब से व॒ब तक किन 
दशाओं में केस लड़ा १ 
३, निज़ामुल्मुल्क दक्षिखन में केसे किस हेसियत में स्थापित हुआ १ उसका 


८४१] मराठों के मुकाबले अंग्रेज़ों का खड़ा होना ५५४. 


१७४० तक का चरित लिखए। 

४. मराठे मालते में कैसे स्थापित हुए ? 

५, बाजीराव की दिल्ली चढ़ाई का बृत्तान्त लिखि 

६. एुतंगाली उत्तरी प्रान्त का संन्षिप्त इतिहास दी जे 

७, नादिरिशाह की चढ़ाई में भारत को कमज़ोरों किन किन बातों में प्रकट हुईं 

८, नम्नलिखित पर टिप्पणी लिखए (१) कान्दोजी अ.ग्र (२) व्यम्बकराव 
दाभाड (३) चूडामन जाट को झुृत्यु (७) छुत्रसाल क राज्य का बँटवारा (५) दस्ती 
ओर जिसी तोपखाना । 





अध्याय ८ 
मराठों के मुकाबले अंग्रेज़ों का खड़ा होना 


( १७४०-१७६ १ ई० ) 

$१. तमिद्धनाड के लिए संघर्ष, बंगाल बिहार उड़ोसा पर 
मराठा आधिपत्प- बाजीराव की मृत्यु पर शाह ने उसके नोजवान बेटे 
बालाजी को पेशवा बनाया ओर रघ्ुजी भोंसले को, जो उसके विरोधी दक्खिनी 
दल का नेता था, फिर तमिछनाड की चदाई पर भेजा । 

राजाराम के जिंजी छोड़ने के बाद से तमिछ देश पर दिल्ली साम्राज्य 
का बराबर प्रभुत्न था। आरकाट तब तमिव्दनाड की राजधानी थी । आरकाट का 

नवाब दक्खिन के सूबेदार के अधीन शासन करता था | पहले जुल्फिकारखों ने, 

फिर फरुखसियर ने, सआदतुल्लाखाँ को आरकाट की नवात्री सॉंपी थी। शकर- 
खेडा की जीत के बाद निज़ाम दक्खिन का स्वतन्त्र सूबेदारं बना तो 
उसने भी सआदतुल्ला को बना रहने दिया । लम्बे सुशासन के बाद १७३१ ई० में 
सआदत की मृत्यु हुईं | तब उसका भतीजा दोस्तअली आरकाट का नवात्र बना ।' 
रघुजी कर्णायक पठार से तमिछ मैदान में उतरने लगा तो दोस्तअली ने आरकाट 
के ५० मील पच्छिम आम्बूर के पास दमलचेरी घाद पर उसे रोका। दोस्तञली 
युद्ध में हारा ओर मारा गया | रघुजी तमित मैदान की ओर बढ़ा । दोस्तअ्॒ली 
का दामाद चन्दासाहब तिरुचियपल्ली में लड़ता हुआ केद हुआ (१७४१ ई०) | 


"५६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ प॑ ६ 


रघुजी ने उसे सातारा भेज दिया ओर कृष्णा के दक्खिन गुत्ती में बरसे हुए मराठा 
सरदार मुरारीराव घोरपडे को त्रिची ( तिरुचिरापल्ली ) में अपना हाकिम नियुक्त 
किया । चन्दा ने अपना परिवार पुद्दुचेरी के फ्रांसीसी हाकिम द्यमा (2५॥95) 
के पास भेज दिया था । 

रघुजी ने पुद्दुचेरी पहँँच कर द्यमा से खिराज का बकाया ओर चन्‍्दा- 
साहब का पार्रवार तलब किया। द्यूमा ने इनकार करते हुए कहला भेजा कि 
फ्रांसीसी राष्ट्र ने कभी किसी को खिराज नहीं दिया | रघुजी ने अपने दूत को 
यह देखने भेजा कि द्युमा किस बूते पर ऐसा लिखता है। दमा ने उसे अपनी 
रसद तोपें ओर कवायद सीखे हुए. सिपाही दिखाये | १२०० फ्रांसीसी सैनिकों के 
सिवाय वहाँ ५००० भारतीय पसिपादी फ्रांसोसी नियन्त्रण म॑ कवायद सीख हुए 
तैयार थे । उनसे प्रभावित हो कर रघुजी लोट गया | उसे लोग देने के लिए 
निजाम ने द्यमा को भेंट भेजी ओर मुहम्मदशाह ने उसे नवाब का पद दिया । 

अठारहवीं सदी के शुरू में आरंगजेत्र ने मु्शिदकुलीखाँ को बंगाल ओर 
उड़ीसा का नाजिम ओर दीवान नियेत किया था। उसके बाद उसका पद तथा 
बत्रिहार की सूवेदारी भी उसके दामाद को मिली | अब अलीवर्दोखोँ ने उसके 
बेटे को मार कर वह पद छीन लिया ओर बादशाह से भी उस पद पर अपनी 
नियुक्ति की स्वीकृति ले ली (१७४० ई०) ! दूसरे पक्ष के बुलाने से पहले रघुजी 
भोंसले के मन्त्री भास्करपन्त कोल्हटकर ने ओर फिर खुद रघुजी ने रामगढ़ 
(आधुनिक हज़ारीबाग जिले) ओर बाँकुड़ा के रास्ते बर्दवान पर चदाई की ओर 
कटवा में छावनी डाल कर राजमहल से मदिनोपुर तक बंगाल का पच्छिमी 
पहाड़ी प्रदेश जीत लिया | 

दुराह्सराय की सन्धि को पक्का कराने के लिए पेशवा बालाजीराव 
ग्वालियर तक बढ़ आया था। बादशाह की तरफ से सवाई जयसिंद ने धोलपुर 
में उससे मिल कर उसे मालवे का सूत्रा दे दिया । उसके बाद बादशाह ने 
उससे प्रार्थना की कि बंगाल से रघुजी को निकाल दो। तदनुसार फरवरी 
१७४३ में बालाजी प्रयाग बनारस गया मुंगेर बीरभूम के रास्ते वद्धाल की 
राजधानी मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़ा । कटवा के उत्तर पलाशी गाँव पर अश्रलीवर्दी 


<$२] मराठों के मुकाबले अंग्रेजों का खड़ा होना प५७ 


ने उससे मिल कर बंगाल की चोथ देना स्वीकार किया | रघुजी बीरभूम की 
तरफ हट गया था; बालाजी ने पीछा कर उसे भगा दिया | 

तभी तमित्ठनाड में भी रघुजी के किये कराये पर पानी फिर गया । 
निज़ाम ने वह प्रान्त फिर से जीत कर अनवरुद्दीन को नवाब नियत किया और 
मुरारीराव घोरपडे को मँट-पूजा से खुश कर लोटा दिया । इस दशा में राजा 
शाह ने बालाजी ओर रघुजी के बीच समभोता करा दिया ( ३१-८-१७४३ ) । 
मालवा आगरा इलाहाबाद के यूवे बालाजी के अधिकारन्त्ेत्र माने गये तथा 
बिहार बंगाल उड़ीसा ओर अवध रघुजी के | मुगल साम्राज्य की जड़ हिल चुकी 
थी । उसकी शाखाएँ बटोरने का काम यों शाहू ने दो नेताओं को बॉट दिया । 

इसके बाद वुरन्त ही रघुजी ने नागपुर के गोंड राज्य को जीत लिया | 
फिर सन्‌ १७४४ के शुरू में भास्करपन्त ने बंगाल पर दोबारा चदाई की। 
इस बार अलीवदींखां ने उसे सन्धि की बातचीत के बहाने बुला कर उसके 
२१ नायकां सहित कत्ल कर डाला ( ३१-३-१७४४ )। अगले वप अलीवर्दी 
के अफगान सेनिकों ने, जो दरमभंगे म॑ बसे हुए थे, विद्रोह किया | उनके बुलाने 
से रघुजी भांसले ने फिर चटाई की, उड़ीसा दखल कर लिया ओर पज्छिमी 
बंगाल म॑ छावनियाँ डाल कर बिहार में अफगानों को मदद दी। बादशाह ने 
पेशवा से सन्धि करके विहार की १० लाख चौथ पेशवा के लिए तथा बंगाल 
की २५ लाख बराड के भोंसले के लिए नियत कर दी । लेकिन बूढ़े अलीवर्दी 
ने भोंसले को चोंथ देना स्वीकार न किया ओर आगे पाँच वर्ष तक लड़ता रहा | 
अन्त में सन्‌ १७४१ में उसने भी सन्धि की, जिसके अनुसार मेदिनीपुर जिले 
के सिवाय समूचा उड़ीसा प्रान्त रघुजी को “जागीर के रूप में? दे दिया, ओर 
शंगाल की चोथ १२ लाख रुपया वार्पिक देना स्वीकार किया । 

$२., “भारतीय सिपाही का आविष्कार --रघुजी की तमितठ& 
चढ़ाई से मराठा नेताओं को पहलेपहल फ्रांसीसियों की सिखाई हुई नये नमूने 
की सेना का पता मिला | तब तो वह घटना छोटी प्रतीत हुई, पर इतिहास में 
उसका बड़ा महत्त्व था। 

१८वीं सदी में युरोप ने स्थल-युद्ध-कला में भी बड़ी उन्नति कर ली 


भ्र् ' भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पर्व ६ 


थी | बन्दूक का प्रयोग बढ़ जाने से वहाँ पैदल बन्दृकचियों की पॉर्तें तैयार हो कर 
युद्ध का मुख्य साधन बन गई थीं। ये पॉ्ें एक साथ एक आदेश पर गोली 
दागतीं और इनकी सारी गति नेताश्रों के आदिशों से नियमित रहती। इनके 
सामने ठीले नियन्त्रण पर चलने वाले रिसाले निकम्मे हो गये। इन सुनियन्त्रित 
पेदल सेनाश्रों से राजाश्रों ने अपने उच्छुछ्नल सरदारों के कोयले दहा कर उन्हें 
वश में कर लिया | यों सेनाओं ओर युद्ध-शैली में केन्द्रीय नियन्त्रण बढ जाने 
से युरोप की शासनसंस्था में भी राजाओं का केन्द्रीय नियन्त्रण बढ गया । भारत 
में जो युरोपी थे वे सोचने लगे कि हम यदि भारत में अपनी सेनाएँ ला सकें तो 
यहाँ के समुद्रतठ के प्रान्तों को आसानी से जीत लें। युरोप के मध्य भाग अर्थात्‌ 
जम॑नी और उसके पड़ोसी प्रदेशों का राजा तब सम्राट कहलाता था। भारत में 
रहने वाले कुछ अंग्रेजों ने जर्मन सम्राट को यहाँ सेना लाने के लिए लिखा भी । 
पर इतनी दूर बड़ी सेना लाना तब सम्भव न था। इस दशा में पुददुचरी के 
हाकिम द्यूमा ने भारतीय सिपाहियों को कवायद सिखा कर उन्हें नई युद्धकला 
में दीक्षित किया । उसने यह पहचाना कि भारतवर्ष के लोगों में पुरानी सभ्यता 
के वारिस होने के कारण इतनी समझ ओर भोतिक वीरता है कि वे अच्छे 
सैनिक बन सकते हैं। ञ्रफरीका आदि की दूरारी जिन जातियों से युरोपियों को 
वास्ता पड़ा था, वे ऐसी न थीं | साथ हो उसने देखा कि भारतीयों की महात्त्वा- 
कांच्ा ओर जिज्ञासा ऐसी सोई हुई हैं कि जितनी बातें उन्हें सिस्रवा दी जायें 
उतनी सीख लेते हैं, उससे आगे बढ़ कर समूचे ज्ञान को अपनाने की उत्कंठा 
उनमें नहीं जागती । उनमें राष्ट्रीयता की अनुभूति भी इतनी मन्द है कि उन्हें 
किसी के भी भाड़े के सेनिक बन कर अपने भाइयों पर गोली दागने में कोई 
दिचक नहीं होती । इसलिए जहाँ वे दूसरों के अच्छे हथियार बन सकते हैं वहाँ 
इस बात का खटठका नहीं है कि वे स्वयं युरोपी ढंग की सेनाएँ संघटित कर लें। 
प्रत्युत उन्हीं के द्वारा युगोप वाले भारत को जीत सकेंगे । द्यमा को जो यह नई 
बात सभी, इसे युरोप वालों ने भारतीय सिपाही का आविष्कार? कहा। श्प्वीं 
सदी का यह सबसे बड़ा सामरिक आविष्कार था। युरोपियों के हाथ में इससे 
ऐसा साधन आ गया जिससे उन्होंने प्रथ्वी का नक्शा पलट दिया । 


है: | मराठों के मुकाबले अंग्रेजों का खड़ा होना उप 


९३, राजस्थान और महाराष्ट्र के भीतरी भगडे--सन्‌ १७४३ 
में सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई । उसी वर्ष राजा शाहू को असाध्य रोग हुआ 
ओर छुद् बरस बीमार रह कर वह परलोक सिधारा (१४-१२-१७४६) | ६-६-१७४७ 
को नादिरशाह कत्ल किया गया तथा १५४-४-१७४८ को मुहम्मदशाह और 
२१-४-१७४८ को निज़ाम चल बसा। १७४६ ई० में मारवाड़ का राजा अभय- 
सिंह मरा | इन सब मृत्युओं से उत्तराधिकार के अनेक झगड़े खड़े हुए | 

जयसिंह का बड़ा बेटा ईश्वरीसिंह जयपुर की गद्दी पर बैठा तो उसके 
छोटे भाई माधोसिंह ने राज्य का वड़ा भाग माँगा । माधोसिंह के मामा उदय- 
पुर के महाराणा जगतसिंह ने अपने भानजे का पक्ष लिया | राजपूतों के इन 
तुच्छु झगड़ों में उलक कर मराठा सरकार भी पथश्रष्ट हो गई। पहले वह 
ईश्वरीसिह के पक्ष में थी, तो भी महाराणा ने मल्हार होछ॒कर को अपने पक्ष में 
खींच लिया । बाद में मराठा सरकार ने भी माधोसिंह का पक्ष ले लिया। 
ईश्वरीसिंह ने पेशवा को याद दिलाई कि उसके पिता और बाजीराव की कैसी 
दाँतकाटी रोटी थी, लेकिन बरालाजीराव ने एक न सुनी और १७४८ ई० में 
जयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दी। ईश्वरीसिंह को कुकना पड़ा | दो बरस बाद 
वह हरजाने की रकम न चुका सका ओर मराठों ने फिर चढ़ाई की तो उसने 
ओर उसकी रानियों ने आत्महत्या कर ली। इन घटनाओं से राजपूत मराठों के 
शत्रु बन गये । माधोसिंह जयपुर का राजा बना, पर अब उसका रुख बदल 
गया, ओर समूचे राज्य में मराठों के विरुद्ध विद्रोह हुआ जो कठिनाई से 
दबाया गया । 

अमनयसिंह के मरने पर उसका भाई बख्तसिंह तथा उसका बेटा रामसिंह 
आपस में लड़ने लगे | बख्तसिंह ने १७४१ ६० में राज छीन लिया, पर अगले 
बर्ष वह मर गया और उसका बेटा विजयर्थिह उत्तराधिकारी हुआ । 

राजा शाहू के कोई सन्‍्तान थी। उसकी बीमारी के छह दर्षों में उत्तरा- 
धिकार के अनेक प्रस्ताव पेश हो कर रद्द होते रहे । ताराबाई ने कहला भेजा 
कि उसका एक पोता मौजूद है जिसे उसने रजसबाई से बचाने को छिपा दिया 
था। बड़ी जाँच-पड़ताल के बाद यह बात ठीक मानी गई। शाहू की मृत्यु के 


५६० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे & 


बाद बालाजी और अन्य प्रधानों ने शाहू की इच्छानुसार ताराबाई के पोते 
रामराजा को सातारा की गद्दी दी। रघुजी भोंसले ने भी इस बात में बालाजी का 
साथ दिया | किन्तु ताराबाई की आकांक्षा अपने पोते के नाम पर स्वयं शासन 
करने की थी। उसने उमाबाई दाभाडे [ ६, ७३४ | से मिल कर पडयन्त्र रचा 
ओर अपने पोते को भी पडयन्त्र में मिलाना चाहा, पर उसके न मानने पर सातारा 
का गढ़ छीन कर उसे 
केद कर लिया | यशवन्त- 
राव दाभाडे ओर दमाजी 
गायकवबाड ने महाराष्ट्र 
पर चढद्ाई कर दी। 
बालाजी तत्र हैदराबाद 
के इलाके में गया हुआ 
था । उसे एकाएक 
८४० 052 80200 ॥& 02 लोठना पड़ा ( अप्रेल 
बालाजीराव पेशवा, दाहिने उसका पुत्र विश्वासराब, ३७५१ )। विद्रोह को 
सामने नरो शंकर दानी ( तीनों बेठे हुए ) कुचल कर उसने दाभाड़े 
[ भा० ३० सं० म॑ं० ] ओर गायकवाड को कैद 
कर लिया और सातारा गद ओर रामराजा ताराबाई के हाथ में रहने दिये। 
दमाजी गायकवाड ने गुजरात के कर का पिछला सब्॒ बकाया और आगे से 
वार्षिक कर ओर सब विजयों का आधा हिस्सा देना तथा राजकीय सेवा में 
अपनी सेना भेजना स्वीकार किया | ताराबाई ने भी पेशवा से समभौता किया, 
उसका गद और कैदी उसके हाथ में रहने दिये गये । 
गुजरात के दो अंशो-- अहमदाबाद और खम्मात--में अब तक दिल्ली 
की बादशाहत बनी हुई थी। इस समझौते के बाद बालाजी के भाई रघुनाथराव 
( राघोबा ) के नेतृत्व में सम्मिलित मराठा सेना ने समूचा गुजरात जीत लिया 
( १७५२-५३ ई० ) | 
6७, उत्तर भारत में पठान और मराठे--१७वथीं शताब्दी के 





८४४] मराठों के म॒काबले अंग्रेजों का खड़ा होना ५६९१ 


उत्तराध और श८्वीं के शुरू में प्राचीन पंचाल देश में अनेक पठान आ बसे 
थे। फरुखाब्राद ओर शाहजहाँपुर म॑ं तथा बरेली जिले के ऑवला और बान- 
गद कर्त्रों में [ नक्शा ७ ] उनकी खास बरस्तियाँ थीं। अफगानिस्तान में पहाड़ 
को रोह कहुते हैं, इससे ये लोग रुद्देले कहलाये। पुराने ज़मीदारों से छीन खसोट 
कर रुहेलों ने बहत सो जागीरें बना लीं। १७४१ ई० में उनके नेता अलीमुहम्मद 
ने कय्हर के फोजदार को मार डाला। कमज़ोर मुगल दरबार ने अलीमहम्मद को 
ही फोजदार बना दिया । कटहर या सम्मल का इलाका ( उत्तर पंचाल ) 
अव रुहेलखंड कहलाने लगा | रुह्देलों की छीनाखसोटी तब ओर भी बढ़ गई । 
१७४४ में खुद बादशाह ने बानगढ़ पर चदाई की और अलीमृहम्मद को रुहेल- 
खंड से हटा कर सरहिन्द का फोजदार बना दिया | हमने देखा है कि इसी 
काल--१७४५ ई० में ही--दरमंगे के पटानों ने भी बंगाल के सूबेदार के 
विरुद्ध विद्रोह कर रघुजी भोंसले को बुलाया था । 

उसी वर्ष पंजाब के ज़बरदस्त सूबेदार ज़करियाखाँ की मृत्यु हुई ओर 
उसके बेटे आपस में लड़ने लगे | 

नादिरशाह के अधीन अहमद अब्दाली नामक पठान उसका सबसे 
योग्य सेनापति था । नादिर के मारे जाने पर उसने मुकुट धारण किया. ओर 
कन्दहार आ कर अफगानों का शाह बन गया | उसी साल जाड़े में उसने. 
भारत पर चढ़ाई की । ज़करिया के बेटे से लाहोर छीन कर वह आगे बढ़ा.।. 
दिल्‍ली से वज़ीर कमरुद्दीन ओर शाहज़ादा अहमद उसके मुकाबले को चले | 
सरहिन्द के पास मानुपुर पर लड़ाई हुई जिसमें कमरुद्दीव तो मारा गया, पर 
उसके बेटे मुइनुल्मुल्क तथा सआदतखाँ के भतीजे अवध के सूबेदार सफदरजंग 
ने अब्दाली को हरा कर लौटा दिया ( ११-३-१७४८ ई० )। पठानों ने मुगल 
साम्राज्य से कमी समझौता न किया था। अब्दाली की इस चदाई के अवसर 
पर उत्तर भारत के पठान फिर से मुगल साम्राज्य के श्रन्त ओर पठान साम्राज्य 
की स्थापना के सपने देखने लगे । अलीमुहम्मद सरहिन्द से भाग आया और 
उसके रुहेलों ने पूरा रुहेलखंड दखल कर लिया | 

मानुपुर की लड़ाई के एक मास बाद मुहम्मदशाह की मृत्यु हुई # 


"4६२ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पे ६ 


उसका बेटा अहमदशाह दिल्‍ली की गद्दी पर बेठा। उसने मुइनुल्मुल्क को 
पंजाब की सूबेदारी तथा सफदरजंग को वज़ीर का पद दिया | तभी अलीमुहम्मद 


कल ५ 7 हि  $० निलटका पे 
जा िका पराकओा  क न का 
। घछ ३ ५ न 
म्छर ८५ * 
87002 5 
222: 4 


६-2८ ध्श्धारड 


जद » हे. हट 5» + ५ न्‍+- ०. 2 को पलपल ड़ हा लणए हा ४ वह न टिएहण प्रतणणाहप्राप कह 
हा ५ 3३ २ अर... | पा ल  ] 
>द्कह कण नूर ५ शा 
ध र्ँ हु ही] 
कम हु ५ के 9 हे हक $ 
हु री ० बल »१५ 





अहमदशाद दरबार में 
बादशाह के बाय सब से आगे मुइनुल्मुल्क, दाहिने दूसरे गाज़िउद्दीन 
[ दिल्‍ली संग्रहालय, भा० पु० वि० ] 
भी मर गया । उसके पीछे चार रुहेले सरदार मिल कर रुहेलखंड का शासन 
चलाने लगे । सफदरजंग ने अपने इन लड़ाकू पड़ोसियों से छुटकारा पाने को 
उन्हें परस्पर लड़ाने की युक्ति सोची । इसीलिए उसने फरुंखाबाद के कायमर्खाँ 
बंगश [ ६, ७ $ २ | को रुददेलखंड का सूबेदार बना कर भेजा। कायमर्खाँ 


<:8४] मराठों के मुकाबले अंग्रेजों का खड़ा होना ५६३ 


मारा गया, तब सफदर ने उसकी जागीर जब्त कर ली ! 

सन्‌ १७४६ के अन्त में अब्दाली ने फिर पंजाब पर चढ़ाई की । मुइन 
ने चनाब पर उसका सामना किया, पर उसे दिल्ली से कोई मदद न मिली ओर 
लाचार उसने अब्दाली को वार्षिक कर का वचन दे कर लोंठाया । 

कायमखणों के भाई अहमद बंगश के नेतृत्व में फरंखाबाद के पठानों ने 
विद्रोह किया । उनसे लड़ता हुआ सफदरजंग बुरी तरह हारा (१३-६-१७५०)। 
तब् उसने मराठों तथा ब्रज के जाटों की सहायता ली। मल्हार होछकर 
ओर रानोजी शिन्दे ( मृत्यु १७४० ई० ) का बेठा जयप्पा जयपुर में थे। वहाँ 
से वे पेशवा की आज्ञा से दोआब आये । ब्रज का नेता अब चूडामन के भतीजे 
बदनसिंह [ ६,७३२ | का दत्तक पुत्र सूरजमल था। बदनसिंह ने जयपुर के 
सामनन्‍्त रूप में अपनी शक्ति बना ली थी। सिनसिनी थूण आदि पुराने गदों की 
जगह उसने भरतपुर दीग कुम्मेर आदि गद बना लिये थे | 

मराठों और ब्रज की सेना ने पठानों को हरा कर फरुखाबाद का किला 
फतहगढ़ ले लिया ( १६-४-१७४१ ) | अहमद बंगश ने आंवले में शरण ली । 
तब मराठों ने रुहेलखंड पर चढ़ाई की ओर रुद्देलों को कुमाऊँ की तराई तक 
घकेल दिया | मार्च १७३२ में सन्धि हुई जिससे दक्षिण पंचाल में इठात्ा 
आदि इलाके मराठों को मिले । 

इधर दिसम्बर १७५४१ मे अब्दाली ने पंजाब पर फिर चदाई की, क्योंकि 
मुइन ने उसके पास कर न भेजा था। मुइन का दीवान राजा कोड़ामल लड़ता 
हुआ मारा गया ( ५-३-१७५२ ); तब मुइन को अब्दाली का आधिपत्य 
स्वीकार करना पड़ा । बादशाह सफदरजंग को बुलाता रहा कि रुहेलों से सन्धि 
करके शीघ्र लोटे, पर सफदर मुइन का नाश चाहता था इससे वह दीलढाल 
करता रहा । अब्दाली के लाहौर ले लेने पर सम्राट ने उसे लिखा कि अब्दाली 
के खिलाफ मराठों की मदद्‌ लाओ । इसलिए, सफदर ने मराठों से सन्धि की 
जिसकी मुख्य शर्ते ये थीं कि पेशवा को दिज्ञी साम्राज्य की सब भीतरी विद्रोहियों 
ओर बाहरी शत्रुओं से रक्षा का भार सौंपा गया, जिसके बदले में उसे अ्रजमेर 
ओर आगरे की सूबेदारी, पंजाब ओर सिन्ध की चोथ, हिसार सम्मल मुरादाबाद 

भा०--३ ६ 


५६४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन पर्व & 


बदाऊँ जिलों की जागीर तथा पंजाब के चार महालों की मालगुज़ारों दी गई। 
दक्खिन, मालवा और बिहार-बंगाल का आधिपत्य उसे पहले ही सौंपा जा चुका 
था। इस सन्धि से अब अवध ओर इलाहाबाद के सिवाय समूचे भारत का 
आध्िपत्य पेशवा को सोंप दिया गया । सफदर मराठों की सहायता से काबुल 
भी वापस लेने की बातें करने लगा । 

लेकिन वह जब्र ढठीलटाल कर रहा था, तभी अब्दाली ने लाहौर से 
अपना दूत दिल्‍ली भेज कर पंजाब का मुतालबा किया था, ओर कमज़ोर 
बादशाह ने उसे पंजाब दे दिया था। सफदर ने दिल्ली पहुँच कर यह सुना तो 
मराठों के साथ फोरन पंजाब पर चदाई करने को तैयार हो गया। लेकिन 
पेशवा मराठों को तभी दक्खिन आने को पुकार रहा था। घरेलू विद्रोह को तो 
वह दबा चुका था, पर एक ओर भयंकर शत्रु से उसे वास्ता पड़ा था । 

७५, पंजाब में सिवख शक्ति का उदय--ज़करियाखाँ की मरत्यु के 
बाद से सिक्‍ख पंजाब में प्रबल होते गये | अब्दाली की पिछली लड़ाई के बीच 
उन्होंने अमृतसर से पहाड़ों तक कब्ज़ा कर लिया था। मुइन ने अब्दाली के 
लौटने पर अदीना वेग को उन्हें दबाने भेजा । अ्रदीना ने उन्हें हरा कर उनसे 

यह समझता किया कि उनसे मालगुज़ारी नाम को ली जायगी ओर वे दूसरी 
प्रजा से चुंगी वयूल कर सकेंगे | यों पंजाब में एक स्थानीय शक्ति भी उठ 
खड़ी हुई | उस वर्ष के अन्त में मुइन की सृत्यु हुईं। उसकी विधवा मुगलानी 
बेगम पंजाब का शासन चलाने लगी । 

$ ६. दक्खिन में फ्रांसीसी और अ'ग्रेज़ शक्ति का उद्य--सन्‌ 
१७४४ में इंग्लिस्तान ओर फ्रांस में युद्ध छिड़ा, तब ब्ूमा के उत्तराधिकारी 
ब्रप्ले ने चोर्मंडल की मद्रास आदि सब अंग्रेजी बस्तियाँ छीन लीं। केवल 
एक देवनपठम ( फोर्ट सेट डेविड ) अंग्रेज़ों के पास बचा । 

ब.प्ले ने नवाब अनवरुद्दीन से मदद ली थी ओर बदले में उसे मद्रास 
देने को कह्दा था। अब वह उस वचन को भूल गया | अनवरुद्दीन ने अपने 
बेटे को १० हजार फौज के साथ मद्रास पर भेजा। २३० फ्रांसीसियों ओर 
७०० भारतीय सिपादियों की सेना ने अडयार नदी पर उस फौज को हरा कर 


८९६ |] मराठों के मुकाबले अंग्रेज़ों का खड़ा होना ५६५ 


उसकी तोपें छीन लीं ( १७४६ ई० )। इस लड़ाई से सारे भारत में उस नई 
शक्ति की चर्चा पहुँच गई जिसे रघुजी भोंसले ने पाँच बरस पहले देखा था, 
ओर यह प्रकट हो गया कि युरोपी तरीके पर तैयार की हुई सेना के सामने 
भारतीय सेना किसी काम की न थी। इंग्लिस्तान ओर फ्रांस ने १७४८ ई० में 
सन्धि करके एक दूसरे की बस्तियाँ लोटा दीं । 

यूप्ले ने अब दमा के इस नये हथियार द्वाय भारतीय राजनीति में 
हाथ डाल कर फ्रांसीसी साम्राज्य खड़ा करने का जतन किया | चन्दासाहब का 
परिवार पुदुदुचरी में ही था। चुप्ले ने सोचा यदि वह चन्दा को कैद से छुड़ा 
कर तमिद् देश का नदाब बना सके तो वह स्वयं वहाँ का सर्वरर्वा हो जाय | 
उसने राजा शाहू को सात लाख रुपया दे कर चन्दासाहब को छुड़ा लिया 
( १७४८ ई० )। 

तभी निज़ामुल्मुल्क्र मी चल बसा ओर उसके दूसरे बेटे नासिरजंग 
तथा उसके दोहते मुज़फ्फरजंग में युद्ध छिड़ा | नासिर ने मराठों से मदद पाई। 
चन्दासाहब मुज़फ्फरजंग से जा मिला तथा दोनों पहले तमिव्यनाड गये | सीमा 
पर पहुँचते ही फ्रांसीसी सेना उनसे आ मिली । नवात्र अ्रनवरुद्दीन ने दमलचेरी 
घाट पर उनका सामना किया। अनवरुद्दोन मारा गया और उसका बेटा मुहृम्मद- 
अली बचो-खुची सेना के साथ कावेरी पार त्रिची (तिरुचियप्पल्ली) भाग गया । 

य्प्ले ने कहा, फौरन जिची पर चढ़ाई की जाय; लेकिन मुज़फ्फर और 

चन्दासाहब ने महीनों जश्न-जुलूसों में ब्रिता दिये, ओर वे तांजोर तक ही पहुँचे 

थे कि नासिरजंग बड़ी फीज ले कर उनपर आ पड़ा ( दिसि० १७४६ ई० )। 
फ्रांसीसी सेना के अनेक अफसर इस्तीफे दे कर चले गये थे। मुजफ्फर ने 
अपने को मामा के हाथ सोंप दिया | चन्दासाहब पुद्ढुचेरी भागा | अज्ले ने 
भी सन्धि का सन्देश भेजा, पर साथ ही नासिरजंग के पठान सरदारों से पडयन्त्र 
शुरू किया | नासिर आरकाट जा कर ऐश सें ड्रब गया | 

तब दप्ले अपनी ताकत परखने लगा । थोड़ी सी सेना समुद्र के रास्ते 
भेज उसने मसुलीपगटम ले लिया | फिर तमिव्डनाड के सबसे मजबूत गढ़ जिंजी 
पर एक टुकड़ी मेज कर एक रात में उसे छीन लिया ! नासेर ने तब यूप्ले 


५६६ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व & 


से सन्धि कर ली। लेकिन तब तक पठान सरदारों वाला पडयन्त्र भी पक चुका 
था ओर एक सरदार की गोली से नासिरजंग का काम तमाम हो गया ( ४-१२- 
१७५० )। 

मुजफ्फर कैद से छूट कर पुद्दुचेरी गया । उसने बूप्ले को कृष्णा से 
कन्या कुमारी तक का नाजिम तथा चन्दासाहब को उसका नायब बनाया। मुहम्मद- 
अली फिर त्रिची भागा, ओर अंग्रेज़ों मराठों तथा मैसूर के राजा से मदद माँगने 
लगा | फ्रांसीसी सेनापति दि-ब्ुसी मुज़फ्फरजंग को दक््खिन के सूबेदार की गद्दी 
पर बैठाने गोलकुंडा ले चला । रास्ते में एक बलवा दबाते हुए. मुज़फ्फर मारा 
गया । उसके तीन मामा वहीं मौजूद थे | दि-दश्युसी ने उनमें से बड़े सलाबतजंग 
को सूबेदार बना कर प्रयाण जारी रखा । 

नासिरजंग की मृत्यु पर बादशाह ने पेशवा की प्रेरणा से उसके बड़े भाई 
गाजिउद्दीन को, जो दिल्‍ली में ही था, दक्खिन की सूबेदारी दी। गाज़िउद्दीन ने 
पेशवा को अपना नायत्र नियत किया | सलाततजंग कृष्णा पर पहुँचा तो 
पेशवा उसका रास्ता रोके खड़ा था। लेकिन तभी पेशवा को महाराष्ट्र के 
घरेलू विद्रोह की खबर मिली ओर अपनी कठिनाई का पता लगने दिये ब्रिना 
वह सलाबत से बड़ी रकम लेना ठीक कर के लोट गया । दि-ब्रुसी ने सलाबत- 
जंग को ओरंगाबाद पहुँचा कर यूवेदार घोषित किया ( २०-६-१७४१ ) | 

उधर चन्दासाहब ने त्रिची को घेर लिया था। अंग्रेजों ने भी अब भार- 
तीय सिपाहियों की सेना तैयार कर ली थी ओर यह समम् कर कि मुहम्मदअली 
को बचाने म॑ ही उनका बचाव हैं, उसकी मदद करने लगे थे | इस प्रसंग में 
क्लाइव नामक अंग्रेज ने यह प्रस्ताव किया कि आरकाट पर हमला किया जाय 
तो चन्दा उसे बचाने के लिए. त्रिची का घेरा खुद टीला कर देगा। तदनुसार 
क्लाइव ने आरकाट ले लिया ( ११-६-१७५१ )। परिणाम वही हुआ | 
चन्दासाहब ने अपने बेटे राजूसाहेब के साथ अपनी आधी सेना आरकाट 
भेजो | उधर मुहम्मदअली की मदद में मैसूरी सेनापति नन्दिराज तथा मुरारीराव 
घोरपडे भी आ गये थे । राजूसाहेब ने आरकाट को आ घेरा । उस फूटे कोटले 
में मुट्ठी भर सेना के साथ क्लाइव बहादुरी से डटा रहा | मुरारीराव उसकी मदद 


८6६] मराठों के मुकाबले अंग्रेज़ों का खड़ा होना ५६७ 


को आया; तत्र राजूसाहेब को घेरा उठाना पड़ा ( २३४-११-१७५१ )। क्लाइव 
तब मैदान में निकल कर लड़ता रहा | 

घर का विद्रोह दबा कर बालाजी ने फिर ओरंगाबाद पर चढ़ाई की। 
इसपर दि-बुसी गोलकुंडा से बदा ओर मराठों को दराता हुआ पूरे स १६ मील 
कोरेगाँव तक आ पहुँचा ( २८-११-१७४१ )। इस युद्ध में युरोपी शैली की 
चुप्त ओर नियमित गोलाबारी को पहली बार देख कर मराठे दंग रह गय॑ । तो 
भी उन्होंने जी-जान से मुकाबला किया ओर चारां तरफ छापे मार कर शत्रु को 
सताते रहे । रखुजी भोंसले ने पेनगंगा ओर गोदावरो के बीच 'निज्ञाम का 
पूरवी प्रदेश दब्रा लिया । सलाबतजंग ने तब अहमदनगर लॉट कर लड़ाई बन्द 
कर दी । पेशवा के बुलाने से उत्तर मारत की मराठा सेना गाज़िउद्दीन को साथ 
ले कर दिल्ली से रवाना हुई (४-५-१७५२)। बुरहानपुर आर आरगाबाद के मुसल- 
मान गाज़िउद्दीन के पक्ष में थे । उनकी मदद से उसने ओरंगाबाद ले लिया। 

इस बीच त्रिची के मोर्च पर मुहम्मदअली का पलड़ा भारी होते देख 
तांजोर के राजा ने भी उसकी मदद की । चन्दासाहब योग्य शासक था; वह 
सफल होता तो मैसर तांजोर आदि दक्खिन के सब छोटे राज्यों को जीतने की 
कोशिश करता: इसी से वे उसके विरोधी थे। अन्त में चन्दासाहब आर फ्रांसीसी 
सेना को श्रीरंगम्‌ द्वीप में हटना पड़ा, जहाँ वे खुद घ्रिर गये । तांजोरी सेनापति 
ने चन्दासाहब को धोखे से पकड़ कर मार डाला ( जून १७५२ ) | 

म्मदअली ने मैसरियों को तिरुचिराप्पल्ली देने का वचन दिया था। अबन्र 

उसने धोखा दिया और गढ़ में अंग्रेज़ी सेना डाल ली। इसपर नन्दिराज और 
मुरारीराव फिर घेरा डाल कर पड़े रहे ओर फ्रांसीसियों का पक्ष लेने लगे। 

गाजिउद्दीन की एक सौंतेली माँ ने उसे ज़हर दे दिया ( १६-१०- 
१७५२)। तब सलाबतजंग के राज्य में कगड़ा खतम हुआ और उसने फ्रांसीसियों 
को बड़े परस्कार दिये। ग्रप्ले ने राजूसाहब को तमितछनाड का नवाब घोषित 
किया । गाजिउद्दीन ने मराठों को बुरहानपुर ओरंगाबाद के इलाके देने को कहा 
था. पेशवा ने उनका मुतालबा न छोड़ा । अन्त में सलाबतजंग ने भालकी पर 
पेशवा से सन्धि की ( २५-११-१७४२ ), ओर बराड के पच्छिम के ताप्ती 


पद्द भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व ६ 


गोदावरी के बीच के प्रदेश दे दिये । 

यों पाँच बरस के युद्ध का परिणाम यह निकला कि हैदराबाद में, जिसे 
मराठे अपने मुँह का कोर समझे हुए थे, फ्रांसीसी शक्ति स्थापित हो गई, पर 
उसकी थोड़ी-बहुत रोकथाम पेशवा कर पाया | तमिव्वनाड में जिजी क्रांसीसियों 
के हाथ ओर आरकाट ओर त्िची अंग्रेजों के हाथ चले गये, तथा मैदान में 
दोनों का युद्ध चलता रहा जिसमें मैसूरी ओर मुरारीराव अब फ्रांसीसियों का 
साथ दे रहे थे | 

$७. बालाजीराव की दिशासूढ राजनीति--१७५२ तक महाराष्ट्र 
में भीतरी शान्ति हो कर नई व्यवस्था स्थापित हो चुकी, दिल्ली में सफदरजंग 
द्वारा तथा बंगाल में अलीवर्दाखाँ के साथ हुईं सन्धि से प्रायः समूचे भारत का 
आधिपत्य मराठों को प्रास हो चुका तथा भालकी की सन्धि से दक्खिन में भी 
तमितठनाड के सिवाय सत्र शान्ति हो चुकी थो। बाजीराव की मृत्यु के बाद से 
घटनाओं की जो नई परंपरा शुरू हुई थी वह यों १७४२ में आ कर पूरी हुई। 
महाराष्ट्र के नेताओों के लिए. अब परिस्थिति को देखने-सोचने का अवसर था। 
इन बारह बरसों में परिध्थिति बहुत बदल गई थी। 

महाराष्ट्र के भीतरी नेतृत्व में शिवाजी के वंशन अब आँख से मल 
हो गये थे | यों तो राजा शाह ने भी घटनाओं में कभी कोई सचेष्ट भाग नहीं 
लिया था; तो भी शाहू का प्रभाव काफी था और कठिन स्थितियों को वह 
सरल दंग से सुलझा दिया करता था। बालाजीराव पेशवा ने कोई पडयन्त्र या 
अनुचित कार्य करके शिवाजी के वंशजों के हाथ से शक्ति नहीं छीनी, प्रत्युत 
तागबाई के अपने गलत बत्ताव से तथा बालाजी के अपना कर्तव्य निभाते जाने 
से राज्य की सब्र शक्ति आपसे आप उसके हाथ आ गई थी । 

उत्तर भारत में अब नाम का मुगल साम्राज्य मगठों की भारत में अपना 
साम्राज्य स्थापित करने की आकांक्षा का विरोधी नहीं, प्रत्युत साधन बन गया 
था | साथ ही वहाँ पठान मराठों के मुख्य प्रतिद्वन्द्दी रूप में प्रकट हुए | पठान 
मुगल साम्राज्य के विरुद्ध बराबर संघ करते रहे थे, इसी से मुगल शासक पठानों 
को घ्रणा की दृष्टि से देखते रहे । पीछे, अंग्रेज़ी ज़माने में भी पठानों ने अपनी 


८0३७] मराठों के मुकाबले अंग्रेजों का खड़ा होना ४६६ 


स्वतन्त्रता पूरी तरह कभी न गँवाई ओर जितनी गँवाई उसे भी वापिस लेने के 
लिए बराबर लड़ते रहे । इस कारण तथा भारत के लोगों में पारस्परिक विद्वेष 
बनाये रखने के लिए अंग्रेज पठानों को दूसरे भारतीयों के सामने सदा विदेशी 
ओर सरहद्दी लुटेरा बना कर दिखाते रहे । वास्तव में पठान भारत के सबसे 
पुराने लोगों म॑ से हैं, जो वैदिक काल से यहाँ रहते आये हैं [ २,१३५; 
३,१६५; ४,१६४ ]। हाल की शताब्दियों में उनमें बदलोल लोदी ओर शेरशाह 
जेसे महापुरुष पेदा हुए थे । बालाजीराब के काल की घटनाओं पर विचार हमें 
पठानों विषयक अंग्रेज़ी प्रचार के प्रभाव से मुक्त हो कर करना चाहिए । 

दक्खिन में जो समुद्र पार के फ्रांसीसियों ओर अंग्रेज़ों की शक्ति उठ 
खड़ी हुईं थी, वढद बाजीराव के बाद की त्रिलकुल नई समस्या थी। उस काल 
के भारत के लोग यदि अपनी ऐतिहासिक परिस्थिति को ठीक पहचानते तो वे 
यह देखते कि पिछले १२ बरस की घटनाओं में यही सबसे बड़ी समस्या खड़ी 
हुई थी, ओर यह उसी समस्या का बढ़ाव थी जो १५०६ ई० से भारतीय समुद्र 
में उनके सामने उपस्थित थी। इस समस्या के विषय में यदि वे स्पष्ठता से 
सोचते तो उन्हें यह दिखाई देता कि युरोवियों की अजेय जान पड़ने वाली 
जल ओर स्थल सेनाओं की जड़ में केवल दो बातें थीं--एक तो नई युद्धकला 
जिसपर भारतीय ध्यान देते तो उसे १०-१४ बरस में पूरी तरह सीख सकते थे, 
ओर दूसरी यद्द कि क्रांसीसियों ओर अंग्रेजों की नई स्थल-सेनाएँ, भारतीय 
सैनिकों की ही बनी थीं, जिन्हें अपनी ओर मिला लेना भारतीयों के लिए बहुत 
सुकर था। पर पहली बात को किसी भारतीय ने सन्‌ १४०६ से नहीं देखा था 
ओर दूसरी को भी १७४० से लग० श्ट४४ तक प्रायः नहीं देखा । 

परन्तु इन बातों को न देखते हुए भी इतना तो उस काल के महाराष्ट्र 
नेताओं को दिखाई देना ही चाहिए, था कि यदि दक्खिन से वे समुद्र पार के 
विदेशियों को निकाल सकते और उत्तर भारत में पठान समस्या को सुलझा कर 
शान्ति और व्यवस्था स्थापित कर सकते तो भारत का साम्राज्य तो उनके हाथ 
आया ही हुआ था | यह भी उन्हें दिखाई देना चाहिए. था कि युरोपियों को 
भारत से निकालने का कार्य इतने महत्त्व का था कि उसे देखते हुए. पठानों से 


५७० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ६. 


समभोते का कोई भी अच्छा अवसर हाथ से खोना न चाहिए. था। और यदि 
फ्रांसीसियों ओर अंग्रेज़ों की सैनिक शक्ति की जड़ पर चोट करने की वे न सोच 
सकते थे तो भी इतना तो उन्हें सोचना ही चाहिए था कि दक्खिन से युरोपियों 
को निकालने के लिए मैसूर आदि सब छोटे राज्यों का सहयोग लेना चाहिए । 
इसी प्रकार यदि उत्तर भारत में रुहेलों को रुहेलखंड से आगे न बदने देना 
तथा अफगानिस्तान के पठानों को सिन्ध पार रखना उन्हें आवश्यक लगता था, 
तो इतना तो उन्हें देखना ही चाहिए था कि इसके लिए राजस्थान व्रज अवध 
ओर पंजाब के लोगों का सहयोग लेना तथा दिल्ली साम्राज्य की बची-खुची शक्ति 
का उपयोग करना चाहिए था । े 
पर बालाजीयाब पेशवा ने अ्रपनी परिस्थिति को इस दृष्टि से ब्रिलकुल 
न देखा । उसकी दृष्टि में दिल्ली साम्राज्य की जड़ पर चोटें लग चुकी थीं, ओर 
उसे गिरा कर केवल उसकी शाखाएँ बठोरने का काम बाकी था जिसे बल या 
छुल से कर लेना था | अ्रत्र मराठा दरबार ओर सेना में यह मुख्य चर्चा थी 
कि सबसे पहले समूचा दक्खिन मराठा साम्राज्य में आ जाना चाहिणए। ओर 
चू कि फ्रांसीसी इस काम में आड़े आ गये थे, इसलिए उन्हें उखाड़ फेंकना 
बालाजी ने अपना मुख्य ध्येय मान लिया । ओर तो ग्रोर उसने यह भी सोचा 
कि उन्हें निकालने के लिए अंग्रेजों का उपयोग किया जा सकता है ! वह स्वयं 
दक्खिन में उलभा रहा ओर उत्तर भारत में अपने भाई रधुनाथराब (राघोबा) 
या अपने सेनापतियों को भेजता रहा । 
$ ८, बालाजी की दविखन-दिग्विजय-चेप्टा--सबसे पहले समूचे 
दक्खिन को जीतना था, ओर दक्खिन जीतने में मुख्य रुकावट हैदराबाद का 
फ्रांसीसी सेनापति था, इसलिए पेशवा ने सलाबतजंग के भाइयों ओर दीवान से 
घडयन्त्र करके बुसी की शक्ति तोड़ने का यत्न किया । सब्र वेकार | उलट सन्‌ 
१७५४३ के अन्त में सलाबत ने आन्ध्र तठ के चार उत्तरी सरकार ( जिले )-- 
कोंडपल्ली एलोर राजमहेन्द्री शिकाकोल--फ्रांसीसी कम्पनी को जागीर रूप 
मं दे दिये। किन्तु दक्खिन भारत में फ्रांसिसयों की शक्ति को अ्रपने घर से 
धक्का लगा | फ्रांसीसी ओर अंग्रेज दोनों अब युद्ध से ऊब गये थे | फ्रांसीसी 


८0॥६ |] मराठों के मुकाबले अंग्रेजों का खड़ा होना ५७१: 


कम्पनी की आर्थिक दशा अंग्रेजी कम्पनी से बहुत कमज़ोर थी; उसम॑ जनता का 
उत्साहपूर्ण सहयोग न था, वह बहुत कुछ सरकारी सहायता से चलती थी ओर 
उस काल की फ्रांसीसी सरकार की तरह कुव्यवस्था का नमूना थी। उसके 
संचालकों ने अ्रत्र ग्रप्ले को पदच्युत कर उसके स्थान में दूसरे व्यक्ति को भेजा 
( अगस्त १७५४ ), जिसने युद्ध रुकवा कर मुहम्मदगली को तमिब्ठनाडइ का 
नवात्र मान लिया दोनों पक्षों ने एक आरज़ी सन्धि का मसविदा तैयार कर 
स्वीरक्नति के लिए विलायत भेजा । पर मैसूरियों ने मुहम्मदअली से युद्ध बन्द 
नहीं किया ओर हेदराब्राद में दि-बुसी बना ही रहा । 

ठीक इसी वक्त वालाजीराव दक्िखिन भारत के दिग्विजय को निकला | 
उसने सलाबतजंग के दीवान को अपने साथ मिला कर यह मनवा लिया कि 
मराठे और निज़ाम मिल कर मैसूर ओर अन्य छोटे दक्खिनी राज्यों को जीत 
लें। मैसूर की सेना तिरुचिरापन्ली में अंग्रेज़ों को घेरे हुए थी, तो भी दि-बुसी 
को उनके देश पर चढ़ाई करनी पड़ी । पेशवा ओर सलाबत की सेना के श्रीरंग- 
पद्मम पहुँचने पर मैसूरी सेना को त्रिची से लोगटना पड़ा, जिससे मुहम्मदअली 
ओर अंग्रेज़ों को चेन पड़ा । मैसूर के साथ ही बेदनूर पर भी चदाई की गई । 
तुंगभद्रा के दक्खिन, मैसूर ओर तमिछनाड की उत्तरी सीमा पर सावनूर कनेल 
आर कडप के पठान सरदारों के तथा गुत्ती के सरदार मुरारीराव घोरपडे के 
इलाके थे । नासिरजंग की म्र॒त्यु के बाद से ये बहुत कुछ स्वतन्त्र हो गये थे। 
इनके इलाकों का बड़ा अंश ले कर इन्हें अधीन किया गया ( मई १७५६ )। 
निज़ाम की सेना इसके बाद लोट गई, पर मराठों की यह वेमीसम दक्खिनी 
चदाई अगले साल भर जारी रही । 

९, दिल्‍ली के शासन में मराठों का पहला हस्तक्षेप--उधर 
दिल्ली में सन्‌ १७५३ में बादशाह ओर वज़ीर सफदरजंग के बीच घरेलू युद्ध 
छिड़ गया था| बादशाह ने सफदर की जगह कमरुद्दीन [६,७४२; ऊपर $४ |] 
के बेटे इन्तिज़ामुद्दोला को वजीर बनाया। पिछले साल जब गाजिउद्दीन की 
हत्या की खबर आई थी तब उसके बेटे शिह्ाब ने सफदर के पास फूट फूट कर 
रो कर कहा था कि मुझ अनाथ के तुम्हीं बाप हो ! सफदर का दिल पिघल गया: 


७२ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव॑ ६ 


आर उस १५ साल के लड़के को उसने इमादुल्मुल्क का पद दे कर साम्राज्य 
का मीर बख्शी बनवा दिया था। वही इमाद अब सफदर का जानी दुश्मन हो 
गया । मराठे भी उस सफदरजंग का साथ देने के बजाय, जिसकी पिछले साल 
करवाई सन्धि से उन्हें उत्तर भारत पर आधिपत्य मिल गया था, १६ बरस के 
छोकरे इमाद की तरफ हो गये। लेकिन सूरजमल ने सफदर का साथ दिया। 
नजीबर्खाँ रुहेला अपनी सेना के साथ बादशाद के पक्ष में ग्रा मिला । सफदर 
की सेना धीरे धीरे दिल्‍ली से घकेली गई । पीछे बादशाह और इसन्तिज़ाम भी 
इमाद से स्पर्धा ओर सफदर से समभोते की बात करने लगे । समभोता होने 
पर सफदर अवध चला गया । इस घरेलू युद्ध में दिल्ली सरकार दिवालिया हो 
गई ओर उसकी रही सही सैनिक शक्ति भी चूर हो गई । 

पेशवा ने मुख्य मराठा सेना को तब तक रोके रक्खा जब तक दोनों 
पक्ष ज्ञीण न हो जायें। जब रखुनाथदादा के नेतृत्व में मराठा सेना उत्तर भारत 
पहुँची तब बादशाह ओर इमाद के बीच उसे अपनी अपनी तरफ मिलाने झी 
होड़ लग गई | मराठों ने फिर इमाद का ही साथ दिया, क्योंकि एक तो उन्हें 
उसके द्वारा दक्खिन में सुविधाएँ पाने की आशा थी, दूसरे वे और इमाद 
दोनों त्रज के राजा को दबाना चाहते थे । परन्तु बादशाह और वजीर इस 
ख्याल से सूरजमल का पत्ष करते थे कि इमाद प्रबल न होने पाय । राजस्थान 
से राघोबा ने सीधे ब्रज पर चढ़ाई की ( जनवरी १७५४ ई० )। सूरजमल ने 
कुम्मेरगढ़ की शरण ली | कुम्भेर के मुद्ासरे में मल्हार होछकर का बेटा खंडे- 
राव मारा गया । मई में सूरजमल ने समभोता किया और अधीनता मानी । 

इस बीच बादशाह ओर इमाद में खुला झगड़ा हो गया था। वजीर 
इन्तिजाम ने मराठों ओर इमाद के खिलाफ सफदरजंग सूरजमल और राजपूत 
राजाओं से मदद लेना तय किया । इस उद्देश से वह बादशाह को ले कर दिल्ली 
से सिकन्दराबाद तक आया, जहाँ सफदर ओर सूरजमल को भी बुलाया गया 
था । परन्तु तभी सूरजमल से सन्धि कर के मराठे वहाँ आ पहुँचे । अहमदशाह 
के डेरे मं भगदड़ मच गई | २६ मई को प्रातः दो बजे गहरे अँधेरे में सत्र 
'लोग दिल्ली भागने लगे । शाही वेगमों में से अधिकांश मराठों के हाथ पड़ीं, 


5९8६] मराठों के मुकाबले अंग्रेजों का खड़ा होना ५७३ 


जिन्हें मल्हार ने इज्ज़त के साथ पहरे में रख दिया । 
मल्हार ने जो कुछ कहा, अहमदशाह को मानना पड़ा | २-६-१७५४ 
को बादशाह ने इमाद को वजीर बनाया। इमाद ने कुरान हाथ में ले कर शपथ 
ली कि वह सदा उसका वफादार रहेगा। दरबार से बाहर आ कर उसने 
दुरशाह के एक पोते को शाही महल की कैद से मेंगवाया, उसे आलमगीर 
के नाम से गद्दी पर ब्रिठाया, ओर अहमदशाह को कैद में डलवा दिया ! 
तैमूरी वंश की बची-खुची इज्जत तो यों धूल में मिली ही, साथ ही जो बात 
राजस्थान के भंगड़ों में लोगों ने देखी थी वही इन दिल्ली के भगड़ों में भी 
देख ली कि मराठा सरकार भी केवल अपने क्षणिक लाभ को देखती हई कैसे 
डच्चे लोगों का साथ देती है। ब्रज के लोग भी मराठों से चिद्र गये: और 
रजंग के तजरवे से लोगों को मालूम हो गया कि मराठा सरकार की मैत्री 
म॑ कितना पानी है ! 
दिल्ली से रायोबा ने जयप्पा शिन्दे [ऊपर ६४] को मारवाड़ भेजा, जहाँ 
रामसिंह विजयसिंह [ऊपर $३] के विरुद्ध सहायता माँग रहा था। जयप्पा से 
हार कर विजयसिंह ने नागोरगढ़ में शरण ली। जयप्पा ने घेरा डाल दिया। 
पेशवा का आदेश था कि विजयसिंह को बहुत न दबाया जाय। पर जयप्पा अड़ 
गया। इस बीच सफदरगंज की मृत्यु हुई । पेशवा ने जयप्पा को किर लिखा 
के मारवाड़ का मामला निपटा कर अवध जाओ और प्रयाग-बनारस पाने का 
जतन करो | लेकिन हटी जयप्पा मरुभूमि में अठका रहा । उसके अमिमानी 
बताव से चिद कर राजपूतों ने उसे कत्ल कर दिया ( २४-७-१७४५ )। तद्र 
उसका भाई दत्ताजी उसकी जगह डट गया ओर उसने विजयसिंह को पूरी तरह 
हरा कर बीकानेर भगा दिया फरवरी १७५६ में सन्धि हुई जिससे अ्रजमेर 
मराठों को मिला । 
मुख्य मराठा सेना साल भर पहले दक्खिन चली गई थी। इस बार 
पेशवा ने मल्द्दार को भी दक्खिन की चदाई के लिए बुला लिया । 
पंजाब म॑ मुगलानी बेगम के शासन [ऊपर $५] की अव्यवस्था हटाने 
के लिए अब्दाली ने अपना प्रतिनिधि भेज दिया था । इमाद ने अदीना बेग 


५७७४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव॑ ६ 


[ऊपर $५] को भेज कर उसे भगा दिया ( जनवरी १७४६ )। पीछे उसने 
मुगलानी को भी पकड़ मेंगाया ओर अपना सूबेदार लाहौर में रख दिया । 

$ १०. मराठा जंगी बेड़े का धयंस--इसी बीच महाराष्ट्र के भीतरी 
शासन में भी पेशवा ने एक आत्मघाती भूल की | कोंकण के आंग्र भाइयों में 
से तुलाजी ने विद्रोह कर अनेक आत्याचार किये थे । बालाजी ने अपने उस 
प्रजाजन के खिलाफ विदेशी अंग्रेजों से सहायता ली ! तुलाजी का सुवर्णुदुर्ग 
छिन गया ( अप्रेल १७४५ ) ओर वह विजयदुर्ग भाग गया। अंग्रेजी बेड़ा 
लोटठ गया, पर मराठा सेना ने ठुलाजी को वर कर सन्धि की बातचीत के लिए 
विवश किया । 

फ्रांसीसियों ओर अंग्रेजों की सुलह बहुत दिन न ठिकी | मध्य ओर 
दक्खिनी अमरीका में स्पेनियों का साम्राज्य स्थापित होने [ ६,२६४ ] के वाद 
उत्तरी अमरीका में ओलन्देजों फ्रांसीसियों ओर अंग्रेज़ों ने अपने उपनिवेश बसा 
लिये थे | सन्‌ १७५४ में अमरीका के उन अंग्रेजी ओर फ्रांसीसी उपनिवेशों में 
युद्ध छिड़ गया। भारत में भी इससे उनका फिर युद्ध छिड़ेगा यह देखते हुए 
इंग्लिस्तान के प्रधान मंत्री पिट ने वाटसन ओर क्लाइव को फ्रांसीसियों से 
लड़ने के लिए मुंतचई भेजा | उनका यह प्रस्ताव था कि अंग्रेज मराठों के साथ 
मिल कर हैदराबाद पर चदाई करें ओर बुसी को वहाँ से निकाल देँ। ऐसा न 
हुआ तो क्लाइव और वाटसन ने विजयदुर्ग पर चदाई की ओर जब कि घिरा 
हुआ तुलाजी मराठा सरकार से सन्धि की बातचीत कर रहा था तब उसका 
सब वेड़ा डुवा कर विजयदुर्ग पर अंग्रेजी कंडा फहरा दिया ( १२-४-१७५६ ) | 
तीस वर्ष पहले जिस आंग्रे से अंग्रेज़ सदा हारते रहे, उसके मराठा वेड़े को 
यों स्वयं मराठा सरकार ने उनसे डुबबा दिया ! क्‍लाइव और वाटसन वहाँ से 
मद्रास गये और क्लाइव मद्रास का गवर्नर नियुक्त हुआ । 

6 ११, अब्दालो को दिब्लो-पम्थुरा चढाई ओर अग्रेज्ों का 
बंगाल-बिहार जीतना--दक्खिन भारत की राजनीति में विदेशी युरोपी 
अपनी सेनाओं ओर जंगी बेड़ों से जिस प्रकार दखल दे रहे थे, उसे बंगाल- 
बिहार का बूढ़ा नवात्र अलीवर्दा|खों बहुत आशंकित हो कर देख रह्य था। उसने 


<6११ |] मराठों के मुकाबले अंग्रेजों का खड़ा होना "१७५ 


अपने दोहते ओर उत्तराधिकारी सिराजुद्*ोला को इस खतरे से सावधान किया । 
विजयदुर्ग पर अंग्रेजी कंडा फहरोने के दो दिन पहले अलीवर्दी का देहान्त हुआ 
ओर सिराजुद्दोला नवाब वना । अंग्रेज अपना कलकत्ते वाला किला बढ़ाने लगे । 
वे पहले से ही नवात्र के विरुद्ध पडयन्त्र कर रहे थे । सिराज ने हुक्म दिया कि 
बंगाल में कोई विदेशी युद्ध की तैयारी न करे। अंग्रेजों के न मानने पर सिराज 
ने चदाई कर कलकत्ता ले लिया, ओर बंगाल भर में अंग्रेजों की कोठियाँ दखल 
कर लीं । अंग्रेज कलकत्ते के दक्खिन फल्ता भाग गये । सिराज ने उन्हें वहाँ बना 
रहने दिया, क्योंकि वह उन्हें तुच्छु समझता था | उसके ख्याल से युरोप कोई 
छोटा सा टापू था, जिसके कुल बाशिन्दे १०-१२ हजार थे, जिनमें से चौथाई 
अंग्रेज थ ! चन्द्रनगगर के फ्रांसीसी सिराज की सहायता को तैयार थे। बालाजी ने 
देखा कि बंगाल में भी फ्रांसीसी हैदराबाद की तरह सर्व॑र्वा हो जायेंगे, इसलिए, 
उसने वहाँ के अंग्रेजों के मुखिया ड्रेक को सन्देश भेजा कि नवात्र से न दबो, 
मराठा सेना मदद को आ सकती है | ड्रक ने वह मदद न ली, तो भी बालाजी 
ने अपनी सारी शक्ति इस ओर लगा दी कि बुसी बंगाल न पहुँचने पाय । उसने 
आन्ध्र तट की फ्रांसीसी जागीर में बलवा करा दिया, जिसे दबाने में बुसी को 
तीन मास लग गये। इस बीच वाटसन ओर क्लाइव ने मद्रास से जा क« 
कलकत्ता ले लिया ( २-१-१७५७ )। 

इसी बीच पंजाब में भी मयंकर स्थिति पेदा हो गई थी। इमाद का 
पंजाब लेना केवल अब्दाली को चिदाना था। १७५४६ के जाड़े में अब्दाली ने 
पंजाब पर चढ़ाई की । जनवरी में वह दिल्‍ली की तरफ बदा । इमाद को कुछ 
न सूभा कि क्‍या करूँ | गह-युद्ध के बाद दिवालियापन में दिल्‍ली की सेना 
तितरबितर हो चुकी थी । मराठे दक्खिन चले गये थे । इमाद ने नजीबखाँ, 
सूरजमल ओर सफदर के बेटे शुजाउद्दोला से मदद माँगी; पर बेकार। ग्वालियर 
से अन्ताजी माणुकेश्वर अ्रपनी ३२े हजार की टुकड़ी के साथ उसकी सहायता को 
आया कि जो कुछ भी प्रतिरोध हो सके किया जाय । 

अब्दाली के नजदीक आने पर रुहेले उससे जा मिले । कायर इमाद 
चुपके से दिल्‍ली से निकला ओर अब्दाली की छावनी में जा कर आत्म-समपंण 


५७६- भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पब ६ 


कर दिया ( १६-१-१७५४७ ) | रुहेलों के बीच से मुश्किल से रास्ता काठते हुए 
अन्ताजी दिल्‍ली के दक्खिन फरीदाबाद तक हट गया | अब्दाली ने दिल्ली में 
प्रवेश किया ओर नादिरशाह की तरह शहर के धन ओर इज्जत की मुहल्लेवार 
लूट शुरू की। बड़े बड़े अमोर-उमरावों को साधारण चोरों की तरह यातनाएँ 
दी गई । 

२० हजार अफगान सवारों ने फरीदाबाद में अन्ताजी को एकाएक घेर 
लिया । दिन भर लड़ने ओर अपनी तिहाई सेना कटाने के बाद वह घेरा तोड़ 
कर मथुरा जा निकला। वहाँ उसने सूरजमल से कहा, आओ रो मिल कर मुकाबला 
करें | पर यूरज तैयार न हुआ, ओर जब्च २२ फरवरी को श्रब्दाली दिल्‍ली से 
दक्खिन बढ़ा तब उसने कुम्मेरगद में शरण ली | ब्रज में घुसते ही अब्दाली ने 
अपनी सेना को खुली लूठ की इजाजत दे दी। सूरजमल प्रज की यह बरबादी 
कुम्मेर से देखता रहा ।? किन्तु उसके बटे जवाहरसिंह ने कहा कि जाटों की 
लाशों के ऊपर से अफगान भले ही ब्रज म॑ घुसे, ऐसे ही न घुस पायेंगे । १० 
हज़ार जवानों के साथ जवाहर ने मथुग का रास्ता रोका । उस टुकड़ी के काटे 
जाने पर वह थोड़े से साथियों के साथ बच कर निकल गया ओर अफगानों ने 
मथुरा में प्रवेश किया | २१ मार्च को अफगान हरावल आगरे में घुसी। वहाँ 
किले की तोपों ने मुकाबला किया | इस बीच सड़ती हुई लाशों के कारण 
अफगान सेना में हैजा फैला ओर अब्दाली ने एकाएक वापसी का हुक्म दिया । 
नजीबरखाँ रुद्देले को दिल्ली में अपना प्रतिनिधि नियत कर तथा पंजाब का 
शासन अपने बेटे तैमूर ओर अपने मुख्य सेनापति जहानखाँ को सौंप कर कई 
करोड़ की लूट लिये वह वापस चला गया | वापसी में पटियाले के सिक्ख जाट 
आलासिंह तथा दूसरे सिकखों ने उसकी लूट का बोका कुछ हलका किया । 

क्लाइव के कलकत्ता वापस लेने पर सिराज ने बुसी को सहायता के लिए. 
लिखा । लेकिन बुसी को वुरन्‍त न आते देख तथा अब्दाली के हमले का आतंक 
बंगाल तक पहुँच जाने से उसने क्लाइव से समभौते की बात की। उसे समभौते 
की बातों में रखते हुए! क्लाइव ने चन्द्रनगर मी ले लिया ( २३-३-१७५७ )। 
उधर आत्म जिलों का पूरा बन्दोबस्त कर बुसी गंजाम पहुँचा और समाचारों की 


८हैशश] मराठों के मुकाबले अंग्रेजों का खड़ा होना ५७७- 


राह देखने लगा कि इतने में उसे चन्द्रनगगर के पतन की खबर मिली । तब 
बंगाल जाना व्यर्थ समझ वह दक्खिन लौटा और आनन्‍्ध्र तट की अंग्रेजी बस्तियों 
की एक एक कर सफाई करता गया । 

तभी क्लाइव ने सिराज पर चदाई कर दी | अलीवर्दी का बहनोई मीर- 
जाफर सिराज का सेनापति था । क्लाइव ने उसके साथ पडयन्त्र रचा | सिराज 
मु्शिदाबाद से बढ़ा | हुगली ओर मोर के संगम पर पलाशी गाँव में लड़ाई हुई 
( २३-६-१७५४७ )। लड़ाई के बीच म॑ मीरजाफर शजन्रु से जा मिला । सिराज 
हागा और मारा गया | क्लाइव ने मीरजाफर को मुशिदाब्राद ले जा कर नवाब 
बनाया । मीरजाफर ने अंग्रेज कम्पनी ओर उसके कर्मचारियों को प्रकट और 
गुप्त सन्धियों से करीब पोने तीन करोड़ रुपया हरजाने मंठ ओर रिश्वत के रूप 
में तथा चोबोस-परगना जिला जागीर के रूप में देना स्वीकार किया था। 
मुशिदावाद के खजाने में कुल डेढ़ करोड़ रुपया था । इसलिए जवाहरों ओर 
सामान को नीलाम कर और नकद मिला कर आधी रकम नावों में कलकत्ते 
भेजी गई ओर बाकी को तीन सालाना क्िस्तों में देना तय हुआ । 

उत्तर और पूरव भारत में जब ये घटनाएँ घट रही थीं तब मुगल-मराठा 
साम्राज्य की रक्षा का अन्तिम दायित्व जिसे सोंपा गया था, वह मारत 
का पेशवा ( प्रमुख नेता ) बालाजी दिशा भूल कर अपनी दक्िखिन चटाई में 
ही उलभा था ! अब्दाली का पंजाब लेना सुन उसने मल्हार ओर राघोबा को 
उत्तर भेजा, पर स्वयं कण[टक की तीसरी चदाई जारी रक्खी । उस प्रसंग में 
मैसूर राज्य के १४ जिले उसके हाथ आये | बलवन्तराय मेहन्देले को वहाँ छोड़ 
कर १६ जून को बालाजी पूना लोग और उसके बाद सलावतजंग के राज्य में 
घडयन्त्र करके बुसी को निकालने की कोशिश में अपनी सारी शक्ति लगा दी। 
लेकिन बुसी ने भी उसकी सब्र कोशिशें वेकार कर दीं ( जनवरी १७४८ ) | 

बलवन्तराव ने मैसूर के इलाके काबू कर तथा कड॒प करणूल सावनूर 
के नवाबों के गुड् को कुचल कर तमिछ सीमा के घाटों तक अधिकार कर लिया 
ओर तब आरकाट के नवाब मुहम्मदअली से बकाया चोथ तलब की । हम देख 
चुके हैं कि १७५४५ ई० से अंग्रेजों का कठपुतली मुहम्मदअली वहाँ निर्विवाद 


'पूज८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ६ 


स्थापित हो चुका था । बलवन्तराव अब भी तमिलनाड में नहीं उतरा; उसने 
केवल चोथ माँगी, जो अंग्रेजों ने दे दी। लेकिन अब वहाँ फ्रांसीसियों ने भी 
फिर युद्ध छेड़ कर जिची को घेर लिया ओर पुद्दुचेरी ओर आरकाट के बीच 
.विन्द्वास ( वान्दिवाश” ) तथा नो ओर गद ले जिये। यों सन्‌ १७४७ में जहां 
बंगाल-बिहार पर अंग्रेजों ओर आन्प्र तट पर फ्रांसीसियों का पूरा अधिकार हो 
'गया, वहाँ तमित्वनाड में फिर युद्ध जारी हो गया । 
$ १२, मराठटों का पंज्ञाब जीतना--रघुनाथ १४ फरवरी को इन्दोर 
पहुँचा | उसे सामान जुटाते दो मास लग गये। मई में मराठा हरावल ने 
आगरा पहुँच सूरजमल से समझौता किया | रुहेलों से दोआाच वापिस ले कर 
उन्होंने दिल्ली को घेर लिया। नजीब ने सन्धि करके दिल्ली छोड़ दी 
( ६-६-१७४७ ) ओर यह भी कहा कि कहो तो मैं, अब्दाली के पास जाऊँ और 
न - +--- सीमाएँ निश्चित कर स्थायी संधि 
करा दू । यों मराठों के लिए अब 
भी मौका था कि अब्दाली और 
४ ,... ,. . रुूहेलों से समझौता करके और 
| ५ को 60३ 2. 5 उन्हें साथ ले कर विहास्-बंगाल 
दी .ध; “आओ पर चदाई करते ओर वहाँ अंग्रेजों 
के पैर जमने न देते । उत्तर भारत 
में रूहलों से समभोता हो जाता 
तो वे निज्ञाम के राज्य ओर 
तमितठनाडइ में दखल दे कर वहाँ 
से भी विदेशियों के पैर उखाड़ने 
पर पूरा ध्यान लगा पाते | किन्तु 
रघुनाथ ने नजीब की बात पर कान 
न दिया और पूरब की चिन्ता 
करने के बजाय उत्तर--पंजाब--- 
का रास्ता पकड़ा ! मराठों के 


अं हम 
न सन 
त 





+ कैसअ->-म- 


रघुनाथराव [ भा० इ० सं० मं० ] 


८६३१३] मराठों के मुकाबले अंग्रेजों का खड़ा होना ४७६ 


उभाड़ ने से पंजाब में सिक्ख भी विद्रोह करने लगे। अन्त में २१ मार्च १७४८ 
को रघुनाथ ने सरहिन्द जीत लिया, तथा एक मास बाद लाहौर में प्रवेश किया । 
तैमूर ओर जहानखाँ अटक पार भाग गये; मुलतान में भी मराठा छावनी पड़ 
गई । इसके बाद पंजाब का शासन अदीना बेग को सौंप कर रघुनाथ दक्खिन 
लौट गया । 

$ १३. फ्रांसोसी शक्ति का अन्त--सन्‌ १७४६ में इंग्लिस्तान से 
फिर युद्ध छिड़ने पर फ्रांसीसी सरकार ने लाली नामक सेनापति को भारत मेजा। 
अग्रेल १७५८ में चोछमंडल पहुँच कर उसने देवनपटम को घेर लिया और 
महीने बाद ले लिया | तब उसने बुसी को लिखा, अब मद्रास लेते ही मेरा 
इरादा स्थल या समुद्र के रास्ते फौरन गंगा पर पहुँचने का है।”? लाली के 
आने से पहले बुसी आन्ध्र तठ के ज़िलों का पक्का बन्दोबस्त कर हेदराबाद में 
पूरा प्रभुत्व स्थापित कर चुका था | लाली से वह बड़ी आशाएँ लगाये हुए था । 

देवनपगम के बाद मद्रास की बारी थी । लेकिन पुददुचेरी का खजाना 
खाली था। रुपये के लिए लाली ने तांजोर पर चदाई की, पर उसमें उसे 
सफलता न हुई | वह वीर ओर कुशल सेनापति था, लेकिन उतावला और किसी 
की न सुनने वाला | अब मद्रास पर हमला करने के लिए उसने त्रिची ओर मसुली- 
पटम वाली टुकड़ियों तथा बुसी को भी बुला लिया । बुसी ने उसे समभाना चाहा 
कि उसे हेदराबाद में रहने दिया जाय । लेकिन लाली ने कहा, “ मुझे बादशाह 
ओर कम्पनी ने हिन्दुस्तान भेजा है अंग्रेज़ों को मार भगाने के लिए.।'*' मुके इससे 
क्या मतलब कि अमुक अमुक राजा अमुक नवाबी के लिए लड़ रहे हैं |? 

बुसी के चले आने पर आन्ध्र तट के एक पालयगार ( जमींदार ) ने 
विशाखापट्न ले कर अंग्रेज़ कम्पनी को अपनी फोज भेजने को लिखा | क्लाइव 
ने बंगाल से कनंल फोर्ड को वहाँ भेज दिया | फोर्ड ने बचे-खुचे फ्रांसीसियों के 
साथ सलाबतजंग को भी मसुलीपगम पर हरा दिया। सलाबत ने आन्ध्र तट का 
८० »< २० वर्ग मील प्रदेश अंग्रेज़ों को दे दिया ओर आगे से फ्रांसीसियों से 
सम्बन्ध त्याग दिया | यों जिस ज़मीन से लाली को युद्ध का सारा खर्चा मिल 
सकता था, वह उसकी अपनी बेसमकी ओर जल्दबाजी से अंग्रेजों के हाथ 

भा०--३७ 


ैप ० :. भारतीय इतिहास का उनमीलंन : ' | 'प्ब॑ ६ 


चली गई। 
. इस बीच राजूसाहब [ ऊपर $ ६ ] ने आरकाट ले लिया ओर लाली 
ने मद्रास को आ घेरा था । लेकिन ठीक संकट-काल में अंग्रेजी बेड़े के आ 
जाने से लाली को मद्रास से हटना पड़ा ( १७-२-१७५६ )। 
सलाबत मसुलीपगटम आया तो पीछे उसके भाई निज्ञामअली ने हैदरा- 
बाद ले लिया । लोठने पर सलाबत को उसे अपना दीवान बनाना पड़ा ओर 
बह स्वयं नाम का सूबेदार रह गया । 
सन्‌ १७५६ के शुरू में पेशवा ने मैसूर में गोपालराव पटवर्धन को भेजा । 
उसे पहले तो बराबर सफलता हुई, पर जब वह बेंगलूर को घेरे हुए था, तब हैदर- 
अली नामक मैसूरी सेनापति ने बहादुरी से मुकाबला करके घेरा उठवा 
दिया । गोयालराव वहाँ से तमित्ठनाड गया, पर वहाँ उसे कुछ न सका कि क्‍या 
करू । हेदरअली इसके बाद श्रीरंगपद्टम्‌ जा कर उस राज्य का सर्व॑सर्वा बन गया । 
बालाजी अब अंग्रेजों से आशंकित हो उठा था। सन्‌ १७४५८ में उसने 
उनसे जंजीरा के सिद्दी के विरुद्ध सहायता माँगी, जो उन्होंने नहीं दी । उन्हें डर 
था कि जंजीरा के बाद वह मुम्बई लेने की कोशिश न करें। फिर १७५६ मं 
अंग्रेजों ने धोखे से सूरत का कोयला छीन लिया | . बालाजी तब्न फ्रांसीसियों से 
मिल कर जंजीरा ओर मुम्बई पर चढ़ाई की सोचने लगा। लेकिन अक्तूबर 
१७५६ में अब्दाली के फिर चढ़ाई करने पर मराठे उधर फँस गये, ओर टीक 
तभी आयरकूट इंग्लिस्तान से ताजी सेना के साथ मद्रास आ ,पहुँचा । उसने 
आते ही विन्दवास ले लिया । उस गद को वापस लेने की चेष्टा. में लाली की 
हार हुई ओर बुसी कैद हुआ (२२-१२-१७५४६) । इसके बाद मुरारीराव घोरपडे, 
जो फ्रांसीसियों की मदद कर रहा था, अपने दल के साथ तमित्नाड से चलता 
बना और कूट ने आरकाट भी ले लिया । 
.निज़ामअली ने पेशवा के रोकने पर भी अंग्रेजों से साँठगाँठ की। 
इसलिए १७५६ के अन्त में पेशवा ने चिमाजी अप्पा के पुत्र सदाशिवराव -तथा 
अपने बेटे विश्वासराव को उसपर चढ़ाई के लिए भेजा । 'इब्राहमराँ. गादी# 


* गाद? शब्द का मूल फ्रंसीसी गाद ही है । 


८१४ ] मराठों के मुकाबले अंग्रेजों का खड़ा होना पदश 


नामक बुसी का सिखाया हुआ एक पदातिनायक उनकी सेवा में था। मांजरा 
नदी के काँठे में उद्गीर पर हार कर निज्ञामअ्नली श्रउसा के कोटले में घिर 
गया । चार दिन बाद उसने सन्बरि की ओर असीरगढ़ बुरहानपुर दौलताबाद 
अहमदनगर बीजापुर के किले तथा ६२ लाख आय का प्रदेश मराठों को दे 
दिया (जन० १७६०) | यों निजामअली की शक्ति चूर हुई और मरठे दो तीन 
वर्ष में समूचा दक्विन जीत लेने के सपने देगने लगे । 
सितम्बर १७६० में कूठ ने पुदुदुचेरी को जा घेरा। लाली ने तत्र बालाजी- 
राव से सहायता माँगी । जिंजी का गढ़ तब तक फ्रांसोसियों के हाथ में था, और 
पेशवा की सहायता के बदले में लाली उसे देने को तैयार था | पेशवा के लिए 
तमिव्ठनाड में दखल दे कर युरोपी शक्ति को तोड़ देने का यह फिर सुनहरा 
अवसर था। पर वह मोलभाव करता रह गया--इस कारण कि पठानों से सम- 
भोता न करके उसने अपनी सारी शक्ति तब्र उत्तर मारत में लगा रक्खी थी-- 
ओर जनवरी १७६१ में कूट ने पुदुदुचेरी ले ली। बाद में जिंजी भी ली गई। 
१७६ ३ ई० में पैरिस की सन्धि में फ्रांस को उसकी पुरानी बस्तियाँ लौगा दी गईं । 
$ १४. मराठा अफगान युद्ध-सन्‌ १७७४८ के अन्त में पेशवा ने 
मल्हार होकर के बजाय दत्ताजी शिन्दे को आगरे का सूबेदार बना कर 
भेजा | पंजाब पर अधिकार हृठ करना ओर बिहार को जीतना ये दो कार्य उसे 
सोपे गये थे । अदीनाबेग मर चुका था; उसकी जगह दत्ताजी का छोटा भाई 
साबाजी लाहोर का सूबेदार नियत किया गया पेशवा ने आखिर अब यह 
समभ लिया था कि इमाद लबार ओर निकम्मा आदमी है। उसकी जगह 
शुजाउद्दोला [ ऊपर $ ११ ] को वज़ीर बनाने का प्रस्ताव था । इसके बदले में 
शुजा से प्रयाग ओर बनारस इस तरह ले लेना था कि दत्ताजी बादशाह ओर 
वजीर के साथ बिहार पर चढ़ाई करे ओर तभी रघुनाथदादा बुन्देलखंड 
के रास्ते प्रयाग पर उससे आ मिले । 
बिहार की चढ़ाई के लिए नजीब से हो सके तो समभोता करना, अन्यथा 
उसे उखाड़ देना था, क्योंकि उत्तर भारत में मराठा नीति के मार्ग में वह 
एकमात्र काटा था । दत्ताजी कोरा सैनिक था । इमाद तो उसके आगे कुक कर 


पर भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ६ 


वज़ीर बना रहा, पर नजीब से समभोता न हो पाया | बालाजी को बिहार-बंगाल 
अंग्रेजों से वापिस लेना था तो पठानों से समभोता करना ही चाहिए था। 
पठानों को उखाड़ना ऐसा आसान काम न था जो रास्ते चलते हो जाता । 
दूसरी तरफ, उनसे स्ममौता हो जाता तो तजिहार-बंगाल फिर से जीतने में वे 
बहादुरी से साथ देते । मल्हार होछकर जो उत्तर भारत का सबसे अनुभवी मराठा 
सेनापति था, नजीब को अपना बेटा मानता था | पेशवा को नजीब से समभोता 
करना था तो यद्द काम उसे सॉपना था | मल्हार ओर नजीब के इस ताल्‍लुक 
से यह भी प्रकट है कि पठानों का उस युग के भारतीय उस दृष्टि से न देखते 
थे जिस दृष्टि से अंग्रेजों ने उन्हें ब्राद में देखने की आदत डाल दी | 

जून १७४६ में दत्ताजी ओर नजीब में युद्ध छिड़ गया | हरद्वार के ३२ 
मील दक्खिन गंगा के खादर में शुक्रताल नामक स्थान है [ नक्शा ७ |। 
नजीब ने उसकी मोर्चाबन्दी कर गंगा पर पुल त्रॉघ वहाँ शरण ली । दत्ताजी ने 
उसका घेरा डाल दिया | किन्तु शुक्रताल दूसरा नागोर बन गया ओर उसमें फेस 
कर दत्ताजी न तो त्रिह्दर पर चढ़ाई कर सका ओर न पंजाब को बचा सका। 
उसने गोविन्दपन्त बुन्देले# को हरद्वार के रास्ते नजीबराबाद पर धावा मारने 
भेजा । वह धावा सफल न हुआ | गोविन्द तब शुक्रताल के पूरव तरफ पहुँचा । 
किन्तु वहाँ अवध की सेना खुद शुजा के नेतृत्व में रुहेलों की मदद को आरा गई 
थी, इससे वह कुछु न कर सका। अवध का नवाब शुजा, अपने पिता 
सफदरजंग के तजरबे [ ऊपर $ १० ] से बालाजी की मैत्री का मूल्य जान चुका 
था, इसलिए, वह नजीब को सहायता दे रहा था । 

इस बीच अब्दाली ने पंजाब पर चढ़ाई कर दी थी । दत्ताजी की सहायता 
न आती देख साबाजी को लाहोर छोड़ना पड़ा, और वह शुक्रताल पहुँचा 
(८-११-१७५६ ); परन्तु दत्ताजी इसके बाद भी वहीं अड़ा रहा । 

नवम्बर बीतते बीतते अब्दाली ने सरहिन्द ले लिया । इमाद ने यह 
सोच कर कि कहीं अब्दाली बादशाह का उपयोग न करे, आलमगीर श्यां को 


# गोविन्दपन्त का असल उपनाम खेर था, पर वह अपने को बुन्देला कहता था » 
 आलमगीर प्रथम औरंगजेब था 


-< 6१४] मभराठों के मुकाबले अंग्रेजों का खड़ा होना प्ट३ 


कत्ल कर दिया ओर कामबख्श के एक पोते को शाहजहाँ रय नाम से गद्दी 
दी। एक साल पहले इमाद ने आलमगीर रय के शाहजादे अली-गोंहर को 
मारने की कोशिश को थी। अली-गौंहर बच कर अवध भाग गया था और बिहार 
को फिर जीतने की कोशिशें कर रहा था | उसने भी अब अपने को शाहआलम 
नाम से बादशाह घोषित किया । 

८ दिसम्बर को दत्ताजी ने शुक्रताल का घेरा उठाया ओर जमना पार 
कर अब्दाली के मुकाबले को बदा | तरावड़ी पर अफगान दहरावल से उसकी 
मुठभेड़ हुई; पर अब्दाली जमना पार कर नजीब से जा मिला ओर दोआब के 
रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ा । दत्ताजी यह देख फोरन दिल्ली आ गया और जमना 
के घाटों पर सेना तैनात कर प्रतीक्षा करनें लगा । ६ जनवरी १७६० को दिल्ली 
के सामने जमना के बीच टापू में अफगानों से लड़ता हुआ वह मारा गया। 
अब्दाली ने दिल्ली ले ली; इमाद भरतपुर भागा; जयप्पा शिन्दे का वेट 
जनकोजी बची-खुची मराठा सेना के साथ नारनोल की तरफ हट गया। 

इसी बीच मल्हार ने तेजी से राजस्थान से आ कर नारनौल के पास 
मराठा सेना का नेतृत्व ले लिया । अब्दाली ने दिल्ली से दीग पर, जहाँ सूरजमल 
था, चढ़ाई की; पर मल्हार उसके पीछे दिल्ली की ओर बढ़ा। अब्दाली को 
पीछे हटना पड़ा ओर मल्हार इसी तरह उसे दिल्ली से दोआब वापस ले गया। 
सिकन्द्राबाद के पास नजीब का खजाना लूटने के लिए मल्हार दो-चार दिन 
रुक गया | वहाँ जहानखाँ उसपर अचानक आ टूटा ( ४ मार्च ) | मल्हार हार 
कर भरतपुर भागा। लेकिन उसकी दाँवपेंच की लड़ाई से इस बार व्रजभूमि युद्ध 
से साफ बच गई | 

दत्ताजी की मृत्यु के एक दिन पहले तक की खबरें पेशवा को उद््‌गीर 
की संधि से पहले मिल चुकी थीं वह दक्खिन से बड़ी सेना भेज रहा था | इस- 
लिए. नजीब ने अब्दाली से प्रार्थना की कि आप गर्मियों में न लोग । अब्दाली ने 
गंगा पर अनूपशहर में छावनी डाल दी । पेशवा ने”भी अपनी सेना शीघ्र भेजी । 
सदाशिवराव भाऊ, जिसने दक्खिन के युद्धों में योग्यता दिखाई थी, 'इस सेना 
का नेता था ।,,२० मंई को बह ग्वालियर आ पहुँचा । , उत्तर भारत की मराठा 


पू८४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व £ 


सेना ब्रज में थी, उसका कुछ अंश गोविन्द बुंदेले के अधीन इटावे में था। 
०.८ _ ----- - भाऊ ने मल्हार 
ओर गोविन्द को 
लिखा था कि 
राजस्थान बुंदेल- 
कक खंड में मित्र 
की की * दढें और शुजा 








हज # :... को अपनी तरफ 
- अ कि मिलायें । उसने 
हर धर कै ५ 5५ - कैट गेविं न्देले 
७» £. ४,  . गोविंद न्देले को 
जी .. इर ह , : इटावे पर नावें 
| श्सि - तैयार रखने को 
रा ((' ० ली ५ अं न 
ः्र ५ टि द । :छई3े.. भी लिखा था, 
का |! डे * जिससे वह आते 
- #। गज ही जमना पार कर 
शा ऐप गैर रुहेल' 
 ह, ग्रवध और रुहेल- 
| 5 ए हर 5 
हक 3 आय खंड के बीच 
॥ रे अपनी सेना का 
के पच्चर घुसेड़ दे । 
22) ह पर उस साल 
हे कं; बरसात जल्दी शुरू 


हुई ओर जमना 
सदाशिवराव [ भा० इ० सं० म० ] में मारी बाद आ 
गई थी । 

सदाशिव ने राजपूत राजाओं को मनाने की बड़ी कोशिशें कीं, पर 
उन लोगों ने तटस्थ रहना ही तय किया# ओर जुलाई में शुजा भी अब्दाली से 


# यह प्रचलित विश्वास है कि भाऊ के अभिमानी बर्त्ताव से खीक कर राजस्थ!न 


८ $ १४ ] मराठों के मुकाबले श्रंग्रेजों का खड़ा होना पूच्य, 


जा मिला। शुजा ने सोचा कि अब्दाली जीत गया तो वापस चला जायगा, पंर 
मराठे जीत गये तो मुझे अधीन करेंगे | यदि १७४३ में जयपुर के उत्तराधिकार 
का प्रश्न आने के वक्त से और उससे भी बढ़ कर सफदरजंग की १७५२ वाली 
सन्ति के बाद से मराठा सरकार किसी टिकाऊ और दूरदर्शितापूर्ण नीति पर 
चली होती तो इस वक्त मराठों की ऐसी असहाय दशा न होती । 

१४ जुलाई को भाऊ आगरा आया | तत्र भी जमना की बाद उतरी न 
थी जिससे उसे दोआब में घुसने का इरादा छोड़ना पड़ा। मुल्हार ओर सूरजमल 
उत्तर भारत के अनुभवी योद्धा थे । उन्होंने सलाह दी कि भरतपुर को आधार 
बना कर तोपखाने पैदल सेना स्त्रियों और भारी समान को वहाँ छोड़ दिया 
जाय और हलके सवारों के साथ शत्रु से मुठभेड़ की जाय | इस ढंग से मरठे 
पंजाब की तरफ बढ़ कर अब्दाली का अफगानिस्तान से सम्बन्ध भी काट सकते 
थे । पर सदाशिव फ्रांसीसी शैली से लड़ने वाले अपने गार्दियों का अचूक प्रभाव 
देख चुका था, उसने वह सलाह न मानी | इससे सूरजमल का जी ऊब्र गया | 

२ अगस्त को भाऊ ने दिल्ली ले ली। इससे उसे कोई वास्तविक लाभ 
न था, तो भी शत्रु पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा, और सन्धि की चर्चा जारी हो 
गई । सन्धि की बात शुरू होते ही सूरजमल -रूठ कर चला गया । उसे अलग 
होने को कोई बहाना चाहिए था। मराठों और अ्रफगानों दोनों पर उसे भरोसा 
न था; वे दोनों लड़ मरे तो अच्छा, इसी से उसे अब सन्धि होना पसन्द न था । 
मराठे यदि पंजाब पर दावा छोड़ दें और रुहेलों को न सताने का वचन दें तो 
अब्दाली अ्रब भी लौटने को उत्सुक था | परन्तु पेशवा की पंजाब के लिए अड़ 
थी और भाऊ को भी दिल्ली लेने के बाद अपनी शर्त्ति का मिथ्याभिमान हो 
गया था । यों सन्धि की बातें विफल हुईं । | 

अक्तूबर में शाहआलम को बादशाह तथा शुजाउद्दौला को वजीर घोषित 
कर सदाशिव प्रंजाब की तरफ बढ़ा । उसका उद्देश सरहिन्द ले कर अ्रब्दाली का 


और तबज के राजा अलग हो गये । समकालीन कागजों की नई खोज से यह बिलकुल 
गलत सिंद्ध हुआ है। उन राजाओं को रुठाने में बालाजीराव कौ १७४३ के बाद की नीति 
का चाहे जितना दोष रहा हो, भाऊ का कोई दोष नहीं था। 


५८८६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पत्र ६ 


आधार काठ देना था । उसने जमना के पच्छिम तट पर कुंजपुरा ले लिया, 
जहाँ अफगानों की १६ लाख की नकदी ओर माल उसके हाथ लगा ओर 
सरहिन्द फा फौजदार मारा गया । इससे सिक्‍खों के भी होंसले बढ़े और उन्होंने 
लाहौर ओर स्यालकोट घेर लिये । सदाशिव की यह योजना बहुत अच्छी होती 
यदि वह अगस्त में ही पंजाब की ओर बढ़ता, जब कि जमना में बाद थी, ओर 
यदि वह पुरानी मराठा शैली से लड़ता होता । लेकिन भारी सामान तोपखाने 
और पैदल सेना को लिये हुए अपने आधार से अटूट सम्बन्ध रक्‍्खे बिना आगे 
नहीं बढ़ा जा सकता, नई युरोपी युद्ध-शैली के इस सिद्धान्त को उसने त्रिलकुल 
न समझा था। उसने अपना आधार भरतपुर क्या दिल्ली में मी न रक्खा था। 
वह सब कुछ साथ लिये फिरता था, मानो उसका आधार हवा में हो! जब 
वह कुंजपुरा से आगे कुरुक्षेत्र जा रहा था, तभी खबर मिली कि नीचे बागपत 
पर जमना पार कर अब्दाली उसके ओर दिल्‍ली के बीच आ गया ! सदाशिव 
तत्र पीछे लोटा | १ नवम्बर को पानीपत पर दोनों सेनाएँ आमने-सामने हुईं 
ओर मोर्चाबन्दी कर जम गई । 

दो मास तक चपावलें ( कपटा-कपटी ) होती रहीं | शुरू में मराठों ने 
मैदान काबू रखा | लेकिन ७ दिसम्बर रात की एक चपावल में बलवन्तराव 
मेहन्देले, जो भाऊ का मानो दाहिना हाथ था, मारा गया | तब से मराठा पक्ष 
दबने लगा | अफगान सवारों ने चोगिदं इलाके काबू कर पटियाले के आलासिंड 
से मराठों का सम्बन्ध तोड़ दिया । भाऊ ने गोविन्द बुन्देले को रुहेलों ओर 
अवध के इलाकों पर छापे मारने का काम सौंपरक्खा था । अब्दाली द्वारा भाऊ 
का दिल्‍ली और दक्खिन का रास्ता काठ दिया जाने के बाद उसने गोविन्द 
को इटावे से दोआब के बीचोंबीच हो कर मुजफ्फरनगर तक पहुँचने का आदेश 
'दिया। यदि ग्रोविन्द मुजफ्फरनगर तक पहुँच जाता तो दिल्ली के बजाय दक्खिन 
का दूसस रास्ता भाऊ के लिए खुल जाता । वह इटावे से गाजियाबाद तक बढ़ा, 
ओर वहाँ मारा गया ( १७ दिसम्बर ) | इसके बाद मराठा सेना पूरी तरह घिर 
. गई | अन्त में १४ जनवरी को सवेरे वह निराश हो कर लड़ने को निकली । 
अब्दाली की ६२ हज़ार सेना-के मुक्काबले में भाऊ़ की ४५ हज़ार थी। 


( ०००४ ) 


( ७०००४ ) 
( ०००७३ ) 
( ०००४ ) 
( ०००४९ ) 
( ०००६ ) 


( ९ २८०००३ ) 


( ०००६ ) 


( ०००४६ ) 


( ०००६ ) 


४: ॥९ ॥|४।००॥४---७ 
॥2४ % !७॥॥०६ ५००)॥.॥६---३ ( ०००७ ) 


२॥॥६& || [४१-४९ ( ००४३ ) 
( ॥४२००७७ ) ०७ ४/४---»९ ( ००४४ ) 
४०४४ ड।|ह--हे » ( ०००४ ) 
॥॥७७---४ ४ ( ००फ३ ) 
॥9(38£॥5६-...8 ५ ( ०००३ ) 
७४४ 3 ४०५८-०४ ( ००४३ ) 


( ०3 ४७७४ ) 
808।2 ।90४ ४ ४४७॥00 


४५९४ 3।320॥--ह ४ 
शैटह] (५४४७-९४ 
2430 ह।४/8--३ ३. 


»४७ ४229-२० ३ 


4290 4% &--+% 
22४४ ६-६ 
क्टहि] &ड2--६ 
8॥2%2॥॥ ||०।७४---४ 
ल्‍2॥ ४|ड़े।835 -- ३ 
॥४॥8 ।202४ 








298 |& (28 ७ 02७७“ हख ! 
«हे 2३ ४ (डाशथड “5 त्क 
॥2080] ।९४७ :-- ये । 





हे (६१६ ९ 
+._ 75. 


[8 (28 00॥2/02] ऐ !20४7 0६ 
[02४ ॥% ४२३ '29 ४ ९१ (0 € ---- 


शुब्रे! & है ९ ४ऐ० 











88 ०९ ( 4[॥7' ।' पे 
९ स्‌ * व डक ++॥ ह 
कर ४ हो हे 
पु । । । 
५ । ् । न्‍ ० 
श्र २ है ] | 
५९३ फ॑नकक+ ६ ++++++++ + 444+44++- ह । हि 
“/ 8 7 े "5 
कक ढेढे है) «» १ 
ष्य लय श 


घर? 


920 % ॥2०॥8॥8 ॥2॥5 ) (20830 05 »] ७॥& 5, ५ ३:५४७ ॥६॥2% ४४ | 
छ॥2.6 ६० ३2-...8802 ४ /20]०0७ 


#ह जे६& ० 


रु पे हि 


७७ हो 4 ब्चृ 
खत ७४.4 
ष्द् /५ ले -्च्य £। 





यू ० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर ६ 


उसका बायाँ पहलू इब्राहीम गादीं के तिलंगे बन्दृकचियों का था; मध्य में स्वयं 
भाऊ और सबसे पब्छिम तरफ मल्हार था। व्यूह-रचना में भी भाऊ ने युरोपी 
शैली को ठीक न समझा था। पैदल बन्दूकचियों की पाँत के पीछे पीछे सवारों 
को' रखना ज़रूरी था, जिससे बन्दूकची जब एक बार शत्रु को पछाड़ें तमी सवार 
हमला करके उसे कुचल दें | लेकिन भाऊ के पदाति एक तरफ थे और सवार 
दूसरी तरफ ! पदातियों की बन्दूकों के सिवाय दोनों सेनाशों की शख्त्र-सज्जा में भी 
वही अन्तर था जो नादिरशाह की लड़ाई के वक्त । अफगान रिंसाला जिज़ेलों 
से लड़ता था, मराठे सवार भालों तलवारों से । अफगानों की ऊँटों पर लदी 
दस्ती जम्बुरकों के मुकाबले में मराठों का भारी और अचल तोपखाना था | 
इब्राहीम गादीं के तिलंगों ने रुहेलों को पछाड़ दिया, पर उनके पीछे 
से कोई दत्ताजी शिन्दे जेसा रिसाले का नेता नहीं बढ़ा। भाऊ ने अफगान 
मध्य को पीछे धकेल दिया, लेकिन अब्दाली ने अपने भगोड़ों को ब्रेर वापस 
'लौटाया | मराठा दाहिना पहलू लड़ा ही नहीं। मल्हार के सामने नजीत्र 
था जिसे मल्हार अपना बेटा कहा करता था; उन्होंने आपस में समभोता कर 
लिया । दो बजे के वाद विश्वासराव के माथे में गोली लगी; उसे दो घाव पहले 
लग चुके थे । भाऊ का वह प्रिय भतीजा अपने दादा की तरह सुन्दर और 
'होनहार था । उसके शव को हाथी पर लेटवा कर भाऊ ने एक वार निदारा, 
'ओऔर फिर सेनापति का कत्तंव्य भूल वह घमासान में कूद पड़ा । बिना नेता की 
मराठा सेना में अब हर किसी ने अपनी समझ से काम लिया । मल्हार अपने 
दल को पच्छिम भगा कर शत्रु की पाँत के किनारे से घूम कर भाग निकला | 
बाकी सैनिक और असैनिक प्रायः सब उलटी तरफ--उत्तर ओर--दौड़े, अतः 
बहुत थोड़े बच कर निकल पाये | शुजा ने कुछ को बचाने में मदद की | सूरज- 
मल के यहाँ उन सबको शरण मिली | लड़ाई के अ्रन्त में विश्वासराव का शव 
अब्दाली के डेरे पर पहुँचा तो अफगान भी उसके भव्य चेहरे को निहार कर 
चोख उठे । 
बालाजी मालवे तक आ गया था, जहाँ उसे ये खबरें मिलीं। पछार 
( सिरोंज से प्रायः २५ मील उत्तर ) पर उसे पानीपत से बचे हुए लोग मिले । 


८९१५ ] मराठों के मुकाबले अंग्रेजों का खड़ा होना ५६ १ 


इस चोट ने उसे असाध्य रोगी बना दिया । 

अब्दाली की सेना का भी भारी संहार हुआ | उसने दिल्ली में प्रवेश 
कर राजपूत राजाओं से कर तलब किया । तब जयपुर के माधोसिंह ने बालाजी 
से, जो मालवे में था, बूँदी आने की मिन्नत की ओर लिखा कि सब राजपूत 
राजा सेना सहित वहाँ आ मिलेंगे । पेशवा ने उसे डॉट कर लिखा-- पहले 
ग्राप विजयसिंह के साथ अजमेर आइये । भाऊ ने सब अपराधों को माफ कर 
पिछली बातें भूलने को कहा था “' राजपूतों को कुछ होश आना चाहिए | 
हम हार गये तो नमंदा पार चले जायेंगे। मुझे अब अब्दाली का डर नहीं है ।?”? 
लेकिन अब्दलली की सेना भी बकाया बेतन के लिए विद्रोही हो रही थी ओर 
उसमे अब शिया सुन्नी ( मुसलमानों के दो मूल पन्थ ) आपस म॑ लड़ 
रहे थे। दिल्‍ली को नजीत्र के हाथ सोंप वह २० मार्च को ब्रिदा हुआ | बालाजी 
भी तब मालवे से पूनें को रवाना हुआ | रास्ते में अब्दाली ने बालाजी को मनाने 
तथा उसके पुत्र ओर भाऊ की मृत्यु के लिए समवेदना प्रकट करने को अपना 
दूत भेजा। वह दूत मथुरा में सूरजमल इमाद तथा मराठा प्रतिनिधियों से 
मिला । उन लोगों ने उसे वहीं रोक लिया, क्योंकि बालाजी अ्रत्र मौत के मुँह में 
था । लाहोर में आतबिदखाँ को सूबेदार नियत कर अब्दाली वापिस चला गया। 

मथुरा की शान्ति-सभा में रुहेलों बंगश ओर शुजा के प्रतिनिधि भी 
सम्मिलित हुए. कि सब मिल कर कोई समझौते का मार्ग निकालें ओर आगे की 
व्यवस्था नियत करें | पर फल कुछ न निकला। कारण यह था कि सूरजमल को 
अ्रव शान्ति पसन्द न थी; मराठे ओर अफगान दोनों पस्त हो गये थे; अब 
उसके लिए मौका था कि अपना राज बढ़ा ले। शान्ति-सभा के उठते ही 
उसने आगरे का किला हथिया लिया ( १२-७-१७६१ ) | 

शाहआलम को सबने बादशाह माना था; पर वह नजीब के डर से 
दिल्‍ली न आया और अवध में ही रहा । २३-६-१७६१ को बालाजीराव की 
सृत्यु हुई । 

6१७५, बालाजीराव का चरित--बालाजीराव सच्चरित्र परिश्रमी 
क्र्तव्यपरायण और निष्ठावान्‌ पुरुष था। उसका पिता महान्‌ राजनेता (स्टेट्समैन) - 


'५६२ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पर्व & 


ओर सेनानायक होते हुए. भी शासन-प्रब॒न्ध में बहुत कच्चा था; बालाजीराव 
उस अंश में बहुत योग्य था। उसने महाराष्ट्र की कर-प्रणाली ओर न्याय-प्रणाली 
को बहुत नियमित कर दिया, सेना की खुराक ओर साज-सामान में बड़ी उन्नति 
की | किन्तु बाजीराव का सा ऊँचा दिल बालाजी को नहीं मिला था; बाजीराव 
में जो महापुरुषता ओर दूरदर्शिता थी वह बालाजी को छू न गई थी। बाजीराव 
विशाल क्षेत्र तैयार कर उसमें सुन्दर ओर बलिष्ठ साम्राज्य की पीद लगा कर 
तथा उस क्षेत्र को सींचने और पोंद को पनपाने के सब साधन जुटा कर दे 
गया था। बालाजी ने उन साधनों को मरुभूमि में बरबाद कर अपने साम्राज्य 
की पोद को सूखने ओरे क्षेत्र को उजड़ने दिया तथा वहीं गुलामी के विपतवृत्तों 
'की कलमें रोपवा कर उन्हें सींचा ! 

बुन्देलखंड ओर राजस्थान के लोगों में कैसी ऊँची भावनाएँ शिवाजी 
ओर बाजीराव ने जगाई थीं, ओर उनसे केसे मैत्री के सम्बन्ध स्थापित किये थे ! 
'बालाजी ने सन्‌ १७४३ से ले कर आठ बरसों में जयपुर के उत्तराधिकार के 
-मामले म॑ कमीनी नीति पर चल कर उन मैत्री-भावनाओं को कैसे नष्ट कर दिया 
ओर कैसी ढेष की भावनाएँ: जगा दीं ! 

सन्‌ १७५४१ म॑ रुहेलखंड को पार कर पहली बार मराठा सेनाएँ हिमालय 
के चरणों तक पहुँचीं। १७५४२ म॑ बादशाह अहमदशाह ने वजीर सफदरजंग की. 
प्रेरणा से मराठों से जो सन्धि की उसके द्वारा मराठा आधिपत्य सारे भारत पर 
माना गया। ये सफलताएँ बाजीराव के छोड़े हुए. साधनों ओर प्रभाव से ही 
प्रात हुई थीं। इसके बाद मराठा सरकार यदि इस सन्धि के दायित्व को ही 
'निभाती चलती तो भारत का साम्राज्य तो उसे मिल ही चुका था | दूसरी तरफ, 
१७४१ से ५४२ तक तमितठनाड ओर आन्ध्र में युरोपी खतरा पूरी तरह खड़ा हो 
चुका था। उस खतरे को दूर करना भारत-साम्राज्य की जिम्मेदारी निभाने में 
सबसे पहला काम था । 

अगले ही बरस बादशाह ओर सफदरजंग में कगड़ा होता है, तो पेशवा 
उसे शान्त करने का यत्न नहीं करता, प्रत्युत खुश हो कर तमाशा देखता है ! 
“ओर फिर बादशाह, सफदरजंग, नये वजीर ओर ब्रज के नेताओं सबके विरोध 


८ ॥$ १५ ] मराठों के मुकाबले अंग्रेजों का खड़ा होना ५६३ 


में वह इमाद जैसे पतित छोकरे का साथ देता है ! प्रकट है कि आँखों की शर्म 
ओर शालीनता नाम की भी कोई वस्तु है इसका बालाजीराव को अनुभव न 
था । उसकी इस करनी का फल मराठों को १७६० में भोगना पड़ता है, जब 
सदाशिवराव राजस्थान वज ओर अवध के नेताओं को मनाना चाहता है, पर 
कोई नहीं मानता । जिस सफदरजंग के साथ ऐसा क्ृतप्नता का बर्ताव बालाजी 
ने किया अन्त में सदाशिव को उसी के बेटे शुजाउद्दोला को वजीर घोषित करना 
पड़ता है, पर शुजा फिर भी मराठों की तरफ नहीं आता । 
उत्तर भारत में यों तुच्छुता ओर द्वेष के बीज बिखेरने के बाद ओर 
इमाद जेसे कमीने लड़ के के हाथ में दिल्ली साम्राज्य की बागडोर सौंप कर बालाजी, 
जिसपर पंजाब तक की रक्षा का दायित्व था, १७५४ म॑ वहाँ से अपनी सब 
सेना दक्खिन-दिग्विजय के लिए समेट लेता है ! इमाद फिर भी अब्दाली को 
दाँत दिखाता है। अब्दाली की १७५७ की चदाई उसका जबाब थी। यों उस 
चढ़ाई में जो जनसंहार लूगट्मार ओर बलात्कार हुआ उसके लिए. पहला दोपी 
बालाजी पेशवा था | 
उधर तभी अंग्रेज बंगाल मे पडयन्त्र कर रहे थे | अलीवर्दीखाँ ने अपने 
दोहते को बहुत ठीक सावधान किया था और सिराजुद्दोला ने उसके अनुसार 
बहुत ठीक आदेश दिया था कि मेरे इलाके में कोई विदेशी युद्ध की तैयारी 
न करे | पर जब सिराज उन्हें दबा नहीं सकता, तब आगे उन्हें रोकने की जिम्मे- 
दारी किसकी थी ? बिहार-बंगाल की चोथ मराठों को मिल रही थी, उन प्रान्तों 
में विदेशी फसाद न मचायें यह देखना मराठा सरकार का कतंव्य था । बालाजी 
उलग ड्रंक को उमाड़ता ओर मद॒द देना चाहता है। ड्रेक उसकी मदद लेने 
के खतरे मे नहीं पड़ता।। पर,कोई पक्ष चाहे या न चाहे, बालाजी को अपनी 
सेना भेज बंगाल में दखल देना ही चाहिए. था ओर सिराज को अपनी रक्षा में 
ले कर विदेशियों की युद्ध-तैयारी को जड़ में ही कुचल देना चाहिए. था। यों 
बंगाल-बिहार में अ्रंग्र जी राज खड़ा होने की जिम्मेदारी भी बालाजी पर है। 
ब्रज ओर बंग़ाल की जब्र यों बरबादी हो रही थी, तब पेशवा अपनी जिस 
सेना. से उन्हें बचा सकता था, उसी को वह उल॒गा, दक्खिन के उन छोटे राज्यों 


६४ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पर्व ९ 


से टकरा रहा था जिन्हें साथ ले कर वह आन्ध्र तमिवनाड को भी बचा सकता था ! 
' इससे पहले अंग्रेजों के हाथों वद जो अपने बेड़े को डुबवा चुका था 
सो तो निरा वज्रमूखता का काम था । 
इसके बाद भी पेशवा को सेमलने का मोका मिलता है। पलाशी के 
अदाई मास बाद नजीब अब्दाली से समकोता ओर सन्धि करा देने का प्रस्ताव 
रखता है। पर दिशा भूले हुए. मराठा नेता बिहार-बंगाल का उद्धार करने के 
बजाय पंजाब जीतने दौड़ते हैं! ओर उसे जीत कर वे उसकी रक्षा का पूरा उपाय 
नहीं करते, अदीनाबेग को सूबेदारी सोंप कर रघुनाथ लोट आता है । 
अन्त में १७५४८ में आ कर बालाजी को समझ आती है कि इमाद भ्ूठा 
ओर निकम्मा आदमी है । उसके बजाय शुजाउद्दोला को बजीर बनाने की, 
नजीब के साथ समभौता करने की ओर बिहार जीतने की भी वह सोचता है । 
पर ये काम वह एक ऐसे जवान सैनिक को सॉंपता है जो इनमें से किसी को भी 
न कर सके ! तब तक बालाजी अंग्रेजों की भी पहचान चुका था। १७५६ में 
आन्ध्र तमित्ठनाड में फ्रांसीसियों को उखाड़ कर अंग्रेज पेर जमा रहे थे । जनवरी 
१७६० की उदगीर की जीत के बाद अंग्रेजां के सिवाय दक्खिन में मराठा 
साम्राज्य का और कोई शत्रु नहीं बचा था। अगस्त १७६० में भाऊ के दिल्ली 
ले लेने के बाद अब्दाली ओर नजीब भी सन्धि के लिए मिन्नत कर रहे थे | 
ठीक उसी वक्त पुदुदुचेरी में घिरा हुआ लाली सहायता को पुकार रहा था और 
बदले में क्रांस के पास भारत में जो कुछ बचा था सब देने को तैयार था। 
अब्दाली ने पानीपत के बाद भी पेशवा के प्रति जैसी शालीनता दिखाई और 
मथुरा की शान्तिसभा में सबके समझौते से भारत की राज्य-व्यवस्था का कोई 
मार्ग निकालने का जतन किया, उससे प्रकट है कि पंजाब पर आधिपत्य और 
रुहेलों को न सताने के बचन से अधिक वह कुछ न चाहता था, और भारत 
की राज्यव्यवस्था में मराठा दरबार का मुख्य स्थान वह भी मानता था। यों 
सितम्बर १७६० तक भी स्थायी रूप से कुछ न बिगड़ा था। तब भी पेशवा 
बालाजी अपनी परित्थिति को देखता तो अब्दाली से समझौता कर तमिव्ठनाड 
ओर बंगाल में एकदम दखल दे कर भारत को बरबादी ओर गुलामी से बचा 


८१५ | मराठों के मुकाबले अंग्रेजों का खड़ा होना ३६३ 


सकता था । पर उसने अपना अन्तिम निश्चय भी “स्थिति के तह निपट अन्धे- 

पन?” के साथ किया ! फारसी शब्द पेशवा का अर्थ ही नेता है। बालाजीराव 

से पहले किसी ने मारत का नेतृत्व ऐसे दिशामूठ हो कर नहीं किया था । 
अभ्यास के लिए प्रश्न 

१, बराड के भोंसलों ने उड़ीसा किन दशाओं में जीता ? 

५४, “भारतीय सिपादी के आविष्कार” का क्या अर्थ 6? वह आविष्कार किसने 
किन दशाओं में किया ? इतिद्रास में उसका क्‍या ग्रभाव हुआ ? 

३, शित्राजी वंश के हाथ से पेशवा वंश के हाथ में सब राजशक्ति कब कैसे 
चली गई ? 

४, सफदरजंग ने १७५२ इ० में मराठों से जो सन्धि को, वह क्‍या थी? उस 
सन्धि से प्राप्त दायित्व की मराठा सरकार ने अगले आठ बरसों में कैसे निबाह्या १ 

५४ य प्ले ने किन दशाओं में केसे भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य खड़ा करने का 
जतन किया ? अन्त में वह प्रयत्न केसे विफल हृथ्ा 

६. बाजीराव को मझत्यु के बाद के बारद बरसों में भारत की राजनीतिक स्थिति 
में कीन से बड़े परिवत्तन हुए ? १७५२ ईं० की स्थिति में कौन सी मुख्य समस्‍्याएँ थीं 
आर उन्हें सुलझाने के क्‍या माग हो सकते थे ? 

७, सन्‌ १७५७ में अफगानों ने ब्जभूमि लूटी और अंग्रेजों ने बंगाल-बिद्ार 
जीता । इन प्रान्तों की लूट ओर गुलामी से बचाने का मुख्य दायित्व तब भारत में 
फिसका था ? वह इन प्रान्तों को केसे बचा सकता था, पर क्‍यों न बचा सका ? 

८, तमित्ठनाड अंग्रेजों के हाथ में केसे गया ? उसे महाराष्ट्र का पेशवा कैसे बचा 
सकता था ? क्‍यों न बचा सका १ 

६. सन्‌ १५४२-६१ के मराठा-अफगान-युद्ध का दृत्तान्त लिखिए । 

१०, बालाजीराव के काल में मराठों और पठानों का बिगाड़ कैसे हुआ ? उन्हें 
समभोता करने के कोन कौन से अवसर मिले ? उन अवसरों पर समभोता क्‍यों न 
हुआ ? उस काल के मराठा-पठान-हन्द्व का स्थायी फल क्या हुआ ? 

११, मराठों ने पंजाब कब केते जीता ? वहाँ उनका राज कितने काल तक रहा १ 
पंजाब जीत कर उन्होंने अच्छा किया या बुरा ? क्यों ? 

१२, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए--[१) नजीबखाँ रुंहेला (२) दि-बुसी 
(३) इमांद (४) मल्हार होव्ठकर (५) आरंकाट का घेरा (६) गोविन्दफ्तं बुंन्देलों 
(७) विश्वांसराब, (७) संदाशिंवराव' भांऊँ (६) इम्राहीम गादी (१०) चन्दासीहंथ 
(११ सृरजमली | 

भा०--३ै८ 


५६६ . भारतीय इतिहास का: उनन्‍्मीलन [ पर्व € 


१३. “किन्तु शुक्राल दूसरा नागोर बन गया” इसकी व्याख्या कीजिए । 
१४, पानीपत की लड़ाई में मराठों का भंह॑ किस ओर था, पठानों का किस 
आर ? १ वे उस स्थिति में आय ? अब्दाली पानीपत से पहले कहाँ था ? 
- सामरिक दृष्टि से पानीपत में मराठों की हार के क्या कारण हुए? 
६. बालाजी राब के चरित पर छोटा सा रख लिखिए । 


'ालरमलरतकक ह#42अरकरव समध्याकानसणकम 


अध्याय € 


भारतीय साम्राज्य को पुनःप्रतिष्ठा का प्रयत्न 
( १७६१--१७७२ ई० ) 

$ १. पेशवा माधथवराव--बालाजीराव की मृत्यु पर उसका दूसरा 
बेटा माघवराव १६ वर्ष की आयु में पेशवा बना ओर राघोबा उसके नाम पर 
शासन चलाने लगा। सब्र तरफ मराठा साम्राज्य के सामन्‍त ओर पड़ोसी महाराष्ट्र 
की विपत्ति से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे । जयपुर के माधोसिंह ने. 
अब्दाली के हटते ही विद्रोह किया। मल्हार होछकर ने इन्दोर से उसपर चदाई 
कर कोटा के उत्तर पावंती नदी के किनारे माँगरोल पर जयपुर की सेना को हराया 
(२६-११-१७६१ )। उसके तुरन्त बाद शुजा ने बुन्देलखंडः पर चढ़ाई कर 
कालपी और माँसी जोत ली। तभी निज़ामअश्रली अपने भाई को कैद में 
डाल पूने की ओर बदा । उसे तो राघोबा ने मार भगाया, पर हेद्रअ्नली ने 
उसके बाद शिरा हरपनहल्ली चितलदुग गुत्ति आदि प्रदेश जिन्हें बालाजी ने 
अपनी दक्खिन चढ़ाई में जीता था, दखल कर लिये । 

सन्‌ १७६२ में माधवराव ने शासन अपने हाथ म॑ ले लिया। इसपर. 
राघोबा बिगड़ कर निज़ामअली से जा मिला और पूने पर चढ़ाई की। घरेलू 
युद्ध से शत्र का लाभ होता देख माबवराव ने अपने को राधोबा के हाथ सौंप 
दिया | राधोबा, फिर पेशवा के नाम से शासन करने लगा, परन्तु उसने अपने 
अन्यायपूर्ण शासन से अनेक सरदारों ओर नेताओं को विरोधी बनां-लिया ओर 
वे अब-उसके द्रेशद्रोंह के दृश्न्त'का अनुसरण करने लगे। निज्ामअली ने; 
फिर युद्ध छेड़ा । गोदावरी के किनारे पैठन के पास राक्ुसभुवन प्र सघोका. को 


जे हि ० ६० ६ 


६४२ | भारतीय साम्राज्य की पुनःप्रतिष्ठा का प्रयत्न ५६७ 


शत्रु ने घेर लिया और उसकी सेना भाग खड़ी हुई | माधवराव ने, जो मराठा 
सेना की चन्दावल में कैद था, भागती सेना को लौटा कर उस हार को जीत में 
परिणत कर दिया ओर राघोत्रा को बचा लिया (१ ०-८-१७६३) । तब राघोता 
को उसे शासन में भाग देना पड़ा । माधवराव के सुशासन से महाराष्ट्र में शीघ्र 
शान्ति स्थापित हो गई । 

माधवराव ने जिन व्यक्तियों को अपना सहायक चुना उनमें से उसके 
मन्त्री बालाजी जनाद॑न मानु उर्फ नाना फडनीस और बलल्‍लाल फडके तथा 
न्यायाधीश रामशास््री प्रभुणे आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुए । 

७२, मीर कासिम ओर अ ग्रेज़ कम्पनी--अ्रंग्रेज़ों के खड़े किये 
बंगाल के नवाब मीर जाफर को शासन चलाने की कतई तमीज़ न थी ओर न 
वह अंग्रेजों की रकमें चुका पाया । इसलिए, सन्‌ १७६० में कलकत्ता कोंसिल ने 
उसे हटा कर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया था। कौंसिल ने उससे 
कम्पनी के लिए बर्दवान मेदिनीपुर चटगाँव जिलों की मालगुजारी ओर ५ लाख 
रुपया तथा अपने लिए. २० लाख रुपये की रिश्वतें लीं। मीर कासिम ने अपने 
दरबार का ख्च॑ घटा कर अंग्रेज़ों की बाकी रकमें ओर अपनी सेना की बकाया 
तनखाहें शीघ्र चुका दीं। वह अपनी राजधानी मुंगेर ले गया जहाँ उसने बन्दूकों 
का कारखाना खोला ओर सैनिकों को कवायद सिखा कर नये ढंग की सेना 
तैयार की । शासन को हर पहलू से उसने व्यवस्थित करना चाह्य, पर अंग्रेज़ों 
ने उसे वैसा करने न दिया | 

बंगाल बिहार में ईस्ट इंडिया कम्पनी के आयात नियांत व्यापार पर 
फरुंखसियर ने चुंगी माफ कर दी थी। कम्पनी के नौकर निजी रूप से भीतरी 
व्यापार भी करने लगे थे ओर पलाशी के विजय के बाद से वे उसपर भी नवात्र 
के अधिकारियों को चुंगी न देते। आयात निर्यात वाले माल को प्रमाणित 
करने के लिए कम्पनी के मुखिया दस्तक” दिया करते थे । वैसे दस्तक” लिये 
हुए और नावों पर अंग्रेजी मंडे उड़ाते हुए अंग्रेज़ों के गुमाश्ते अब जनता के 
नित्य बरतने की हर चीज़ का. व्यापार करतें फिरते और . नवाब . 'के.' अधिकारी 
यदि उन्हें कहीं ठोकते तो उन्हें मुश्कें बैंधवा कर पिटवाते थे | यही नहीं, ब्रे!न॑नती 


पह८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर ६ 


से मनमाने दामों पर खरीदने के नाम से माल छीन लेते, ओर उसी प्रकार 
मुह-माँगे दामों पर ज़बरदस्ती उसे बेचते! | जो लोग लेने देने से इनकार करते 
उन्हें वे कोड़ों से पिटवाते और कैद की सजा देते | हर गुमाश्ता जहाँ कहीं 


* अं. य 
ल्‍ 5. 4 कप ्ध्द >> 
बढ ज्ड् 
न 
5 (5 पु + 
5४ धर .>च है ]॒ 
है 





8 
वननननननननय- नननान नाना न. क्‍नन. भजन आफिणा »3 »5 5 


नबाब मीर कासिम--पिछली मुगल शेली का पटना कलम का चित्र 
[ खुदाबख्श ग्रन्थागार पटना ] 


अपनी कचहरी? लगा लेता, छोटे बड़े सब पर हुक्म चलाता और चोकी बैठा 
: कर लोगों के मकानों की तलाशियाँ ले कर जुरमाने वसूल करता | यह तो निजी 
व्यापार! था | 


“£ $ रे ] भारतीय साम्राज्य की पुनःप्रतिष्ठा का प्रयत्न ५६६ 


कम्पनी के निर्यात व्यापार का ढंग यह था कि गुमाश्ता किसी भी 
ओरंग ( कारीगरों की बस्ती ) में जा कर 'कचहरी? लगा देता । हरकारों को भेज 
कर वह दलालों और जुलाहों को वहाँ बुलबाता, और कुछ पेशगी दे कर उनसे 
यह मुचलका लिखवा लेता कि अ्मुक दाम पर अमुक दिन इतना माल देना 
होगा । जुलाहों की स्वीकृति का कोई प्रश्न न था। वें पेशगी लेने से इनकार 
करते तो कोड़ों से मरम्मत की जाती । जिन जुलाहों के नाम गुमाश्ते की बही 
में चद जाते, वे किसी दूसरे का काम न कर पाते। इन जुल्मों से बचने के लिए. 
अनेक नागोड ( रेशम के कारीगर ) अपने अँगूठे काट लेते । 

मीर कासिम ने देखा कि वह इन गुंडों से प्रजा के व्यापार-व्यवसाय को 
बचा नहीं सकता तो उसने अपनी आमदनी की परवाह न कर कुल व्यापार से 
चुंगी उठा दी। इसपर कलकत्ता कौंसिल ने युद्ध छेड़ दिया ओर मीरजाफर 
से ५० लाख घेंस ले कर उसे फिर नवाब बनाया ( दिसम्बर १७६३ )। कासिम 
ने नागपुर के जनोजी भोंसले से सहायता माँगी। जनोजी के कटठक के हाकिम ने 
१७६०-६१ में बंगाल की चोथ के लिए चढ़ाई की थी ओर उसके विफल होने 
पर नागपुर का दूत कलकत्ते आ कर चौथ माँग रहा था । अंग्रेजों ने अब उससे 
कहा कि हम चौथ देंगे, पर कासिम को मदद न देना। घेरिया पर तथा 
राजमहल के दक्खिन उघुआ नाला पर मीर कासिम की सेना वीरता से लड़ी, 
पर अन्त में हारी । कासिम और उसका स्विस सेनापति समरू अवध की ओर 
भागे | 

$ ३. पठानों का पंजाब और ब्रज से संघर्ष--अ्रब्दाली के जाते 
ही पंजाब में चारों तरफ सिक्‍ख गठ़ियाँ बनने लगीं। पंजाब में उसके 
प्रतिनिधि आबिंदखाँ [६, ८ $१४ ] ने गुजरांवाले पर, जहाँ चड़तसिंह नामक 
नेता ने गदी बना ली थी, चदाई की | सिक्‍खों ने आबिद को हरा कर भगा 
दिया । तब उन्होंने जलन्धर द्वाबे पर हमला किया और सरहिन्द से पेशावर का 
रास्ता काट दिया | अ्ब्दाली फिर लौट कर आया । सिक्‍्ख सतलज पार भाग 
गये। अदाई दिन में लाहोर से लुधियाने पहुँच बह एकाएक उनपर टूट पड़ा 
ओर उनका संहार किया ( ५-२-१७६२ )। वह लड़ाई धघुल्लू घेरा! नाम से 


६०० ' भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व॑ ६, 


प्रसिद्ध हुई | अब्दाली ने उस साल लाहोर में ही ठहर कर दिल्ली से पेशवा के 
वकील तथा नजीबखाँ को बुलाया और अपना दूत पेशवा को मनाने के लिए 
पूने भेजा । इस बार उसने जम्मू के राजा रणजीतदेव की सहायता से कश्मीर 
भी जीत लिया | वहाँ अरब तक दिल्‍ली की ओर से दीवान सुखजीवनराम शासन 
कर रहा था । दिसम्बर में अब्दाली लोट गया | 
सूरजमल ने आगरे के बाद मेवात भी जीत लिया ओर फिर हरियाने 
( गुदुगाँव-रोहतक ) की तरफ बढ़ने लगा । इसपर उसकी नजीब से लग गई 
ओर वह गाजियाबाद के पास लड़ता हुआ मारा गया (२४-११-१७६३ ई०)। 
नवम्बर १७६३ में सिक्‍खों ने फिर विद्रोह किया, कसूर ओर मालेरकोटला 
की पठान बध्ष्तियों को उजाड़ डाला, ओर सरहिन्द को जीत कर वह प्रदेश 
आपस में बॉट लिया । अब्दाली के सेनापति जहानखाँ [६, ८ $ ११] ने अटक 
पार से उनपर चढ़ाई की; लेकिन चनात्र पर सिक्‍खों के दूसरे दल ने उसे हरा 
दिया, ओर फिर लाहोर पर हमला कर आबिदखाँ को भी मार डाला | नजीब 
ब्रजराज्य की विपत्ति से लाभ उठाता, पर सिक्‍खों ने जमना पार कर सहारनपुर 
जिले में उसके नानोता। ओर शामली कसब्रे लूट लिये। इस दशा में अब्दाली 
स्वयं आया ( माचे १७६४ )। सिक्‍ख मैदान से हट गये ओर वह काबुलीमल 
नामक अफगान ब्राह्मण को लाहोर का शासन सौंप कर वापिस चला गया। 
उसके पीठ फेरते ही लहनासिंह गुज्जरसिंह ओर शोभासिंह ने काबुलीमल से 
लाहोर का किला छीन कर गुरु नानक ओर गुरु गोविन्द्सिह के 'नाम का सिक्का 
' चलाया | वूसरे सिक्‍्ख दलों ने जेहलतम तक जीत लिया। लहनासिंह अपने 
सुशासन के लिए शीघ्र प्रसिद्ध हो गया | जमना से जेहलम तक सिक्‍ख दलों के 
छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गये । 
नवम्बर १७६४ में ब्रज के नये राजा जवाहरसिंह ने दिल्‍ली को आ बेरा। 
उसने मराठों ओर सिक्‍खों से भी सहायता ली। पेशवा की आज्ञा से मल्हार 
उसकी सहायता को गया | तीन महीने तक दिल्ली घिरी रही; किन्तु मल्हार ने 
+ -  + नानीता तब से फूटा शहर कइलाता है। शद्दादरा सद्दारनपुर छोटी रेलवे पर 
'बह.सद्दारनपुर से १७-१८ मील पर है। 


£ 6९४] भारतीय साम्राज्य की पुनःप्रतिष्ठा का प्रयत्न <०१ 


नजीब से भीतर भीतर समभौता कर लिया, ओर जवाहर के सरदार, जो उसके छोटे 
भाई को गद्दो देना चाहते थे, विश्वासघात करते रहे | जयपुर का राजा माधोसिंह 
भी नजीब को मदद देता रहा, क्योंकि जयपुर ओर ब्रज के राजाओं की सदा से 
लगती थी । अन्त में घेरा उठ गया । उसके बाद से जवाहर ने मराठों, माधोसिंह 
-तथा अपने भाई ओर सरदारों से बदला लेना ही अपना कार्य मान लिया । 

सन्‌ १७६७ के शुरू में अब्दाली अन्तिम बार भारत आया | सिक्‍्ख 
एक हार के बाद मैदान से हट गये | अब्दाली ने आलासिंह [ ६, ८$ १४ ] 
के पोते अमरसिंह को सरहिन्द का फोजदार बनाया, पर दूसरे सिकख दलों का 
पीछा करता रहा | किन्तु अब उसके सैनिक खुल्लमखुल्ला बलवा करके 
अफगानिस्तान चल दिये । उनके हटते ही सिक्‍खों के एक दल ने रोहतासगढ़ 
ले कर सिक्‍्ख राज्य को अय्क तक पहुँचा दिया । 

6४. गंगा काँठे आन्ध्रतटट और तमिकछनाड में अग्रेज़ी राज 
की स्थापना--मीर कासिम ने अवध से शुजा ओर शाहआलम को साथ ले 
कर बिहार पर चढ़ाई की। मेजर मुनरो ने बक्सर पर उन्हें हरा दिया (२३-६०- 
१७६४ )। शाहआलम तब अंग्रेजों की शरण में आ गया | कममनाशा पार 
कर अंग्रेज़ अ्रवध के सूत्र में घुसे | उन्होंने चुनार का गढ़ घेरा, पर उसे ले न 
सके, तो भी बनारस ओर इलाहाबाद ले लिये। शुजा ने रुहेलों ओर मराठों की 
सहायता ली । वह मराठों से बुन्देलखंड छीन चुका था, तो भी मल्हार उसकी 
मदद को आया। कोड़ाऋ की लड़ाई में अंग्रेजी तोपों के सामने उसे भागना 
पड़ा ( ३-४-१७६५ )। शुजा ने तब आत्म-समर्पण कर दिया | उसी व क्लाइव 
फिर बंगाल में कम्पनी का मुखिया बन कर आया । उसने बनारस पहुँच कर 
शुजाउद्दोला से श्रोर इलाहाबाद में शाहआलम से अलग अलग सन्धियाँ कीं । 

शुजा ने अंग्रेजों को ५० लाख रुपया हजाना दिया, काशी के राजा 
को एक तरह से उनकी रक्ता में सौंप दिया, अंग्रेजों के शत्रुओं को अपना शत्रु 
माना तथा अपने राज्य की रक्षा के लिए उनपर निर्भर रहना मंजूर किया | 


दान >क--+ ५3-०० गाज मन बम+ज+>नक--» ०) ०. रन निनिनानकन न 3-3-+3+-34%+ --3०००००७३ मम स्का, 


# फतहपुर ज़िले का कस्बा कोड़ा-जहानाबाद । उन दिनों ज़िले का नाम इसी से 
पड़ता था । 


६०२ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव॑ € 


शाहआलम ने ईस्ट इंडिपा कम्पनी को बंगाल बिहार ओर उड़ीसा की 
दीवानी दे दी। उड़ीसा का केवल मेदिनीपुर जिला अंग्रेज़ों के हाथ में था। 
इसके अतिरिक्त आन्ध्र-तठ के जिलों पर भी बादशाह ने अंग्रेजों का सीधा अधि- 
कार मान लिया तथा आरकाट की नवात्री मुहम्मदग्नली को दे कर उसे निज़ाम- 
अली से स्वतन्त्र कर ददिया। बंगाल की आमदनो मे से वार्षिक २६ लाख रुपया 
कम्पनी ने बादशाह को देना स्वीकार किया तथा कोड़ा और कड़ा! जिले 
बादशाह के खर्च के लिए अवध से दिला दिये। शाहआलम इलाहाबाद में 
अंग्रेजों की रक्षा में रहने लगा | इस बीच मीरजाफर मर चुका था। कलकत्ता 
कौंसिल ने फिर २३ लाख रुपया घस ले कर उसके बेटे की गद्दी पर बिठाया 
पर उसे केवल नाम का नवाब रहने दिया । 

कोड़ा से लोट कर मल्हार ने झाँसी वापिस ले ली, परन्तु कुछ काल 
बाद वह चल बसा ( २०-५-१७६६ )। इस बीच राघोबा फिर उत्तर भारत 
आया था। मराठों को फिर आया देख क्लाइव ने छुपरे में एक कॉमग्रेस? 
बुलाई ( जुलाई १७६६ ), जिसमें शुजा स्वयं तथा ब्रज ओर रुहेलखंड के दूत 
आये और सबने मराठों के विरुद्ध गुद्ट बनाने की कोशिश की | 

बंगाल ब्रिहार की आमदनी से खर्चा निकाल कर सवा करोड़ रुपया 
वार्षिक कम्पनी को बचने लगा, जो अब हर साल भारत से इंग्लैंड को जाने 
लगा । कम्पनी के नौकरों की निजी लूट ईंससे अलग थी। डाइरेक्टरों ने क्लाइव 
को तीसरी बार इसीलिए भेजा था कि वह भेंट! और निजी व्यापार के नाम 
से होते वाली इस लूठ को बन्द कर दे। पलाशी युद्ध के बाद से नौ साल में 
बंगाल बिहार से कम्पनी के नौकरों ने प्रायः ६ करोड़ रुपया निजी तौर से मेंट: 
या हरजाने के नाम से लिया था । भेंट” लेने की अब सख्त मनाही की गई । 
निजी ब्यापार को बन्द करने के बजाय क्लाइव ने उसे श्रृंखलाबद्ध कर दिया। 
सब अंग्रेज झ्रफसरों की, पद के अनुसार, पत्ती डाल कर एक सामेदारी बना 
दी गई जिसके हाथ में बड़ाल बिहार के नमक सुपारी और अफीम के व्यापार 


+ इलाहाबाद ज़िले का नाम पहले कड़ा-मानिकपुर कस्बे के नाम से पड़ता था। 


६६५] भारतीय साम्राज्य की पुनःप्रतिष्ठा का प्रयत्न ६०३: 


का एकाधिकार दे दिया गया। ये परिवत्तेन करके सन्‌ १७६७ के शुरू में 
क्लाइव लोट गया। डाइरेक्टरों ने इस नये निजी व्यापार को भी रोक दिया, 
परन्तु नमक और अफीम का एकाधिकार स्वयं ले लिया । 

मुहम्मदग्नबली तमिव्ठनाड का नवाब्र बना तो अंग्रज़ों ने बीस बरस के 
युद्ध का सारा खर्चा उसके मत्ये मद दिया। आगे के लिए, भी देश की रक्षा 
उसने कम्पनी को सोंप दी और उसके लिए, कई जिलों की मालगुज़ारी उन्हें दे 
दी। युद्ध का खच वह चुका न सका और उसपर वह कर्ज लद॒गया | 
कम्पनी के उस कर्ज़ या उसके सूद को चुकाने के लिए. वह कम्पनी के नोकरों से 
उधार लेने लगा ! धीरे धीरे तमिढ देश के तमाम खेतों की खड़ी फसलें तक. 
उन सूदखोरों के हाथ गिरवी रक्खी जाने लगीं ! 

$ ५, हेद्रअली--हैदर सन्‌ १७६३ में बेदनूर सावनूर ओर धारवाड 
ले कर मलप्रभा ( कृष्णा की दक्खिनी शाखा ) तक आ पहुँचा । घरेलू भगड़ों 
से छुट्टो पा कर मई १७६४ में माधवराव ने कृष्णा पार को । साल भर युद्ध 
चलता रहा जिसके अन्त में हैदर ने सावनूर गुत्ति अनन्तपुर आदि इलाके. 
छोड़ दिये ओर बड़ा हरजाना दिया । 

सन्‌ १७६६ में हैदर ने मलबार पर चढ़ाई कर उसे पूरा दखल कर 
लिया । १७६७ के शुरू में माधवराव ने हैदरअली पर फिर चढ़ाई की 
आर शिरा का प्रदेश ले लिया । तभी निज़ामअली ओर अंग्रेजों ने भी उसपर 
चटाई कर दी थी ओर अंग्रेज बारामहाल ( सेलम कृष्णगिरि ) में घुस आये 
थे | हैदर ने माधवराव से शरण माँगी, वे सब्र प्रदेश लौटा दिये जिन्हें बालाजी 
ले चुका था, ओर आगे से नियम से कर देना स्वीकार किया । 

माधवराब से यों समभौता होने के बाद हैदर ने अंग्रेजों के उस बेड़े 
को नष्ट कर दिया जो मुम्बई से कन्नड' तट पर चढ़ाई करने आया था | वह पूरव 
बढ़ा तो निज़ामश्रली अंग्रेजों का. साथ छोड़ उससे मिल गया ओर अंग्रेज. 
सेनापति ने तिरुवश्णामले गढ़ की शरण ली । छह मास के युद्ध के बाद निज्ञाम-: 
अली ने अंग्रेज़ों से सन्धि कर ली। अंग्रेज़ नवात्र मुहम्भदशलली को साथ ले: 
फिर मैसूर की तरफ बढ़े । जबात्र में हैदर ने सारे तमिव्दनाड पर छापे मारनाः 


“६०४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ६ 


शुरू किया, ओर एकाएक मद्रास पर पहुँच कर वहाँ अंग्रेजों से सन्धि लिखवाई 
( ४-४-१७६६ )। उस सन्धि की शत्तें ये थीं कि दोनों एक दूसरे के इलाके 
“लोग दूँगे तथा आगे से यदि एक पर शत्रु आक्रमण करे तो दूसरा सहायता देगा । 

$ ६. बंगाल बिहार में ढुराज और दुशिक्ष--बंगाल बिहार की 
सेंज्ञो ओर कोष अब अंग्रेज़ों के हाथ चले गये थे, पर शासन और न्याय का 
काम अ्रभी तक नवाब के हाकिम चलाते, जिन्हें अंग्रेज़ों के कारिन्दे आसानी से 
अपनी कठपुतली बना लेते थे । मालगुज़्ारी की वसूली भी पुराने हाकिमों द्वारा 
होती, पर उनके ऊपर हर जिले में अंग्रेज हकिमों की कॉसिल बना दी गई थी । 
यह एक तरह का दुराज था| 

सन्‌ १७४७ ओर १७६० में जो जिले कम्पनी के हाथ आये थे, उनमें 
'अंग्रेज़ों ने मालगुज़ारी नीलाम करके कड़ाई से वसूली शुरू की थी। दीवानी 
पाने के बाद वे सारे बंगाल विहार और आन्ध्र-तट में बैसा ही करने लगे । हर 
ज़िले में अंग्रेज मुखिया ओर कोंसिलें नियुक्त कर दी गईं। वे ऊँची से ऊँची 
बोली देने वाले को मालगुजारी की वसूली सौंप देतीं | इस प्रकार पुराने जागीर- 
दारों की जगह, जिन्हें सेनिक सेवा के बदले में मालगुज़ारी सौंपी जातो थी ओर 
जो परम्परा से बँधी दरों से कर वसूलते थे, अब कलकत्ते के दलाल ओर अंग्रेजों 
के तुच्छु गुमाश्ते ओर पिछलग्गू मालगुज़ारी का ठेका ले कर किसानों पर 
अकथनीय .जुल्म करने लगे | 

व्यापारी कम्पनी को तो केवल अपने नफे से मतलब था। सन्‌ १७६४ 
से १७७१ तक छुद्द बरस में कम्पनी को बंगाल ओर बिहार की मालगुज़ारी में से 
साढ़े चालीस लाख पौंड ( लगभग ३ करोड़ रुपये ) की बचत हुई, जिसे उसने 
अपना मुनाफा माना । कम्पनी के नोकर भीतरी व्यापार से जो निजी लाभ उठाते, 
या तनखाहें आदि पाते थे, सो अलग था। सन्‌ १७६६ से ले कर तीन बरसों 
में इन प्रान्तों में इंग्लैंड से जो माल आया, उससे लगभग ४३३ लाख रु० का 
अधिक माल वहाँ गया । यह वास्तव में खिराज था जो श्रब भारत से बाहर 
जाने लगा था | 

इंग्लिस्तान से डाइरेक्टरों ने हुक्म भेजा कि बंगाल बिहार में रेशम के 


£ 8७] भारतीय साम्राज्य की पुनःप्रतिष्ठा का प्रयत्न ६०५ 


कपड़े न बनें, केवल कच्चा रेशम तैयार हो, ओर रेशम अटेरने वाले केवल 
कम्पनी की कोठियों में ही उसे अटेरें । इस हुक्म के कारण पर हम आगे 
[६, ११६ ८ ] विचार करेंगे। इस तरह उद्योग-घन्धों का नाश होने लगा । 
उद्योग-घन्धों के नाश, धन की सालाना निकासी और दुराज से उन प्रान्तों की 
बड़ी दुगति हो गई। १७७० ई० में बंगाल बिहार में भीषण दर्मिक्ष पड़ा। 
कम्पनी के नोकरों ने तब अननें के व्यापार पर एकाधिकार कर जनता का कष्ट 
ओर बढ़ा दिया । तीन करोड़ आबादी में से एक करोड़ उस दुर्भिक्ष में मिट गई | 
$ ७. नेपाल में गोरखाली राज्य की स्थापना--कश्मीर से सिकिम 
तक हिमाचल के प्रदेशों में सो के लगभग छोटे छोटे राज्य इस काल में चले 
आते थे । नेपाल दून को चौदहवीं शताब्दी के आरम्म में तिरहुत के हरसिंहदेव 
ने जीता था [८, ४४६ ]। उसके वंशजों के तीन अलग अलग राज्य अब पाटन 
काठमांड् तथा भातगाँव में थे, जिनमें नेपाल दून के पच्छिम त्रिशूलीगंडक तक 
ओर पूरव दूधकोसी तक की भूमि भी अ्न्तगंत थी। उस दून के पब्छिम 
सप्तगण्डकी प्रदेश | १, १ $ ५ ] में चोबीस छोटे छोटे राज्य थे, जिससे वह 
चचोंबीसी कहलाता था | इनमें से एक गोरखा राज्य था, जिसकी स्थापना 
१५५६ ई० में गोरखा बस्ती को जीत कर द्रव्यशाह ने की थी। द्वव्यशाद के 
पोते रामशाह ने उस राज्य की सीमाएँ और समृद्धि बढ़ाई तथा उसमें विधान- 
व्यवस्था स्थापित कर प्रसिद्धि पाई ( १६०६-१६३३ ई० )। रामशाह के पोते 
का पोता एथ्वीनारायशशाह १७४२ ई० म॑ गोरखा राज्य की गद्दी पर बैठा । 
हिमाचल के इस भाग में आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग तब तक न चला 
था। प्रथ्वीनारायण ने काशी की यात्रा की ओर वहाँ से बन्दूक बारूद बनाने 
वाले कुछ कारीगरों को अपने साथ लेता गया। तब्च उसने नेपाल दून को जीतने 
का उद्योग आरम्म किया । सवा चार सौ वर्गमील की नेपाल दून सारे पूर्वी 
हिमाचल भूटान ओर मध्य तिब्बत के भी आर्थिक जीवन की धुरी है। उस 
'समूचे क्षेत्र में नेपाल का ही सिक्का चलता रहा है । प्रथ्वीनारायण ने पहले उस 
दून के चोगिर्द पहाड़ों को जीतते हुए उनपर अपनी गद़ियाँ स्थापित कीं; फिर 
'दून का घेरा डाल दिया। नेपाल का व्यापार तब मुस्लिम कश्मीरियों ओर 


६०६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ६ 


एक विशिष्ट पनन्‍्थ के गुसाइयों के, जो साधु वेश में रहते हुए. व्यापार और 
सैनिक सेवा करते थे, हाथ में था । १६२८ ई० से नेपाल में कापुचिन पनन्‍्थ के 
ईसाई युरोपी प्रचारक भी रहते थे । नेपाल का घेरा पड़ने पर इन विदेशी 
व्यापारियों और प्रचारकों ने बाहर जा कर भारत और तिब्बत के शासकों को 
प्रथ्वीनारायण पर आक्रमण करने के लिए. उकसाया । तभी नवाब मीरकासिम 
ईस्ट इंडिया कम्पनी के चंगुल से निकलने के लिए अपनी स्वतन्त्र शक्ति बनाने 
के प्रयत्न में लगा था। अपने अरमिनी सेनानायक गुर्गोनखाँ के साथ सन्‌. 

७६२ में उसने चम्पारन के उत्तर मकवानपुर दून पर चढ़ाई की | प्रथ्वीनाययण 
की सेना ने उसे हरा कर भगा दिया । 

१७६५ ई० से प्रथ्वीनारायण ने नेपाल दून के भीतर युद्ध छेड़ा | वहाँ 
के एक पराजित राजा, कश्मीरी और गुसाइ व्यापारियों तथा कापुचिन पादरियों 
ने इस बार ईस्ट इंडिया कम्पनी से सहायता माँगी । अक्तूबर १७६७ में कम्पनी 
ने मेजर किनलोक को, जो तभी त्रिपुरा पर चदाई करके लौटा था, प्रथ्वीनारायण 
के विरुद्ध भेजा । किनलोक ने दरभंगे की कमला नदी के साथ बदते हुए 
जनकपुर की तराई पार कर सिंधूली गदी ले ली। प्रथ्वीनारायण भी चोकन्ना 
था। उसकी सेना पाटन को लगभग जीत चुकी थी कि उसने उसे समेट कर 
दक्खिन भेजा | किनलोक गोरखालियों# से मार खा कर भाग आया ( दिसम्बर 
१७६७ )। बाहरी हस्तक्षेप की दो चेष्टाओं को यों विफल कर १७६६ ई० तक 
प्रथ्वीनारायण ने नेपाल दून के राज्यों को पूरा जीत लिया | बह अपनी राजधानी 
गोरखा से काठमांडू ले आया । १७७० से १७७४ ई० तक उसने दूधकोसी 
से पूरव का सप्तकाशिकी [ १,१ $ ५ | का बाकी अंश भी जीत लिया। यों 
विद्यमान नेपाल राज्य का पूर्वी आधा भाग उसके राज्य में आ गया | 

अपनी कृषक प्रजा की खुशहाली ओर समृद्धि की ओर प्रथ्वीनारायण 
का विशेष ध्यान था | उसने यह नीति निर्धारित की कि नेपाल का देशी विदेशी 
व्यापार नेपालियों के ही हाथ आ जाय, देश के लिए. आवश्यक कपड़ा देश 

# गोरखा राज्य के लोगों को हिमाचल में गोरखाली कहते हैं। अंग्रेडी में 
उन्हें गोरखा ही कहा जाता है, पर गोरखाली ठीक शब्द है। 


£ ९८] भारतीय साम्राज्य की पुनःप्रतिष्ठा का प्रयत्न ६०७ 


में ही बने ओर विलास-सामग्री देश में बाहर से न मेंगाई जाय जिससे देश 
का धन बाहर न जाय | इस लक्ष्य को सामने रखते हुए उसने जुआ खेलने 
पर रोक लगाई, विदेशी नतंकियों का आना रोका तथा मुद्रा का सुधार किया । 
नेपाल का सिक्‍का भूटान ओर तिब्बत में भी चलता था। प्रथ्वीनारायण ने 
जब सिक्‍के का सुधार किया, तब तिब्बत के शासकों से भी पुराने मिलावटी 
सिक्‍के का चलन बन्द करने को सहयोग माँगा । पर उन्होंने सहयोग नहीं दिया । 
खोटा सिक्का खरे सिक्के को निकाल न दे इस उद्देश से प्रथ्वीनारायण ने तब 
तिब्बत के व्यापार पर रोक लगा दी जिससे दोनों देशों में तनातनी पैदा हुई । 

प्रथ्वीनारायण ने कापुचिन पाद्रियों को, जिन्होंने अंग्रेजों को नेपाल के 
भीतर की जानकारी दे कर नेपाल पर चढदाई के लिए. उकसाया था, देश से 
निवासित कर दिया | वे लोग तब बेतिया ( जि० चम्पारन ) में आ कर बस 
गये। भारत में अंग्रेजों की उठती हुईं शक्ति के प्रति प्रथ्वीनारायण बहुत 
सशंक था । उसका कहना था कि “दक्षिण के समुद्र के बादशाह (अंग्रेज ) 
के साथ मेल तो रखना चाहिए,, किन्तु वह महाचतुर हे” अतः उसे दूर ही 
रखना चाहिए । 

$ ८. सिक्‍ख मिसलें--अ्रब्दाली की सेना पंजाब से खदेड़ दी जाने 
पर सारा पंजाब सिक्‍ख दलों के छोटे छोटे बारह राज्यों में बैंट गया | वे राज्य 
मिसलू कहलाते थे | ये मिसलें वास्तव में सैनिक ओर पान्थिक ( सिक्‍्ख पन्‍्थ 
की) पंचायतें थीं, जिनके मुखिया सिक्ख सैनिकों के दलों द्वारा चुने जाते थे । 
प्रायः प्रत्येक सिक्ख सैनिक था ओर उन सैनिकों म॑ं से अधिकांश कृषक थे । 
जिन सेनिकों में युद्ध में नेतृत्व करने की योग्यता थी, वे दलों के नेता बनते गये 
ओर अब उन दलों के छोटे छोटे राज्य बन गये। नेताओं को चुनने की रस्म 
ज़रूर,|की जाती थी, भले ही बाप के बाद बेटा चुना जाता | 

साधारण सैनिक मिसल की ज़मीन में या तो मुखिया के पत्तीदार” होते 
थे या 'मिसलदार” ( सेनिक सेवा की शर्त पर ज़मीन पाने वाले ); किन्तु ये 
मिसलदार चादे जब एक मिसल को छोड़ कर दूसरी की सेवा में जा सकते थे । 
उनके अतिरिक्त दूसरे लोग ताबेदारः या जागीरदार' के रूप में मी ज़मीन पाते 


६०्य भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पर ६ 


थे, पर उनपर मिसल के सरदार का पूरा निजी अधिकार रहता था | 

नो इलाके सिक्‍खों के संरक्षण में, पर उनके सीधे नियन्त्रण में न होते 
उनसे राखी? कर लिया जाता था, और अपने इलाकों से मालिया! 
( मालगुज़ारी ) । 

कृषक जनता कहीं इतनी सुखी न थी जितनी इन कृषक-सनिकों के राज 
में | सिक्‍खों ने यह शीघ्र समझ लिया कि व्यापार पर भारी चुंगी होने से 
उन्हें हानि होती है, इसलिए चुंगी बहुत कम कर दी। उनका दंड-विधान भी 
कठोर न था । 

आपस की छीनभपट से मिसलों को सीमाएँ प्रायः बदलती रहती थीं, तो 
भी सामूहिक विपत्ति आने पर सब सरदार मिल जाते थे | हर साल दशहरे पर 
अमृतसर में सब सरदारों की संगत लगती थी, जहाँ सामूहिक कार्यों का निश्चय 
किया जाता था । अमृतसर का मन्दिर अकाली लोगों के हाथ में रहा जो किसी 
मिसल में शामिल न थे और सिक्‍्ख पंथ की परम्परा के विशेष रक्षक थे | विशेष 
धार्मिक प्रश्गत्ति वाले लोग अकाली बन जाते थे। अमृतसर नगरी में कई 
मिसलों के सरदारों ने अपनी अलग अलग गद़ियाँ बना लीं । वह नगरी इन्हीं 
मिसलों के शासन के बीच समृद्ध व्यापारी बस्ती बन गई । 

४९, भारतीय सामप्राज्य की पुनःप्रतिष्ठा का प्रयल्ष- उत्तर 
भारत से लोट कर राघोबा ने फिर पडयन्त्र शुरू किये। माधवराव ने उसे 
बड़ी जागीर देनी चाही, पर वह आधा राज्य माँगता था। तभी मुम्बई वे 
अंग्रेजों ने अपना एक कारिन्दा उसके पास षडयन्त्र करने भेजा । माधवराव ने 
तब राघोबा को एकाएक नासिक के पास कैद करके पूना ला कर महल में 
नज़रबन्द कर दिया ( १७६८ ई० )। 

हेदरअली ने अंग्रेजों की नई सन्धि के भरोसे पेशवा को सालाना कर 
न भेजा ओर सावनूर पर आक्रमण किया । तब माधवराव ने उसके राज्य पर 
तीसरी चढ़ाई की ( १७६६ ) ओर जीते हुए; जिलों का पूरा दखल और बन्दो- 
बस्त करते हुए बेंगलूर तक जा पहुँचा | हैदर ने तन्न .बेंगलूर तक का सब्र 
प्रदेश, दे कर सत्थि. की ( जून. १७७२ )। इस प्रकार मैसूर राज्य पहले से भी 


| 


६$६] भारतीय साम्राज्य की पुनःप्रतिष्ठा का प्रयत्न ६०६९. 


छोटा रह कर पूरी तरह मराठों का सामन्‍्त बन गया । 

१७६६ ई० में पेशवा ने एक सेना रामचन्द्र गणेश के नेतृत्व में उत्तर 
भारत भी भेजी । रामचन्द्र के साथ विसाजी कृष्ण पंडित, रानोजी शिन्दे का 
छोटा बेटा महादजी और मल्हार होछकर की उत्तराधिकारिणी--उसके कुम्मेर- 
गद पर मारे गये बेटे खंडेराव की पत्नी--अहल्याबाई का दत्तक पुत्र तुकोजी 
होछ&कर भी गये । मराठों के आने से एक बरस पहले त्रज का राजा जवाहरसिंह 
अपने एक सैनिक के हाथों मारा जा चुका ओर नजीब अपने बेटे जाबिता को 
दिल्‍ली छोड़ नजीबाबाद चला गया था। जवाहर की हत्या से ब्रज की शक्ति 
टूट गई थी । नजीब मराठों से मिलने आ्राया ओर जाबिता का हाथ तुकोजी के 
हाथ में देते हुए बोला कि इसपर वैसी ही दयादृष्टि रखना जैसी मल्हारराव ने 
मुभपर रखी थी । इसके शीघ्र बाद वह चल बसा । 

उत्तर भारत में मराठों की पहले सी स्थिति हो जाने पर शाहआलम ने 
अंग्रेजों के बजाय उनकी शरण ली ओर मराठा सेना के साथ दिल्ली में प्रवेश 
किया ( ६-१-१७७२ )। मराठों ने बादशाह की तरफ से रुहेलखंड को अधीन 
किया । शुजा ने घत्ररा कर अंग्रेजों से सहायता माँगी और अंग्रेजी सेना के साथ 
रुहेलखंड की सीमा पर पहरा देता रहा । मराठों ने कोड़ा ओर इलाहाबाद भी 
लेने चाहे | वे कहीं फाड़खंड ( रामगढ़ राज्य ) के रास्ते बंगाल पर चदाई न 
करें इसलिए अंग्रजों ने काड़खंड के सब राज्यों को अपने अधीन कर लेने को 
कप्तान कैमक को बड़ी सेना के साथ भेजा । 

अब मराठों और अंग्रेजों का सीधा टाकरा होता | १७६१ ई० के बाद 
११ वर्षों में उत्तर भारत में मराठों की पठानों के मुकाबले में ध्थति न केवल 
ज्यों की त्यों हो गई थी, प्रत्युत पठान पंजाब से भी हट चुके थे । पर इस बीच. 
अंग्रेज़ों को भारत में पैर जमाना मिल गया था । पानीपत की लड़ाई इसी दृष्टि 
से निणायक हुई | अरब अंग्रेजों को निकालना ही भारत की स्पष्ट पहली समस्या 
थी। माधवराव ने हैदरअली से संन्धि करते हुए उसके सांथ मिल कर मद्रास 
पर चढ़ाई करने का गुप्त प्रस्ताव किया । वह एक साथ उत्तर और दक्खिन में 
अंग्रेजों पर चोट करना चाहता था। हैदर का हिंत मराठों के साथ रहने 


“६१० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ६ 


में था; किन्तु उसने भोलेपन में, इस आशा से कि अंग्रेज़ उसे मराठों के विरुद्ध 
मदद देंगे, वह प्रस्ताव अंग्रेज़ों के आगे खोल दिया । अंंग्रेज़ों ने तब अपने दूत 
मोस्टिन को पूने भेजा | पर इसी बीच महाराष्ट्र का सबसे योग्य पेशवा मृत्यु- 
शय्या पर पड़ गया था । 
पेशवा माधवराव को युद्धों से जो फुरसत मिली, वह उसने राष्ट्र का 
शासन-प्रतन्ध ठोक करने म॑ लगा दी | उसने योग्य पुरुषों को पहचान कर 
उनके अनुरूप पदों पर ब्रिठाया | उसमे अपने पिता की सी प्रबन्ध-योग्यता ओर 
अपने दादा की सी समर-नायकता ओर महापुरुषता थी। उसकी अकाल सृत्यु 
( १८-११-१७७२ ) से भारत को जो धक्का लगा वह पानीपत के धक्के से 
अधिक गहरा था । 
अभ्यास के लिए प्रश्न 
६, प्रेंलाब में सिक्ख राज्य कैसे स्थापित हुआ : 
३८सिक्‍्ख मिसलें क्या थीं? उनकी राजनीतिक आर्थिक सामाजिक रचना को 
-स्पष्ठ कीजिए। 
३. सन्‌ १७६१ के बाद ब्रज के राजा सूरजमल और उसके उत्तराधिकारी का 
चरित लिखिए । 
५5. पलाशी युद्ध के बाद के दस बरसों में बंगाल बिहार में अंग्रज़ों के वाणिज्य- 
व्यापार की पद्धति क्या थी ? 
५. शुजाउद्दोीला और शाहआलम के साथ कलाइव ने किन दुशाओं में संधियाँ 
कीं! उन संबियों को सुख्य बातें क्या थीं १ 
६, सन्‌ १७६१ की मथुरा की शान्तिसभमा ओर १७६६ की छुपरा की “कांग्रेस? 
किन दशाओं में किस किस के प्रयत्न से हुई १ मथुरा को सभा के बाद छपरा की “कांग्रेस? 
होने की नौबत क्यों ओर केसे आईं ? दोनों में सुख्य समस्या क्या थी और दोनों में क्‍या 
अन्तर था : 
७ नेपाल में गोरखाली राज्य कब कैसे स्थापित हुआ ? उसके संस्थापक वो 
शासन-नीति पर प्रकाश डालिए। 
८, बंगाल बिद्र की दीवानी पाने के बाद अंग्रेजों ने वहाँ मालगुज्ञारी का कैसा 
बन्दोबस्त किया! 
कक ०, पेशंवा मार्धव॑साव! ने'क्सि प्रकार मेराठा साम्राज्य की पुम॑:प्रतिंष्दा कौ प्रयत्न 
. किया ? 


१०६ १ ] नाना फडनीस और वारन हेस्टिग्स ६११ 


१०, निम्नलिखित लड़ाइयों के ऋ्रम पर ध्यान रखते हुए बताइये कि वे किन 

र के बीच किन दशाओं में हुई तथा इतिहास की धारा को उन्होंने कैसे प्रभावित 
१ 

( १) मांगरोल, नवम्बर १७६१( २ ) घुल्लू घेरा, फरवरी १७६२ (३ ) राक्षस- 
भुवन, अगस्त १७६३ ( ४ ) गाज़ियाबाद, नवम्बर १७६३ ( ५ ) उधुआ नाला, १७६४ 
( ६ ) बक्सर, अक्टूबर १७६४ ( ७ ) दिल्ली का घेरा, नवम्बर १७६४-जनवरी १७६५ 
( ८ ) कोड़ा, मई १७६५ ( ६ ) सिन्धूली गढ़ी, अक्ट्ूबर-द्सिम्बर १७६७। 

११, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए--- 

(१) काबुलीमल (२) आरकाट का नवाब मुहम्मदअली (३) नजीबखाँ की तुकोजी 
दोठ्कर से भेंट (५) कैमक की फराइखंड पर चढ़ाई (५) माधवराव पेशवा और हैदरअली। 





अध्याय १० 


नाना फडनीस ओर वारन हेस्टिंग्स 
( १७७२-१७६६ ई० ) 

$ १, भारत में अ ग्रेज़ी शासनपद्धति को नोंच .पड़ना--इंग्लि- 
स्तान के लोगों के सामने यह प्रश्न आया कि उनके देश के कुछ व्यापारियों ने 
जो एक नया देश जीत लिया, वह किसका है--उन व्यापारियों का या अंग्रेज़ी 
राष्ट्र का ? अंग्रेज लोग जहाँ कहीं भी चले जायें, अंग्रेजी कानून उनपर लागू 
होता था, ओर इन व्यापारियों को भारत में व्यापार करने का एकाघिकार भी तो 
ब्रितानवी राष्ट्र से ही मिला था । इसलिए स्वभावतः इंग्लिस्तान के लोगों ने यह 
सिद्धान्त स्थापित किया कि उनके राष्ट्र का कोई व्यक्ति जो भूमि जीतता है, वह 
राष्ट्र के लिए जीतता है। तदनुसार सन्‌ १७६७ में अंग्रेजी पार्लिमेंट ( विधान- 
सभा) ने एक कानून द्वारा कम्पनी के मुनाफे की दर नियत कर दी ओर यह तय 
किया कि कम्पनी ब्रितानवी सरकार के कोष में ४ लाख पोंड वार्षिक दिया करे। 
कुछ बरस बाद जब कम्पनी यह रकम न दे सकी तब उसके कार्य को नियमित 
करने के लिए पार्लिमेंट ने एक रेग्युलेटिंग ऐक्ट” ( नियामक कानून ) बना 
दिया ( १७७३ ई० )। इन कारवाइयों को समभने के लिए, इंग्लिस्तान की 
रज्यसंस्था के विषय में जानना आवश्यक है | 

भा०--र३े६ 


६१२ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पर्व ६ 


अंग्रेज लोगों के पुरखा मुख्यतः आंग्ल ओर सैक्सन “जनों??* के थे 
जो प्राचीन जमेनी से इंग्लैंड में जा बसे थे | .वे आये वंश की जर्मन या त्यूतन 
शाखा के थे। प्राचीन आये जनों? में यह रिवाज़ था कि राजा सरदारों की 
सलाह से शासन करता था। उत्तर भारत में जब तुक आये, तभी इंग्लैंड को 
नोर्मान लोगों ने जीता । नोमान राजाओं ने जब प्रजा के पुराने अधिकार कुचलने 
चाहे, तब प्रजा ने उन्हें बाधित किया कि वे सरदारों की सभा या पार्लिमेंट” 
की सलाह से ही शासन करों। धीरे धीरे पार्लिमेंट में सरदारों के अतिरिक्त नगरों 
के नेता भी शामिल होने लगे। यह रिवाज बरातर जारी रहा । इंग्लिस्तान के 
राजा जो कर लगाते वह पार्लिमेंट की स्वीकृति ले कर ही लगाते । जहाँगीर ओर 
शाहजहोँ के सम्रकालीन इंग्लिस्तान के राजा जेम्स प्रथम और चाह्स प्रथम थे। 
उन्होंने निरंकुश होना चाहा | तब प्रजा ने कर देना बन्द कर पिद्रोह किया और 
'चार्ल्स को कैद कर फाँसी दे दी ( १६४६ ई०--शिवाजी के उत्थान का वर्ष )। 
कुछ वर्ष प्रजा के मुखिया क्रोमवेल के शासन के बाद चांल्स के बेटे फिर बुलाये 
गये। किन्तु प्रजा ने उन्हें फिर निकाल कर होलैंड के एक राजकुमार को, जिसने 
स्पेन के विरुद्ध विद्रोह में प्रमुख भाग लिया था, इस शत्त के साथ अपने देश 
की गद्दी दी कि वह प्रजा के अधिकार स्वीकृत करे ( १६८८-८६ ई०--सम्भाजी 
के पतन का वर्ष ) | 


# परिवार के नमूने पर बने अपने को सजात मानने वाले मनुष्यों के समूह 
वैदिक भारत में जन” कहलाते थे [ २, २ह २ ]। “जन! प्राचीन आर्यों का शब्द है जो 
आय नुवंश की अनेक शाखाओं में चलता था। भारत गणराज्य-संविधान के हिन्दी 
संस्करण में विज्ञ अनुवाद-समिति ने इस अर्थ के लिए जनजाति शब्द गढ़ा जो कि 
आधुनिक हिन्दी ओर अन्य भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त होता । किन्दु संविधान 
की छुपाई होते वक्त उसके बदले “आदिम जाति? कर दिया गया। इस अखबारी शब्द 
से यठ सुकाव होता है कि भारत में अब भी जो लोग जनजातोय ( ट्राइबल ) दशा में 
हैं, अथीत्‌ जिनका सम/|ज अपने का सजात मानने बाजे समूहों से बना है, वे भारत के 
आदिम लोग है। यः गलत कल्पना ४। आअसम सीमान्‍त और बरमा के बहुत से सजात 
समूह वहाँ १:वीं शताब्दी तक में आ; ४ [ ०,३३९ ].! ह ु ह 


१०६ १] नाना फडनीस ओर वारन हेस्टिंग्स ६१३ 


इस क्रान्ति से प्रजा के अनेक बुनियादी अधिकार स्थापित हो गये । 
पालिमेंट की स्वीकृति बिना राजा कोई भी कर न लगा सकता और न कहीं से रुपया 
उधार ले सकता था। करों की स्वीकृति पहले राजा की आयु भर के लिए दी जाती 
थी, अब वार्षिक आय-व्यय की स्वीकृति दी जाने लगी | इससे राज-कमंचारियों 
के वेतन पर नियन्त्रण हुआ । व्यय की स्वीकृति देने से पहले पार्लिमेंट उनके 
कार्यों की पूरी जाँच करती । सेना की संख्या भी पार्लिमेंट प्रतिवर्ष नियत करने 
लगी | कानून बनाना और राजा का उत्तराधिकारी नियत करना भी पार्लिमेंट 
के ही हाथ आ गया । पार्लिमेंट के सदस्यों को भाषण ओर विचार-विवाद की 
पूरी स्वतन्त्रता दी गई | किसो व्यक्ति को अकारण ओर बेकायदा कैद करने का 
अधिकार राजा को न रहा | पार्लिमेंट में सरदारों के बजाय क्रमशः प्रजा के 
प्रतिनिधियों का पद बढ़ता गया | पा्लिमेंट के हाथों में सत्र शक्ति आ जाने से 
राजा के लिए. यह आवश्यक हो गया कि पार्लिमेंठ में जो बहुपत्ष हो, उसी के 
नेताश्रों को अपना मन्त्री चुने। निश्चित अ्रवधि पर पार्लिमेंट का नया चुनाव 
होने से प्रजा के रुकान के अनुसार उसका बहुपक्ष बनने लगा। यों समूचा शासन 
प्रजा के हाथों में आ गया। अठारहवीं सदी के मध्य तक ब्रितानिया की यह राज्य- 
संस्था पूरी तरह स्थापित हो गई। तब से राजा केवल नाम और प्रमाव के 
लिए रह गया | शासन-सम्बन्धी और गोपनीय कार्य मन्त्रिमंडल द्वारा होते हैं; 
किन्तु पार्लिमेंट बाद में उनकी सफाई माँग सकती हे । इस राज्यसंस्था के कारण 
तथा ब्रितानिया के लोगों को अपना हिताहित पहचानने का जो अभ्यास हो चुका 
है उसके कारण प्रजा का योग्यतम आदमी सुगमता से राष्ट्र का नेता बन जाता 
है ओर आन्तरिक उलभकननों में राष्ट्र की शक्ति कम से कम घिसती है । 

अठारहवीं सदी में भारत ओर अमरीका में फ्रांस जो अपने लोगों को 
सहारा न दे सका या योग्य आदमी न भेज सका, उसका कारण यही था कि तन्न 
फ्रांस का आन्तरिक शासन खराब था। फ्रांस की प्रजा ने इंग्लिस्तान से १०० 
वर्ष पीछे अपना घर सभाला । तब तक अंग्रेज़ी साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी | 

भारत की प्रजा अपने घर का जो प्रबन्ध स्वयं न कर सकी, सो इंग्लिस्तान 
की प्रजा अब इतनी दूर से करने लगी । रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के अनुसार बंगाल 


६१४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव॑ ६ 


बिहार के मुल्की और फौजी शासन के लिए. कलकत्ते में एक गवर्नर-जनरल चार 
सदस्यों की कौंसिल के साथ, तथा न्याय के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ( सर्वोच्च 
न्यायालय ) नियत किया गया । सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति ई० इं० कम्पनी द्वारा 
नहीं, प्रत्युत ब्रितानवी सरकार द्वारा होती | पहले पाँच वर्ष के लिए. गवर्नर- 
जनरल और कौंसिल की नियुक्ति भी ब्रितानवी सरकार ने की | बंगाल के अतिरिक्त 
मद्रास ओर मुम्बई की भी दो प्रेसिडेंसियाँ? कहलाती थीं, क्योंकि कम्पनी की स्थानीय 
कौंसिल के प्रेसिडेंट या सभापति उनके शासन के मुखिया थे । उन दोनों प्रेसिडेंसियों 
पर भी गव्नर-जनरल का निरीक्षण ओर नियन्त्रण रक्खा गया। गवनर-जनरल 
और कौंसिल को रेग्युलेशन (नियम ) बनाने का अधिकार दिया गया। वे रेग्यु- 
लेशन सुप्रीम कोर्ट में प्रकाशित होने से कानून बन जाते थे; किन्तु ब्रितानवी 
सरकार उन्हें रह कर सकती थी। अपने कार्यों के लिए. गवर्नर-जनरल ओर 
कौंसिल अंग्रेजी पार्लिमेंट के सामने जवाबदेह बनाये गये। कंपनी के डाइरेक्टरों 
के लिए, भारत की मालगुजारी तथा मुल्की ओर फोजी शासन सम्बन्धी सन्न 
कागद-पत्र ब्रिनानवी सरकार के सामने पेश करना आवश्यक कर दिया गया । 

6२, वारन हेस्टिग्स--सन्‌ १७७२ से बंगाल का गवनर वारन 
हेस्टिंग्स था। रेग्यु लेटिंग ऐक्ट के अनुसार वही पहला गवनर-जनरल नियुक्त किया 
गया। उसने बंगाल-बिहार में दुराज का अन्त कर सीधे अंग्रेजी शासन की स्थापना 
की | कलकत्ते में बोड आव रेवेन्यू स्थापित कर उसके अधीन हर जिले 
में अंग्रेज़ कलक्टर नियत कर दिया। कलकत्ते में सदर दीवानी ओर सदर 
निज्ञामत अदालत बैठा कर उनकी देखरेख में कलक्टरों को ज़िलों मं दीवानी 
मामले और पुराने देशी अधिकारियों को फौजदारी मामले सुनना सोंप दिया । 
ये अदालतें किस कानून के अनुसार चलें, यह प्रश्न आया | हेस्टिग्स ने हिन्दू 
और मुस्लिम विद्वानों द्वारा उनके कानून का संकलन करा के एक कोड” या 
स्मृति बनवाई । भारतवर्ष ओर पूरवी देशों के विषय में जानकारी प्रासः करने 
ओर ज्ञान का संग्रह ओर खोज करने के लिए सर विलियम जोन्स ने वारन 
हेह्टिंग्स के प्रोत्साइन से 'एशियाटिक सोसाइटी औफ़ ;बंगाल” की स्थापना 
की ( १७८४ ई० )। 


१०६२ |] नाना फडनीस और वारन हेल्टिंग्स ६१५, 


मालगुज़ारी का बन्दोबस्त नीलामी द्वारा ही होता रहा जिससे पुरानी 
जागीरें कलकत्ते के दलालों ओर गुमाश्तों के हाथ बिकती गईं । इनके जुल्मों 
से प्रजा में त्राहि त्राहि की पुकार मच गई । कहीं कहीं पुराने ज़मींदारों ने प्रजा 
को बचाने की कोशिश की--रानी भवानी नाम की राजशाही की ज़मीदारिन 
का नाम इस प्रसंग में प्रसिद्ध हुआ | किन्तु इन्हें सफलता न हुई। कई 
जगह किसान खेत छोड़ कर भागे; तब उन्हें अंग्रेजों की फौज ने घेर कर वापिस 
धकेल दिया । 

तमित्ठनाड के नवाब मुहम्मदअली से ऋण चुकाते न बना तो उसने 
अपने उत्तमणों से कहा कि तांजोर के राजा को लूट कर वसूल लो। इस प्रकार 
१७७१ ३० में अंग्रेजों की फोज ने तांजोर पर चढ़ाई कर ४० लाख रुपया वसूल 
किया था। १७७३ में फिर चढ़ाई करके उन्होंने राजा को कैद किया ओर 
उसका इलाका मुहम्मदअली ने उन सूदखोरों के हाथ रहन रख दिया। दक्खिन 
भारत का वह बाग तन्न वीरान हो गया । 

सन्‌ १७७५ में ला्ड पिगोट मद्रास का गवनंर बना कर इस उद्देश 
से भेजा गया कि वह नोकरों के निजी कजों से पहले कम्पनी का कर्ज वसूलने का 
उपाय करे | पिगोट ने तांजोर के राजा को छोड़ दिया, लेकिन मद्रास के कौंसि 
लरों ने पिगोट को ही केद कर लिया ! वारन हेस्टिंग्स ने उसकी सुध न ली ओर 
वह कैद में ही मरा | मुहम्मदअली के कज़ बढ़ते ही गये; उनका कोई लिखित 
हिसाब भी न था ! उसे भी क्‍या परवा थी ? कज़ चुकाने वाले तो तमित्ठ किसान' 
थे | १७८३ ई० में उस प्रान्त में भयंकर दुर्मिक्ष पड़ा | | 

वारन हेस्टिंग्स को अपनी कोंसिल के कारण सदा कठिनाई रही | बहु- 
मत के अनुसार कानून और बजट बनाना आदि ठीक होता है, किन्तु नित्य का 
शासन कभी बहुमत से नहीं चल सकता । ४ में से रे सदस्यों के मत से यदि 
युद्ध शुरू कर दिया जाता, तो कुमुक भेजने का अवसर आने पर एक सदस्य 
अपना मत बदल लेता | इससे यह तजरबा हुआ कि शासन-समितियों का काम 
केवल सलाह देना होना चाहिए, और शासन का अन्तिम दायित्व सदा एक 
व्यक्ति पर रहना चाहिए.। यदि वह अपने दायित्व का दुरुपयोग करे तो पीछे 


६१६ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन . पे ६ 


उससे पार्लिमेंट सफाई माँग सकती है । 

$ ३. पेशवा नारायणराव और “बारा भाई”?--माधवराव के बाद 
उसका छोटा भाई नारायणराव पेशवा बना | माधव ने मृत्यु से पहले राधोबा 
से समभीता करके उसे छोड़ दिया था। नारायण्राव ने उसे फिर कैद कर 
लिया । अंग्रेज दूत मोस्टिन से राधोत्रा की साँठगाठ थी । राघोबा ने नारायण को 
कैद कर स्वयं छूटने का षडयन्त्र किया, जिसका फल यह हुआ कि महल के 
रक्षक गार्दियों' ने नारायणराव की हत्या कर डाली ( ३०-८-१७७३ )। 
राघोबा ने अपने को निर्दोष कह कर राजकाज अपने हाथ में कर लिया । किन्तु 
नारायण की तिलाञ्जलि के दिन नाना फडनीस, हरि बल्‍लाल फडके आदि 
बारह नेताओं ने शपथ ली कि वे उस हत्यारे को देश का शासन न करेने देंगे । 

वारन हेस्टिंग्स, जान पड़ता है, नारायणराव की हत्या पर घात लगाये 
बैठा था | मोस्टिन से खबर पाते ही वह बनारस दौड़ा आया ओर शुजाउद्दौला 
से सन्धि कर अवध-रुहेलखंड को अपने शिकंजे में कस लिया। निज़ामअश्रली 
ओर हेदरअली ने भी महाराष्ट्र की विपत्ति से लाभ उठा कर अपने छिने हुए 
इलाके वापिस लेने की कोशिश की | राघोबा उनकी तरफ बढा। पीछे उन 
बारह नेताओं या बारा भाई”? ने नारायण की विधवा गंगाबाई और उसके 
गर्भस्थ बालक के नाम पर शॉसन अपने हाथ में ले लिया । राधोबा हेदरअली 
की सीमा से लोगा; किन्तु उसे पूने में घुसने की हिम्मत न हुई | उसने मुम्बई 
के अंग्रेजों से बातचीत शुरू की ओर नमंदा पार कर गुजरात जा पहुँचा | तभी 
गंगाबाई के पुत्र हुआ ( १८-४-१७७४ )। चालीसवें दिन उस सवाई माधवराव 
को पेशवाई के वस्त्र पहनाये गये । हरि फडके, महादजी शिन्दे और तुकोजी 
होव्ठकर ने राधोबा का पीछा किया | तब वह परेशान हो कर अंग्रेजों की शरण 
में सूरत पहुँचा । 

पलाशी और बक्सर के विजयों से अंग्रेज़ों के दिलों में मारत में साम्राज्य 
बनाने की जो आकांक्षा जग गई थी, पेशवा माधवराव के चरित ने उसे बहुत 
कुछ ठंडा कर दिया था | माधवराव की मृत्यु से वह आकांक्षा फिर भड़क उठी, 
ओर नारायणराव की हत्या से उसका रास्ता साफ हो गया। सूरत पहुँच कर 


१०५ ] नाना फडनीस ओर बारन हेहटिग्स ६१७ 


राघोबा ने अंग्रेज़ों से सन्धि की जिससे उसने मराठा साम्राज्य में मीरजाफर का 
काम करना मान लिया | उसी वष नेल्सन, जो बाद में इंग्लिस्तान का प्रसिद्ध 
नाविक हुआ, मुम्बई आया | 

$ ४. अचवध-रुदेलखंड अ ग्रेज़्जी शिकंजे में--बनारस की नई सन्धि 
के अनुसार शुजाउद्दोला ने कोड़ा ओर कड़ा अर्थात्‌ फतहपुर ओर इलाहाबाद 
जिले अंग्रेज़ां से ५० लाख रुपये में खरीद लिये तथा उनकी सेना के खर्च का 
एक अंश देते रहना स्वीकार किया । अंग्रेज़ों ने ओर ४० लाख रुपया ले कर 
उसे रुहेलखंड जीतने को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। अब से उन्होंने 
बादशाह को २६ लाख वार्षिक देना भी बन्द कर दिया । 

अंग्रेजी सेना ने शुजा के साथ रुहेलखंड पर चढ़ाई की । मीरनपुरकटरा 
के पास बबूल नाले में रुहेले बीरता से लड़े, पर हार गये । विजेताओं ने रुह्देल- 
खंड को बुरी तरह लूटा ओर रुहेलों का संहार किया । अन्त में एक रुहेले 
सरदार की बेटी ने शुजा को मार डाला | उसके बेटे आसफुद्दोला को हेह्टिंग्स 
ने अपने राज्य में अधिक अंग्रेज़ी फोंज रखने को बाधित किया, ओर उस फौज 
के खर्च के लिए गोरखपुर बहराइच ज़िलों की मालगुजारी ले ली। यों अवध 
पूरी तरह अंग्रेजों का रक्षित राज्य बन गया। इसके अतिरिक्त अवध की 
नवाब ने अब बनारस राज्य पूरी तरह अंग्रेज़ों को दे दिया । पड 
में बंगल-बिहार की तरह मालगुजारी की नीलामी के साथ प्रजा पर घोर ज़ु 
होने लगे । लगान न दे सकने वाले किसानों को पिंजरे में बन्द कर धूप में 
देना अंग्रेज़ी कारिन्दों का एक साधारण तरीका था । इन जिलों में बंगाल- 
की तरह विद्रोह हुआ जो कुचला गया । 

$ ५. पहला अ ग्रेज़-मराठा युद्ध--कलकत्ते की अंग्रेज कॉसिल ने 
मीरजाफर के साथ किये पडयन्त्र द्वारा जैसे दो बड़े प्रान्त जीत लिये थे, 
मुम्बई की अंग्रेज कोंसिल भी राघोबा के साथ किये षड़यन्त्र द्वारा वैसे ही 
बड़ा प्रान्त जीत लेने के सपने देखने लगी। यों पहले अंग्रेज-मराठा युद्ध का 
सूत्रपात हुआ | " 

राधोबा और मोस्टिन की प्रेरणा से गुजरात के फतेसिंह गायकवाड ने 






ध्श्प्र भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ६ 


भरुच अंग्रेजों को दे दिया | मुम्बई से कनल कीटिंग को राघोबा के साथ पूने 
पर चढ़ाई के लिए खम्मात भेजा गया | पर वे नमंदा पार न कर सके | 

मुम्बई के अंग्रेजों की यह विफलता उनकी छोटी कल्पना और जल्दी 
कुछ कर दिखाने के लिए. उतावलेपन के अनुरूप थी । वारन हेस्टिंग्स देख रहा 
था कि भारत की प्रमुख शक्ति से युद्ध दूसरे ढंग से बड़े क्षेत्र में ओर बड़ी 
'तैयारी से चलाना होगा, ओर वह उस तैयारी में लगा था । पर उसके लिए 
यह आवश्यक था कि मुम्बई कोंसिल ने जो युद्ध शुरू कर दिया था पहले उसे 
रोका जाय | इसलिए कलकत्ते की बड़ी कोंसिल ने इस युद्ध को रोक कर अपने 
प्रतिनिधि उप्टन को ' बारा भाइयों” से सन्धि करने पुरन्दर भेजा । १-३-१७७६ 
की सन्धि हुई जिसकी शर्तें ये थीं कि ( १ ) साष्टी और भरुच अंग्रेजों के पास 
ही रहेंगे, और ( २ ) राघोबा पेंशन ले कर महाराष्ट्र में रहेगा। परन्तु सन्धि के 
बावजूद भी मुम्बई सरकार ने राघोबा को मराठों के हाथ न सौंपा । 

इसी काल ब्रितानिया की साम्राज्याकांचा को भारी धक्का लगा। 
अमरीका के अंग्रेज़ी उपनिवेशों पर ब्रितानवी पार्लिमेंट ने कुछ कर लगाने चाहे; 
परंतु वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे अपने प्रतिनिधि ही हमपर कर लगा 
सकते हैं, और विद्रोह कर अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी ( १७७६ ई० )। 
आठ बरस तक अपने उन उपनिवेशों के साथ इंग्लिस्तान ने विफल युद्ध 
किया । ठीक इसी अवधि में भारत में पहला अंग्रेज़-मराठा युद्ध चलता रहा | 
साम्राज्य पर संकट आने से भारत में भी अंग्रेज बड़े सतक रहे । 

. वारन हेस्टिंग्स ने अपनी युद्ध-योजना के अनुसार नागपुर के राजा 
मुधोजी भोंसले को मराठा संघ मे से फोड़ लेने की कोशिश की ओर कनल 
लेस्ली को प्रयाग की तरफ से मराठा साम्राज्य में घुसने को भेजा। सागर के 
हाकिम बालाजी गोविन्द बुन्देला ने लेस्ली को रोके रक्खा, जो वहीं बीमार हो 
कर मर गया । मुम्बई से भी राघोबा के साथ पूने पर चढ़ाई को फिर सेना 
भेजी गईं ( नव्० १७७८ )। वह अंग्रेज़ी सेना बड़ी परेशानी के बाद पूने से 
श्८ मील तक पहुँच गईं । तब एक मराठा ढुकड़ी ने कोंकण उतर कर उसका 
मुम्बई से सम्बन्ध काट दिया | अपनी तोपें तल गाँव के तालाब में फेंक कर 


१०६४ ] नाना फडनीस और वारन दवेस्टिंग्स ६१६ 


अंग्रेज़ी सेना वहीं से लौटने लगी | दो दिन बाद वडगाँव में चारों तरफ से घिर 
कर उसने सन्धि की प्रार्थना की । राधोबा ने महादजी शिन्दे के आगे आत्म- 
समपंण कर दिया और अंग्रेजों ने. यह ठहराव किया कि १७७३ ई० के बाद 
उन्होंने कॉंकण में जो कुछ जीता है सब लोटा देंगे, मरुच महादजी को देंगे 
ओर बंगाल से आती हुई कुमुक को रोक देंगे । 

सन्धि की शर्तें पूरी कराये बिना मराठों ने उस केदी सेना को जाने 
दिया । उसके मुम्पई पहुँचते ही अंग्रेज़ों ने सन्धि तोड़ दी। मराठा सरकार ने 
उस काल के भारतीय राज्यों के पारस्परिक बर्ताव में माने हुए राजनीतिक सदा- 
चार पर चल कर वडगाँव की सन्धि पर भरोसा किया और अंग्रेज़ कैदियों को 
छोड़ दिया था| उसे जानना चाहिए था कि वह अंग्रेज़ों से बरत रही है | डेढ्‌ 
मास बाद लेस्ली का उत्तराधिकारी जनरल गोौडर्ड मुधोजी भोंसले की चश्म- 
पोशी ओर भोपाल के नवाब के सहयोग से “मराठा साम्राज्य को सूखे बाँस 
की तरह बीचोंबीच चीरता हुआ? सूरत जा पहुँचा । इधर राघोबा को मभॉसी में 
नज़रबन्द रखने भेजा जा रहा था कि वह नमंदा के घाट से भाग कर भरुच 
जा पहुँचा । 

गोइड ने गुजरात में युद्ध छेड़ना तय किया ( १७८० ई० ) क्‍योंकि 
वहाँ फतेसिंह गायकवाड की सहायता मिल रही थी। उन दोनों ने गुजरात में 
पेशवा के इलाकों पर चढ़ाई की ओर दाभोई और अहमदाबाद ले लिये। 
महादजी शिन्दे ओर तुकोजी होछठकर गोडड्ड के विरुद्ध भेजे गये । वे उसे लुमा 
कर आ्रागे आगे बढ़ाने लगे। पीछे से एक मराठा ठुकड़ी ने कोंकश से आ कर 
उसे सूरत के आधार से काटना चाहा । कोंकण में एक अंग्रेज टुकड़ी काट 
डाली गई । 

नाना फडनीस ने माधवराव की योजना को पुनरुज्जीबित कर अंग्रेज़ों की 
तीनों प्रेसिडेंसियों पर एक साथ आक्रमण करना तय किया | मुधोजी भोंसले को 
सीधा करके उसने हैदर ओर निजामअली को साथ लिया | निज़ामअ्नली से कुछ 
न बन पड़ा । मुधोजी को ३० हजार सेना से बंगाल पर चढ़ाई करने का आदेश 
दिया गया, परन्तु वह टालता रह्या ओर उलग हेस्टिंग्स को पता दे दिया किः 


६२० भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पे ६ 


मुझे चढ़ाई करनी पड़ेगी | हेदरअश्नली के मराठों से मिल जाने की सूचना अंग्रेजों 





[ विक्टोरिया स्मारक कलकत्ता; 
श्री सुन्दरलालाजी के सौज़न्य से ] 


को मद्रास के पास के जलते हुए. गाँव 
देख कर मिली | उसने मद्रास पर 
घेरा डाल दिया ओर तमित्तनाड में 
जहाँ तहाँ अंग्रेज़ी फोज को खोज खोज 
कर कैद किया । 

उत्तरी रणांगण में अंग्रेज़ों ने 
गोहद के जमींदार ( धोलपुर राजा के 
पूबंज ) को फोड़ लिया ओर उसकी 
सहायता से कप्तान पौफम ने ग्वालियर 
ले लिया। शिन्दे को तब गौडड का 
पीछा छोड़ कर उधर लोटना पड़ा ओर 
गोडड कोंकण में हारती अपनी सेना 
को बचा पाया | हेदरअली के विरुद्ध 
गुण्दर से बेली ओर मद्रास से मुनरो 
दो फौजें ले कर चले । उन्हें मिलने 
न दे कर हैदर ने बेली की सारी फोज कैद 
कर ली या काट डाली | ओर मुनरो-- 


बक्सर का विजेता मुनरो--अ्रपनी तोपें काश्ची के तालाब में फेंक लस्टमपस्थम 


मद्रास भागा । 


उधर गौडड्ड ने बसई ले ली । हेस्टिंग्स ने तब सन्धि का प्रस्ताव किया, 
परन्तु नाना ओर हरि फडके ने कोई उत्तर न दिया। गोडड ने अरनाला द्वीप 
ले कर फिर सन्धि का प्रस्ताव भेजा । जवाब में नाना ने परशुरामभाऊ पट्वर्धन 
और हरि फडके को सेना के साथ भेजा | उन्होंने गोडड्ड को पूरी तरह हरा कर 
-कॉकण को अंग्रेज़ी फोज से साफ कर दिया । 

जिस कप्तान कैमक को सन्‌ १७७२ में भाड़खंड जीतने को नियुक्त किया 
“गया था, उसने १७८० तक उस प्रान्त को पूरी तरह अधीन कर लिया । अन्न 


१०५ ] नाना फडनीस ओर वारन हेस्टिंग्स ६२१ 


उसे भी शिन्दे के राज पर उत्तर से चढ़ाई करने भेजा गया। सिपरी ले कर 
वह मालवे में सिरोंज तक बढ आया | 





जब बट प्रक 7१ "५ प्कष्णाक 0, 2५7"७इापरल्यूक' एमचटवतपहए 7 तप भमाकण्तफ़ उयकव्दुपकपाण हक, 


सवाई माधवराव पेशवा 
सामने हरिपन्त फडके ( उजले कपड़े पहने ) और महादजी शिन्दे 
[ भा० इ० सं» मेँ० ] 

इस युद्ध का खर्चा जुटाने के लिए वारन हेस्टिंग्स ने सब तरह के उपाय 
किये। काशी के राजा चेतसिंह पर दबाव डाल कर वह सन्‌ १७७८ से उससे कर 
तथा सेना के खचे के अलावा ५ लाख रुपये वार्षिक ले रहा था। १७८१ में 
उसने ओर रकम माँगी। चेतसिंह ने इनकार किया ओर मराठों से बात की। तब 
हेस्टिंग्स ने बनारस पहुँच कर उसे कैद कर लिया । इसपर प्रजा भड़क उठी और 
हेस्टिंग्स को घेर लिया । मुधोजी भोंसले के दूत उसके साथ थे । उन्होंने उसे बचा 
कर गंगा पार उसकी छावनी में पहुँचा दिया । अवध के आसफुद्दोला पर दबाव 
डाल कर हेस्टिंग्स ने उसकी माँ ओर दादी से अत्यन्त निश्वण तरीकों से एक 
करोड़ रुपया ऐँंठ लिया | बनारस का राज्य उसने चेतसिंह के भानजे को दे कर 
उसके अधिकार बहुत परिमित कर दिये | 

सन्‌ १७७८ में फ्रांस ने और उसके बाद स्पेन ओर होलेंड ने भी 
अमरीकी उपनिवेशों का पक्ष ले कर ब्रितानिया से युद्ध-घोषणा कर दी थी। 
फ्रांसीसी जबरदस्त जंगी बेड़ा भारत भेजने को तैयार कर रहे थे। इस दशा 


६२२ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पब॑ ६ 


में हेस्टिंग्स ने बूढ़े आयरकूट को मद्रास भेजा । इसके साथ ही उसने मुधोजी 
भोंसले को पचास लाख रुपया रिश्वत दे कर न केवल बंगाल पर चढ़ाई करने 
से रोक दिया; प्रत्युत बंगाल से उसके इलाके द्वारा एक सेना मद्रास को कूठ 
की कुमुक में भेजी । स्थल द्वारा बंगाल से मद्रास जाने वाली अंग्रेजों की यह 
पहली सेना थी। कूंट ने हैदर की रोकथाम की और जगह जगह घिरी हुई अंग्रेज़ी 
फोजों को छुड़ाया (जुलाई-सितम्बर १७८१), तो भी वह हैदर को तमित्दनाड से 
निकाल न सका | फ्रांसीसी बेड़ा भी तब भारतीय समुद्र में पहुँचने वाला था । 
नाना ने निश्चय किया कि उस साल जाड़े में बंगाल के साथ साथ मुम्बई पर 
भी चढ़ाई की जाय | लेकिन बरसात में कैमक ने महादजी के इलाके बुरी 
तरह उजाड़े; इससे महादजी ने अब हिम्मत हार दी और नाना से भी 
समभोता करा देना मान लिया ( १३-१०-१७८१ )। 

5५६. सालबई और मंगल्ूर की सन्धियाँ--महादजी की मध्य- 
स्थता से ग्वालियर के पास सालबई में सन्धि हुई ( १७-४-१७८२ )। उसके 
अनुसार अंग्रेज़ों ने राघोबा को मराठों के हाथ सौंप दिया ओर पुरन्दर की सन्धि 
के बाद जो इलाका जीता था सब लौटा दिया। भरुच शिन्दे को ओर अहमदा- 
बाद आदि गायकवाड को इस शत पर दिये गये कि नियम से पूना कर भेजते 
रहेंगे । पेशवा ने हैदरअली से तमिछ प्रदेश लोगवाने का जिम्मा लिया। अंग्रेजों 
ने राधोबा द्वारा मराठा साम्राज्य में जो खेल खेलना चाहा था उसमें वे विफल 
हुए। इसी तरह गायकवाड ओर भोंसले को उन्होंने मराठा संघ से तोड़ना चाहा 
था, उसमें भी उन्होंने हार मानी। राधोत्रा गोदावरी के तठ पर कोपरगाँव में आ 
रहा ओर दो बरस बाद मर गया | 

पेशवा नारायणराव की हत्या के बाद से महाराष्ट्र में भी कलकत्ें 
ओर मुम्बई की कौंसिलों की तरह 'बारा भाइयों? की समिति शासन चला रही 
थी। किन्तु इस युद्ध के बीच धीरे धीरे उसके स्थान में एक ही श्रधिनायक नाना 
फडनीस का शासन स्थापित हो गया । 

हेदर ने युद्ध बन्द न किया था । सिंहल द्वीप का विशाल बन्दरगाह 
त्रिंकोमले अंग्रेज़ों ने ओलन्देजों से [ ६,४३६ २,१६ ] छीन लिया ( १७८२ ); 


२१०६ ७ ] नाना फडनीस और वारन हेस्टिंग्स ६२३ 


पर तभो हैदर के बेटे ठीपू ने ताज्ञोर पर एक अंग्रेजी ठुकड़ी की पूरी सफाई 
कर दी और फ्रांस के श्रेष्ठ नाविक सूफ्राँ ने २००० फ्रांसीसी सेना तट पर उतार 
दी। उनकी सहायता से हेदर ने कुड्डलूर जीत लिया ओर सूफ्राँ ने त्रिंकोमले 
भी अंग्रेजों से छीन लिया। किन्तु युद्ध के बीच ही हैद्रअली की मृत्यु हुई 
(७-१२-१७८२ )। वह पहला स्वतन्त्र हिन्दुस्तानी प्रशासक था जिसने युरोप 
की नई युद्ध-शैली को ठीक ठीक समझ लिया था । उसने अपना जंगी बेड़ा 
बनाने का भी यत्न किया । उसका शासन दृठ और निष्पक्ष था। मजहबी 
तअ्नस्सुब उसे छू न गया था। 

हैदर के बेटे टीपू ने युद्ध जारी रक्खा | फ्रांस से दि-बुसी फिर भारत 
आया, पर उसके आने के बाद शीघ्र ही फ्रांस इंग्लिस्तान के बीच सन्धि हो 
गई । टीपू तब अकेला लड़ता रहा । अंग्रेजों ने पच्छुम तठ से उसके राज्य पर 
आक्रमण किया, इसलिए उसे उधर जाना पड़ा। माच १७८४ में उसने 
मंगलूर में अंग्रेजों से लाम की सन्धि की । 

पहले अंग्रेज़-मराठा युद्ध से जहाँ यह प्रकट हुआ कि मराठा साम्राज्य 
को अंग्रेज बंगाल की सल्तनत की तरह एक ही भटके में नहीं ले सकते, वहाँ 
उस साम्राज्य की कमज़ोरी भी प्रकट हुई । शत्रु की सेना उसके दो किनारों 
को चीरती हुई बनारस से सूरत ओर कलकत्ते से मद्रास तक निकल गई | 
तमिव्वनाड पर हैदरअली की चढ़ाई के सिवाय ओर सब जगह मराठों ने रक्षा- 
परक युद्ध ही किया । 

6 ७, दिल्‍ली-राजस्थान में अ ग्रेज़ी गुरगे तथा महादजी शिन्दे--- 
पेशवा माधवराव ने अपने अन्तिम काल में जिस सेना को उत्तर भारत में 
रहने के लिए भेजा था, उसे नारायणराव ने १७७३ ई० में ही वापिस बुला 
लिया था। नाययणराव ने भी बालाजीराव की तरह यह सोचा था कि पहले 
सारी शक्ति लगा कर तमित्ठनाड को जीता जाय ! 

१७७३ में ही अहमदशाह अब्दाली की मृत्यु हुई। उसके बेटे तैमूरशाह 
ने सिक्‍खों से मुलतान वापिस ले लिया ( १७७६ ई० )। सिन्ध पर अब्दालियों 
का अधिकार बना ही था। 


६२४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर ६ 


दिल्ली और राजस्थान में १७७३ से दस वर्ष तक मराठों की अनुपस्थिति 
में श्रेग्रेज़ों ने अपने अनेक गुरगे बिठा दिये थे। सालबई की सन्धि के बाद 
१७८र में महादजी शिन्दे फिर दिल्‍ली पहुँचा तो बादशाह ने खैर मनाई | उसने 
महादजी के हाथ में राज्य की सब्र शक्ति दे दी ओर पेशवा को अपना वकीले- 
मुतलक अर्थात्‌ एकमात्र प्रतिनिधि बना दिया | महादजी ने अंग्रेज़ों के शिकंजे 
से अवध को छुड़ाने के लिए सिक्‍खों के साथ सन्धि की। किन्तु वह जैसा योग्य 
सेनापति था, शासन-प्रबन्ध में वैसा ही कोरा था । अंग्रेज़ी गुरगों से वह पार न 
पा सका और उसे दिल्ली से हटना पड़ा ( १७८५ ई० )। 

अंग्रेजों के कारिन्दे मुहम्मदबेग हमदानी आदि ने राजस्थान के राजाओं 
को भी मराठों के विरुद्ध भड़काया | बंगाल में अकबर के ज़माने में मानसिंह के 
साथ जा कर बसे हुए, राजस्थानी (“मारवाड़ी”?) व्यापारियों के कुछ वंशजों ने भी, 
जिनका कारबार ईस्ट इंडिया कम्पनी के साथ था, राजस्थान के राजाओं ओर 
शासक वर्ग को अंग्रेजों के साथ मिल कर मराठों का विरोध करने को उभाड़ा । 
जुलाई १७८७ में जयपुर राज्य में लालसोत-चाटसू के पास महादजी की सेना 
राजस्थान के विद्रोहियों के मुकाबले में बुरी तरह हारी | अजमेर मराठों के हाथ 
से निकल गया, हमदानी और उसके साथियों ने मथुरा आगरा पर भी अ्रधिकार 
कर लिया । नजीबर्खों रुहेले के पोते गुलाम कादिर ने, जो इन लुठेरों के साथ 
मिल कर लूटमार करता फिरता था, दिल्ली पर अधिकार कर लिया | उसने शाह- 
आलम की आँखें अपने हाथ से निकालीं, उसे बँतों से मारा, और शाही परिवार 
पर धृणित अत्याचार किये ( १७८८ ई० ) ! 

$८. पिट का भारत-शासन विधान और कानंवालिस का 
स्थायी बन्दोबस्त--वारन हेटिंग्स के शासन-काल के तजरबे से ब्रितानवी 
भारत के शासन-विधान को बदलने की आवश्यकता प्रतीत हुई; इससे प्रधान 
मन्त्री (छोटे) पिट ने पार्लिमेंट से नया विधान पास कराया (१७८४ ६०) । इस 
विधान का सार यह था कि अंग्रेजी सरकार छुह व्यक्तियों की नियन्त्रण-सभिति 
( बोर्ड आव कंट्रोल ) नियत करे, तथा कम्पनी के डायरेक्टर भारत के शासन 
ओर मालगुजारी विषयक्र तमाम कागज-यत्र उसके पास भेजा करें, ओर समिति 


१०$८ ] नाना फडनीस ओर वारन हेस्टिंग्स ६२४. 


उनपर जो आशा दे उसे वे भारत में अपने कमंचारियों के पास पहुँचा दिया 
करें | डायरेक्टर कोई सीधी आशा भारत में अपने कर्मचारियों को न दें । समिति 
के जो आदेश युद्ध आदि गोपनीय विषयों के बारे में हों वे डायरेक्टरों की 
सभा के बजाय उस समिति की गुप्त समिति द्वारा भेजे जायें । गवनरों ओर प्रधान 
सेनापतियों के सिवाय बाकी सब्च कमंचारियों की नियुक्ति कम्पनी करे; कलकत्ता 
कौंसिल में तीन सदस्य हों; भारत के गवनंर कोई युद्ध या युद्धपरक सन्धि गुप्त 
समिति की आज्ञा बिना न करें| इस कानून से कम्पनी का शासन-सम्बन्धी सब 
काय ब्रितानवी सरकार के पूरे नियन्त्रण में चला गया । कम्पनी का काम केवल 
बोर्ड के आगे प्रस्ताव रखना, उसकी आज्ञाओ्रों को भारत में पहुँचाना ओर 
छोटे पदों पर नियुक्तयाँ करना रह गया। ब्रितानवी भारत के शासन- 
विधान में बाद में चाहे जो परिवर्तन होते रहे, उस विधान का ढॉँचा 
बराबर वही रहा जो छोटे पिट ने खड़ा किया था। १७८६ ई० के एक: 
संशोधन से गवनर-जनरल को अपनी कोंसिल के बहुमत को भी न मानने का 
अधिकार दिया गया। 

इस शासन-विधान के साथ साथ नवाब मुहम्मदगअली के ऋणों काः 
प्रश्न भी पार्लिमेंट के सामने आया । उस ज़माने में ब्रितानिया के निर्वाचकमंडल 
बड़े भ्रष्ट थे | मुहम्मदअली के अंग्रेज़ उत्तमरण्णों ने लूट के रुपये से उनके मत 
खरीद कर अपने प्रनिधिधि पार्लिमेंट में भी भर लिये थे । मन्त्रिमंडल को उन 
प्रतिनिधियों के मतों की आवश्यकता थी, इसलिए  पार्लिमेंट ने उनके सब असली 
ओर फर्जी कर्जों को स्वीकार कर लिया--अर्थात्‌ तमिछ किसानों की लूट पर 
अपनी मुहर लगा दी। तब गोरे सूदखोरों का नया दल शिद्धों के मुंड 
की तरह तमित भूमि पर आ मेंडराने लगा ओर मुहम्मदअली के कर्ज़ और 
बढ़ते ही गये । 

वारन हेस्टिग्स के उत्तराधिकारी कानंवालिस ( १७८६-६३ ई० ) ने 
अपना ध्यान मुख्यतः शासन को व्यवस्थित करने पर लगाया । उसने पुलिस का 
संघटन किया, कलक्टरों के पास केवल वयूली का काम रद्दते दिया, ओर न्याय- 
कार्य के लिए अलग जज नियत किये | बंगाल बिहार बनारस भ॑ उसने जमीन 


<२६ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पव॑ ६ 


का. “स्थायी अन्दोबन्त”” किया ( १७६३ ई० ), पर आन्भ्र-त्तट के जिलों में पहले 
की सी नीलामी चलती रहने दी | पुराने जमींदारों को सैनिक सेवा तथा स्थानीय 
शासन के कार्य के बदले में मालगुजारी सोंपी जाती थी। अंग्रेजी शासन के 
पिछले २८ बरसों. ( १७६५-६३ ई० ) में उन जमींदारों का स्थान प्रायः नये 
ठेकेदारों ने ले लिया था जिनके हाथ में पुराने ज़मीदारों वाला सैनिक ओर 
शासन-सम्बन्धी काये कुछ नहीं बचा था । कानवालिस ने नये ठेकेदारों को कर- 
उगाही का काम स्थायी वंशागत रूप में दे दिया ओर उस काल की मालगुजारी 
का ६० फी सदी अंश जितना होता था उतना स्थायी रूप से राज्य का अंश 
नियत कर दिया । बाद में इन ठेकेदारों का अंश बढ़ता गया और धीरे धीरे वे 
ज़मीन के मालिक बन बैठे । 

कानवालिस के बाद सर जीन शोर १७६३ से १७६८ ई० तक ब्रितानवी 
भारत का गवनर रहा । उसने कोई नया प्रदेश नहीं जीता, पर रुहेलखंड अवध 
ओर आरकाट की रियासतों पर अपना शिकंजा ओर कसा । 

पड प्न्डी टीपू--टीपू कई बातों में अपने पिता से उलठा था। नाना ने 
हैदर का सहयोग लेने के लिए उसे जो इलाके सौंपे थे, उन्हीं में अब टीपू के 
अत्याचारों से ऊब कर दो हजार हिन्दुओं ने आत्मघात कर लिया। मराठों 
ओर निज्ञामअली ने मिल कर तब उसपर चढ़ाई की ( १७८६ ई० )। एक 
वर्ष बाद टीपू ने उनसे सन्धि की। १७८६-६० में उसने आवंकोर पर चढ़ाई 
की । तब नाना फडनीस, निज्ञामअ॒ली ओर लाड कानंवालिस तीनों ने उसके 
विरुद्ध सन्धि कर एक साथ चढ़ाई की । परशुरामभांऊ पटव्धन ओर हरिपन्त 
फडके धारवाड ओर शिरा से दक्खिन की ओर बढ़े । अंग्रेजों ने मलबार से 
मैसूरी सेना को निकाल दिया । मद्रास की तरफ से जनरल मीडोज़ आगे बढ़ा, 
पर उसे टीपू ने हरा दिया । तब स्वयं कानंवालिस ने उधर आर कर बेंगलूर लेते 
हुए. श्रीरंगपड्टम्‌ आ घेरा । टीपू ने उसका सम्बन्ध चारों तरफ से काठ कर उसे 
'लौठने को बाधित किया | उस दशा में उसे एक सेना दिखाई दी जिसे शत्रु 
जान वह मरने को तैयार हुआ | किन्तु वह सेना मराठों की निकली । तीनों 
सेनाओं ने मिल कर फिर से श्रीरंगपट्टम्‌ घेर लिया | टीपू ने सन्धि-मिक्षा की | 


१० है १० ] नाना फडनीस और वारन हेस्टिंग्स ६२७ 


कानंवालिस टीपू के राज्य का अन्त करना, पर नाना उसे बनाये रखना चाहता 
था । इसलिए विजेताशं ने तीन करोड़ रुपया ओर आधा राज्य ले कर टीपू से 
सन्धि की ( १७६३ ई० )। उत्तरपच्छिमी ओर उत्तरपूरवी ज़िले क्रमशः मराठों 
ओर निजामअली को तथा कोडगु ( कुर्ग ) मलबार दिन्दिगुल और बारामहाल 
( सेलम ऋष्णागिरि ) अंग्रेजों को मिले । 

$ १०, महादजी शिन्दें का दिव्ली वापिस आना--मराठों की 
अनुपस्थिति में गुलाम कादिर ने बादशाह की आँखें जो निकालीं, उससे महाराष्ट्र 
के नेताओं की आँग्चें खुलीं । नाना फडनीस ने महादजी शिन्दे को सहायता 
दे कर दिल्‍ली वापिस भेजा ओर महादजी ने बादशाह की रक्षा कर गुलाम कादिर 
को उचित दण्ड दिया | पिछले युद्ध के तजरबे से महादजी ने यह समभ लिया 
था कि युरोपी युद्धशैली अपनाये बिना मराठों का काम न चलेगा | इसी लिए 
उसने फ्रांसीसी अफसर अपने यहाँ रख कर पैदल बन्दूकची सेना तैयार कर ली 
थी । उन अफसरों में द-ब्वाअ ओर पेरों मुख्य थे । मारवाड़ जयपुर में अंग्रेज़ी 
गुरगों के खड़े किये विद्रोह को दबाने के लिए महादजी ने अब द-ब्वाज को 
भेजा ( १७६० ई० )। जयपुर के उत्तर तँवरों-की-पाटण और मेड़ताँ में दो 
गहरी लड़ाइयाँ हुईं | तँवरों-की-पाटण में ५० हज़ार राजस्थानी सवार जिनके 
साथ बड़ा तोपखाना भी था, द-ब्वाज के नेतृत्व में दस हज़ार मराठा सैनिकों 
के सामने तीन घंटा मैदान में न ठदर सके । इस लड़ाई से राजस्थान की हवा 
म॑ भी नई युरोपी युद्धशैली की चर्चा पहलेपहल फैली | सारे राजस्थान ने फिर 
मराठों की अधीनता मानी । बादशाह ने पेशवा के वंश में वकीले-मुतलक पद 
स्थायी कर महादजी को अपना “फरज़न्द जिगरबन्द”? कहा ओर सारे साम्राज्य 
में गोहत्या बन्द करने का फरमान निकाला । पेशवा को वह पद सौंपने के लिए 
महादजी ने पूने की यात्रा की (१७६२ ई०)। 

शाही खिलअत और फरमान ले कर महादजी के पूना आने पर बड़ा 
समारोह किया गया । वह बादशाह की तरफ से यह सन्देश भी लाया था कि टीपू 
से युद्ध करना बड़ी भूल थी, इस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ उसे भी अ्रपने साथ 
मिलाना चाहिए. । दिल्ली में भी इस बात की चर्चा थी। मगल बादशाह का 

भा०५--४०» 


* 
लि ंदाााभा+ कर 5 $. 
८ 
; 
अल पक हलक, 


2, है दे 









(७7: बा मे 


8 


४ 
क्र 


हल 7फरपा 
ह् 


' / 


पक कतो' 


है! 
जी 


बे 





प्र कु, 


मा 





] 


० 
के साजन्य से 


रते हुए। पेशवा की बाइ तरफ नाना फडनीस। 
० 8० स॒ु० मं० पूना से 


क्‌ः 


में 


के दरबार में 
खिंड महल पूना 


छ 


गणेश 


९ 


जतवाइ माधवराव पशवा 


१० ६ १० ] नाना फडनीस ओर वारन हेस्टिंग्स ६२६ 


महाराष्ट्र के पेशवा के पास यों सन्देश भेजना ओर दिल्‍ली ओर पूने के बीच 
' एकप्राणता प्रकट करना चालोस बरस से होती आती घटनाओं के अनुसार 
था। १७५२ की सफदरजंग वाली सन्धि, १७६१ की मराठों की हार के बाद 
बादशाह का भटठकते फिरना और अब्दाली का मराठों के सहयोग से भारत की 
राजव्यवस्था खड़ी करने का यत्न, १७७२ मे मराठों की रक्षा में बादशाह का 
दिल्ली वापिस आना तथा १७८२ में महादजी के दिल्‍ली वापिस आने पर 
उसका स्वागत करना ओर पेशवा को अपना एकमात्र प्रतिनिधि बनाना, इन 
घटनाओं की परम्परा में ही १७६२ का यह खिलअथ्रत सॉपना था | ओर इन सब 
घटनाओं की तह में मुगल साम्राज्य के नेताओं ओर उस काल के भारत के 
प्रमुख लोगों की यह धारणा थी कि मुगल साम्राज्य ज्यों का त्यों महाराष्ट्र के 
नेताओ्रों को सॉप दिया जाय ओर वे नेता उस साम्राज्य की जिम्मेदारी अर्थात्‌ 
भारत की विदेशियों ओर भीतरी विद्रोहियों से रक्षा का दायित्व उठा लें। यह 
धारणा बाजीराव के अन्तिम काल से ही जाग चुकी थी | उस काल से ही भारत. 
के विचारशील लोग यह अनुभव करने लगे थे कि मराठों की शक्ति ही ऐसी है 
जो भारत की स्वाधीनता और एकता को बचाये रख सकती है । मुगल साम्राज्य 
के नेता उसके बाद से मराठों को यह दायित्व सौंपने को उत्सुक रहे | भारत की 
उस काल की स्थिति में उनका वह रुख ही सबसे ठीक मार्ग का सूचक था। 
पर बाजीराव के उत्तराधिकारी ने स्थिति को न समभ कर जो उलगय रास्ता 
पकड़ा उसके कारण तथा पेशवा माधवराव ने भारत की सब शक्ति को एकमुख 
करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध लगाने का जो फिर से प्रयत्न किया उसके अधूरा रह 
जाने के कारण ओर उसके बाद अंग्रेज़ों को बीस बरस का अवसर और मिल 
जाने के कारण विदेशी अंग्रेज़ों के पैर भारत में ऐसे जम गये थे कि अरब दिल्ली 
ओर पूने के नेताओं ने एक हो कर उनके विरुद्ध जो यत्न करना चाहा, उसकी 
काट भी वे आसानी से कर सके । उन्होंने अब अपने दूत मराठा और अन्य 
राज्यों में भेज कर बड़ी सतकता से जतन किया कि उनके विरुद्ध कोई गुट्ट 
न बन पाय । । 

डेट वर्ष बाद पूने में ही महादजी का देहान्त हुआ | तभी अहल्याबाई 


६३० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ € 


ओर हरिपन्त फडके भी चल बसे | 

6 ११, मराठों को अन्तिम सफलता--निजामअली कई बरस से 
चौथ न दे रहा था| उसने भी रेमों नामक फ्रांसीसी को अपनी सेना को 
कवायद सिखाने के लिए. रख लिया था, ओर उसके मरोसे उसका दीवान पूना 
जलाने की डींगें मारने लगा था। नाना फडनीस ने युद्ध की तैयारी की। 
निजामअ्ली ने अंग्रेज गवन॑जनरल सर जोन शोर से ममद माँगी | शोर ने 
मराठों से लड़ना उचित न समझा । निज़ामअ्ली तब अकेला ब्रिदर से आगे 
बढ़ा । पशुरामभाऊ के नेतृत्व में मराठे पूने से बढ़े। एक लड़ाई के बाद 
निज्ामअश्॒ली एकाएक भाग निकला और खर्डा के कोटले में लुक बैठा। दोलता- 
बाद का किला, ताप्ती से परिन्दागढ़ तक का प्रदेश ओर हे करोड़ रुपया उसने 
पेशवा को तथा उसी हिसाब से भूमि ओर रुपया मुधोजी भोंसले के बेटे रखुजी 
को दिया, ओर अपने दीवान को पेशवा के हाथ सांप कर मराठों से सन्ध्रि की 
( १७६५४ ई० )। 

इस विजय से मराठा संघ की धाक बेँघ गई । न्ञाना फडनीस तब सारे 
_भारत में प्रमुख पुरुष गिना जाने लगा। किन्तु उसी वर्ष पेशवा सवाई माधव- 
राव की एकाएक मृत्यु हुईं | उसके कोई सनन्‍्तान न थी। उसके वंश म॑ जेठा 
पुरुष तब्र राघोबा का बेटा बाजीराव र्य था। इसलिए वह उसे अपना 
उत्तराधिकारी बनाने को कह गया । 

8१२, गोरखाली राज्य का गंगा तक फैलना--प्रथ्वीनारायण की 
मृत्यु (१०-१-१७७५) पर नेपाल की गद्दी पर उसका जेठा बेटा सिंहप्रताप बैठा । 
उसके भाई बहादुर ने उसके विरुद्ध पडयन्त्र किया, जिसपर बहादुर को निर्वासित 
किया गया और वह अंग्रेज़ी राज में बेतिया में जा रहा | सिंहप्रताप ने केवल 
पौने तीन बरस राज किया | उस अवधि में सप्तगंडकी का एक प्रदेश जीत कर 
नेपाल राज्य में मिलाया गया | 

सिंहप्रताप की मृत्यु पर उसके २३ बरस के बेटे रणबदह्ादुर को 
राजगद्दी मिली ( अक्टूबर १७७७ )। बहादुर ने तब बेतिया से लोट कर 
अपने मतीजे के नायब रूप में शासन हाथ में तें लिया | राजकाज चलाने 


१० ह १२ ] नाना फडनीस ओर वारन हेस्टिंग्स ६३१ 


में उसकी अपनी भावज--रणबहाहुर की माँ--राजेन्द्रलक्ष्मी से नहीं पटी | 
बहादुर ने राजेन्द्रलक्ष्मी को कैद कर लिया, पर कुछ काल पीछे उसे लोक- 
मत से बाधित हो उसे छोड़ना पड़ा। फिर अपने को अल्पपक्ष में देख वह 
बेतिया चला आया, ओर राजेन्द्रलक्ष्मी अपने बेटे के नाम पर शासन चलाने 
लगो । देवर मोजाई के २३ बरस ( १७७७-८० ) के भझगड़े में गोरखाली राज्य 
की प्रगति रुकी रही थी, अब वह फिर जारी हुई । राजेन्द्रलक्ष्मी अपने श्वसुर 
की तरह तेजस्विनी थी। उसके छुह बरस ( १७८०-८६ ) के शासन में 
गोरखालियों ने सप्तगण्डकी प्रदेश, पालपा राज्य को छोड़ कर, सारा जीत लिया, 
ओर उसके आगे घाघरा के प्रखवणक्षेत्र में भी बढ़ने लगे | उसमें तब बाइस 
राज्य थे, इसलिए उसे वे बसी कहते थे । पच्छिम के इन विजयों में गोरखाली 
सेनानायकों में एक अमरसिंह थापा भी था, जिसके पिता ने प्रथ्बीनारायण के 
काल म॑ वीर गति पाई थी | 
तिब्बत से नेपाल राज्य की तनातनी प्रथ्वीनारायण के काल से कैसे आरम्भ 
हुई थी सो हमने देखा है । १७८१ म॑ ब्रह्मपुत्र दून में शिग्च के बड़े मठ 
टशी-ल्हन्पो के लामाओं में उत्तराधिकार का झगड़ा छिड़ा तो एक पन्ष के 
बुलाने पर गोरखालियों ने उसमें हस्तक्षेप किया । 
१७८६ में राजेन््रलक्ष्मी की मृत्यु होने पर बहादुर ने फिर बेतिया से 
आ कर अपने भतीजे के नाम पर शासन हाथ में ले लिया, जो आगे नो बरस 
तक उसी के हाथ में रहा | इस बीच पालपा राज्य के साथ सन्धि कर उसके 
सहयोग से गोरखाली पच्छिम तरफ अपना राज्य बढ़ाते गये। १७८६ में 
आधुनिक नेपाल राज्य के दक्खिनपच्छिमी छोर के डोठी राज्य को जीत कर 
वे काली या महाकाली नदी पर पहुँच गये । फिर काली पार कर माच १७६० 
में उन्होंने अलमोड़े को, जहाँ चन्द वंश का राज्य था, जीत लिया । १७६१ में 
वे गदवाल में अलखनन्दा। तक पहुँच गये | उसी वर्ष ठशी-ह्हुन्पो वाले भंगड़े 
गंगा की मुख्य धारा अलखनन्दा ही है जिसके संगमों पर नन्दप्रयाग करणे- 


प्रयाग और रुद्रप्रयाग तीथे हैं। गंगोतरी से निकलनेवाली भागीरथी जो देवप्रयाग में 
अलखनन्दा से मिलती है, उप्तकी छोटी धारा है। 


६३१२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ६ 


के कारण उन्होंने तिब्बत पर भी फिर चढ़ाई की | टशी-हहुन्पो के ठशी-लामा 
चीनन्सम्राटों के गुरु होते थे । नेपालियों के उनके मठ को लूटने पर चीन ने 
नेपाल पर चढ़ाई का निश्चय किया । गोरखाली सेना गढ़वाल के लंगूरगढ़ को 
घेरे हुए थी, जब कि नेपाल दरबार से उसे वापिस आने का आदेश मिला । 
किन्तु गढ़वाल का राजा प्रद्मम्नशाह इतना डर चुका था कि उसने नेपाल राज्य 
को वार्षिक कर देने की सन्धि कर ली ( १७६१ )। 

चीन से युद्ध की आशंका होने पर नेपाल राज्य ने बनारस में अंग्रेज़ों 
से सहायता माँगते हुए व्यापारी सन्धि कर ली ( मार्च १७६२ )। किन्तु चीनी 
सेना काठमांडू के १५ मील उत्तर नुबाकोट तक आ ही पहुँची, ओर तत्र नेपाल 
ने चीन का आधिपत्य मानते हुए चीन से सन्धि कर ली । कार्नवालिस का दू- 
किक पैट्रिक माचं १७६३ में नेपाल पहुँचा तो उसे शीघ्र लोगना पड़ा, क्योंकि 
नेपाल दरबार अब व्यापार के बहाने अंग्रेजों को अपने देश म॑ घुसने का अवसर 
देने को तैयार न हुआ । नेपाल दरबार का बहुपक्ष प्रथ्वीनारायण वाली नीति 
पर ही चल रहा था। किन्तु नेपाल के मुख्य शासक बहादुर ने, जो पहले आठ 
बरस अंग्रेजी राज में रह चुका था, अंग्रेज दूत से मेलजोल बढ़ाया। उसने 
अंग्रेजों का सहारा ले कर अपने भतीजे रणबहादुर को, जो अरब जवान हो चुका 
था, कैद कर स्वयं राजा बनने का षडयन्त्र किया । नेपाल के प्रमुख लोग तब 
बहादुर के विरुद्ध हो गये। उनकी सहायता से रणबहादुर ने उसे कैद कर 
राजकाज अपने हाथ में ले लिया ( १७६५ ) | 

रणबहादुर रंगीला जवान था। अपनी दो रानियों में से छोटी से उसे 
एक बेटा हुआ था । किन्तु तिरहुत की एक विधवा ब्राह्मणी से भी उसका प्रेम 
था, और उस प्रेमिका से हुए बेटे गीवाणयुद्धविक्रम शाह को ही अपना उत्तरा- 
धिकारी बनाने के इरादे से उसने दो बरस की आयु में उसका राजतिलक कर 
ओर जेठी रानी को उसकी संरक्षिका ओर राजप्रतिनिधि बना कर स्वयं संन्यास 
ले लिया ( १७६७ ई० ) ! यों रणबहादुर ने दो बरस ही राज किया | उस 
अवधि में १७६६ ई० में बैसी के राज्यों में से प्रमुख जुमला राज्य जो तब तक 
गोरखाली राज्य में सम्मिलित न हुआ था, जीता गया | 


१०३ १३ ] नाना फडनलीस और वारन हेस्टिंग्स ६३३ 


रणबहादुर के संन्यास लेने पर उसकी प्रेमिका भी संन्यासिनी हो गई। 
दो बरस बाद चेचक से ग्रस्त होने पर उसने बीमारी से ऊब कर आत्महत्या कर 
ली । तब रणबहादुर का चित्त विक्षित हो गया और वह राजकाज में उलद- 
पुलट दखल देने लगा । प्रेमिका की चेचक शान्त करने को जिस तुलजा-माई 
की पूजा व्यर्थ की गई थी उसकी मूर्ति की अरथी निकलवा उसने उसे जलवा 
दिया ओर उसके मन्दिर को मल डलवा कर भ्रष्ट करवा दिया, इत्यादि । 
प्रधान मनत्री दामोदर पांडे ने निश्वत्त राजा की इन करतूतों पर अंकुश लगाया, 
जिसपर दोनों में बरस भर रस्साकशी चलती रही ( १८०० ई० )। अन्त में 
रणबहादुर ने बनारस की राह ली। जेठी रानी राजराजेश्वरी उसके साथ चली, 
इसलिए छोटी रानी सुवर्णप्रभा राजा गीर्वाणयुद्धविक्रम की संरक्षिका ओर 
“नायब”? नियत हुई । 

6 १३. मराठा साप्राज्य में अन्धे रगर्दी--बाजीराव रय सुन्दर ओर 
मधुरभाषी, किन्तु क्रूर कायर और मूख था । नाना फडनीस ने चाह्य सवाई माघव- 
राव की विधवा किसी को गोद ले ले, पर महादजी के उत्तरधिकारी--उसके भाई 
के पोते--दौलतराव शिन्दे ओर उसके मन्त्री बालोबा ने इसका विरोध किया | 
तब नाना को बाजीराव को केद से छोड़ पेशवाई देनी पड़ी । बाजीराव ने नाना 
को अपना प्रधान मन्त्री बनाया । इसपर दौलतराव ओर बालोबा ने पूना पर 
चढ़ाई की | उन्होंने बाजीराव को केद कर उसके भाई चिमाजी को जबरदस्ती 
पेशवा बनाया । नाना इस बीच भाग गया था। कुछ मास बाद उसने दौलत- 
राव को समझा कर बाजीराव को छुड़ा लिया | 

मराठा संघ की इस अव्यवस्था को अंग्रेज सतकंता से देख रहे थे। 
सन्‌ १७६६ म॑ उनके एक नेता टामस मुनरों ने लिखा-- अपने शासन की 
एकसूत्रता ओर अपनी महान्‌ सामरिक शक्ति के कारण हम देसी राज्यों से आसानी 
से बाजी ले जा सकते हैं, ओर यदि हम केवल मोकों की ताक में ही रहें तो भी 
निकट भविष्य में त्िना विशेष खठके ओर खर्च के अपना राज्य सारे भारत पर 

फैला सकते हैं |?” 
| १४-८-१७६७ को तुकोजी होल्ठकर की मृत्यु हुईं। उसका बड़ा बेश 


६३४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ६ 


काशीराव कमज़ोर दिमाग का था और उसका अपने भाइयों से झगड़ा था। 
उसके बुलाने से दोलतराव शिन्दे ने इस ग्रहकलह में दखल दे कर उसके एक 
भाई को मार डाला; दो छोटे भाइयों--यशवन्तराव ओर विठोजी--को मगा दिया | 
उसके बाद बाजीराव ने दौलतराव द्वारा नाना को केद करा लिया | पूना दरबार 
में यों दोलतराव सर्वेरर्वा हो गया । उसकी कृपा के बदले में बाजीराव को दो 
करोड़ रुपया देना था। जब वह दे न सका तो उसने उसे पूना लूटने की छुट्टी 
दे दी ! बाजीराव अब दौलतराव के विरुद्ध तैयारी करने लगा तो दौलत ने नाना 
को छोड़ दिया और नाना फिर मन्त्री बना ( १४-१०-१७६८ )। पर इस बीच 
साम्राज्य में अराजकता मच चुकी थी । 

इसी बीच अंग्रेज़ों ने दो बाजियाँ मार लीं। उन्होंने निञज्ामअली से 
सन्धि करके हैदराबाद में अंग्रेजी अ्राश्रित” सेना रख दी (१७६८ ६०) । खडा 
के विजय के बाद मराठे निञ्ञामअली को अपना सामन्त माने हुए, थे; अब वह 
अंग्रेज़ों का रक्षित हो गया । इसके बाद उन्होंने टीपू के राज्य पर चढ़ाई की | 
श्रीरंगपट्टम्‌ के घेरे में टीपू लड़ता हुआ मारा गया (४-५-१७६६ ई०)। उसके 
राज्य का बड़ा अंश अंग्रेजों और निज़ामअली ने बॉँट लिया, तथा बाकी मैसूर 
के उस राजा के पोते को दे दिया जिसे हैदर ने पदच्युत किया था। वह राजा 
भी अंग्रेजों का रक्षित बना | ये खबरें मराठा दरबार पर गाज सी गिरीं। 
हैदराबाद और मैसूर में त्रितानवी आधिपत्य स्थापित हो जाने से अंग्रेजों 
का पलड़ा एकाएक भारी हो गया | वे महाराष्ट्र की ठीक सीमा पर पहुँच गये । 
अगले वर्ष नाना फडनीस चल बसा (१३१-३-१८००) | “उसके साथ मराठा 
राज्य का सब सयानापन विदा हो गया ।?? 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


'(, रेग्युलेटिंग ऐक्ट क्या था ? उसके अनुसार वारन हंस्टिंग्स ने बंगाल में जो 
शासनपद्धति चलाई उसको मुख्य बातें क्‍या थीं ! 

२, पेशवा नारायणराव की हत्या कैसे हुईं ? उस हत्या के पीढ़े किसका द्वाथ था १ 
भारत के इतिहास पर उस हत्या का क्या प्रभाव पड़ा ; 

३. भारत की मुख्य शक्तियों के संघर्ष के फल-स्वरूप अवध और रुहेलखंड को 


११७१ | मुगल-मराठा युग का भारतीय समाज ६३५. 


१७४१ से १७८१ तक जिन उतार-चढ्षावों में से गुजरना पड़ा उनका विवरण दीजिए। 

४. पहले अंग्रज-मराठा युद्ध का घटनाक्रम स्पष्ट को जिए। 

४. निम्नलिखित सन्धियाँ किस किस के बीच किन दशाओं में हुईं ! इन सन्धियों 
का फल क्या हुआ १ ( १ ) पुरन्द्र १७७३ ( २ ) वडगाँव १७७८( ३ ) सालबई १३८२ 
( ४ ) मंगलूर १३७८४ । 

६. सन्‌ १७८४ के पिट के भारत शासन-विधान का स्वृहप स्पष्ट कीजिए । 

७, पलाशी युद्ध के वाद से १७६३ ईं० तक बंगाल-बिद्वार में अंग्रेजों न जमीन 

न्दोीबस्त क्रमशः किस किस पद्धति से किया ? उन बन्दोबस्तों का उन प्रान्तों क आशथिक 

सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव हुआ १ 

८ आरकाट क नवाब मुहम्मदअली पर कज़ केसे चढ़े ? वे कंसे चुकाय गये 

&. पदलं अंग्रज़-मराठा युद्ध के काल में तथा उसके बाद के आठ वर्षो में दिल्ली-- 
राजस्थान में घटनाओं को प्रवृत्ति कैरी तथा किन दशाओं से प्रभावित थी ५ 

५०, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए--(१) सर व्रिलियम जोन्स (२) मोस्टिन 
(३) बारा भा 
े ११, संन्‌ १७६२ में शाहआलम का पेशवा की खिलअत भेजना पहले को उस 
जैसी किन घटनाओं को परम्परा में था ? उन घटनाओं के पोछे क्‍या विचार था १ 

१२. पेशवा माधवर।व की मृत्यु तथा नाना फडनीस को मृत्यु के बीच को 
कालावधि में नेपाल राज्य का विस्तार कब कब किधर किधर हुआ १ उस बीच वहाँ: 
ओर मुख्य घटनाएँ कया किस क्रम से हुई १ 


अध्याय ११ 
मुगल-मराठा युग का भारतीय समाज 


$ १. चोदहवों-सत्रहवों शताडिदियों का पुनरुत्थान--मुगल युग 
के वैभव की चर्चा के प्रसंग [ ६, ४४$$१,२,४-६,१६ ] में उस काले 
के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की कुछ भाँकी हमें मिल चुकी है।. 
यहाँ हमें उस युग के जीवन का दूसरा पहलू देखना है | १३वीं-१४वीं शताब्दी में 
पुराने भारतीय राज्य दीमक के खाये हुए हूँठ से हो गये थे। १४वीं शताब्दी 
उत्तराधं तथा १५वीं-१६वीं शताब्दियों में शाहमेर-बंशजों के नेतृत्व में. 


“६ ३६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर ६ 


कश्मीरियों ने, विजयनगर के नेतृत्व में कन्नडों ने, मेवाड़ के नेतृत्व में राज- 
स्थानियों ने, कपिलेन्द्र के नेतृत्व में उड़ियों ने ओर लोदियों-सूरों के नेतृत्व में 
पठानों ने जो शक्ति का नमूना दिखाया वह नये जीवन का सूचक था। उन 
'शताब्दियों में धार्मिक संशोधन भी चल रहा था । 
राजपूतों पठानों की अपेक्षा बाबर अकबर की महत्त्वाकांच्षा उच्चतर, 
दृष्टि विशालतर ओर शखस्त्रात्नव नये और बेहतर थे | पर अकबर के एक शताब्दी 
'पीछे उसके बंशजों में भी वह महत्त्वाकांचा छीज गई। ओर तत्र महाराष्ट्र 
बुन्देलखंड ब्रज पंजाब और नेपाल में नया जीवन प्रकट हुआ । वह पुनरुत्थान 
स्पष्ट ही १५वीं-१६वीं शताब्दियों के संशोधन का फल था । गंगा के कॉठे सिन्ध 
गुजरात आन्म्र ओर तमिछ मैदानों में--श्र्थात्‌ भारतवर्ष के सबसे उपजाऊ 
प्रान्तों में--यह पुनरुत्थान प्रकट नहीं हुआ ओर वहाँ दिल्‍ली साम्राज्य के टुकड़े 
कुछ काल पीछे तक बचे रहे । फिर इन्हीं प्रान्तों में अंग्रेजों को पहलेपहल पेर 
जमाने का अवसर मिला । यदि फ्रांसीसी और अंग्रेज बीच में न आ पड़ते, 
तो ये प्रान्त भी मराठों या सिक्‍खों के हाथ म॑ आने को ही थे | 
$ २, मराठी और हिन्दी को सीमाएं मिलना--महाराष्ट्र छत्तीस- 
' गद उड़ीसा और आनन्‍्ध्र की सीमा पर गोंडवाना में तथा महाराष्ट्र गुजरात 
ओर मालवे के त्रीच खानदेश में जो जन-जातियाँ थीं, उनके प्रदेश के 
आरपार आये भाषाएँ इसी युग में जा निकलीं ! दक्खिनी गोंडवाना--नागपुर 
चाँदा ओर भांडारा--में मराठी फैल गई ओर उत्तरी गोंडवाना--जबलपुर तथा 
मंडला--बुन्देली के ज्षेत्र में आर गया । 
$ ३. जनता का आथिक सामाजिक जीवन--न केवल मुगल 
युग में प्रत्युत अठारहवीं शताब्दी के राजविप्लवों के बीच भी कृषक कारीगर 
ओर व्यापारी जनता प्रायः खुशहाल ओर सुखी रही । परिवर्तन-काल में कुछ 
कष्ट श्रवश्य होता था | पंजाब की सिक्‍ख मिसलें राज्यसंस्था का बड़ा अस्थिर 
नमूना थीं, तो भी उनमें कृषक शिल्पी ओर व्यापारी खुशहाल थे । अमृतसर 
जैसे व्यापार-केन्द्र का विकास उन्हीं के शासन में हुआ । 
पठान और मराठा शासन के विषय में बहुत भकूठ फैलाया गया है। 


११६३ |] मुगल-मराठा युग का भारतीय समाज ६३७ 


पठानों को पहले तो उनके प्रतिद्वंद्वी मुगल” बदनाम करते रहे, फिर अंग्रेज 
हिन्दू-मुस्लिम कगड़ा उभाड़ने के लिए. पठान होआ खड़ा करते रहे। पर 
शेरशाह पठान था ओर रुहेलों की अ्रपनी हिन्दू प्रजा उनके शासन में सुखी 
सुरक्षित ओर समृद्ध थी। युद्ध मं अपने शत्रुओं के तईं रुहेले जैसी खेँख्वारी 
दिखाते, अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए बैसी ही चिन्ता भी करते थे । पर 
कश्मीर के पठान शासकों के विषय में यही बात नहीं कही जा सकती । कश्मीर 
को अब्दाली ने १७६२ ई० में जीता था [६,६ ६6३], ओर रणजीतसिंह 
द्वारा उसके जीते जाने तक वहाँ पठान राज रहा | उस आधी शताब्दी के पठान 
शासन में कश्मीर की प्रजा सुखी नहीं रही । 

मराठों को लुटेरा प्रसिद्ध करने में अंग्रेजों का विशेष स्वार्थ रहा | सच 
बात यह है कि श्ववीं शताब्दी के अन्तिम भाग और १६वीं शताब्दी के शुरू 
म॑ मयाठा साम्राज्य में जो अनेक लुटेरे मंडराते रहे वे प्रायः अंग्रेज़ों के ही 
खरीदे या खड़े किये हुए भड़काऊ कारिन्दे थे। मराठा शासन के विषय में 
अपना कोई मत हमे उनकी करतूतों को देख कर नहीं प्रत्युत जिन प्रदेशों में 
मराठा शासन कुछ अरसा टिका उनकी दशा को देख कर बनाना चाहिए । 
उन्नीसवीं शताब्दी के शुरू में जिन अंग्रेज़ों ने मराठों को हरा कर दक्खिन ओर 
मध्यमेखला में अंग्रेजी शासन खड़ा किया, उनमें सर जोन मालकम का ऊँचा 
स्थान था | मालकम के जीवन का मुख्य भाग महाराष्ट्र ओर मालवे में बीता । 
उसका कहना था कि “मैंने सन्‌ १८०३ में दक्खिनी मराठा जिलों को जैसा 
पाया उनसे अधिक धन-धान्य-पूरित प्रदेश कभी कहीं नहीं देखे ।” “पेशवा 
की राजधानी पूना बड़ी धनी ओर फ़ूलती-फलती नगरी थी /” “मालवे में **' 
मैंने आश्चर्य से देखा कि उज्जैन में व्यापारियों के बड़ी रकमों के लेन-देन 
बराबर चलते थे; ऊँचो हैसियत ओर साख वाले साहूकार बड़ी समृद्ध दशा 
में थे; न केवल बड़ी राशि में माल का आना जाना बराबर जारी था, प्रत्युत 
वहाँ के बीमे के दफ्तरों ने, जो उस सारे प्रदेश में फेले हैं, कभी अपना कार- 
बार बन्द नहीं किया था |” “कृष्णातट के जिलों के समान कृषि ओर व्यापार 
की समृद्धि भारत के किसी ओर प्रान्त में न थी। मेरे विचार में इसके कारण 


६३८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ६ 


थे--( एक तो ) उनकी शासन-पद्धति जो कभी कभी ज्यादतियाँ करने के 
बावजूद भी नरम है “', (दूसरे) भारतीयों की कृपि के विषय में पूरी जानकारी 
आर लगन, ( तीसरे ) हमारी अ्रपेज्ञा उनका शासन के कई पहलुओं को, 
खास कर गाँवों ओर नगरों को समृद्ध बनाने के उपायों को, अच्छा समझना, ' 
ओर सबसे बढ़ कर जागीरदारों का अपनी जागीरों पर रहना तथा उन प्रान्तों 
का ऊँचे दर्ज के ऐसे आदमियों द्वारा शासित होना जिनका जीना और मरना 
उसी जमीन के साथ है।''' किन्तु इन सबसे भी बढ़ कर समृद्धि का कारण यह 
था कि गाँवों की पंचायतों ओर अन्य स्थानीय संस्थाओं को सदा बढ़ावा दिया 
जाता था ।? 

भारतीय कारीगरों ने अपनी पुरानी योग्यता इस युग में भी बनाये रक्खी 
आर यदि किसी नई बात पर उनका ध्यान चला जाता तो वे उसे शीघ्र अपना 
लेते, बल्कि उससे भी अच्छा नमूना तैयार कर देते थे । सूरत के बन्द्रगाद में 
जहाज बनते थे । उन्हें युरोपी लोग खरीद ले जाते थे | उघुआ्रा नाला की लड़ाई 
में मीरकासिम ने अपने कारखाने की जो बन्दूकें बरती थीं, वे अंग्रेज़ी बन्दूकों 
से अच्छी पाई गई थीं। पर इस युग के भारतीय कारीगरों में प्रगति का भाव 
न था, ओर वह जागरूकता न थी कि वे स्वयं दुनिया की प्रगति का पता रखते 
रहें | अधिकांश कारीगर महाजनों के काबू में थे | वे महाजनों से अगाऊ रकम 
ले कर उसका हिसाब चुकाने को अपना तैयार माल देते रहते थे | पीछे मह्यजनी 
के इसी मार्ग से अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारतीय कारीगरों को अपने कब्जे 
में करके तबाह कर दिया। हमने देखा है कि सातवाहन और गुप्त थुगों में 
कारीगरों की श्रेणियों की इतनी हैसियत थी कि राजा लोग अपनी स्थायी धरोहर 
उनके पास जमा करते थे [ ५, ५ $ ४; ६, ५ $ २ ]। किन्तु मध्य काल में 
उनकी शक्ति टूट गई, ओर उनकी श्रेणियाँ पथरा कर जातें बन गईं, जिनका 
काम केवल अपने सदस्यों पर तुच्छु ओर व्यथं के सामाजिक बन्धन लगाना रह 
गया । जैसे किसानों पर जागीरदारों ने अपना प्रभुत्व जमा लिया, वैसे ही कारीगरों 
को महाजनों ने काबू कर लिया | वह परिवर्तन ठीक ठीक कब ओर कैसे हुआ, 
इसकी खोज अ्रभी तक नहीं हुई । 


११४ ३ | मुगल-मराठा युग का भारतीय समाज ६३६ 


मराठों के उत्तर भारत जीतने से उत्तर ओर दक्खिन के बीच आदान- 
प्रदान खूब बढ़ा । उत्तर भारत के अनेक रस्मरिवाज और आराम-आ्रासाइश के 
सामान दक्खिन पहुँचे । संस्कृत के हस्तलिखित ग्रन्थ बड़ी संख्या में उत्तर से 
दक्खिन जाते रहे । ' 

महाराष्ट्र ओर बुन्देलखंड ने इस युग में अनेक महान्‌ स्त्रियाँ भी पैदा 
कीं। इस युग की मराठा और बुन्देला युवतियों को घुड़सवारी का अच्छा 
अभ्यास रहता था । किन्तु दूसरे प्रान्तों मं स्त्रियों की हैसियत गिरी हुई थी | अधिक 
स्रियाँ रखना बड़प्पन का चिह्न समझा जाता था । 

मुगल युग मे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने वाले प्रत्येक बुन्देले 
के साथ उसकी पत्नी के भी रण में लड़ने का उल्लेख है। जुकारसिंह के साथ 
प्रावती [ ६, ४ $ १३ ] और चम्पतराय के साथ कालीकुमारी [६, ५$ २]. 
ने वीर गति प्राप्त की; छत्नसाल के संघ में कमलावती ने शुरू से ही हाथ 
बैंठाया [ ६, ५$ १३ )। मध्य युग में राजस्थान की अनेक स्रियों ने अपने 
पतियों को वीरोचित आचरण के लिए प्रोत्साहित किया और उनके वीर गति : 
प्राने पर सती हो गई थीं; इस युग में बुन्देलखंड की स्त्रियाँ युद्ध में पुरुषों के : 
साथ जाती रहीं | छुत्रसाल ने बाजीराव को मस्तानी नाम की सुन्दरी गायिका 
सोंपी थी, जो मुस्लिम माँ की बेटी थी | बाजीयाब की प्रत्येक युद्धयात्रा में वह 
घोड़े पर चढ़ साथ जाती और प्रत्येक लड़ाई में साथ रहती । उसकी मृत्यु पर: 
बह सती हो गई। बाजीराव मस्तानी को रखैल की तरह नहीं, पत्नी की तरह . 
रखना चाहता ओर उससे हुए अपने बेटे को हिन्दू की तरह पालना चाहता था | 
किन्तु उसके परिवार ओर बिरादरी के लोगों ने उसे वैसा करने नहीं दिया। 
बाजीराव और मस्तानी के बेटे शमशेरबहादुर ने पानीपत की लड़ाई में वीरगति 
पाई | उसके वंशज जो बाँदे के नवाब बने प्रत्येक राष्ट्रीय युद्ध में मराठों की 
तरफ से लड़ते रहे | अन्त में १८४७ के स्वाधीनता-युद्ध मं भाग लेने के कारण 
अंग्रेजों ने उनका चिह्न मिटा दिया । 

इस उदाहरण से यह प्रकट. होगा कि १५वीं-१६वीं शताब्दियों के धार्मिक 
संशोधन और राजनीतिक पुनरुत्थान से हिन्दुओं की सामाजिक संकीणंता कुछ 


६४० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ६ 


घटी अवश्य, तो भी बहुत कुछ बनी रही | इसी का यह फल हुआ कि भारतीय 
हिन्दू और मुस्लिम के रोज़मर्र के जीवन में अस्वाभाविक अन्तर बराबर बना रहा, 
जिसे अंग्रेज़ों ने अपने मतलब के लिए उभाड़ा ओर जिसका उन्होंने दुरुपयोग 
किया । इस युग का धार्मिक संशोधन इतना गहरा नहों था कि उस अन्तर को 
मिट देता । 
| ५ ७४. ज्ञान-जायति का अभाव--भारतवप्र का यह पनरुत्थान अन्त 
में सफल न हुओ। मंराठें ओर सिक्‍ख अंग्रेज़ों के मुकाबले में न ठहर सके। 
इसके दो कारण हमने देखे हैं। एक तो यह कि जल ओर स्थल के शस्त्रास््रों 
ओर समरकला में भारतीय युरोपियों से पिछड़ गये थे । दूसरे, हमारा राष्ट्रीय 
संघटन अंंग्रेज़ों के मुकाबले में अत्यन्त शिथिल ओर अशक्त था । राष्ट्रीयता की 
भावना महाराष्ट्र में काफी थी। तो भी वह इतनी गहरी ओर उत्कट न थी कि 
उसकी प्रेरणा से मराठे अपने समूच राष्ट्रसंघटन को विचारपूर्वक ऐसा 
दाल लेने को प्रेरित होते कि जिससे राप्र का अधिकतम हित हो सकता। 
अंग्रेजों में एक योग्य नेता के हटने पर दूसरा उसका स्थान झूठ ले लेता था। 
इधर यह दशा रही कि बालाजीराव जैसे दिशा भूले व्यक्ति के द्ाथ में अत्यन्त 
नाजुक काल में राष्ट्र की पतवार केवल इस कारण थमा दी गई कि वह बाजीराव 
का बेटा था, ओर बाजीराब श्य सा पतित व्यक्ति भी केवल इसलिए राष्ट्र का' 
मुखिया बन गया कि वह बाजीराव श्म का पोता था । अच्छा राष्ट्रसंघटन वह 
है जहाँ राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता का अधिकतम विकास करने का 
अवसर मिले और उसकी योग्यता से राष्ट्र को अधिकतम लाम पहुँच सके । 
किन्तु हमारे पुरखों ने अपनी इन न्रुटियों को पहचान कर सुधार क्‍यों, 
नहीं लिया ? अकबर शाहजहाँ ओरंगज़ेब शिवाजी बाजीराव जैसे हमारे योग्य 
शासक बराबर यह देखते रहे कि पच्छिमी लोग जहाजरानी में, तोपों बन्दूकों को 
बनाने ओर बरतने में तथा समरकला में हमसे आ्रागे निकलते जाते हैं; तो भी. 
उनमे से किसी को यह न सूझा कि पच्छिम के उस ज्ञान को प्राप्त कर लें। 
गोवा में पुतंगाली १६वीं सदी से भारतीयों की आँखों के सामने पुस्तक छापने 
लगे थे। यदि भारतीयों का ध्यान उनकी मुद्रणकला को अपनाने की ओर 


११6६४ |] मुगल-मराठा युग का भारतीय समाज ६४९ 


चला जाता तो भारत में भी कैसी जाग्यति हो सकती ! बसई जीत लेने पर 
पुतंगालियों के जहाजी कारखाने ओर गोदियाँ ( डोकयार्ड ) मराठों के हाथ 
आ गये थे, किन्तु उनका कुछ भी उपयोग उन्होंने नहीं किया । औरंगजेब को 
युरोपी समुद्री डाकुश्ों की समस्या से कितना परेशान होना पड़ा ! उस जेसा 
योग्य और शक्त सम्राद अपना ध्यान उस समस्या को जड़ से सुलमाने में लगा 
देता तो भारत की वह कमजोरी उसके शासन-काल में ही दूर हो सकती थी । 

मधराष्ट्र के स्वतन्त्रता-युद्ध के अधिनायक रामचन्द्र बावडेकर ने बाद में 
कोल्हापुर का अमात्य रहते हुए “आज्ञापत्र” नामक राजनीति का ग्रन्थ लिखा । 
उसमें उसने लिखा कि युरोपी लोग जहाजरानी में ओर तोप-बन्दूक गोलाबारूद 
बनाने में दक्ष हैं, इस कारण वे खतरनाक हैं ओर उन्हें भारत में बसने न देना 
चाहिए.। पर न तो रामचन्द्र ने यह सोचा कि वे क्‍यों इन बातों में बढ़े हुए 
हैं ओर न उसे यह सूका कि उनसे ये शिल्प हमें ले लेने चाहिएँ। नेपाल 
के प्रथ्वीनारायण ने अंग्रेजों के बारे में अपनी जो नीति कही, वह रामचन्द्र 
बावडेकर की शिक्षा का शब्दानुवाद था । नेपाल उन्नीसवीं शताब्दी 
तक उसी नीति पर चलता रहा । रामचन्द्र ओर प्रथ्वीनारायण की वह नीति 
उन अन्य भारतीय शासकों की नीति से कहीं अच्छी थी जिन्होंने युरोपी 
खतरे को देखा पहचाना ही नहीं ओर अंग्रेज़ों को सब्र तरह की सुविधाएँ दे दी 
थीं | चोन की भी युरोपियों के प्रति बराबर वही नीति रही | किन्तु युरोपियों को 
दूर रखने की वह नीति भी अन्त तक सफल न हो सकती थी। युरोपियों का 
मुकाबला केवल उनके शान को अपना कर ही किया जा सकता था | 

अन्तिम संकट आ जाने पर हेदरअली ने पच्छिमी युद्धशेली को समझा. 
ओर अपने देश की कमजोरी को दूर करने का यत्न किया तो उसका कार्य उसकी 
मृत्यु के साथ ही रुक गया | हैदर ने जब अपना जंगी बेड़ा तैयार करना चाहा 
तब यह पाया गया कि भारत में योग्य यन्त्रदेशक ( इंजीनियर ) आसानी से 
उपलभ्य नहीं थे । | 

मीर कासिम और महादजी शिन्‍्दे ने पाश्चात्य युद्ध-शैली अपनाई तो 
केवल कामचलाऊ दंग से। उन्होंने युरोपी अफसर रख लिये, परन्तु यह न सोचा: 


“६४२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ६ 


कि कभी ये अफसर धोखा दें तो क्या होगा ओर ऐसा उपाय नहीं किया कि उस- 
दशा में अपने आदमी जश्ञानपू्वक उनका स्थान ले सकें । 
नाना फडनीस अंग्रेजों की मुम्बई ओर कलकत्ता कोंसिलों की गुप्ततम 
कारवाइयों का पता तुरत निकाल लेता था। पर अंग्रेजी सेना के मीतर पैठने 
की उसे कभी न सूकी--यह नहीं सूक्का कि अंग्रेजों की जिस सेना से भारत को 
इतना खतरा था वह मारतीयों की ही थी, उसे अपनी ओर मिला लेना चाहिए । 
फिर अंग्रेजों की कोंसिलों की पूरी कार्यप्रणाली नाना की आँखों के सामने 
रहती थी; तो भी नाना को यह कभी न सूझा कि महाराष्ट्र में मी उसी नमूने पर 
जो बाराभाई-समिति खड़ी हो गई थी, वैसी कोई राष्ट्र के श्रेष्ठ व्यक्तियों की 
स्थायी संस्था बनी रहे । 
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि मुगल-मराठा युग म॑ हमारे पुरखों में 
जागरूकता ओर जिज्ञासा न थी; उनके ज्ञान-नेत्र बन्द थे; वे मानो मोह-निद्रा में 
थे। वे अपने बँधे हुए. मार्ग पर ही चले जा रहे थे; किन्तु अपने चारों ओर की 
दुनिया की प्रगति के विषय में कुछ भी सतर्क न रहते थे । और तो और, हमारे 
अपने देश के विपय में भी पब्छिमी लोगों की जिशासा हमारे इस युग के पुरखों 


'से अधिक थी। हिन्दुस्तानी ( उद ) का सबसे पहला व्याकरण किसी भारतीय 


'ने नहीं, प्रत्युत काटलर नामक ओलन्देज ने लिखा। वह होलैंड के दूतों के 
'साथ वहादुरशाह के दरबार में लाहौर आया था ( १७१२ ई० )। पेशवाई 
ज़माने का दक्खिन भारत का मराठा नक्शा मोजूद है; उसी ज़माने का रेनल 
'नामक अंग्रेज का ई० इं० कम्पनी की प्रेरणा से तैयार किया भारत का नक्शा 
भी है [ नक्शा ३०, ३१ )। इन दोनों की तुलना से साफ दिखाई देगा कि 
भारतवर्ष के- विषय में भारतीयों का ज्ञान कैसा था और अंग्रेजों का कैसा । 
अपने देश की स्थिति को ही यदि इस युग के भारतीय ठीक देखते 
समभते होते तो मराठे अब्दाली से उलभने की सोचते भी नहीं | पानीपत की 
जीत के बाद अब्दाली के पीठ फेरते ही सिक्‍खों ने उसके विरुद्ध संघर्ष शुरू 
क्रिया, जिसके फलस्वरूप पानीपत के छुद्द वर्ष बाद ही अ्रटक तक से पठानों को 
हटना पड़ा। पंजाब “की इस नई उठती शक्ति को मराठे यदि देख सकते तो 


११६४ | मुगल-मराठा युग का भारतीय समाज ६४३ 


अब्दाली के बारे में चिन्ता करने की उन्हें आवश्यकता ही न होती। पेशवा 
बालाजीराव की करनी में जो आत्मघाती सूक रही वह तो निया अन्धापन था 
जिसने उस युग की मोहनिद्रा को भी मात कर दिया । 

अपने इतिहास के इस पहलू को देख कर हम इस परिणाम पर पहुँचते 
हैं कि १७वीं-१८वीं शताब्दियां के राजनीतिक पुनरुत्थान में भारतीयों की कर्म- 
चेष्टा ही पुनर्जीवित हुई; ज्ञान और जिज्ञासा पुनर्जीवित नहीं हुईं। नानक ने 
पंजाबियों को पाखंड से उबार कर शुद्ध भक्ति सिखाई थी; अर्जुन गोविन्दर्सिह 
ओर बन्दा ने भक्ति से सरल बने हृदयों में कर्मवीरता जगा दी; पर ज्ञान की 
ज्योति ने उन सच्चे ओर सचेष्ट सिक्‍्खों को जागरूक न बनाया। १४वीं-१५वीं- 
१३वीं शताब्दियों के धार्मिक संशोधन ने मध्य काल की हिन्दुओं की शिथिलता 
ओर निष्कियता बहुत कुछ दूर की, ढोंग-ढकोसले को कुछ हटा कर सामाजिक 
अन्यायों को दूर किया, किन्तु वह संशोधन इतना गहरा न था कि ज्ञान पाने के 
लिए बेचेनी पैदा करता और प्रत्येक वस्तु को विचारपूर्वक समझने और 
सुधारने की प्रत्त्ति भी जगा देता। वह संशोधन की लहर प्राचीन भारत के 
शान ओर जीवन का पुनरुद्धार नहीं कर सकी । 

हम अ्रचरज करते हैं कि अकबर ओरंगजेब शिवाजी ओर बाजीराव 
जेसे महापुरुषों ने भी साधारण जागरूकता क्‍यों न दिखाई । हमारा यह अ्चरज 
अपनी आज की स्थिति पर विचार करने से दूर हो सकता है। क्या आज डेढ़ 
सी बरस तक अंग्रेजों द्वारा पददलित होने के बाद भी हमारे राष्ट्र के ज्ञानचक्षु 
खुल गये हैं ? आज भी हमारे देश का शिक्षित वर्ग अपने देश के विभिन्न 
प्रान्तों या अपने पड़ोस के देशों के बारे में अंग्रेजों की पढ़ाई बातों 
से अतिरिक्त क्या कुछ भी जानता है ? आज ( १६५६ में ) भी स्वतन्त्र भारत 
की स्थल जल और नभ सेना और हमारे देश के सब्य महत्व के कल-कारखाने 
क्या अंग्रेजों पर आश्रित और निर्भर नहीं हैं ? अंग्रेजों ने हमें अपना उपकरण 
बनाने के लिए. अंग्रेजी भाषा सिखाई और हम जीविका की दृष्टि से या अपने 
समाज में ऊँचा पद पाने के, लिए, उसे सीख लेते रहे, पर क्या .संसार के उस 
शान को हमने आज तक भी अपनाने का ठीक ठीक यत्न किया है जो सारी 

भा०--४ ९ 


६४४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव॑ ६ 


शक्ति का स्रोत है ? 
6५, जाग्रति के अग्नदूत--यों भारतीयों की शान और विचार की 
प्रशत्ति इस युग में सोई हुई थी । पर उस मोहनिद्रा के कुछ अ्रपवाद भी हुए । 
ल्‍ली में अठारहवीं सदी में शाह वलीउल्लाह नामक सूफी हुआ ( १७०२-- 
१७६२ ई० )। उसने समाज में आर्थिक समानता की आवश्यकता बताई, कहा 
कि शासक वर्ग ने अपनी आरामतलबी के लिए कारीगर वर्ग पर इतना बोझ 
डाल रखा है कि वे लोग गधों ओर बैलों की तरह सिर्फ रोटी कमाने को 
काम करते हैं? | वलीउल्लाद ने अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए. संघटन 
खड़ा किया ( १७३१ ई० ) | उससे शिष्यों को परम्परा चलती रही । 
उज्जैन जयपुर बनारस और दिल्‍ली में सवाई जयसिंह की बनवाई 
वेधशालाएँ, ज़िनकी अब इमारतें भर बची हैं, यन्त्र सब गायत्र हो चुके हैं 
सूचित करती हैं कि भारतीयों में नये शान को अपनाने की शक्ति संबंथा छुत्त न. 





म्ह नर /! का ; ०5 हो “्‌ 
रह ४ | ॒ 3, * | + +: “दी ऐप को जे रे ४ 
स््फा १% , < 22 हल ३ थक ' है / * 
४ ४ भर हे ५ हे $ बा पा ् ि ] हा 
| पाई 04 ५५ | | हि नी पु है न्यू हि » १० 
हि टी ५ क धर नं रॉ ५ ! 
222, , दा है । रे 
# 2 ह 
अत 5 गे निज हो) ४ 
| ; फ ; के आप न्‍ का पर प 3५ 2 न, | > ्ीः 55 मु ५ ८ डः ई। पथ कप 2.० था पी 208 
हे रे है 2 जा कक: न , गई हे 5 ट हि प पु ड़ श्न रा ह कर. जहर 
ट को १ भ न ह | | ५ हा १ हर ५६ # 
६, नए हु ग् हर ँ +5 हरे न 
थी (० आह 5 यु: जे कर, +2 774 | 7 6 | ] रं रि जप, हिए ०! 
द्‌ हा पं हक जा हाय न श /ा “४ ४ हु रा हि 0 न 
५ हर हु 422 की न »ीँ ४ ०५ की | 
0 |, १. 4 75५ ५ की ० ४3३3 
| ७७६८८: हु | 
हु्० थे ५ की हा री फ 
है. है हे जब 2 2 0 ८ 
लॉ 2१ है] ३5, ५२ ४. आ कप ल्‍ह क्री हे 
| जज कट हि 
“अष्पकऋरआ, 9 ३१७ ५ 
४४ 5२8! (शक, जे 5 पक परी की हैः 
हर + श रॉ 
है ४ जे ४ : 
॥7 | न द१४ ,बग हर है | 
>> १4 ७ बहा 
कि. 
हे कक हट ह। ] | 
ली (जे. पं हट कर 
(026 ाजसकरी, २०४ जय भमिकेशा फू त का पर ,२५ 4०५ लक 
;' का ५ वि 9७: 8 नि कि 2 ५ | 
५:८६ १85५४५२2॥ पी ., # न फ छह 





सवाई जयर्तिंद के बनवाये जन्तरमन्तर ( - यन्त्रमन्दिर ) दिल्‍ली का (एक अंश 


हो गई थी। जयसिंह स्वयं बढ़ा ज्य तिषी था; उसने ज्योतिष की अनेक नई" 
तालिकाएँ तैयार की थीं। जब उसे मालूम हुआ कि युरोप में ज्योतिष की 'नई 
खोजें हुई हैं तब्र' उसने बड़ा ख्च कर जम॑न' ज्योतिषियों-को बुलाया और उनकी 


११९६] मुगल-मराठा युग का भारतीय समाज ६४२ 


तालिकाओं को भी जाँचा समझा । 

सन्‌ १७५६ में अंग्रेजों के विजयदुर्ग छीनने के अवसर पर हरि दामोदर 
नवलकर नामक व्यक्ति वहाँ उपस्थित था । उसी वर्ष वह भाँसी का सूबेदार 
नियत हो कर आया ओर १७६७४ ई० में अपनी मृत्यु तक उस पद पर रहा | 
उसका बेटा रघुनाथ बराबर उसके साथ था। पानीपत के बाद मल्द्वार होछ॒कर 
के नेतृत्व में उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य को पुनःस्थापित करने में इन 
पिता-पुत्र ने विशेष भाग लिया । १७६५ से १७६६ ई० तक रघुनाथ हरि झाँसी 
का सूबेदार रहा | इलाहाबाद के अंग्रेज़ों से उसे प्रायः वास्ता पड़ता था | रघुनाथ 
ने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि पच्छिम के नये शान को अपनाये बिना 
भारतीयों का बचाव नहीं है । इस विचार से उसने अंग्रेजी सीखी ओर अंग्रेज़ी 
विश्वकोष ( इन्साइक्नीपीडिया ब्रियानिका ) का दूसरा संस्करण, जो तब प्रचलित 
था, मेंगाया । उसके द्वारा उसने भौतिकी ( फिज़िक्स ) रसायन ( केमिस्ट्री ) 
आदि विज्ञान पढ़े । उसने झाँसी में एक विशाल पुस्तकालय परीक्षणालय 
( लेबोरेटरी ) ओर वेधशाला स्थापित कीं। काश कि उस युग में रघुनाथ हरि 
की छूत समूचे भारत में फेल गई होती ! 

8६. सत्रहवीं-अठारहवों शताब्दी में साहित्य और... 
दिल्ली साम्राज्य के विस्तार और पतन का तथा अधूरे पुनरुत्थान का प्रभाव 
इस युग के साहित्य पर भी हुआ | पंचाल ( रुहेलखंड और कन्नौज ) ओर 
शूरसेन ( त्रन ) की बोलियों में से कोई एक सदा भारत की राष्ट्रमाषा बनती रही 
है, क्‍योंकि वे बोलियाँ सब आयांवर्त्ती माषाओ्रों की केन्द्रवत्ती हैं | इस बार दिल्ली 
साम्राज्य के सहारे उत्तर पंचाल की खड़ी बोली? मास्त भर में चल गई। 
साम्राज्य के अन्तिम विस्तार के साथ उसमें एक नई शैली प्रकट हुई जिसे 

हम उदूं कहते हैं । फारसी लिपि में लिखी खड़ी बोली का ही नाम उदूं हे। 

सत्य से पहले उदूं कवियों में ओरंगाबाद का वली ( १६६८-१७४४ ई० ) था | 

भूषण ओर लाल कवि ने शिवाजी ओर छत्रसाल के विषय में. हिन्दी 
में जो कबिताएँ कीं; उन्हें पुनसत्थान से प्रेरणा मिली थी, तो भी भूषय की 
कबिता परम्फाामत कृत्रिम, रीति” की हीं हे ! मराठी फ्रेमडे अवात्‌ कयामोत्र 


६४६ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पर्व ६ 


जो मराठा इतिहास की घटनाओं पर निभर हैं, काफी जानदार हैं| पंजाबी कवि 
वारिसशाह के महाकाव्य हीर-रांमा में ग्राम्य जीवन का सुन्दर चित्र, है। उसे 
इस युग के काब्यों मं श्रेष्ठ कहना चाहिए.। पश्तो कवि अ्रकमल की रचनाएँ 
भी सुन्दर हैं। पिछले मुगलों और उनके प्रान्तीय दरबारों का साहित्य कृत्रिम 


अतिरंजित और विषग्रैषणापू्ण है। मराठी ओर असमिया के सिब्राय भारत 


के का अत | ना गन 3» नरभकेनेनमनसता, आन वधगाक क सकम-के मफलकननिल के 749 5 जन्नत के जिले 5. *+ |; “कक पमसनाकताा+ १ पानककलना 


|| 
)ै 
। 


बल स्िलि ताजा पचजा“ज-++7 5) 
3 
हु 5 
+ 

मन "२ र 
झ् के 

के हे है 

न्‍ 

प्‌ 





द् >#.20:# ४... न ५३३८ ३,५८० का 0 जन न 2 "य अमन पी बे ग्ल््ख् ' » पे 
या दी का खरकल ३०. अगर ४ 
॑० 2००. सहबुकम्णाम्म्याकमकपकनणाकनमु जाए"... सह, पक... चु च 
पक ५7 ४ क' मकर, रा. -चटराडालमहाबक़रा न 
धर कि हक ; : कर हे 2.६ 0 अग्क 
“3333 00000... इक... _ पा 7 
न 
ज्हल 5 जा ५ म्ासट न लक 
ड़ जज टइ्ा नि ३25 40 
>> 43. ह | 
०8 >कम मर ५ + ५.२8 5 4३ के ६ 
हि! हा ४४ 26० 3 
श 5 ५ कक आर] टू ७5 (५ ८2 '# 
रा. नई ७» ॥/ | _>रर्डसलिआ.. 5.7: नि 4 2 8... है. 


घूसऐेश्वर, वेडल [ हैदराबाद पु० वि० ] 
की विद्यमान भाषाओं में तब गद्य नहीं के बराबर था। महाराष्ट्र में शिवाजी 
के अमिषेक के बाद से राज्य-कार्य के लिए. गद्य का विकास हुआ । वहाँ अनेक 
बखरः अर्थात्‌ ऐतिहासिक वृत्तान्त भी लिखे गये; किन्तु वे कहानियों से भरे 
ओर अग्रामाणिक हैं। इतिहास और साहित्य की दृष्टि से उनसे कहीं 
अधिक महत्त्व के वे सैंकड़ों फुटकर प्रत्र हैं जिनमें समकालीन घटनाओं का 
वर्णन है। उनकी भाषा नपी-तुली और अर्थपूर्ण तथा शैंली विशद और सजीव 


११९६६ |] मुगल-मराठा युग का भारतीय समाज ६४७ 


है| उनमें ऊँची प्रतिभा ऋलकती है । 

जहाँ जहाँ मराठों का राज्य पहुँचा, उन्होंने मन्दिरों और तीथों का 
पुनरुद्धार किया ओर सावजनिक उपयोगिता के घाट बगीचे धर्मंशालाए, आदि 
बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया । उज्जैन का महाकाल और काशी का 
विश्वनाथ मन्द्रिर तथा अजमेर का दौलतबाग.आदि इसके नमूने हैं | इस सम्बन्ध 
में अहल्याबाई होढ़कर का नाम उल्लेखनीय है| वेरूल ( 'इलोरा? ) के पास 
उसका घृसशेश्वर मन्दिर, पन्ना में छ॒त्नसल ओर कमलावती की समाधि, अमृत- 
सर का दरबार-साहब?, कन्दहार में अहमदशाह अब्दाली का मकबरा, पूने में 





अहमदशाह अब्दाली का मकबरा [ फादर दहेरस के सीजन्य से ] 


नाना फडनीस.क्रा. बेलब्ाग आदि इस युग की स्थापत्य कला के सुन्दर 
नमूने हैं। सवाई जयसिंह का.बसाया.जयपुर उत्तम, नगर-कल्पता. का. नमूना 
हैं । बनारस में ज़मीन के नीचे मैला बहाने का जो नाला है वह अवध के 
नवाबों के काल में बना । उससे सिद्ध होता है कि भारतीय स्थपाति केवल 
मन्दिर मस्जिद ओर महल ही नहीं, प्रत्युत सावंजनिक उपयोगिता की भी अच्छी 


श्ध्प भारतीय इतिहास का .उन्मीलन [ पे ६ 


रचनाएँ रच सकते थे । 
७. चित्रकला की पहाड़ी कलम--पन्द्रहवीं शताब्दी में चित्रकला 
38 एन कलम का उदय हुआ था [८,८७८], वह मुगल कलम 
“६,४ $ ५] के साथ साथ चलती रही, ओर उससे १७वीं-श८वीं शताब्दियों 
में दखनी ओर बुन्देलखंडी कलमें निकलीं, जिनके बहुत कम चित्र जानदार 
बने | राजपूत कलम की एक शाखा हिमालय में चम्बे के पास राबी के 
दाईने तट पर बसोली नामक टिकाने में भी जा लगी। कला के प्रति 
ओरंगजेब की उपेक्षा ओर पिछले मुगलों के काल की अव्यवस्था के कारण 
१७वीं-१८वीं शताब्दियों में अनेक बादशाही चिंत्रकार नये आश्रयों को खोजते 
कश्मीर ओर गढ़वाल के बीच रावी सतलज ओर जमना दूनों के.छोटे छोटे ठिकानों 
चम्बा नूरपुर गुलेर कांगड़ा कुल्लू मंडी सुकेत नाहन आदि में जा बसे। वहाँ के 
शान्त एकान्त वातावरण से भारत में होती बढ़ी घटनाओ्रों को निहारते हुए. उनको 
मुगल कलम में कश्मीर कलम [७,८ $ ६] का नया पुट मिला, जिससे पहाड़ी 
कलम नाम की नई जानदार शैली का उदय हुआ । राजपूत कलम मुख्यतः 
आलंकारिक थी, पहाड़ी मावप्रदान है | ' ऐसा कोई रस या भाव नहीं है जिसका 
पूर्ण सफल अंकन “' (इस शैली के) कलाकार न कर सके हों । **' उनकी प्रत्येक 
' रेखा में प्राण स्पन्दन ओर प्रवाह रहता है |”? अजिंठा युग के बाद पहाड़ी 
! कलम में ही भारतीय चित्रकला की सबसे ऊँची उड़ान दिखाई दी। सिक्‍यखों के 
'उत्कर्ष काल में पंजाब में मी इसके केन्द्र स्थापित हुए, और पंजाब की 
स्वाधीनता जब्न तक रही तभी तक इस कलम का भी जीवन रहा ।+ 
$ ८, व्यावसायिक क्वान्ति--भारत के लोग जब मोहनिद्रा में पड़े थे 
तभी युरोप वाले एक ओर मैदान मारते जा रहे थे । वे अपनी शिल्प-व्यवसाय 
की प्रक्रियाश्रों में विचारपूवंक सुधार ओर उन्नति करने लगे थे जिससे वहाँ--- 
सबसे पहले इंग्लिस्तान में ओर फिर अन्य देशों में--- व्यावसायिक क्रान्ति” हो 
गई । । 
...._+ पड़ाड़ी कलम के नमूने के लिए अगले पर्व में महाराजा रणजीतसिः के 
दरबार का चित्र देखिए । ' 


२११६८ |] मुगल-मराठा युग का भारतीय समाज ६४६ 


युरोप में बहुत से शिल्प मध्य काल में भारत चीन आदि पूरवी देशों से 
ही गये थे | चर्खा वहाँ मध्य काल में पहुँच चुका था | इतालिया वाले चीन से 
रेशम का कीड़ा चुरा ले गये थे । इंग्लिस्तान में तो सत्रहबीं सदी में ईस्ट इंडिया 
कम्पनी ने ही सूती कपड़ा पहनने का प्रचार किया । तब तक वहाँ ऊनी कपड़ा 
ही बनता और पहना जाता था। सूती कपड़े के व्यवसाय का दुनिया भर का 
केन्द्र भवीं शताब्दी ई० पू० से १८वीं शताब्दी ई० तक भारतवर्ष ही था । 

किन्तु इंग्लिस्तान की प्रजा और राष्ट्र के नेताओं को अपने देश की 
कारीगरी को आगे बढ़ाने का बराबर ध्यान था | भारतवष की छींट इंग्लिस्तान 
में बहुत पसन्द की जाती थी। पर त्रितानवी पार्लिमेंट ने अपने देश के ऊनी 
कपड़े के कारबार को बचाने के लिए. १७०० ई० में भारतीय छींट का ब्रितानिया 
में लाना और फिर १७२१ में पहनना था बरतना भरी. रोक दिया। ई० इं० 
कम्पनी तब वह कपड़ा युरोप के दूसरे देशों में ले जाती थी। एक जर्मन अर्थ- 
शास्त्री के शब्दों मं भारत के नफीस सस्ते कपड़े इंग्लिस्तान खुद नहीं लेता, 
बह अपने मोटे महँगे से सन्‍्तोष कर लेता है | पर युरोपी राष्ट्रों को वह खुशी से 
सस्ता नफीस माल देता है |” 

१६वीं सदी में ही युरोप में पैर से चलने वाला चरखा चल पड़ा था। 
सन्‌ १६०७ में इतालिया में रेशम का डोरा बठने ओर अटेरने के लिए पनचकी 
का प्रयोग होने लगा था। सन्‌ १७३३ में जोन के नामक अंग्रेज ने उड़ती 
ढरकी ( फ्लाई शटल ) की ईजाद की, जिससे ताने में बाना जल्दी डाला जाने 
लगा और कपड़े की उपज दूनी होने लगी । सन्‌ १७६७ में हार्ग्रीव्स ने ऐसा 
चरखा निकाला जिसमें आठ तकुए एक ही पहिये से चलते थे ओर चिमटियों 
से पूनियाँ पकड़ी जाती थीं जिन्हें एक ही आदमी सँभाल सकता था। इस चरखे 
को उसने अपनी स्त्री के नाम से जेनी कहा । बाद में उसने ऐसी जेनी बनाई 
जो १०० धागे एक साथ निकाल सकती थी । १७६६ में आकराइट नामक 
नाई ने कातने का नया यन्त्र बनवाया जिसमें बेलनों के बीच से रेशे निकलते 
और घूमते तकुओं द्वारा काते जाते थे। यह बेलन-ढाँचा (रोलिंग फ्रेम ) 
पनचक्की से चलता था, इसलिए इसे पनचरखा ( वाटर्फ्र म ) कहा गया। 


६५० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ६ 


१७७६ ई० में क्रोम्मटन ने जेनी ओर पनचरखे को मिला कर नया यन्त्र बनाया 
जिसे उसने मिश्रित होने के कारण खच्चर ( म्यूल ) कहा | इन ईजादों से 
इंग्लैड में इतना सूत कतने लगा कि उसे हाथ के करवे पूरा बुन न पाते थे। 
उस दशा में १७८५ ई० में काटराइट ने शक्ति-करघा (पावर-लूम) निकाला जो 
पहले घोड़ों से चलाया जाता था, पर १७८६ ई० से भाष की शक्ति से 
चलने लगा । इसी अरसे में बेलने धुनने रँगने छापने आ्रादि के भी नये यन्त्र 
आर तरीके निकल रहे थे । इनके कारण १८वीं सदी के अन्त तक इंग्लिस्तान 
में कपड़े का नया व्यवसाय उठ खड़ा हुआ | पलाशी के बाद से भारत की लूट 
की जो पूजी ब्रितानिया पहुँच रही थी, उससे इन ईजादों के उपयोग के लिए, 
कारखाने खड़े करने में बड़ी सहायता मिली | जिन लोगों को आसानी से या 
मुफ्त का धन मिला होता है प्रायः वही उसे नये तजरत्रों के लिए खुले हाथ 
खर्च करने को तैयार होते हैं । 

किन्तु इन ईजादों ओर इस सहायता के बावजूद इंग्लिप्तान का यह 
व्यवसाय भारत के अदाई हजार वष पुराने व्यवसाय का मुकाबला न कर सकता 
था | इस दशा में इंग्लिस्तान ने अपनी नई राजनीतिक शक्ति से लाभ उठाया । 
हम देख चुके हैं कि पलाशी के बाद बंगाल-बरिहार के जुलाहों पर कैसे जुल्म 
ढाये गये तथा रेशमी कपड़ा बुनने का काम कैसे जबरदस्ती रोका गया ([६, 
६$६]। सन्‌ १७६३ में मांचस्टर ओर ग्लास्गों के नये व्यवसायियों ने पार्लिमेंट 
द्वारा यह कोशिश की कि भारत से कुल कपड़े का आयात बन्द किया जाय तथा 
कातने बुनने के नये यन्त्र भारत में न जाने पार्य । किन्तु भारत में इन यन्त्रों का 
अनुकरण करने का होश ही किसे था ? ओर यदि होता तो क्या भारत के बड़े भाग 
में, जो तब तक मराठों और सिक्‍खों के अधीन था, अंग्रेज उन यन्त्रों का खड़ा 
होना रोक सकते थे ? 

कपड़े के शिल्प के साथ साथ धातु-शिल्प में तथा प्रकृति की शक्तियों से 
काम लेने के तरीकों में युरोप वाले जो उन्नति कर रहे थे, वह भी उल्लेखनीय है। 

भाष की शक्ति से काम लेने का विचार बहुत पुराना था | सन्‌ १६०१ 
में पोर्ता नामक इतालवी ने एक भद्दा सा भाष-एंजिन बना डाला था। १६२० 


११ ६८ | मुगल-मराठा युग का भारतीय समाज ६५४१ 


है० में एक और इतालवी ब्रांका ने उसमें उन्नति की । सन्नहवीं सदी के उत्तराद्धी 
में कई अंग्रेजों ने उसमें और उन्‍नति की | अन्त में १७१२ ई० में न्यूकोमन 
भामक अंग्रेज ने ऐसा भाष-एंजिन बना दिखाया जो खानों के भीतर से पानी 
उठाने वाले पिचकारों ( पम्पों ) को बखूबी चला सकता था | 

लोहे की धातु से लोहा निकालने की भट्टियों मं पनचक्की द्वारा हृथोड़े 
'ओर धोंकनियाँ चलाने का तरीका जमनी में १७वीं सदी में ही जारी हो गया 
था | इंग्लिस्तान में तब खानों से पत्थर-कोयला भी निकाला जाता था | १७०६ 
ई० में डार्बो नामक अंग्रेज ओर उसके बेटे ने जले हुए पत्थर-कोयले के कोक? 
'के साथ जला कर लोहा साफ कर दिखाया | छोटे डाबी ने अपनी भट्टी में 
न्यूकोमन एंजिन का प्रयोग किया | इसके बाद १७६० ई० में स्मीटन नामक 
अंग्रेज ने चमड़े की धोंकनी के बजाय चार बेलनों वाला हवा का पिचकारा ईजाद 
किया, और १७६६ ई० में जेम्स वाठ ने नया भाष-एंजिन बना दिखाया | 
,।. प्रायः इसी काल में गाल्वानी ओर वोल्ता नामक इतालवी बिजली की 
शक्ति पर परीक्षण कर रहे थे । 

ग्रावाजाही के साधनों में भी उन्नति की जा रही थी | खानों से बन्दर- 
गाहों तक कोयला-गाड़ियों को खींचने के लिए. तख्तों से मद्ी सड़कें इंग्लिस्तान 

रु १७वीं शताब्दी में ही बन चुकी थीं। सन्‌ १७७६ में उनके किनारे पर लोहे 

पटरी ( रेल ) गाड़ देने का तरीका निकला । तत्र से एंजिनों से गाड़ी खींचने 
की त्रात लोग सोचने लगे । १७८१ ई० म॑ जेम्स वाट ने ऐसा तरीका निकाला 
जिससे एंजिन के नल के भीतर चकिया ( पिस्टन ) की गति, जो ऊपर नीचे ही 
होती थी, चक्‍करदार भी हो सके । इससे अनेक यन्त्रों का एंजिन से चलना 
' सम्भव हो गया । 

१७८४ ई० में कोट ने लोहा कमाने की नई प्रक्रियाएँ निकाली, और: 
दस बरस बाद मौडस्ले ने नई खराद निकाली जिससे यन्त्रों के ओऔज़ार ठिकाई से 
बनने लगे । १८०० ई० में अकेले इंग्लिस्तान की लोहे ओर कोयले की उपज 
दुनिया के और सत्र देशों के बराबर थी। भारत में भी ईस्ट इंडिया कम्पनी लोहे 
का माल काफी लाती थी; यहाँ तक कि मराठी कागजों में लोहे की कील के: 


३५२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ६ 


“लिए इंग्रजअ शब्द मिलता है | 
यह व्यावसायिक क्रान्ति उन्नीसवीं शताब्दी में भो जारी रही | १८३० ई० 
तक बहुत सी बड़ी बड़ी ईजादें पूरी हो गईं | सन्‌ १८०० तक कपड़े ओर धातु- 
शिल्प की नई ईजादों में सम्बन्ध जुड़ गया, ओर चरखे और करघे सब लोहे 
के बनने ओर भाष से चलने लगे । 
युरोपी लोग जब यों शिल्प-व्यवसाय के नये तरीके निकाल रहे थे, तब्र 
भारतीय अपने पुराने रास्ते पर ही चले जा रहे थे ! 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१, सन्नहवीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक पुनरुत्थान हुआ, यठ किन बातों 
चित होता है? उस पुनरुत्थान का प्रभाव किन प्रान्तों में दिखाई दिया, किनमें नहीं? 
मराठों का शासन लूटमार का था यद विचार केसे फैला ? मराठों के शासन 
में देश की आर्थिक दशा कैसी थो, प्रमाण-सहित बताइए। 
३. मुगल-मराठ | युग में भारतीय कारीगर किस अकार मदाजनों के नियन्त्रण 
में थे ? सातवाहन-मुप्त युगों में उनकी दशा से इस युग की दक्ष में क्या भेद था 
४. मस्तानी कान थी १ उसके चरित्र से क्‍या सूचित होता है १ 
५. मुगल-मराठा युग के इतिदास में प्रससेद्ध मदराष्ट्र ओर वुन्देलखंड की कुछ 
ञ्लियों का परिचय दीजिए । 
६. सोल वीं से अठारहवीं शताब्दी तक के पुनरुत्यान में भारतीयों के ज्ञान-चक्षु 
मुँदे रहे यह केसे सूचित होता हे ! 
७, रामचन्द्र बाव्रडेकर और प्ृृथ्त्रीनारायण की अंग्रेज़ो के प्रति नीति क्‍या थी १ 
उसके गुण-दोष बताइए । 
८. मद्ादजी शिन्दे ने जिस प्रकार युरोपी युद्धशैल्ी अपनाने का यत्न किया 
'उसमें क्य नत्रुटि थी १ * 
£. रघुनाथ हरि नवलकर कोन था ? भारतीय इतिद्रास में उसके चरित्र का 
“क्या मदत्त्त्त है १ 
(१०, व्यावसायिक क्रान्ति का क्या अथ है? वह प:लेपइल कब कैसे कराँ हुई 
(११, अठारःवीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भारत के वद्न-व्यवसाय के मुकाबते से 
अपने देश के वस्न-व्यवसाय को किन राजनीतिक उपायों से बचाया १ 





१०, अंग्रेज़ी राज पव॑ 


( १७६६--१६४७ ई० ) 
अध्याय १ 


अंग्रज़ों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना 
( १७६६--१८२६ ई० ) 


$ १, भारतीय राज्यों का परस्पर सहयोग और नई सेनाएँ--- 
हमने देखा है कि हैदराबाद ओर मैसूर सन्‌ १७६८-६६ में अंग्रेजी आधिपत्य में 
आ गये थे । वह किन दशाश्रों में हुआ सो देखना है । 

अहमदशाह अब्दाली की मृत्यु १७७३ में हुई थी। उसके बेटे तैमूर- 
शाह ने २० वष राज किया । तैमूर ने सिक्‍खों से मुलतान वापिस ले लिया था; 
सिन्ध और कश्मीर अब्दालियों के अधीन ये ही [६,१०३ ७; ६,६6३ ]। सन्‌ 
१७६३ में तैमूरशाह की मृत्यु हुई ओर उसका बेटा ज़मानशाह गद्दी पर बैठा । 
हमने देखा है कि उसके पहले वर्ष महादजी शिन्दे दिल्‍ली से विशेष सन्देश ले 
कर पूना गया था । भारत की सत्र मुख्य शक्तियों के सहयोग से अंग्रेज़ों को भारत 
से निकालने का माधवराव पेशवा का विचार उस वक्त पुनरजीबित हो कर भारत 
के प्रमुख राजनेताओं को प्रेरित कर रहा था [ ६,६६६; ६,१०१० ]। शिन्दे 
ओर ज़मानशाह ने प्रकटतः इसी विचार से इस वक्त एक दूसरे के पास दूत 
भेजे | यों अब मराठे ओर पठान परस्पर सहयोग की बात सोच रहे थे | रुहेलखंड 
के सरदार गुलाम मुहम्मद ने स्वयं काबुल जा कर ओर अवध के नवात्र 
आसफुद्दोला ने सन्देश भेज कर ज़मानशाह से प्रार्थना की कि भारत पर चदाई 
कर उन्हें अंग्रेजों से छुटकारा दिलावँ । टीपू ने भी अपने दूत या सन्देशहर 


६५४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे १० 


ज़मान के पास भेजे) | इस प्रकार ज़मानशाह की चढ़ाई की अफवाह फैल गई 
जिससे उत्तर भारत में हलचल मच गई । उस दशा में अंग्रेज़ गवनर-जनरल 
सर जान शोर ने अवध राज्य का कुछ अंश अपने सीधे शासन में ले कर उसकी 
सीमा पर अनूपशहर में छावनी डाल दी ( १७६८ ई० )। 

टीपू उधर फ्रांस से भी सहयोग ओर सहायता माँग रहा था | हम देख 
चुके हैं कि भारत में फ्रांसीसियों की विफलता का कारण था उनके अपने देश 
का शासन सुश्रंखल न होना। सन्‌ १७६३ में फ्रांस में राज्यक्रान्ति हुई ओर 
फ्रांस के लोगों ने अपने स्वेच्छाचारी राजा को फॉसी दे कर सब फ्रांसीसियों की 
स्वाधीनता और समानता की घोषणा की । युरोप के कई राज्यों ने मिल कर 
तब फ्रांस के उस शिशु गणराज्य को कुचलना चाहा । अकेले फ्रांस ने उन सब 
को हरा दिया । समुद्र पार अपना साम्राज्य बनाने में फ्रांस जो पिछुड़ गया था, 
फ्रांसीसी गणराज्य ले अब अपनी शक्ति देख कर उस कमी को पूरा करना चाहा । 
फ्रांसीसी राष्ट्रसमिति ने अपने युवक सेनापति नैपोलियन बोनापातें को मिल पर 
चद्ाई करने भेजा ( मई १७६८ ई० )। मोरको से मिस्र तक समूचा उत्तरी 
अफरीका तत्र कुस्तुन्तुनिया के तुक साम्राज्य के अन्तर्गत था। नैपोलियन ने 
उसकी सेना को आसानी से हरा दिया | मिस से नेपोलियन की सेना भारतीय 
समुद्र की तरफ बढ़ सकती ओर भारतीय राज्यों में जो अनेक फ्रांसीसी सेनानायक 
थे उनका सहयोग पा सकती थी । नेल्सन नामक अंग्रेज नाविक ने नील नदी के 
मुहाने में फ्रांसीसी बेड़े को जला दिया । तो भी जब्॒ तक फ्रांसीसी सेना मिस्र में 
बनी थी तब तक अंग्रेज़ों को चेन न था । 

जिन भारतीय राजाओं ने फ्रांसीसी अफसर रख कर नये ढंग की सेना 
खड़ी की थी, उनमें शिन्दे प्रमुख था । होव्ठकर और निजाम ने भी उसका 
अनुसरण किया था। इन सेनाओं से साधारण दशा में अंग्रेजों को कोई डर 


>> 








७ +++++०+-+++नत-+-+++त+5 


 शिन्दे और अन्य भारतीय राज्यों के ज़मानशाह से यों संपर्क करने की बात 
जोसफ डेवी कनिंघम ने अपने “सिक्खों का इतिहास” ( लंडन, १८४६, पृ० २८५० ) में 
बहावलपुर राज्य के कागज्ञों के आधार पर दी ढे। टीपू की बात एल्फिस्टन ने लिखी 
है। आसफुद्दीला भी अंग्रेजों के विरुद्ध था इसकी तब अंग्रेजों ने कल्पना भी न की थी + 


१६२] अंग्रेजों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६५५ 


'न होता । प्रत्युत जब महादजी शिन्दे ने पहलेपहल युरोपी ठंग की सेना तैयार 
करनी शुरू की तब वारन हेस्टिंग्स ने कहा था कि वही मराठों के पतन का कारण 
होगी | बात स्पष्ट थी । इंन सेनाओं को नये ढंग की कवायद तो सिखाई जाती 
थी, पर इनका संघटन पुराना जागीरदार प्रणाली वाला ही था। सैनिकों की 
भरती सेनापतियों के हाथों म॑ं सॉप दी जाती ओर उनके ख्च॑ के लिए उन्हें 
बड़ी बड़ी जागीरें दे दी जातीं थीं। दूसरे, इस नई युद्ध-कला को भारतीयों ने 
स्वयं हृदयंगत नहीं किया कि वे स्वयं अपनी सेना का संचालन कर सकें। इस 
काम में वे युरोपी अफसरों पर ही निमर रहते, जो उनकी डामर-शासन-प्रणाली 
के अनुसार अब राज्य के बड़े बड़े इलाकों के शासक भी हो गये थे। ये विदेशी 
जागीरदार यदि कभी विश्वासघात करें तो भारतीय राज्यों का सेना-यन्त्र और 
शासन-यन्त्र ठप्प हो सकता था । इसी से सर ठामस मुनरो ने उन सेनाओं के 
विषय में कहा था कि उन्हें एक सी वर्दों पहना कर कवायद क्‍या कराई जाती 
है, मानो सजा कर कुबानी के लिए ले जाया जाता है ! तो भी जब नेपोलियन 
मिस्र में था, तब्न भारत में फ्रांसीसी अफसरों के अधीन बड़ी बड़ी सेनाओं का 
होना अंग्रेजों के ज्िण खतरनाक था | 

$ २. हेदराबाद मैसूर पर अ ग्रेज़ी आधिपत्य--इस अवसर पर 
मोर्निंगटन ब्रितानवी भारत का मुख्य शासक बना कर भेजा गया। पीछे उसे 
लौड वेल्ज़ली नाम मिला। हम सुविधा के लिए उसे पहले से ही वेल्ज़ली 
कहेंगे । भारत में फ्रांसीसी सेनाओं को तोड़ देना उसका मुख्य ध्येय था। 
उसने पहला लक्ष निज्ञामअ्बली को बनाया। हैदराबाद में किकपैट्रिक ओर 
मालकम नामक अंग्रेज दूतों ने बड़ी दक्षता से निजामअली के वज़ीर से रेमों 
की सेना की छोटी छोटी टुकड़ियाँ विसर्जित करवा दीं। उधर मद्रास से अंग्रेज़ी 
सेना चुपचाप हैदराबाद को सीमा पर आ गई । तब निज़ामअ्नली से एकाएक 
कहा गया कि बची-खुची फ्रांसीसी सेना को तोड़ दो ओर उसके बदले अवध 
के नवाब की तरह अंग्रेजों की आश्रित?” सेना अपने राज्य में अपने खच्च पर 
रख लो | निज़ामअली ओर उसका वज़ीर यह सुन कर हक्‍्के-बक्के रह गये, पर 
उन्हें मानना पड़ा ( १-६-१७६८ ) | 


६५६ भारतीय इतिद्दास का उनन्‍्मीलन [ प्व॑ १० 


हेदराबाद के काबू आते ही वेल्जली ने टीपू के विरुद्ध युद्ध-घोषणा 
कर दी | उसके भाई आथंर वेल्जली ओर जनरल हैरिस ने पूरवी घाटों से तथा 
मुम्बई की सेना ने पच्छिमी घाटों से मैसूर राज्य में प्रवेश किया । मलवज्ली पर 
हैरिस ने टीपू को हराया और फिर उसे श्रीरंगपट्टम्‌ में घेर लिया । आगे क्‍या 
हुआ सो कहा जा चुका है । 

मैसूर युद्ध के अवसर पर वेल्जली को बराबर डर बना हुआ था कि कहीं 
शिन्दे टीपू की सहायता न करे। महादजी शिन्दे के पूना आने के काल से ही 
अंग्रेज सशंक थे, क्योंकि वे जानते थे कि किस उद्देश्य ओर योजना को ले कर वह 
दिल्ली से पूना गया था | तब से शिन्दे का पूने में रहना ही उन्हें अखरता था | 
यद्यपि महादजी और सवाई माधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद दोलतराव शिन्दे 
ओर बाजीराव श्य ने जैसी करतूतें शुरू कर दी थीं उनसे महादजी का 
उद्देश्य और योजना सब नष्ट हो गई थी, तो भी वेल्जली ने कोलब्र्‌ क नामक 
दूत को नागपुर भेजा कि वह बराड के राजा को टीपू और शिन्दे के विरुद्ध 
भड़का कर निजञ्ञामश्रली ओर अंग्रेज़ों के गुद् में मिला दे। वास्तव में यदि 
महाराष्ट्र के अब कोई योग्य नेता होते ओर महादजी वाली योजना उनके सामने 
होती तो हैदराबाद ओर मैसूर पर अंग्रेजों की चदाई होते ही उन्हें तुर्त दखल 
देना और टीपू की सहायता को जाना चाहिए था | 

उधर नेपोलियन सन्‌ १७६६ तक मिस से फ्रांस पहुँच कर फ्रांस का 
अधिनायक बन गया था | सन्‌ १८०० में अंग्रेजों ने एक भारतीय सेना मिख 
भेजी । लाल सागर से उतर कर वह भूमध्य सागर तक पहुँची, पर उससे पहले 
फ्रांसीसी सेना आत्म-समर्षण कर लोग चुकी थी । 

$ ३. ज़मानशाह की चढ़ाई--ज़मानशाह १७६६ ई० के अ्रन्त में 
लाहौर तक आया था; किन्तु पीछे अपने भाई महमूद की करतूतों के कारण उसे 
शीघ्र लौदना पड़ा था। उसकी रोकथाम के लिए वेल्जली ने अब ईरान को 
अफगानिस्तान के विरुद्ध उभाड़ने की नीति.प्रकड़ी । मुम्बई से अंग्रेजों का एक 
भारतीय मुस्लिम कारिनदा बुशहर भेजा गया । उसने यह कह कर ईरान के शाद' 
को उकसाया कि सुन्नी अफगानों ने लाहोर में शियों पंर कढ़े जुल्म किये हैं | 


१७४ | अंग्रेजों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६५७ - 


सन्‌ १७६८ के अन्त में ज़मान फिर लाहौर आया | इस बार महमूद को ईरान 
से मदद मिल गई | जिस चड़तसिंह ने गुजराॉँवाले में पहलेपहल आबिदखाँ का 
मुकाबला किया था [ ६,६३३ ) उसके पोते रणजीतसिंह को लाहौर का राजा' 
नियुक्त कर ज़मानशाह लौट गया | इसके बाद वेल्जली ने मालकम को ईरान 
भेजा । उसे यह आदेश था कि ज़मानशाह की शक्ति की ठीक ठोह लगाओ 
ओर उसके निर्वासित भाइयों से मेलजोल पैदा करो । 

भारतवर्ष में जो लोग ज़मानशाह की चदाई से आशाएँ लगाये या 
घबड़ाये हुए थे, उनमें से कोई भी सिक्‍खों की शक्ति को पहचान न पाया था । 
यदि ज़मान को पीछे की चिन्ता न भी होती तो भी अब वह पंजाब को लॉघ कर 
ठेठ हिन्दुस्तान तक न पहुँच सकता था । उसके लौट जाने पर वेल्ज़ली का ध्यान 
सिक्‍खों की तरफ गया ओर शिन्दे के दरबार के अंग्रेज कारबारी ( एजंट ) ने 
एक गुप्त कारिन्दा सिक्‍्ख सरदारों के पास भेजा | 

$४. तमिठकनाड ओर पंचाल दखल-यों अदाई साल के भीतर 
लोड वेल्ज़ली ने अफगानों और फ्रांसीसियों के आतंक को दूर कर अंग्रेज़ों को 
भारत की प्रमुख शक्ति बना दिया । इसके बाद उसने जीण राज्यों की मिया कर 
अंग्रेजी इलाके को बढ़ाना शुरू किया | सन्‌ १७६६ में तांजोर के राजा को 
पेंशन दे कर उसका इलाका ले लिया। सूरत का गद एक नवात्र के हाथ में 
था जो अंग्रेजों का रक्षित था। उसे भी अब पेंशन दे कर अलग किया । निज़ाम. 
ने दो मैंसूर युद्धों में तुंगभद्रा के दक्खिन के जो जिले पाये थे, वे उसने अंग्रेजी 
सेना के खर्च की रकम के बदले में दे दिये। आरकाट का बूढ़ा नवाब मुहम्मद- 
अली १७६५४ ई० में मर चुका था । सन्‌ १८०१ म॑ उसका राज्य वेल्जली ने 
दखल कर लिया | मुहम्मदअली के गोरे उत्तमणों ने तब २० करोड़ रुपये के. 
नये कर्जों का दावा पेश किया । इन दाबों की जाँच की गई, ओर १ करोड़ रे४ 
लाख के सिवाय सब फर्जी निकले । इसी साल लोड वेल्जली ने अ्वध- के नवाब' 
की अंग्रेजी सेना की 'सहायता”-की रकम बढ़ा दी ओर उससे रुहेलखंड ओर: 
फरु खाघाद श्रर्थात्‌ उत्तर श्रोर दक्खिनः पंचाल तथा इलाहाबाद प्रदेश ले “कर 
उनका शासन-अगने भाई हैम्नी“बेल्अली- को सोंप दिया | 


दपप्ट भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पर्व १० 


९७, गायकवाड और पेशवा का अ ग्रेज़ों का आश्रित बनना-- 
वेल्जली ने मराठा संघ के भीतर भेद-नीति का जो बीज बोया था, वह भी 
अब फल लाने लगा | सन्‌ १८०० में गोविन्दराव गायकवाड के मरने पर उसका 
ब्रेटा आनन्दराव बड़ोदे की गद्दी पर बैठा | वह कमज़ोर दिमाग का था। अपने 
राज्य में अपनी रक्षा के लिए. उसने अंग्रेजी सेना बुला कर रख ली ( मार्च 
श्द्०२ )। 

पेशवा शिन्दे और भोंसले के दरबारों के अंग्रेज़ दूत भी उन्हें एक 
दूसरे का डर दिखा कर अंग्रेज़ी सेना रख लेने को वराबर उकसा रहे थे। 
नागपुर में जो अंग्रेज़ दूत कोलब्र क भेजा गया था वह भोंसले राजा को तो न 
फोड़ सका, पर नागपुर में शरणागत यशवन्तराव होतछकर को उभाड़ने में सफल 
हुआ । 

इधर स्वयं पेशवा बाजीराव श्य भी अंग्रेजों की 'आश्रित”” सेना रखने 
पर राज़ी हो गया, किन्तु इस शर्त पर कि वह कम्पनी के ही इलाके में 
रहेगी ओर पेशवा जब चाहे उसे बुला सकेगा । “वह आसजन्न विनाश को देखे 
बिना इससे अधिक मानने वाला न था? | वह विनाश भी शीघ्र उपस्थित कर 
दिया गया ! यशवन्तराव होव्ठकर के भाई बिठोजी ने कोल्हापुर में शरण ले कर 
उपद्रव किया । उसने यशवन्तराव के कहने पर पेशवा से अनुरोध किया कि 
शिन्दे ओर होछकर वंशों में होते कगड़े में बीचबिचाव करा दें। पर पेशवा 
ने बिठोजी को पकड़वा कर क्रूरतापूवंक मरवा दिया । यशवन्तराब होछकर ने 
तब पूने पर चढ़ाई की | दौलतराव शिन्दे उत्तर भारत जा चुका था | यशवन्त- 
राव ने उसकी बची-खुची सेना और पेशवा की सेना को हरा दिया। पेशवा तत्र 
' पूना छोड़ कर भागा--शिन्दे की नहीं, अंग्रेजों की शरण में ! बसई पहुँच कर 
उसने अपने इलाके में आश्रित”? सेना रखने की सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये 
( ३१-१२-१८०२ ) । 

अपनी पराधीनता का वह पट्टा लिख देने के बाद पेशवा पछुताने लगा, 
ओर फिर अपने सरदारों से सुलह की सोचने लगा.। उसके, होछ॒कर के और 
शिन्दे के दूत नागपुर के बूढ़े राजा रघुजी रय के पास इस अ्रमिप्राय से पहुँचे 


१६] अंग्रेजों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६४६ 


॒के वह सब के बीच तसफिया करा दे । शिन्दे और होछ्कर का नागपुर के 
भोंसले राजा से मिलना तय हुआ । इससे पहले कि वे मिल पायें, आर्थर 
वेल्जली सेना के साथ मैसूर से बढ़ा । यशवन्तराव पूने से भाग गया और २० 
अग्रेल १८०३ को वेल्जली वहाँ पहुँच गया। दूसरे दिन उसने लिखा, 
“पराठा संब के सरदारों ने '*' हमें यहाँ आराम से आने दिया ओर छावनी 
डालने दी है । अरब दमारी सेना यहाँ ऐसी जम कर बैठी है कि कोई हमें 
उखाड़ नहीं सकता | उधर अभी वे आपस में सुलह नहीं कर सके, हमपर 
आक्रमण की सम्मिलित योजना की बात दूर !? 

$६. दूसरा अ ग्रेज़-मराठा युद्ध--होछकर से प्रिट कर बाजीराव 
अंग्रेजों की शरण गया था। उसने चाहा कि अंग्रेज अब होठ्ठकर को सजा दें । 
किन्तु होछ॒कर अंग्रेजों के लिए. बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ था । उसे अब भी वे 
मीठी बातों से बहलाते रहे, जिससे वह अगले युद्ध से अलग रहे । 

पेशवा ने शिन्दे और भोंसले को परामश के लिए पूना आने को कहा | 
लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें हुक्म दिया कि पेशवा के इलाके में मत घुसो । वे दोनों 
'तब अजिंठा घाट पर रुक गये। पर अंग्रेजों को उनसे युद्ध करना ही था। उनका 
विशेष लक्ष था शिन्दे का तोपखाना ओर युद्ध का सामान छीन लेना या नष्ट कर 
देना, उसकी पैदल सेनाश्रों को तोड़ देना, ओर दिल्‍ली-आगरा की पेरों की उस 
“'फ्रांसीसी रियासत”? को दखल कर लेना जो जमना से सतलज की तरफ बढ रही 
थी ओर सिन्ध के रास्ते समुद्र तक पहुँच सकती थी। मराठा राजाओं को उन्होंने 
फिर आदेश दिया कि अजिंठा घाट से भी पीछे हट जाओ ओर एक दूसरे से 
अलग हो जाओ । राजाओं के इससे इनकार करने पर सब तरफ से उनके 
राज्यों पर चढ़ाई की गई । 

पूने से आर्थर वेल्जली ओर हेदराबाद से स्टीवन्सन बगाड की ओर 
चढ़ा । कानपुर से सेनापति लेक ने तीसरी सेना के साथ जज पर चढ़ाई की। 
चौंथी सेना गंजाम से उड़ीसा में घुसी, जिसकी मदद को एक टुकड़ी कलकत्ते 
से समुद्र के रास्ते भी आई | पाँचवों सेना गायकवाड के प्रदेश से शिन्दे के 
गुजराती गदों और इलाकों को लेने बढ़ी | छठी सेना मैयूर की सीमा पर तैंनात 

आह०--४२ 


६६० भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पव॑ १० 


. रकखी गई जिससे पेशवा और दक्खिनी महाराष्ट्र के सरदार सिर न उठा पार्य। 
लेक के दूत शिन्दे के जागीरदारों राजपूत राजाओं गूजर ओर सिक्‍्ख सरदारों 
तथा युरोपी अफसरों को भी फोड़ रहे थे | 

अहमदनगर का गढ़ दक्खिन में शिन्दे का वतन था। उसे ले कर 
वेल्जली औरंगाबाद की ओर बदा । उधर लेक ने अलीगढ़ के पास कोयल का 
के फ 4. गे ले लिया (२६-८- 


० कर ञ ५ शिन्दे 
दि पक -: १८० ३)। शिन्दे के कई 
तर 7. ४०5 डक 
) हु] मे ५, रू! 5 ३ फः 
युरोपी अफसर तब 
हि है को के हे है 2 ५ पड 


अंग्रेजों से जा मिले। 
उसी दिन गुजरात में 
भरुच का गद लिया 
गया था। एक हफ्ते 
बाद शिन्दे के एक अंग्रेज 
नोंकर के विश्वासघात 
से अलीगढ़ भी लिया 
गया। तब पेरों ने शिन्दे 
की सेवा छोड़ दी। 
अंग्रेजों के इलाके पर 
चदाई करना तो दूर, 
. हू वह इन दोनों लड़ाइयों 
« | .. में स्वयं उपस्थित भी न 

हर रहा थां। शिन्दे के 
युरोपी अफसरों ने सभी 
. जगह धोखा दिया । 





लौड लेक ». अलीगढ़ के बाद 
दिल्‍ली में अंकित समकालीन चित्र लेक ने दिल्ली पर चढ़ाई 


[ दिल्‍ली संग्र०, भा० पु० वि० ] की, ओर जमना के इस 


१$६] अग्रेजों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६६१ 


पार एक फ्रांसीसी अफसर को हरा कर दिल्ली का लाल किला ले लिया। वहाँ 
मुगल सम्राट शाह आलम को रक्षा में ले कर ओर ओक्टरलोनी को रेजिडेंट 
नियुक्त कर वह आगरे की ओर बढ़ा | 

उधर वेल्ज़ली के मुकाबले को एक पैदल सेना और तोपखाना रख कर 
शिन्दे और भोंसले रिसाले के साथ हैदराबाद या पूने के इलाकों पर छापा 
मारने की घात में रहे । बराड की सीमा पर असई गाँव में मराठा पैदल सेना 
ओर अंग्रेजी सेना का सामना हुआ ( २३-६-१८०३ )। राजा लोग वहाँ 
नहीं थे । मराठा सेना के अफसरों ने फिर धोखा दिया | इस हार से मराठा 
पदाति-सेना ओर तोपखाने की रीढ़ टूट गई । 

अगले मास में आगरे के किले ने समर्पण किया | इधर दो महीने में 
उड़ीसा का तट-प्रदेश--पुरी कटक आदि--जीत लिया गया था। उड़िया 
जनता तमाशबत्रीन बनी रही; भोंसले की सेना ने वहाँ ढीला सा मुकाबला किया । 

पेशवा ने एक नई सन्धि द्वारा बुन्देलखंड का प्रदेश अंग्रेजों को दे 
दिया था| पर वहाँ के शासक शमशेरबहादुर और कुछ सरदारों से अंग्रेजों को 
लड़ना पड़ा | अक्तूबर तक कनेल पावेल ने बुन्देलखंड ले लिया । 

असई की हार के बाद शिन्दे ने पैदल सेना उत्तर भारत मेज दी, और 
दोनों राजा फिर छापे मारने की ताक में रहे । असई ओर दिल्ली की बची- 
खुची नेतृद्ीन सेना तोपखाने के साथ निरुद्देश घूमती थी कि लेक ने उसका 
पीछा किया । मथुरा और अलवर के बीच लासवाड़ी पर १ नवम्बर को लड़ाई 
हुई जिसमें शिन्दे के सैनिक 'देत्यों की तरह, या सच कहें तो वीरों की तरह 
लड़े । यादि फ्रांसीसी अफसर उनका संचालन करते होते तो न जाने क्‍या 
परिणाम होता १? अलीगढ़ दिल्ली असई और लासवाड़ी की हारों से शिन्दे 
की पैदल सेना ओर तोपखाना कुचले गये । 

उधर असई के बाद स्टीवन्सन ने बुरहानपुर ओर असोरगढ़ का घेरा डाला 
ओर वेल्जली राजाओं की रोकथाम करता रहा । असीरगढ़ में शिन्दे के १६ 
युरोपी अफसर गढ़ सौंप कर शत्रु से जा मिले । वेल्जली को मराठा रिसाले का 
पीछा करना असम्भब ओर खतरनाक दीखा । इसलिए उसने शिन्दे से युद्ध- 


5६२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे १० 


विराम की सन्धि कर ली, और उसे सम्धि के धोखे में रख कर इलिचपुर के 
पास उसपर एकाएक हमला कर दिया । आरगाँव की इस लड़ाई में शिन्दे की 
फिर हार हुई ( २६-११-१८०३ )। तब अंग्रेजों ने गंवीलगढ़ ले लिया, 
जिसके बाद राजाओं ने अलग अलग सन्धियाँ कीं (दिसम्बर श्य०३ )। 
अंग्रेज़ों ने जो प्रदेश जीत लिये थे, वे उन्हीं के पास रहे । भोंसले ने बराड भी 
निज्ञाम को सोंपा | दोंनों राजाओं ने माना कि अंग्रेजों के सिवाय ओर किसी 
युरोपी को अपनी सेवा में न रक्खेंगे । फ़रवरी १८०४ में शिन्दे ने होछ़्कर के 
डर से अंग्रेजों से “आश्रित?” सन्धि भी कर ली। उसके बाद लोड वेल्जली ने 
उससे ग्वालियर ओर गोहद के जिले भी ले लिये । 

$ ७, यशवन्तराव होछढकर--यशवन्तराव होबठकर को जो आशाएँ 
दिलाई गई थीं उनके आधार पर उसने बुन्देलखंड दोआब ओर हरियाना 
(कुरुक्षेत्र बांगर) के अनेक जिले, जो पहले होछकर वंश के रह चुके थे, लोड 
ज्ञेक से माँगे | तब उसकी आशाओं पर पानी फिया ओर उसने अंग्रेजों का 
असल रूप पहचान लिया। उसने यह भी देखा कि उसने अपनी सेना में जो 
अंग्रेज अफसर रक्‍्खे थे वे कम्पनी से घडयन्त्र कर रहे हैं। इसपर उसने तीन 
घडयन्त्रकारी अंग्रेज नोकरों को पकड़ कर फॉाँसी चढ़वा दिया । 

यशवन्तराव ने मराठा सजपूत जाट रुहेले सिक्लर अफगान आदि 
भारत के सभी लोगों के नेताओं को अपने द्वेप भूल कर और एक दूसरे को 
क्षमा कर भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ने को पुकारा | उसने मराठा शैली 
से लड़ने का निश्चय कर पूरवी राजस्थान में मोर्चा लिया जहाँ से वह दोआब 
दक्खिन और गुजरात--अंग्रेज़ी शक्ति के तीनों केन्द्रों--पर चौकसी रख सके। 

लौड वेल्ज़ली ने आर्थर वेल्ज़ली को दक्खिन से और लेक को दोझआाब 
,से उसके विरुद्ध बदने को कहा । पर वे दोनों हिचकिचाने लगे । वेल्ज़ली ने 
कद्दा मेरी सेना ताप्ती के उत्तर निकल जाय तो महाराष्ट्र में ५० होछ॒कर उठ खड़े 
होंगे । लेक ने कहा, “मैं इस लुटेरे की तरफ बढ्ढं तो यह खिसक कर दोआत्र 
आरा मिकलेगा जहाँ रुदेले इसका साथ देने को आतुर हो रहें हैं ।!” बास्तव में 
रदेले अंग्रेजों दारा अपनी स्वतन्त्रता हर लिये जाने ओर _बांर बोर लाज्थित 


१७७ |] अंग्रेज़ों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६६३ 


किये जाने के कारण अब बहुत वेचेन थे । मल्हार होछकर के काल से होछकर 
वंश के साथ उनके नेताओं का जैसा सम्बन्ध रहा था [६,८$१४; ६,६६६ ] 
उसकी याद से तथा यशवन्तराव के युद्ध का निश्चय करने से उनपर उसकी 
पुकार का गहरा असर पड़ा था ओर वे उत्करिठत हो उसके आने की राह देख 
रहे थे | 

युरोप की नई युद्धशैली का मैदान में मुकाबला मराठा शैली न कर 
सकती थी, पर जमे हुए शत्रु के पैर उखाड़ने के लिए,, जहाँ जनता का सहयोग 
मिल सके वहाँ मराठा शैली अ्रत्र भी अत्यन्त प्रभावकारी थी । 

सन्‌ १८०४ के वसन्त में लेक ने मोनसन के नेतृत्व में अपनी श्रेष्ठ सेना 
जयपुर की तरफ से रवाना की ओर आशथर वेल्ज़ली ने कनंल मरे को गुजरात 
से बढाया । वे दोनों सेनाएँ मालवे म॑ शिन्दे की सेना के साथ मिल कर यश- 
वन्तराव को कुचलने को थीं। कनंल वालेस के नेतृत्व में एक ओर सेना पूने 
से मालवे की दक्खिनी सीमा पर चोंकसी को आ गई । 

यशवन्त जयपुर में था। वह' अपने को डरा दिखा कर मालवे के उत्तरी 
छोर तक जहाँ की जनता का पूरा सहयोग उसे प्रात्त था, हट आया । मौनसन 
उसके फन्दे में फेस आगे बढ़ता आया । जयपुर के राजा को उसने अपनी 
तरफ मिला लिया ओर जयपुर ओर बूँदी के बीच टोंक-रामपुरा का गद ले 
कर होठ्ठकर के पीछे पीछे बढा। उधर से मरे मही काँठे से बॉसवाड़ा प्रतापगढ़ 
राज्यों की सहायता से इन्दौर की तरफ बढ रहा था। मालवे में शिन्दे के सेनापति 
बापू शिन्दे ओर जीन फिलोस ने होछठकर के सिहोर भेलसा आदि शहर छीन लिये। 

तभी बुन्देलखंड में छापेमार सवारों के एक दल ने जालोन से 
आँसी के रास्ते पर कोंच की अंग्रेजी छावनी को एक रात आ घेरा, ओर कुल 
अफसरों ओर सैनिकों का सफाया कर उनकी सब तोपें छीन लीं (२१-४-१८०४)। 
गवनंर-जनरल ने इस प्रकार के थद्ध में अपनी सेना के उलभने का खतरा देख 
मोनसन और मरे को लोटाने ओर युद्ध बन्द करने का आदेश दिया, पर वे 
दोनों सेनानायक काफी आगे बढ़ चुके थे इसलिए थुद्ध कद न हुआ | 

मौनसन कोटा के दक्खिन मुकुन्दरा का दर्रा पार कर मालवे में घुसा। 


६६४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ प्व॑ १० 


मरे भी मालवे की पच्छिमी सीमा पर आ गया था । तब यशवन्त लड़ने के 
लिए. उठा | उसके उठते ही मौनसन ओर मरे दोनों उलटे पाँव भागे। 
यशवन्त ने मौनसन का पीछा किया । अपनी तोपों को कीलते ओर  फेंकते, 
गोला-बारूद को नष्ट करते, स्त्रियों बच्चों ओर घायलों को उनकी किस्मत पर 
छोड़ते ओर अनेक जगह पिटते हुए जुलाई १८०४ के अन्त में वह टोंक- 
रामपुरा वापिस पहुँचा, जहाँ उसे लेक की भेजी कुमुक मिली। इधर बापू 
शिन्दे कोटा में यशवन्तराव की तरफ जा मिला | यशवन्त को मौनसन से 
उलभा देख मरे फिर लोटा ओर उसने इन्दोर ब्रिना किसी लड़ाई के दखल 
कर लिया । यशवन्तराव ने उसकी चिन्ता न की | 

यशवन्त को नजदीक आया देख मौनसन को नई कुमुक आ जाने पर 
भी टोंक-रामपुरा में मोर्चा लेने की हिम्मत न हुई। वह फिर पीछे भागा ओर 
बनास नदी के घाट पर फिर मार खा कर जयपुर राज्य में कुशलगढ़ पहुँचा, 
जहाँ दोलतराव शिन्दे की कुछ सेना सदाशिव भास्कर के नेतृत्व में थी। यह 
वह सेनापति था जिसे यशवन्तराव ने दो बरस पहले पूने में हराया था। पर 
सदाशिव अब अपना पुराना झगड़ा भूल यशवन्तराव से जा मिला | मोनसन 
की भारतीय सेना का एक अंश भी यशवन्तराव की पुकार पर उससे जा मिला । 
यह पहला अवसर था जब कि अंग्रेजों की भाड़त भारतीय सेना को अपनी ओर 
मिलाने का यत्न किसी भारतीय ने किया, और यशवन्त इसमें अंशतः सफल हुआ । 

कुशलगढ़ में भी कुशल न देख मीनसन वहाँ से भी भागा और 
अगस्त के अन्त में आगरा पहुँच गया। लेक का कहना था कि उसने अपने 
सर्वोत्तम सेना-दल मौनसन के हाथ सोंपे थे, जो सब्च नष्ट हो गये । 

अन्तवंद या ठेठ हिन्दुस्तान में इस काल अंग्रेजों के नये नये राज के 
विरुद्ध असन्तोष की लद्दर उमड़ी हुई थी। अनेक असन्तुष्ट लोग भरतपुर के 
राजा रणजीतसिंह के पास पहुँच रहे थे । पिछले साल के युद्ध में लेक ने उस 
राजा को मराठों से 'स्वतन्त्र?! कर दिया था। यशवन्तराव ने अब उसे अपनी 
ओर मिला कर मथुरा पर चढ़ाई की । अंग्रेजी सेना मथुरा से हट गई | दोलत- 
राव शिन्दे तब्न बुरहानपुर में था | वह भी यशवन्तराव से मिलने के विचार से 


१९७] अंग्रेज़ों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६६४ 


युद्ध-क्षेत्र की तरफ बढ़ा । 

इस दशा में लेक कानपुर से दिल्‍ली आया । यशवन्‍न्त ने मथुरा छोड़ 
दिल्‍ली को जा घेरा । दिल्ली को वह श्रोक्टरलोनी से ले न सका ओर दोशझआात्र 
में घुसा । लेक ने उसका पीछा किया ओर १८ दिन २३ मील रोज की चाल 
से दौड़ते हुए फरु खात्राद में उसके रिसाले को जा पकड़ा | यशवन्तराव तब 
जमना पार कर डीघ वापिस लोद आया ओर अन्त में मरतपुर गद में शरण 
ली। लेक ने तब भरतपुर को आ घेरा ( ३-१-१८०५ )। तीन बार उसने 
गढ़ पर हल्ला बोला, तीनों बार विफल । 

यशवन्तराव ने जिस बहादुरी से अंग्रेज़ों का मुकातनला किया उसे देख 
दूसरे मराठों के भी होसले बढ़े ओर वे सोचने लगे कि व्यर्थ में ही हिम्मत 
हार कर हमने अपना राज खो दिया । यशवन्त की पुकार पर वे अपनी खोई 
स्वतंत्रता को वापिस लेने की सोचने लगे | अंग्रेज़ों ने देखा भारतीय नेताओं 
का कोई बड़ा संघ बनने से पहले ही उनसे अलग अलग सन्धि कर लेनी 
चाहिए. | इसलिए माचे के अन्त में उन्होंने यशवन्तराव को गढ़ से जाने 
दे कर रणजीतसिंह से सन्धि कर ली | 

दौलतराव शिन्दे चम्बल तक पहुँचा था कि भरतपुर का बेरा उठ 
गया । रणजीतसिंह के अंग्रेज़ों से सन्घचि कर लेने से यशवन्तरात्र को त्रजभूमि 
छोड़नी पड़ी | चम्बल के दक्खिन ब्रज ओर बुन्देलखंड की सीमा पर सबलगद 
में उसकी ओर दौलतराव की मेंट हुई | वहाँ पेशवा और भोंसले के दूत भी 
आये थे । शिन्दे का दोगला अंग्रेज सेनापति फिलोस बराबर ऐसी दील करता 
रहा था जिससे वह समय पर भरतपुर न पहुँच सके । होब्ठकर के कहने से उसे 
कैद किया गया । लेक ने दोनों राजाओं पर आक्रमण करना चाहा, पर वे 
अजमेर की तरफ हट गये । उधर बढ़ने की लेक को हिम्मत न हुई । 

मराठे अब अपनी शैली से युद्ध कर रहे थे ओर युद्ध की पहल उनके 
हाथ में आ गई थी । उसे वे चाहे जितना लम्बा कर सकते थे । उस शैली में 
उनसे कैसे ओर कब्न पार पाया जा सकेगा, ओर उस बीच भारत में नये खड़े 
अंग्रेजी राज पर क्या कुछ खतरे आ सकते हैं, ओर कितना खचे का बोभा 


६६६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


लद सकता है सो अंग्रेज देख न पा रहे थे । इस दशा में ब्रितानवी सरकार ने 
लोड वेल्जली को वापिस बुला कर बूढ़े कौनवालिस को शान्ति-स्थापना के 
लिए फिर भारत भेजा | जुलाई १८०५ के अन्त में वह कलकत्ते पहुँचा, 
ओर नाव द्वारा उत्तर भारत के लिए रवाना हुआ । शिन्दे के दीवान मुंशी 
कमलनयन को जोन मालकम इससे पहले ही गद्दार बना चुका था और उसके 
द्वारा मराठा संघ को फोड़ने की कोशिश कर रहा था । कोनवालिस ने प्रस्ताव 
किया कि यदि शिन्दे ओर होव्ठकर अलग हो जायें तो शिन्दे को गोहद और 
ग्वालियर प्रदेश 'तथा जयपुर का आधिपत्य लौटा दिया जाय | इसपर दोलत- 
राव शिन्दे ने यशवन्तराव का साथ छोड़ दिया | यशवन्तराव ने अजमेर से यह 
कह कर पंजाब की राह ली कि सिक्‍ख सरदारों ओर काबुल के शाह को साथ ले 
कर अंग्रेजों से लड़ें,गा । 
गाज़ीपुर पहुँच कर कोनंवालिस चल बसा (५-१०-१८०५ ) | 
तब सर जोजं बालों स्थानापन्न गवर्नर-जनरल नियुक्त हुआ | शिन्दे के साथ 
सन्धि हो गई, ओर उसे आश्रित सेना की सन्धि से भी मुक्त किया गया | 
यशवन्तराव अब्च अमृतसर पहुँचा । लेक भी उसके पीछे पीछे ब्यासा 
तक चद आया । अमृतसर में सिकख सरदारों की संगत जुटी ; उनमे से कुछ 
मराठों से मिलना चाहते थे तो कुछ अंग्रेजों से। यशवन्तराव काबुल के शाह 
को बुलाने की भी बात करता था। सरदार रणजीतसिंह को पंजाब में अपना 
राज्य स्थापित करना था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि पंजाब में मराठा 
अफगान ओर अंग्रेज सेनाएँ आयें। उसके प्रभाव से यशवन्तराव को पंजाब में 
कुछ सहायता न मिली । तब वह पेशावर जाने लगा । लेकिन लेक ने उसे 
सन्देश भेजा कि वह शान्ति से लोट जाय तो उसके सब इलाके लौटा दिये 
जायेंगे । इस आधार पर उसने सन्धि कर ली ( दिसम्बर १८०५ ६० ) | 
$ ८, गोरखाली राज्य का कांगड़े तक पहुँचना--नेपाल के 
राजा-रानी के बनारस पहुँचने ( २१-४-१८०१ ) पर [६, १० $ १२ ] गवनर- 
जनरल वेल्ज़ली ने देखा उस पहाड़ी राज्य में अंग्रेजों के लिए घुसने का अच्छा: 
अवसर हाथ आया । दामोदर पांडे ने यह इच्छा प्रकट की कि रणबहादुर को 


१४८] अंग्रेजों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६६७- 


अंग्रेजी सरकार नजरबन्द रकखे । इस उपकार के बदले वह ई० इं० कम्पनी से 
व्यापारी सन्धि करने को तैयार था। अक्टूबर १८०१ में व्यापार और मैत्रो की 
सन्त्रि लिखी गई । अप्रैल १८०२ में कप्तान नौक्स उसके अनुसार रेज़िडेंट बन 
काठमांडू पहुँचा | पर नेपाल के पुराने सरदार सन्धि के विरोधी थे, इस कारण 
१७६२ की सन्धि की तरह इस सन्धि पर भी हस्ताक्षर न हो पाये। विरोधी: 
नेताओं म॑ प्रमुख अमरसिंह थापा था। नेपाल सरकार ने अंग्रेजों का विरोध 
दबाने के लिए उसे कैद मं डाल दिया | नोक्स ने दामोदर पांडे और उसके 
साथियों को घूस दे कर अपना काम कराने का जतन भी किया, पर उन लोगों ने 
उसकी बात अनसुनी कर दी । उन्होंने अपने जानते नेपाल के हित मे सन्धि 
करनी चाही थी, अपने देश को निजी लाभ के लिए बेचने वाले वे नहीं थे । 
बनारस रहते हुए रणबहादुर का मानसिक रोग दूर हो गया। वहाँ 
भीमसेन थापा नामक युवक उसका मुख्य परामशंदाता बन गया । स्वयं भीमसेन 
बनारस रहते हुए कुछ मनस्वी मराठों के सम्पर्क में आया ओर उनसे प्रभावित 
हुआ था। नेपाल सरकार की अंग्रेज़ों से सन्धि करने की नीति के कारण 
नेपालियों में अपनी सरकार के विरुद्ध जो लोकमत खड़ा हो गया था उसका 
बल देखते हुए नवम्बर १८०२ में रणबहादुर या उसके मन्त्रदाताश्रों की प्रेरणा 
से रानी राजराजेश्वरी बनारस छोड़ नेगल में घुसी | पहाड़ों के दक्खिनी छोर 
पर मकवानपुर# तक ही उसके पहुँचने पर नेपाल दरबार ने इस डर से कि 
आने वाले ग्रहकलह में अंग्रेज़ी सरकार का सहारा लिये त्रिना काम न चलेगा, 
सन्धिपत्र पर हत्ताक्षर कर दिये, और राजराजेश्वरी को कैद करने को सेना: 
भेजी | वह सेना राजराजेश्वरी से जा मिली। फ़रवरी १८०३ में राजराजेश्वरी ने 
नेपाल का शासन अपने हाथ में ले लिया | दामोदर पांडे को उसने प्रधानमन्त्री 
पद पर रहने दिया, पर अमरसिंह थापा को कैद से छुड़ा मन्त्रिमएडल में ले 
लिया और फिर शीघ्र गदवाल का विजय पूरा करने को रवाना कर दिया। 
राजराजेश्वरी की नीति नेपाल में अंग्रेज़ों के घुसने के स्पष्ट विरुद्ध थी। मार्च: 


* आ।धुनिक नेपाल रेलवे के उत्तरी छोर आमलखगंज के पास । 


८६६८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


१८०३ में नोक्स को नेपाल से लोटना पड़ा । 
उधर अमरसिंह थापा के नेतृत्व में नेपाली सेना ने अलमोड़े से गदवाल 
'पर चढ़ाई की । अमरसिंह ने अपनी एक टुकड़ी को अलमोड़े से तिब्बत भेज 
उत्तर से भी गदवाल पर आक्रमण किया । गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर के 
उलिये जाने पर वहाँ का राजा प्रद्यूप्नशाह नीचे सहारनपुर भाग गया। अमर- 
सिंह ने ठेठ गढ़वाल जीतने के बाद अक्तूबर १८०३ में उसके नीचे की देहरा- 
दून वाली दून भी ले ली। इसके कुछ ही सप्ताह पहले दिल्‍ली जीतने वाली 
अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी ने उस दून के नीचे का सहारनपुर प्रदेश दखल 
अकैया था। प्रद्यम्नशाह सहारनपुर से १२ हज़ार सेना ले कर फिर देहरादून में 
घुसा । जनवरी १८०४ में देहरादून के पास खुखुड़े की लड़ाई में उसके मारे 
जाने पर जमना ओर टोंस। तक गोरखाली राज्य की सीमा पहुँच गई । 
जनवरी १८०४ में वेल्जली ने नेपाल की सन्धि को रद््‌ कर रणबहादुर 
'को छोड़ दिया | रणबहादुर के नेपाल दून के किनारे #थानकोट तक पहुँच जाने 
पर दामोदर पांडे ने मुकाबला करना चाहा | पर सेना रणबहादुर से जा मिली, 
दामोदर पकड़ा ओर मारा गया | रणबहादुर ने भीमसेन थापा को प्रधान मन्त्री 
“तथा अ्रमरसिंह के बेटे रण॒ध्वज को उसका सहायक नियत किया । 
बनारस रहते हुए भीमसेन थापा ने अंग्रेज़ों का मराठा साम्राज्य का 
मुख्य अंश हड़प लेना बड़ी आशंका से देखा था। अंग्रेजों की शक्ति देख 
उसकी हिम्मत पस्त नहीं हुईं, प्रतिरोध की भावना ही जगी। यशवन्तराव के 
आुद्ध से उसे विशेष प्रोत्साहन मिला था। अंग्रेजों या फ्रांसीसियों का नये दंग 
का सेना-संघटन भी उसने देखा और काठमांड् आ कर वहाँ एक कोट बनाया 
| जमना में उत्तरपस्छिम से मिलने वाली नदी । एक दूसरी टोंस प्रयाग और 
मिर्जापुर के बीच गंगा में दक्खिन से मिलती है, तथा एक तीसरी अयोध्या से दक्िखिन- 
पूरव आजमगढ़ के बीच से बइती हुईं बलिया के पास गंगा में मिलती है। तीनों का 
एस्कृत नाम भी एक ही ह---तमसा । 
# रक्‍्सौल आमलेखगंज की तरफ से नेपाल दून में घुसने पर थानकोट नेपाल 
“मैदान के किनारे पर पड़ता है। 


१6८] अंग्रेजों का मुगल-मराठा सामाज्य जीतना ६६६ 


जिसे उसने कम्पू! ( कैम्प ) नाम दिया । बहाँ सेना के इकट्ठी हो कर कवायद 
करने ओर वहीं उसकी बन्दूकें रखने की पद्धति उसने चलाई । गोरखालियों ने 
यह नये ढंग की कवायद बहुत जल्द सीख ली | 

गोरखालियों के जमना तक पहुँच जाने पर जमना के उस पार का 
सरमोर राज्य जिसकी राजधानी नाहन थी, उनका पड़ोसी बन गया । जमना से 
सतलज तक हिमाचल प्रदेश में बारह ठकुराई! अर्थात्‌ १२ मुख्य राज्यों 
के ठिकाने तथा अनेक छोटे छोटे ठिकाने थे। सरमोर की प्रजा ने अपने 
राजा से सताये जाने पर अमरसिंह को जमना पार बुलाया । जमना तक पहुँचने 
के साल भर के भीतर अमर उक्त सब दुर्गंग ठिकानों को जीतता हुआ 
सतलज तक पहुँच गया। उसने कुमार्ऊँ गढ़वाल की सुरक्षा के लिए. नेपाल 
सरकार की ओर से योग्य अधिकारी नियत करवा दिये । 

सतलज से राबी तक के पहाड़ी राज्यों पर तब कटोच के राजा 
संसारचन्द का आतंक छाया था, जो उन सब को एक एक कर जीत रहा था। 
संसारचन्द ने १८०३-४ में सतलज-ब्यास द्वाबे पर भी दो चदाइयाँ की थीं, 
पर रणजीतसिंह तथा एक ओर सिक्‍्ख सरदार के हाथों हार कर भाग आया 
था। सन्‌ १८०५ म॑ सतलज पार के सुकेत कुल्लू चम्बा नूरपुर बसौली आदि 
११ राज्यों के अनुरोध पर अ्रमरसिंह ने सतलज लाॉघी। तभी यशवन्तराव 
होतछकर भी पंजाब पहुँचा था और उसने कटोच के राजा संसारचन्द से भी 
भारत की स्वतन्त्रता के लिए लड़ ने वाले संघ में सम्मिलित होने का अनुरोध 
किया था। संसार ने तब उससे गोरखालियों के विरुद्ध सहायता माँगी, जो 
यशवन्त ने देने का वचन दिया | पर संसारचन्द के यहाँ अंग्रेज़ों का संवाददाता 
भी था और संसार का भुकाव अंग्रेज़ों की तरफ ही अधिक था। यशवन्तराव 
'से होती बातचीत का पता वह अंग्रेज़ों को देता रहा | यशवन्त ने नहीं जाना 
कि संसारचन्द के बजाय उस काल के नेपालियों का सहयोग उसके लिए 
कितना कीमती होता । 


| कांगड़ा ज़िले में एक बस्ती जो उसारचन्द की राजधानी थी। 


६७० . भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


सतलज के किनारे महलमोरी झोर ब्यासा के किनारे सुजानपुर-टीःरा 
पर हार कर संसार ने कांगड़ा गद की शरण ली। अमरसिंह ने ज्वालामुखी 
तीर्थ पर डेरा लगा चारों तरफ के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। चम्बा 
 बसौली तक के राजाओं ने ज्वालामुखी आ कर नेपाल की अधीनता मानी | 
अमर तब कॉगड़े को घेर कर बैठ गया । 
अमरसिंह थापा वीर और कुशल सेनानायक होने के साथ साथ जाग- 
रूक गजनेता योग्य शासक ओर चरित्रवान्‌ पुरुष भी था | उसका ध्येय कश्मीर 
की सीमा तक हिमालय के समूचे पहाड़ी-भाषी क्षेत्रकर को एक शासन में ले 
आना था, जिस तक वह लगभग पहुँच ही गया था | 
$९. मराठा राज्यों की अवनति--दूसरे अंग्रेज-मराठा युद्ध और 
उसके पहले पीछे की घटनाओं के फल-स्वरूप गायकवाड ओर पेशवा के इलाके 
अर्थात्‌ गुजरात ठेठ महाराष्ट्र ओर उत्तरपूरवी बुन्देलखंड अंग्रेज़ों के रक्षित बन 
गये, भोंसले का बराड प्रदेश भी निज्ञाम की माफत उनकी रक्षा में ओर 
उड़ीसा उनके सीधे शासन में चला गया, तथा शिन्दे का आगरा-दिल्ली प्रदेश 
उनके हाथ आ गया था। इसके अतिरिक्त दिल्ली के पड़ोस के अनेक 
सरदारों--धोलपुर जींद नाभा पटियाला आदि--को उन्होंने उनकी गद्दारी के 
पुरस्कार में मराठों से 'स्वतन्त्र”! कर राजा बना कर खड़ा कर दिया था। 
होठकर शिन्दे और भोंसले के अधीन इसके बाद भी सतलज से महानदी तक 
का अर्थात्‌ राजस्थान से छत्तीसगढ़ बस्तर तक का भारत के बीचोंबीच का भूभाग 
बचा रहा | इन राज्यों में कहीं भी अंग्रेजी सेना की छावनियाँ नहीं पड़ीं, पर 
अंग्रेजों ने अपने गुप्त कारिन्दों द्वारा इनमें फूट फेलाने के अतिरिक्त अब ऐसी 
लूटमार और उपद्रव जारी किये जिससे लोग मराठा शासन से ऊन्र कर अंग्रेज़ी 


* हिमालय में चनाब जहाँ दक्खिनपन्छिम घूमती है वहाँ उसकी दून के कष्ट- 
वार और भद्गवा प्रदेशों तक में कश्मीरी भाषा की पूरवी बोलियाँ बोली जाती हैं। 
उसके पूरव रावी दून के चम्बा प्रदेश से ले कर आधुनिक नेपाल राज्य के पूरवोी छोर 
तक एक ही पड़ी भाषा का क्षेत्र है, जिकमें रावी से टॉस-जमना तक पन्छिमी पहाड़ी, 
टॉस से काली तक मध्य पहाड़ी और उसके पूरव पूर्वा पहाड़ी बोली जाती है । 


१६६] अंग्रेजों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६७१ 


शासन के लिए तैयार हो जायें । 

शिन्दे के विषय में सन्‌ १८०४ में ही आयथंर वेल्जली ने लिखा था, 
“उसके दरबार में हमारा पेर ऐसा जमा है कि वह कम्पनी से लड़े तो उसकी 
आधी सेना और सरदार हमारी तरफ होंगे |” उसका दीवान मुंशी कमलनयन 
अंग्रेज़ों के हाथ त्िका था सो कहा जा चुका है। शिन्दे दरबार के रेजिडेंट के 
अधीन काम करने वाले जेम्स टोड नामक व्यक्ति को राजस्थान का नक्शा तैयार 
करने तथा यजपूत राज्यों को मराठों के विरुद्ध उभाड़ने को भेजा गया । 

यशवन्तराव होठकर जब पहलेपहल नागपुर भागा ओर वहाँ अंग्रेज़ों 
की बातों में बहका था, तभी से अमीरखाँ नामक पठान सरदार को उन्होंने 
उसके साथ कर दिया था। यह अमीरखों शुरू से ही अंग्रेजों के हाथ त्रिका 
हुआ उनका भड़काऊ कारिन्दा था जो बराबर यशवन्तराव के साथ रहा। 
यशवन्त सन्‌ १८०८ से विज्षिस रहने लगा ओर १८११ में चल बसा | उसके 
बच्चे के नाम पर राज्य को बागडोर अमीरखों ने संभाल ली। सन्‌ १८०६ मे 
उसने प्रकटतः निजाम+ के उभाड़ने से नागपुर राज्य पर चढ़ाई की । वह राज्य 
अंग्रेजों का आश्रित न था, तो भी नये गवंनर-जनरल मिंणो ने अंग्रेजी सेना 
भेज कर उसे अमीरखोाँ से बचाया, ओर इस सेवा के बदले में भोंसले राजा से 
कुछ भी न माँगा | यह नाटक इसलिए, रचा गया जिससे नागपुर का राजा यह 
समभ ले कि होत्ठकर से उसे अंग्रेज़ों की आश्रित सेना ही बचा सकती है | 

इसके बाद अमीरखाँ ओर उसके साथियों ने राजस्थान में चारों तरफ 
लूटमार ओर अन्धेरगर्दी मचाये रक्‍्खी । तुच्छु झगड़े उभाड़ कर, उन भगगढ़ों 
में सदा अन्याय पक्ष को बढ़ावा दे कर, भले आदमियों की खुली हत्याएँ करा 
कर उन्होंने राजस्थान की जनता और सरदारों को ऐसा लाज्छित और अप- 
मानित किया कि उन्हें आत्मग्लानि से दम घुटता लगने लगा। उदयपुर के 
राणा की लड़की कृष्णाकुमारी के विवाह के मामले में दखल दे कर अमीरखोँ 


4 लिजामुलमुल्क [ ६,६६४ ] ओर निज्ञामअली [ ६,८$१२; ६,६३१ के उत्तरा- 
जिकारी बाद में सभी निंज्ञाम कंहलानें लैंगे। 


६७२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ १० 


ने ऐसा बनाव बना दिया कि असहाय राणा को अपनी उस बेथी की हत्या करा 
देने के सिवाय कोई चारा न दिखाई दिया | कृष्णाकुमारी को यह पता लगा 
तो उसने विष पी कर आत्महत्या कर ली ओर उसकी माँ ने भी अनशन से 
प्राण त्याग दिये । जोधपुर राजा के गुरु देवनाथ नामक साधु ने जोधपुर जय- 
पुर ओर बीकानेर के आपसी भगड़े में समभोता करवा दिया था। अमीरखों 
ने उसे ओर जोधपुर के दीवान इन्द्रराज को जोधपुर के महल में ही मरवा 
डाला (१८१५) । बीकानेर के मन्त्री अमरचंद सुराणा तथा जयपुर के दो 
प्रधानों की भी, जो अंग्रेज़ों के विरोधी थे, तभी हत्या की गई । 

मराठा राज्यों के नेता अंग्रेज़ों के अनेक गुप्त कारिन्दों को पहचान भी 
न सके और उनके इस गहरे खेल का कोई प्रतिकार न कर सके। 
७१७, अग्नेज़ों की पहली उत्तरपच्छिम सन्धियाँ--नैपोलियन 
सन्‌ १८०० में फ्रांस का आधनायक और १८०४ म सम्राद बन गया था। 
भारत पर उसकी नज़र बरात्रर लगी थी, ओर मिंयो के शासनकाल ( १८०७- 
१३ ई० ) में उसकी चदाई का वास्तविक भय उपस्थित हो गया । 

ईरान में नादिरशाह के पतन के बाद काज़ार वंश का राज्य शुरू हुआ 
था | उस वंश के राज्यकाल में रूस सन्‌ १८०६ से ईरान को उत्तरपच्छिमी 
सीमा पर दबाने लगा । ईरानियों ने वेल्जली वाली सन्धि के अनुसार अंग्रेज़ों से 
सहायता माँगी, पर अंग्रेज़ों को तब रूस से मैत्री रखनी थी। ईरानी दूत तब 
नैपोलियन के दरबार में पहुँचे । इसी बीच जून १८०७ में नैपोलियन ओर 
रूस-सम्राट के बीच भी सन्धि हो गई | तब रूस तुर्की ओर ईरान के सहयोग 
से नेपोलियन ने कन्दहार गज़नी गोमल डेरा-इस्माइलखाँ के रास्ते भारत पर 
चटाई करने की योजना बनाई | अंग्रेजों ने भी तब ईरान अफगानिस्तान 
सिंध और पंजान्न में अपने दूत भेजे । 

ईरान में जौन मालकम को भेजा गया | वह नेपोलियन के विरुद्ध ईरा- 
नियों को अपने पक्त में न मिला सका | किन्तु नेपोलियन के फिर युरोप के 
भगड़ों में फँस जाने पर इंग्लैंड और ईरान के बीच यह सन्धि हो गई कि यदि 

ई युरोपी शक्ति ईरान पर चढ़ाई करे तो अंग्रेज ईरान को धन ओर सेना की 


१९१५१ ] अंग्रेजों का मुगलन्मराठा साम्राज्य जीतना ६७३ 


सहायता देंगे | 

अफगानिस्तान में ज़मानशाह के विरुद्ध उसके भाइयों को अंग्रेज़ों ने 
वेल्जली के काल से ही उभाड़ना आरम्म किया था [ ऊपर $ ३ ]। सन्‌ 
१८०१ में ज़मान को उसके सौतेले भाई महमूद ने गद्दी से उतार कर अन्धा 
कर दिया था। ज़मान के सगे भाई शुजा ने १८०३ में महमूद से गद्दी छीन 
ली, तो भी उसे बराबर महमूद का डर बना था। पेशावर कश्मीर अठक डेरा- 
जात ( सिंध नदी के पच्छिम का डेरा-इस्माइलखाँ डेरा-गाज़ीखों का खादर ) 
मुलतान ओर सिन्ध तब तक अब्दाली साम्राज्य में थे । 

सन्‌ श८०८ में कम्पनी का दूत एल्फिन्स्टन बीकानेर-मुलतान के रास्ते 
पेशावर पहुँच कर शाह शुजा से मिला । एल्फिन्स्टन ने शाह से फ्रांस के विरुद्ध 
सहायता माँगी तो शाह शुजा ने बदले में महमूद के विरुद्ध रुपये की मदद 
चाही | इसके लिए वह सिंध प्रांत कम्पनी के पास रहन रखने को अथवा 
उसकी दीवानी सौंपने को तैयार था| उसने कहा, महमूद ईरानियों की मदद से 
गद्दी लेना चाहता है, यदि वह सफल हुआ तो ईरानियों ओर फ्रांसीसियों के पैर 
सिंध में जमे समझो | अंत में यह संधि हुई कि ईरानियों या फ्रांसीसियों की 
चदाई होने पर शाह शुजा उन्हें रास्ता न देगा और कम्पनी शाह की रुपये से 
सहायता करेगी । 

सिंध के स्थानीय शासक जो अमीर” कहलाते, तालपुर वंश के बलोच 
थे | वे हैदराबाद मीरपुर तथा खैरपुर में रहते थे। वे शाह शुजा से छुटकारा 
पाने को उत्सुक थे । जब्न कम्पनी का दूत उनके यहाँ पहुँचा तब ईरानी दूत वहाँ 
पहले से उपस्थित थे, ओर ईरान ओर फ्रांस दोनों की तरफ से बात कर रहे 
थे। उन्होंने सिन्धी अमीरों को शाह शुजा से स्वतन्त्र करने और कन्दहार 
दिलाने का प्रलोभन दिया था। अंग्रेज़ों की सहायता का वचन मिलने पर 
सिन्धियों ने उसे तरजीह दी ओर अंग्रेज रेजिडेंट अपने यहाँ रख लिया | 

. 8$ ११, रणजीतसिंह का उदय और..द्सकी... रोकथाम--मिंटो 

की सन्धियों में से सबसे मुख्य वह थी जो रणजीतसिंह के साथ की गई। वह 
सन्धि बस्तुतः दूसरे अंग्रेज-मराठा युद्ध का परिणाम थी | 


“६७४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ प्बे १० 


सन्‌ १७६६ में ज़मानशाह के लोटने के बाद से रणजीतसिंह पंजाब में 
अपना राज्य बढ़ाता गया | ठेठ पंजाब में सिक्ख मिसलें जीण हो रही थीं; 
उन्हें वह एक एक कर अधीन करता गया। अफगानिस्तान में घरेलू लड़ाई 
होने पर उसने पच्छिमी पंजाब पर भी धीरे धीरे अधिकार कर लिया । सतलज 
आर जमना के बीच सरहिन्द प्रदेश भी मुख्यतः सिकख मिसलों के अन्‍्तगंत 
था। वहाँ के सरदार पहले मराठों को कर देते थे, जिससे अंग्रेजों ने उन्हें 
मुक्त कर दिया था । रणजीतसिंह ने सन्‌ १८०६-७ में दो बार उस प्रदेश पर 
चढ़ाई कर उसका बहुत सा अंश अधीन किया । वहाँ के कुछ सरदार तत्र 
अंग्रेजों के पास पहुँचे । 

इस दशा में अंग्रेज दूत मेटकाफ़ को रणजीतसिंह के पास भेजा गया । 
मेटकाफ़ ने उससे नेपोलियन के खतरे की बात कद्दी, तब रणजीत ने पूछा कि 
अंग्रेज़ी सरकार सरहिन्द प्रदेश पर उसका आधिपत्य मानती है कि नहीं । 
मेटकाफ ने कुछ उत्तर न दिया । तब रणजीत ने उसकी उपस्थिति में तीसरी 
बार सतलज पार की ओर अ्रम्बाला आदि प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। 
इस बीच नेपोलियन का खतरा मिट गया था। तबत्र रणजीतसिंह से कहा गया 
कि सरहिन्द के राज्य अंग्रेजों के रक्षित हैं। जनवरी १८०६ में ओक्टरलोनी 
दिल्‍ली से फोज ले कर लुधियाना आ डटा | रणजीतसिंह ने पहले युद्ध की 
ठानी, दोलतराब शिन्दे के पास दूत भेजे, ओर सरहिन्द के सिक्‍खों को 
उभाड़ने की कोशिश की | चार बरस पहले जब यशवन्तराव ने अंग्रेज़ों के 
विरुद्ध सम्मिलित मोर्चा बनाने का अनुरोध किया था, तब इसी रणजीतसिंह 
ने सिक्‍खों को उसमें शामिल होने से रोका था। अब उसे मराठों के सहयोग 
की याद आई ! वह सहयोग नहीं मिला तो अपने को.विवश मान उसने अंग्रेज़ों 
की प्रस्तावित सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये.( २५-४-१८०६ ), तीसरी चढ़ाई में 
जीते प्रदेश लौदा दिये ओर यह माना कि आगे से सतलज पार न करूँगा | 

हमने देखा है कि सन्‌ १८०५-६ म॑ अमरसिंह थापा के नेतृत्व में 
गोरखालियों ने सतलज से रावी तक के हिमालय प्रदेश को अधीन कर संसार- 
चन्द को कोट-कांगड़े में घेर लिया था । रणजीत भी उसी वर्ष ज्वालामुखी के 


१९१५१ ] अंग्रेजों का. मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६७५४ 


दर्शन को गया ओर वहाँ संसार ओर अमर दोनों से मोलभाव करता रहा । 
अमर उसके बाद कोट-कांगड़े का शायद निपणारा कर देता, जिससे रणजीत 
के लिए उसमें हाथ डालने का मौका न रह जाता, पर उसे पीछे से अभीष्ट 
कुमुक नहीं मिली । अपग्रेल १८०६ में नेपाल के राजा रणबहादुर को उसके 
सौतेले माई शेरबहादुर ने दरबार में ही मार डाला | शेर भी वहीं मारा गया | 
रानी राजराजेश्वरी सती हो गई । भीमसेन थापा ने रणबहादुर की तीसरी रानी 
ललितत्रिपुरसुन्दरी को नायब बना और सभी षडयजन्त्रकारियों का निपटारा कर 
स्थिति को दृठता से समाला । पालपा के राजा के भी घडयन्त्र में लिमस रहने 
से पालपा को भी जीत कर नेपाल राज्य में मिलाया गया ।. परन्तु नेपाल के 
उस घरेलू झगड़े के कारण अमरसिंह के पास अभीष्ट सहायता नहीं पहुँची | 
सन्‌ १८०६ तक कोट-कांगड़े का घेरा पड़ा ही हुआ था, जब अंग्रेजों के साथ 
अमृतसर में सन्धि कर रणजीत सीधा वहाँ पहुँचा ( मई १८०६ )। उसने 
फिर दोनों पत्तों से मोलतोल शुरू किया और तीन मास बाद चालाकी से 
अपनी सेना गद में डाल ली ( २४-८-१८०६ )। अमरसिंह को वह समूचा 
प्रदेश छोड़ सतलज पार चले जाना पड़ा । . ह 

अंग्रेजों के प्रति रणजीत के मन में खीक इसके बाद भी बनी रही । 
अपने पड़ोसी नेपालियों से तो उसने बिगाड़ ली, पर होव्ठकर और शिनन्‍्दे 
से अंग्रेजों का एक साथ मुकाबला. करने के लिए वह बातचीत चलाता 
रहा । अन्त में सन्‌ १८११ से उसने अंग्रेज़ों से लड़ने का विचार त्याग दिया । 
अंग्रेज़ों ने भी उसे नेपालियों के विरुद्ध उभाड़ा ओर उनसे लड़ने के लिए 
पहाड़ या मैदान में सतलज लाॉँघ कर जाने की इजाज़त दे दी । 

इधर एल्फिन्स्टन और मेटकाफ काबुल और पंजाब से लौट कर आये 
ओर उधर व जा को महमूद ने अफगानिस्तान से निकाल दिया । तब वह 
रणजीतसिंह की शरण में आग़ा. (१८९ ३.६०) । .दोनों ने भाईचारा. करते. हुए. 
पगड़ियाँ बदलीं, जिससे प्रसिद्ध कोहेनूर हीरा रणजीत,को मिल[ |. उसी बरस 
अटक के किलेदार ने वह किला रशजतोॉसिह को सौंप दिया ।. शाह महमूद के 
बज़ीर फतहखाँ ने. अपने भाई दोस्तमुहम्मद. के साथ अदक़ वापिस लेने के लिए 

भा०--४ रे | 


६७६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


चढ़ाई की । रणजीत के सेनापति मोहकमचन्द ने उन दोनों को हरा दिया | 

$ १५, भारतीय समुद्र पर एकाथिपत्य--मारिशस और उसके 
पड़ोस के द्वीप फ्रांस के अधीन थे। नेपोलियन के ज़माने में फ्रांसीसी जहाज 
यहाँ से अंग्रेज़ी जहाजों पर छापे मारते थे | युरोप के प्रायः सभी देश एक एक 
करके नेपोलियन के अधीन हो गये | तब उसने युरोप के सब बन्दरगाह अंग्रेज़ी 
जहाजों के लिए बन्द कर दिये। बदले में अंग्रेज़ों ने पुतंगाल होलेंड और 
फ्रांस के भारतीय समुद्र वाले सभी उपनिवेशों पर भारतवर्ष से चदाइयाँ कर 
दखल कर लिया । मारिशस आदि टापू फ्रांस से छिन गये | होलेंड के आशा 
अन्तरीप के उपनिवेश (केप कालोनी ) में एक फ्रांसीसी सेनापति की हार हुई । 
नैपोलियन ने उसे वहाँ से जाबा भेजा। तब जावा पर स्वयं मिंयो ने चढ़ाई की। 
वहाँ कनल जिलेस्पी ने उस सेनापति को फिर हराया | 

आर वेल्ज़ली ने भारत में मराठा युद्धशैेली का जो तजरबा पाया था 
वह उसके बड़े काम आया | यहाँ से लौट कर स्पेन में उसने उसी छापामार 
शैली से नेपोलियन का सफल सामना किया, जिसके बाद उसे ब्यूक आव 
वैलिंगटन पद मिला। सन्‌ १८१५ में जर्मन सेनापति ब्ल्यूखर ने वैलिंगटन 
के सहयोग से वाठलू' नामक स्थान पर नैपोलियन को हरा दिया। नैपोलियन 
पकड़ा गया ओर ईस्ट इंडिया कम्पनी के सेंट हेलिना ठापू में कैद किया गया | 
तब केप-कालोनी ओर मारिशस के सिवाय अन्य सब बस्तियाँ उनके पहले 
स्वामियों को लोटा दी गईं । 

$& १३. भारत को उपनिवेश बनाने का प्रयल्ल--उक्त घटनाओं से 
प्रकट है कि नेपोलियन के युद्धों के काल में भारत का साम्राज्य ब्रितानिया के 
लिए, कितने काम का सिद्ध हुआ । नेपोलियन ने जब युरोप के बन्दरगाह अंग्रेज़ी 
माल के लिए, रोक दिये तब इंग्लेंड के नये नये कारखानों का माल भारत के 
बाजारों में बिना चुंगी भेजा जाने लगा | इस विषय पर हम आगे ओर विचार 
करेंगे । यहाँ इतना कहना बस है कि इसी काल से भारत ब्रितानिया का श्रोप- 
निवेशिक बाजार अर्थात्‌ राजनीतिक शक्ति से बाधित हो कर कच्चा माल देने 
श्र कारखानों का तैयार माल खरीदने वाला बाजार बनता चला गया। वह 


१६९१४ ] अंग्रेजों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६७७ 


बाजार सन्‌ १८१३ ई० से सब अंग्रेजों के लिए. खोल दिया गया; ईस्ट इंडिया 
कम्पनी का एकाधिकार केवल चीन के व्यापार में रह गया । 

इसके अतिरिक्त सन्‌ १८१३ में कम्पनी को नया पद्टा ( चाटर ) देते 
हुए पार्लिमेंट में यह भी कहा गया कि भारत में अंग्रेज़ बस्तियाँ बसाई जायें। 
भारत के पहाड़ी प्रान्तों का जलवायु इसके लिए उपयुक्त होने के कारण उन 
प्रान्तों को नेपाल से छीन लेना यों तय हो गया । 

$ १७. अ ग्रेज़-नेपाल युद्ध--ज्वालामुखी से हटने के बाद अमरसिंह 
ने आजकल के शिमले से (पक्ती की उड़ान से) प्रायः १३ मील पच्छिम अ्रकी 
या राजगढ़ को अपना अधिष्ठान बनाया । जमना के पच्छिम सरमोर राज्य की 
राजधानी नाहन में नेपालियों की दूसरी बड़ी छावनी रही । अ्र्की से कुमाऊँ 
तक उसने सड़क बनवाई तथा सब महत्त्व के नाकों ओर चोकसी के स्थानों पर 
गठियाँ और पहरा-चौकियाँ स्थापित कीं । उन चौकियों के स्थानों पर ध्यान 
देने से आज भी दिखाई देता है कि पहाड़ की रणनीति में उस काल के नेपाली 
कितने कुशल तथा अपने देश की रक्षा के लिए कितने जागरूक थे । ] 

कोर्नवालिस के काल से अंग्रेजों ओर नेपालियों के बीच दोनों राज्यों की 
सीमा के बारे में अनेक विवाद उठते ओर सुलभते रहते थे । अवध के नवाब 
ने गोरखपुर बहराइच जिले वारन हेस्टिंग्स के काल में अंग्रेजों को दिये थे [ ६, 
१० $ ४]। उनकी सीमा पर के बुटवल और शिवराज थानों के बारे में १८०५ 
से विवाद चल रहा था | अक्तूबर १८१३ में जब हेस्टिंग्स गवर्नर-जनरल बन 
कर आया तब उसे निपटाने के लिए दोनों तरफ के प्रतिनिधि नियत हो चुके 
थे। मार्च १८१४ में अंग्रेज प्रतिनिधि ने नेपाली प्रतिनिधियों का जान बूक 
कर अपमान किया; फिर हेहिटिग्स ने लिखा कि २५ दिन में नेपाली उन थानों 
को खाली कर दें। वह अवधि बीतते ही गोरखपुर के कलक्टर ने उन्हें दखल 
कर अपने थाने बिठा दिये | 

हेघिंटंग्स की २५ दिन में बुटबल ओर शिवराज को खाली करने की धमकी 
काठमांडू पहुँची तो नेपाल के नेताओं ने जाना कि अंग्रेजों ने युद्ध की ठान 
ली है। तो भी प्रायः सब नेता उन स्थानों को दे देने के पक्ष में थे । पर भीमसेन 


ध्छ्प भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


थापा के प्रभाव और प्रोत्साहन से सब्र युद्ध के लिए. तैयार हो गये। मई के 
अन्त में नेपालियों ने शिवराज और बुग्वल के थाने घेर कर वापस ले लिये । 
इस बीच नेपाल दरबार ने अपने पच्छिम के अ्रधिकारियों--कुमार्ऊँ के चतुर 
शासक ब्रह्मशाह चोतरिया, देहरादून के शासक हस्तिदल साही ओर जमना पार 
के अमरसिंह थापा--से भी सम्मति माँगी । इन तीनों ने एकमत हो उत्तर 
दिया कि पच्छिम में हमारा राज अभी नया है, मराठों और रणजीतसिंह से 
अंग्रेजों की सन्धि हो जाने के कारण काल उनके अनुकूल है, इसलिए, अन् भी 
थाने लोटा कर सन्धि कर ली जाय । नेपाल सरकार ने यह मान कर अमरसिंह 
को सन्धि की बातचीत की इजाजत दी । अमरसिंह ने लुघियाने में श्रोक्टरलोनी 
के पास यह सन्देश भी भेजा कि नेपाल बुग्वल की लूट का दण्ड भरने को 
तैयार है, पर उत्तर मिला कि सन्धि की कोई आशा नहीं | सितम्बर में नेपाल 
सरकार ने काठमांडू से एक दूत गवर्नर-जनरल के नाम पत्र के साथ रवाना 
किया । हेस्टिंग्स ने उसे चम्पारन में रुकवा दिया । ओर उधर ओऔक्टरलोनी को 
लिखा कि अमरसिंह थापा यदि आत्मसमपंण की बातचीत करे तो उससे बात 
की जाय ओर उसे बड़ी जागीर दी जाय ! 

अक्टूबर में अंग्रेजों की पाँच सेनाएँ हिमालय पर चट्ाई को चलीं | 
लुधियाने से औक्टरलोनी ने सतलज के साथ साथ ऊपर बढ़ते हुए. उसकी 
कोहनी में शिवालक की पेंदी में पलासिया गाँव पर छावनी डाली। मेरठ से 
जिलेस्पी शिवालक की केरी धाटी पार कर देहरादून की दून में घुसा | उसे जीत 
कर उसकी सेना का एक अंश गढ़वाल में घुसता, दूसरा नाहन पर ओऔक्टरलोनी 
से जा मिलता । बनारस-गोरखपुर से एक सेना बुगवल के रास्ते पालपा-गोरखा 
पर चढ़ाई को भेजी गई । पटना-मु्शिदाबाद से एक ओर सेना काठमांडू की 
ओर रवाना हुई ओर एक छोटी सेना पुर्शिया सीमा की रक्षा को तथा सिकिम 
के राजा को उभाड़ने को रक्‍्खी गई | मम 

मेरठ वाली साढ़े तीन हज़ार सेना २४ अक्टूबर को देहरादून जा 
पहुँची । देहरादून के गोरखाली रक्षक बलभद्र के पास कुल २४० से ४०० तक 
सैनिक थे । उसने उनके साथ नगर छोड़ कर चार मील दूर नालापानी के पहाड़ 


१९ १४ ] अंग्रेजों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६७६ 


पर शरण ली, जहाँ वह तब तक एक अड्डा अधूरा बना पाया था । 

नेपालियाँ के ये कूटपट बन जाने वाले अड्डे अर्थात्‌ बल्लियों के खगोलों 
से बनी बाड़े ही उनके गंठ थे और इस युद्ध में इनका विशेष प्रभाव रहा। 
किसी ऊँचे पठार पर नेपाली सैनिकों का एक दल खुखरियों से बल्लियाँ काटने 
लगता ओर दूसरा दल कुदालों से ज़मीन साफ करता | उन बल्लियों को दो 
समान्तर पाँतों मं पास पास गाड़ कर उनमें पत्थर भर दिये जाते । इस प्रकार की 
रचनाएँ हरद्वार देहरादन प्रदेश में खटोले कहलाती हैं, ओर बाँध बनाने में 
अब भी काम आती हैं। ऐसे खटोलों से घिरी बाड़ों की आड़ से नेपाली सैनिक 
पत्थरकलों ( 705//2८(5 )4 से या जिंजलों? से लड़ते । जिंजल! नादिरशाह 
के काल की जिजेल? [ ६,७६१० | का नेपाली रूपान्तर था। ये लम्बी बन्दूकें 
थीं जिनम॑ डेट दो छुटोंक का गोला पड़ता था। इस युद्ध में नेपालियों ने 
उनका बड़ी दक्षता से प्रयोग किया | 

बलभद्र का देहरादून वाला अड्डा जिसे अंग्रेज़ों ने गद या किला माना, 
वाध्ष्व में सालों की पाँत से घिरी पत्थरों की बाड़ थी। नेपाली उसके पीछे 
ऐसे सजग डटे थे कि अंग्रेज़ी सैनिक उनकी आँख बचा कर आगे नहीं जा 
सकते थे । अंग्रेज सेनापति ने पहाड़ के सामने तोपें लगा दीं। तोपों की मार जहाँ 
“गढ़” में छेद करती वहाँ उस मार के बीच नेपाली उसकी मरम्मत कर लेते | 

नेपोलियन के साथी को जावा में हराने वाले जिलेस्पी से यह सहा न 
गया कि मुट्ठी भर हिन्दुस्तानी उसका यों सामना करें। रे दिन में पहाड़ का पूरा 
घेरा डाल कर उसने “गढ़” पर हल्ला बोला ( ३१-१०-१८१४ )। तोप 
की मार से गद में जहाँ छेद हो गया था वहीं अपने सैनिकों को ले जाने के 
लिए. वह उनके आगे आगे तलवार घुमाता उन्हें बढावा देता चल रहा था। 
किन्तु उस छेद में अपने जीते जी शत्रु को न घुसने देने का प्रण करके नेपाली. 
वीरांगनाएँ ञ्रा डटी थीं। उनमें से किसी की चलाई गोली कलेजे में खा कर 


| चकमक पत्थर की रगड़ से जिन बन्दुकों का पलीता सुलगता था वे पत्थरकला 
कहलाती थीं । 


दृ८० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


जिलेस्पी ने वहीं वीर गति पाई | उसके अगले दिन १ नवम्बर १८१४ को 
गवनंर-जनरल हेस्टिंग्स ने नेपाल से युद्ध की घोषणा की । 

जिलेस्पी का उत्तराधिकारी महीना भर घेरा डाले पड़ा रहा । नई कुमुक 
आने पर २७ नवम्बर को अंग्रेज़ों ने फिर “किले” पर हल्ला बोला और फिर 
उसी तरद धकेले गये | इसके बाद उन्होंने नेपालियों की पानी लेने की जगह 
स्थानीय लोगों से मालूम की | उस पहाड़ के नीचे नालापानी के सुन्दर भरने 
से नेपाली पानी ले जाते थे । अंग्रेज़ों ने उस भरने पर तोपों का मुँह ७२ घंटे 
लगातार खोले रक्खा | ३० नवम्बर को तोपें चुप हुई, तब गढ़ से बन्दूकें चलना 
भी बन्द हुआ , ओर ७० आदमी हाथ में कृपाण और कन्धे पर पत्थरकला 
लिये, कमर में खुखरी और सिर पर चक्र बाँधे , और स्तरियाँ बच्चों को पीठ पर 
लपेटे, नालापानी के मीठे करने पर उतरे, ओर वहाँ अपनी प्यास बुझा कर 
अंग्रेज़ी पातों के बीच से राह काठते चले गये ! स्तब्ध अंग्रेज़ी सेना ने उन्हें 
साफ निकल जाने दिया ओर तब तीसरी बार खाली गढ़ पर हल्ला बोल उसे 
ज़मोंदोज़ कर दिया । 

न केवल नालापानी में प्रत्युत इस सारे युद्ध में नेपालियों के सजगपन 
और जोरदार आक्रमण शैली का आतंक शअ्रंग्रेज़ी सेना पर छा गया। उनके 
गोरवपूर बत्ताव से भी उनके शत्रु प्रभावित हुए--शत्रुओं को अपने साथियों 
के शव उठा लेने का अवसर वे बराबर देते तथा उन शवों की जेब्रें स्वयं कभी 
न टटठोलते । 

गोरखपुर से जो सेना पालपा चढ़ने को थी वह तगई के आगे न बढ़ 
सकी और उसका अंग्रेज सेनापति उसे छोड़ कर भाग गया । पथने वाली सेना 
भी तराई में ही बुरी तरह पिटी | अ्रवध से रंगपुर तक कहीं भी अंग्रेजी सेना 
तराई के जंगलों के भीतर न घुस सकी | पर पूर्वी सीमा पर जो छोटी सेना 
रक्‍खी गई थी, उसने सिकिम के राजा से मिल पूर्गियाँ के उत्तर नेपाल के 
मोरंग प्रदेश पर कब्जा कर लिया | पच्छिमी सीमा पर श्रोक्टरलोनी भी ठंडे 
दिमाग से डटा रहा । अ्रमरसिंह ने भी बड़ी सजगता से उसका सामना किया । 

सतलज के साथ साथ ऊपर तक जा कर शत्र श्रमरसिंह के पीठ पीछे 


१6९१४ ] अंग्रेजों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६८१ 


से भी आक्रमण कर सकता था, यह देखते हुए अमर ने सतलज किनारे की 

ऊपर तक की चोकियों पर अपने सैनिक तैनात रक्खे | बिलासपुर से नाहन तक 

शिवालक के पहाड़ों में उसकी दक्खिनी दुगंपंक्ति थी। नाहन का बड़ा मोर्चा 

उसके बेटे रणजोरसिंह के सिपुद था। शिवालक पाँत के पीछे अर्की के पास 

मलोन के गद से स्वयं अमर युद्ध को चलाता था। नेपालियों की थोड़ी सी 

सेना इन सब चोकियों की रक्षा करने, इनका सम्बन्ध बनाये रखने ओर बाहर 

निकल कर शत्रु पर आक्रमण करने को काफी न थी, तो भी उनका प्रत्येक 

सैनिक अपने अपने स्थान पर डट गया । मलोंन ओर उसके आसपास की 

चोकियों में अमरसिंह के पास कुल ३८०० सैनिक थे। ओकक्‍्टरलोनी के पास 

शुरू में ही इससे दूनी, बाद में तिगुनी सेना थी। अमरसिंह के शब्दों में उसका 
उसी सेना के भरोसे अंग्रेजों से लड़ना "जुआ खेलने के समान था |? 

१. अंग्रेज़ों की छोटी तोपें नेपालियों के 

पहाड़ी अड्डों को तोड़ न पातीं ओर बड़ी तोपें 

पहाड़ों पर चढ़ाई न जा सकतीं । पर ओक्टर- 

| लोनी ने रास्ते बना कर बड़ी तोपें ऊपर 

| चढद्ाना तय किया | शिवालक में नालागढ़ 

4 उर्फ हिंड्र के राजा को फोड़ कर उसने उसकी 

ह । सहायता से नालागढ़ के सामने की चोटी पर 

। तोप चढद्ा ली | नेपालियों ने अपने उस गढ़ 

| में पत्थरों के ढेर जमा कर रकखे थे जिन्हें वे 

| ऊपर चदते शत्रु पर लुदुकाते | पर ओकक्‍्टर- 

४ लोनी की तोप के ६-६ सेर के गोले उन 

डेविड ओक्टरलोनी पत्थरों पर पड़े तो वे छुटक छुटक कर गठ के 

दिल्ली में अंकित समकालीन चित्र रक्ष॒कों को लगने लगे | इस दशा में नालागढ- 

[ दिल्ली संग्र०, भा० पु०वि० ] तारागढ़ के ५०० रक्षकों ने औक्टरलोनी की 

७००० सेना के सामने हथियार रक्खे ( ५-११-१८१४ ) ओर शिवालक दुर्ग- 

पंक्ति में पहला छेद हुआ । 





५ सफर +मकितआ>मण + फेल नकेटके बनाजन के >किन ब 2४७ + हकजनक 5 


ध्दर भारतीय इतिंहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


'अमरसिह द्वारा सन्धि की बातचीत इस बोच भी चल रही थी । उस 
प्रसंग में हेस्टिग्स ने यह प्रस्ताव किया ( २१-११-१८१४ ) कि यदि अमरफसिंह 
या रणजोरसिंह आत्मसमपंण कर दें तो उन्हें जमना से सतलज तक पहाड़ का 
राज्य दे दिया जाय | अमरसिंद ने सन्धि की बात नेपाल दरबार की ओर से 
चलाई थी, न कि अपने लिए.। उसने इस घूस के प्रस्ताव को अनसुना कर 
उत्तर दिया-- यदि गवनंर-जनरल की इच्छा झगड़ा मिटाने की हो तो में एक 
विश्वस्त पुरुष को भेजू ।'”” यदि उनकी राय पहाड़ में युद्ध करने की ही हो तो 
भगवान्‌ की जो इच्छा होगी उसके अनुसार किया जायगा ।? इसके बाद भी 
अमर की प्रत्येक हार के बाद उसे डिगाने के प्रस्ताव किये जाते रहे, सतलज 
की उपरली दून में रामपुर-बशहर का राज्य उसे देने का प्रलोभन दिया गया, 
पर वह प्रत्येक प्रस्ताव को टुकराता रहा | 

... नालापानी के गद को उजाड़ने के बाद मेरठ वाली अंग्रेजी सेना ने 
नाहन पहुँच कर वहाँ के राजा को अपनी तरफ मिला लिया। अ्रमरसिंह ने 
रणजोर को नाहन से हट कर उसके उत्तर जेथक में डटने का आदेश दिया। 
जैथक का पानी काटने की अंग्रेजों की सत्र कोशिशें बेकार करते हुए. रणजोर वहाँ 
अन्त तक डटठा रहा | मेरठ वाली सेना जैथक पहुँचने म॑ एक तिहाई कट गई । 

उधर दिसम्बर में नई कुमुक ओर तोपें आ जाने पर ओक्टरलोनी ने 
शिवालक के छेद में से नोरी खड्डु के साथ पहाड़ों के भीतर बढ़ते हुए. उस 
खडडु के खोत पर पहुँच श्रकीं का पूर्वी रास्ता रोक लिया | गम्बर खडडु अकों 
को पच्छिम तरफ बिलासपुर से मिलाती थी। उस खडुडु से बिलासपुर पर चढ़ाई 
कर उसने पच्छिमी रास्ता भी बन्द कर दिया। अमरसिंह ने शिवालक के बाकी 
गदों से अपनी सेना मलोन बुला ली, जहाँ वह तीन ओर से घिर चुका था 
( फरवरी १८१५ ) | 

नालापानी और मोरंग के पतन के बाद नेपाल दरबार ने अमरसिंह को 
लिखा कि देहरादून से सतलज तक का प्रदेश अ्रग्रेजों को दे कर सन्धि कर ली 
जाय । इसपर अमर ने लिखा ( २-३-१८१५ ) कि यह काल सन्धि की चर्चा 
का नहीं है, यदि शत्र ने 'हम लोगों की शं मान भी ली तो वह हमारे साथ 


१४२१४ ] अंग्रेजों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना द्८र: 


वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा टीपू सुलतान के साथ “| वह फिर कोई बहाना 
हू ढ॒ निकालेगा ओर हमारे अन्य इलाके भी छीन लेगा ।*' जैथक में हमने 
शत्र को जीता है। यदि मैं ओऔकक्‍्टरलोनी पर विजय पा सका **' तो रणजीतसिंह 
शत्रु के विरुद्ध श्र उठायेंगे |!” जमना पार कर हम फिर दून ( देहरादून ) 
लॉटा लेंगे। आशा है कि हमारे हरद्वार पहुँचने पर लखनऊ के नवाब हमसे 
आ मिलेंगे ।'“' दो वर्षों तक तराई का इलाका शत्रु के हाथ रह जाय तो रहने 
दीजिए ।*“' सिक्‍ख हमसे नहीं मिले तो भी पहाड़ में '' डरने का कोई कारण 
नहीं है |" जब्न तक हमारी जीत न हो तब तक सन्धि की चर्चा नहीं करनी 
चाहिए ।*' रणजीतसिंह को अपनी ओर मिला लेने “*' के लिए मुझे दो-तीन 

या जीतनी पड़ेंगी ।'*' सिक्‍खों ओर गोरखालियों के जमना की ओर बदने 
पर दक्खिन के राजा भी हमारे दल में आ मिलेंगे ऐसी मुझे आश। है।'*" यदि 
हमारी जीत हुईं तो हम मतभेद के अन्य सब प्रश्नों का निपटारा कर सकेंगे । 
यदि हार हुई तो अपमानजनक शर्त मानने की अपेक्षा प्राण त्याग करना 
अच्छा होगा ।?! इसके अतिरिक्त अमर्रासह ने सलाह दी कि नेपाल दरबार अपने 
अधिपति चीन-सम्राट से सहायता माँगे ओर उसे लिखे कि वह तिब्बत के रास्ते 
२-३ लाख सेना बंगाल पर भेजे । सम्राद को यह भी लिखा जाय कि नेपाल 
जीतने के बाद अंग्रेज **' ल्हासा पर आक्रमण करने को बढ़ेंगे? | अमरसिंद... 
का यह पत्र नेपाल नहीं पहुँचा, अंग्रेजों के हाथ लग गया । 

णुजीतसिंह को अपनी तरफ मिलाने का यत्न अमरसिंह १८१३ से 

बरातर कर रहा था । नेपाल से कुछ सेना की कुमुक अर्की के लिए रवाना हो 
कर प्यूठाना तक पहुँच चुकी थी। अमर और रणजोर उसकी राह देख रहे थे । 
उस कुमुक के आने पर रणजोर मैदान में उतर कर ओक्‍्टरलोनी के पीछे से 
चोट करना चाहता था | इसी अवसर पर नेपाल दरबार ने भी रणजीतसिंह को 
लिखा कि श्रंग्रेज़ों के साथ मित्रता “'' के धोखे में न पड़िए | हमारे साथः 
भी उनकी मित्रता थी *। आप अपनी सेना ले कर पलासिया आ जायें तो 
हम मलोन का गढ आपको दे देगें। उसके बाद हरद्वार पर चदाई '**। लखनऊ 
के नवाब, मराठे और *'* रुहेले *'' आपके आने का समाचार पाते ही हमः 


'दृ८४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ १० 


(लोगों से आरा मिलेंगे । ज्यों ही हम सब मिल जायेंगे त्यों ही हिन्दुस्तान को जीत 
'लेना और शत्र को निकाल भगाना अ्रत्यन्त आसान हो जायगा ।” 

रणजीतसिंह पर न केवल इन अनुरोधों .का. कोई असर नहीं हुआ्रा 
प्रत्युत वह नेपालियों के प्रत्येक प्रस्ताव की सूचना अंग्रेज़ों को देता रह | इस बीच 
अंग्रेज़ों ने मुरादाबाद से कुमाऊँ पर भी चढ़ाई कर दी । वहाँ नेपाली सेना बहुत 
ही कम थी | ब्रह्मशाह चौतरिया ने प्यूटाना से आती कुमुक वहाँ रोक ली, प 
फिर भी अलमोड़े को बचा न सका और २७-४-१८१४ को उसे सौंप कर काली 
नदी के पूरव हट गया | इधर मलौन के पास दो चोटियाँ अग्रेज़ों ने ले लीं | 

मई १८१४ में औक्टरलोनी ने मलोन पर गोलाबारी शुरू की। १५४- 
'५-१८१५ को उसकी अ्मरसिंह के साथ यह सन्धि हुई कि सतलज से काली तक 
के सब नेपाली अधिकारी और सैनिक अपने परिवारों सामान शखत्राल्न और 
भंडों के साथ काली के पूरव चले जायेंगे । मलौन में तब २५० सैनिक बचे 
थे। अ्मरसिंह जब मलोनगढ़ से निकला तत्र उसके शत्रु यह देख कर दंग रह्‌ 
'गये कि उसका निजी सामान कितना थोड़ा है ! 

रणजीतसिंह अ्रमरसिंह के अनुरोधों पर सदा टालमठोल करता रहा था, 
पर अब उसने यह सुना कि नेपाली मलोन श्रोर जैथक छोड़ कर चले गये तो वह 
चिन्ता में पड़ गया | अ्रपने सरदारों से उसने कहा, अग्रेज़ों की हमसे मेत्री तो 
सिर्फ सस्मी है, मैं सोचता था अंग्रेज कमी गड़बड़ करेंगे तो में गोरखालियों से 
मैत्री कर लूँगा, आवश्यकता होगी तो उन्हें कांगड़ा दे दूँगा, पर अत्र तो वे चले 
ही गये ! अत्र हाथ मलने से क्या होता था ? 

ब्रह्मगाह चौतरिया ने अलमोड़ा छोड़ा तो उसे इसकी आशंका थी कि 
नेपाल के लोग उसके समर्पण पर क्या कहेंगे ओर वहाँ उसपर कैसी बीतेगी । 
इसपर हेस्टिंग्स ने उसे उभाड़ा कि बह अंग्रेजों की सहायता से डोटी (काली के 
यूरव लगे प्रदेश ) का राजा बन बैठे; पर ब्रह्मशाद ने उस प्रलोभन पर कान नहीं 
पिया । मई १८१५ के अन्त में मुजफ्फरपुर के उत्तर सुगोली गाँव म॑ नेशली 
दूतों से सन्धि की बात शुरू हुई | अंग्रेजों की मुख्य शर्तें ये थीं कि काली के 
पब्छिम के प्रदेश और तराई के मुख्य माग नेपाल के अधीन न रहेंगे, सिकिम 


१६१४ |] अंग्रेजों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६८ 


पर नेपाल का आधिपत्य न रहेगा तथा काठमांडू में अंग्रेज रेज़िडेंट रहेगा। 
लम्बी चर्चा के बाद नेपाल दरबार ने इन शर्तों को प्रायः मान ही 
लिया था कि दिसम्बर १८१५ में अमरसिंह थापा ने नेपाल पहुँच कर एक छोटी 
शर्त के विरुद्ध उमराबों को उभाड़ दिया । जिस तराई को अंग्रेज ले रहे थे उसमें 
कुछ जागीरे नेपालियों की थीं; अंग्रेजों ने उन जागीरदारों को दो लाख रु० 
वार्षिक देना तय किया था । अमरसिंह ने कहा इस ढंग से अंग्रेज हमारे देश 
के भीतर अपने खरीदे आदमी रख लेंगे, इसलिए, रुपये के बदले वे तराई का 
वह अंश नेपाल को दें। सन्धि पर हस्ताक्षर न हो कर फिर युद्ध की तैयारी हुई | 

इस वार अंग्रेजों ने सीधे नेपाल दून पर चढ़ने का यत्न किया ( फरवरी 
१८१६) । ओकक्‍्टरलोनी रक्सोल वाले मुख्य रास्ते से मकवानपुर की ओर 
बढ़ा । उसके दाहिने तरफ एक सेना-दल बागमती की दून में तथा बायें तरफ 
एक दल बेतिया रामनगर से चला | भिछाखोरी ( आमलेखगंज ) के आगे 
हिमालय की बाहरी श्रृंखला के चुरे पहाड़ (चूड़ियाचोंकी ) पर चढ़ने के 
सब रास्ते नेपालियों ने रोक रकखे थे | पर एकमात्र सबसे दुर्गम रास्ते पर 
उन्होंने ध्यान न दिया था | ओक्टरलोनी किसी स्थानीय आदमी से उसका पता 
पा कर रातोंरात चुरे घाटी पर चढ़ गया | _ यदि उस घाटी के निकट पहाड़ पर 
२० आदमी भी होते तो वे बिना अपनी जान संकट में डाले ( उसकी ) समूची 
ब्रिगेड को नष्ट कर सकते थे ।” यों धीरे धीरे ओक्टरलोनी मकवानपुर गढ़ी तक 
पहुँच गया । दूसरी तरफ बागमती से बदने वाले दल ने हरिहरपुर गढ़ी ले ली | 
३ माच १८१६ को सन्धिपत्र पर नेपाल दरबार ने अपनी मुहर लगा दी। पर 
नेपालियों की प्रतिरोध-मावना के बल पर भीमसेन थापा ने अंग्रेज़ों से सन्धि की 
वह शत्त बदलवा ली जिसपर अ्रमरसिंह ने आपत्ति की थी । 

. इस सन्थि के कुछ दिन बाद ही अमरसिंह थापा ने प्राण त्याग दिये। 
उसी वर्ष राजा गीर्वाणयुद्धविक्रम की चेचक से मृत्यु हुई ओर उसका तीन बरस 
का बच्चा राजेन्द्रविक्रम गद्दी पर बैठा । महारानी ललितत्रिपुरसुन्दरी अपने 
पोते की संरक्षिका ओर नायबच? तथा भीमसेन थापा “मन्त्रिनायक” रहा । 

$ १०, पंढारी तथा तीसरा अ ग्रेज़-प्रराठा युद्ध--दक्‍क्खिन को 


६८६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पवे १० 


रियासतों में सेना के साथ अनियमित सवार रखने की प्रथा चली आती थी, 
जो शान्ति-काल में खेती-बारी करते, परन्तु जिन्हें युद्ध-काल में शत्रु के देश 
में पहुँचने पर वेतन के बजाय लूटने की इजाज़त मिल जाती थी । इन्हें पेंढारी 
कहते थे | शिन्दे ओर होछकर वंशों की सेवा में रहने के अनुसार ये शिन्देशाही 
या होठकरशाही कहलाते थे । मालवा इनका केन्द्र था | 

सन्‌ १८०३ की अपनी हारों के विपय में मराठों की यह धारणा थी 
कि युरोपी शैली की नकल करने से वे हारे | इसी से मराठा राज्य पेंढारियों की 
बदती से सन्तुष्ट थे। शायद वे उन्हें आगे चल कर अपनी सेवा में लेने की 
सोचते थे। सन्‌ १८१४-१४ ई० में नेपालियों ने अपने दूत मराठा राज्यों में 
ओर बरमा तक में भी भेजे । नेपालियों की वीरता देख मराठों के भी हौसले 
बढ़े | १८१७ के शुरू में पूने से बालाजी कुंजर नामक दूत सब मराठा दराारों 
में ओर नमंदा के किनारे निमावर पर चौीतू पेंढारी की छावनी में भी गया। 
पेंढारी नेताओं ने निश्चय किया कि वे अंग्रेजों ओर उनके मित्र निज़ाम के 
राज्य पर छापे मारेंगे। सभी भारतीय राज्य अंग्रेज़ों से कुट्त थे । हेस्टिंग्स ने 
यह सम्भावना देखी कि यदि रणजीतसिंह सतलज पार कर आये ओर बरमा का 
राजा चटगाँव पर चढ़ाई कर दे तो मराठे राज्य भी उठ खड़े होंगे। पर 
भारतीय राजा दिलमिल-यकीन और पस्तहिम्मत थे । नेपालियों की तरह डट 
कर लड़ने को कोई तैयार न था | 

दूसरी तरफ अंग्रेजों की तैयारी थी पेंढारियों के साथ साथ मराठा राज्यों 
की बचो-खुची शक्ति को भी कुचल देने की | एक तो, गायकवाड ओर पेशवा 
के राज्यों में अर्थात्‌ गुजरात महाराष्ट्र ओर बुन्देलखए्ड में सन्‌ ८०१ से 
उनकी छावनियाँ पड़ी थीं। दूसरे, जेम्स ठोंड को राजस्थान में जो काम करने 
भेज गया था [ऊपर $ ८], वह उसने १८१५ तक पूरा कर लिया था। उसका 
नक्शा तैयार हो गया ओर उसके षडयन्त्र भी सफल हुए, थे । टौड से पहले 
युरोपियों की राजस्थान के भू-अंकन की जानकारी बड़ी धुँधली थी। जैसा 
कि वारेन हेस्टिंग्स युग के रेनल के नक्शे [६,११४४, नक्शा २३२० ] को देखने 
से प्रकट होता है वे तब्र तक राजस्थान की नदियों को दक्खिनवाहिनी और 


१९१५ ] अंग्रेजों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६८७ 


नमंदा में मिलती समभते थे | तीसरे, युद्ध का आधार वह नक्शा जहाँ तैयार 
हुआ, वहाँ अंग्रेज़ों के कारिन्दों द्वार मचाई लूटमार से त्रस्त तथा टोंड 
की लल्लोचप्पो से पुचकारे हुए. अभिमानी राजपूत राजाओं के दूत विदेशी 
बनियों की कंपनी के पास शरण-मिक्षा माँगने भी आ पहुँचे । चौथे, अंग्रेज़ों के 
शत्रु पेंढारियों के मी अनेक नेता अंग्रेज़ों के खरीदे हुए. थे जिनका कार्य था 
पेंढारी दलों को एकमत न होने देना तथा उन्हें उभाड़ कर उनसे ऐसे काम 
कराना जिनसे उनकी बदनामी और हानि हो | अमीरखोाँ [ऊपर$८] पेंढारी ही था। 

सन्‌ १८१४ के अन्त में निजाम की आश्रित सेना के अंग्रेज अफसर ने 
शिन्देशाही पेंढारियों पर आक्रमण किया । जवाब में पेंटारी निजाम राज्य पर 
टूट पड़े ओर कृष्णा नदी के किनारे बढ़ते हुए “उत्तरी सरकारों” अर्थात्‌ 
आन्ध्र तठ के जिलों [ ६, ८ $ ८] को लूटने लगे । 

इधर इसी बीच रघुजी (श्य) भोंसले की मृत्यु हुईं। उसके उत्तराधिकारी 
अप्पासाहेब्र भोंसले ने अंग्रेजों से आश्रित सन्धि कर ली (१८१६ ई०)। नागपुर 
राज्य में अंग्र जी छावनियाँ पड़ जाने से शिन्दे ओर होत्ठकर के राज्य दक्खिन 
तरफ से भी घिर गये । शिन्दे पेशवा को फिर से उठाने की सोचता था, पर अब 
उन दोनों के बीच अंग्रेजों ने यह लोहे की दीवार खड़ी कर दी। पेशवा और 
भोंसले के एक बार काबू आने के बाद से अंग्रेजों की नीति यह रही कि उन्हें 
ओर अधिक दबाया बाय, यहाँ तक कि वे खीक कर मुकाबले को उठे, और 
तब उन्हें कुचल दिया जाय । 

गायकवाड को पेशवा की बड़ी रकम देनी थी। उनके बारे में समभोता 
कराने को अंग्रेजों के पिछलग्गू गंगाधर शास्त्री को पूना भेजा गया। इस 
आदमी का बर्ताव बड़ा गुस्ताखी का और चिदाने वाला था जैसा कि विदेशियों 
के सहारे इतराने वाले आदमियों का प्रायः हुआ करता है। अपने उद्धत बर्त्ताव 
की बदौलत बह पंटरपुर में मारा गया | इसपर रेजिडेंट एल्फिन्स्टन ने पेशवा 
को नई सन्धि करने को बाधित किया ( १३-६-१८१७ ), जिससे पेशवा ने 
बहुत से गद और प्रदेश दिये तथा गुजरात पर सब अधिकार छोड़ दिये । 
इसके बाद उससे कहा गया कि एक सेना खड़ी करके पेंढारियों के दमन के लिए 


कर > आवाज ई 6 


द्य्प भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व १० 


अंग्रेजां को दो | तत्र उसने जाना कि यों उसकी सेना भी उससे ले लेने के बाद 


उससे फिर किसी 'सन्धि”? पर हस्ताक्षर कराये जायेंगे | 
.. पेशवा के बाद शिन्दे की बारी आई। अंग्रेजी सरकार ने उसे आन्श्र 
तट को लूटने वाले पेंढारियों की रोकथाम करने को न कहा, प्रत्युत स्वयं उसके 
राज्य में घुस कर उनके दमन का निश्चय किया | ३० हजार पेंढारियों को दबाने 
के बहाने १ लाख १४ हज़ार अंग्रेज़ी सेना मैदान में उतारी गई । उत्तरी सेना ने 
स्वयं हेश्टिग्स के नेतृत्व में राजस्थान-बुन्देलखंड के उत्तरी छोर पर रेवाड़ी 
आगरा कालपी ओर कालंजर पर मोर्च लिये | दक्खिनी सेना दाहोद (गुजरात) 
से खानदेश होते हुए. बराड तक तैनात थी । उसकी दुहरी पाँत थी, एक उत्तर 
मुँह किये आगे बढ़ती ओर दूसरी दक्खिन मुँह किये पेशवा या भोंसले को 
शिन्दे-होछुकर की सेनाओं से मिलने से रोकती । 

अंग्रेजों की इस योजना और मराठों की मनोगृत्ति को देखते हुए कहना 
पड़ता है कि यह युद्ध नहीं, बड़ा शिकार था। डेढ़ मास के भीतर शिन्दे होव्ठकर 
पेशवा और भोंसले चारों की शक्ति कुचल दी गई । 

हेस्टिंग्स के शब्दों में दोलतराव “शिन्दे देशी राजाओं में सबसे अधिक 
शक्‍त था। उसकी सेना पुराने प्रशिक्षित सिपाहियों को थी, तोपे बहुत अच्छी 
ओर तोपची होशियार थे ।? यह होते हुए भी १८१४-१५ में जब नेपाली स्वयं 

में डटे हुए उसे सहयोग के लिए पुकार रहे थे ओर उसके लिए भी अपने 

को १८०३ वाले बन्धनों से मुक्त कर लेने का दूसरा अवसर था, वब वह बैठा 
तमाशा देखता रहा । पर अब जब अंग्रेजों का नया फन्दा उसे अपनी गर्दन 
के पास आता दिखाई दिया तब १८१७ के मध्य में उसने नेपाल को भारत 
के स्वतन्त्र राजाओं के साथ मिल कर लड़ने को प्रोत्साहित करते हुए पत्र लिखा ! 
वह पत्र अग्रेज़ों के हाथ पड़ गया | 

ग्वालियर के २० मील दक्खिन चम्बल से उसके पूरव की छोटी नदी 
सिंध तक एक पहाड़ी डांडा है। हेस्टिंग्स ने कालपी से बद कर उसके दोनों 
किनारों के तंग घाटों को एकाएक रोक लिया । शिन्दे घिर गया। अब या तो 
वह डट कर लड़ने को तैयार होता ओर या यदि भागता तो सेना तोपलाने और 


१४१५ ] अंग्रेजों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना द्द६. 


खजाने को छोड़ किसी पगड्ंडी से दी भाग सकता था । इस दशा में हेस्टिंग्स 
ने उससे नई सन्धि पर हस्ताक्षर कराये ( ४-११-१८१७ )। शिन्दे ने अजमेर 
दे दिया ओर बाकी राजस्थान पर अपना आधिपत्य छोड़ दिया । १६ राजपूत 
राज्य कम्पनी की रक्षा में ले लिये गये । इससे अधिक हेस्टिंग्स उसे नहीं दबा 
सका | पहले युद्ध में उसने आगरा-दिल्ली प्रदेश दिया था, इसमें राजस्थान दे 
दिया, पर अपने बाकी राज्य में यह स्वतन्त्र रहा | उसकी स्वतन्त्र सेना भी बनी 
रही । न तो उसने अंग्रेजों की आश्रित सेना अपने यहाँ रक्खी ओर न विदेशों से 
सम्बन्ध रखने की अपनी स्वतन्त्रता उन्हें सोंपी । 

उधर एल्फिन्स्टन ने अपनी टुकड़ी को पूने से ४ मील खडकी हटा 
लिया, ओर मुम्बई तथा सिरूर छावनी ( भीमा में मिलने वाली घोड नदी पर, 
पूने से अहमदनगर की राह में ) से फोज मेंगाई । पेशवा के सेनापति बापू 
गोखले ने उसपर चढ़ाई की । ठीक जिस दिन शिन्दे ने सन्धि पर हस्ताक्षर 
किये उसी दिन खडकी पर मराठों की हार हुई, ओर पेशवा पूना छोड़ सेना के 
साथ भाग निकला | अंग्रेजों के साथ उसकी कई जगह मुठमेड़ें हुईं, जिनमें 
कोरेगाव ओर आष्टी की लड़ाइयाँ मुख्य थीं। महाराष्ट्र की जनता के भी उभड़ने 
का डर था, इसलिए एल्फिन्स्टन ने बालाजी नातू नामक गद्दार द्वारा शिवाजी 
के वंशज सातारा के राजा को हाथ में किया, ओर उससे मराठों के नाम 
घोषणा निकलवाई कि पेशवा का साथ न दिया जाय | 

नागपुर में भी तभी वैसी ही घटनाएँ हुईं। अप्पासाहब आश्रित सन्धि 
के शिकंजे में परेशान था; उसने उसकी शर्तों को कुछ नरम करने को आर्थना 
की । इसपर रेज़िडेंट ने पड़ोस की छावनियों से सेना बुला ली, ओर शहर से 
सटी हुई सीताबलडी की टेकरी पर मोर्चा लिया । राजा की सेना यह देख कर 
भड़की और अंग्रेज़ी फोज पर कुछ गोलियाँ चल गई । अंग्रेज़ों ने इसपर राजा 
को हुक्म दिया कि अपनी सब युद्ध-सामग्री सोंप ओर सेना तोड़ कर हमारी 
छावनी में चले आओ्रो । अप्पासाहब यह मान कर केदी बन गया। ३०-१२- 
१८१७ तक सेना ने भी समर्पण कर दिया.। तब राज़ा से कहा गया कि अपने 
सब्र गद तथा सागर ओर नमंदा के प्रदेश ( विद्यमान सागर दमोह जिले. तथा 


“६६० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे १० 


जबलपुर से निमाड़ तक नमंदा काँठे . के ज़िले ) सौंप दो, तथा गवीलगद 
सरगुजा आदि पर आधिपत्य छोड़ दो | .राजा ने वह भी मान लिया; पर अब 
भीतर भीतर मुकाबले की तैयारी करने लगा । तब १५ मार्च को उसे कैद. कर 
प्रयाग को रवाना किया गया । परन्तु वह रास्ते से भाग गया । 
होछकर के राज्य में अंग्रेजों ने अब अमीरखों को खुल्लमखुल्ला मिला कर 
उसे टॉक की नवाब्ी दे दी | तब्र उस राज्य की नायक-हीन सेना पर चढ़ाई को | 
उज्जैन के उत्तर शिप्रा के तट पर महीदपुर पर युद्ध हुआ (२०-१२-१८१७) | 
तोपची दल के नेता रोशनबेग ने वीरता से मुकाबला किया, पर अमीरखोँ का 
दामाद अ्रब्दुलगफूर तभी शत्रु से जा मिला | यों अंग्रेज़ों की जीत हुईं | अब्दुल- 
गफूर को जावरा की रियासत दी गई । मन्दसोर की सन्धि से होछकर राज्य अंग्रेजों 
का रक्षित बन गया और उसने भी राजस्थान पर सब दावे छोड़ दिये । 
इस बीच पेंढारी लब्बरों ( जत्थों ) से भी युद्ध जारी था । उन्होंने पहले 
अंग्रेजी घेरा चीर कर उत्तर की ओर निकलना चाहा, पर ग्वालियर से पीछे 
'धकेले गये, ओर फिर दक्खिन ओर पूरब से घेर लिये गये | इस दशा में भी 
उनकी शक्ति तोड़ना सुगम न जान पड़ा, क्योंकि वे फुर्तीलि सवार थे ओर छापे 
मारना ही उनका काम था । अंग्रेज़ों ने तब उनमें से बहुतों को मालवे में जागीरें 
दे कर फोड़ लिया । बाकी पेंढारी भी चाहते तो चुपच्नाप किसानों में मिल सकते 
थे । तो भी वे मुसीबतों खतरों भूख ओर मौत की परवा न करते हुए अन्त तक 
'लड़ते रहे | जनता की सहानुभूति उनके साथ थी और उनके बारे में कोई 
सूचना अंग्रेजों को मुश्किल से मिल पाती थी । 
अप्पासाहब ने माग कर महादेव पहाड़ियों में शरण ली। उसने चोरागढ 
अंग्रेजों से वापिस छीन लिया, नागपुर ओर छत्तीसगढ़ में अपना संघटन फैलाया, 
ओर शिन्दे की चश्मपोशी से बुरहानपुर में फोज भरती करना शुरू किया । 
असीरगढ़ यशवन्तराव लाड नामक सरदार के हाथ में था जो समूचे महाराष्ट्र 
को स्वतन्त्रता-युद्ध के लिए. उभाड़ना चाहता ओर स्वयं शहीद होने को उत्सुक 
था | उसने पेशवा को निमन्त्रण दिया । पेशवा के पास .अ्रभी ११ हजार सेना 
चाकी थी । अंग्रेज़ों ने देखा उसका अ्रस्तीरगद पहुँचना.खतरनाक होगा, और 


१५४ १६ ] अंग्रेजों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६६१ 


यदि वह युद्ध में मारा जाय या कैद हो जाय तो भी समूचा महाराष्ट्र भड़क उठेगा । 
इस दशा में उसे खरीद लेना ही उचित समझा गया। ८ लाख रुपया वार्षिक 
पेंशन पाने की शर्त पर उसने अपने को सौंप दिया ( १८-६-१८१८ )। तब 
उसे ब्रिटूर ( कानपुर के पास ) भेज दिया गया। उसके राज्य का कुछ अंश 
सातारा के राजा को दे कर बाकी अंग्रेज़ों ने ले लिया । 

अक्तूबर में एक अंग्रेज़ी सेना महादेव पहाड़ियों में घुसी । 
अप्पासाहब तब चीतू पेंटारी की सहायता से असीरगढ पहुँच गया । स्वयं चीतू 
गद तक न पहुँच कर जंगल में भागा जहाँ वह एक बाघ के मुँह में पड़ गया | 
७ अप्रेल, १८१६ को असीरगढ़ भी लिया गया, किन्तु अप्पासाहब निकल भागा 
था | वह इसके बाद क्रमशः लाहौर मंडी ( हिमाचल में ब्यास के तट पर ) 
ओर जोधपुर में शरणागत रहा । 

उक्त घटनाओं से प्रकट है कि मराठे अंग्रेजों की गुलामी से असन्तुष्ट 
होते हुए. भी कितने किंकत्तंव्यविमूढ श्रोर पस्त-हिम्मत थे । इस युद्ध में भाग 
लेने वाले एक अंग्रेज अफसर ने लिखा-- अपने शन्रुओ्रों में भी इतनी क्ुद्र- 
हृदयता देख कर निराशता नहीं रोकी जाती। ऐसे तीस गद कुछ सप्ताहों में लिये 
गये, जिनमें से प्रत्येक शिवाजी जैसे स्वामी के रहते भारत की समूची अंग्रेजी 
सेना को रोके रख सकता था, जिन्हें अ्रभेद्य बनाने के लिए हृदसंकल्प रक्षकों 
के सिवाय किसी चीज की जरूरत न थी ।'”' यह समूचा देश, जो प्राकृतिक 
नाकेबन्दी की दृष्टि से शायद संसार में सबसे विकट है, जिसे प्रकृति ने मानो 
स्वाधीनता के सफल युद्ध लड़े जाने के लिए ही बनाया है,''' जिसमें 
ग्रप्रशिक्षित अधंसज्जित सिपाही अत्यन्त चतुर अनुभवी सैनिकों को रोक सकते 
थे,''' कुछ ससाहों में ही "” हमारे हाथ आ गया |? 

सन्‌ १८१६ में कच्छ का राजा भी अंग्रेज़ों की रक्षा में आ गया | 

$ १६. अब्दालो साम्राज्य का अन्त, सिक्‍ख राज्य को बढ़तो-- 
सन्‌ १८०४ में पंजाब का रणजीतसिंह केवल सरदार था, १८०६ तक वह 
राजा बन चुका था। सतलज के पब्छिम की सब्र मिसलें तत्र तक उसके राज्य 
में मिल चुकी थीं। राजा बन जाने पर भी वह अपने को सिक्‍ख जनता का 

भा० ४४ 


६६२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पवव॑ १० 


अधिनायक मानता और प्रत्येक राजकीय काम 'खालसा? ( सिक्‍्ख जनता ) के 
नाम पर ही करता रहा | उसकी प्रजा सुशासित ओर खुशहाल थी | पंजाब के 
किसान और व्याथारी मिसलों के शासन में भी खुशहाल थे। मिसलों के 
सरदारों की पारस्परिक छीनाभपटी के कारण जो अव्यवस्था रहती थी, उसे भी 
अब रणजीतसिंह ने हटा दिया । 

सन्‌ १८०६ तक सब सिक्‍ख सेना सवारों की ही थी अ्रठारहवीं सदी में 
सिक्‍ख सवारों ने धनुष वाण और भाले के बजाय बन्दूक अपना ली थी, ओर 
घोड़े पर चढ़े चढ़े पथरकला चलाने में वे बड़े होशियार गिने जाते थे। सन्‌ 
१८०५ में लेक के पंजाब आने पर रणजीत भेस बदल कर उसकी छावनी में यह 
देखने गया था कि शिन्दे ओर होलछकर को हरा देने वाले अंग्रेजों की व्यूह-रचना 
कैसी है। १८०६ में उसने मेटकाफ के अंगरक्षुकों की सुश्ंखल गति-विधि 
देख कर प्रशंसा की | तब से उसने पंजाब में भी वैसी पंक्तिबद्ध पदाति सेना खड़ी 
करने का निश्चय किया । नेपाल के नेताओं का ध्यान उससे भी पहले इस 
ओर जा चुका था, और १८१४-१५ ई० के युद्ध में रणजीत ने नेपालियों को 
अंग्रेजों का सफल मुकाबला करते देखा तो उसका पंक्तिबद्ध पदाति सेना में 
विश्वास और भी हृढ हो गया । अंग्रेज़-नेपाल युद्ध के बाद अमरसिह थापा 
का बेटा भूपाल रणजीत की सेवा में आ गया ओर उसकी मार्फत नेपाली बड़ी 
संख्या में पंजाब की सेना में भरती होने लगे | रणजीत ने उनकी अलग पलटन 
बना ली। साथ ही उसने अंग्रेज़ों की सेना से सीख कर निकले हुए. लोगों को 
सेवा में ले कर पंजाब्ियों की मी नियमित सेना तैयार करनी शुरू की । 

राजपूत मराठे ओर पठान योद्धाओं को पाँत में खड़े हो कर आदेश के 
अनुसार लड़ने में हेठी मालूम होती थी | सिक्‍खों में वह भाव बहुत कम था, 
ओर जो था भी, उसे रणजीत के प्रोत्साहन ने निकाल दिया | वह पैदल सेना को 
अच्छा वेतन देता, उसकी कवायद और साज-सामान पर पूरा ध्यान रखता ओर 
बीच बीच में स्वयं वर्दी पहन कर कवायद में शामिल होता। तोप का काम सिक्‍सखों 
ने और भी उत्सुकता से सीखा। पंजाबी सेना इस प्रकार प्रायः तैयार हो चुकी थी, 
जब सन्‌ १८२२ में फ्रांसीसी,सेनापति वेंतुरा और अलार ईरान के रास्ते लाहोर 


१९१६ | अंग्रेजों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६६३ 


आये ओर सेवा में लिये गये | उन्होंने उस सेना का नियन्त्रण और पूर्ण कर दिया । 

इस बीच रणुजीत पचब्छिमी पंजाब की तरफ क्रमशः बढ़ रहा था । सन्‌ 
१८१६ में शाह शुजा उसकी शरण से अंग्रेजों की शरण में लुधियाना भाग 
आया, ओर वे उसे ५० हज़ार रुपया वाषिंक वृत्ति देने लगे । सन्‌ १८१८ में 
शाह महमूद के बेटे ने उसके वजीर फतहखों को मार डाला। फतहखाँ का 
भाई मुहम्मद-अजीम कश्मीर का नाजिम था। उसने काबुल पर चदाई की। 
शाह महमूद भाग कर हरात चला गया | तत्न से अब्दाली वंश के पास केवल 
हरात बचा रहा, ओर कश्मीर पेशावर काबुल गज़नी तथा कन्दहार पर मुहम्मद- 
अजीम अपने भाइयों की सहायता से राज करने लगा। यों श्यृश्ण ई० में 
मराठा ओर अब्दाली साम्राज्य साथ साथ समाप्त हुए. । 

इस बीच रणुजीतसिंह के सेनापति दीवानचन्द ने मुलतान जीत लिया 
था, ओर रणजीत ने अ्रगक पार कर पेशावर के पास खैराबाद में छावनी डाल 
दी थी। अगले तीन बरस में कश्मीर डेर-गाजीखाँ ओर डेरा-इस्माइलखाँ भी 
जीते गये । सन्‌ १८२३ में मुहम्मद-्ञ्जज़ीम ने पेशावर पर चढ़ाई की । नोशेरा 
पर काबुल नदी के दक्खिन रणजीतसिंह ने उसका सामना किया । नदी के उत्तर 
तरफ के पठान भी जिहाद की घोषणा कर पहाड़ों पर आ जुटे। रणजीत ने 
अपनी सेना का एक अंश मुहम्मद-अजीम के मुकाबले को छोड़ स्वयं काबुल 
नदी पार की । पंजाबी रिसाले का पठानों पर हमला विफल हुआ । तब पठानों 
ने हमला कर पंजाबी पेदल पाँतों को भी गड़बड़ा दिया | किन्तु नेपाली सैनिकों 
की पॉतें उस हमले के बीच चद्घान की तरह डटी रहीं । नदी पार से तोपों की 
मार ने भी पठानों की बाढ़ को रोका । इस बीच पिछली पंजाबी पॉँतें आगे 
बढ़ आई ओर रिसाले ने फिर हमला किया । रणजीत की पूरी जीत हुई (१४- 
३-श्य२३े ई० )। दूसरे दिन पठान फिर इकट्ठ हुए, लेकिन मुहम्मद-अज़ीम 
मैदान से भाग गया था । तब खेबर दर तक रणजीतसिंह ने अधिकार कर लिया । 
येशावर में उसने मुहम्मद-श्र॒ज़ीम के एक भाई को अपना सामन्त नियत किया । 

इसके बाद मुहम्मद-अज़ीम चल बसा ओर उसका भाई दोस्त-मुहम्मद 
काबुल पर राज करने लगा । कन्दद्वार में भी उसके भाइयों का राज था । काबुल 


६६४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


ओर कन्दहार ये दो ही प्रदेश अब इन भाइयों के स्वतन्त्र राज्य में रहे । 
सन्‌ १८१८ में फतहखोाँ के मारे जाने पर अंग्रेजों ने शाह शुजा 





महाराजा रणजीतसिंह द्रबार में 
महाराजा के दाहिने बेठे (१) खडगसिः (२) नोनिद्दालसिंद; सःमने बेठे (१) हीरासिंह 
(२) शेरसिंद (३) गुलःबरसिंः (४) प्रतापसेः; सामने खड़े (१) ध्यानर्तिद (३) सुचेतर्सिद 
समकालीन पंजाबी चित्र, पहाड़ी कलम । 
[ प्रिंस आव वेल्स संग्र० मुम्बई के न्यासपालों के सीजन्य से ] 


को भी अफगानिस्तान पर चढ़ाई करने जाने दिया था। लुधियाने से बहावलपुर 
सक्खर के रास्ते वह शिकारपुर तक बढ़ा और वहाँ से हार कर लौटा था | 


6 १७. पहला आंगल-बरमा युद्ध--हेस्टिंग्स ने ऐैपर३र ई० तक 


१६१७ ] अंग्रेजों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६६५ 


भारत का शासन किया | १८२३ से २८ ई० तक ऐम्हर्टं गवरनर-जनरल रहा | 
उसके शासन-काल में अंग्रेजों ने मारत कीं भाड़ेत सेना से बरमा पर पहली 
चदाई की तथा भरतपुर लिया । 

बरमी लोगों का केन्द्र मध्य इरावती कॉठे में है। वे पहले पगू के तलाईं 
राज्य के अधीन थे। तलाईं उस आग्नेय हृवंश [१,२६४] में से हैं जो बरमियों 
ओर स्यामियों के आने से पहले समूचे परले द्विन्द में फैला हुआ था [५,४६२; 
८,२६२]। अठारहवीं शताब्दी के मध्य में बरमी उठे ओर उन्होंने पगू, स्थाम 
का तनेतइ ( तनेसरीम ) प्रान्त, अराकान राज्य तथा उत्तरी बरमा जीत लिये | 
कुछ विद्रोही अराकानी भाग कर चटगाँव में आ बसे । इन विद्रोहियों की साथ 
ले कर युरोपी लुटेरे मिंठो ओर हेस्टिंग्स के शासनकाल में चटगाँव से अराकान 
पर बराबर छापे मारते। ये लुटेरे अंग्रेजों के पेंडारी थे। सन्‌ १८२२ तक मणिपुर 
ओर असम जीव कर बरमी लोग सिलहट के पूरब के कछार राज्य को जीतने 
लगे | तत्र १८२४ में अंग्रेजी सेना कछार ओर असम में घ्रुसी | साथ ही 
कलकत्ते शोर मद्रास से एक अंग्रेजी फोज ने रंगून पर भी चढ़ाई की। बरमियों 
ने शहर खाली कर दिया था। अंग्रेज़ों ने उसे ले लिया, पर रसद ओर वाहन 
न मिलने से तथा बरमियों के छापों के कारण आगे न बढ़ सके | 

इधर बरमी सेनापति महाबन्धुल चटगाँव जिले में घुसा ओर वहाँ 
अंग्रेजी सेना को कुचल कर आगे बढ़ने लगा । ढाके ओर कलककत्ते में तत्र 
आतंक छा गया | किन्तु रंगून का लिया जाना सुन बन्धुल उधर लोट पढ़ा । 
“ऐसे सेनापति से विशेष डरने की ज़रूरत न थी जिसने (शत्र की) ऐसी 
कठिन स्थिति से लाभ उठाने की न सोची ।?? 

कछार की तरफ से अंग्रेज बरमा में न श्रुस सके, किन्तु उन्होंने समुद्र- 
तट का अरक्षित तनेतइ (तनेसरीम) प्रान्त दखल कर लिया, जहाँ उन्हें रसद- 
सामान काफी मिल गया। १ अप्रैल १८२५ को दोनाबू की लड़ाई में 
महाबन्धुल मारा गया । उसके बाद अंग्रेज़ प्रोम तक जा पहुँचे । जाड़े में अंग्रेज 
सेनापति के राजधानी आवा से चोथे पड़ाव यांडब्ो पहुँच जाने पर सन्धि हुई 
(२-३-१८२६ )। बरमियों ने असम कछार अराकान ओर तनेसरीम प्रान्त 


६६६ भारतोय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


सौंप दिये । 

$ १८, बारकपुर का कत्डे-आम--त्रंगाल में अंग्रेज़ों के भाड़ेत 
भारतीय सिपाहियों को उन दिनों बारकें न मिलती थीं, अ्रपने ख् से कोपड़े 
बनाने पड़ते थे। युद्ध-भूमि तक अपना सामान ले जाने का प्रबन्ध भी स्वयं 
करना पड़ता था। वेतन ५॥) मासिक था। जब्च तक अंग्रेजी राज्य कर्मनाशा 
नदी (बिहार की पच्छिमी सीमा) तक था, वे इसमें कठिनाई न मानते थे | अब 
बारकपुर (कलकत्ते के पास) की रेजिमंट को बरमा-युद्ध के प्रसंग में रंगून जाने 
का आदेश हुआ तो सैनिकों ने पहले तो समुद्र पार जाने से इनकार किया, 
पीछे कहा कि दूना भत्ता मिलना चाहिए.। अंग्रेज प्रधान सेनापति ( “जंगी 
ला2?” ) ने परेड में देशी रेजिमेंट को गोरी फोज से त्रिरवा कर हुक्म दिया कि 
कूच को तैयार हो जाओ या शस्त्र रख दो । उनसे यह भी नहीं कहा कि तोपों में 
अंगूरी छुर्या भरा हे ओर वे छुटने को तैयार हैं । एक बार इनकार करते ही 
उन्हें तोपों से उड़ा दिया गया (१-११-१८२४ ई०) । 

३१९, भरतपुर का पतन--भरतपुर के गढ़ को अंग्रेज सारी शक्ति 
लगा कर भी न ले सके थे, इससे न केवल भारत भर के पत्युत पड़ोसी देशों 
के भी लोगों का दारस बढ़ा था। १८१४ म॑ जब हेस्टिंग्स की घमकी से नेपाल 
के उमराव दब रहे थे तब भीमसेन थापा ने उन्हें यह कह कर प्रोत्साहित किया 
था कि मनुष्य का बनाया छोटा सा भरतपुर गद था, अंग्रेज उसे भी न जीत 
सके, हमारे पहाड़ों को तो भगवान ने अपने हाथों बनाया है ''। अमरसिंह 
ने नेपाल दरबार को जो पत्र लिखा उसमें भी भरतपुर की चर्चा थी। अंग्रेजों 
को अपनी धाक बनाये रखने के लिए. भरतपुर को जीतना आवश्यक लगता 
था। १८२४७ में वहाँ का राजा रणजीतसिंह मरा और उसके उत्तराधिकार के 
दो दावेदार आपस म॑ झंगड़ने लगे | उनमें से किसी ने अंग्रेज़ों को बुलाया 
नहीं, फिर भी अंग्रेज़ों ने भरतपुर को जा घेरा ओर डेढ़ मास के कड़े घेरे के 
बाद गढ को ले लिया (१८-१-१८२६) | इस घटना का प्रभाव बरमा युद्ध पर 
भी हुआ | आवा के राजा ने भरतपुर के पतन का समाचार सुना तो सन्धि पर 
हस्ताक्षर कर दिये। अंग्रेजों के भरतपुर ले लेने से भारत के मुख्य भाग पर 


१९२० ] अंग्रेजों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६६७ 


उनका निर्विवाद आधिपत्य स्थापित हो गया । 
$२०, नेपाल भीमसेन थापा के नेतत्व में" १८१६ की हार के 
बाद नेपालियों को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देनां तथा उनका रेज़िडेंट 
राजधानी में रखना पड़ा था। अंग्रेजों को आशा थी कि दूसरे भारतीय राज्यों 
की तरह नेपाल को भी 
रेजिडेंट द्वारा पडयन्त्रों 
का जाल फैला कर 
क्रमशः अपने चंगुल में 
कर लेंगे | किन्तु प्रधान 
मन्‍्त्री भीमसेन थापा, ने 
उनकी दाल न गलने 
दी। युद्ध में नेपालियों 
की जो नेतिक जीत हुई 
थी उसके बल पर भीम- 
सेन का अंग्रेजों के तइ 
«6 रो बर्ताव बराबर अमिमान- 
हिला हू युक्त रहा । राज्य आधा 
उप हु ञ्ञं हि रह जाने पर भी उसने 
जी 8 गा उसकी आर्थिक ओर 
अमन आप सेनिक शक्ति पहले से 
( समकालिक चित्र ) अधिक बढ़ा ली। युद्ध- 
काल में ही उसने मन्दिरों ओर ब्राह्यणों से अपनी आवश्यकता से अधिक 
जागीरों ओर माफी जमीनों को वापिस देने का अनुरोध किया था। कुछ ने 
देशभक्ति की प्रेरणा से कुछ ने दब कर उस अनुरोध को माना था। युद्ध 
के बाद भी वह प्रक्रिया जारी रही। विदेशी व्यापार की चुज्ली ओर अन्य 
आय-साधनों को भी बढ़ाया गया । उस आय के सहारे भीमसेन ने नेपाल की 
सेना ओर शख्भ्रभण्डारों की संख्या ओर क्षमता बदाई । १८१६ में १० हज़ार 








द्ध्प भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पवे १, 


खड़ी सेना थी, १८१६ में १२ ओर पीछे १५४ हज़ार हो गई । इसके अतिरिक्त 
प्रतिवर्ष पुरानी सेना के एक अंश को विसर्जित कर नई सेना भरती की जाती 
थी। ऐसे निश्वत्त सेनिकों की संख्या जो किसी काल भी बुलाने से फिर आ 
ओर शख््र-सज्जित किये जा सकते, खड़ी सेना से तिगुनी थी। सैनिक गुणों में 
ये सैनिक अंग्रेजों के माह्त भारतीय सैनिकों से कहीं बढ चंद कर थे । १८२५ 
ईं० में भारत के अंग्रेज प्रधान सेनापति ने प्रस्ताव किया कि गोरखालियों को ई ० 
इं० कम्पनी की भाड़ेत सेना में मरती किया जाय । वह प्रस्ताव यह देख कर 
नहीं माना गया कि गोरखालियों में देशभक्ति झी ऐसी भावना है कि 
नेपाल से युद्ध छिड़ने पर वे अंग्रेजों की सेवा छोड़ अपने देशवासियों से 
जा मिलेंगे । 

भीमसेन ने नेपाली सेना में बराबर यह भावना बनाये रक्‍्खी कि हमें 
अपनी खोई हुईं भूमि वापस लेनी है। भारत के दूसरे राज्यों को भी 
अपनी स्वतंत्रता के लिए. उठने को वह बराबर उकसाता रहा । १८१६ म॑ ही 
उसने अंग्रेज़ों से भारत को मुक्त कराने के लिए चीन-सम्राट से अनुरोध किया, 
१८१७ में मराठा राज्यों को उभाड़ा, फिर १८२४ में रणजीतसिंह को उकसाने 
का प्रयत्न किया, ओर अगले वर्ष उसके पास कुछ निश्चित प्रस्ताव भेजे । 


परिशिष्ट द्ः 
बलभद्र की समाधि 


नेपाली लोग छावनी को खलुंगा कहते हैं । नालापानी के पहाड़ पर 
उनका खलंगा था जिसे अंग्रेज़ों ने उस पहाड़ का नाम समझा | वह शब्द 
अंग्रेज़ी से हो कर हिन्दी में आते आते कलुंगर बन गया। देहराबून में उस 
पहाड़ के सामने रिस्पना रो। के बीच एक एकान्त टापू पर जिलेस्पी और 


46 हर कक जय अप समर 3 नमन 5 लरंके३ कक न मन कल बी घरबन+%. 


रौ- बरसाती नदी। यह हरद्वार देहरादन प्रदेश का खड़ी बोली का 


वन 


शब्द 


परि० ८ ] बलभद्र की समाध ६६६ 


अलभद्र की स्मारक दो सीधी-साथी समा अंग्रेजों ने साथ साथ खड़ी कीं । 





देदरादून में बलभद्र ओर जिलेस्पी की समाथे; पीछे नालापानी का पहाड़ । 
ग्रन्थकार द्वारा फ़ोटो । 


दक्खिन तरफ की समाध के पूरव ओर यह लेख खुदा है-- 
[॥॥5 ॥5 ॥२5७९८श585) 

35 2 7805 (7 २:५7: 
#02 0प72 5%॥ »&५। 30५5२५ ७१५ 
50॥.850॥7)7)छ२ 
(जी >राएओार (४7 ॥: 7एारा 
20 5 छा२8५४६ 500शद+85 
१४/।९0 १/+ारा: 27:0२ 8२१०5 
/।]॥ 7 ॥४ ॥[5 55२५४॥९६ 
57 श्प्शुघ्त्ा 535॥+ 
5ज707 7009%/३ । ६७ 77॥२ २७)२॥५५ 
0 न 29 ७०७४४ 
358/ 87(5॥903 23[२|॥|].:२%/ 


७०० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १०- 


अर्थात्‌-यह लेख हमारे वीर प्रतिद्वन्द्दी गद के नायक बलभद्र और उसके: 
उन बहादुर गोरखों के प्रति आदर का भाव प्रकट करने के लिए. खोदा गया 
जो बाद में रणजीतसिंह की सेवा में रहते हुए अफगान तोपखाने के मुकाबले 
में सबके सत्र अपनी पाँतों में जूकते बीरगति को प्राप्त हुए । 
जैसा कि ऊपर [ $ १४ में ] दिये विवरण से प्रकट है, नोशेरा की 
लड़ाई में, जिसमें बलभद्र और उसके साथियों ने बीरगति पाई, अफ़गानों का 
कोई तोपखाना नहीं था, रिसाला ही था | इस अ्रंश में इस अभिलेख में थोड़ी 
चूक हुई है। 
अभ्यास के लिए प्रश्न 

१ मेसूर पर अंग्रेजों का अधिकार कब केंसे स्थापित हुआ ? उसका मराठा 
साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा १ 
..._ २, वेल्जली की “आश्रित सन्धि? का स्वहप क्या था ; हैदराबाद के निजञ्ञाम ने 
वैसी सन्धि किन दशाओं में की ? और बाजीराव श्य ने किन दशाओं में ? गायक्रवाड 
आर भोंसते ने कब किन दशाओं में ? होछठकर ने ? शिन्दे ने कब कैसे की ओर केसे. 
उससे मुक्ति पाई १ 

३, दूसरा अंग्रेज़-मराठा युद्ध किन दशाओं में हुआ १ उसका विवरण दीजिए । 
उस युद्धसे भारत की राजनीतिक स्थिति में क्या परिवत्तन हुए? 

४. यशवन्तराब होव्ठकर अंग्रेजों से किन दशाओं में लड़ा ? उसके युद्ध का 
विवरण लिखिए। भारत की राजनीतिक स्थिति पर यशवन्तराब के युद्ध का क्‍या 
प्रभाव हुआ 

५, नेपालियों ने अलमोड़े से चम्बे तक के प्रदेश कब केसे जीते १ 

६. नेपाल और अग्रेज़ों के बीच १८०१ में व्यापारिक सन्बि का प्रध्ताव किन 
दशाओं में हुआ १ वह प्रस्ताव सफल हुआ या विफल : क्यों और कैसे १ 

७ दूसरे और तीसरे अग्रेज़-मराठा युद्ध के बीच मराठा साम्राज्य को भीतरी दशा 
केसी रही ? कारण सहित स्पष्ट को जिए । 

८. रणजीतसिंद और अंग्रेजों के बीच अप्रैल १८०६ में अमृतसर में जो सम्धि 
हुई उसका मुख्य अभिश्राय क्या था १ किन दशाश्रों में कैसे वद सम्धि हुईं १ 

६. रणजीतर्तिंद ने (अ) कोट-कांगड़ा (इ) कोदेनूर हीरा (उ) अटक का किला 
ओर (ऋ) पेशावर कैसे पाया £ 

१०. नैपोलियन की भारत पर चढ़ाई की आशंका कब कैसे उपस्थित हुईं ! और 


१६४१-२० | आअंग्रेज़ों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ७०१ 


कैसे दूर हुई ? अंग्रेज़ों ने नैपोलियन के मुकाबर के लिए भारतीय सेना का कब कहाँ 
उपयोग किया १ 

५१, नेपाल ओर अंग्रेज़ों के बोच युद्ध क्यों हुआ १ दोनों में विवाद किस बात पर 
था ? उस विवाद का शान्ति से निपटारा क्‍यों न हो सका १ 

१२. नालापानी की लड़ाई का विवरण लिखिए । 

१३, अंग्रेज-नेपाल युद्ध की मुख्य घटनाओं का विवरण दी जिए । 

१४. अमरसिंह थापा ने (अ) मार्च १८१५ में नेपाल दरबार को अंग्रेज़ों से सन्धि- 
प्राथना न करने की सलाह क्‍यों दी ? (इ) दिसम्बर १८१४ में प्रस्तावित अंग्रेज-नेपाल. 
सन्धि के किस अंश पर क्या आपत्ति की १ 

१५. सन्‌ १८०१ से १८१५ तक अंग्रेजों ने नेपाल के किस किस राज्याधिकारी 
की किस किस दशा में घूस दें कर खरीदने का यत्न किया ? फल क्या हुआ १ इसे देखते 
आप उन्नीसवीं शताब्दी आरम्भ के नेपाली चरित्र के बारे में क्या परिणाम निकालते 
हैं! और अंग्रेज़ी राज्यव्यवहार (डिप्लोमेसी) के बारे में ? 

१६. “अंग्रज्ञों को इस योजना ओर मराठों की मनोत्त्ति की देखते ६ए कहना 
पड़ता है कि यद युद्ध नहीं, बड़ा शिकार था? तीसरे अंग्रेज-मराठा युद्ध क विषय में यद 
बात क्‍यों कही गई है ? विवरण दे कर स्पष्ट कीजिए । 

१७, महादजी शिन्दे सन्‌ १७६२ में दिल्‍ली से पूना क्या सन्देश से कर आया 
था १ १७६५ से १८१८ ई० की घटनाओं का क्रमिक निदशन कर बताइए कि उस सन्देश 
के आदश के अनुसार मराठे कब कब अपना कत्तंव्य करने से चूक गये १ और कब कब 
कक से ठीक उलटा आचरण किया ? 

८, बारकपुर के कत्लआम ( १८२४ ) से अंग्रज्ों की भाड़ेत भारतीय सेना की 
आंथक मानसिक स्थिति पर क्या प्रकाश पड़ता है ? 

१६, ऐतिद्ासिक यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि अमरिंदर थापा का इतिहास में 
वही स्थान हे जो मेवाड़ के महाराणा प्रतापर्तिंट का। किन बातों में दोनों की समानतः 
है? और किन बातों में अ्मरसिंह की तुलना महाराणा साँगा और महाराणा कुम्भा से 
की जा सकती है ! 

२०, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए (१) जमानशाह (२) राजराजेश्वरी 
(३) अमी रखो (४) मौनसन (५) क्ृष्णाकुमारी (६) १८१४-१६ के युद्ध में नेपालियों 
के गढ़ और शल्लात्न (७) जेम्स टोड (८) रणजीतसिंह की सेना (£) महाबन्धुल 
(१०) नौशेरा की लड़ाई, माचे १८२३ (११) भरतपुर गढ़ १८०४, १८२५-२६: 
(१२) रणजीतसिंह और नेपाली । 


अध्याय २ 


भारत में अंग्रेज़ी भूमि-बन्दोबस्त शिक्षा ओर कानून 
( १७६६-१८३६ ई० ) 


$१. भारत में अ ग्रेज़ी भूमि-बन्दोबस्त और स्थानीय शासन 
की बुनियाद--क्लाइव ओर वारन हेस्टिंग्स के पहले विजयों के बाद उनके 
सामने देश के प्रबन्ध ओर ज़मीन के बन्दोबस्त के प्रश्न आये तो उन्हें कोई 
पद्धति न सूक पड़ी, ओर वे साल-ब-साल मालगुजारी को नीलाम करते रहे । 
कोनंबालिस ने बंगाल त्रिहदार और बनारस में जमीन का स्थायी बन्दोबस्त किया 
ओर शासन का ठाँचा खड़ा किया। आन्‍्ध्र देश के “उत्तरी सरकारों? (तट 
के जिलों ) में तब भी पुराने तरीके से मालगुजारी नीलाम होती रही । 

सन्‌ १७६२ ई० में कीर्नवालिस को टीपू से मलबार ओर बारामहाल 
( सेलम कृष्णागिरि ज़िले ) मिले । बारामहाल का बन्दोबस्त एक फोजी अफसर 
को सौंपा गया । ठोमस मुनरो उसका सहायक था। वेल्जली के शासनकाल 
में टीपू के राज्य में से कन्नडः तट कोयम्बतूर ओर नीलगिरि कंपनी ने ले लिये ; 
'निज्ञाम की तुंगभद्रा के दक्खिन के वेल्लारि अनन्तपुर कडप जिले मिले, 
जो उसने अंग्रेजों को दे दिय। फिर तांजोर ओर आरकाट राज्य दखल किये 
गये। इन प्रदेशों में से अधिकांश का बंदोबस्त टोमस मुनरो ने ही किया । 
बाद में मद्रास अहाते के शासन का संघटन उसी को सॉपा गया, ओर सन्‌ 
१८२० से १८२७ तक वह मद्रास का गवर्नर रहा । 

वेल्जली के अधीन काम सीखने वाले नवयुवकों म॑ मॉटस्ट्आर्ट 
एल्फिन्स्टन, जोन मालकम ओर चाल्स मेटकाफ थे । इनके कार्यक्षेत्र क्रमशः 
महाराष्ट्र मालवा ओर दिल्ली रहे । 

एल्फिन्हटन सन्‌ १८१६ से १८२७ तक मुम्बई का गवर्नर रहा; उसके 
खाद उसी पद पर मालकम ने काम किया | वेल्ज़ली ने अभ्रवध के नवाब से 
इलाहाबाद फरुखाबाद ओर रुहेलखंड के इलाके लिये, तथा इठावे से पच्छिम 


२६२] भारत में अंग्रेज़ी भूमि बन्दोबस्त शिक्षा ओर कानून ७० है 


के जमना तट के जिले शिन्दे से जीते । पहले इनका शासन बंगाल के अधीन 
रहा । १८३४ ई० से आगरे का अलग प्रान्त बना तो मेटकाफ उसका पहला” 
गवर्नर नियत किया गया । 

विलियम बेँटिंक सन्‌ १८०३ से १८०७ तक मद्रास का गवनर था। 
वेल्लूर में सिपाहियों का एक बलवा होने पर उसे पदच्युत किया गया। सन्‌ 
श्यर८ में उसे भारत का गवनर-जनरल बना कर भेजा गया । उसके बाद एक 
बरस ( १८३५-३६ ई० ) मेटकाफ उस पद पर रहा | टोमस मुनरो ने मद्रास 
में जिस शासन-योजना का विकास किया, प्रायः उसी का अनुसरण एल्फिन्स्टन 
ने मुम्बई में किया, और फिर उन दोनों की नीति का बेंटिंक ने समूचे भारत. 
पर प्रयोग किया । 

$ २. दविखिन और पूर्वी भारत में रैयतवार और ज़मोंदारी 

रोबस्त--बारामहाल का मालगुजारी-बन्दोबस्त करते हुए. मुनरो ने यह 

देखा कि वहाँ ज़मींदार नहीं हैं | उसने वहाँ सीधा किसानों से बन्दोबस्त किया । 
तत्र से उसका क्रुकाव रैयतवार अर्थात्‌ किसानों से सीधा बन्दोबस्त करने की 
तरफ हो गया | 

कम्पनी हर इलाके को अधिक से अधिक दुहदना चाहती थी। माल- 
गुजारी जितनी बढ़ सके बढदाई जाती और उसे सख्ती से बसूल किया जाता।' 
मलबार में अंग्रेज अफसरों द्वारा ऐसा किये जाने पर वहाँ के राजाओं! और 
नायर सरदारों ने विद्रोह किया । उस विद्रोह को कड़ाई से कुचला गया | यों 
धीरे धीरे मलबार से ज़मींदार प्रायः लुप्त हो गये | 

तांजोर के किसान अपने मुखियों द्वारा राजा को मालगुजारी दिया करते 
थे। ये मुखिया पट्कदार कहलाते ओर धीरे घीरे जमींदार बनते जाते थे। 
अंग्रेजों ने सीधे किसानों से बन्दोबस्त किया जिससे पट्टकदारों की सफाई हो गई | 

आरकाट के इलाकों में अनेक छोटे सरदार थे। उनकी जागीरें पालयम_ 
और वे पालयगार कहलाते थे। ये पुराने कालों के गाँवों के मुखिया या राज्या- 
धिकारियों के वंशज थे जो नवाब के अ्रनिच्छुक सामन्‍्त बन गये थे। अनेक 
राजविश्लवों के बीच यही देश के वास्तविक शासक रहे थे। इनकी सामरिक 


७०४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ प्व॑ १० 


शक्ति भी काफो थी। नवात्र मुहम्मदअली ने इनके दमन के लिए अनेक बार 
अंग्रेजों से मदद ली । अंग्रेज़ों को भी इन्हें कुचल देना अभीष्ट था। सन्‌ १७६६- 
१८०० ई० में इनकी अपने अपने गाँवों से बाहर की ज़मीनें जब्त करके बाकी 
जमीनों पर एकाएक ११७ फी सदी मालगुजारी बढ़ा दी गई। इसपर इन्होंने 
विद्रोह किया तो इनकी जागीरें जब्त की गईं और बहुतों को फाँसी चढ़ा दिया 
गया। मुनरो ने लिखा-- कोई आवारा राजा सिर उठायेगा तो मैं उसे ठीक 
कर दूँगा ।? सन्‌ १८०२-३ में बचे-खुचे पालयगारों के साथ स्थायी ज़मीदारी 
बन्दोबस्त ओर बाकी इलाकों में रैयतवार बन्दोबस्त किया गया । 

उत्तरी सरकारों” अर्थात्‌ आन्भ्रटट के जिलों में सन्‌ १८०२ से १८०५ 
तक लोर्ड वेल्जली ने जमींदारों से स्थायी बन्दोबस्त करा दिया | वहाँ बहुत सी 
हवेली” अर्थात्‌ राजकीय ज़मीनें भी थीं। उनकी चकबन्दी करके उन चकों की 
जमीदारियाँ नीलाम कर दी गईं । पुराने ज़मींदार तो पुराने स्थानीय शासक थे 
ओर पुरानी परम्परा से चलते थे। पर इन नये ज़मींदारी खरीदने वालों ने 
केवल नफे के ख्याल से पूँजी लगाई थी, इसलिए ये किसानों से अधिक से 
अधिक लगान लेने लगे । 

मद्रास के अधिक भागों में किसानों से सीधा बन्दोब्रस्त करने का उद्देश 

यह नहीं था कि किसानों के पास उनकी पूरी कमाई बनी रहे, प्रत्युत यह कि 

उपज का जो हिस्सा ज़मींदार ले जाते, वह भी कम्पनी को मिले। रैयतवार 
बन्दोबस्त में भी किसान को ज़मीन का मालिक न माना गया था | ईस्ट इंडिया 
कम्पनी खुद मालिक बन बैठी थी, और मालिक अपनी पूँजी से जिस नफे की 
आशा करता है, भारत के खेतों से वह नफा वह स्वयं लेना चाहती थी। किसान 
उसकी दृष्टि में उसकी ' रैयत” थे, जिन्हें मज़दूरी भर मिलनी चाहिए. थी। इस 
प्रकार इस पद्धति में हाकिम किसी रैयत को जो खेत सौंप दे, उसका जिम्मा उस 
'रैयत को लेना ही पड़ता था। बाद में नफा न होने से यदि वह खेत को छोड़ 
कर भागे भी, तो उसका पीछा करके उसे पकड़ा जाता । एक एक कलक्टर के 
लिए, डेद डेट लाख किसानों के साथ बन्दोब॒स्‍्त करना सम्भव न था | इसलिए 
छोटे अमले किसानों पर मनमानी करने लगे । 


:२६२] भारत में अंग्रेजी भूमि-बन्दोबस्त शिक्षा और कानून ७०५ 


किसानों की दृष्टि से ज़मींदारी ओर रेयतवार दोनों बन्दोबस्त एक समान 
थे। एक में ज़मीदार ज़मीन के मालिक बन बैठे थे और दूसरे में कम्पनी; 
किसान दोनों दशाओं में मालिक के बजाय “ रैयत” बन गये थे। पुराने जागीर- 
दार वास्तव में स्थानीय शासक थे, और जिन किसानों से वे वसूली करते थे, 
ज़मीन के मालिक वही थे । जागीरदारों की शासन-शक्ति अंग्रेज़ों ने तोड़ दी। 
किन्तु इसके बावजूद बंगाल-बिहार में जब कोनंवालिस ने उन जागीरदारों के 
साथ ज़मीन का बन्दोबस्त किया तब उसका अथ केवल यह था कि स्थानीय 
शासन के कार्य में से वसूली का काम उन्हें सोंपा गया जिसके बदले में उन्हें 
१० प्रतिशत कमीशन दिया गया | जिन लोगों के साथ बन्दोबस्त किया. गया, 
वे प्रायः मालगुजारी-वसूली को नीलामी में खरीदने वाले ठेकेदार थे। किन्तु 
धीरे धीरे उनका वह वसूली का ठेका ज़मीन की मिलकियत बनता गया और 
“ीलाम खरीदने वालों ने जो शक्तियाँ हथिया लीं, उनके कारण किसानों के 
'पास किसी अधिकार की परछाँढी भी नहीं बची, ओर खुशहाल ओर समृद्ध 
कृषक जनता दरिद्रता की सबसे निचली सतह पर जा गिरी ।? 

उस काल मद्रास के मालगुज़ारी दफ्तर (बोड आव रेवेन्यू ) ने 
ऐसा प्रस्ताव किया जिससे वहाँ के किसानों को उस गडढे में गिरने से बचाया 
जा सकता था। भारतवर्ष में तब तक सब जगह गाँवों की पुरानी पंचायतेँ 
बनी हुई थीं। मद्रास बोड का प्रस्ताव था कि सरकार प्रत्येक गाँव की पंचायत 
से मालगुज़ारी का स्थायी बन्दोबस्त कर दे, ओर गाँव के भीतर उसका बैँंटवारा 
तथा उसकी वसूली सत्र पंचायत पर छोड़ दे | इससे किसानों की मिलकियत भी 
नष्ट न होती और स्थानीय स्वशासन भी उनके हाथों में श्रना रहता। किन्तु 
मुनरो के प्रभाव से यह प्रस्ताव स्वीकृत न हो पाया, और मद्रास प्रान्त में जहाँ 
जहाँ ज़मींदारों से स्थायी बन्दोबस्त न हो चुका था, सन्‌ १८२० में वहाँ अस्थायी 
रैयतबार बन्दोबस्त कर दिया गया, ओर उपज की ४५, ५०, ५५४ फी सदी तक 
मालगुजारी तय की गई | पीछे मुनरो ने इस दर को घटा कर उपज का तिहाई 
क्र दिया । 

मुम्बई का विशाल प्रान्त तीसरे अंग्रेज़-मराठा युद्ध के बाद बना] वहाँ 


७०६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पवे १० 


भी अनेक जगह कृषक ही ज़मीन के मालिक थे, जो मिराशी या मिराशदार 


(4०% ७+-००३५ ७०» हबेक७ ९५७०-०५ 


बन (जक+न के. कीओलन जलन (पल पटल के अककननथ >-" 


कहलाते थे जंहाँ जागीरदार थे, उनकी शक्ति तोड़ने की भरसक चेष्टा की गई । 
गाँवों की पंचायतें सब जगह थीं, जो “आत्म-परिपूर्ण छोटे छोटे राज्य जैसी 
थीं ।?? एल्फिन्स्टन ने मालगुजारी का बन्दोबस्त तो सीधा कृषकों से कराया 
( १८२४-२८ ई० ), पर वसूली का काम गाँव के मुखियों को सौंप दिया। 
इससे वे मुखिया सरकारी नौकर बन गये | पंचायतों के हाथ में कोई सामूहिक 
काय न रह जाने से वे धीरे धीरे लुप होती गईं । 

मुम्बई प्रान्त के इस बन्दोबस्त में बहुत गलत माप और पैदावार के बढ़ाये 
हुए अन्दाज़ के आधार पर उपज की ५४ प्रतिशत मालगुज़ारी नियत की गई । 
कृपकों को भयंकर यातनाएँ दी गईं; वे घर छोड़ भागने लगे । सन्‌ १८३५ में 
विंगेट ने फिर ३२० बरस के लिए बन्दोबस्त किया, जिसमे माप तो टीक किया 
गया, पर कर को दर ऊँची ही रही । किसान अपनी ज़मीन बचाने के लिए 
सूदखोर महाजनों के पंजों म॑ फँसते गये | 

६३, उत्तर भारत और उड़ीसे का महालवार बन्दोबस्त-- 
अवध के नवात्र के सोपे हुए इलाके सन्‌ १८०१ में सात जिलों में बॉँटे गये, 
ओर उनकी मालगुजारी एकदम २०-३० लाख रुपया वार्षिक बढ़ा दी गई। 
यह घोषणा की गई कि १० बरस बाद स्थायी बन्दोबस्त किया जायगा। सन्‌ 
१८०३ में शिन्दे से जीते हुए इलाके के ५ जिले बनाये गये ओर वहाँ भी 
वैसी ही घोषणा की गई । उस युद्ध ओर मालगुजारी बढ़ाने का परिणाम सन्‌ 
१८०४ का दुभिक्ष हुआ | 

मिंगो और हेस्टिंग्स दोनों ने अपने अपने शासन-काल में इन इलाकों 
में स्थायी बन्दोबस्त कर डालने का अनुरोध किया । किन्तु कम्पनी के डाइरेक्टरों 
ने फैसला किया कि वैसा न होगा | 

यह फैसला हो जाने पर सन्‌ १८२२ मे उत्तर भारत के तथा भोंसले से 
जीते गये कटक प्रदेश के मालगुजारी-बन्दोबस्त के लिए. यह योजना बनाई गई कि 
कुल जमीन-मिलकियत की जाँच की जाय, ओर एक एक “महाल” पर अर्थात्‌ 
जायदाद की एक एक इकाई पर सरकारी “जुम्मा?? तय कर दिया जाय | जहाँ 


२६४] भारत में अंग्रेज़ी भूमि-बन्दोबस्त शिक्षा ओर कानून ७०७ 


जमींदार हों वहाँ जमींदारों से, ओर जहाँ किसानों की जमीनें हों वहाँ गाँव के 
मुखियों से बन्दोबस्त किया जाय। इन मुखियों 
का कलक्टर के रजिस्टर में नम्बर रहता, इससे 


ही ये नम्बरदार कहलाये । 
री] रु 
जा यह योजना भी एक अरसे तक सफल न 


हुईं। सरकार की माँग इतनी अधिक थी कि 
किसान ओर जमींदार दे न पाते थे। मिल- 
कियत की जाँच में लोग सहयोग न देते थे । 
सन्‌ १८३० में मेटकाफ ने प्रस्ताव किया कि 
पंचायतों को बनाये रक्खा जाय और व्यक्तिशः 
किसानों से बन्दोच्रस्त न किया जाय | सरकार 
ल्‍ली में अंकि न्र व्किनेम लगु 
है हे हि कील अनुसार रौबर्ट बर्ड ने सन्‌ १८३३ से १८४६ 
तक इन इलाकों का ३० साल के लिए 


पट 





बन्दोत्रस्त किया | 

$ ४. हिमाचल में कुली-उतार और बेगार---नेपालियों से लिये 
गये पहाड़ी प्रदेशों के मालगुजारी बन्दोत्रस्त में बेगार ओर 'कुली-उतार” को 
भी मालगुजारी का अंश बना दिया गया | पहाड़ी प्रदेशों में दौरा करने जब 
कोई सरकारी अधिकारी आय, तत्र प्रत्येक मालगुजारी देने वाले पर स्वयं कुली 
बन कर अथवा अपने आश्रित मजदूरों द्वारा उसका बोभझा दढोने ढुवाने की 
जिम्मेदारी डाली गई, जो उन्हें बारी बारी निभानी पड़ती | जिस गाँव में से 
अधिकारी गुजरें या जहाँ डेरा डालें वहाँ के लोगों को बेगार में सब तरह का 
रसद-सामान भी उनके लिए मोहस्या करना पड़ता। न केवल अ्रधिकारी 
प्रत्युत गोरे यात्री भी इस प्रथा का लाभ उठाते, और जब कोई साहब? पहाड़ 
में जाता, पचासों मजदूर एक पड़ात से दूसरे पड़ाव तक उसका सामान-- 
कमोड तक--सिर पर दो कर ले जाते | यों यह एक तरह की गुलामी प्रथा 

भा००« ४४ 


७०८ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पव्व॑ १० 


मालगुजारी-बन्दोबस्त में शामिल कर दी गई । 

५५, दक्खिनी बुन्देलखंड का मालगुज़ारी बन्दोबस्त-- सागर 
और नमंदा प्रदेश” अर्थात्‌ सागर दमोह जिलों सहित नमंदा का बुन्देली- 
भाषी काँठा सन्‌ १८१८ में अंग्रेज़ी शासन में आया । सन्‌ १८६१ तक उसका 
शासन कभी सीधा भारत-सरकार के ओर कभी उत्तरपब्छिमी प्रान्त ( आ्राधुनिक 
उत्तर प्रदेश ) के अधीन रहा | शुरू में वहाँ त्रिवार्षिक और पंचवार्षिक बन्दो- 
बस्त होता रहा । मराठा सरकार जितनी मालगुजारी लेती थी, अंग्रेज़ों ने एक- 
दम उससे सातगुनी कर दी । सन्‌ १८१५-३६ में २०-वार्षिक बन्दोबस्त किया 
गया, पर मालगुजारी की दर तब भी मराठा दर से तिगुनी रही। फल यह 
हुआ कि “परगने मानो मुर्दा हो गये । ऐसी बरबादी हुई कि मानव जीवन के 
चिह्न न दिखाई देते थे ।?” 

$ ६. राजस्थान में अ प्रेज़ों के खड़े किये जागीरदार--१८१८ 
के बाद राजस्थान में अजमेर को अंग्रेज़ी शासन का केन्द्र बना कर ओक्टर- 
लोनी को वहाँ का मुख्य कामदार ( एजंट-जनरल ) तथा .ोंड ओर मालकम 
को उसके अधीन 'राजपूताने! ओर मालवे का राजनीतिक कामदार (पोलिटिकल 
एजंट) नियत किया गया | शिन्दे का स्वतन्त्र राज्य इनके पड़ोस में अभी बना 
था | यह देखते हुए अंग्रेजों ने अपना पक्ष इृढ करने की खातिर उन सब लोगों 
का अपने कब्जे की जायदादों पर अधिकार मान लिया जो पिछली अव्यवस्था 
का लाभ उठा कर जहाँ तहाँ ज़मीनों या गाँवों के मालिक बन बैठे थे। इस 
प्रदेश में अपने अनेक पिटठुओं को. अंग्रेज़ों ने दूसरे अंग्रेज-मराठा युद्ध के बाद 
जागीरें और रियासतें दिलाई थीं और अरब भी बैसा ही किया। हाड़ोती 
( कोटा-बूँ दी ) की जनता ने पहले यशवन्तराव होब्ठकर का फिर पेंदारियों का 
साथ दिया था। वहाँ के लोगों का मराठा राज्यों से सम्बन्ध काट देने की दृष्टि 
से हाड़ौती के दक्खिनी छोर का राज्य टौड ने अंग्रेजों के पिद्ठ जालिमसिंह 
भाला को दिला कर उस प्रदेश का नाम भालावाड़ रख दिया। इसी प्रकार 
दोंक के नवाब अमीरखोाँ को सिरोंज जैसे नाकेबन्दी के प्रदेश सोंपे । 

6.0, अ प्रेज़ी शासन-ढाँचा और गाँव-पंचायतों का हृटना-- 


२६७] भारत में अग्नेजी भूमि-बन्दोबस्‍्त शिक्षा ओर कानून ७०६ 


कौनंवालिस का चलाया शासन-ठाँचा सफल न हुआ था । मिंयो और हेस्टिग्स 
के शासनकाल में बंगाल-बिहार के जिलों के जिलों पर डाकुओं का स्वच्छुन्द 
राज बना रहता था। अंग्रेज़ राजकर्मचारी देश से अ्रपरिचित होने के कारण 
शासन ओर न्याय का काम न चला सकते थे । 

मद्रास में अब शासन के पुनःसंधघटन का काम भी टोमस मुनरो को 
सौंपा गया। मुनरो ने ये प्रस्ताव किये कि (१) गाँव-पंचायतें फिर से संघटित कर 
गाँवों में पुलिस का प्रबन्ध उन्हीं को सॉप दिया जाय (२) न्याय-विभाग में 
भरसक देशी जज नियुक्त किये जाये ओर (३) कलक्टर को मजिस्ट्रेट के अधि- 
कार भी दिये जायें । 

उसकी पहली बात न मानो गई । दूसरी बात अंशतः मानी गई ओर 
छोटे पदों पर देसियों की नियुक्ति होने लगी । तीसरी बात को कम्पनी के डाइ- 
रेक्टरों ने उत्सुकता से स्वीकार किया | उन्हें अपनी आमदनी से मतलब था, 
इसलिए मालगुजारी वसूल करने वाले हाकिमों के हाथ में अधिक से अधिक 
शक्ति देना उन्हें पसन्द था। बाद में बेंटिंक ने यह योजना समूचे भारत के 
लिए जारी कर दी । 

बम्बई का शासन-संघटन एल्फिन्स्टन ने किया। उसने अंग्रेजों के 
चलाये हुए. कुल नियम-कायदों को स्प्रतिबद्ध कर दिया | मुनरो की तरह उसने 
भी छोटे पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने की नीति पकड़ी | उसने शिक्षा 
फेलाने की भी कोशिश की । उस काल की श्रनेक ग्राम-पंचायतें पाठशालाएँ: 
भी चलाती थीं। उसने उन शालाओं को पुस्तकें छुपवा कर देने का प्रबन्ध 
किया । किन्तु वे पंचायतें स्वयं लुप होने जा रही थीं। 

बेंटिंक ने अपनी गवर्नर-जनरली में मुनरो ओर एल्फिन्स्टन का अनु- 
सरण करते हुए भारतीयों के लिए. छोटे पद खोल दिये | मालगुज़ारी की दर 
बेंटिंक ने सब जगह कम की । तब्न तक देश के भीतरी व्यापार पर जगह जगह 
चुगी लगती थी। बेंटिंक ने बंगाल से कुल चुंगी-चोकियाँ उठा दीं। समूचे 
भारत के रास्तों पर तब ठग लोग यात्रियों को लूटते मारते थे। बँटिंक ने कनंल 
सलीमन को उनके उन्मूलन का काम दिया। तब तक फारसी अदालती भाषा 


७१० भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पव॑ १० 


थी। बेंटिंक ने अंग्रेजी ओर प्रान्तीय भाषाओं को वह स्थान दे दिया । 

पिछले युगों के स्थानीय शासन में जागीरदारों के साथ साथ गाँव- 
पंचायतों का भी हाथ रहता था। गाँव के भीतर मालगुजारी का बैँय्वारा ओर 
उगाहना, अपराधियों को पकड़ना आदि सभी सामूहिक कारय वही करती थीं। 
अंग्रेजी शासन में उनके हाथ में कोई अधिकार ओर दायित्व न रह गया, जिससे 
वे धीरे धीरे मिटती गई । 

$ ८. नमक और अफोम का एकाथिकार--कम्सनी ने जो भी नया 
प्रदेश पाया वहाँ क्नाइव की नीति का अनुसरण करते हुए. नमक और अफीम 
के कारोबार पर अपना एकाधिकार रक्खा | बँटिक ने अपनी गवर्नर-जनरली में 
नमक पर कम्पनी का एकाधिकार मानते हुए राजस्थान की साँभमर भील और 
सॉभर जिले पर भी कब्जा किया, पर उससे मारवाड़ ओर जयपुर में व्यापक 
विद्रोह हुआ और एक अंग्रेज मारा गया | तब वह कब्जा छोड़ना पड़ा | 

8९, भारत में 000 2/26048/0%४ ग्रेज़ी शिक्षा की बुनियाद-मभारत के राज्य- 
कर्ता देश में-थिद्या' की उन्नति करना आर विद्या चलाना अपना कत्तंभ्य 
मानते थे । जब्न ई० इं० कम्पनी के हाथ भारत के अनेक प्रान्तों का शासन 
आरा गया तब उसपर भी यह ज़िम्मेदारी पड़ी। तदनुसार कलकत्ते में एक 
“पदरसे? को स्थापना सन्‌ १७८७४ में ओर बनारस में पाठशाला! ( संस्कृत 
कालेज ) की स्थापना १७६१ में ही की गई थी। भारत म ऊँची शिक्षा तन 
तक प्राचीन भापाओं अथांत्‌ संस्कृत फ़ारसी अरबी के वाडममयों द्वारा होती 
थी। सो उस मदरसे ओर पाठशाला में इन्हीं की शिक्षा का प्रतन्ध किया गया। 

भारत की गाव-पंचायतें भी पाठशालाएँ चलातीं जिनमें स्थानीय भाषा 
से आरंभिक शिक्षा दी जाती थी । कोई कोई गाँव ऊँची शिक्षा देने वाली 
पाठशालाएँ भी चलाते थे। सन्‌ १८३७ में देखा गया कि बंगाल में एक लाख 
से अधिक गाँव-पाठशालाएँ हैं। हमने देखा है [ ऊपर $ ७ ] कि एल्फिंस्टन 
ने भुम्बई में पुरानी गॉव-पाठशालाओं को ही छुपी पुस्तकों के रूप में सहायता 
देना आरम्म किया था । उसी काल बंगाल में भी कई संस्थाओं और व्यक्तियों 
ने गॉव-पाठशालाओं के लिए बँगला पुस्तकें छुपवाना आरम्भ किया | 





२३६६] मभासत में अंग्रेजी भूमि-बन्दोबस्त शिक्षा ओर कानूत ७११ 


हमने यह भी देखा है [ ६, ११ $ ५ ] कि रघुनाथ हरि .नवलकर ने 
अठारहवीं शताब्दो में ही यह पहचान लिया था कि युरोप के नये ज्ञान को 
भारतीय जनता तक पहुँचाये बिना भारत की गति नहीं है । बंगाल में उन्नीसवी. 
शताब्दी के आरम्म में राममोहन गाय नामक सुधारक हुआ ( १७७४-१८३३ 
ई० )। उसने भी रघुनाथ हरि की बात दोहराते हुए भारतीयों के उद्बोधन का 
ह मार्ग बताया कि उन्हें नये युरोपी विज्ञान की शिक्षा अपनी देसी भापाश्रों 
द्वारा दी जाय | राममोहन का पिछला समकालिक बालशास्री जांभेकर था 
( १८१२-१८०६ ई० )। उसने तेरह बरस. की आयु में ही संस्कृत शास्त्रों का 
अच्छा अभ्यास कर लिया था। उसके बाद एल्फिस्टन के प्रोत्साहन से अंग्रेजी 
फ्रांसीसो ओर लातीनी सीख कर युरोप के नये गणित ओर ज्योतिष का गहरा 
अध्ययन कर इन विपयों पर मराठो में पहले ग्रन्थ लिखे, एल्फिस्टन के चलाये 
शिक्षा-विभाग में सेवा कर जी-जान से अपने प्रांत में शिक्षा-प्रसार का यत्न 
किया, अपने देश के इतिद्यास-पुरातत््व की ओर भी ध्यान दिया, तथा बंगला 
फारसी गुजराती और कनन्‍नड भी सीख कर मराठी में पहला साप्ताहिक ओर 
मासिक पत्र निकाला | 
भारतीयों की शिक्षा का सच्चा मार्ग यही था। यदि इस प्रकार की 
शिक्षा बढती चलती तो कुछ ही काल में भारतीयों की मोहनिद्रा टूट जाती ओर 
वे आँखें खोल कर यह भी देखने लगते कि हमें मुट्ठी भर विदेशियों ने 
हमारे ही भाइयों की सेना ओर हमारे ही साधनों से बाँध रक्‍्खा है । वे अपनी 
पिछली हारों के कारण को पहचान कर नई युद्ध-त्रिद्या को भी सीखने का प्रयत्न 
कर सकते थे । उस दशा में अंग्रेजी साम्राज्य भारत में अधिक काल न टिक 
सकता | ऐसी बात थी तो एहल्फिस्टन जेसे अंग्रेजी साम्राज्य के स्थापक 
[१०, १३४ १०, १५; ऊपर $$ १, २, ७ | ने क्यों इस प्रकार को शिक्षा को 
बढ़ावा दिया ? इसका उत्तर यह है कि एल्फिस्टन ओर उस जैसे अन्य अंग्रेज 
राजनेता जो भारत की देसी भापाश्रों में नया शान लाने के ओर देसी भाषाशओ्रों 
द्वारा शिक्षा के पत्षपाती थे, इस बात को भली भाँति समभते थे कि इससे 
भारतीयों की आँखें खुल जायेगी, और उनका यह अन्‍्दाज़ था कि वैसा होने में 


७१२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ १० 


कम से कम चालीस पचास बरस लगेंगे; पर साथ ही उनका यह विश्वास भी 
था कि ४०-३० बरस में अंग्रेजों की भाड़ेत भारतीय सेना वैसे भो यह पहचान 
लेगी कि अंग्रेज़ी साम्राज्य हमारे ही आसरे खड़ा है ओर वह स्वतन्त्र होने तथा 
अपने देश को स्वतन्त्र करने का जतन करेगी । मुनरो और एहल्फिस्टन दोनों ने 
लिखा था कि हमारे साम्राज्य का आधार भारतीय सेना है, ओर जिस दिन वह्द 
सेना हमारी आज्ञा मानने में आनाकानी करने लगेगी, विद्रोह करने की बात 
दूर, उसी दिन हमें भारत से विदा होना होगा। उनका अन्दाज था कि 
४०-४० बरस में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायगी। इस दशा में जो बात अवश्य- 
म्भावी है उसे करने का श्रेय अंग्रेज़ शासक क्‍यों न ले लें ? 

परन्तु इस बीच “विजेताओं की भाषा देसी अमलों को सिखाने की 
आवश्यकता से ( कुछ ) नये दर के स्कूल पैदा हो गये थे |? सन्‌ १८१७ में 
डेविड हेयर नामक घड़ीसाज ने कलकत्ते में पहलेपहल एक अंग्रेजी स्कूल 
खोला था | सन्नू श८र ३ में कम्पनी की सरकार ने शिक्षा के लिए. कुछ खच 
मंजूर किया | तब दिल्‍ली ओर आगरे में भी कालेज खोले गये। इन स्कूलों 
कालेजों के तजरबे से देखा गया कि उच्च वर्ग के भारतीय अपने मालिकों की 
बोली ओर रंगढठंग सीख कर अपने समाज में जो अ्रधिकार के पद पा जाते हैं 
उससे वे बहुत खुश हैं, उन्हें अंग्रेज़ों का नया ज्ञान पाने की वैसी परवाह नहीं 
जैसी अंग्र जों की बोली बोलते हुए अपने देशवासियों के बीच अंग्रेजों का सम- 
कन्ष बन खड़े होने को । यदि उनकी इस प्रव्गत्ति का लाभ उठा कर भारत में 
अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ को ओर टिकाऊ बनाया जा सके तो क्‍यों न बनाया जाय ? 

सन्‌ १८३३ में कम्पनी को नया पट्टा ( चायर ) मिलने पर शिक्षा के 
सम्बन्ध में एक कमिटी बिठाई गई । मैकाले उसका सभापति था। भारतवासियों 
को कैसी शिक्षा दी जाय इस प्रश्न का निपटारा उस कमिटी को करना था। 
कमिटी में कुछ ऐसे अंग्र ज़ थे जो संस्कृत फारसी आदि “प्राच्य” भाषाओं का 
अध्ययन ओर प्राच्य पुरातत्व की खोज करते थे । इनका मत था कि इन्हीं 
भाषाओं ओर इनके पुराने वाडम्मयों द्वारा भारतोय युवकों को शिक्षा दी जाय । 
इसरा पक्त अंग्रेजी शिक्षा वालों का था । 


२६११] भारत में अंग्रेज़ी भूमि-बन्दोबस्त शिक्षा और कानून ७१३ 


मैकाले ने 'प्राच्य” शिक्षा का मज़ाक उड़ाया ओर अंग्रेज़ी पक्ष का 
साथ दिया। पब्छिमी विज्ञान के बजाय उसने अंग्रेज़ी भाषा साहित्य और 
कानून की शिक्षा पर ही जोर दिया, और इस बात की उपेक्षा की कि देशी 
भाषाओं द्वारा भी शिक्षा दी जा सकती थी | मैकाले का उद्देश अंग्रेज़ी शासन 
के लिए भारतीय क्लककं वकील ओर कारिन्दे तैयार करना था | साथ ही उसके 
ध्यान में यह बात भी थीं कि “जहाँ हमारी भाषा जायगी वहाँ हमारा व्यापार 
भी पहुँचेगा |” अन्त में अंग्रेज़ी पक्त की जीत हुई। तब से अंग्रेज़ी स्कूलों 
कालेजों की स्थापना होने लगी। इसके साथ ही गाँव-पंचायतें अब आपसे आप 
लुम हो रही थीं। उनके साथ ही उनकी पुरानी पाठशालाएँ भी लुप्त होती गई । 

$ १०, भारत में अ ग्रेज़ी कानून की बुनियाद - सन्‌ १८३३ तक 
बंगाल मद्रास मुम्बई के गवनर अलग अलग कायदे ( रेगुलेशन ) बनाते थे | 
अब अंग्रेज़ी पार्लिमेंट ने यह तय किया कि समूचे भारत के लिए गवनर-जनरल 
कानून बनाया करे। कानूनों के मसविदे तैयार करने को गवनर-जनरल की 
कौंसिल में एक अतिरिक्त सदस्य नियत किया गया । पहलेपहल यह पद मैकाले 
को हो मिला। मैकाले ने इस पद पर रहते हुए भारतीय दण्ड-विधान (इंडियन 
पिंनल कोड ) का मसविदा तैयार किया | 

राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध पुकार उठाई थी। बेंटिंक ने 
एक कायदे द्वारा उस प्रथा को रोक दिया । 

११, भारत में अ'भ्रेज़ों को बसाने के प्रयत्ल-- सन्‌ १८३३ के नये 
पद्ट के अनुसार कम्पनी का व्यापार उठा दिया गया। तत्न से उसका काम केवल 
शासन रह गया। भारत म॑ व्यापार करने तथा बसने के लिए सब अंग्रेज़ों को 
छूट और प्रोत्साहना दी गई | भारत की मुल्की सेवा ( सिविल सर्विस ) में 
भाग लेने वाले युवकों की शिक्षा के लिए इंग्लैंड में प्रबन्ध किया गया | 

मैसूर के जिस शिशु राजा को वेल्जली ने स्थापित किया था, बेंटिंक ने 
उसे पेंशन दे कर अलग कर दिया ( सन्‌ १८३१ )। अगले ५० वर्ष मैसूर का 
शासन अंग्रेज़ों के हाथ में रहा | कछार और कोडगु ( कुर्ग? ) राज्यों की भीतरी 
अव्यवस्था से लाभ उठा कर बेंटिक ने उन्हें ज़ब्त कर लिया। कोडुगु की पहाड़ी 


७१४ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पर्व १० 


भूमि अंग्रेजों के बसने के लिए उपयुक्त समझी गई | वहाँ बहुत से अंग्रेजों को 
काफी ( कहवे ) की काश्त के लिए मुफ्त ज़मीनें दी गई जिनपर वे बस गये । 

दोलतराव शिन्दे सन्‌ १८२७ में मर गया। उसकी विधवा बायजाबाई 
बालक राजा जनकोजी के नाम पर शासन चलाने लगी। बेंटिंक ने चाहा कि 
राजा पेंशन ले कर राज्य छोड़ दे। किन्तु ग्वालियर का रेजिडेंट केवेंडिश 
इस षडयन्त्र से सहमत न हुआ और उसने “आगरे को मुम्बई से जोड़ देने का 
सुयोग खो दिया |? 

जयपुर ओर जोधपुर राज्यों के मामलों में भी बेंटिंक ने दखल दिया। 

१८३० से अंग्रेज सतलज से आगे बढ़ने की जोड़तोड़ भी करने लगे | 


ग्रभ्यास के लिए प्रश्न 


१, कीनवालिस के शासनकाल में भारत में अंग्रेजों का सीधा शासन किस किस 
प्रदेश में था उन प्रदेशों में से स्थायी बन्दोबस्त कराँ कहाँ किया गया ? बाकी प्रदेशों 
में मालगुजारी की कोन सी पद्धत रही १ 

२, कोनवा लिस के स्थायी बन्दोबध्त का अथ क्या था ? जिन लोगों के साथ बह 
बन्दोबस्त किया गया था उनका ज़ञमीनों से सम्बन्ध तब क्या था ? ओर बाद में केसा 
हो गया ! 

३. मलब,:र कणोटक तमितठनाड और आन्ध्रदेश के किन भागों में अंग्रेजी 
शासन के शुरू में जमींदार नहीं थे ? जहाँ थे वड़ाँ उनकी अंग्रेज़ी शासन में क्या गति 

ईं? नये जर्मीदार कराँ केसे खड़े हुए १ 

४. “किसानों की दृष्टि से ज़मींदारी ओर रेयतवार दोनों बन्दोबस्त एक समान 
थे”? क्‍यों १ 

५. नीलाम खरीदने वालों ने जो शक्तेयाँ हथिया लीं, उनके कारण किसानों के 
पास किसी अधिकार की परछॉडी भी नहीं बची ।” केसे ! | 

निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए (१) मिराशंदार (२) मद्रालवार बन्दोबस्त 
(३).कुली-उतार (४) “जहाँ हमारी भाषा जायगी वहाँ हमारा व्यापार भी पहुँचेगाह 
७, भारत की गाँव-पंचायतें अंग्रेज़ी जमाने में क्यों और केसे लुप्त हो गई १ 
५४, भारत युरोप से ज्ञान में पिछुड़ गया था इसे देखते हुए उन्नीसर्वां शताब्दी 
में भारत के लिए शिक्षा की उचित पद्धति क्या होती ? जो पद्धति अपनाईं गई वः किन 
अंशों में उससे भिन्न थी ? क्‍यों वैसी पद्धति अपनाईं गई ? 


अध्याय ३ 
अंग्रेजों का सिकक्‍्ख राज जीतना 


( १८३०-१८४६ ई० ) 


$ १, मध्य एशिया में रूसी ओर अर ग्रेज़ अगश्नदूत--दहम देख चुके 
हैं (5,८६६ | कि १५वीं १६वीं शताब्दियों में रूसियों ने अपने देश के पूरवी भाग 
से मंगोलों को निकाल दिया था । उसी प्रसंग में वे ऊराल से पूरब बढ़ते गये । 
सन्‌ १५८० में उन्होंने इर्तिश नदी के निचले काँठे में सित्रिर नामक कसत्रा 
दखल कर लिया। वहाँ से पूरव तरफ नि्जन बर्फीलि प्रदेशों पर अधिकार जमाते 
हुए सन्‌ १६३६ में वे ओखोत्स्क समुद्र तक जा पहुँचे । सिबिर के नाम से इस 
विशाल प्रदेश का नाम उन्होंने सित्रिरिया रक्‍्खा । १७वीं शताब्दी के मध्य तक 
उनका साम्राज्य दक्खिन तरफ बैकाल भील तक पहुँच गया । १६वीं शताब्दी 
के शुरू से वे कोकासुस (काकेशस?) पव॑त के रास्ते ईरान को दबाने लगे ओर 
उनके अग्रदूत मध्य एशिया में पहुँचने लगे। सन्‌ १८१४ में एक रूसी व्यापारी 
लदाख के राजा तथा रणजीतसिंह के नाम रूसी अमात्य की चिट्दियाँ ले 
कर आया । 

इधर अंग्रेज अग्रदूत भी अ्त्र भारत से मध्य एशिया को जाने लगे। 
सन्‌ १८१६ में मूरक्रीफ्ट नामक अंग्रेज पञ्ञात्र लदाख के रास्ते यारकन्द ओर 
बोखारा की यात्रा के लिए रवाना हुआ | उसके बाद कई अंग्रेजों ने मध्य 
एशिया की यात्रा की | 

नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस ओर इंग्लैंड की पुरानी स्पर्धा समाप्त 
हुई, ओर रूस तथा इंग्लैंड में यह नई स्पर्दधा शुरू हो गई । 

$२. सिन्धु नौचालन-योजना- सिन्ध प्रान्त उत्तरपच्छिमी देशों 
की कुंजी हे | कन्दहार ईरान के सीधे रास्ते उसमे से जाते हैं और वह समुद्र से 
लगा है। मुलतान-डेराजात जीतने के बाद से रणजीतसिंह उसे ले लेमे का 
मौका देख रह्य था। शिकारपुर पर तो उसका खास दावा था। इधर 


७१६ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव्व॑ १० 


अंग्रेज भी सिन्ध पर घात लगाये हुए थे । सिन्ध नदी की पेमाइश का उन्होंने 
अब अच्छा बहाना बनाया । इंग्लैंड के राजा की तरफ से रणजीतसिंह को 
भेंट करने को एक गाड़ी ओर घोड़े मुम्बई मंगाये, ओर उन्हें सिन्च ओर रावी 
नदियों द्वारा लाहौर भेजना तय किया | जब लेफ्टिनेंट बन्स इस बेड़े को 
ले कर सिन्ध नदी में घुसा (१८३१ ६०) तत्न नदी के किनारे एक सैयद ने हाथ 
उठा कर कहा,  सिन्ध अब गया ! अंग्रेजों ने हमारी नदी को देख लिया !” 
रणजीत भी अंग्रेज़ों की इस चाल से बेचेन हो सिन्ध की सीमा पर 
अपना अधिकार दृठ करने लगा । उसकी रोकथाम करने को बेंटिंक रोपड़ 
में उससे मिला ( अक्टूबर १८३१ )। रोपड़ आने से पहले वह कल पोटिंजर 
को सेना के साथ हेदराबाद (सिन्ध) भेज चुका था। सिन्ध के अमीरों को उसने 
यह सन्धि करने को बाधित किया कि वे अंग्रेजी जहाजों के लिए सिन्ध नदी 
को खुला रक्खें और उसमें गोदियाँ ( डोक-याड ) स्थापित करें । परन्तु इसके 
साथ यह शत भी थी कि कोई जंगी सामान या बेड़ा सिन्ध में से न गुजरेगा । 
ह हो जाने पर रणजीतसिंह से लाहोर में कहा गया कि वह भी सिन्ध-सतलज- 
संगम के ऊपर सतलज में अंग्रेजी नावों के लिए वैसी ही सुविधा कर दे | उससे 
यह भी कहा गया कि ब्रितानवी सरकार उसे शिकारपुर जीतने की इजाज़त नहीं 
दे सकती | रणजीत इसपर बहुत मुँकलाया, तो भी उसने सतलज का रास्ता 
खोल दिया। सिन्ध के मुहाने से रोपड़ तक तब अंग्रेज़ी आग-बोगें चलने लगीं | 
मिट्ननकोीट ( सिन्ध-सतलज-संगम के नीचे ) तथा हरि-के-पत्तन ( व्यास-सतलज- 
संगम पर ) के सामने अंग्रेज कारिन्दे इस व्यापार की देखभाल के लिए रहने 
लगे । 
$३. बन्स की मध्य एशिया यात्रा--सन्‌ १८३१२ के शुरू में 
बन्सं तीन साथियों के साथ दिल्ली से मध्य एशिया की यात्रा के लिए. निकला । 
पंजाब अफगानिस्तान हो कर वह बोखारा तक गया ओर सन्‌ १८३३ में वापिस 
आ कर इंग्लैंड चला गया । वहाँ उसको बड़ा स्वागत हुआ | इंग्लेंड का राना 
विलियम चतुर्थ भी उससे मिला ओर उसकी कहानी बड़ी रुचि से सुनने के बाद 
बोला, तुम्हारा जीवन बना रहे, हमारे पूरवी साम्राज्य का लाभ हो !” सन्‌ 


र३े७४] अग्रेजों का सिक्ख राज जीतना ७१७: 


१८३५ में बन्स भारत लौट आया । 

6४. सिक्ख राज़ को दविखन और पच्छिम से घेरने का प्रयल 
तथा सिक्‍खों का लदाख जीतना--( अ ) शाह शुज्ञा की अफगान 
-..- -. >+ -“०--++-+ --+ चंढ़ाई--इस प्रसंग में अंग्रेजी 

मम पक सरकार ने शाह शुजा को फिर 
| लक [ १०,१६१६ | अफगानिस्तान 
पर चढ़ाई करने को उकसाया 
ओर उसके लिए, रुपये की मदद 
दी। उस उथलपुथल में कोई 
नकोई पक्ष अंग्रेज़ों की शरण 
माँगेगा सो निश्चित ही था । 

रणजीतसिंह के तट्स्थ 
रहे बिना शाह शुजा चढ़ाई न 
कर सकता था, इसलिए उसने 
उससे सन्धि की ओर सिन्ध 
पार के रणुजीत के जीते सब 
इलाके उसे विधिवत्‌ दे दिये । 
शाह लुधियाने से बहावलपुर के. 


तजाओचा ना अयणायओनओओ विडिओ न चलन + व ड़ 


& 
रे ध 
ले 78, रे पि 
+ 





४ हा रास्ते सिन्ध में घुसा ( १८३३ 
बन्स मध्य एशिया वेश में ई० ) ओर शिकारपुर के पास 
[ विक्डोरिया स्मारक, कलकत्ता ] सिन्धियों को हरा कर कन्दहार 


की ओर बढ़ा । रणजीतसिंह ने सोचा कि काबुल में सफल होने पर शाह का 
रुख शायद बदल जाय, इसलिए, उसने सेनापति हरिसिंह नलवा को भेज कर 
पेशावर को अपने सीधे शासन में ले लिया । 

कन्दहार पर शाह शुजा ओर खैचर पर हरिसिंह को देख दोस्त-मुहम्मद 
ने अंग्रेजों से शरण मॉगी। किन्तु १-७-१८३४ को उसने कन्दहार के पास 
शाह को हरा दिया, और तब अंग्रेज़ों को भूल गया | शाह शुजा लुधियाना 


रद भारतीय इतिहाव का उन्मीलन [ पर्व १० 


'लोट आया | उसे भगाने के बाद दोस्त-मुहम्मद ने सिक्‍खों के खिलाफ युद्ध- 
घोषणा की | वह खैबर पार तक आया । ११ मई १८३१५ को रणजीत ने उसे 
प्रायः घेर लिया; तब्र वह लड़े बिना भाग निकला | 

इधर इसी वर्ष (१८३७) फीरोजपुर के जागीरदार के निःसंतान मरने 
'पर अंग्रेजी सरकार ने उस शहर को ले कर वहाँ भारी छावनी डाल दी । 

(इ) सिक्खों का लदाख जीतना--हमने देखा है किस प्रकार 
नेपालियों ने १८१५ म॑ रणजीतसिंह से अनुरोध किया था कि मिल कर भारत 
की स्वतन्त्रता की रक्षा करें तथा भीमसेन थापा बाद में भी वही अनुरोध करता 
रहा था [ १०,१३$६१४,२० ])। रणजीत ने उनकी बात पर तब कान नहीं दिया 
था। पर जब अंग्रेजों ने रणजीत को सिन्ध की ओर बढ़ने से भी रोका, तथा 
अपने पिट्ट, शाह शुजा द्वारा उसे पच्छिम तरफ भी घेरने का यत्न किया, तब 
से रणजीत का रुख बदल गया ओर वह अंग्रेजों के मुकाअले के लिए भारत 
के दूसरे राज्यों का सहयोग चाहने लगा । १८३३ के अन्त में उसका एक 
अत्यन्त गोपनीय पत्र नेपाल दरबार में पहुँचा । जान पड़ता है उसमें भीमसेन 
के १८२५ वाले प्रस्तावों की स्वीकृति थी। १८३४ में नेपाली दूत थ्रम्गृतसर आये । 

गुलातबसिंह डोगरा # साधारण सेनिक के रूप में रणजीतसिह 
की सेना में भरती हुआ था । अपनी योग्यता के बल पर उसने धीरे धीरे जम्मू 
की जागीर प्राप्त की थी। उसके छोटे भाई ध्यानसिंद और सुचेतसिह मी ऊँचे 
पदों पर पहुँचे थे | तीनों को राजा का पद मिला था। बाद में राबी से जेहलम 
तक सारे पहाड़ी प्रदेश का शासन उन्हें सॉपा गया। १८३४ में गुलाबसिंह 
के अधीन कष्टवार। के सेनायति जोरावरसिंह ने तिब्बत के सबसे पच्छिमी प्रान्त 
लदाख या मरयुल पर चदाई कर उसे जीत लिया । 

प्रतीत होता है भीमसेन का प्रस्ताव यह था कि सिक्‍ख्र राज्य कश्मीर 


5 
4-०. मनमानी सनननन-कितरन नली नियत अन-मनिभ3वननकना>न अनायान किन पनकोनक9नक-न कलम 3 ४ 


[इक 


# रावी और चनाब के बीच द्विमालय की तराई जिसका मुख्य नगर जम्मू है, 
डुगर कहलाती है, और उसके निवासी डोगरे। 

 चम्बा के उ० प० तया जम्मू के उ० पू०, चनाब नदी के को ;नी जसे मोड़ की 
दून, जो कश्मीर दून के ठीक पूरव लगी है। संस्कृत नाम--काष्टवाट । 


२३६०५ |] अंग्रेज़ों का सिकख राज जीतना ७१६ 


के पूरव लदाख से मानसरोवर तक तिब्बती प्रदेशों को जीत कर नेपाल के साथ 
अपनी सीमा लगा जे, फिर उसके सहयोग से नेपाल काली से सतलज तक के 
हिमाचल प्रदेशों को, जिन्हें १८१५-१६ में अंग्रेजों ने उससे छीना था, उत्तर 
“ओर पूरव से चढ़ाई कर वापिस ले ले, तथा तत्र भारत के अन्य राज्यों को भी 
उठने को उभाड़ा जाय | लदाख को जीतना इसमें पहला कदम था । 

(उ) सिन्ध के लिए होड़, खैबर पर संघर्ष--शाह शुजा के लौट 
आने पर आगे से उसकी वैसी किसी चढ़ाई से बचने की दृष्टि से शिकारपुर 
के शासक ने अपने को रणजीतसिंह की रक्षा में सॉपना चाह्य । रणजीत के. 
पोते नौनिहालसिंह की अ्रधीनता में पंजाबी सेना सिन्ध की सीमा पर आ जुटी | 
तत्र (१८३६ अ्रन्त) अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर कहा कि हेदराब्राद में अरब से अंग्रेज 
रेजिडेंट रहेगा ओर वहीं सिन्धियों के बाहरी मामलों का नियन्त्रण करेगा । 
रणजीत के सरदारों ने उससे आग्रह किया कि अंग्रेज़ों की न सुनें, लेकिन उसने 
सिर हिलाया ओर कहा “मराठों के दो लाख भाले (अंग्रेजों के मुकाबले में ) 
कहाँ गये ?? और फिर उस मामले को भूल जाने के लिए. उसने उसी नौनिहाल 
के ब्याह पर, जो सिन्ध का विजेता होता, गवनर-जनरल को निमन्त्रित किया । 
गवर्नर-जनरल के बजाय प्रधान सेनापति सर हेत्री फेन विवाह में सम्मिलित हुआ 
( मार्च १८३७ )। उस अवसर पर उसने पंजाब की शक्ति का अन्दाज़ लगा 
लिया और लाहौर प्रदेश का पूर नक्शा बनवा लिया जो अगले युद्ध में बहुत 
काम आया । 

हरिसिंह ने खैबर से आगे बढ़ने को जमरूद की किलाबन्दी की। दोस्त- 
मुहम्मद के बेटे अकबरखां ने तब जमरूद पर हमला किया। ३०-४-१८३७ की 
लड़ाई में हरितिह मारा गया ओर सिक्‍खों की हार हुई। लेकिन अफगान 
जमरूद को ले न सके ओर पीछे हट गये । रणजीत ने शीघ्र बड़ी कुमुक भेजी 
ओर स्वयं रोहतास तक आ गया । वह दोस्तमुहम्मद को अंग्रेजों के हाथ न 
जाने देना चाहता था, इसलिए उसे मना कर सन्धि की । 

$ ५, काबुल में अ'ग्रेज़ वाणिज्प-दूत--माचे १८३६ में ओकलेंड 
भारत का गवनेर-जनरल बन कर आ गया था । उसने बन्सं को अंग्रेजी वाशिज्य-- 


७२० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव्व॑ १० 


दूत? बना कर काबुल भेजा । दोस्तमुहम्मद ने चाहा कि अंग्रेज उसे पेशावर 
प्रदेश रणजीतसिंह से वापिस दिला दें । बरस ने उसे अंग्रेजों की मदद मिलने 
की आशा दिलाई । रणजीत ने देखा अंग्रेज अरब उसे पच्छिम तरफ भी रोकना 
ओर घेरना चाहते हैं | 

तभी ( नवम्बर १८३७ ) ईरानियों ने रूसियों की सहायता से हरात को 
घेर लिया और रूसी दूत विकोविच भी काबुल पहुँचा | कर्नल पौरिंजर मुस्लिम 
'फकीर का वेश धारण कर हरात के किले में जा घुसा श्रोर किले के रक्षकों का 
नेता बन बहादुरी से ईरानियों का मुकाबला करता रहा । 

बन्स ने दोस्तमुहम्मद को आशाएँ तो बहुत दिलाईं पर उन्हें पूरा न 
कर सका । कारण कि उसकी सरकार का रुख तब ओर ही था। वह एक भारी 
पडयन्त्र पका रही थी ओर उसने बन्स को काबुल से वापिस बुला लिया । 

$ ६. भीमसेन थापा की पदच्युति-हमने देखा है कि १८१६ में 
नेपाल का राजा बच्चा था ओर उसकी दादी तिपुरसुन्दरी राजस्थानीय) 
( नायब? ) नियत हुई थी [ १०,१३१४ ]। वह ऊँची प्रकृति की शालीन 
ओर समभदार स्त्री थी। उसने भीमसेन थापा को शासन-संचालन में लगातार 
सहारा दिया ओर उसपर सौम्य ढंग से नियन्त्रण भी रक्खा | १८३२ में उसकी 
मृत्यु हुई | राजा राजेन्द्रविक्रम तत्न नौजवान हो चुका था | वह मन्दबुद्धि और 
दुबंलचित्त था; उसकी जेठी रानी उसे राजकाज अपने हाथ ले लेने को 
उभाड़ती थी । १८०३ में दामोदर पांडे के मारे जाने और फिर रणबहादुर 
की हत्या होने पर [ १०, १६४८, १० |] भीमसेन ने पांडे वंश को भरसक दबा 
कर जागीरों ओर राजपदों से वश्चित कर दिया था । भीम का वह कार्य अनुचित 
ओर अन्यायपूर्ण था। १८२४ में पांडे लोगों ने अपनी जागीरें वापिस पाने 
की दरखास्त दी | वे भी अन्न राजा को उभाड़ने लगे | 

यह सब्न होने पर भी जून १८१७ तक भीमसेन थापा का नेपाल के 


अिकनयायरकेक ककया» तन -ए 3 प७ बर्क्‍ककिनननननननक, 





। राज के प्रतिनिधि ( वाइसराय ) के अ्रथ में राजस्थानीय शब्द गुप्त युग के 
लेखों में है | । 


३6६७ | अंग्रेजों का सिक्ख राज जीतना ७२१ 


शासन पर पूरा नियन्त्रण रहा । मई १८३७ में ही उसके भेजे दूत अमृतसर 
पहुँचे जहाँ उनका बड़ा स्वागत किया गया । अमरसिंह थापा का बेठा भूपाल 
१८१६ से ही रणजीत की सेवा में था। आगे से उसके द्वारा दोनों राज्यों की 
बातचीत जारी रहना तय हुआ । 

जुलाई १८३७ म॑ राजा ने दामोदर पांडे के बेटे रण॒जंग को पिता की 
जागीर वापिस दे दी। २४-७-१८३७ को राजा के एक बरस के कनिष्ठ बेटे 
की बीमारी में मृत्यु हुईं। तब एकाएक भीमसेन पर यह दोष लगा कर कि 
उसने बच्चे को विष दिलाया, उसे पदच्युत कर गिरफ्तार किया गया। उसके 
भतीजे मातबरसिंद को भी, जो कुछ बरस से नेपाल के ज्षितिज में चमकने 
लगा था, पकड़ा गया | रणजंग पांडे मन्त्रिनायक नियत हुआ। चोंतरियों 
अर्थात्‌ राजवंश के लोगों तथा दूसरे प्रमुख लोगों ने इस प्रकार एकाएक 
भीमसेन की गिरफ्तारी ओर रणजंग की नियुक्ति का प्रतिवाद किया | तब भीम 
और मातबर को छोड़ा गया। राजधानी में उपध्थित सैनिकों ओर जनता ने 
उन्हें स्वागतपूर्वक उनके घर पहुँचाया। रणजंग की जगह रघुनाथ पंडित 
को मन्त्रिनायक नियुक्त किया गया | 

रघुनाथ ने भीमसेन की नीति पर चलने का यत्न किया और लाहे 
तेहरान तथा भारत के देसी राज्यों मं अपने दूत उन्हें अंग्रेज़ी गुलामी के विरुद्ध 
उभाड़ने को भेजे । उसने मातबर को सम्मानित निवांसन में पंजाब खाना 
किया, इस दृष्टि से कि वहाँ वह पांडे पक्ष की प्रतिहिंसा से बच कर दोनों राज्यों 
का सहयोग बनाये रक्‍्खे । मई १८३८ में मातबर को लुधियाने के पास सतलज 
पार करते हुए अंग्रेजों ने पकड़ लिया । रघुनाथ ने जो दूत देसी राज्यों को भेजे 

उन्हें भी अंग्रेजों ने निकाल दिया । जेठी रानी की प्रेरणा से सन्‌ १८३८ के 

आरम्म में रणजंग पांडे प्रधान सेनापति नियुक्त हुआ । नेपाली सेना में यह 
भावना बनी हुई. थी कि हमें अपनी खोई भूमि अंग्रेजों से वापिस लेनी है। 
रणजंग सेना का प्रिय बनने के लिए. उस भावना को उभाड़ता रहा। 

९७, त्रिपक्ष षड्यन्श्र--उत्तरपच्छिमी भारत के प्रश्न पर अंग्रेज 
राजनीतिचिन्तकों में इस काल तीन विचार-धाराएँ प्रचलित थीं। एक यह 


७२२ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व १० 


कि सतलज ओर थर अंग्रेज़ी राज की बहुत श्रच्छी सीमाएँ हैं, ओर यदि रूस 
का प्रभाव अफगानिस्तान तक पहुँच भी जाय तो भी सिक्‍खों की मैत्री पर भरोसा 
रखना चाहिए. । दूसरा विचार बन्स का था । वह यह कि अंग्रेज़ों को अफगा- 
निस्तान में प्रभाव जमा कर रूस की दाल वहाँ न गलने देनी चाहिए। ' वेल्जली 
ने अफगानों पर ईरान द्वारा दत्राव डलवाया था, अब हम सिक्‍तखों द्वारा डाल 
रहे हैं; क्‍यों न हम अफगानों से सीधा सम्बन्ध रक्‍्खें १?! किन्तु लन्‍्दन और 
शिमले के राजनेताश्रों को न सिक्‍खों से प्रेम था, न श्रफगानों से; उन्होंने एक 
हिम्मत की कल्पना की थी। वह यह थी कि शाह शुजा को मीरजाफर बना कर 
काबुल की गद्दी पर बिठाया जाय, जिससे एक ही मार में अफगानिस्तान अंग्रेज़ों 
के हाथ की कठपुतली बन जाय, सिन्ध शाह के नाम पर उनके काबू में आ 
जाय ओर पंजान्न तीन तरफ से विर जाय ! 

परन्तु रणजीतसिंह की सहमति के त्रिना यह कल्पना सफल न हो सकती 
थी। इसलिए गवर्नर-जनरल का कौंसिलर मैकनाटन, जो इस पडयन्त्र का 
दिमाग था, १८३८ की गरमी में रणजीत के पास गया। शाह शुजा कई 
बार पहले भी अपनी गद्दी वापिस लेने को रणजीत से मदद माँग चुका था, 
ओर दोनों के बीच सन्धि का मसदिदा भी लिखा गया था। पर वह बात इस 
आशंका से टल गई थी कि अंग्रेज इस मामले मं न जाने क्‍या रुख ले । 
रणजीत ने पहले समझा अंग्रेज अब उस योजना के लिए, सहमति दे रहे हैं । 
किन्तु जब उसे मालूम हुआ कि वे इसमें सचेष्ट भाग लेंगे, ओर पंजाबी सेना 
के बजाय अंग्रे जी सेना ही शाह शुजा को काबुल ले जायगी, तब वह बातचीत 
अधूरी छोड़ चल दिया | मैकनाटन ने जत्र उसे सन्देश भेजा कि वह भाग ले 
या न ले, काबुल पर चदाई होगी ही, तब वह बड़ी अनिच्छा से पडयन्त्र में 
शामिल हुआ | अंग्रेज़ों का यह आग्रह था कि चढाई दो तरफ से हो- पंजाब 
से ओर सिन्ध से, ओर साथ ही यह कि अंग्रेजी सेना शाह शुजा के साथ सिन्ध 
के रास्ते जाय | इसमें उनके दो मतलब थे, एक तो बे शाह को रणनीत के 
हाथ नहीं देना चाहते थे, ओर दूसरे, इस बहाने सिन्ध को पूरी तरह वश 
में कर लेना चाहते थे । सिनन्‍्ध और पंजाब को पूरा अधीन किये बिना अफगा- 


है ८] अंग्रेजों का सिकख राज जीतना ' छररे 


निस्तान पर यों चढ़ाई करने में भारी खतरा था | न केवल इन दो प्रास्तों में से 
किसी का विरोध अंग्रेज़ी सेना को संकट में डाल सकता, प्रत्युत दो और स्वतन्त्र 
राज्य--नेपाल ओर ग्वालियर [१०,१३१५४ |--भी, जिनके पास शक्त सेनाएँ 
थीं, अंग्रेजी सेना के रास्ते को पीछे से कितनी ही जगह काट सकते थे। भीमसेन 
थापा की पदच्युति से अर ग्रेज़ों ने अपने को दूसरे खतरे से मुक्त मान लिया था। 

जुलाई १्८शे८ तक शाह शुजा, अंग्रेजों ओर रणजीत का यह षडयन्त्र 
पक गया । तत्र सितम्बर में अंग्रेजी बेड़े ने फारिस खाड़ी में घुस कर ईरानियों 
को हरात का घेरा उठाने को बाधित किया | लन्दन से रूस सरकार पर दबाव 
डाल काबुल से विकोबिच को लौठाया गया। दिसम्बर में अंग्रेज़ी सेना फीरोज़पुर 
में जुटी | तब मातबर को केद से छोड़ रणजीत के पास जाने दिया गया | 

$८. अग्रेज़ों की अफगानिस्तान चढ़ाई--फीरोज़पुर से अंग्रेज़ी 
सेना शाह शुजा को साथ लिये नये “जंगी लाट” ( प्रधान सेनापति ) सर जौन 
कीन की नायकता में सतलज के बायें बायें सिन्ध में घुसी। मैकनाटन और 
बनन्‍्स उसके साथ थे। सिंध में उस फोज के दाखिल हो जाने पर सिन्ध के 
अमोरों से बड़ी रकम ली गई तथा उनसे इकरार कराया गया कि आगे से 
वे सिन्ध में अंग्रेजों की आश्रित” सेना रक्खेंगे। खैरपुर के अमीर ने सक्खर के 
सामने सिन्ध नदी के बीच पथरीले टापू पर बसा बक्खर का किला अंग्रेजों को 
“उधार” दिया । 

उधर शाह शुजा का बेग तैमूर लुत्रियाने के अंग्रेज़ एजंट के साथ 
सिक्‍खों की रा में पंजाब के रास्ते बदा । नोनिहालसिंह इस सेना-टुकड़ी का 
नेता था। पेशावर पहुँच कर जब अंग्रज़ एजंट अफगानों के साथ पडयन्त्र 
करने लगा तत्र नोनिहाल उसके प्रत्येक पडयन्त्र में दखल देता और उलदा 
अफगानों को उकसाता कि अंग्र ज़ी सेना से दत्री। नहीं । सिक्‍खों आर अंग्रेजों 
का यह भीतरी संघ बरात्रर चलता रहा । 

दर्रा बोलान को पार कर अंग्रेज़ी सेना ने कन्दहार को जा घेरा कन्दहार 
के किले ने काफी अरसा मुकाबला किया ओर रणजीतपिंह ने इससे खुशी प्रकट 
की । रणुजीत मातबर का नेपाल दरबार से समभौता कराके नेपाल-पंजाब- 

भा०--४९६ 


७२४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


सहयोग को भी सचेष्ट करना चाहता(था। उसका दूत ध्यानसिंह तब काठमांड़ 
में था, जहाँ ग्वालियर बड़ोदा सातारा जोधपुर जयपुर कोटा बँदी पन्ना ओर रीवाँ 
के दूत भी ये । पीछे बीकानेर के दूत भी लाहौर आये। अ्रफगानिस्तान में 
अंग्रेजी सेना के उलझ जाने से सब सोचते थे कि भारत के लिए. स्वतन्त्र 
होने का अ्रच्छा अवसर है। पर नेपाल का मन्त्रिनायक अब रणजंग पांडे था, 
ओर वह चाहे इस उद्देश्य का बढ बढ़ कर समर्थन करता तो भी उसका ध्यान 
भीमसेन थापा से बदला चुकाने की ओर लगा था ! 

अप्रेल में कन्दह्दार का पतन हुआ। अंग्रेजों को अब अफगानिस्तान 
की कठिनाई दिखाई देने लगी | औकलैंड रणजीतसिंह के पास आया ओर 
उसे इस बात के लिए, राजी किया कि अफगानिस्तान से अंग्रेज़ी सेना पंजाब के 
रास्ते लोट सके । तभी रणजीतसिंह की मृत्यु हुई ( २७-६-१८३६ ई० )। 
उसके बाद गजनी भी जीती गई । दोस्तमुहम्मद काबुल से भाग गया | अ्रगस्त 
१८३६ में अंग्रेज़ी सेना ने शाह शुजा को काबुल की गद्दी पर बेठा दिया। तभी 
रूसियों ने मध्य एशिया में'खीवा के राज्य पर चढाई की, किन्तु वे उसमें पूरी 
तरह विफल हुए ( नवम्बर श्८३६ )। 

6९, नेपाल में आतंक-राज्य--नेपाल दरबार एक तरफ़ अपनी 
सेना और शख्नागारों में अंग्रेजों से युद्ध की तैयारी कर रहा था तो दूसरी तरफ़ 
अपनी शासन-नीति से अपने उन्हीं सरदारों को आतंकित कर रहा था जिनके 
सहयोग से ही कोई युद्ध लड़ा जा सकता था ! मई १८३१६ में भीमसेन पर दो 
बरस पुराना अ्भियोग फिर लगा कर राजवैद्यों को यातनाएँ दी गईं | हर कोई 
जानता था कि उस अभियोग में कोई तत्त्व नहीं है, तो भी राजा ने भीम को 
केद में डाल दिया । उधर अंग्रेज़ रेज़िडेंट के दबाने से राजा इतना कुक 
गया कि अंग्रेजों की सहायता के लिए सिन्ध पार अपनी सेना भेजने की 
स्वयं पेशकश की ! अंग्रेज़ों से यों छुट्टी पा कर दरबार ने भीमसेन को अपमान 
ओर यातनाओ्रों की धमकी दी, जिसपर उस बूढ़े महापुरुष ने अपने गले 
में खुखरी मार ली जिससे नो दिन बाद उसकी मृत्यु हुई ( २६-७-१८३६ ) | 
इस पशुता के प्रदर्शन के बाद दरबार अंग्रेजों के आगे ओर रुका ओर अन्त 


३६6१० |] अंग्रेजों का सिक्‍्ख राज जीतना ७२५ 


में उसने यह ठहराव किया कि गंगा पार के भारतीय राज्यों से कोई सम्पर्क 
न रक्खेगा ( ६-११-१८३६ )। पर अंग्रेजों की उसपर भरोसा न था। वे 
मानते थे कि नेपाल दरबार को तत्च किसी वचन पर टिकाना असम्मव था 
ओर कि कोई अवसर मिलते ही दरबार ठहराव से खिसक जायगा | 

५१०, कुमार नोनिहालसिह--पंजाब-अफगान-नेपाल-सहयोग 
का प्रयल्ल--पंजान्न में रण॒जीतसिंह की मृत्यु पर उसका बेटा खड़गसिंह महा- 
राजा तथा ध्यानसिंह वज़ीर बना | खड़गसिंह जितना ढीला था, उसका उन्नीस 
बरस का बेटा नौनिहालसिंह उतना ही तेजस्वी था | राज्य की सब्र बागडोर 
नौनिहाल के हाथ चली आई । नोनिहाल को अपने दादा का अंग्रेज़ों के दबाव 
में आ कर कुक जाना भी अखरता था। जैसा कि हम देख चुके हैं, पठानों 
ओर सिक्‍खों को अंग्रेज एक दूसरे से लड़ावे यह उसे अ्रसह्य था । 

लोड कीन की सेना तत्र पंजाब हो कर लोटी ओर नौनिहाल को उसे 
रास्ता देना पड़ा, किन्तु अंग्रेज़ी ओर पंजाबी सेनाएँ एक दूसरे को शत्रु की 
तरह घूरती रहीं । दोस्तमुहम्मद और उसके पठान अंग्रेज़ों के विरुद्ध उठने की 
तैयारी कर रहे थे | नौनिहाल उन्हें मदद देने लगा | दूसरी तरफ नेपाल-पंजाब 
सहयोग वाली पुरानी योजना पर भी उसका ध्यान था। मातब्ररसिंह तत्र पंजाब 
में ही था, ओर लाहौर दरबार और पंजाब की सेना में उसका काफ़ी प्रभाव 
था । नेपाल की दशा, जैसा कि हमने देखा है, अब बिलकुल दूसरी थी। पर 
मातबर और नोनिहाल शायद सोचते थे कि वह शीघ्र सुधर जायगी। श८४० 
की गर्मियों में लदाख के पंजाबी शासक जोरावरसिंह ने पहले लदाख से सिन्ध 
की दून में नीचे बदू कर बाल्ती या बोलोर प्रदेश ( राजधानी स्कदूँ ) [ ७,२९६ 
४,८ ] को जीत लिया । फिर लदाख से सिन्ध दून के साथ ऊपर बढ़ते हुए 
तिब्बती इलाकों को लेता हुआ वह नेपाल की तरफ बढ़ने लगा । 

उधर नेपाल दरबार ने भी अपनी जनता ओर सेना तथा भारत के 
अन्य राज्यों की भावनाएँ देखते हुए अंग्रेजी राज के तई अपना रुख बदल 
लिया था। पर वह “निकम्मी बोखलाइट और निरर्थक साजिशों से अपने को 
उपहासास्पद बनाने”? से अधिक कुछ न कर सका | चम्पारन ज़िले में श्रपनी 


७२६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव्व॑ १० 


सीमा से लगते ६१ गाँवों पर उसने कब्जा कर लिया तथा अपने सैनिकों को 
उपद्रव कर रेजिडेंसी पर आक्रमण करने के लिए, उभाड़ा ( २१-६-१८४० ) | 
किन्तु जब सैनिकों ने इसके लिए. लिखित आदेश माँगा तब दरबार को हिम्मत 
नहुई। अंग्रेजी सरकार को दिखाई दिया कि नेपाल से थुद्ध अनिवार्य होगा 
ओर उसने लाहोर में मातबरसिंह से बातचीत की | किन्तु मातबर शाह शुजा 
बन कर अंग्रेजी सेना को अपने देश ले जाने को तैयार न था, ओर अंग्रेजों के 
पास नेपाल पंजाब ओर अफगानिस्तान तथा संभवतः ग्वालियर से भी एक 
साथ लड़ने तथा अन्य भारतीय राज्यों को दबत्चा कर रखने की शक्ति न थी। 
'उनका तब चीन से भी युद्ध चल रहा था । उस दशा में रेज़िडेंट हौगसन ने 
केवल अपने रोबदाब से नेपाल के राजा को दबा कर रणजंग पांडे को पदच्युत 
करा अपने अनुकूल मन्त्रिमरडल बनवा लिया ( १-११-१८४० )। 

इस बीच नोनिहाल शाह शुजा शासन के भगोड़ों को शरण देता तथा 
दोस्तमुहम्मद को जो उठने की तैयारी में था, सहायता का भरोसा दिला रहा 
था । उसकी ओर दोस्त की चि6ट्टीपन्नी अंग्रेजों के हाथ लगी | 

४ नवम्बर १८४० को महाराजा खड़गसिंह की मृत्यु हुईं। नोनिहाल 
पिता की अन्स्‍्येष्टि करके लोटता था कि रास्ते के एक दालान की छुत गिरने 
से उसकी भी जान जाती रही | वह छुत का गिरना प्रायः पूर्वविचारित 
समभा जाता था, पर आज तक पता नहीं चला कि कैसे हुआ ??।7 नौनिद्ाल 
की मृत्यु से अंग्रेज़ों के रास्ते का बड़ा काटा निकल गया और पंजाब बिना नेता 
के रह गया। 

तभी दोस्तमुहम्मद ने भो आत्मसमंपण कर दिया श्रोर उसे कैद कर 
कलकत्ते पहुँचाया गया । 

$ ११. सिक्‍ख सेना की शक्ति का उद्य--नोनिहालसिंह की मृत्यु 
पर उसकी माँ चन्दकोर राज करने लगी | रणजीत का दत्तक पुत्र शेरसिंह 
उसका नायब तथा ध्यानसिंह वज़ीर रहा | चन्दकौर पर अतरसिंह ओर अजीत- 


 लेफ्टिनेंट-क्नल स्टाइनबाख (१८४४)--दे पं॑जाब,'"* पृ० २५। 


३े ४११ | अंग्रेजों का सिक्ख राज जीतना ७२७ 


सिंह संधांवाला नामक दो भाइयों का प्रभाव था जिनसे शेर ओर ध्यान की 
बनती न थी। इसलिए, शेर और ध्यान लाहौर से हट गये और बहुत सी सेना 
को मिला कर उन्होंने जनवरी १८४१ में लाहौर को आ घेरा । चार दिन बाद 
समभोता हुआ । चन्दकौर को जागीर दी गई, शेरसिंह महाराजा बना, तथा 
सेना का वेतन एक रुपया मासिक बढ़ गया। संधांवाले भाग कर अंग्रेजों 
की शरण में पहुँचे । 
किन्तु सेना अब शेरसिंह के वश में न रही | वह जहाँ तहाँ जिन अफ- 
सरों ओर दूसरे लोगों से नाराज़ थी, उनसे बदला चुकाने लगी । लोग डरने 
लगे छि सारे पंजाब में लूट मचेगी; अ्रमृतसर के व्यापारी अंग्रेजों की रक्षा की 
पुकार मचाने लगे । अंग्रंज़ों ने भी अवसर से लाभ उठाना चाहा । मैकनाटन 
ने शाह शुजा के नाम पर पेशावर और डेराजात को लेने का जतन किया | 
लुधियाने का अंग्र ज़ राजनीतिक कारबारी (पोलिटिकल एजंट) महाराजा शेर- 
सिंह की सहायता” के लिए. लाहौर पर चढ़ाई करने को तैयार हो गया । जब 
रणजीतसिंह का विश्वस्त सेवक फकीर अज़ीजुद्दीन यह प्रस्ताव ले कर आया तब 
शेरसिंह ने उसके मुँह पर हाथ रख अपनी गदन पर अँगुली फेरते हुए 
संकेत किया कि चुप रहो, ऐसी बात मुँह से निकालोगे तो सेना मेरी गर्दन 
उतार लेगी ! 
किन्तु सेना शीघ्र शान्‍्त हो गई ओर उसने कोई लूटमार न की । सिक्ख 
सेना भाड़े की टट्ट, न थी; उसके अन्दर ऊँची भावना थी। उसकी विभिन्न 
टुकड़ियों की पंचायतें बन गई थीं जो अपने को 'खालसा” या सिक्‍्ख जनता 
का प्रतिनिधि और उसके हितों का रक्षक समझती थीं। अपने देश की स्वत- 
न्त्रता के लिए वे सजग थीं और अपनी जत्थाबन्द एकता ओर अपने नियमा- 
नुवंत्तन का उन्हें अभिमान था। साधारण बातों में वे नियुक्त अफसरों के 
आदेश मानती रहीं, पर देश के शासन में श्रपनी समऋ के अनुसार हस्तक्षेप 
करने लगीं । पंजाब की यह सेना अधिकतर सिक्‍खों की थी, पर उसमें हिन्दू 
ओर मुसलिम सैनिक और अफसर भी काफी थे । अंग्रेज और उनके कारिंदे 
पंजाब की स्वतन्त्रता हरना चाहते हैं, यह विचार सेना में फैल गया था, इस 


ष्स्द भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ प्व १० 


कारण उनके प्रति वह बड़ी सशंक थी। 

कश्मीर में सेना ने अपने अफसर को मार डाला था। वहाँ शान्ति- 
स्थापना के लिए गुलाबसिंह को भेजा गया । तब से कश्मीर के शासन को भी 
उसने अपने हाथ में कर लिया । नोनिहाल की नीति पर चलते हुए उसने 
पठानों से मेल रक्खा ओर नेपाल को भी अपने साथ रखने का प्रयत्न किया । 
मई जून १८४१ में जोरावरसिंह ने सिन्ध श्रौर सतलज के खोतों की दूनें जीत 
कर मानसरोवर के पास छावनी डाल दी और हिमालय के उस पार पंजाब 
ओर नेपाल की सीमाएँ मिला दीं ! मैकनाठन पेशावर लेना चाहता था; पंजाब 
सरकार ने गुलाबसिंह को पेशावर सोंपना तय किया । 

उस काल भारत में अंग्रेज़ी राज की दशा बड़ी नाजुक थी। अफ़- 
गानित्तान को अंग्रेज़ दबा न पाये थे, वहाँ उन्हें झिसी किस्म का सहयोग न 
मिला था और वे देख रहे थे कि हम ज्वालामुखी पर बैठे हैं जो फूटने हो 
वाला है। उस चूहेदानी में से निकल आने का भी कोई रास्ता न था । पंजाब 
में नौनिहाल की मृत्यु के बाद भी उसी की नीति चल रही थी ओर पंजात्र 
नेपाल की सीमाएँ मिलाने का स्वप्न सफल हो गया था। चीन का युद्ध जारी 
ही था । नेपाल में नवम्बर १८४० में जो अंग्रेजों के अनुकूल मन्त्री नियुक्त 
हुए. थे, पाँच मास बाद उन्हें जेठी रानी के पांडे पक्ष को बढ़ावा देने से जान के 
लाले पड़ गये थे । जेठी रानी का पक्ष अंग्रज़ों का जो विरोध करता वह 
लड़कपन का ही होता, तो भी उस अवसर पर यदि रेज़िडेंट की हत्या जैसी 
कोई घटना हो जाती तो उससे नेपाल से अफगानिस्तान तक आग भड़क 
सकती थी । 

इस दशा में सबसे पहले रेजिडेंट हौगसन ने बड़े धैयं हिम्मत और 
कुशलता से राजा पर दबाव डाल अगस्त १८४१ तक फिर अपने अनुकूल 
संयुक्त मन्त्रमरडल बनवा लिया। जेठी रानी रूठ कर बनारस चली, 
रास्ते में उसकी मृत्यु हुई ( ६-१०-१८४१ ) --डउसे विष दिये जाने का संदेह 
किया गया था । यों नेपाल के पहलू से अंग्र ज़ी सरकार निश्चिन्त हुई। तब 
उसने महाराजा शेरसिंह पर दबाव डाल कर उसे मना लिया कि गुलाबसिंह 


३६९११ ] अंग्रज़ों का सिक्‍्ख राज जीतना ७२६ 


को पेशावर न दिया जाय, जोरावरसिंह तिब्बतियों को गारतोक) वापिस दे दे, 
तथा मातबरसिंह को अंग्रेजों के हाथ सोंप दिया जाय । इससे पहले कि महा- 
राजा का हुक्म जोरावर के पास पहुँचता, ल्हासा की चीनी सेना ने पूस के 
जाड़े में उसे आ घेरा । बर्फ में ठिद्ध॒रते हुए पंजाबी और नेपाली सैनिक 
अपनी बन्दूकों के कुन्दे जला कर हाथ गरमाने लगे । जोरावर उस लड़ाई में 
मारा गया और नेपाल की सीमा वाली सेना तहसनहस हो गई । मानसरोवर 
के रास्ते में तकलाकोट से तीन मील पर तोयो गाँव में जोरावर की समाध है 
जिसे तिव्बती अब भी पूजते हैं । 


72५5५ क्र 
बे 





जोरावरसिह की समाध 
[ स्वामी प्रणवानन्द जी के सौजन्य से ] 


भारत का मुख्य भाग अंग्रेजों के अधीन होने ओर विदेशों में भी 
भारतीयों के अंग्रेजों के माड़ेत बन कर जाने से विदेशों के लोग सभी भारतीयों 
को अंग्रेज़ों के सेबक समभने लगे थे । इसी काल चीन से भी अंग्रेजों ने 


। मानसरोवर के पर्छिम के तिब्बती प्रदेश का मुख्य स्थान, सिन्ध की उपरली दून में । 


७३० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


भारतीय सेना के बल पर युद्ध छेड़ रक्खा था। तिब्बत में पंजाबी-नेपाली सेना 
घुसी तो चीनियों ने जाना था कि उसे भी अंग्रेज़ों ने भेजा है ! 

९ १२, अफगानों का उठना--अंग्रेज़ों ने अफगानिस्तान के मुख्य 
मुख्य शहरों में छावनियाँ डाल दी थीं तो भी देश को वश में न कर सके | 
वे यह आस लगा कर गये थे कि भारत की तरह वहाँ भी स्थानीय भाड़ेत सेना 
खड़ी कर लेंगे, पर एक भी अफगान विदेशी की सेना में भरती नहीं हुआ | 
दो बरस में न तो अंग्रेज़ देश का बन्दोबस्त कर सके, ओर न कोई कर उगाह 
सके । शिया-सुन्नियों के बीच निफाक” फैलाने ओर. अफगानों की भाड़े की 
सेना खड़ी करने की मैकनाटन की सब कोशिशें वेकार हुईं। इसके अलावा, 
अफगान अंग्रेजों की बड़ी फोज का तो मुकाबला न करते, पर उनकी छोटी 
टुकड़ियों ओर रसद-सामान पर बराबर छापे मारते। फलतः अफगानिस्तान 
को वश में रखने को बराबर भारत से सेना लानी पड़ती और मारत के ख्च 
पर शासन चलाना पड़ता | जब पंजाब ओर सिन्ध भी अंग्रेजों के भारतीय 
साम्राज्य में न थे, तथा नेपाल और ग्वालियर के स्वतन्त्र राज्य अपनी शक्त 
सेनाओ्रों द्वारा उस साम्राज्य पर दो पहलुओं से चोट कर सकते थे, तत्र स्वतन्त्रता 
हटी अफगानिस्तान पर यों चढ़ाई कर बैठना निरी मूृखंता सिद्ध हुआ । 

निष्फलता की खीर से अंग्रज़ों की एंठ बदने लगी | मैकनाटन हरात 
ओर पेशावर जीतने की धुन मं था। काबुल के अंग्रेज़ अफसरों ने अनेक 
अफगान परिवारों की इज्ज़त खरात्र की । इस बात को अफगान भूलने वाले न 
थे। २ नवम्बर १८४१ को उन्होंने बस का मकान घेर लिया ओर उसे सड़क 
पर खींच कर मार डाला | काबुल से मेकनाटन ने सहायता के लिए कन्दहार 
ओर गन्दमक सन्देश भेजे; पर गन्दमक में जो अंग्रेज़ सेनापति था वह उलठा 
( ३० मील पीछे ) जलालाबाद हट आया, ओर कन्दहार से जनरल नौट ने 
सन्देश भेजा कि बरफ के मौसम में आना अ्रसम्भव है। इस बीच काबुल के 
अंग्रेजों की रसद भी अफगानों ने छीन ली। तत्र ११ दिसम्बर को मैकनाटन ने 
दोस्तमुहम्मद के बेटे अकबरखोँ से यह रान्धि की कि अंग्रेजों को अफगानिस्तान 
से लोयने दिया जाय तो वे दोस्तमुहम्मद को छोड़ देंगे । श्रकबरखाँ ने ओल 


३४१२ |] अंग्र ज़ों का सिक्ख राज जीतना ७३१५: 


मांगे । अभी यह बातचीत चलती थी कि मैकनाटन ने फिर अफगान सरदारों 
को अकबरखाँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश की | मैकनायथन ओर अकबरखाँ 
का मिलना तय हुआ । अकबर ने इन तुच्छु पडयन्त्रों के बारे में उससे सफाई 
तलब्र की, तत्र दोनों गर्म हो उठे | मैकनाटन वहीं मारा गया । 
अन्त में जनवरी १८४२ म॑ अफगानों से फिर सन्धि कर अपनी तो 
ओर रसद उन्हें सौंप कर, दथा १२० कैदी, जिनमें दो अफसर और अनेक 
ल्रियाँ थीं, अकबरखाँ को ओल दे 
कर, अंग्रेज़ी सेना ओर उसके हाली- : 
मुवाली कुल १६ हज़ार आदमी 
वापिस चले | एक हफ्ते में जग- 
दलक दर तक पहुँचते पहुँचते सब्र 
खतम हो गये | एक घायल डाक्टर 
ब्राइडन बच कर उस संहार की 
कहानी सुनाने जलालाबाद पहुँचा । 
जलालाबाद वाली सेना भी 
घिर गई थी। फीरोजपुर से चार 
रेजिमेंट पंजाब के रास्ते उसकी मदद 
को पेशावर भेजी गई | पेशावर में 
अंग्रेजों ने सिक्‍्ख अधिकारियों से: 
अमीर दोस्तमुःम्मद अनुरोध किया कि हमारी सहायता 
करो या खुद जलालाबाद तक बढ़ी । सिकख नाज़िम ने अपनी रेजिमेंट के पंचों 
से पूछा । उन्होंने घ्रणा से इनकार कर दिया । सिक्‍खों की देखादेखी भाड़ेत 
भारतीय सेना भी अंग्रेजों के लिए लड़ने में आगा-पीछा करने लगी। ओऔक- 
लेंड ने जनरल पोलक को नई कुमुक के साथ पेशावर रवाना किया और: 
कन्दहार के जनरल नौट को अफगान युद्ध का अधिनायक बना दिया | 
तभी ओकलैंड के स्थान में एलिनबरों गवर्नर-जनरल हो कर आया 
( २८-२-१८४२ )। वह अफ़गान युद्ध को समाप्त कर ग्वालियर सिन्ध पंजाब 





७३२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


-ओऔर नेपाल को जीतने का लक्ष सामने रख कर आया था। इसके लिए. वह 
ब्यक औफ़ वेलिंगटन (आर वेल्जली) से लगातार परामश करता रहा। 
उसके आने के शीघ्र बाद अंग्रेजी सेना को गजनी भी छोड़नी पड़ी और शाह 
शुजा एक अफगान की गोली से मारा गया । 
अप्रेल में पोलक ने खैचर पार किया ओर दस दिन बाद जलालाबाद 
'पहुँच गया, जहाँ अंग्रेज़ी सेना अब डट कर लड़ रही थी। एलिनबरो ने 
-नई हारों से घबरा कर पोलक को पेशावर वापिस आने और नौट को कन्दहार 
-से लौटने का आदेश भेजा, परन्तु उन दोनों ने वे आदेश नहीं माने, कहा कि 
'लोटने को वाहन नहीं हैं । 
6 १३, पहला अफीम युद्ध--इस बीच अंग्रेज़ों का चीन से भी युद्ध 
चल रहा था । 
चीन में पहलेपहल सोलहवीं शताब्दी में पुतंगाली व्यापारी पहुँचे थे 
-और उन्होंने मकाओ बन्दरगाह ले लिया था। उनकी लुटेरी प्रद्गत्ति देख कर 
चीन-सम्राट ने और किसी बन्दर में उन्हें घुसने न दिया । ओलन्देज़ ओर अंग्रज़ 
१७वीं सदी में वहाँ पहुँचे । १७५७ से युरोपी व्यापार के लिए. चीन का केवल 
एक सबसे दक्खिनी बन्दरगाह क्राइतुझ ( केंटन ) नियत कर दिया गया था। 
परन्तु वहाँ मी वे लोग बसने न पाते थे । वे मकाश्रो से खास मोसम में त्िना 
परिवारों के क्राब्तुझ आने पाते और व्यापारिक लेनदेन कर लौट जाते थे। 
.शुरू में यह व्यापार एकतरफा था | चीन से ये लोग रेशम चाय आदि ले जाते 
और बदले में कोई चीज़ इनके पास लाने की न होती इसलिए सोना-चॉदी ही 
लाते थे | धीरे धीरे ये भी कई चीजें लाने लगे जिनमें अफीम मुख्य थी | पीछे 
अफीम का आयात इतना बढ़ता गया कि १८३० ई० से चीन के नियात का 
पलड़ा हलका रहने लगा | भारत मे ईस्ट इंडिया कम्पनी का अफीम के व्यापार 
पर एकाधिकार होने से अंग्रेज़ों को इस व्यागार में ढुहरा नफा था । 
चीन सम्राट ने सन्‌ १८३८ में अफीम के व्यापार को बन्द करने की 
कोशिश की | अंग्रेज़ व्यागारियों की सब अफीम जब्त कर ली गई और उनसे 
- जमानत माँगी गई कि आगे से अफीम न लायेंगे । इसपर अग्रेज़ क्वाडतुझ से 


हे $ १४ | अंग्रेजों का सिक्व राज जीतना ७३३ 


हाडकाडः हट गये और युद्ध छेड़ दिया ( १८४० ई० )। उन्होंने क्राइतुडः की 
रास्ता-बन्दी कर दी, उत्तर की तरफ बढ़ कर तठ को उजाड़ा, ओर पाँच बंदरगाह 
छीन लिये। उसके बाद क्वाडतुझ दखल कर लिया, और भाप-जहाजों से 
याडचे .नदी में घुस कर चीनी साम्राज्य के सूखे बॉस की तरह दो टुकड़े करने 
लगे | 

अफगानिस्तान में मार खा कर अंग्रेज़ों ने चीन से शीघ्र सन्धि कर ली 
( अगस्त १८४२ ) | हाइकाडः उन्हें मिला; जब्त अफीम के दाम के अलावा 
बड़ा हरजाना भी उन्होंने पाया | क्वाडतुढ से शांघाई तक पाँच बन्दरगाह 
व्यापार के लिए खोल दिये गये तथा उनमें रहने ओर खुला व्यापार करने का 
अधिकार मी मिल गया | सबसे बढ़ कर यह हुआ कि चीन ने चुंगी नियत करने 
का अपना अधिकार छोड़ दिया और आगे से विदेशी व्यापारियों की सलाह से 
हलकी चुंगी लगाना तय किया । 

$ १४. पहले अ ग्रेज़-अफगान युद्ध का अन्त-- एलिनबरो ने अन्न 
नोट को गज़नी काबुल खेबर हो कर लोटने?” की तथा पोलक को उससे 
सहयोग करने की इजाज़त दे दी। पोलक जलालाबाद से चला ओर राह में 
अफगानों को दराते हुए उसने फिर काबुल पर अंग्रेजी कंडा जा गाड्ाा ( १६- 
६-१८४२ ) | एक दिन बाद नौठ भी वहाँ आ पहुँचा । एलिनबरो के आदेश 
से वह गज़नी से महमूद के मकबरे के वे किवाड़ उखाड़ लाया जो सोमनाथ 
के मन्दिर से ले जाये गये कहे जाते थे । अंग्रेज कैदियों को छुड़ाने के बाद 
उन्होंने काबुल का बाजार मस्जिदों सहित लूट कर जला दिया, और तब भारत 
वापिस लोठे । उनके अठक पार करने पर दोस्तमुहम्मद को भी केद से छोड़ 
दिया गया | फीरोजपुर में एलिनबरो ने लोटती सेना का स्वागत करने के लिए 
सेना का बड़ा जमाव किया था | जनवरी १८४३ में वह एकत्रित सेना विसर्जित 
हुईं। “सोमनाथ के दरवाजों? का एलिनबरो ने बड़ा प्रदशन कराया, और 
भारत की हिन्दू प्रजा को यह दिखाना चाहा कि मानो उन किवाड़ों को वापिस 
लाने को ही अंग्रेजी सेना अफगानिस्तान गई थी ओर वहाँ से सफल लोटी है ! 
पर वे किवाड़ सोमनाथ के पुराने मन्दिर के न थे। आगरे तक पहुँचने के 


७३२४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पवव॑ १० 


बाद वे वहाँ किले में डाल दिये गये । 
ह $ १५, सिन्ध दखल किया जाना--सिन्धियों ने अपने देश में 
अंग्रेज़ी सेना को घुसने दिया और उसे अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध का 
आधार बनने दिया था | इसका फल उन्हें अनत्र पाना था | 

एलिनबरो ने काबुल में अंग्रेज़ी सेना की सफलता होते ही सिनन्‍्ध के 
खिलाफ कार्ये आरम्म कर दिया। अफगान-युद्ध-काल में जेम्स आउटराम 
सिन्ध में रेजिडेंट था। एलिनबरो अन्न जिस धींगाधाँगी से काम लेना चाहता 
था आउटराम उसमें साथ न देता, इसलिए चाल्स नेपियर को उसके ऊपर 
नियुक्त कर भेजा ( सितम्बर श्८य४२ )। नेपियर ने सिन्ध के अमीरों पर नई 
सन्धि मदी, जिसका सार यह था कि आश्रित सेना के लिए जो रुपया वे देते 
हैँ उसके बदले ज़मीन देनो होगी, और सिंध में अंग्रेजी सिक्‍क्रा चलेगा । 
इससे पहले कि अमीर उसपर हस्ताक्षर करें, वह इलाके दखल करने ओर इस 
तरह हुक्म चलाने लगा मानो वही देश का शासक हो | अमीरों ने इस बीच 
हस्ताक्षर कर दिये, पर जनता ने उभड़ कर रेजिडेंसी को घेर लिया। अमीरों 
की ३० हजार सेना का नेपियर ने मियानी पर ३ हजार से सामना किया ( १७- 
२-१८४३ )। उनके तोपची दल ओर रिसाले के नेता को वह पहले ही खरीद 
चुका था | उसकी जीत निश्चित थी | 

इसके बाद उसने हेदराब्राद को घेर कर सर किया । अंग्रेज़ी सेना ने 
उस धनी शहर को खुल कर लूटा; अकेले नेपियर को उस लूट में से सात लाख 
रुपये मिले । अंग्रेज़ सारजेंटों ओर सैनिकों की ल्लरियाँ अ्रमीरों के जनानों में भेजी 
गई, ओर उन्होंने उन अभागिनियों की नाकों और कानों से कीमती जेवर नोच 
नोच कर विनोद किया ओर अपनी जेब्रें भरीं। सर जेम्स आउटराम ने इस 
लूट का एक रुपया मी छूने से इनकार किया । लेकिन नेपियर सीधा सिपाही 
था; उसे मककारी पसन्द न थी। इस धींगाधोंगी पर कुछ लोगों ने अंगुली 
उठाई तो उसने सीधा जवात्र दिया, "हमारा भारत जीतने का “' एकमात्र 
उद्देश रुपया था । पिछले साठ बरस में भारत से एक अरब पौंड से अ्रधिक 
निचोड़ा जा चुका कहा जाता है। इसमें से एक एक शिलिंग लहू में से बीना 


हे 6१६ ] अंग्रेजों का सिकख राज जीतना ७३५ 


गया, पोंछा गया ओर कातिल की जेब्न में भरा गया है। पर चाहे कितना ही 
पोंछो ओर घोझो, निगोड़ा दाग तो छुटता नहीं ।” 

हैदराबाद लेने के एक महीना बाद नेपियर ने खैरपुर ( उत्तरी सिन्ध ) 
के अमीर को डब्बो पर हराया, ओर यों समूचा सिन्ध दखल कर लिया । 

$ १६. ग्वालियर का अधीन होना-- सिन्ध के बाद पंजाब को बारी 
आती । लेकिन अंग्र ज पंजाब की तरफ बढ़ते तो उन्हें बायीं ओर से ग्वालियर 
की सेना का खतरा रहता । महादजी शिन्दे ने जिस सेना की नींव रक्खी थी, 
वह अभी तक विद्यमान थी, ओर सतलज के दक्खिन वही एकमात्र प्रशिक्षित 
सुसज्जित भारतीय सेना थी । अंग्रेज़ों की दृष्टि में “ऐसी बड़ी सेना का यहाँ 
रहना सतलज से आने वाले शत्रु के मुकाबले को बदने वाली हमारी सेना के 
लिए. खतरनाक”? था | इसलिए वे मनाते थे कि “ग्वालियर दरबार ओर 
उसकी सेना को भूकम्प निगल जाय तो अच्छा हो ।? अफगान युद्ध के वक्‍त 
ग्वालियर की सेना में काफी वेचेनी थी, वह अंग्रेजों से अपनी पुरानी हारों 
का बदला चुकाने को उत्सुक थी, पर इस कार में उसका नेतृत्व करने वाला 
कोई न था | इस निश्चेष्टता का फल अब ग्वालियर राज्य को पाना था। 

फीरोज़पुर से अपनी सेना ,को विसर्जित करते ही एलिनबरो ने 
ग्वालियर पर ध्यान दिया । राजा जनकोजीराव शिन्दे [ १०, २ $ ११ ] की 
एकाएक विष दिये जाने से मृत्यु हुई ( ७-२-१८४३ )। एलिनबरो, जो घात 
लगाये बैठा था, समाचार पाते ही आगरा रवाना हुआ | जनकोजीराव की ११ 
वर्ष की विधवा ८ बरस के बच्चे जयाजीराव को गोद ले कर राज करने लगी । 
॥सल राजकाज दरबार के हाथ में रहा | एलिनबरो ने दरबार पर दबाव डाल 
अपने एक पिट्ठू दिनकरराव राजवाडे को प्रधान नियत कराया | परन्तु दो मास 
बाद रानी ओर दरबार ने उसे हटा कर सर्वंसम्मति से दादा खासगीवाला को 
प्रधान नियत किया । दादा योग्य शासक था। उसने सेना का सब बकाया वेतन 
दे डाला, युरोपी ओर दोगले अफसरों को हटा दिया तथा अनेक अंग्रेज़- 
विरोधियों को जिन्हें गत महाराजा ने रेजिडेंट के दबाव में श्रा कर हटा दिया 
था, फिर से पद दिये | 


७३६ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व १० 


एलिनबरो ने ग्वालियर के उत्तर ओर पूरव सेना जमा कर दरबार से 
'मुतालबा क्रिया कि दादा को हमारे हाथ सौंप दो । दरबार ने दब कर ऐसा कर 
दिया तो एलिनबरो ने उसे श्रोर दबाया | उसका उद्देश था ग्वालियर सेना को 
तोड़ देना ओर उसे विश्वास था कि ग्वालियर के “सरदार खुशी से इसमें साथ 
देंगे, पर हमारी सेना की सहायता या “ सान्निध्य के ब्रिना नहीं |” अंग्रेज़ी 
सेना दोनों तरफ से बढ़ी । इधर लड़ाई की कोई तैयारी न थी, इसी से चम्बल 
के घाटों पर भी उसे किसी ने न रोका | मुसीबत सिर पर आ जाने पर ग्वालि- 
यर की सेना लड़ी । एक ही दिन ( १६-१२-१८४३ ) ग्वालियर के उत्तर 
महाराजपुर तथा दक्खिन पनियार पर लड़ाइयाँ हुईं, जिनमें ग्वालियर को 
नेतृहीन सेना बहाहुरी से लड़ कर हारी | महाराजपुर की जीत अंग्रेज़ों को काफी 
मेंहगी पड़ी । 

सिन्ध दखल करने के कुछ मास बाद यदि ग्वालियर को भी अंग्रेज 
दखल कर लेते तो देशी राज्य भड़क उठते । इसलिए एलिनबरो ने संयम से 
काम लिया ओर ग्वालियर को अधीन राज्य बना कर सन्तोष किया । 

6 १७, नेपाल में मातबरसिह--जेटी रानी की मृत्यु के बाद १८४१ 
के अन्त में नेपाल के राजा ने फिर अपनी सेना अफगानिस्तान में भेजने की 
पेशकश गवनंर-जनरल से की । उसके बाद नौजवान युवराज भी नेपाल की 
राजनीति में हाथ डालने लगा | पांडे पक्ष ने, जो उस काल के वातावरण को 
देखते हुए भारत में अ्रंग्रेजी राज के पतन की आशाएँ लगाये हुए. था, उसे 
अपना अगुआ बनाया। राजा दुर्बंलचित्त था तो युवराज पूरा पगला। 
जन्तुओं और मनुष्यों पर क्रूरता करके उसकी वासना की तृसि होती थी। मार्च 
१८४२ में राजा ने कहा कि में युवराज को गद्दी दे स्वयं निवत्त हो जाऊँगा। 
अफगानिस्तान में अंग्रेजी राज के लिए खतरा मिट जाने के बाद अरब यदि 
नेपाल दरबार की ओर से कोई गलत काये किया जाता तो अंग्रेजों को यह लाभ 
ही होता कि नेपाल में दखल देने का अवसर मिलता । सो एलिनबरो ने अपने 
रेजिडेंट को लिखा कि नेपाल में मन्त्रिमएडल को सहारा देने की नीति अब्र 
छोड़ दी जाय ओर आवश्यकता होगी तो फौज भेजी जायगी। रेज़िडेंट के 


३$९१७ | अंग्रेजों का सिकख राज जीतना ७३७- 


सहारा खींच लेने पर राजा ने अपने को अ्रसहाय माना ओर युवराज निरंकुश 
हो अत्याचार करने लगा। उस दशा से ऊन्न कर नेपाल की प्रजा ने पुकार 
उठाई । १२ दिन अपनी बड़ी बड़ी सभाश्रों में शान्तिपूवंक विचार करने के 
बाद उसने राजा के सामने नियमित शासन की माँगें रक्‍्खीं जिन्हें राजा ने 
स्वीकार किया ( ७-१२-१८४२ )। जनवरी १८४२ में राजा ने छोटी रानी को 
शासनाधिकार सौंप दिया । परन्तु नेपाल को अपना शासन चलाने के लिए 
योग्य और हृठ नेता की आवश्यकता थी। सो सारे देश की पुकार के अनुसार 
रानी ने मातबरसिंह को नेपाल वापिस आने का सन्देश भेजा। मातब्रर तत्र 
शिमले में अंग्रेजों की नजरबन्दी में था, जहाँ से उन्होंने उसे वापिस आने 
दिया । उसके गोरखपुर पहुँचने पर सारे नेपाल में सहानुभूति के प्रदर्शन हुए 
ओर दरबार ने उसे लिवा लाने को शिष्टमण्डली भेजी । 

१७-४-१८४३ को काठमांड़ पहुँचने के बाद उसने सब्ससे पहले यह 
माँग की कि उसके ताऊ पर जिन्होंने कूठा अभियोग लगाया था उनका विचार 
किया जाय | सो ६ सरदारों पर अभियोग लगाने के बाद उन्हें फॉसी दी गई 
( मई १८४३ )। मातत्नर ने मन्‍्त्री पद नहीं लिया, पर पंजाब ओर अन्य 
भारतीय राज्यों के सहयोग से अंग्रेज़ों का मुकातला करने की अपनी नीति प्रकट 
की तथा नेपाली सेना की अंग्रेज़ों से लड़ने की भावना को पुष्य किया। वह: 
शीघ्र ही सेना का बहुत प्रिय बन गया । 

एलिनबरो ने नेपाल पर चढ़ाई की योजना बनवा कर ड्यूक औफ 
वेलिंगठटन के पास भेजी थी। वेलिंगटन ने उसे अव्यावह्रिक बताया था। 
इसलिए अंग्रेज़ी सरकार ने नेपाल को भीतरी षड॒यंत्रों द्वारा वश में करना 
आवश्यक माना । रेजिडेंट हौगसन, जिसने अफगान-युद्ध-काल में अद्वितीय 
धैय और कुशलता से नेपाल में शान्ति बनाये रक्खी थी, विद्वान्‌ ओर ऊँची 
प्रकृति का पुरुष था, जो वैसे षडयंत्रों के लिए. उपयुक्त न होता । सो एलिन- 
बरो ने उसे पदच्युत कर हेन्नी लारेंस को, जो उसी युद्ध में पेशावर में अपनी 
घडयंत्रदक्गषता दिखा चुका तथा मातबर को भी वहीं से जानता या, रेज़िडेंट 
बना कर भेजा ( सित० १८४३ )। मातत्रर का सगा भानजा जंगत्नहादुर 


'७३८ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव्व॑ १० 


१८३६-४० से अंग्र जों के सम्पक में आ चुका था| लारेंस उसे बढ़ावा देने 
ओर उसके द्वारा अपना खेल खेलने लगा । 
दिसम्बर १८४३ में मातबर ने प्रधान मन्‍्त्री बनना स्वीकार किया | 
“१६ फरवरी १८४४ को अपनी चिट्ठी में एलिनबरो ने यह “आशा?” प्रकट की 
'कि नवनियुक्त मन्‍्त्री मातबरसिंह ओर राजा-युवराज के बीच कोई छुलपूर्ण 
हिंसा का कार्य होगा । सेना मन्त्री के पक्ष में है, परन्तु **' कहीं मन्त्री स्वयं 
नष्ट न हो जाय |” एलिनबरो उस वर्ष चला गया, पर चलते वक्‍त उसने 
'लारेंस को लिखा कि मेरा उत्तराधकारी मेरी नीति जारी रक्खेगा । सो १६-२- 
१८४४ के सवा बरस एक दिन बाद एलिनबरों की आशा” पूरी हुई। 
उस रात राजा-रानी ने प्रधानमन्त्री मातबर को महल में बुलाया, ओर उसके 
भीतर पहुँचने पर जनाने से आई गोलियाँ उसके सिर और देह में लगीं जिससे 
वह गिर पड़ा ( १७-५-१८४५ ) | वे गोलियाँ जंगबहादुर ने चलाई थीं । 
6१८, पंजाब में सेनां का राज और उसके विरुद्ध तैयारी-- 
सन्‌ १८४३ में सिक्‍खों ने कश्मीर के उत्तरपच्छिम गिल्गित जीत लिया। वह 
उनका अन्तिम विजय था। १८३५ में फीरोज़पुर में अंग्रेजी छावनी डाली गई 
थी [ ऊपर ४ (अर) ); एलिनबरो ने अम्बाला कसौली और जुतोग ( शिमला ) 
में भी नई छावनियाँ डालीं | ग्वालियर में दिनकरराव को प्रधान नियुक्त कराने 
के बाद उसने कोशिश करके संधांवाला सरदारों को सिक्‍ख दरबार में फिर 
ऊँचा स्थान दिला दिया। श्रजीतसिंह संधांवाला महाराजा शेरसिंह का 
घनिष्ठ मित्र बन गया । इसके बाद एक दिन ( १४-६-१८४३ ) उसने एका- 
एक शेरसिंह, कुमार प्रतापसिंह, और वज़ीर ध्यानसिंह की हत्या कर डाली | 
ध्यान के बेटे हीरासिंह की प्रेरणा से सेना ने लाहौर का किला घेर लिया। 
अजीतसिंह लड़ाई में मारा गया । तब रणजीतसिंह की छोटी रानी जिन्दाँ का 
पाँच बरस का बच्चा दिलीपसिंह महाराजा तथा हीरासिंह उसका वज़ीर बनाया गया । 
एलिनबरो पंजात्र पर घात लगाये बैठा ही था। वह सतलज में लाने 
"को मुम्बई में लोहे की ऐसी नावें तैयार करवा रहा था जो पीपों ( पोण्टून ) की 
“तरह भी बर्ती जा सकें। अप्रैल १८४४ में उसने लिखा, “मेरी अभिलाषा है 


रे $ श्८ ] अंग्रेजों का सिकख राज जीतना ७३६ 


कि नवम्बर १८४५ तक हमें सतलज पार न करनी पढ़े ।?? 

अगले महीने अ्रतरतिंह संधांवाले ने जो थानेसर म॑ अंग्रेज़ों की 
शरण में था, अपने दल के साथ फ़ीरोज़पुर पर सतलेज पार की ओर एक 
सिक्‍ख सन्त को तथा रणजीतासिंह के एक दत्तक बेटे को अपने साथ मिला 
कर लाहोर की तरफ बढ़ने लगा | वज़ीर हीरासिंह ने इस संकट के अवसर पर 
खालसा पंचायत के सामने खड़े दो विनती की ओर उन्हें याद दिलाया कि 
संधांवाले अंग्रेज़ों के हथियार हैं | एक सेना तब उनके विरुद्ध बदी। लड़ाई 
में अतरसिंह ओर उसके साथी मारे गये । 

हीरासिंह राजकाज में अपने शिक्षक पंडित जलला की सलाद से चलता 
था । जल्‍ला विचारशील पुरुष था। पंजाब के लोकमत को जाण्त करने के 
लिए वह प्रेस की स्थापना की बात भी सोचता था। उसका विचार था कि 
पंजाब की मालगुज़ारी का बड़ा अंश गुलाबसिंह के हाथ चला जाने से राज्य 
की क्षति होती है। इसलिए, उसने सेना में धीरे घीरे यह विचार फैला दिया 
कि गुलाबसिंह से उसकी जागीरें वापिस लेनी चाहिएँ | वह दूसरे जागीरदारों 
की जागीरें भी जब्त करने लगा | लेकिन इस काम में उसने कुछ जल्दी की | 
जिन जागीरदारों की जागीरें जब्त की गहँ, वे सिक्ख थे ओर सिक्‍ख सेना को 
उकसाने लगे । इस बीच जल्‍्ला के मुंह से रानी जिन्दा के विपय में कुछ अनु- 
चित शब्द निकल गये। रानी के भाई जवाहरसिंह ने तब सेना को एकाएक 
भड़का दिया । जल्‍ला और हीरासिंह पकड़े ओर मारे गये (२१-१२-श१८४४)। 

कुछ अव्यवस्था के बाद जवादरसिदद तथा एक लालसिंह ने नया शासन 
बनाया । उन्होंने गुलाबसिंह से समझौता कर लिया | किन्तु सेना के पंचों ने 
समभौते की शर्तें न मानीं ओर जम्मू पर चढ़ाई क्री। चत॒र गुलाब ने दान 
ओर विनय द्वारा सेना को खुश किया ओर अपनी जागीरों का बड़ा अंश राज्य 
को सौंप दिया । उसके कुछ सैनिक लाहौर की सेना से भगड़ पड़े, तब उसने 
अपने को सेना के हाथ सांप दिया और केदी हो कर वह उनके साथ लाहोर 
तक गया । वह कैदी चाहता तो आसानी से वजीर बन सकता था क्‍योंकि सेना 
उसकी योग्यता और विनय की कायल थी । किन्तु गैर-सिक्ख होने के कारण 

भा०5-४७ 


७४० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


उसे उनपर भरोसा न था । उसकी उपस्थिति में जवाहरसिंह बाकायदा वजीर 
बनाया गया ( १४-४-१८४०५ ) | 

जवाहर तुच्छु आदमी था । सेना के प्रभाव से घबरा कर उसने दो बार 
सतलज पार भागने की के शिश की, पर सेना चौकन्नी थी। रणजीतसिंह के 
एक ओर दत्तक बेटे ने अटक में विद्रोह किया । वह पकड़ कर लाहोर लाया 
गया । जवाहर ने उसे मरवा डाला । इस बात से सेना ऊब्र उठी। पंचों ने 
कहा कि ऐसी बातें राज्य में होने पारयंगी तो हम सब्र खतरे में पड़ जायेंगे । 
पंचायतों की संगत जुटी ओर उसमें तय हुआ कि जवाहर को मृत्यु-दंड दिया 
जाय | २१-६-१८४५ को उसे खालसा संगत के सामने बुलाया गया। बहुत 
सा सोना ओर रत्न ले कर हाथी पर बैठे हुए, मद्दाराजा दिलीप को साथ लिये 
वह वहाँ पहुँचा और मेंट-पूजा से पंचों को फुललाना चाहा | तब उसे कड़ाई 
से कहा गया कि चुप रहो ओर महाराजा को एक तम्बू में बिठा दिया गया। 
तन्न पंचों की आशा से सैनिकों ने आगे बढ़ कर जवाहर को गोली मार दी। 
इसके बाद राज्य में किसी किस्म की लूटमार या अव्यवस्था न हुई । 

अब गुलाबसिंह को वजीर बनने के लिए बुलाया गया, पर वह त्रास के 
मारे न आया | इसपर नवम्बर १८४५ में लालसिंह को वजीर तथा तेजसिंह 
को प्रधान सेनापाति चुना गया । 

उधर एलिनबरो की जगह हार्डिज गवर्नर-जनरल हो कर आ गया 
था ( १-८१८४४ ) ओर पंजाब के पड़ोस की छावनियों में सेना और सामान 
बराबर बढ़ाया जा रह्य था | सितम्बर १८४५ में मुम्बई वाले नाव-पीपे फीरोजपुर 
आ पहुँचे | सिक्ख जागीरदारों के साथ अंग्रे ज़ी सरकार के षडयन्त्र चल ही 
रहे थे । सिक्‍खों के अनेक स्वार्थी जागीरदार सदा से चाहते थे कि पंजाब में 
अंग्रेज दखल दे जिससे उनकी जायदादेँ व्थिर हो जायें । सतलज के पूरव के 
जागीरदारों ने इसी प्रेरणा से अपने को अंग्रेजों की रक्षा में सोंपा था | सतलज 
के पच्छिम के जागीरदार पहले रणजीतसिंह की प्रतिभा से ओर अब शख्त्र- 
बद्ध जनता के तेज से पराभूत रहे । वे अच्च सोचने लगे कि सेना के नाश से ही 
हमारा बचाव होगा | जिन लालसिंह ओर तेजसिंह को सिकखों ने अपना नेता 


३ $ १६ ] अंग्रेजों का सिक्‍्ख राज जीतना ७४ १ 


चुना, बे न केवल उसी प्रकार के जागीरदारों में से थे, प्रत्युत अंग्रेजों के घड- 
यन्त्र में गहरे शामिल हो कर भड़काऊ कारिन्दों का काम कर रहे थे । 

४१९, सतलज़ को लड़ाइयाँ--श्रक्तूबर में हार्डिज पंजाब की तरफ 
रवाना हुश्रा । लालसिंह ओर तेजसिंह ने सेना को अंग्रेज़ों की तैयारी दिखा कर 
ताना देते हुए पूछा--क्या तुम देखते रहोगे जब कि पंजाब को विदेशी पद- 
दलित करेंगे ? वीर सिक्‍खों ने उत्तर दिया--हम जान पर खेल कर अपनी 
भूमि को बचायेंगे । वे न केवल इन नीच देशद्रोहियों के बहकाने में आ गये, 
प्रत्युत युद्ध-काल में नेता की आवश्यकता देखते हुए उन्होंने पंचायतें बन्द कर 
इन्हीं के हाथ सेना की सब्च बागडोर सौंप दी ! यों नवम्बर १८४५ में, ठीक उस 
वक्‍त जब कि अंग्रेज़ चाहते थे, सिक्‍खों ने युद्ध का निश्चय किया, और उनकी 
सेना सतलज की ओर बढ़ी । 

शुरू दिसम्बर में हार्डिज अम्बाले पर प्रधान सेनापति गफ से आ मिला । 
अम्बाले से अंग्र जी सेना फीरोजपुर की तरफ बढ़ी । सिक्‍खों ने फीरोजपुर के 
ऊपर सतलज पार की । फीरोजपुर में तब केवल ७ हजार अंग्रेजी सेना थी। 
सिक्‍खों के लिए स्पष्ट रास्ता यह था कि सबसे पहले उस छावनी को छीन लेते । 
लेकिन लालसिंह और तेजसिंह को तो अपनी सेना को घिरवा देना श्रभीष्ट था। 
उन्होंने अ्ंग्र ज़ अफसरों को सन्देश भेजा कि डरें नहीं, ओर अपने सिक्‍सों से 

कहा कि इस तच्छु सेना से क्या लड़ना, आगे बढ़ कर गवनंर-जनरल को मारो 
या कैद करो ! यों अपनी सेना को आगे ले जा कर फीरोजपुर से २० मील, 
मुदकी गाँव पर, लालसिंह ने उसके एक अंश को अंग्रेजों की बड़ी फोज के साथ 
ठकरा दिया ( श्८ दिसम्बर श्य४४ )। गफ ने उसे धकेल दिया ओर तय 
किया कि शत्रु से लड़ने से पहले फीरोजपुर वाली टुकड़ी से मिला जाय । 
सिक्‍ख सेना की हरावल मुदकी और फीरोजपुर के बीच फेरूशहर# गाँव 
के गिर्द घोड़े के सुम की शकल में पड़ी थी। २१ दिसम्बर को अम्बाला और 
फीरोजपुर की सेनाश्रों के मिल जाने पर हार्डिज ओर गफ ने उसपर सन्ध्या से 


# 'फेड्शरर! का अंग्रेज़ी में 'फीरोश्शशाह? बना दिया गया है| 


७४२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ १० 


एक घंटा पहले हमला किया । अंग्रेज़ी सेना भरोसे से बढ़ी, उनकी तोपें गोले 
उगलने लगीं | लेकिन सिक्‍ख तोपों ने तेज़ी से ओर ठीक निशाने से जवाब 
दिया; तोपों के बीच से सिक्‍्ख पदाति इृठता से बन्दूके दागते रहे । इस मुकाबले 
को देख कर अंग्र ज़ दंग रह गये। उनकी तोपें उखड़ गई, बढ़ते हुए दस्ते धक्के 
खा कर लौटे, पाँतें टूट गई और अँपेरे में नायकों को पता न चलता कि उनके 
सेनिक कहाँ गये। ढेर हुई सेना जहाँ जाड़े से बचने को आग जलाती वहीं 
सिक्‍ख तोपों के गोले आ कर पड़ते । अंग्रेज़ उस दिन जिस धरती पर खड़े थे, 
उसपर उन्हें भरोसा न था । कोई रक्षित सेना उनके नजदीक न थी; सिक्‍यखों के 
पास दूसरी ताजी सेना तैयार थी । 

गफ ओर हार्डिज ने तब भी हिम्मत कर के हमला किया ओर दूसरे 
दिन सुबह सिक्‍खों को उस शिविर से धकेल दिया। किन्तु तभी सिक्‍्ख सेना का 
दूसरा अंश तेजसिंह की नायकता में आ गया । गद्दार तेजसिंह जान बूक कर 
देर करता रहा, जिससे लालसिंह वाली सेना पूरी पस्त हो जाय ओर अंंग्रेज़ 
फिर अपनी पाँतें बाँध लें। उसके बाद भी उसने दृठता से हमला न किया, 
ओर छोटी-मोटी मुठभेड़ें करके ठीक उस वक्‍त भाग निकला जब कि अंग्रेज़ी 
तोपों का गोला खतम हो चुका था ओर उनकी सेना का एक अंश फीरोजपुर 
लोट रहा था | उस वक्‍त यदि सिक्‍ख दृढता से बढ़ते तो अंग्रेज़ों की बाकी सेना 
की पूरी सफाई हो जाती | 

इस लड़ाई से पता चला कि सिक्‍ख तोपों की मार अंग्रेज़ी तोपों से 
लम्बी, गोला ज्यादा भारी, पछाड़ कम तथा चलाने वाले अंग्रेज़ी चालकों से 
अधिक होशियार थे । सिक्‍्ख नेताओं की गद्दारी से अंग्रेज़ों की जीत तो हुईं, पर 
उनकी शक्ति को लकवा मार गया । उन्होंने सिकखों को आराम से सतलज पार 
कर नई तैयारी करने दी, तथा स्वयं दूर दूर से नई सेनाएँ और एक एक दो दो 
अफसर भी बुलाये । उन्हें अब दिल्‍ली ओर जमना के घाटों की चिन्ता लगी थी ! 

अंग्रेज़ों की कुम॒क आने पर उन्होंने फीरोजपुर से दरि-के-पत्तन तक मोर्चे 
बनाये । सिकख सामने सतलज के उस पार थे | सरहिन्द प्रदेश में रसद-सामान 
जुटाने ओर लाने में भी अंग्रेजों को दिक्तत होने लगी । तभी दस हजार सिक्‍्ख 


३६१६ ] अंग्रेज़ों का सिक्ल राज जीतना ७४३ 


सेना ने रणजोरसिंह के नेतृत्व में लुधियाने के सामने सतलज पार की । मेजर- 
जनरल हैरी स्मिथ को लुत्रियाना बचाने भेजा गया । रणजोर जुधियाने के सात 
मील पच्छिम बद्दोवाल पर था । स्मिथ ने दाहिने घूम कर, उससे बच कर, 
निकलने की कोशिश की (२१-१-१८४६) | लेकिन सिक्ख उसका रास्ता काटने 
बढ़े | मुख्य सेना के आने पर स्मिथ सामना करने को परतिं बनाने लगा। 
तब उसने देखा कि चुस्त सिक्‍खों ने उसके पिछली तरफ, रेत के टिब्बों के 
पीछे पीछे से, चुपके चुपके अपनी तोपें ला कर उसका बाँया पासा घेर लिया 
है। “ये तोपें बड़ी फु्ती और ठिकाने से गोलों की धारा बहाने लगों। उनके 
गोलों की लगातार साँय-साँय में ऊ्रंड के क्रंड गिरते सैनिकों की कराहें न सुन 
पड़ती थीं।”? स्मिथ ने सेना को फिर कूच का हुक्म दिया । सिक्‍सों ने पीछा न 
किया, . क्योंकि उनका कोई नेता न था, या जो था वह अंग्रेज़ों की हर न चाहता 
था |” यह मुठभेड़ फेरूशहर की मुठभेड़ की तरह सैनिकों ने अपनी सू#ऋ से की 
थी । उन्होंने स्मिथ की टुकड़ी का तमाम असबाब् लूट लिया ओर अनेक अंग्रेज 
कैद किये । 

सिक्‍खों के होसले अब बढ़ने लगे । समूची सेना ने स्वाभाविक प्रेरणा 
से गुलाबसिंद को बुला कर वजीर बनाया । गद्यार लालसिंद और तेजसिंह भीतर 
भीतर कॉपने लगे | २७ जनवरी को गुलाबसिंह लाहौर पहुँचा । किन्तु वह बहुत 
देर से पहुँचा ! रणजोरसिंह बद्दोवाल से सतलज के किनारे १५ मील नीचे हट 
गया था | लुधियाना पहुंच कर नई कुमुक के साथ हैरी स्मिथ उसके मुकाबले 
को निकला । अलीवाल ओर बुँदरी गाँवों पर २८ जनवरी को फिर उनकी 
लड़ाई हुईं । रणजोरसिंह अपने डोगरों के साथ भाग निकला; सिक्‍्ख तोपचो 
ओर पदाति वीरता से लड़े, पर उनकी पूरी हार हुई । इस हार ने अवसरदर्शी 
गुलाबसिंह का रुख बदल दिया। अ्रब वह भी अंग्रज़ों से बातचीत करने लगा। 
हार्डिज ने भी देखा सिक्‍खों के समान वीर सुसज्जित बहुसंख्यक सैनिकों का वैसे 
योग्य नेता के संचालन में चले जाना खतरनाक है ओर उसे खरीद लेने का 
निश्चय किया । 

हार्डिज ने कहा कि सिक्‍ख सरकार को स्वीकार किया जा सकता है बशर्तें 


७४४ ु भारतीय इतिहास का उन्मीलन द [ पर्व १० 


कि वह अपनी सेना को तोड़ दे | गुलाबसिंह ने कहा सेना पर उसका वश नहीं 
चलता | तब यदह्द तय हुआ कि सिक्‍्ख सेना पर अंग्रेज आक्रमण करें ओर जब 
वह पिट जाय तब सिक्‍ख सरकार खुल्ल मखुल्ला उसका साथ छोड़ दे तथा अंग्रेज़ों 
को बेरोकटोक लाहौर आने दे । “सयानी नीति और बेहया गद्दारी की ऐसी 
अवस्थाओं के बीच सभरावों की लड़ाई लड़ी गई ।? 

शुरू फरवरी में दिल्ली से अंग्रेज़ों की गदतोड़ तोपें झा गई, जिन्हें 
सिक्‍खों के विरुद्ध मैदान में बतेना तय किया गया था | सिक्‍ख सरकार के देश- 
द्रोह के कारण सिक्‍्ख सेना को रसद-बारूद भी ठीक न मिल रहा था। उनकी 
मुख्य सेना सतलज के पूरव सभरावाँ के मोर्चे पर जमा हुईं | मो्चात्रन्दी किसी 
योजना या आदेश पर न हुई थी। सैनिकों ने सत्र कुछ किया, पर नेताश्रों ने 
कुछ नहीं किया था । हिम्मती दल ओर मेहनती हाथ बहुत थे, पर चलाने 
वाला दिमाग कोई न था |? मध्य और बायें पासे में प्रशिक्षित सैनिक ओर 

अच्छी मोचाबन्दी थी; दाहिना पासा नदी की रेत में था, जहाँ मोर्च बनाना 
कठिन था, ओर वहीं अनियमित सेना तेजसिंह के नेतृत्व में “रहने दी गई या 
जान बूक कर रक्खी गई थी |” अंग्रेज़ों ने उसी पासे पर सबसे जोर की चोट 
लगाना तय किया । 

१० फरवरी को प्रातःकाल के अधेरे ओर गहरी धुन्ध में अंग्रेज़ी सेना 
चुपचाप बढ़ी। सिक्ख ऋटपट तैयार हुए | सूर्योदय के साथ ही अंग्र जी तोप- 
खाने ने मुँह खोला और तीन घंटे बौछार करता रह्य | सब बेकार । सिक्‍ख 
“दमक के बदले दमक ओर आग के बदले आग लोदाते हुए? निडर डटे रहे । 

दूर की गोलाबारी से कुछ न बनता देख अंग्रेज़ी सेना का बायाँ पासा 
हमले के लिए, बढ़ा ओर शत्रु के बढ़े हुए मोचों ओर खनन्‍दकों में जा घुसा । 
गद्दार तेजसिंह पहला हमला होते ही भागा और सतलज पार करते हुए पुल के 
बीच की एक नाव डुबाता गया । तत्र अंग्रेज़ों का दाहिना पासा भी बदा, और 
बार बार धकेला जा कर भी बढ़ता ही रहा । सख्त मुकाबले के बावजूद उन्होंने 
खाई कूद कर धुसबन्दी पर चढ़ कर शत्रु की तोपों को छीन लिया। ता भी 
लड़ाई खतम न हुई | सिक्‍ख पाँतों में सब जगह छेद हो जाने पर भी उनकी 


हे $ १६ ] अंग्रेजों का सिकख राज जीतना ७४५४. 


अकेली दुकेली तोपें जहाँ तहाँ चलती रहीं, और उनकी पाँत के मध्य में वीर 
पुरुष डटे रहे जो चप्पा चप्पा ज़मीन के लिए जूभते | गोलों की मार के बीच 
घुसबन्दी पर बेधड़क खड़े अनेक सिकख तलवार घुमा कर अपने तोपचियों को 
दिखाते कि किधर गोरों के कुण्ड जमा हैं। धीरे धीरे सब मोच्चें ले लिये गये 
ओर सिक्‍्ख सेना नदो की तरफ धकेली गई । पर अन्त तक “एक भी सिक्‍्ख 
ने समपंण न किया या शरण न माँगी । वे भौंहें तने और वेरुखी दिखाते 
धीरे धीरे टहलते हुए. हट जाते या अकेले अकेले शत्रु-दल से लड़ते हुए 
निश्चित मोत पाते | पराजितों के अदम्य तेज को देख विजेता चकित रह 
जाते; उनके शस्त्र उनपर वार करते रुक जाते। परल्तु ( अंग्रेज़ ) नेताओं की 
भतिहिंसा तृत्त न हुईं थी, या कूटनीति अपना हिसाब न चुका पाई थी। लाशों 
के ढेरों के बीच खड़े हो उन्होंने तोपखाने को ओर आगे--करीब सतलज के 
अन्दर तक--बढ़े चलने का आदेश दिया, जिससे कि वह सेना जो इतने दिन 
तक उनकी शक्ति की अ्रवहेलना करती रही थी, पूरी तरह नष्ट हो जाय ।?? 

अंग्र जी सेना सतलज पार कर पंजाब में घुसी | अमृतसर की तरफ अभी 
२० हज़ार सिक्‍ख सेना ओर थी; पर उसकी पंचायती शक्ति टूट चुकी थी ओर 
दरबार ने अंग्रेजों से सुलह कर ली। सेना ने दरबार की यह बात मान ली 
कि वज़ीर गुलाबरसिंह लाहौर में सिक्ख राज रखते हुए जैसी चाहे सुलह करे । 
पंजाब सरकार ने अग्रेज़ों को सतलज-ब्यास का द्वाब्रा तथा डेढ़ करोड़ रुपया 
हरजाना देना मान लिया | 

गुलाबसिंह की आकांत्षा पंजाब का वजीर बनने की थी। हाडिज ने 
देखा कि वह वज़ीर बन जाय तो बची-खुची सिक्‍ख सेना के सहारे अरब भी पंजाब 
म॑ दृढ राज्य खड़ा कर लेगा | इसलिए उसने उसे सिक्‍खों से अलग करना तय 
किया । लाहौर दरबार डेढ़ करोड़ में से पचास लाख की रकम ही दे पाया था । 
बाकी एक करोड़ के बजाय अंग्रेज़ों ने व्यास से सिन्ध तक का पहाड़ी प्रदेश ले 
कर उसमें से काँगड़ा और हज़ारा ज़िले अपने पास रख कर बाकी ७५ लाख में 
गुलाबसिंह को बेच दिया, ओर उसे महाराजा का पद दिया । 

देशद्रोही लालसिंह वजीर बनाया गया | वह ओर उसके साथी बची- 


७४६ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व १० 


खुची सिक्‍ख सेना के मुकाबले में भी न टिक पाते इसलिए उन्होंने दिलीपसिंह 
के बालिग होने तक अंग्रेज़ी सेना को पंजान्न में रख लिया ओर अंग्रेज 
रेजिजेंट को दरबार का मुखिया बना कर पूरा शासन सौंप दिया | 

9२०, नेपाल में राणाशाही का उदय--मातबरसिंह की हत्या के 
बाद नेपाल में फिर फतदजंग चॉतरिया के प्रधान-मन्चत्रित्व में संयुक्त मन्त्रिमंडल 
बना । अ्रमिमानसिंह राणा, गगनसिंह खवास ओर दलमंजन पांडे अन्य मन्सत्री 
थे। सेना का कार्य जंगब्रहादुर को सपा गया, पर उसे बाजाब्ता मन्त्री पद नहीं 
मिला । गगनसिंह पर रानी की विशेष कृपा थी । 

जिस निम्नंणता से जंगबहादुर ने अपने मामा की हत्या की उसे देख 
अंग्रेज़ों का उसपर मरोसा बट गया | उसे उन्होंने शख्रासत्र दिये ओर उसके 
द्वारा अपनी नीति को चरितार्थ करने के लिए, उसका मार्गद्शन किया | १४ 
सितम्बर १८४६ को रात १० बजे गगनसिंद अपने घर में पूजा करता था कि 
खिड़की में से एक गोली ने आ कर उसका काम तमाम कर दिया । यह भी जंग 
का काम था । पर मुँकलाई हुई रानी ने दूसरों पर सन्देह किया ओर उलदा 
जंग से ही सलाह ली कि क्‍या किया जाय । उसकी सलाह से उसने उसी रात 
राजा और सब सरदारों को काठमांड़ के कोट में बुलाया । किसी को पता न 
था कि दम क्यों बुलाये गये हैं इसलिए, सब निहत्थे आये, पर जंग ने अपनी 
सेना बाहर तैयार रक्‍्खी । इसके बाद उसने रानी को उभाड़ा और ऐसा वाता- 
वरण पैदा किया जिससे वह अपनी सेना का उपयोग कर सके। वोरकिशोर 
पांडे नामक युवक को गगनसिंह की हत्या के सन्देह में अभियुक्त बना कर रानी 
की आज्ञा से हथकड़ी वेड़ी पहना कर वहाँ लाया गया था | 

राजा ने रानी को समभाने का यत्न किया कि अ्रभियुक्त को सफाई का 
अ्रवसर देना चाहिए, पर वह न मानी । विवाद बढ़ा तो राजा वहाँ से चुपचाप 
चला गया । जंगबहादुर ने तब रानी को और उभाड़ा और रानी ने अभियुक्त 
को वहीं मारने का हुक्म दिया । फतहजंग चौंतरिया तथां अमिमान राणा ने 
कहा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा । जंगबहादुर ने दोनों मन्त्रियों से आग्रह 
किया कि रानी की बात मानें, पर उन्होंने कहा कि अभियोग का ठीक ठीक 


२४२० ] अंग्रेज़ों का सिक्ख राज जीतना ७४७. 


विचार होना चाहिए और अमियोग सिद्ध हो तभी दण्ड मिलना चाहिए । 
रानी तत्र उनपर भी बिगड़ी ओर वीरकिशोर पर स्व्रयं तलवार चलाने को तैयार 
हुई । दोनों मन्त्रियों और जंग ने उसे रोका | तब वह ऊपर की मंजिल को चदी; 
वे उसके पीछे पीछे जाने लगे । उसके ऊपर जाते ही जंगब्रह्यदुर के सैनिकों ने 
गोलियाँ चलाई और फतहजंग को वहीं गिरा दिया | उसके बाद वहाँ उपस्थित 
२० ओर सरदारों तथा उनके १०३ अनुचरों का उन्होंने वहीं संहाार कर दिया, 
जिनमे जेथक पर अंग्रेज़ों को हराने वाला रणजोरसिंह थापा [ १०, १ $ १४ ] 
आर उसके दो भाई मी थे । जंगबहादुर प्रधान मन्त्री और प्रधान सेनापति 
बन बेंठा । 

डेढ़ मास बाद उसने १३ ओर सरदारों का, जो मुख्यतः बसनैत वंश के 
थे, वध किया । दिसम्बर में राजा बनारस भाग गया । जंगबहादुर ने तब रानी 
को भी भगा दिया । राजा ने नेपाल तराई पर चढ्ाई की, जो विफल हुई | अगले 
वर्ष जंगब्रह्मदुर ने राजा को पदच्युत कर पगले युवराज सुरेन्द्रविक्रम को गद्दी दे 
दी (१२-५-१८४७) । राजा ने फिर चढ़ाई की ओर कैद हुआ सुरेन्द्रविक्रम से 
जंग ने कुछ काल बाद सनद लिखवा ली कि जंग के वंश में प्रधान मन्त्री पद 
स्थिर कर दिया गया । जंग ने यह नियम बाँधा कि उसके बाद उसके भाई क्रम 
से शासन करेंगे ओर फिर सत्र भाइयों के बेटे आयुक्रम से | उसने अपने को 
महाराजा और राणा कहना भी शुरू किया | इसलिए उसकी चलाई पद्धति 
राणाशाही कहलाई । 


अभ्यास के लिए प्रएन 

१, सिक्‍ख राज्य अंग्रेज्ञों द्वारा प्रव दक्खिन ओर पन्छिम से केसे किस क्रम से 
घेरा गया 

२, भीमसेन थापा की पंजाब-नेपाल-सहयोग योजना क्या थी? वह कब केसे 
कदाँ तक चरिताथ हुई १ 

३, अफगानिस्तान पर १८३६ में अंग्रेजों ने जो चढ़ाई को उसके लिए पड़ोस के. 
किस किस शासक से क्या क्या षडयन्त्र किया ? उस चढ़ाई से वे क्या कुछ सिद्ध कर 
लेना चाहते थे ? 


७४८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव्व॑ १० 


- कुमार नौनिहालसिंद कौन था ? उसके विचारों और आदणशों के बारे में 
' आप क्या जानते हैं ! 


५. अफगानों के स्व॒तन्त्रता-युद्ध १:२६-१८४१ ईं० का विवरण लिखिए और 
उसको भीतरी प्रेरणाओं को स्पष्ट कीजिए । 
९० बाजीराव श्य ने १८०३ में पूने में अंग्र ज्ञी सेना बुलाई, शाह शुजा ने १८३६ 
-मे काबुल में। अंग्र ज्ञी सेना के महाराष्ट्र में ओर अफगानिस्तान में जाने के बाद जो 
घटनाएँ हुई उनकी ठुलना कीजिए । उस तुलना से उन्नीसवीं शताब्दी के मराठों ओर 
अफगानों की मनोदबृत्ति में क्या अन्तर प्रकट होता है ! 
७. पजाब में सिक्ख सेना की शक्ति का उदय केसे हुआ !१ कब से कब तक वह 
“शक्ति बनी रही ओर केसे टूटी ? उस बीच सिख सेना ने अपनी शक्ति का उपयोग केसे 
किया सो सुख्य घटनाओं का विवरण दे कर स्पष्ट कीजिए । 
८, सन्‌ १८४४-८६ को सतलज को लड़ाइयों का विवेचनात्मक विवरण दी जिए । 
६““सयानी नीति और बहया गद्दारों की ऐसी अवस्थाओं के बीच सभरावां को 
"लड़ाई लड़ी गईं १” कोन सी वे अवस्थाएँ थीं, स्पष्ट कीजिए । 
१०, कोट का कत्ले-आम किन दशाओं में केसे हुआ ? उस कत्ल-आम क पाछे 
“क्या योजना थी ? उसका नेपाल और भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव हुआ ! 
११, निम्नलिखित के बारे में आप क्या जानते हैं--(१) सिन्धु-नों चालन योजना 
१८३१ ३० (२) बन्स (३) जोरावरसिंह (४) अफीम युद्ध १८४०-४६ ३० (५) हृदराब 
(स्न्थि) की लूट ५८४३ ३० (६) कश्मीर को बिक्री-खरीद १८४६ ३० (७) मातबरसिह । 
१२, 'सिक्ख जागीरदार तथा प्जब में अंग्र जी राज की स्थापना? इस विषय 
' पर छोटा लेख लिखिए । 
१३, सिक्‍खों ने लदाख, बोलौर, गिल्गित कब किन दशाओं में जीते १ 
१७, अंग्र ज्ञों ने वालियर पर १८७३ ई० में चढ़ाई क्यों ओर किन दशाश्रों में 
को ? उसका परिणाम क्या हुआ : 
५५, निम्नलिखित हत्याओं या म॒त्युओं का भारत में अंग्रज्ञी साम्राज्य 
विस्तार पर किस प्रकार क्‍या प्रभाव हुआ -- 
(१) नारायणराव पेशवा ३०-८-१७७३ ई०। 
(२) क्ृष्णाकुमारी, उदयपुर; साथु देवनाथ, दीवान इन्द्रराज, जोधपुर; अमर- 
चन्द सुराणा, बोकानेर; १८१५ इईं० । 
(३) नोनितालसिंद ५-१९-१८४० ईँ० । 
(४) नेपाल की जेठी रानी ६-१०-१८४१ ई०। 


ऊप 


४४१] खँडहरों की सफाई ७४६ 


(५४) जनकोीजी राव शिन्दे उ>२०१८४३ डुँं० | 
(६) मदाराजा शेरतसिंह, कुमार प्रतापसिंह, वज्ञीर ध्यानसिंह, १५-६-१८४३ ई० । 


र्‌ः 


(७) मातबरासिंद, १७-४-१८४५ ई०। 
(८) गगनसिंद, १४-६-१८४६ ई० । 
(६) कीट का हत्याकांड, १४-१५ सित॒० १८४६ ईं० । 


अध्याय ४2 
खँडहरों को सफाई 


५१. खंडहरों को सफाई--भारतीय राज्य चोटें खा खा कर खेंडहर 
बन चुके थे; उन खेंडहरों की सफाई करना बाकी था । अंग्रेज अब भारत की 
ज़मीन और साधनों से नफा कमाने को अधीर हो रहे थे । सिन्ध जीतने पर 
कपास का एक अच्छा क्षेत्र उनके हाथ आ गया था। किन्तु पंजाब बराड 
ओर नागपुर की कपास भी उन्हें ललचा रही थी। नीलगिरि और कोडुगु 
(क्रुगं?) में काफी की तथा विहार-बंगाल में नील और पाठ (जूट) की खेतियाँ 
करा के अंग्रेज पू जीपति नफा कर रहे थे | अवध की ज़मीन भी वैसे व्यवसाय 
के लिए उन्हें लुमाती थी । कुमाऊँ ओर शिमले में उन्होंने नई बस्तियाँ बसाईं 
ओर बगीचे लगाये थे । नेपाल ओर कश्मीर को देख कर भी उनके मुँह में 
पानी भर आता था । 

अंग्रेजों के हाथ में अच्च नये यन्त्र ओर साधन भी आ गये थे जिनके 
द्वारा वे समूचे भारत को शीघ्र पूप दखल कर लेने की सोचते थे। सन्‌ 
१८१३-१४ में स्टिफन्सन ने लोहे की पटरी पर दौड़ने वाला एंजिन बना 
दिखाया था ओर १८२५-३० में इंग्लैंड मं पहली रेलगाड़ी चल पड़ी थी। 
तभी आम्पीयर नामक फ्रांसीसी ने बताया कि बिजली से चुम्बक शक्ति का काम 
लिया जा सकता है, ओर इस आधार पर १८३६ ई०» में मोर्स नामक 
अमरीकी ने दूरलेखन ( टेलीआरफी ) की ईजाद की। भाप से चलने वाले जहाज 
(स्टीमर) फ्रांस ओर अमरीका में उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ से ही जारी थे, और 


७४० भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव॑ १० 


हम देख चुके हैं कि सिन्ध ओर पंजाब के युद्धों में उनका प्रयोग हुआ था। 
लोहे के तारों ओर पटरियों से अब सारे भारत को कसा जा सकता था | 

इस दशा में सन्‌ श्य४७ के आरम्म में डलहोजी को हाडिज का 
उत्तराधिकारी बना कर भेजा गया | उसने कहा, मैं हिन्दुस्तान की ज़मीन को 
समथर कर दूँगा, ओर आते ही खँडहरों की सफाई में लग गया | 

$ २, दूसरा अ ग्रेज़-सिक्ख युद्ध--सिक्‍्ख राज्य के एक बार काबू 
आते ही अंग्रेज़ उसपर अपना शिकंजा कसने और मुसलमानों को सिक्‍खों के 
विरुद्ध उभाड़ने लगे। रणजीतसिंह के विश्वस्त मन्त्री फकीर अज़ीजुद्दीन का 
भाई नूरुद्दीन दरबारियों में से एक था। उसके द्वारा रेजिडेंट ने दरबार में अपना 
पक्ष दृढ़ करके रानी जिन्दोँ को लाहौर से शेखू पुग हा दिया। वे अंग्रेज 
अफसर, जो पंजाबी हाकिमों की “सहायता” के लिए सीमान्त के जिलों में भेजे 
गये थे, पच्छिमी पंजाब की लड़ाकू मुस्लिम जातियों से पडयन्त्र करने लगे। 
इस प्रकार एडवर्ड्स ने सिन्ध कॉठे के टिवाणों को तथा ऐबट और निकल्सन 
ने दजारा जिले के हजारियों को उभाड़ना शुरू किया । 

रणजीतसिंह के काल का मुलतान का शासक दीवान सावनमल ओर 
उसका बेटा मूलराज सिक्‍ख राज्य के योग्यतम शासकों में से थे । मूलराज के 
शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। अ्रत्र उससे शासन ले लेने के लिए. एक काहन- 
सिंह ओर दो अंग्रेज़ों को भेजा गया। इसपर मुलतान में बलवा हो गया ( १६- 
४-१ ८४८ ); अंग्रे जों के साथ गये हुए रक्षक सैनिक मुलतानियों से जा मिले । 
उस इलाके के हिन्दू सिकख मुस्लिम सभी मूलराज के #ंडे के नीचे जमा होने 
लगे । महारानी जिन्दा ने भी उसे पत्र भेज कर उत्साहित किया । रेजिडेंट करी 
ने नूरुद्दीन की सहायता से महारानी को केद कर बनारस भेज दिया। सिक्‍्ख 
सेनिक इसपर क्षुब्ध हो उठे । लेकिन उन्हें सूझता न था कि क्‍या करें। वे 
कहते, “हमारी महारानी निर्वासित हो गईं, दिलीपसिंह अंग्रेजों के द्वाथ में है, 
लड़ें तो किसके लिए. ? किन्तु यदि मूलराज चढ़ाई करे तो हम सरदारों और 
अफसरों को पकड़ कर उससे जा मिलेंगे ।? इससे प्रकट है कि वीर ओर 
स्वाधीनताप्रेमी सिक्ख अपना कोई नेता न होने से किंकत्तव्यविमूद थे । 


४४२] खँडहरों की सफाई ७५१ 


मुलतान के बलवे को दबाने के बजाय करी उसके बहाने लाहोर दरबार 
को दबाने लगा । उसने दरबार से कहा, बलवे को दब्ाओ, नहीं तो पंजाब 
को दखल किया जायगा | उधर एडवडस सिन्धसागर दोआत्र के कब्रीलों को 
ले कर मूलराज से लड़ने लगा । दरबार की तरफ से सरदार शेरसिंह को 
मूलराज के विरुद्ध भेजा गया, पर उसकी सेना मूलराज से जा मिली ( १४-६- 
श्य्थ्ण ) | 

शेरसिंह का पिता चतरसिंह हरिपुर-हजारा मं हाकिम था। इसी काल 
ऐबट ने हजारियों को भड़का कर उसे घिरवा दिया था। इस दशा में शेरसिंह 
उत्तर की तरफ गया ओर उसने सिक्‍खों की ओर से अंग्रजों के विरुद्ध युद्ध 
घोषणा की । काबुल के अमीर दोस्तमुहम्मद ने सिक्‍खों को सहायता देने की 
सन्धि की । किन्तु लाहोर दरबार अत्र भी रेजिडेंट के काबू में रहा, ओर उसकी 
सेना अन्त तक अंग्रेजों के हाथ में रही | 

अंग्र ज प्रधान सेनापति गफ लाहोर से शेरसिंह के विरुद्ध बद्ा | शेरसिंह 
के पास उससे कम सेना थी। चनात्र के घाट रामनगर पर पहली मुठभेड़ हुई 
जिसमे किसी पक्ष की जीत न हुई | डेढ़ मास बाद जेहलम के कॉठे में चिलियाँ- 
वाला पर शेरसिंह ने गफ को बुरी तरह हराया ( १३-१-१८४६ )। तब वह 
अंग्रे जी सेना के गिर्द घूम कर लाहौर की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ गुलाबसिंह 
भी उससे आ मिलने को उद्यत था। उधर दोस्तमुहम्मद के पठान भी युद्ध की 
गति-विधि को देख रहे थे। गफ ने सिक्‍ख सेना का पीछा किया और गुजरात 
पर उन्हें आ पकड़ा । यदि सिक्‍ख वहाँ शेरसिंह की योजना पर लड़ते तो गफ 
की शायद फिर हार होती ओर वह पठानों श्रोर सिक्‍्खों के बीच घिर जाता । 
किन्तु अपने साथी सरदारों का बहुमत शेरसिंह को मानना पड़ा और गुजरात 
पर सिक्‍खों की हार हुई ( २२-२-१८४६ ) | तत्र वे फिर पीछे मुड़े | अंग्रेज़ी 
सेना ने उनका पीछा किया । मणकिआला ( जि० रावलयांडी ) पहुँच कर 
सिक्‍खों ने आत्म-समपंण कर दिया ( १२-३-१८४६ )। 

उधर नो मास तक बहादुरी से लड़ने के बाद मूलराज भी जनवरी में सम- 
पंण कर चुका था । महारानी जिन्दाँ ने बनारस से भाग कर नेपाल में शरण ली । 


७५२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


ह डलहौजी ने पंजाब दखल कर लिया ( २६-३-१८४६ ), और तीन 
अफसरों का एक बोड पंजात्र के शासन के लिए. नियत किया । बाद में बोर्ड के 
बजाय अकेले जोन लारेन्स को चीफ कमिशनर बनाया गया। इन लोगों ने पंजाब 
को बहुत शीघ्र निःशस्र करके शान्त कर दिया, और सबसे अद्भुत बात यह की 
कि कुछ ही बरसों में स्वाधीनशत्ति सिक्खों को भाड़ेत सिपाही बना लिया। | / 
$ ३. दूसरा अ ग्र ज़-बरमा युद्ध-बरमा तट के अराकान ओर 
तनेतई ( तनेसरीम ) प्रदेश सन्‌ १८२५-२६ से अंग्रेजों के अधीन हो चुके ये । 
उनके बीच का पपणू प्रान्त ले लेने से बंगाल की खाड़ी का समूचा तट उनके 
हाथ आ जाता | यह भी ख्याल था कि पगू में सोने की खानें हैं। इसलिए 
डलहौज़ी ने सन्‌ १८५२ में उसे छीन लिया । वह घटना जो कि उस काल के 
ए.क अमरीकी राजनेता के शब्दों में 'छीनाखसोटी की कहानी” है, संक्षेप में 
इस प्रकार है । 

दो अंग्रेज़ी नावों के कप्तानों ने बरमा के समुद्र म॑ तीन बंगाली माँ क्रियों 
को मार डाला | रंगून के बरमी न्यायालय ने इसपर उन्हें १७१ पौंडः जुरमाने 
की सजाएँ दीं। भारत सरकार ने इसपर बरमा राज्य से ६२० पौंडः हरजाना 
तलब किया, ओर उसे वसूल करने के लिए दो जंगी जहाज भेज दिये। बरमा 
के राजा ने हरजाना देना मान लिया | तब्र अंग्रेज़ो जहाज के नायक ने कद्दा कि 
मेरे आदमियों का रंगून के शासक ने अपमान किया है और बरमा के राजा 
का बड़ा जहाज छीन लिया । वह बात खतम हुई तो डलहौजी ने इस चढ़ाई 
के खर्च का एक लाख पोंड तलब किया, ओर उसके न मिलने पर पगू प्रान्त 
दखल कर लिया । 

९४. कलात पर आधिपत्य--सिन्ध प्रान्त की पच्छिमी सीमा पर 
लगा कलात का पठार है जहाँ ब्रहुई लोग रहते हैं। १८५४ ई० में भारत की 
अंग्रेज़ी सरकार ने कलात के खान से सन्धि की जिसके अनुसार खान ने 
अंग्रेज़ों से पूछे विना किसी विदेशी राज्य से सम्बन्ध न रखना और अ्रपने 
राज्य में अंग्रज़ी सेना रखना मान लिया। फारिस-खाड़ी पर अंग्रेजों का 
नियन्त्रण रैप्वीं शताब्दी से चला आता था । १८५३ से उन्हें उस खाड़ी को 


४३४] खेंडहरों की सफाई ७४ हैः 


सब्र राष्ट्रों के व्यापार के लिए. खोलना पड़ा | किन्तु अन्न पंजाब सिन्ध और 
कलात अंग्र॑ जों के अधीन होने से दूसरा कोई राष्ट्र उस खाड़ी पर उनसे अधिक: 
प्रभाव न जमा सकता था | 
$ ५, जब्तियाँ और दखल--भारतवर्ष को “समथर” बनाने की 
नीति कम्पनी के डायरेक्टर सन्‌ १८३४ में ही निश्चित कर चुके थे और उसके 
अनुसार कई छोटी छोटी रियासते राजाओं के निःसन्तान मरने पर जब्त कर ली' 
गईं थीं। महाराष्ट्र में एक ' इनाम कमीशन” जाँच कर रहा था, जिसने ३४ 
हजार “ इनामों” (जागीरों) में से प्रायः २१ हजार को जब्त करवाया | अब उसी 
तरह महाराष्ट्र में सातारा, बुन्देलखंड में जैतपुर तथा उड़ीसा में सम्मलपुर 
रियासते जब्त की गईं। १८५४१ ई० में बिठूर में बाजीराव (२4) चल बसा; 
उसने नानासाहब धोंधोपन्त को गोद ले रक्खा था। डलहीौज़ी ने उसे बाजीराव. 
वाली पंशन देना स्वीकार न किया | 
सन्‌ १८४३ में निज़ाम से बराड ले लिया गया । नज़र तो उसके समूचे 
राज्य पर थी, पर वह इस वक्‍त बच गया | उसी बरस भॉँसी के राजा के मरने 
पर उसकी विधवा लक्ष्मीबाई के गोद लिये बेटे को गद्दी नहीं दी गई। उसके 
बीस दिन बाद नागपुर में भी वही बात हुईं। वहाँ के राजा के रत्न-आभूषण 
भी नीलामी के लिए कलकत्तें भेजे गये ओर हाथी-घोड़े सत्र मांस के मूल्य पर 
नीलाम कर दिये गये | अवध का नवात्र वाजिदअली शाह १८४७ ई० में गद्दी 
पर बैठा था | वह अपनी सेना की कवायद पर बहुत ध्यान देने लगा। १३ 
फरवरी १८५६ को उससे राज ले कर उसे कलकत्ते में नजरबन्द किया गया।' 
इसके बाद डलहोजी भारत' की बागडोर कैनिंग को दे कर इंग्लैंड चला गया । 
सातारा के राजा और नानासाहब ने अपने एलची लन्दन भेजे । 
नानासाहब ने इस विषय में कुछ ओर भी सोच लिया था। भाँसी की रानी 
लक्ष्मीबाई ने कहा, “मेरा भाँसी देंगा नहिं ।? लक्ष्मीबाई बनारस में एक मराठा 
परिवार में पैदा हुई ओर बचपन में नाना की बहन की तरह बिदूर में पली थी। 
बह भारतीय जाणति के अ्रग्रवूत ओर भारत की युरोपियों से हार के कारण पर 
सबसे पहले विचार करने वाले रघुनाथ हरि [६,११$५] के भतीजे की पत्नी थी । 


जछपड भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पर्व १० 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१. “हिन्दुस्तान की जमीन की समथर कर” देने के लिए डलहीज़ी ने क्‍या 
' क्या कार्य किये ! 

+, दूसरा अंग्र ज्ञ-पिक्ख युद्ध किन दशाओं में केपे हुआ १ 

३, अंग्रज्ञों ने बरमा का पशु प्रान्त केसे लिया ? 


अध्याय ५ 
पहला स्राधीनता-युद्ध 


$ १. स्वाधीनता-युद्ध का विचार और आयोजन--भारतीय 
' राज्यों के नेता सो बरस से अंग्रेज़ों की सामरिक शक्ति को देख देख काँपते और 
उससे हार पर हार खाते रहे थे । पर अंग्रेजों की वह शक्ति भारतीयों की_ही 
भाड़ेत सेना पर खड़ी थी [ ६, ८ $$ २, ६, ७ ]। इस सरल सीधे सत्य को 
पी नकी आंखों के सामने था [ ६,११३४ ), भारत के नेता कभी न 
देखते “श्रन्त में सौ बरस बाद उनमें से कुछ की आँखें खुलीं ओर उन्होंने इसे 
देखा पहचाना । यों उनकी आँखें खुल रही थीं कि ऊपर से डलहौज़ी की मार 
पड़ी, जिससे देश के बहुतेरे नेताओं को अपने साथ लेने का अवसर उन्हें 
' मिला । जो भी हो, इस_सत्य को पहचान लेना ही भारत के पहले स्वाधीनता 
बुद की बनियादशी । 7 
इस पहचान से प्रेरणा पा कर स्वाधीनता-युद्ध को चलाने का संकल्प 
पहलेपहल शायद बिटृर में नानासाइब और उसके मन्त्री अजीमुल्ला के बीच 
पैदा हुआ । लन्दन में श्रजीमुल्ला और सातारा के एलची रंगो बापूजी ने इस 
विषय पर परामर्श किया था। अजीमुल्ला अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों भाषाएँ 
'बोल सकता था | लन्दन से यूरोप घूमता हुआ वह भारत लौठा । अंग्रेज़ों का 
तब रूसियों से क्रीमिया में युद्ध चलु रहा था ( १८४४-४६ ई० ); इसलिए 
अजीमुल्ला ने समझा भारत के उठने का यह अच्छा अवसर है । उसके भारत 
' पहुँचने के बाद सन्‌ १८४४ में उसने ओर नाना ने तथा रंगो बापूजी ने भारत 





४५४२] पहला स्वाधीनता-युद्ध उप 


के तमाम राज्यों को स्वाधीनता-युद्ध में शामिल होने के लिए, निमन्त्रण भेजे । 
दिल्‍ली में बादशाह बहादुरशाह और बेगम जीनतमहल, कलकत्ते में नवात्र 
वाजिद्अली शाह तथा उसका वजीर अलीनकीखाँ आदि उनकी योजना में 
सम्मिलित हो गये । 

प्रस्तावित युद्ध के नेताओं ने देशभाइयों को सम्बोधित कर लिखा 
“भाइयो, हम खुद ही विदेशी की तलवार अपने बदन में घोंपते हैं ।!? इसलिए 
उन्होंने अंग्र ज़ों की तमाम भारतीय सेना को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश 
की ओर दूर दूर तक गुस रूप से प्रचारक भेजे । इन प्रचारकों में से फैजाबाद 
का मालवी अदहमदशाद आगे चल कर मुख्य नेताओं में से हुआ । अंंग्र॑ज़ी 
सरकार के बहतेरे मुलाजिम, पुलिस तथा अग्न॑ ज़ों के बाबर्ची मिश्ती आदि 
भी संघटन में मिलाये गये। | या 

सन्‌ १८५५-४६ में अंग्रेजों का ईरान से भी युद्ध चलता था । ईरानियों 
ने हरात को घेरा, जिसके जवाब में अंग्रेजों ने बुशहर बन्दर ले कर उन्हें घरा 
उठाने को बाधित किया | मई १८४६ में ईरान ने सन्धि की ओर तब अंग्रेजी 
सेना वहाँ से सीचे चीन की चदाई के लिए जाने लगी । कात्रुल के अमीर दोस्त- 
मुहम्मद से. भी आंग्ल-सिक्ख युद्ध के बाद १८४४ ओर १८४७ ई० में सन्धियाँ 
की गई । 

सन्‌ १८५३ से कम्पनी की भारतीय सेवा में नये किस्म के कारतुस च 
थे जिनकी टोपी दाँत से काटनी पड़ती थी। जनवरी १८५७ मे कलकत्ते के 
पास बारकपुर छावनी के सिपादियों को दमदम के कारखाने के एक मेहतर से 
मालूम हुआ कि उन्हें गाय ओर सुअर की चर्जी से चिकना किया जाता है। 
इस खबर ने देश भर में फैले अजद्भारों को एकाएक सुलगा दिया । 
किया गया था। यह बात केवल छावनियों के नेताश्रों को मालूम थी ; बाकी 
लोगों ने उनकी आज्ञा पालने का प्रण किया था। माच में नाना ओर अजीमुल्ना 


“तीर्थयात्रा? के लिए. निकले और दिल्ली अ्रम्ब्राला लखनऊ कालपी में अपने 
संघटन को देखते तथा प्रकट रूप से अंग्रेज़ अफसरों से दिल खोल कर मिलते 
भा०--४प 





७५६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


हुए. बिदूर लौट आये । 

6 २. मंगल पांडे ओर मेरठ का बलवा--छावनियों के अन्दर 
विप्लव के नेताओं ने बड़ी कोशिश की कि कारतूसों के मामले से सिपाही भड़ के 
नहीं और ३१ मई तक शान्त रहें ।(लेकिन धर्मान्धता ने सिपाहियों को 
बेकाबू कर दिया | फरवरी में बारकपुर की एक पलटन ने उन कारतूसों को 

बत्त ने से इनकार किया । उसी पलटन के मंगल पांडे नामक सिपाही ने 

मार्च को पाँत के आगे कूद कर अपने साथियों को धर्म-युद्ध के लिए ललकारा 
आर तीन अफसरों को वहीं ढेर कर दिया । “मंगल पांडे को फाँसी दी गई और 
बारकपुर की दो पलटने तोड़ दी गई | अलीनकीखों ने बड़ी होशियारी से बंगाल 
की छावनियों में अपना संघटन फैलाया था, और ये दोनों पलटने उस संघटन 
में शामिल थीं | इनके अब्र निहत्थे हो बैठने से बंगाल के संघठन की कमर टूट 
गई । मंगल पांडे के नाम से आगामी युद्ध में अंग्रेज सभी क्रान्तिकारी सिपाहियों 
को पांडे कहने लगे । 
मेरठ के रिसाले में ८५ सिपाहियों को चर्बी वाले कारतूस न छूने के 
अपराध म॑ दस दस साल की सजाएँ दी गइ। उनके साथियों ने पहले तो 
निश्चित तिथि तक शान्त रहना तय किया, लेकिन जब्न वे शहर में से जाते थे 
तत्न शहर की स्त्रियों ने उन्हें ताने दिये कि तुम्हारे भाई तो कैद में गये ओर तुम 
मक्खियाँ मार रहे हो ! उन्होंने उसी रात (६ मई ) दिल्ली में नेताओं को 
खबर भेजी और दूसरे दिन बलवा करके दिल्ली को चल दिये | गोरी फौज के 
अफसरों को भी यह न सूका कि तोपखाने से उनका पीछा करें । 

दूसरे दिन वे दिल्ली पहुँचे । वहाँ कोई गोरी फोज न थी। अंग्रेज 

अफसर एक देसी सेना को ले कर उनके मुकाबले को आये तो वह सेना भी 
विद्रोहियों से जा मिली । वे अफसर मारे गये ओर तार-बाबू पंजाब के कुछ 
स्थानों को ही खबर दे पाया था कि काट दिया गया | लाल किले में पहुँच कर 
विद्रोहियों ने सम्राट बहादुरशाह से कहा कि हमारा नेतृत्व कीजिए बहादुरशाह 
ओर बेगम जीनतमहल ने देखा कि अब ३१ मई तक रुके रहना असम्भव है, 
इसलिए उन्होंने स्वाधीनता की घोषणा कर दी । किले के पास बड़ा शस््रागार 


४0२३ |] पहला स्वाधीनता-युद्ध ७५७ 


था; उसके भीतर नौ अंग्रेज़ थे । उन्होंने उसे सौंपने के बजाय बारूदखाने में 
आग लगा कर अपने साथ २५ विद्रोहियों श्रोर अनेक शहरियों को भी उड़ा 
दिया। उसके बाद भी शख्नागार में बहुत बन्दूकें थीं जो विद्रोहियों के हाथ 
आई । शस््रागार पर अधिकार हो जाने के बाद बाकी सभी देसी पलटने विद्रो- 
हियों से मिल गईं । १ ६ मई तक दिल्ली से अंग्रेजी राज के सब चिह्न मि मई तक दिल्ली से अंग्रेज़ी राज के सब चिह मिट 
गये | है 

$ ३. दबाने की पहली चेष्टाए---मेरठ पलटन के इस उतावले कार्य 
से युद्ध की योजना गड़बड़ा गई, ओर अंग्रेजों को समलने का मौका मिल 
गया । उत्तर भारत की देसी पलटने प्रायः सब “पुरबियों”कऋ अथात्‌ अवध वालों 
की थीं | ये सब विज्ञव के संघटन में आ गई थीं। विप्लव शुरू होते ही ये सब 
से पहले गोरी पलटनों पर हमला करतीं । इस दृष्टि से युद्ध की योजना में पंजाब 
सबसे नाजुक कड़ी था, क्योंकि एक तो वह पुरत्रियों के अपने घर से दूर था 
ओर दूसरे उत्तर भारत की प्रायः सब गोरी सेना पञ्ञातर में जमा थी । अंग्रेज़ों को 
पहले खबर मिल जाने से पञ्ञाब की पुरत्रिया पलटने खतरे में पड़ गई । 

१३ मई को मियॉँमीर ( लाहौर ) की देसी सेना को परेड के बक्त 
तोपखाने ओर गोरे रिसाले से घेर कर शर्त्र रखवा लिये गये । उसी दिन फीरोज- 
पुर की पलटन ने बलवा कर दिया, ओर फीरोजपुर के महत्त्वपूर्ण नाके को शत्रु 
के हाथ छोड़ वह दिल्‍ली को चल दी ! 

२१ मई को पेशावर की पलटन से शमख्त्र रखवाये गये, ओर उसके बाद 
पेशावर के उत्तर होती-मर्दान की पलठन पर चढ़ाई की गईं | इस पलटठन के 
लोगों ने भागना चाहा, तब उन्हें पकड़ पकड़ कर तोपों के मुँह पर बाँध उड़ा 
दिया गया या सिन्ध नदी में बहा दिया गया । 

उधर गवन र-जनरल कैनिंग ने दिल्ली की खबर पाते ही जंगी लाट को, 
जो शिमले में था, फोरन दिल्ली पर चढ़ने का हुक्म दिया । जंगी लाट अम्बाला 


« हमारे देश में दिशाओं की गिनती मध्यदेश से है [१,२३१;४,२३५] | ठेठ हिन्दी 
प्रदेश के पूरव सबसे पहले अवध पढ़ता है, इसी से वहाँ के निवःसी पुरबग्रे कःलाते हैं 


की 

फ् 
फम्क 
ते 

| 5 
पु 


नल 
गु 


ज 


आटा 


नल 


| 


ढ़ 


ष्क 


भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन 





[ पर्व॑ १. 


ते 


भी 


रा झाकत समरकालक ।चत्र 


छ 7 


अंडर सिक्का दि. .ऋऋि 
एक 


बक ऐक अप्ाब2 मेक 8 


3४४९१) | पहला स्वाधीनता-युद्ध ७५६ 


पहुँचा, पर जनता द्वारा पूरा बहिष्कार होने से रसद न जुटा सका | इस दशा 
में पटियाला नाभा ओर जींद के राजाओं ने उसकी सहायता की। वे [तीनों 
सिक्‍स्र राजा जिनके इलाके जमना ओर सतलज के बीच पड़ते थे, अंग्रेज़ों के 
कारण ही अपनी हस्ती को कायम समभते थे । पहले वे रणजीतसिंह से बचने 
को अंग्रेज़ों की शरण गये थे, फिर आंग्ल-सिक्ख युद्धों में अपने भाइयों के 
विदद्ध लड़े थे। अब उनकी सहायता से अंग्रेज़ी सेना रास्ते की ग्रामीण जनता 
को बीमत्स यातनाओ्रों से मारती हुईं दिल्ली की तरफ बढ़ी । 

मेग्ठ वाली गोरी फौज भी उससे मिलने को बढ़ी । इससे पहले कि वे 
मिल पार्य, ३० मई को दिल्‍ली के क्रान्तिकारियों ने मेरठ वाली फोज पर हमला 
किया | क्रान्तिकारियों का बॉयों पासा तोप॑ छोड़ कर पीछे हटने को बाधित हुआ। 
लेकिन जब गोरे तोपों पर कब्जा करने बढ़े तब तोपों के बीच छिपे एक क्रान्ति- 
कारी ने पलीता लगा कर अपने साथ बहत से गोरों को भी उड़ा दिया ! 

ईरान का युद्ध तभी समाप्त हआ ओर अंग्रेज़ों ने चीन से कगड़ा छेड़ 
लिया था। कैनिंग ने अब चीन जाती फोज को लौट लिया। लखनऊ के चीफ 
कमिशनर हेत्री लोरेंस ने रेज़िडेंसी! की किलाबन्दी शुरू की। उसी प्रकार 
कानपर के सेनापति हीलर ने एक किला बनाया | हीलर ने उसके अलावा 
नानासाहब से मदद माँगी । नाना कानपुर आया और हीलर ने खजाने की 
रक्षा का काम उसे सॉंप दिया ! 

$ ४. विप्लब का फ़ूटना--(१) दोआद-रुहेलखंड और अवध --- 
३१ मई से १० जून तक रुहेलखंड दोझ्राब ग्रार अवध के हर जिले में सेना 
ओर प्रजा ने स्वाधीनता की घोषणा कर बहादुरशाह का हरा भंडा फहराया 
ओर अ्ंग्र जी राज के चिह्न मिटा दिये | रुहेलखंड में बहादुरखाँ ने नये शासन 
का संघटन किया, इलाके की रक्षा के लिए स्वयंसेवक भरती किये ओर बरेली 
की पलटन को बख्तखाँ के नेतृत्व में दिल्‍ली भेज दिया । 

कानपुर में अंग्रेजों ने नये किले में शरण ली, ओर नाना ने ६ जून 
से उसका मोहासरा शुरू किया। इलाहात्राद किले में कुछ सिक्‍ख सेना 
थी। क्रान्तिकारियों की उसे समभाने की सब्र कोशिशें बेकार हुईं और उस 


७३० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


किले पर अंग्रेज़ी मंडा फहराता रहा । बनारस के आसपास विद्रोह होने पर ४ 
जून को बनारस की देसी सेना से शस्त्र रखवाने की कोशिश की गई । लेकिन 
उन्होंने मुकाबला किया और इलाके में फैल गये। बनारस के राजा तथा सिक्‍ख 
सैनिकों की सहायता से शहर पर अंग्र जों का अधिकार बना रहा । 

अवध प्रें-केब्न लखनऊ शहर हेत्री लोरेंस के हाथ में बना रहा। 
स्वाधीनता के प्रचारक अहमदशाह को फाँसी की सजा सुना कर फेजाबाद जेल 
में रकक्‍्खा गया था। उसे क्रान्तिकारियों ने फाँसी की कोठरी से निकाल कर 
अपना नेता बनाया । दोआब-रुहेलखंड म॑ अनेक जगह ओर अवध में प्रायः सब्र 
जगह युद्ध के नेताश्रों ने अंग्रे जों को केद कर रखने के बजाय व्यक्तिगत रूप से 
अपने घरों में शरण दी ओर लखनऊ या बनारस पहुँचा दिया। ये अंग्रेज 
इलाकों के जानकार थे शोर इन्होंने गोरी सेना के साथ शीघ्र लोट कर क्रान्ति 
के दबाने म॑ बड़ी मदद की । 

(२) बिहार-बंगाल--बिहार-बंगाल में उत्तेजना काफी थी | तो भी 
बिहार का संघटन उतना मजबूत न था, इसी से ठीक समय पर वहाँ कुछ न 
हुआ । कलकतें में १४ जून को बारकपुर की एक ओर पलटन से शस्त्र रखवा 
लिये गये ओर १५ जून को वाजिदअलीशांह ओर अलीनकीखाँ को किले में 
कैद कर दिया गया | 

(३) राजस्थान-बुन्देलखंड--नसीराबाद ( अ्रजमेर ) की पलटन २८ 
मई को ही विद्रोह कर दिल्‍ली की तरफ चल दी। भाँसी की रानी ओर बाँदे 
का नवात्र ठीक समय पर उठे | ग्वालियर में कम्पनी की सेना ने १४ जून 
को विद्रोह कर जयाजीराव शिन्दे से कहा कि हमारा नेतृत्व करो ओर 
आगरा दिल्ली कानपुर पर चद्ाई करो |  शिन्दे के लिए बदला लेने का बहुत 
ही बढ़िया मोका था | यदि वह इस सेना के साथ अपनी मराठा सेना को भी 
ले कर निकलता तो आगरा और लखनऊ एकदम ले लिये जाते '*' इलाहाबाद 
किले का घेरा पड़ जाता और “' विद्रोही बनारस के रास्ते कलकत्ते पर जा 
पहुँचते ।? लेकिन शिन्दे अपने गद्दार दीवान दिनकरराब राजवाडे से प्रभावित 
हो विद्रोहियों को ठालता रह्य ओर वह सेना वहीं खाली बैठी रही । 


५४४९४) ] पहला स्वाधीनता-युद्ध ७६१ 


मऊ की पलटन ने विद्रोह कर इन्दौर की रेज़िडेंसी पर हमला किया । 
होब्कर की अपनी सेना भी उनसे मिलना चाहती थी, पर होत्ठकर भी उसी तरह 
टालता रहा। प्रजा ने इन राजाओं को उमाड़ने की कोशिश की, पर ये 
लोग न उठे । 

नसीराबाद और नीमच की पलटनें ५ जुलाई को आगरे पर आ टूटीं 
अंग्रेजों ने किले में शरण ली। मरतपुर राजा की सेना क्रान्तिकारियों के मुकाबले 
को भेजी गई। उन लोगों ने कह्ा--दृम स्वय॑ विद्रोह न करेंगे, क्‍योंकि हमारे 
राजा का हुक्म नहीं है, पर अपने इन भाइयों पर गोली न चलायैंगे | ऐसा ही 
बर्ताव जयपुर जोधपुर की सेनाओं ने भी किया। स्पष्ट है कि राजस्थान म॑ प्रजा 
और सेना सब जगह स्वतन्त्र होने को तत्पर थी, पर जिनसे वह नेतृत्व और 
संचालन की आशा करती थी उन्होंने धोखा दिया | 

(४) पंजाब और नेपाल--जालंघर और फिलौर की पुरकत्रिया पल- 
टनों पर अंग्रेज़ों को सन्देह न हुआ था । ६ जून को ये विद्रोह कर लुधियाने की 
तरफ बीं । (लुधियाने के अंग्रेज़ों ने सतलज का पुल तोड़ दिया ओर नाभे की 
सिक्‍ख सेना के साथ घाद पर सामना किया । तो भी क्रान्तिकारियों ने नदी पार 
कर ली. गोरों ओर सिक्‍खों को भगा दिया ओर लुधियाने पर कब्जा कर लिया । 
इसके बाद वहाँ उनका कोई नेता न होने से वे दिल्ली चले गये। यदि 
लुधियाने पर कब्जा बनाये रखते तो पञ्ञाब से दिल्ली जाने वाली कुमुक का 
रास्ता काट सकते, तथा पटियाला नाभा और जींद के देशद्रोहियों पर पीछे से 
चो2 कर सकते | 

सिक्‍खों को अपनी स्वतन्त्रता गँवाये आठ ही बरस बीते थे, पर उनके 
देश को काबू रखने वाली अंग्रेज़ों की सेना का बड़ा श्रश जब विद्रोह कर 
चला गया तब भी उन्होंने सिर न उठाया | वे पिछली हार से पस्तहिम्मत हो 
गये थे. ओर अब उनके सामने अंग्रेज़ों ने क्रान्तिकारियों को जेसे कुचला उससे 
उनपर अंग्रेज़ों की संघटित शक्ति का आतंक ओर भी जम गया | उनके सरदार 
पहले से ही विश्वासघाती थे । अंग्रेज़ों ने (८४८ ई० में पंजाबी मुसलमानों को 
सिक्‍खों के विरुद्ध उभाड़ा था; अब चूँकि युद्ध का नेता बह्ादुरशाह था इसलिए 


७६२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पंबे १० 


सिक्‍खों को मुसलमानों के विरुद्ध उभाड़ा ! सरहद्दी मुस्लिम कब्नीले इस वक्त 

चढ़ाई न करें इसलिए रुल्लों को घूस दे कर उनमें प्रचार करने भेजा । यों 
पंजाब के,बीर लोग लज्जास्पद रूप से.बेबकफ-अनते.रद्े-4 इसके अलावा जोन 

लोरेंस ने पंजाब के जिलों से ६ प्रतिशत सूद पर कम्पनी के लिए. ऋण उठाया। 

लोगों ने काफी दबाव पड़ने पर अपना रुपया दिया, लेकिन जत्र एक बार दे 
दिया तब उनका स्वार्थ अंग्रेज़ों के साथ बंध गया। 

नेपालियों के बारे में अंग्रेज़ों ने सोचा कि वे इस अवसर से न चूकेंगे । 
जंगबहादुर को भी डर लगा कि उसकी सेना विद्रोह करेगी। वेसा ही होता 
प्रतीत हुआ | नपाल के अनेक सरदारों ने सोचा कि अपनी खोई हुई स्वतन्त्रता 
को वापिस लेने का अच्छा अवसर है । वे सेना में मरती हो गये ओर जंग 
जब सेना ले कर अंग्रेज़ों की मदद को जा रद्दा था, तभो उन्होंने उसका काम 
तमाम करने की तैयारी की। किन्तु उनका भेद खुल गया और वे फॉसी 
चदाये गये । 

(७) दविखन--दर्क्खिन में विज्ञव संघटित रूप से नहीं हुआ | अंग्रेजों 
ने पहलेपहल भारतीय सेना मद्रास में ही भरती की थी ओर वह प्रायः तिलंगों 
अर्थात्‌ आन्ध्रों की थी | क्रान्ति के नेता तिलंगों तक नहीं पहुँच सके । हेंदराबाद 
की प्रजा ओर सेना में जन-जुलाई में बड़ी उत्तेजना रही; लेकिन निजञ्ाम के 
बज़ीर सालारजंग ने उसे दबा कर बराबर अंग्रेज़ों का साथ दिया | नागपुर की 
पलटन १३ जून को उठना चाहती थी, पर उससे पहले ही मद्रासी सेना ने वहाँ 
पहुँच कर उसे दबा दिया। इसी तरह मुम्बई की पलटन की दशा हुई | कोल्हापुर 
बेलगाँव ओर जबलपुर में जुलाई अगस्त सितम्बर में विद्रोह हुए. जो दबा दिये 
गये । रंगो बापूजी को भागना पड़ा, उसके लड़के को फाँसी दी गई | दक्खिनी 
महाराष्ट्र में सन्‌ १८४८ तक कुछ विफल चेष्टाएँ होती रहीं । 

$५, इलाहाबाद और कानपुर का पतन--अ्रम्ब्रेले ओर मेरठ 
वाली अंग्रेज़ी सेनाएँ. ७ जून को दिल्ली के पास आ मिलीं | एक गोरखा पलट्न 
भी उनसे आ मिली थी । दिल्ली के पास बुन्देल-की-सराय पर क्रान्तिकारियों से 
उनकी गहरी लड़ाई हुई | उसके बाद सेनापतिं बनोड ने दिल्‍ली के पच्छिम की 


४0५५ |] पहला स्वाधीनता-युद्ध ७६३ 


टेकरी पर डेरा लगा दिया । 

पंजाब ओर बंगाल में क्रान्तिकारी संघटन टूट जाने ओर बिहार के फिल- 
हाल चुप रहने से अंग्रेज दिल्ली और बनारस से अपनी कारवाई शुरू कर सके | 
बनारस से सेनापति नील इलाहाबाद की तरफ बदने लगा । रास्ते के गांवों में 
आम रास्तों पर टिकटिकियाँ खड़ी कर उसके सैनिक निहत्थे आदमियों को फॉसी 
चदात जाते । इसके बाद उन्होंने आम और नीम के पेड़ों से टिकटिकियों का 
काम लिया | फॉसी चदने वालों केअ्रंगों से अंग्रेज़ी ८ ओर ६ अंकों की शकलें 
बना कर वे विनोद करते | यातना देने की कला के कई नये तरीके उन्होंने इजाद 
किये | आदमी की गदन में लकड़ियाँ बॉध कर जला देना, युवतियों के केशों 
आर कपड़ों में आग लगा कर तमाशा देखना ओर समूचे गॉँवों को घेर कर 
आग लगा कर तमाम प्राणियों सहित भून देना, ये उस अंग्रेज़ी सेना के 
विनोद के कुछ तरीके थ | 

११ जून को नील इलाहाबाद पहुँचा ओर किले पर अंग्रेजी कंडा देख 
चकित हुआ | ४०० सिक्स ने डा की रक्चा की थी। पर नील की उन 
सिक्‍खों प्र क्या मरोसा था * उसने फौरन गोरों को किले के भीतर रस कर 
सिक्‍सों का गाँव जलाने भेज दिया । एक हफ्ते की लड़ाई के बाद उसने 
इलाहाबाद शहर पर अधिकार करके उसी तरह के कार्य किये। कानपुर में 
घिरे हुए अंग्रेज तब उसे मदद के लिए पुकार रहे थे | किन्तु उसके सब पैशा- 
चिक कृत्यों के बावजूद देहाती जनता दबी न थी ओर इसीलिए! वह समय 
पर कानपुर न पहुँच सका । 

कानपुर के अंग्रेजों ने निराश हो २५ जून को शस्त्र रख दिये। नाना- 
साहब ने उन्हें प्रयाग पहुँचाने के लिए नावों का प्रबन्ध कर दिया | सतीचोरा 
घाट पर उन्हें दिदा करने को अज़ीमुल्ला तथा नाना के भाई बालासाहब 
उपस्थित थे । तभी नील के जुल्मों से पीडित लोग, जो कानपुर म॑ जमा हो 
रहे थे, बदले की पुकार मचाने लगे । ज्योंही नावें चलीं कि वे लोग उनपर टूट 
पड़े । नाना के. पास यह खबर पहुँची तो उसने आज्ञा दी कि स्त्रियों ओर बच्चों 


को बचाया जाय | १२५ स्त्रियाँ-बच्चे जो वहाँ थे, बचा कर नज़रबन्द रकखे गये 


७६४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


ओर पुरुष सब पंक्ति में खड़े कर मार डाले गये । 

कानपुर की लड़ाई खतम होते ही लखनऊ पर क्रान्तिकारियों का दबाव 
बढ़ा और २६ जून को हेन्नी लोरेंस ने चिनहट गाँव पर उनसे हार कर रेज़ि- 
डेंसी में शरण ली । क्रान्तिकारियों ने वाजिद्अली शाह के नाबालिग बेटे को 
अवध का नवाब घोषित किया । उसकी माँ हज़रतमहल उसके नाम पर शासन 
चलाने लगी | 

तभी सेनापति हेवलोक जो ईरान से लौटा था, मुख्य अफसर नियत हो 
इलाहाबाद पहुँचा, ओर गाँवों को घेर कर जलाता हुआ कानपुर की तरफ बढ़ा । 
नाना की सेना को हरा कर उसने फतहपुर में प्रवेश किया ओर उस शहर को 
'लूटने के बाद जिंदा भून दिया । खबर पा कर नाना खुद मुकाबले के लिए 
बढ़ा | तभी अंग्रेजों के कुछ जासूस पकड़े गये जिनसे यह भेद खुला कि बीबीगढठ़, 
की कोठी में नज़रबन्द अंग्रेज स्त्रियां चोरी से इलाहाबाद खबरें भेजती रही हैं। 
इस बात से तथा फतहपुर की घटना से उत्तेजित कुछ सैनिकों ने नाना की 
इजाजत प्रिना उन सब्च को मार कर पड़ोस के कुएँ म॑ फेक दिया# | एक सख्त 
लड़ाई में नाना को दराने के बाद १७ जुलाई को हेवलोक ने कानपुर में प्रवेश 
किया | नाना फतहगढ़ (फरुखाबाद) की तरफ हट गया | जिओ 

९५ ६. दिल्ली का पतन--इस बीच दिल्ली के बाहर भी कड़ी लड़ाई 
जारी थी। पंजात्र से जान लोरसपथ्ंग्रेजों को बराबर नई कुमुक भेज रहा था। शहर 
के भीतर शस्त्रों के कारखाने खुले थे जिनमें तत्परता से काम हो रहा था। बाद- 
शाह ने एक ऐलान निकाल कर स्वाधीन भारत मे गोहत्या की मुमानियत कर दी । 

१२ जून से क्रान्तिकारियों ने बाहर निकल कर अंग्रेज़ी फोज पर हमले 
शुरू किये। लेकिन उनमे योग्य नेता की कमी थी । शुरू में शाहजादे सेनाश्रों 
के नेता बनाये गये। वे नेतृत्व तो क्या करते, उलगा उनकी उच्छुंखलता से 
शहर मे अव्यवस्था मची रहती । इस दशा में बरेली के सेनापति बख्तखाँ की 
ओर सब की निगाहें लगी थीं। २ जुलाई को वह दिल्‍ली पहुँचा ओर बादशाह 


* इन ख्रियों की बेइज्जती और अंगरछेद किये जाने की अनेक कदानियाँ बना ली 
गईं थीं जो जाँच से सब निमू ल सिद्ध हुई । 








५५६] पहला स्वाधीनता-युद्ध ७६५ 


द्वारा प्रधान सेनापति नियत किया गया । बख्तखाँ ने तमाम जनता को शख्रबद्ध 
होने का आदेश दिया। ३ जुलाई की परेड में २० हजार सेना दिल्ली में मौजूद 
थी। अगले रोज़ खुद बख्तखाँ ने टेकरी पर हमला किया | ६ से १४ जुलाई 
तक वहाँ सख्त लड़ाई होती रही | 

बख्तखाँ योग्य ओर वीर सेनापति था, परन्तु साधारण कुल का। उस' 
युग के भारतीय नेतृत्व को ऊँचे कुल की पेंदाइश से अलग करके न देख 
सकते थे । इसी से बख्तखाँ के आदेश पूरी तरह न माने जाते । जो लोग भाड़े 
के सिपाही होने की दशा में किसी भी गोरे के हुक्म पर जान देने को भी दौड़ 
पड़ते थे वही स्वाधीन होने पर अपने नेता के आदेश मानने में ननु-नच करते ! 
यदि जयाजीराव शिन्दे जैसा कोई नेता क्रान्तिकारियों को मिल जाता तो युद्ध की 
गति कुछ ओर ही हो जाती । इस दशा में उदारचेता बहादुरशाह ने अनेक 
भारतीय राजाओं के पास इस आशय का पत्र अपने हाथ से लिख कर भेजा -- 
“मेरी यह ख्वाहिश है कि तमाम हिन्दोस्तान आज़ाद हो जाय। इसके लिए जो 
क्रांतिकारी युद्ध शुरू किया गया है वह तब तक कामयाब नहीं हो सकता जन्न तक 
कोई ऐसा शख्स जो कोम की मुख्तलिफ ताकतों को संघटित कर एक ओर लगा 
सके और जो अपने को तमाम कोम का नुमाइन्दा कह सके, मैदान में आ कर 
' इस क्रान्ति का नेतृत्व अपने हाथों म॑ न ले ले। अंग्रेज़ों की निकाल दिये जाने 
के बाद अपने निजी फायदे के लिए हिन्दोस्तान पर हुकूमत करने की मुभमें 
ज़रा भी ख्वाहिश नहीं है । अगर आप राजा लोग आगे आने को तैयार हों तो 
मैं तमाम शाह्दी अख्तियार आपके किसी ऐसे संघ के हाथ सोंप दूँगा जिसे इस 
काम के लिए. चुन लिया जाय ।?? 

इस बीच पंजाब से नई सेना ओर तोपखाना ले कर_निकल्सन_ दिल्ली 
आरा रहा था। बख्तखाँ ने उसका रास्ता काट कर तोपें छीनने का निश्चय किया 
ओर नजफगढ़ की ओर बढ़ा ( २५ अगस्त )। वहाँ पहुँचने पर नीमच वाली 
पलटन ने बरेली वाली पलटन के पास डेरा डालना स्वीकार न किया और 
बख्तखाँ की आशा न मान कर एक पड़ोसी गाँव में डेर डाला ! निकल्सन ने 
उन्हें अलग पड़ा देख हमला किया । नीमच वाली पलगन वीरता से लड़ती 


७६६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ! 





१ई समूची काटी गई । वह वीरता किस काम की थी ? 
इसके बाद अंग्रे जी सेना ने बद कर आक्रमण करना शुरू किया | १४ 


35६ ] पहला स्वाधीनता-युद्ध | ७६७ 


(सितम्बर को उन्होंने दिल्ली के परकोटे पर हल्ला बोला। गोले-गोलियों की बोछार 
के बीच कश्मीरी दरवाजे का एक हिस्सा उड़ा कर निकल्सन के नेतृत्व म॑ उनके 
तीन दस्ते भीतर घुस गये। भीतर भी चप्पा चप्पा ज़मीन के लिए लड़ाई जारी 
रही । एक तंग गली में अ्क्तरशः खून की धारा बह गई ओर निकल्सन सहित 
अंग्रेजों के तीन नेता गिर गये । सेनापति विल्सन ने लौठना तय किया । 
लांगना !” घायल पड़े निकल्सन ने चीख कर कहा-- लोटने की बात की तो 
मुझमें अब भी इतना दम है कि विल्सन की जान ले लूँगा !” क्रान्तिकारियों 
का एक दल दिल्‍ली छोड़ कर प्रान्त में फेल गया; दूसरा दल दस दिन तक 
उसी तरह डट कर लड़ता रहा । जब तीन-चोथाई शहर लिया जा चुका तब 
बख्तखों ने सम्राट से कहा कि आप मेरे साथ निकल चलें, हम इलाके में युद्ध 
जारी रक्खेंगे । लेकिन बादशाह के एक सम्बन्धी ने बादशाह को धोखा दे कर 
पकड़वा दिया। वही आदमी हडसन नामक अंग्रेज़ के हाथ अनेक शाहजादों को 
पकड़वाता रहा | बादशाह ओर बेगम जीनतमहल रंगून भेजे गये, शाहजादे 
मार डाले गये । 
इसके बाद कत्ले-आम ओर बलात्कार की बारी आई | एल्फिन्स्टन के 
शब्दों में अंग्रेजों ने नादिरशाह को निश्चय से मात कर दिया ।?? परुष स्त्री बच्चे 
की कोई तमीज न थी। सब ओर मुर्दों का बिछोना बिछा हुआ था । हमारे 
ड़े इन्हें देख कर डर से बिदकते थे |?” अपनी इज़्ज़त बचाने को कुओं में कूदने 
वाली स्त्रियों के कारण अनेक कुएँ पट गये। यातना देने के कई नये तरीके 
बरते गये-जैसे ज़िंदा आदमी को संगीनों से दबा कर धीमी आंच पर भूनना 
या तांबे के जलते हक बज नी व से दाग कर माग्रय आदि | और शम के साथ यह 
दर्ज करना पड़ता है कि इन कामों मे[सिक्ख)गोरों का साथ दे रहे थे। गुरु 
नानक के अनुयायिया का इतना पतन आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। लेकिन 
एक बार जब मनुष्य गुलामी स्वीकार कर ले और भाड़े का सिपाही बन जाय 
तब उसे किसी भी सीमा तक गिराया जा सकता है |# 


#|१८५४७ की क्रान्ति को दबाने में अंग्र ज्ञों का स.थ देने वाले सिवख किस अंश तब 


७द्८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ १० 


ह तीन दिन की खुली लूठ के बाद बाकायदा एक “लूट-दफ्तर? (प्राइज़ 
एजेंसी ) कायम किया गया जिसने दिल्ली को पूरी तरह उजाड़ डाला | 

इधर अवध में भी गहरा युद्ध जारी था। २० जुलाई को लखनऊ रेज़ि- 
डेसी पर क्रान्तिकारियों ने पहला हमला किया । हेन्नी लोरेंस गोली का शिकार 
हुआ । नील को कानपुर में छोड़ हेवलोक गंगा पार कर लखनऊ रवाना हुआ । 
लेकिन उस प्रदेश की समूची प्रजा अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी ओर तीन बार 
कोशिश करने पर भी हैवलोंक गंगा से आगे न बढ़ सका । इसके अलावा, उसने 
गंगा पार की तो नाना ऋ्रिट्टर को वापिस ले कर कानपुर की तरफ बढ़ा, और 
तभी खबर आई कि त़्िहार में भी विद्रोह भड़क उठा है । २५ जुलाई को पटने 
में पीरअली नामक नेता को फॉसी दी गई, जिसपर दानापुर की पलटन विद्रोह 
कर शाहाबाद जिले में जगदीशपुर के राजा कुँवरसिंह के यहाँ चली गई, ओर 
उस अस्सी बरस के बूढ़े राजा ने आरा शहर पर हमला किया था। १२ अगस्त 
को हैवलोक कानपुर वापिस आ गया; १७ को उसने नाना के सेनापति तात्या 
कुँवरसिंह को अंग्रेजों ने जंगलों म॑ं भगा दिया था ओर नेपाल का जंगबहादुर 
पूरवी अवध पर चदाई करने पर क्रान्तिकारियों द्वारा पीछे धकेल दिया गया था। 

लखनऊ के भीतर भी क्रान्तिकारियों की वही दशा रही जो दिल्ली में, 


ब्र 


0 ऋि ० बह हट 


था। क्रान्तिकारियों की तोपों ने एक बार रेजिडेंसी की दीवार में इतना बड़ा 
छेद कर दिया कि समूची सेना भीतर घुस सकती थी; पर किसी ने उससे लाभ 
न उठाया । केवल तीन सेनिकों ने भीतर घुसने की कोशिश की; ओर उन 
तीन ने चाहे निकल्सन से बढ कर वीरता दिखाई, तो भी सामूहिक चेष्टा के 


बिना वह वीरता किस काम की थी ? 


सतलज के पूरव या पन्छिम के थे, यर मद्त्व का प्रश्न है जिसपर भ्यान नहीं दिया गया। 
सतलज पूरव के सिक्‍्ख दूसरे अआंग्ल-मराठा युद्ध के काल से अंग्र ज्ञों का साथ दे रहे थे । 
अआंग्ल-सेक्‍्ख युद्धों में भी वे अंग्र ज्ञों की तरफ थे। छट दशाब्दियों की भाड़ेत वृत्ति के 


बाद उनका ऐसा पतन स्वाभाविक था। 


४8०७] पहला स्वाधीनता-युद्ध ७६६ 


कमुक के साथ १५ सितम्बर को आउटराम कानपुर पहुंचा । अब 
हैवलौक के बजाय उसे मुख्य अफसर नियत किया गया था। हैवलौक जब 
मुख्य अफसर नियत हो कर आया था तब नील ने उसके प्रति कुछ गुस्ताखी 
की थी हैवलौक ने उसे लिखा, “यदि सावंजनिक हित में बाधा पड़ने का डर 
न होता तो मैं तुम्हें कैद कर लेता |” उसके बाद नील रूठ नहीं गया, प्रत्युत 
सच्चे दिल से सहयोग देता रहा। आउटराम ने आ कर देखा कि हैवलौक यदि 
लखनऊ की तरफ नहीं बढ सका तो इसमें उसका कुछ दोष न था। इसलिए 
उसने पहला आदेश यही दिया कि “मैं वीर हैवलोक को अपने पद का श्रधिकार 
सौंपता हूँ; लखनऊ का मोहासरा उठने तक में स्वयंसेवक की तरह उसके 
अधीन काम करूँगा ।” अंग्रेज अपने सावंजनिक बर्ताव में व्यक्तिगत भावों को 


बननाननाएगगए पाया + चऔफशओ 


किस प्रकार नियन्त्रित कर लेते हैं 

अर हैवलौक, आरउटराम और नील तीनों गंगा पार कर २३ सितम्बर 
को लखनऊ के पास आ निकले । दो दिन बाद वे शत्रु की पाँतों में से रास्ता 
काठते हुए रेजिडेंसी में जा पहुँचे | लेकिन वे खुद अपने साथियों की तरह 
मोहासरे म॑ फँस गये। नील उस लड़ाई में मारा गया । 

$ ७, लखनऊ और भाँसी का पतन--भारत में क्रान्ति शुरू होते 
ही इंग्लैंड से गोरी सेनाओं ओर अनुभवी सेनापतियों की कुमुक रवाना की 
गई थी। ऐसे दो सेनापति कौलिन कैम्बल ओर हा. रोज़ अब कलकत्ता ओर 
मुम्बई पहुँच गये ये । कैम्बल कलकत्ते से जंगी बेड़े के साथ चल कर रे 
नवम्बर को कानपुर पहुँचा । उधर दिल्‍ली से एक अंग्रेज सेनापति दोआन्र में 
नील से बढ कर जुल्म करता हुआ कानपुर आया | कानपुर से कैम्बल लखनऊ 
गया और १४ नवम्बर को रेजिडेंसी की तरफ बढ़ने लगा । १० दिन की सख्त 
कशमकश के बाद, जिसमें मकानों के एक एक कमरे ओर एक एक सीढ़ी के 
लिए लड़ाई होती रही, वह रेज़िडेंसी का उद्धार कर सका। शहर तत्र भी 
क्रान्तिकारियों के हाथ रहा.। 

कैम्बल जिस दिन लखनऊ पहुँचा, उसी दिन तात्या टोपे ने कालपी का 
गठ ले लिया और उसके बाद कानपुर के अंग्रेज़ नायक को घेर कर अंग्रेज़ी 


:७७० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्बे १० 


सेना से उसकी छावनी उसका सामान ओर मैदान सत्र कुछ छीन कर” शहर 
ले लिया । कैम्बूल को लखनऊ से लोटना पड़ा | कानपुर वापिस ले कर उसने 
'तात्या को कालपी भगा दिया । 

अब अवध रुहेलखंड दोश्रात् श्रोर ब॒ुन्देलखंड क्रान्ति के मुख्य ज्षेत्र 
थे । इसलिए केम्बल ने एक सेनापति को कानपुर से इटावे के रास्ते दोशाब 
में भेजा; दो अंग्रेज सेनापति और तीसरा जंगबहादुर पूरव से लखनऊ की ओर 
बढ़े; और दा, रोज़ मुम्बई से मऊ ( इन्दोर के पास ) आ कर बुन्देलखंड की 
तरफ चला. । 

लखनऊ में मोलबी अहमदशाह ने कोशिश की कि अंग्रेजी सेना के 
अवध तक पहुँचने से पहले आ्राउयराम की ठुकड़ी का सफाया कर दे। 'अ्रहमद- 
शाह महान जनान्दोलन ओर बड़ी सेना दोनों का नेतृत्व करने के योग्य था !”? 
लेकिन वह भी बख्तखाँ की तरह साधारण कुल का था, और उसके आदेश पूरी 
तरह माने न जाते । एक बार तो उसके प्रतिस्पर्धियों ने बेगम हज़रतमहल को 
बहका कर उसे केद तक करा दिया । बाद में छुटने पर उसके साथ बेगम खुद 
भी मैदान में आई, लेकिन उसी असंघटित रूप से काम होता रहा | 

केम्बल दोश्ात्र से फिर लखनऊ घूमा । पूरव से आने वाली तीनों 
सेनाएँ. मार्च १८४८ में उससे आ मिलीं । ६ से १४ मार्च तक लखनऊ शहर 
म॑ वैसी ही लड़ाइयों हुईं जेसी सितम्बर में दिल्‍ली में हुई थीं; ओर बाद में वैसे 
ही अत्याचार | हज़रतमदल ओर अहमदशाह ने मोह्सरे में से निकल कर युद्ध 
जारी रक्‍्खा । 

अंग्रेज़ी सेनाएं, जब ग्रवध पर चढ़ाई कर रही थीं, तब कुँवरसिंह आज़म- 
गठ ले कर बनारस की तरफ बढ़ा । शत्रु का आधार काटने की उसकी इस 
कोशिश से केनिंग को, जो इलाहाबाद में था, चिन्ता हुई | लेकिन कुँवरसिह इ 
छोड़ कर जगदीशपुर चला गया, जहाँ रास्ते के एक घाव से उसकी मृत्यु हुई । 

मऊ से चल कर, चन्देरी ओर सागर लेते हुए हा, रोज़ फाँसी की तरफ 
बढ़ा । एक अंग्रेज सेनापति ने तभी जच्नलपुर से सागर के रास्ते बाँदा पर चढ़ाई 
“की । लक्ष्मीबाई ने झाँसी के चोगिद इलाके को वीरान कर दिया था, लेकिन 


७८] पहला स्वाधीनता-युद्ध. ७७१ 


ग्वालियर और ओरहछा राज्यों की सहायता के कारण रोज़ को रसद की तकलीफ न 
हुई २० माच को वह ऋाँसी के सामने पहुँचा; २४ को रानी ने लड़ाई शुरू 
की। तात्या टोपे रानी की मदद के लिए बढ़ा; लेकिन रोज़ ने उसे हरा कर 
भगा दिया । सख्त लड़ाई के बाद रे अप्रेल को अंग्रेजी सेना एक भारतीय 
गद्दार की मदद से झाँसी के गद में जा घुसी । लक्ष्मीबाई १०-१५ साथियों के 
साथ निकल भागी, और पीछा करने वालों को काटते गिराते कालपी जा पहुँची | 
बांदा और महोबा के सर हो जाने पर बाँदे का नवाब अलीबहादुर भी वहीं आ' 
पहुँचा । भॉँसी लेने के बाद अंग्रेजों ने उसे भी न केवल पूरी तरह लूटा, प्रत्युत 
रघुनाथ हरि के काल से चले आते पुस्तकालय आदि [ ६,११६४ | को जला 
कर राख कर दिया । 

लखनऊ और भाँसी के पतन के बाद क्रान्तिकारी दो क्षेत्रों में बैंट गये, 
एक तो कानपुर के उत्तर का अवध-रुदहदेलखंड का त्षेत्र जहाँ नानासाहब ओर 
अहमदशाह नेतृत्व कर रहे थे, और दूसरा उसके दक्खिन का बुन्देलखंड के 
उत्तरी छोर पर कालपी का क्षेत्र जहाँ लक्ष्मीचाई, तात्या गोपे ओर बाँदा का 
नवाब इकट्टे हुए थे | 

6 ८, अवध झरुहेलखंड की पिछली कशमकश--लखनऊ के पतन 
के बाद क्रान्ति के नेताञ्रों ने अपने साथियों के नाम आदेश निकाला, “खुले 
मैदान में दुश्मन का सामना मत करो, नदियों के घाटों पर पहरा रक्खो, दुश्मन 
की डाक काटो, रसद रोको ओर चौकियोँ तोड़ दो | फिरंगी को चेन न लेने 
दो ।?? यह एक दो हारों से खत्म होने वाला युद्ध नहीं था । नानासाहबत्र, हजरत- 
महल और अहमदशाह मैदान में थे । दिल्‍ली का एक शाहजादा फीरोज भी 
वहीं आ पहुँचा था। केम्बल ने उन्हें उत्तरपच्छिम धकेलने की कोशिश की । 
इस कोशिश में उसका एक साथी सेनापति मारा गया | शाहजहाँपुर को ले कर 
कैम्बलल रुदेलखंड की तरफ बढ़ा जो बहादुरखोँ के नेतृत्व में अबतक स्वाधीन 
था। ५ मई को बहादुरखाँ सहित सब नेता बरेली में घिर गये, लेकिन शहर 
सर होने तक सभी निकल गये। अहमदशाह ने फिर शाहजहाँपुर ले लिया, 
और कैम्बल ने उसे वहाँ घेरा तो नाना, हजर्तमहल ओह फीरोज मदद को पहुँच 

भा०---४६ 


७७२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पं १० 


उसे बचा लाये। ५ जून को अ्रवध के एक गद्दार जमींदार ने अहमदशाह की 
छल से हत्या करके उसका सिर अंग्रेज़ी डेरे में पहुँचा दिया। एक अंग्रेज़ः 
ऐतिहासिक के शब्दों में 'मोलवी अ्रहमदशाह सच्चा देशभक्त था। उसने किसी 
निहत्ये की हत्या से अपनी तलवार पर धब्बा न लगाया था । संसार के वीर ओर 
सच्चे लोगों में उसका नाम आदर के साथ याद किया जाना चाहिए |”? ' 

मोलवी अहमदशाह की घणित हत्या से अवध में युद्ध की आग ओर 
भड़क उठी | क्रान्तिकारी दल घाघरा के उत्तर अ्रयोध्या के सामने नवाबगंज 
पर इकट्ठे हुए और फिर लखनऊ पर चढ़ाई करने की सोचने लगे। एक 
अंग्रेज सेनापति ने उनपर हमला किया | अ्रवध की समथर भूमि छापामार युद्ध 
के लिए. उपयुक्त नहीं है, तो भी वह युद्ध साल भर जारी रहा | 

१ नवम्बर १८५८ को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने अपने ऐलान 
से ईस्ट इंडिया कम्पनी का अंत कर भारत का शासन सीधा अपने हाथों में ले 
लिया । बेगम हजरतमहल ने उसके उत्तर में ऐलान निकाला, ' हमारी प्रजा को 
इसपर एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम्पनी के कानून, कम्पनी के अंग्रेज 
मुलाजिम, कम्पनी का गवर्नर-जनरल और कम्पनी की अदालतें **' सब ज्यों की 
त्यों बनी रहेंगी |? अवध के क्रान्तिकारी ओर छुह महीने तक उसी तरह लड़ते रहे। 
“वे बिना रसद के जहाँ चाहें जा सकते थे, क्योंकि लोग सब जगह उन्हें भोजन 
पहुँचा देते थे । वे बिना पहरे के अपना असबाब जहाँ चाहें छोड़ सकते थे। 
उन्हें सदा अपनी ओर अंग्रेज़ों की स्थिति का ठीक पता रहता था, क्योंकि लोग 
उन्हें घंटे घंटे पर सूचना देते रहते थे ।” अप्रेल १८४६ तक यों युद्ध चलता 
रहा | अंत में अवध के ६० हजार स्त्री-पुरुष-बच्चे नेपाल-तराई म॑ धकेल दिये 
ग़श्ेश। जंगबहादुर ने वहाँ अंग्रेजी सेना को भी घुसने दिया । अनेक लोग शस्त्र 
फेक कर वेश बदल कर लौट आये; अनेकों ने “हार मानने की श्रपेज्ञा नेपाल के 
जंगलों में भूखों मर जाना पसन्द किया |? हजरतमहल को नेपाल में शरण 
मिली | नाना अन्‍्तर्धान हो गया । 

$ ९. लक्ष्प्ीयाई और तात्या टोपे--कालपी में तात्या टोपे, लक्ष्मी" 
बाई और अलीबहादुर के अतिरिक्त नानासाइब का भतीजा रावसाहब तथा 


५४६ |] पहला स्वाधीनता-युद्ध ७३३ 


बुन्देलखंड के अनेक सरदार जमा हुए थे | डेदू मास के अवकाश में वे अपना 
एक नेता न चुन सके। तात्या टोपे, जिसमें अंग्रेजों की दृष्टि से “सच्चे सेनापति 
के स्वाभाविक गुण मौजूद थे”, बहुत ही साधारण कुल में पैदा हुआ था--वह 
बाजीराव के दानाध्यक्ष का बेठा था। लक्ष्मीबाई ज्री थी. और सो भी सिर्फ 
कफएए प्पप्टएएएगखपूणदएएए ४ बरस को लड़की ! 


री 


कि | नह हे हे बेब बे ऐ 
६ कप + % कुआण्ग्ई इ् ढ़ रु न 
शा जि किला आम मा लोग 
आकलन "कु हे (हे ० स् ज पप [ह्ृ पसो पे: शा मर 
5 4; पक, हट हु व न 
नाक दे ४०28 नह श्स्र ध्रक "8३५ 3! । 
/ न्‍्‌ ६ िर 8 र हर यहा टि रा हम १ 
५ 0 आर ि डे १६ 
हु ' रह 
० ये 2! क्र 
न 





रहे कि ह्यरोज़ कालपी 
की तरफ बंदें आया। 
लच्ष्मीबाई ने तब दक्खिन 
बढ कर कांच पर उसका 
मुकाबला किया, लेकिन 
उसे रोक न सकी ओर 
रोज़ ने कालपी भी ले 
ली (२४ मई १८४५८) । 
क्रान्तिकारी नेता बच 
कर निकल गये । 

इसके बाद एक नई 
योजना के अनुसार 
ग्वालियर की सेना और 





+2:4। प्रजा को अपनी ओर 

महारानी लक्ष्मीबाई ,.._: मिलाने के लिए तात्या 

[ महारानी के भतीजे स्व० श्री गोविन्द चिन्तामण + गुस रूप से ग्वालियर 
ताम्बे के सौजन्य से ] गया । उसके लोठने पर 


र८ मई को सबने जयाजीराव शिन्दे के पास पत्र भेजा, हमारे और 
अपने पुराने सम्बन्ध को याद कीजिये। हमें आपसे सहायता की आशा हे, 
जिससे हम दक्लिन की ओर बढ़ सकें |” सहायता देने के बजाय शिन्दे 
सामना करने निकला; पर उसकी सेना क्रान्तिकारियों से आ मिली, और वह 


७७४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन | प्वे १० 


आगरे की ओर भाग गया | यों ग्वालियर का नया आधार दक्खिनी क्रान्ति- 
कारियों के हाथ आ गया । 

ग्वालियर में दरबार करके-रावसाहब को पेशवा तथा तात्या को उसका 
-सेनापति नियत किया गया । उन्होंने पेशवा के सब्र पुराने सामन्तों से अनुरोध 
किया कि उसके भडे तले इकट्ट हो अपनी गुलामी के .बन्धुन काट लें। 
लक्ष्मीबाई ने चाह्य कि सेना को तुरन्त तैयार कर मैदान में लाया जाय । पर 
रावसाहब को अभी पेशवाई पाने की दावतों और उत्सवों से छुट्टी न थी ! इतने 
में हय, रोज़ १७ जून को ग्वालियर पर आ पहुँचा | ग्वालियर राज्य की सेना 
कम्पनी की सेना के सामने न ठहर सकी । तो भी लक्षमीबाई ने बिखरी सेना 
को इकट्ठा किया ओर मुकाबले के लिए, डट गई । दो दिन तक वह “अलौकिक 
वीरता” से लड़ती रही । दूसरे दिन शत्रु भीतर घुस आये ओर रानी उनके 
बीच घिर गई। शत्रु की पाँतों को चीर कर रानी ने दूसरे क्रान्तिकारियों से 
मिलने की कोशिश की | गोरे सवारों ने उसका पीछा किया । उनमें से अनेक 
को काट गिराने के बाद उसने स्वयं वीर गति पाई । 

_रावसाहब ओर अलीबहादुर के साथ तात्या टोपे ग्वालियर से निकल 
दक्खिन जाने की कोशिश करने लगा ) उसका लक्ष्य मराठा राजधानियाँ-- 
इन्दौर नागपुर बड़ोदा--और ठेठ महाराष्ट्र था। अंग्रेजी सेनाएँ. उसे आगे 
पीछे से घेरने को दौड़ती रहीं | पहले वह राजस्थान को मुड़ा। टोंक का नवात्र 
उसके मुकाबले को आया; पर नवात्र की सेना तोपों सहित तात्या से आ मिली, 
ओर वह मेवाड़ आ निकला । वहाँ उसकी तोपें छिन गईं, ओर तीन सेनाओं 
से बच कर चम्बल पार कर वह भालरापाटन पहुँचा । कालावाड़ का राजा 
मुकाबले को आया, लेकिन उसकी सेना भी तात्या की चुम्बक शक्ति से खिंच 

ओर राजा को रे२ तोपें तथा १५ लाख रुपया देना पड़ा । वहाँ से तात्या 
सीधे इन्दौर को बढ़ा, पर इन्दौर के प्रायः ११० मील उ० पू० राजगढ़ से उसे 
मुड़ना पड़ा | छुह सेनापति उसे घेरने को दोड़ते रहे । कहीं वह सब कुछ गँवा 
देता, तो कहीं फिर नई सेना नया खज़ाना और नया तोपखाना पा लेता | अन्त 
में ललितपुर में वह पाँच तरफ से घिरता मालूम हुआ, लेकिन उस घेरे को 


५४९१० ] पहला स्वाधीनता-युद्ध क्‍ ७७५, 


तोड़ कर, तीन सेनाओं के पीछा करने के बावजूद होशंगाबाद पर नमंदा पार 
कर अक्तूबर में नागपुर आ निकला ! यदि एक साल पहले महाराष्ट्र में पेशवा 
का सेनापति आ गया होता तो शायद दशा ओर ही होती । लेकिन अब उसे 
गपुर से कोई मदद न मिली। वह बड़ोदे की ओर बढ़ा; फिर राजस्थान को 
लोटा और छुद महीने उसी तरह लड़ता रहा | अन्त में अलवर के पास एक 
विश्वासघाती ने उसे धोखे से पकड़वा दिया ( ७-४-१८४६ )। 
$ १०, विफलता का कारण--भारत के पहले स्वाधीनता-युद्ध को 
अंग्रेजों ने सिपाही-विद्रोह नाम दिया ओर यह दिखाने का जतन किया कि यह 
धार्मिक अन्धविश्वास पर चोट लगने से उभड़े हुए सैनिकों का प्रयत्न था। पर 
घटनाओं से प्रकट है क्र अ्रम्बाला-दिल्‍लली से बनारस तक भारत के मध्य- 
देश” की समूची जनता उठ खड़ी हो कर इस युद्ध में भाग ले रही थी, तथा 
बिहार बुन्देलखंड राजस्थान और दक्खिन की जनता भी भाग लेने को बेचैन 
थी। दिल्ली ओर लखनऊ में जिस तरह एक एक मकान की एक एक कोठरी 
के लिए. लड़ाई हुईं, बनारस से कानपुर तक ओर कानपुर से लखनऊ तक 
जनता ने जिस तरह अंग्रेज़ी सेनाओं का रास्ता रोका, अम्बाले से दिल्‍ली चढ़ने 
वाली अंग्रेज़ी फोज का जिस तरह बहिष्कार किया, तथा अंग्रेज़ों ने जिन पाशविक 
तरीकों से बदला ले कर अपने दिल की कसक निकाली और जनता को दबाने 
चेष्ठा की, उस सब से प्रकट है कि यह समूची जनता का स्वाधीन होने के 
लिए संघ्ष था । 
राज्यों की जब्तियों से उभड़े हुए कुछ राजा नवात्र लोग इस युद्ध में 
भाग ले रहे थे इससे भी इसके स्वरूप में कोई अन्तर नहीं पड़ता | यदि जनता 
अपनी स्वतन्त्रता के लिए. बेचैन हो कर न उठी होती तो उन लोगों को चूं 
करने की हिम्मत न हुई होती और वे पुकारते भी तो उनकी पुकार बहरे कानों 
पर पड़ती ' ग्वालियर इन्दौर भरतपुर टोंक भालावाड़ आदि राज्यों की घटनाओं 
से उलथ यह प्रकट है कि जनता तो वहाँ भी उठने को तैयार बैठी थी, पर 
राजाओं नवाबों ने धोखा दिया। और जिन राजाओं ने साथ दिया, उन्होंने 
छाजीनता की सेच्चों व्यास से दिया और इसीलिए, वे अम्त तक--सफलता की 


७७३ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पवे १० 


कोई आशा न रह जाने पर भी-लड़ते रहे। बहादुरशाह को कोई नया 
अपमान सहना नहीं पड़ा था । लक्ष्मीबाई जिस वातावरण में पली थी उसमें 
उसे बचपन से ही ऊँची भावनाएँ मिली थीं, ओर जिस कुल में उसका विवाइ 
हुआ उसमें भारत की सर्वप्रथम जाणति की परम्परा चली आती थी | 
४“श्रन्धविश्वास से थोड़े ही सैनिक उभड़े ओर उभड़ कर उन्होंने क्रान्ति-& 
युद्ध को हानि ही पहुँचाई । अधिकांश सैनिक चर्बी वाले कारतूसों की बात 
जानते हुए. भी न केवल निश्चित तिथि तक चुप रहे, प्रत्युत उसके बाद अंग्रेज़ी 
शख््रभंडारों से छीने हुए. उन कारतूसों का युद्ध में बराबर उपयोग करते रहे। 
ओर यह तो निश्चित ही है कि इस युद्ध की तैयारी कम से कम १८५५ से, हो 
रही थी, जब कि कारतूसों की बात जनवरी १८५७ में ही 
तब भारतीय जनता का यह पहला स्वाधीनता-युद्ध विफल क्‍यों हुआ ? 
जिन्होंने इसे सिपाही-विद्रोह मान रखा है, उनका उत्तर है कि सिक्‍्ख गोरखाली 
और तिलंगे इसमें शामिल नहीं हुए. । बेशक, यदि अंग्रेज़ी फौज के सिक्ल और 
तिलंगे तथा नेपाल के गोरखाली सिपाहियों को भी क्रान्तिकारी मिला सके होते 
तो अंग्रेजों के लिए. इस क्रान्ति को दबाना श्रसम्मव हो गया होता । किन्तु दिल्ली 
से बनारस तक का प्रदेश फ्रांस या जमनी के बराबर है । उसकी सारी जनता 
जब उठी थी, ओर राजस्थान बुन्देलखंड बिहार ओर महाराष्ट्र की जनता भी 
उसके साथ उठने को तैयार थी, तब उस प्रदेश को बाहर की किसी भी शक्ति 
:कझूमना कर सकना चाहिए, था, यदि उसके भीतर कोई त्रुटि न रही होती । 
-. वह भीतर की त्रुटि भी घटनाश्रों के विवरण से प्रकट है। इस समूचे 
कल्वाधीनता-युद्ध में संचालन की एकसन्नता नहीं थी, युद्ध की सुविचारित योजना 
नहीं थी, प्रत्येक सेना-दल और जनता को कालानुसार उसके निश्चित कार्य का 
आदेश देने वाली कोई अ्रधिकारी शक्ति नहीं थी, यथेष्ट नेतृत्व नहीं था । अंग्रेजों 
के हाथ बिकी हुई भारतीय सेना के बड़े भाग को क्रान्तिकारियों ने अपनी तरफ 
मिला लिया था, किन्तु उस सेना के ठीक ठीक संचालन का उपाय नहीं किया था । 
तो क्‍या भारतीयों में सेना-संचालन की योग्यता नहीं थी ! यह प्रश्न 
आने पर हमारा ध्यान बख्तखों, मोलबी भ्रह्मदशाह, लक्ष्मीबाई ओर तात्या 





४९९१० ] पहला स्वाधीनता-युद्ध ७७७ 


'ठोपे की ओर जाता है। उनके चरितों से सूचित है कि उनमें ऊँचे दर्ज की 
सामरिक प्रतिभा सहज ही विद्यमान थी। पर उस प्रतिभा को ठीक प्रशिक्षण 
ओर विकास का अ्रवसर न मिला था, तथा उन प्रतिमाशाली व्यक्तियों को यथेष्ट 
अधिकार सौंप कर उनसे पूरे युद्ध का संचालन शुरू से नहीं कराया गया था। 
इस युद्ध का आयोजन करने वालों ने भारत में अंग्रेज़ों की सामरिक शक्ति के 
इस एक तत्त्व को ठीक पहचान लिया था कि वह शक्ति भारतीय सैनिकों से ही 
बनी हे, पर दूसरे इस तत्त्व [६,८$ ७] की ओर उनका ध्यान नहीं गया था कि. 
युरोपी सेना-संचालन नये किस्म का है, वह बड़ा नियमित ओर सुश्ृृंखल है” 
वैसा सश्चालन करने के लिए उपयुक्त प्रतिभा वाले व्यक्तियों को उचित शिक्षिण 
ओर अभ्यास का अवसर मिलना चाहिए, तथा उस प्रकार के अभ्य्रस्त व्यक्तियों 
हर ही सेना का संचालन होना चाहिए,। इस तत्त्व को न पहँचानना ओर 
जा अनुकूल आचरण न होना भारत के पहले स्वाधीनता-युद्ध की विफलता 
[ असल कारण था | 


अभ्यास के लिए प्रशएन 


22 भारत के पहले स्त्राधीनता-युद्ध की तह में क्या विचार था १ उस युद्धका 
संकल्प 0 238 आयोजन किन लोगों ने कब कैसे किया ? 


३/पहला स्वाधीनता-युद्ध निश्चित तिथि से पहले क्यों छिड़ गया ? वैसा होने 
'से युद्ध को सफलता पर क्या प्रभाव पड़ा १ 
३ भारत के विभिन्न प्रान्तों में पहला स्व्राधीनता-युद्ध आरम्भ करने के लिए 
विप्लव किस प्रकार किस क्रम से फ्ूटा ? उससे क्रान्ति की शक्ति कहाँ कितनी प्रकट हुई । 
४० भारत के पहले स्वाधीनता-युद्ध को अंग्रेजों ने कैसे किस क्रम से दबाया 
४५, क्रान्तिकारियों द्वारा कानपुर में १८५७ में नज़रबन्द की गई अंग्रेज स्नियों का 
चोरी चोरी शत्रु को समाचार भेजना पकड़े जाने पर क्‍या कारवाई की गई १ क्‍या 
कार्रवाई उचित होती १ 
६. लखनऊ और मॉँसी के पतन के बाद सन्‌ १८५८ में भारतोय क्रान्तिकारी किस 
स्थिति में थे ! उसके बाद उन्होंने युद्ध का संचालन किस योजना पर किस प्रकार किया ४ 
ह ् का पहला स्व्राधीनत/-युद्ध विफज्ञ क्यों हुआ / विवेचनापूब क लिखिए। 


अध्याय ६ 
_कम्पनी-राज में भारत की आथिक सामाजिक दशा 
6 १. कम्पनी के शासन में भारतीय किसान--एक व्यापारी 
ने हमारे देश को जीत लिया ओर किसानों से उनकी जमीन की मिल- 

कियत भी छीन ली । व्यापारी अपना धन्धा नफे की खातिर ही करते हैं । उन 
व्यापारियों ने क्वारतवर्ष की भूमि ओर जनता को अपने कारोबार का साधन बना 
डाला ॥) हर हिन्दुस्तानी के बारे में यही समझा जाता ( था ) कि वह ईस्ट 
इंडिया कम्पनी की कमाई करने को पैदा हुआ प्राणी है ।? 

हमने देखा है कि रेयतवारी पद्धति में खेती का नफा जमीन के मालिक की 
हैसियत से कम्पनी ले लेती थी; किसानों को खाली मजदूरी मिलती थी । लेकिन 
बहुत बार उनकी मजदूरी भी खेती से न निकलती; तब वे खेत छोड़ना चाहते, 
पर उन्हें छोड़ने न दिया जाता, जिसका यह अर था कि वे बँधे हुए गुलाम 
बन गये थे । इस दशा में या तो कज़ ले कर या यातनाश्रों से बाधित हो कर ही 
वे लगान दे पाते थे | मद्गास प्रान्त में लगान की वसूली के लिए, जो यतनाएँ: 
तब प्रचलित थीं, उनका व्यौरा एक सरकारी रिपोर्ट में यो दिया गया है-- 

“धूप में खड़ा रखना; भोजन या हाजत के लिए न जाने देना; किसानों 
के मवेशियों को चरने न जाने देना; *** मुर्गा बनाना; अ्रंगुलियों के बीकः डंडियाँ 
डाल कर दबाना; चमोटी, चाबुक की मार, ““' दो नादिहन्दों के सिर टकराना' 
या दोनों को पीठ की ओर से केशों से बाँध देना; शिकंजे में कसना, गधे या 
मैंस की पूछ से केश बाँध देना, इत्यादि ।?? | 

ऐसी यातनाएँ कब तक सही जाती ? धीरे धीरे उनका स्थाम ऋण ने 
ले लिया | “वे रैयत जो पहले समृद्ध थे, जमीन पर पूँजी लगा सकते थे,. '' 
अपनी उपज को जब तक अच्छे दाम न मिले रोक रखते थे, श्रेब भारो सूद 
वाले ऋण में हब” गये । 

पहले, किसान न केवल अ्रपनी जमीनों के मालिक थे, प्रत्युत माँक के भीतर 
सरकारी मालगुजारी का बैंटवारा और वसूली उनकी पंचायतें ही करलीः थीं ॥ 


६४३] कम्पनी-राज में भारत की आर्थिक सामाजिक दशा ७७९६ 


अब ये काम तुच्छु सरकारी कारिन्दे करने लगे, ओर किसान का काम केवल हुक्म 
' बजाना रह गया । इस पद्धति का परिणाम यह हुआ कि हर आदमी अपनी 
नजरों में गिर गया ओर सदा के लिए ताबेदारी में फँस गया। आत्म-निर्भर 
ईमानदार व्यक्ति वाली मर्दानी चाल उसकी न रही । अपने से बड़े की कृपा या 
त्योरी की परवा न कर सम्मान से सीधा खड़ा होना उसके लिए, असंभव हो गया ।?? 
द इस दशा में भी यदि खेती जारी रही तो इस कारण कि भूख से. 
लाचार हो कर किसान खेती करने को बाधित होता था ।? 'क 
$ २. कारीगरों की दशा--कम्पनी का पुराना व्यापार? [६,६६२] 
भीं/सन्‌ १८१३ तक जारी रहा । उस “व्यापार”? के लिए. अब मालगुजारी में से 
हीं पूँजी बचा ली जाती थी, इसलिए, उस पूँजी से जो माल खरीद कर इंग्लैंड" 
भेजा जाता था, उसके बदले में कुछ न आता था । यह पू जी व्यापारी रेजिडेंटों 
की कोठियों में बाँद दी जाती थी । रेजिडेंट लोग खास दिन पर पड़ोस,के जुलाहों 
की हाजिरी तलब करते ओर उन्हें रुपया अगाऊ दे देते। माल की दर रेजिडेट 
तय कर देते, जुलाहा न माने तो उसके घर पर पहरा बिठा दिया जाता । माल 
लाने में देरी हो तो चमौटी लिये चपरासी भेजा जाता जिसका खर्चा जुलाहे पर 
पड़ता था | रेशुलेशन बनाया गया था कि जो जुलाह्ा कम्पनी से अगाऊ ले,. 
बह और किसी को माल न दे । जमींदारों ओर किसानों को हुक्म था कि व्यापारी: 
रेजिडेंटों ओर उनके कारिंदों से अदन्न से बरतें ओर उन्हें जुलाहों के घर पहुँचने 
में बाधा न दें। सन्‌ १८१३ से कम्पनी के सिवाय दूसरे अंग्रेज़ों को भी भारत में 
व्यापार करने की इजाजत मिल गई । ये खानगी व्यापारी चमौटी ओर शिकंजे 
का प्रयोग और भी खुल कर करते | यों पलाशी के बाद से अंग्रेज़ों ने! व्यापार 
का जो नया तरीका निकाला था, वह सन्‌ १८३३ तक जारी रहा | 
| $ ३. कारीगरी का नाश--गुलामी की ये यातनाएँ भोगने के बाद 
भारतीय कारीगरी को अत्र सर्वनाश का सामना करना था। भारत का' विदेशी 
व्यापार अब पूरो तरह अंग्रेज़ों के द्वाथ में था। अठारहवीं शताब्दी से ही वे" 
भारतीय माल को अपने देश में घुसने से रोकने लगे थे [£, ११ $ ८]। नैपो- 
लियन ने युरोप के सब्च बन्दरगाहों को अंग्रेजी माल के लिए, बन्द कर दिया था | 


(9८० भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव्व॑ १० 


बब से अंग्रेजों ने अपने कारखानों का फालतू माल भारत पर लादना शुरू 
किया | तो भी “सन्‌ १८१३ तक भारतीय कपड़ा इंग्लैंड में अंग्रेजी कपड़े से 
“५०-६० फी सदी कम दाम पर भी नफे में बिक सकता था। तब्न उस पर ७०- 
«८० फ्री सदी झुंगी या सीधी रोक लगा दी गई | ऐसा न होता तो पेसली और 
मांचेस्टर की मिलें शुरू में ही बन्द हो जातीं और फिर भाप की शक्ति से भी 
न चल सकतीं ।?? 
इसके बाद चौथाई शताब्दी तक भारत में अंग्रेजी कपड़े पर २॥ फी 
सदी चुंगी रही, ओर ब्रितानिया में मारतीय पर १० से १००० फी सदी तक। 
सन्‌ १८१६-१७ में भारतीय जुलाहों ने अपने देश की जनता को पहनाने के 
बाद १६६ लाख रुपये का कपड़ा बाहर भेजा । १८४६-४७ तक वह सारा 
निर्यात गायब हो गया, उलदा ४ करोड़ का कपड़ा इंग्लैंड से भारत को आया। 
कत तर ढाका और मु्शिदाबाद कौ समृद्ध बस्तियाँ उजड़ गईं । ढाके की आबादी 
डेद लाख से ३० हजार रह गई ओर उसे जंगल ओर मलेरिया ने आ घेरा | 
कोई कोई भारतीय कारीगरी इस संहार के बीच भी डटी रही। मारवाड़ 
और गुजरात में रंगबिरंगी चुनरियाँ तैयार होती थीं। लड़कियाँ श्रपनी चपल 
अँगुलियों से कपड़े में गाँठ बाँध कर उसे एक रंग में रँंगतीं, फिर नई गाँठें 
बाँध कर दूसरे रंग में; इस तरह एक कपड़े पर कई रंग चढ़ाये जाते और वह 
कपड़ा बाँधणी? कहलाता | भारत के ऐसे रेशमी बॉधणे! (रुमाल) फ्रांसीसियों 
को बहुत भाते और सन्‌ १८५७ तक उनका व्यापार चमकता रहा। यह 
सन्‌ १८४० तक कलकत्ते और मुम्बई में अच्छे जहाज बनते थे | मुम्बई 
के पारसियों ने इस व्यवसाय में नाम कमाया था। लेकिन इंग्लैड में सन्‌ १६४१ 
से १८४६ तक ऐसे नाविक कानून” रहे कि इंग्लेंड में जो माल आये वह 
अंग्रेजी जहाज़ों में ही आय । जिन देशों के साथ इंग्लैंड.की बराबरी; की संधियाँ 
थीं, उनमें मी अंग्रेज़ी जहाज़ों को सुविधाएँ थीं। उन सुविधाश्रों से वच्चित होने 
के कारण भारत में जहाज बनाने का काम जांरी न रहा | 
“भारत के जो लोग दस्तकाठ्री से खाली होते गये, वे मुख्यतः कृषि में 


६6४] कम्पनी-राज में भारत की आर्थिक सामाजिक दशा ७८१ 


गये ।? यों जमीन पर बोक बढ़ता गया ओर जंगलों ओर चरागाहों वाली जमीनें 
भी खेती में लगाई जाने लगीं। 

$ ४. खिराज तथा राष्ट्रीय ऋण--भारतवषे को जीतने ओर काबू 
रखने का सत्र खर्चा तथा अपने व्यापार के लिए बचाई जाने वाली पँनी तो 
ई० हं० कम्पनी ने मारत से वसूली ही, उसके अलावा भारतीय सेना की जब 
अंग्रेज़ों के स्वार्थ के लिए. मिख जावा बरमा अफगानिस्तान चीन ओर ईरान 
भेजा तब उसका खर्चा भी भारत से लियां। अकेले आंग्ल-अफगानिस्तान युद्ध 
के लिए, भारतीय जनता को १४ करोड़ रु० देना पड़ा। दूसरी तरफ, सन्‌ 
१८४७ की भारतीय क्रान्ति को दबाने के लिए जो गोरी सेना विलायत से आई 
उसकी इंग्लैंड से चलने से छुह महीने पहले तक की तनखाहें तथा इंग्लैंड की 
छावनियों में भारतीय सेवा के नाम से जमा सेना की १८६० तक की तनखाहें 
भी भारत ने दीं । 

इन सब खर्चों बचत ओर अंग्रेज ह्वकिमों की भारी तनखाहों के बावजूद 
कम्पनी के समूचे शासन-काल में सरकारी व्यय से आय अधिक हुई। परन्तु 
ब्रितानवी सरकार का जो नियन्त्रण-वर्ग ( बोर्ड आ्राव कंट्रोल ) लन्दन में था 
(६१०६८ ], उसका खर्चा और कम्पनी की पूँजी पर डिविडेंड या मुनाफा 
भी भारत की जनता को देना पड़ता था| जिस साल सरकारी आमदनी खर्चे से 
कम हुई, या जब जब उसमें से मुनाफा देने की गुंजाइश न रही, तब तब कंपनी 
भारत के नाम पर ऋण लेती गई और उससे अपना मुनाफा पूरा करती रही | 
उस ऋण का सूद भारतीय जनता पर पड़ता गया । यों कम्पनी के शासन में हर 
साल लगभग ३०-३५ लाख पोंड इस लन्दन के खच॑ ओर मुनाफे के लिए 
भारत से इंग्लैंड को जाता रहा | यह कुल मालगुजारी का लगभग ब5 होता 
था। अंग्रेज हाकिम ओर व्यवसायी जो अपनी निजी बचत भेजते वह अलग 
थी | इस खिराज की खातिर भारत पर जो ऋण लद॒ता गया, वह सन्‌ १८८ 
में ६६५ लाख पौंड था । ह 

यह खिराज सोने चाँदी के रूप में नहीं, प्रत्युत माल के रूप में प्रतिवर्ष 
जाता रहा । हमने देखा है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी पहले मालगुजारी में से 


छ्पर भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पे १० 


बचत करके उससे कपड़ा खरीद कर विलायत भेजती थी। पीछे जब भारत के 
कारीगरों से खरीदने को कुछ न रहा, तब अन्न के रूप में यह जाने लगा । दूसरे 
देशों को भारत जितना माल भेजता उतना ही उनसे मेँगाता भी था। पर 
इंग्लैंड को वह “आयात से निर्यात की अधिकता द्वारा खिराज देता” रहा | एक 
तो देस्‍्तकारी की चीजों को अन्न दे कर खरीदना ही दरिद्रता का कारण था,. 
दूसरे यह गुलामी का कर भी भारतीय जनता अन्न में चुकाने लगी। एक स्पष्ट 
वार्दी अंग्रेज के शब्दों मं( हमारी पद्धति स्पञ्ञ के समान है जो गंगा-तट से 
सब्र अच्छी चीज़ों को चूस कर टेम्स-तट पर जा निचोड़ती है ।?” इस पद्धति का: 
'एक ही परिणाम हो सकता था--हुर्भिक्ष, बार बार दुर्मिक्ष |) 

6५, गोरे कृषिव्यवसायी और भारतोय कुली--उक्त कारणों से 
देश में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या होती गई जो किसी भी शर्ते पर मजदूरी करने 
को तैयार होते । उन्नीसवीं शताब्दी के शुरू से अनेक गोरे भारत में खेती-बाड़ी 
में पूँजी लगा कर उन सस्ते मजदूरों से लाभ उठाने लगे । बंगाल-बिहार में वे 
नील की खेती-कराने लगे । सन्‌ १८१३ से भारत में गोरी बस्तियाँ बसाने की 
बोकायदा कोशिशें होने लगीं। कोडुगु ( कुर्ग ) और नीलगिरि में काफी ओर 
सिनकोने की काश्त के लिए गोरों को माफी जमीनें दी गई । नेपाल के अंग्रेज, 
रेज़िडेंट ने वहाँ के कश्मीरी व्यापारियों द्वारा चीन से चाय की पोद मँँगवा कर 
काठमांडू रेज़िडेंसी के बगीचे में रोपी । उसमें हिमालय के एक साधारण पौधे 
की कलम लगाने से भारतीय चाय का पौधा तैयार हुआ जो उस बगीचे में 
खूब पनपा | १८३१ तक यह परीक्षण सफल होने पर अ्रसम और कुमाऊँ में 
तथा पीछे कांगड़े में भी चाय की खेती के लिए गोरों को माफ़ी जमीनें दी गई । 

अपने देश में अनेक खनिजों की तरफ भारतीयों का ध्यान ने गया 
था। बद्दंवान प्रदेश की फोयले की खानें पहलेपहल १८१४ ई० में अंग्रेज़ों ने: 
वुदवानी शुरू कीं | 
$ गोरे कृषिव्यवसायियों के लाभ के लिए, अविशबद कुलीशया चलाई 
गई, जिसमें मजदूर पाँच बरस मजदूरी करने का ठददराव कर देते और उस ठह- 
राव से भागना फौजदारी अ्रपराध बना दिया गया था। भूखे मरते बेकारों को. 


56६] कम्पनी-राज में भारत की आर्थिक सामाजिक दशा ७८३ 


सब्ज बाग दिखा कर उनसे ठहरावों पर श्रगूठा लगवा कर इन व्यवसायियों के 
'दलाल उन्हें ले जाते थे । एक बार ऐसे ठहराव में जो मजदूर फँस गया उसे ५ 
साल बाद कोई चारा न होने से फिर ठहराव करना पड़ता | ये मजदूर कुल्ली- 
कहलाते और यह कुली प्रथा गुलामी का नया रूप थी | 

निलहदे गोरे, किसानों पर पाशविक जुल्म करते | बंगाली लेखक दीनबंधु 
मित्र ने अपने नाटक नीलदर्पण? में उन जुल्मों का चित्रण किया। सन्‌ १८०६- 
६० में निलहों के विरुद्ध किसानों ने एक साथ विद्रोह किया । उसके बाद से 
नील की खेती घटने लगी ओर उसमें कुछ सुधार हुए । 

सोलहयीं सदी से युरोपी लोग अपने भ्रमरीका आदि के उपनिवेशों में 
-ज़लील मेहनत का काम लेने के लिए, अफरीका के लोगों को पकड़ ले जाते थे । 
उन्नीसवीं सदी के शुरू तक अमरीकी उपनिवेश तो अफरीकी गुलामों से पट 
चुके थे ओर उनमें काम की तलाश करने वाले गोरे मजदूर भी काफी पैदा 
हो चुके थे । पर मारिशस त्रिनिदाद गियाना जैमेका आदि के खाँड पैदा करने 
वाले और अनेक दूसरे गोरे उपनिवेशकों का काम अ्रभी गुलामों के त्रिना न 
चल सकता था । भारत के गोरे कृषिव्यसायियों के तजरबे से इन उपनिवेशों के 
'गोरों को भी अन्र मालूम हो गया कि 'स्वतन्त्र हिन्दुस्तानी हब्शी गुलाम से 
'सस्ती जिन्स था??। जिससे श१पर३ में अंग्रेज़ी पार्लिमेंट ने कानून बना कर अंग्रेज़ी 
उपनिवेशों में 'प्रतिशाबरद्ध कुलियों?? को ले जाना नियमित कर दिया। अग्रेज़ 
ऐतिहासिकों का कहना है कि सन्‌ १८३३ के लगभग अंंग्रेज़ों का श्रन्तरात्मा 
गुलामी प्रथा के विरुद्ध जाग उठा और उस प्रथा को उठाने के कानून बनाये 
गये। पर वह तभी जागा था जब गुलामों से सस्ते भारतीय कुलियों को धारा 
'साल-ब-साल अंग्रेज़ी उपनिवेशों में नियम से पहुँचने लगी थी । 

8६. भारत में अ ग्रेज़ी उपनिवेशों का न पनपना--भारत में 
गोरों को बसाने की कोशिशें सफल न॑ हुईं, क्योंकि अंग्रेज अपना अन्तिम जीवन 


4 कैप्टेन कोलम्बी (१८७३)--स्लेव कोचिंग इन इंडियन ओशन ( भारतीः 
समुद्र में गुलाम फ़ाँसना ), पृ० १००। । 


छ्टड भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पब॑ १० 


भारत मे बिताना न चाहते”? थे। उसका भी कारण यह था कि वे भारत में 
अपना समाज न खड़ा कर सके--वे भारतीयों का न तो अमरीका के मूल 
बाशिन्दों की तरह संहार कर सके, ओर न उन्हें अ्रफरीकियों की तरह इतना 
रौंद सके कि भारत में स्व्रतन्त्र युरोपी समाज पनप सकता । ऐसा वे न कर सके 
इसका मूल कारण यह था कि भारतीय उनका कुछ न कुछ प्रतिरोध करते ही 
रहे--सो बरस के युद्धों में हारते हुए. भी वे कुछ न कुछ मुकाबला करते ही 
रहे, जिससे प्रत्येक युद्ध के अन्त में अंग्रेजों को सन्ब॒क मिलता कि उन्हें और 
 ऋधिक्‌ दबाना खतरनाक होगा । 
$ ७. नम्क का एकाशिकार--कम्पनी ने अपने शासन-काल में 
' नमक पर बराबर एकाधिकार रक्खा, ओर “उत्पादन के खर्चे पर ३०० या 
२५० फी सदी का जालिमाना कर” लगाती रही | फलतः इंग्लैंड में जहाँ सन 
१८५४२ में नमक का भाव ३० शिलिंग प्रति टन था, वहाँ भारत में २१ पौंड 
प्रति टन था । इसी से इंग्लेंड से भारत को नमक का आयात भी होता रहा । 
भारत अपना वार्षिक खिराज चुकाने को आयात से अधिक जो निर्यात 
मेजता था, उसे ढोने वाले जहाज वापसी यात्रा में खाली न श्रार्य इसलिए 
किसी बहुत सस्ती वस्तु से उन्हें भरना होता था। यों इंग्लैंड से भारत को नमक 
लाना आवश्यक था। नमक के एकाधिकार का आरम्भ तो अंग्रेजों की व्यापार 
के नाम पर लूट से हुआ था [ ६, ६ $ ४ ), पर अन्न अंग्रेज़ों की भारत को | 
निचोड़ने की जो पद्धति स्थापित हुई उसका आबश्यक जुज़ बन कर वह 
कम्पनी के शासन के बाद भी जारी रहा । 
$ ८. नहरें ओर रेलपथ--गंगा-जमना दोआत अंग्रेजों के हाथ आने 
पर गवनर-जनरल मिंठो के शासन-काल में उनका ध्यान उसकी पुरानी नहरों 
की तरफ गया । हेस्टिंग्स के काल से जमना की नहरों का पुनरुद्धार किया जाने 
लगा | ओकलेंड के शासन में गंगा नहर की खुदाई शुरू की गई और सन्‌ 
१८५७ का युद्ध छिड़ने तक उसपर काम जारी था | 
जमना की नहरों का सफल पुनरुद्धार होने से कावेरी-कोलरून की पुरानी 
नहरों की तरफ भी ध्यान गया । उन नहरों के पुनरुद्धारक सर आर्थर कौटन ने 


६8६] कम्पनी-राज में भारत की आ्रार्थिक सामाजिक दशा छ्प्प्‌ 


पीछे गोदावरी और कृष्णा के मुहानों में मी आणीकठ बना कर नहरें निकालीं | 
सिन्ध और पंजाब जीतने के बाद मुलतान-सिंध की पुरानी नहरों की भी रक्षा 
की गई । 

सन्‌ १८४५ से भारत में रेलपथ बनाने का अयोजन चला । ईस्ट 
इंडियन और ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला नामक अंग्रेजों की रेल-कम्पनियों ने 
सरकार की सहायता से काम जारी किया। ईस्ट इंडियन रेलवे का क्षेत्र कलकत्तें 
से दिल्ली-कालका तक और ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला का मुम्बई से क्ॉसी हो कर 
दिल्ली तक था | सरकार ने इन कम्पनियों से यह ठद्दराव किया कि इनकी पूं जी 
पर ४५८ से जितना कम मुनाफा होगा, उतना मे सरकार देगी, और यदि 
अधिक होगा तो श्रधिक अंश का आधा सरकार लेगी। सन्‌ १८५८ तक पाँच 

गँ इन्हीं शर्तों पं हा अ 
और कम्पनियाँ इन्हीं शर्तों पर खड़ी हो गई । 

६९. अ'ग्रेज़ी सरकार का कम्पनी से भारत को खरीदना-- 
इंग्लैंड के कारखानेदारों को ईस्ट इंडिया कम्पनी का एकाधिकार अखरता था ।' 
वे चाहते थे कि कम्पनी हटाई जाय तो सब अंग्रेज खुल कर भारत में अपने 
व्यापार के लिए सुविधाएँ पायें और बस भी सकें | सन्‌ १८५३ में इस आन्दोलन 
ने ज़ोर पकड़ा | मार्च १८४८ में पार्लिमेंट ने “भारत में विशेषतः पहाड़ी 
जिलों “** में युरोपी बस्तियाँ बसाने और मध्य-एशिया में व्यापार-इृद्धि के उपाय 
सोचने को” एक कमिटी बैठाई | यह आन्दोलन चल ही रहा था कि भारत के 
स्वाधीनता-युद्ध के कारण कम्पनी को हटाने का बहाना मिल गया । 

एलिनबरो के शब्दों में ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में भारतवषष गिरवी' 
था । ब्रितानवी सरकार ने उसे दाम दे कर छुड़ा लिया । लेकिन वे दाम उसने 
अपने पास से नहीं दिये । कम्पनी की पूँजी का मूल्य १२० लाख पोंड लगाया 
गया, जिसे धीरे धीरे भारत ने चुकाया | सन्‌ १८७४ में इसमें से ४९ लाख 
पौंड ब्राकी रहा जो भारत के ऋण में शामिल कर दिया गया | उसके सिवाय 
कम्पनी का ६६५ लाख पौंड कर्जा तो भारत पर डाला ही गया। यों ईस्ट 
इंडिया कम्पनी के बजाय भारतवर्ष लन्दन के उन महाजनों के हाथ गिरबी 
खखा गया जिन्होंने इस भारतीय ऋण के ऋणपत्र खरीदे । 


७८६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


$ १०. भारत का घोरतम पतन--उन्नीसबीं शताब्दी में समूचे 
भारतीय राष्ट्र ने पहली बार अपने को. पूर्ण पराधीनता की दशा में अनुभव 
किया । वह भारत के घोरतम पतन का काल था, जब कि भारतीयों की विदेशी 
'आधिपत्य को रोकने की प्रत्येक चेष्टा बिफल हुई थी, ओर जनता का समूचा 
जीवन विदेशी के नियन्त्रण में चला गया था । भारतीयों की इन लगातार हारों 
'के मूल कारण पीछे दिखाये जा चुके हैं [| ६,११६६४,५ | | यहाँ हमें यह देखना 
है कि उन्नीसवीं शताब्दी के पहले साठ बरसों का तजरबा उनपर ओर क्या 
प्रकाश डालता है | 
“जनता में राजनीतिक चेतन्य का न रहना या मन्द पड़ जाना, [वेदेशौ 
“का मुकाबला करने की हिम्मत टूट जाना ओर विदेशी का उपकरण बनने में 
घृणा न अनुभव करना [ ६,८$ २ ), भारत के इस पतन का एक मूल कारण 
था। गंगा-काँठे उड़ीसा आन्् तमिव्नाड गुजरात ओर सिंध जैसे प्रान्तों की 
जिनमें १७वीं शताब्दी के पुनर्जीबन का प्रभाव दिखाई न दिया था [६,१११], 
बात छोड़ दें। खास महाराष्ट्र की हम अफगानिस्तान से तुलना करें। महाराष्ट्र 
में सन्‌ १८० हे में जेसे बाजीराव £म के पोते.बाजीराव यू के बुलाने से अंग्रेजी 
सेना आई. वेसे ही अफगानिस्तान में १८३६ में अहमदशाह अब्दाली के पोते 
शाह शुजा के लिवा ले जाने से गई | उसके बाद दोनों प्रदेशों में जो घटनाएँ, 
घर्टी, उनमें कितना अन्तर है ! अफगान अपने देश में विदेशी सेना को देख 
नहीं सके, न विदेशी के भाड़ेत सैनिक बने | उस सेना को बुलाने वाला 
ग्रहमदशाह अब्दाली का पोता था तो क्या, उसे उन्होंने कुत्ते की मोत मार 
दिया और तब तक चैन न ली जब तक उसकी लाई सेना को निकाल न दिया । 
यहाँ मराठे इसी कारण किंकत्तंव्यविमूट हो कर बैठ गये कि स्वयं उनके पेशवा 
या नेता ने ही देशद्रोह किया था । 
सन्‌ १८०३ के दूसरे आंग्ल-मराठा युद्ध से ले कर १८४८-४६ के दूसरे 
आपग्ल-सिक्‍्ख युद्ध तक केवल एक आंग्ल-नेपाल युद्ध के सिवाय प्रत्येक युद्ध 
में नेतृत्व का अभाव याँ'शुँताओं का विश्वासधात ही भारतीयों की हार का मुख्य . 
कारण हुआ ओर. प्रत्येक युद्ध में नेतृहीन सेना वीरतापूर्वक्‌, ब्ुड़ी । माधवराव 


६6१० | कम्पनी-राज में भारत की आर्थिक सामाजिक दशा च्७ 


पेशवा ने १७६६-७२ ई० में जब भारत की सब शक्ति को एकमुख करके भारत 
से अंग्रेजों को निकालने के लिए लगाने का यत्न किया था, और फिर १७६२ 
में जब शाहआलम ने वैसा ही करने का सन्देश दे कर महादजी को पूने भेजा 
था, तब से वह विचार स्पष्ट रूप से भारत के लोगों के सामने था । यशवन्तराव 
होवकर ने १८०४-०५ में तथा अमरसिंह ओर मीमसेन थापा ने १८१४-१५ में 
फिर भारतीय राज्यों के नेताओं को उस आदर्श के लिए उठाने का यत्न किया, 
पर उन लोगों ने अपने अपने निकटवर्त्ती निजी स्वार्थ के सिवाय कुछ न देखा। 
रणजीतसिंह और मराठा राज्य उस अवसर पर उठते तो अपने को आने वाली 
विपत्ति से बचा सकते । १८४१-४२ में जब अफगानों ने अंग्रेजों की बड़ी सेना 
काट डाली, तत्र फिर पंजाब नेपाल ओर ग्वालियर राज्य के लिए उठ कर 
अपने को आने वाली विपत्ति से बचाने का बहुत ही अच्छा अवसर था। पर 
नोनिहाल की मृत्यु के बाद पंजाब का कोई नेता न था, नेपाल की बागडोर 
एक तुच्छु दुबंलचित्त राजा के हाथ में थी ओर ग्वालियर राज्य के नेता भी 
अंदहीश सोये हुए थे । हम देख चुके हैं कि १८४७ के स्वाधीनता-युद्ध के बीच 
भी किस प्रकार अनेक प्रदेशों की जनता उठना चाहती थी, पर वंह जिनसे 
नेतृत्व की आशा करती वही लोग धोखा देते रहे । 

५” ज्ञान में पिछड़ जाना मारतीयों की हार का एक ओर कारण था, सो 
भी हमने देखा है। साथ ही यह भी देखा है कि नये शार्न को अपनाने की 
योग्यता का अभाव न था, यदि ध्यान चला जाय तो वे नई बात को शीघ्र सीख 
लेते थे । सन्‌ १७६३ में जेसे मीर कासिम के मुंगेर के कारखाने की बनी बन्दूकें 
अंग्रेज़ी बन्दूकों से अच्छी निकली थीं [ ६,११३३ | वैसे ही १८४४ में फेरूशहर 
की लड़ाई में सिक्‍खों की तोपें हर बात में अंग्रेज़ी तोपों से बढ़िया निकलीं 
[ १०,३ $ १६ || इसी प्रकार युद्ध में सेना-संचालन की योग्यता या सामरिक 
प्रतिभा का भी भारतीयों म॑ं अभाव न'था। आंग्ल-नेपाल युद्ध में अमरसिंह थापा 
ओर उसके साथियों का सेना-संचालन अंग्रेजों के सेना-संचालन से पिछड़ा न 

दूसरे आंग्ल-सिक्‍्ख युद्ध में जिस शेरसिंह का गफ ने सामना किया, उस 
के अन्य अंग्रेज़ सेनानायकों का मत था कि युद्धकला में वह गफ से अधिक 
भा०--*० 


७्य८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे १० 


कुशल था । तात्या ठोपे की सामरिक प्रतिभा को देख कर तो उस काल के श्रेष्ठ 
युरोपी सेनानायक दाँतों तले उँगली दबाते थे। परन्तु इस प्रकार राष्ट्र म॑ं योग्यता 
और प्रतिभा के रहते हुए भी उस योग्यता और प्रतिमा को यथास्थान लगाने वाला 
' नेतृत्व नहीं था--जिन लोगों के हाथ में राष्ट्र की आर्थिक राजनीतिक शक्ति थी वे 
स्वार्थॉलितत और बदहोशू थे | यही भारत के इस घोर पतन का मूल कारण था । 
इस कारण जिस गुलामी ओर दरिद्रता में भारतीयों को फँसना पड़ा, 
उसका प्रभाव उनके चरित्र पर पड़े ब्रिना न रह सकता था। तो भी पहले 
स्वाधीनतायुद्ध के ज़माने तक भारत के साधारण लोगों का चरित्र उतना गिरा 
नथा। ठगी प्रथा को उखाड़ने वाले कर्नल सलीमैन ने लिखा था, मेंने ऐसे 
सैकड़ों मोके देखे जब एक हिन्दुस्तानी की सम्पत्ति स्वाधीनता जीवन सब्र एक 
भ्ूठ बोलने से बच सकते थे, पर उसने न.बोला ।”? 
का ११. समाज-खुधार और ज्ञान-प्रसार के पहले प्रयत्न--कुछ 
विचारशोल भारतीयों ने अपने देश की दुदेशा के कारणों पर विचार किया 
आर इस परिणाम पर पहुँचे कि भारतीयों के धर्म-कर्म और समाज-संघटन में 
सुधार ओर नये ज्ञान के प्रसार द्वारा ही अपने राष्ट्र को जाग्रत किया जा सकता 
है। बंगाल के राममोहन राय ओर महाराष्ट्र के बालशास्त्री जांमेकर का उल्लेख 
हो चुका है [ १०,२३६ |। राममोहन ने धार्मिक सामाजिक सुधार के लिए 
आह समाज? की स्थापना की | बालशास्री ने भी समाज-सुधार के प्रयत्न किये | 
भारत के पुराने ज्ञान के साथ युरोप के नये ज्ञान का समन्वय करके भारत की 
देशी भाषाओं में उसे उपध्थित करने को दोनों ने भारत के जागरण का विशेष 
मार्ग माना | इसी काल ( १८१८ ) से बंगला में अखबार भी निकलने लगे। 
गवंनर-जनरल हार्डिज्ञ के शासन-काल में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बंगाल में 
शिक्षा फैलाने की विशेष चेष्टा की ओर अच्छे पाय्य-प्रन्थ तैयार किये । 
“”अ्प्नेज़ी राज्य की स्थापना के बाद मराठों की जो पहली पीटी आई उसमें 
बालशास्री जांभेकर के अतिरिक्त गन विजय हरि देशमुखो नामक सुधारक और 
विचारक हुआ ( १८२३-१८६२ )7 ग्रोपाल हरि का पिता अ्रन्तिम पेशवा के 
सेनापति बापू गोखले की सेवा में रहा था, जिससे गोपाल का ध्यान बचपन से 


६ $ १२] कम्पनी-राज में भारत की आर्थिक सामाजिक, डक बने. १८ 


ही मराठा राज्य के पतन की दशाओं की तरफ गया। उसने भारत में गहरे 
धार्मिक सामाजिक राजनीतिक उलग्फेर की आवश्यकता देखी ओर २६ बरस 
की ही आयु में बड़ी पैनी ओर विचारमथक शैली में 'लोक॒हितवादी? नाम से 
मराठी में अपने पूरे सिद्धान्त प्रकाशित किये ( श्य८६ ई० )। अंग्रेजी राज से: 
पैदा हुई भारत की दरिद्रता को दूर करने के लिए. उसने स्वदेशी व्यवसाय 
स्थापित करने स्वदेशी वस्तुओं के बत्तने और अंग्रेजी माल के बहिष्कार कां 
रास्ता पहलेपहल बताया । पर ऐसा नहीं प्रतीत होता कि लोकहितवादी का 
ध्यान भारत की पराधीनता के उस सीघे कारण--भारतीयों के अंग्रेज़ों के भाड़ेत 
बनने---की ओर भी गया हो, जिसे तमी उसका समवयस्क नानासाहब और 
उसके साथी पहचान रहे थे । 

महाराष्ट्र और बंगाल के अन्य अनेक लोगों ने भी, जिनका प्रायः 
मैकाले पद्धति से पहले वाले अंग्रेज़ों के शिक्षा-प्रसार के प्रयत्नों से सम्बन्ध था, 
इस काल बड़े उत्साह से युरोप के नये विशान सीख कर मराठी बंगला और 
हिन्दी में वैज्ञानिक ग्रन्थ लिखे । इनमें बापूदेव शासत्री का गणित विषयक 
हिन्दी ग्रन्थ (१८५० ई०) माके का है। भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक वाद्मय 
की यद्द धारा अच्छी चलती दिखाई दी। पर दूसरी ओर मैकाले की शिक्ञापद्धति 
में अंग्रेज़ी सादित्य ओर कानून की शिक्षा पर तथा भारतीयों के अंग्रेजी बोलना- 
लिखना सीखने पर ज़ोर दिया जा रहा था, जिससे वे अंग्रेज़ों के अच्छे उपकरण 
बन सके । कम्पनी के ऊँचे अधिकारियों के आदेश से सन्‌ १८५७ में लन्दन 
युनिवर्सिटी (विद्यापीठ) के नमूने पर अंग्रेज़ी के माध्यम से परीक्षाएँ लेने वाली 
युनिवर्सिटियाँ कलकत्ता मद्रास ओर मुम्बई में स्थापित की गई। भारतीय : 
भाषाओं में विशान-बाझआय की जो धारा चली थी, शिक्षा में अंग्रेज़ी का महत्त्व 
क्रमशः बढ़ते जाने से वह कुछ दूर जा कर छीज गई । 

 लोकद्वितवादी? के स्वदेशी की सुकार उठाने के पाँच बरस बाद कावसजी 
नानभाई दावर ने मुम्बई में कातने चुनने की पहली नये ढंग की चक्की ( मिल ) 
खड़ी की ( १८५४४ ई० )। 

' $ १२, भारत-विषयक अध्ययन का उदय-- बंगाल एशियाटिक 


७६० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


सोसाइटी की स्थापना [ ६, १० $ २ ] के बाद से युरोपियों का भारत-विषयक 
अध्ययन तेजी से बढ़ा | उस संस्था की स्थापना से पहले सन्‌ १७६७ में कोर्दों 
नामक फ्रांसीसी ने पहलेपहल यह पहचाना था कि संस्कृत यूनानी और लातीनी 
भाषाएँ सगोत्र हैं। कोलब्र क ने संस्कृत व्याकरण गणित ज्योतिष आदि पर 
तथा चाल्स विल्किन्स ने भारत के पुराने लेखों पर ध्यान दिया । भारतीय पंडित 
अपने पुराने लेखों को पढ़ते न थे; पर यत्न करते तो सातवीं शताब्दी से इधर 
के लेखों को पद सकते थे। सन्‌ १७८५ में विल्किन्स ने बंगाल का एक पाल 
अभिलेख तथा राधाकान्त शर्मा ने अशोक की दिल्ली वाली लाद पर का 
बीसलदेव चौहान का लेख [ ७, ६६६ ] पढ़ लिया | उतके बाद विल्किन्स ने 
गया के पास का एक मौखरि अमिलेख पढ़ डाला, जिससे गुप्त युग की लिपि 
आधी पहचानी गई | रण ०७०४७ 
“7 प्न १८०२ में नैपोलियन के एक अंग्रेज केदी से श्लीगल नामक जमंन 
ने पैरिस में संस्कृत सीखी। श्लीगल का समकालिक फ्रांसीसी फ्रांज बोप था। इन 
दोनों ने संस्कृत की ईरानी तथा युरोपी भाषाओं से तुलना कर तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान की नींव डाली | इन भाषाओं के तुलनास्मक अध्ययन से जाना गया 
बि कु बोलने वाली जातियों के धर्म-कर्म देवगाथाओं प्रथाओं और संस्थाओं 
में भी बड़ी समानता थी, ओर यों आये द॒वंश का पता चला । यह उन्नीसवीं 
शताब्दी की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी । उक्त तुलनात्मक अ्रध्ययनों से सन्‌ 
१८४० के लगभग यह विचार जगा कि मानव समाज का क्रम-विकास होता 
आया है। यह विचार हमारी आधुनिक विचारपद्धति की प्रमुख आधार-शिला है। 
अठारहवीं सदी में युरोपियों ने भारत के जो नक्शे बनाये थे, वे सब 
अंदाज़ से थे । अब सन्‌ १८०२ में लेम्बटन को मद्रास की “आधार-रेखा” मापने 
पर लगाया गया, जिससे भारत की पैमाइश वैज्ञानिक ढंग पर शुरू हुई । 
सिंहल में काम करने वाले टर्नंस नामक अंग्रेज ने इसी काल पालि बोद्ध 
वाडुमय की ओर युरोपियों का ध्यान खींचा | तिब्बत की यात्रा करने बाले 
हुनगारवी विद्वान्‌ सोमा-दि-कौरोस ने तिब्बतो बौद्ध वाइमय का और नेपाल के 
रेजिडेंट हौगसन ने संस्कृत बोद्ध वाडमय का पता दिया । 


'ठहहम दा 


(0%०००३७ चार“ जप » काना कं क' 


६६१२] कम्पनी-राज में भारत की आर्थिक सामाजिक दशा ७६१ 


सन्‌ १८३४ तक इलाहाबाद किले की अशोक की लाट पर का समुद्र- 
गुप्त का लेख पूरा पढ़ा गया जिससे गुप्त युग की लिपि पूरी जानी गई। साँची 
भारहुत वेरूल आदि के अभिलेखों की छापों का इस बीच संग्रह किया गया 
था । पंजाब में सेनापति बेँतुरा [ १०,१६१६ ] ने एक-दो पुरानी ढेरियाँ?? 
( भीटे ) खुदवा कर स्तूपों के अवशेष निकाले थे, तथा बन्स आदि यात्रियों ने 
पंजाब और अफगानिस्तान से पुराने सिक्‍कों का संग्रह किया था। भारत के 
विभिन्न स्थानों मं अशोक के जो अभिलेख हैं, उनकी छापों के मिलान से जेम्स 
प्रिन्सेप ने पहचान लिया कि उनमें से बहुत से एक ही हैं | उस लिपि के कुछ 
अक्षर गुप्त लिंपिं की सहायता से चीन्हे गये । अफगानिस्तान से पाये गये सिक्कों 
में अनेक यूनानियों के थे । उनके एक तरफ यूनानी लेख हैं, दूसरी तरफ उन्हीं 
के प्राकृत अनुवाद । यूनानी की सहायता से प्राकृत लेख पढ़े गये ओर यों धीरे 
धीरे मौर्य युग की ब्राह्मी लिपि सन्‌ १८३७ तक समूची पहचान ली गई। 
यों भारतीय इतिहास के पुनरुद्धार की नींव पड़ी जिससे भारतीय राष्ट्र आज 
अपने को फिर पहचानने लगा है। 

: उन्नीसवीं शताब्दी के युरोप पर प्राचीन भारतीय आदरशों का सीधा 
प्रभाव भी हुआ । जम॑ंन महाकवि गेटे (१७४६--१८३२ ई०) ने कालिदास 
की शकुन्तला को प्रथ्वी और श्रन्तरित्ष के माधुय का सार कहा, ओर शकुन्तला 
के नमूने के प्रक्रमपूण रसमय जीवन का आदश युरोपी साहित्य में चला दिया । 
गीता ओर मनुस्मृति के विचारों को अनेक जमन दाशनिकों ने श्रपनाया | 

अभ्यास के लिए प्रश्न 

१, “वे रैयत जो पहले समृद्ध थे **' अब भारी सूद वाले ऋण में डूब” गये | 

“भूख से लाचार हो कर किसान खेती करने को बाधित होता था ।” ई० इं० कम्पनी के 

शासत्र-मं 'यह दशा कैसे आई १ 

“हर आंदमी भअ्पनी नज़रों में गिर गया '*' आत्म निभर इमानदार व्यक्ति 

हे के चाल उसकी न रही।” उन्नीसवीं शताब्दी के भारत में यह दशा केसे 
दा हुईं ! । 

हे ३. पलाशी युद्ध के बाद से १८३३ इं० तक भारत में अंग्रेजों का वारिज्य-व्यापार 
किस तरीके से होता था १ 


७६२ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पव॑ १० 


भारत की पुरानी कारीगरी का नाश उन्नीसवीं शताब्दी में किस प्रकार हुआ ? 
५, अंग्रेज़ लेखक के इस कथन की व्याख्या कीजिए--“हमारी पद्धति स्पंज के 
समान है जो गंगा-तट से सब अच्छी चीज़ों को चूस कर टेम्स तठ पर जा निचोड़ती है।” 
६, “स्त्रतन्त्र हिन्दुस्तानी हब्शी गुलाम से सस्ती जिन्स था ।” क्यों ! और ऐसा 
होने के क्या परिणाम हुए ? 
५3, भारत में चाय की खेती का आरम्भ कब कैसे हुआ ? 
८, भारत में अंग्रेज़ी उपनिवेशों की स्थापना के लिए कब कौन से प्रयत्न किये 
गये ? वे सफल क्यों न हुए ! 
६, अंग्रेजों शासन में भारत में इंग्लैंड से प्रतिवष नमक का श्रायात क्यों होता 
रहा, 
१०, “इंस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में भारत गिरवी था ।” उससे छुटा केसे ? 
११, सन्‌ १००० से १८५६ तक कब कब किस किस ने भारत के मुख्य राज्यों 
के नेताओं को एक साथ उठ कर स्व॒तन्त्र होने का यत्न करने की पुकारा? या कब 
एक गा ठने के अच्छे अवसर आये ? वे कैसे विफल हुए १ 
२. भारत में स्वदेशी की पुकार पहलेपइल कब किसने उठाई ? 
७४ ५३, मारत की पुरानी लिपियाँ केसे पढ़ी गई १ 
१४, आय नृवंश का पता पहलेपहल केसे मिला ? 
१५, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए--(१) फेहशहर की लड़ाई में सिक्‍खों 
की तोपे (२) 'लोकहितवादी! (३) बापूदेव शात्री । 


अध्याय ७9 
विक्टोरिया युग 


( १८भम--१६० १ ई० ) 
$ १. विक्टोरिया युग--युरोप की विश्व प्रभुता--विक्टोरिया का 
प्रशासन इंग्लैंड में सन्‌ श८र३े७ से उसफी मृत्यु--१६०१--तक रहा। वह 
अंग्रेज़ी साम्राज्य के चरम उत्कर्ष का युग था। १८७६ में विक्टोरिया ने महारानी 
के बजाय सम्राशी पद धारण किया | वह एक नई लद्दर का सूचक था जिसकी 
तह में यह विचार था कि युरोपी लोगों की प्रभुता समूचे विश्व पर छा जायगी और 


७७१] विक्टोरिया युग ७६ ३ 


छा जानी चाहिए । इंग्लैंड ने साम्राज्य बनाने में युरोप के दूसरे देशों से कैसे बाजी 
मार ली थी सो हमने देखा है। नैपोलियन की अन्तिम हार के धक्के से संभल 
कर फ्रांस सन्‌ १८३० से फिर साम्राज्य की तलाश करने लगा। उसने तुर्की 
साम्राज्य का अलजीरिया ओर चीन साम्राज्य का हिन्दचीन प्रदेश जीत लिया 
ओर सुएज़ नहर बना कर मिस्र में प्रभाव जमाया । इतालिया और जमनी १६वीं 
शताब्दी के मध्य तक टुकड़ों में बँटे हुए थे | सन्‌ १८६० के बाद ये दोनों राष्ट्र 
संघटित हुए, और तब ये भी साम्राज्य और उपनिवेशों की खोज करने लगे। 
अमरीका महाद्वीप के पुराने बाशिंदों का युरोप वालों ने संहार ही कर डाला 
ओर उनकी जगह पर अपने नये राष्ट्र खड़े कर लिये थे। अफरीका का तट 
युरोपियों के अधीन था और यह स्पष्ट था कि यदि वे भीतर घुसे तो वहाँ उनका 
मुकाबला करने वाला कोई न होगा । उत्तरी अफरीका नाम को नुर्की के साम्राज्य 
में था। एशिया महादेश में भारत जैसा पुरानी सभ्यता वाला देश न केवल 
युद्ध ओर राजनीति में प्रत्युत शिल्प ओर व्यापार में भी युरोप के मुकाबले में 
पस्त हो चुका था, ओर चीन ईरान ओर तुकीं बार बार पछाड़ खा चुके थे। 
युरोप के राष्ट्रों को अब यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि शीघ्र ही समूचे संसार 
पर उनकी प्रभुता हो जायगी । इस विश्वास के साथ वे एक दूसरे से होड़ 
करते हुए पुराने खोखले राज्यों पर गिद्धों की तरह भपटने लगे। प्रुशिया 
के राजा ने प्रायः सब छोटी छोटी जमंन रियासतों को अधीन कर सन्‌ १८७१ में 
जमन सम्राट का. पद धारण किया । उसी की नकल पर श्ग्लेंड की महारानी 
८७६ में भारत-सम्राशी बनी । 

भारत में विक्टोरिया के सीधे प्रशासन का काल यों दो अंशों में बैंटता 
है, पहला १८४८ से ७६ तक, दूसरा १८७६ से १६०१ तक । इंग्लैंड के मंत्रि- 
मंडल में १८५८ से एक भारत-सचिव भी नियुक्त किया जाने लगा। उसकी 
सहायता को एक समिति ( कौंसिल ),रहती । भारत का गवरनर-जनरल राज- 
स्थानीय ( वाइसराय ) भी कहलाने लगा | १८५८ से ७६ तक ये राजस्थानीय 
हुए: 

कैनिंग. १८४८-६२, एल्गिन १८६२-६३, 


७६४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पक ६० 


लोरेंस श्य६४-६६, . मेयो.. १८६६-७२, 
नोथंत्रक १८७२-७६ | 

ओर सम्राशी विक्टोरिया के ये-- 

लिगन #्८७६-८०, रिपन. रऔैद८०-प४, 
डफरिन श्य८घ४-८८,... लैंसडौन १८८८-६४, 
एल्गिन शै८३४-६६, . कर्जन १८६६-१६०५ | 

$ २, सन्‌ (९७ के बाद का नीतिपरिवत्तन--सन्‌ १८५७ के भार- 
तीय क्रान्ति-युद्ध के तजरबे से अंग्रेज शासकों ने अपनी शासन-नीति को कई 
अंशों में बदल दिया | 

(१ ) उन्होंने गोरी फौज की संख्या बदा दी और देसी की घटा दी, 
तथा यह निश्चय किया कि आगे से तोपखाने में देसियों को न लिया जाय | 
प_न्‌ १८५६ में भारत की सेना में २६० हजार देसी ओर ४५ हजार गोरे थे; 
पन्‌ १८६१ में १२० हजार देसी ओर ७६ हजार गोरे रकखे गये। आगे यही 
ग्रनुपात रहा । इसके साथ ही हथियार कानून बना कर भारतीय जनता को 
निहत्था किया गया । ह 

( २ ) भारत में गोरी बस्तियाँ बसाने की कोशिश फिर जारी की गई । 
ऐसी बस्तियाँ किसी क्रान्ति-काल में हिन्दुस्तानियों को दत्रा रखने में सहायक 
होतीं। असम ओर नीलगिरि में गोरों को माफी जमीनें दी गई । 

(३ ) देसी रियासतों को तोड़ने से क्रांति का प्रवाह उमड़ा था ओर 
उस प्रवाह के बीच ग्वालियर हेदराबाद आदि बची हुई रियासतों ने बाँध का 
काम दिया था । अतः अब निश्चय किया गया कि आगे से देसी रियासतों का 
ऊपरी रूप न बिगाड़ा जाय, पर “भीतर से अंग्रेज़ों की देखरेख जितनी पक्की 
हो सके, रक्‍्खी जाय |? इसी उद्देश से सुराष्ट्र राजस्थान ओर अ्रन्य स्थानों में 
यजकुमारों ओर जाग्ीरदारों के लिए स्कूल. खोले गये जिनमें उन्हें बचपन से 
ही अंग्रेज़ी प्रभाव में स़खा,जा सके | है 

( ४ ) क्रान्ति के गुप्त संघटन का अंग्रेजों को कुछु पता न चला था । 
अब उन्होंने पुलित ओर खुफिया पुलिस का पक्का संघटन किया | 


"सका #तरष् पालक किन्पेतकी व ह। 


७0३ |] विक्टोरिया युग ७६४ 


( ४ ) क्रान्ति-युद्ध में मुसलमानों ने विशेष. भाग लिया था। मेयो के. 
काल से मुसलमानों को रियायतें दे कर राष्ट्रीय आन्दोलनों से खींचे रखने की 
नीति चलाई गई । ह 

( ६ ) रेलपथ बना कर भारत को लोहे के डंडों में जकड़ लेने की 
कोशिश की गई । मेयो के शब्दों में “"भाप-जहाज और रेलपथ इंग्लैड को हर 
साल भारत पर अपनी गिरिफ्त दृढतर करने में समर्थ बना रहे हैं |” “कार्यक्षम 
पुलिस, रेलपद्धति के विकास ओर सेना के हाथ में नई राइफलों द्वारा भारत 
१८७० ई० में पहले से कम खर्चीली प्ेना द्वारा काबू में रक्‍्खा जा सकता 
है ।! इसके अलावा सन्‌ १८६६ में सुएज़ नहर के खुल जाने से युरोप से 
भारत का रास्ता बहुत छोटा हो गया । इस नहर को फ्रांसीसी इज्जिनियर दि-- 
लेसेप ने खोदा । उसने १८४४-५६ ई० में एक कम्पनी खड़ी की जिसके. 
लिए तुर्की के सुलतान से नहर की जमीन ६८ साल के ठेके पर ले ली। तुर्की के . 
सुलतान, मिस्र के खदीव ( राज-प्रतिनिधि ) तथा फ्रांसीसी महाजनों ने कम्पनी 
के हिस्सों का मुख्य भाग खरीदा | पीछे १८७५ ई० में अंग्रेजों ने खदीव के सब्र , 
हिस्से तथा और भी हिस्से खरीद लिये | 

( ७ ) सन्‌ १८३३ से गवनर-जनरल की शासन-समिति में एक कानून-- 
सदस्य के शामिल होने से वही विधान समिति ( लेजिस्लेटिव कौंसिल ) बन 
जाती थी। सन्‌ १८५३ से उसमें हर बड़े प्रान्त का एक अफसर और दो-चार : 
और व्यक्ति शामिल किये जाने लगे थे । अब सन्‌ १८६१ से उसमें गवर्नर- 
जनरल के पसन्द किये ६ से १२ तक सदस्य, जिनमें आधे गैरसरकारी होते, 
रखे जाने लगे । प्रान्तों में भी वैसी विधान-समितियाँ बनीं । 

(८ ) थोड़ा-बहुत स्थानीय स्वशासन भारतीयों को दिया गया | १८७५- 
७६ में मुम्बई ओर कलकत्ता नगरों को स्वशासन दिया गया । १८८ में प्रान्तीयः 
सरकारों को सब नगरों गाँवों को स्वशसन देने का अधिकार दे दिया गया। 

» रे. कृंषक-स्वत्व कानून--अंग्रेज़ों के जमीन-बन्दोबस्त से भारतीय" 
किसान कैसे अपनी सम्पत्ति से वश्चित होते गये, सो हमने देखा है | कौन्नंवालिस- 
का यह उद्देश न था। किन्तु अंग्रेज़ी कानून की दृष्टि में जो मालगुज़ारी देता 


“७६६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे १० 


:वही जमीन का मालिक था, क्योंकि इंग्लैंड में १८वीं शताब्दी के आरम्भ से ही 
'जागीरदार ज़मीन के पूरे मालिक बन चुके थे । भारत में भी उस कानून के 
प्रयोग से ठेकेदार ज़मीन के मालिक ओर किसान निरे जोते बनते गये । इससे 
जनता में घोर कष्ट ओर असन्तोष फैलने लगा। सन्‌ ५४७ के बाद अंग्रेज 
शासकों ने उस असन्तोष को शान्‍्त करने का कुछ यत्न किया । भारतीय 
' परम्परा को थोड़ा-बहुत बचाने के लिए उन्होंने यह कल्पना की कि जमींदारों 
के स्वामित्व के साथ साथ किसानों के भी “दखीलकारी” या “मोरूसी” स्वत्व 
हैं, ओर इसके अनुसार सन्‌ १८५४६ से १८७३ तक कानून बनाये | किन्तु उन 
कानूनों से किसानों को कुछ राहत न मिली। जमींदारों ओर किसानों के सम्बन्ध 
जिन रिवाजों के अनुसार थे, वे अन्न टूट रहे थे । कानून की सहायता से अपनी 
आमदनी से निश्चिन्त हो जाने से ज़मींदार शहरों में बस रहे थे । इस दशा में 
“रिपन ने अपने शासन-काल में किसानों को उनके स्वत्वों का एक अंश वापिस 
दिलाने की फिर कोशिश की | उसके प्रस्तावित कानून डफरिन के काल मे 
स्वीकृत हुए | 
सन्‌ १८६१ में मध्य प्रान्त (नागपुर वर्धा जबलपुर सागर आदि के प्रदेश) 
की रचना करके वहाँ नया ज़मीन-बन्दोबस्त शुरू किया गया । उस प्रान्त में 
मराठा युग से मालगुज़ार चले आते थे, जिन्हें किसानों से बन्दोब॒स्त करने, 
- कर वसूल करने, तालाब आदि बनवाने तथा किसानों को बेदखल करने के भी 
अधिकार थे, पर ज़मीन को बेचने या रहन रखने के अ्रधिकार न थे । वे वास्तव 
में मालगुजारी वसूल करने वाले कमंचारी थे, जिनके पद वंशानुगत हो गये थे । 
' अंग्रेज हाकिमों ने श्रत्र उन्हें जमीन का मालिक मान लिया और उनकी माल- 
. गुजारी इतनी बढ़ा दी कि वे भी किसानों का लगान बढ़ाये बिना न॒रहें | 
रैयतवारी इलाकों के लिए सन्‌ १८५५ में ही कम्पनी के डायरेक्टरों ने 
यह मान लिया था कि ' सरकार का हक ल्लगान नहीं, भूमिकर है?--श्रर्थात्‌ 
जमीन के मालिक किसान ही हैं। इसके अनुसार १८६४ में मारत-सचिव ने 
आदेश दिया कि उपज में से लागत-खर्च काट कर वास्तविक आय पर ही कर 
सलगाया जाय और वह उस आय के आधे से अधिक न हो | किन्तु इस आदेश 


७९४] विक्टोरिया युग ७६७ 


पर अफसरों को चलाने के लिए कोई कानून नहीं बना । जहाँ एक एक कलक्टर 
डेट डेढ़ लाख किसानों से बन्दोबस्त करता और बिना कारण बताये मालगुजारी 
बढ़ा सकता था, तथा जहाँ किसान को उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील करने 
का अधिकार भी न था, वहाँ इस आदेश का अमल में आना असम्भव था । 
जमींदारी इलाकों के जमींदारों पर सरकार ने जो बन्धन लगाये, रैयतवारी इलाकों 
के अपने अफसरों पर वे नहीं लगाये । परिणाम यह हुआ कि “५४० फी सदी 
मालगुजारी सिर्फ कागजी सलाह रही । व्यवहार में समूचा लगान (अर्थात्‌ 
मालिक का हक ) लिया जाता रहा और अनेक बार मुनाफे का अंश भी |? 
सन्‌ १८६० में ठेठ हिन्दुस्तान में घोर अकाल पड़ा। सरकारी 
जाँच से मालूम हुआ कि अकाल अनाज की कमी से नहीं, प्रत्युत जनता में 
अनाज खरीदने की शक्ति न होने से हुआ | तब्र यह प्रस्ताव किया गया कि 
समूचे भारत में स्थायी बन्दोबस्त कर दिया जाय, _ जिससे जमीन-मालिकों के 
स्वार्थ अंग्रेजी राज की स्थिरता में गड़ जायें? और अकाल न पड़ें | इसपर 
अरसे तक विचार होता रहा । अन्त में सन श्य८३ में भारत-सचिव ने इसका 
निषेध कर दिया | सन्‌ ४७ के क्रान्ति-युद्ध के बाद जनता की खुशहाली की 
खातिर सरकार अपनी आय छोड़ने को तैयार थी; पर बाद में जनता ने बराबर 
शान्तिमय प्रवृत्ति दिखलाई तो वैसे त्याग की ज़रूरत न रही । 
$४. वलीडउल्लाही और नामधारी--१८वीं शताब्दी में आर्थिक 
समानता की पुकार उठाने वाले शाह वलीउल्लाह का उल्लेख हो चुका है 
[६,११ $ ५)। उसके सम्प्रदाय में १६वीं शताब्दी आरम्भ में बरेली का सैयद 
अहमदशाह प्रमुख व्यक्ति हुआ । अंग्रेजों ने उसके ओर उसके साथियों के 
मजहबी जोश को सिक्‍्ख राज्य के विरुद्ध फेर दिया । सन्‌ १८२६ में दिल्ली 
से बड़ा दल ले कर सिन्ध कन्दहार के रास्ते अहमदशाह पेशावर पहुँचा 
ओर सीमा पर सिक्‍खों से लड़ता हुआ १८३१ में मारा गया। उसके अनेक 
अनुयायी सीमा पर ही रह गये । १८५७ के क्रान्तियुद्ध में दिल्‍ली प्रदेश के 
वलीउल्लाहियों की तरह उन्होंने भी भाग लिया। १८६३ में उन्होंने फिर सीमा 
पर लड़ाई छेड़ी । तभी यह पता चला कि उत्तर भारत में जगह जगह उनके 


ष्ध्८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ १० 


गुप्त केन्द्र हैं। तब कई षडयन्त्र के मुकदमे चला कर उनके नेताश्रों को जेल 
भेजा गया । २०-६-१८७१ को बंगाल का चीफ जस्टिस कचहरी की सीदियों पर 
मारा गया। ८-२-१८७२ को अंडमान जेल का निरीक्षण कर लोटते हुए गवनर- 
जनरल मेयो को एक पठान ने मार डाला । इसके बाद यह लहर ठंडी पड़ गई । 

अंग्रेजों ने इन वलीउल्लाहियों को वहात्री कह कर भारतीय मुसलमानों 
की दृष्टि में गिराने का यत्न किया । १८वीं शताब्दी में अरब में अब्दुल वद्दाच नामक 
सुधारक हुआ था, जो खुदा के स्थान में मुहम्मद की उपासना को बुरा कहता 
ओर जिसके अनुयायियों ने मुहम्मद की कब्र उखाड़ फेंकी थी। अंग्रेजों, 
का यह मिथ्या प्रचार इतना सफल रहा कि अब तक भारत के इतिहासों में इन 
मुस्लिम क्रान्तिकारियों को वहाबी कहा जाता है ! 

वलीउल्लाहियों के मुख्य नेताओं ने अपनी विचार-परम्परा जारी रखने 
के लिए. सन्‌ १८६७ में देवबन्द (जि० सहारनपुर ) में एक मदरसा 
( विद्यालय ) स्थापित किया । 

इसी काल लुधियाना जिले में गुरु गम नामक सिक्‍ख सुधारक ने 
अंग्रेजी राज से पूरा असहयोग करने का प्रचार किया । रामसिंह के अनुयायी 
नामधारी या कूके कहलाये। सन्‌ १८७१-७२ में कूकों ने अपने प्रदेशों से 
अंग्र जी राज के सब्न चिह्न मिटा देने का प्रयत्न किया । गुरु रामसिंह को कैद 
कर बरमा भेजा गया और बहुत से कूके कैदी तोपों के मुँहों पर बाँध कर उड़ा 
दिये गये । 

$५. भारत अ ग्रेज़ी पूंजीशाही के शिकंजे में--हमने देखा है 
कि भारत की मालगुजारी में से ५ फी सदी नफे की गारंटी पा कर अंग्रेज़ पूँ जी- 
पतियों ने रेल-कम्पनियाँ खड़ी की थीं। नफे की गारंटी के कारण उन्होंने अ्रत्यंत 
फिजूलखर्ची से लाइनें बनवाइ । जब कभी हिसाब में गबन के कारण उन्हें 
घाटा हुआ, तब भी उन्हें ५ फी सदी नफा तो अपने बेहोश मालिक भारतीय 
किसान की तरफ से दिलाया ही गया | मेयो के काल से कम्पनी-रेलों के अति- 
रिक्त सरकारी रेले' भी जारी की गई । 

भारत की पराधीनता से लाभ उठाने का दूसरा तरीका इसकी आयात- 


७९५४] विक्टोरिया युग ७६६ 


चुंगी के नियंत्रण द्वारा था। सन्‌ ५७ के बाद की आर्थिक कठिनाई में कैनिंग 
ने आयात पर थोड़ी सी चुंगियाँ बढ़ा दीं | किन्तु अंग्रेज़ व्यापारियों के दबाव से 
उसे वे चुंगियाँ दो बरस में ही घटानी पड़ीं। श्रगले “दस वर्ष में भारत का 
व्यापार बढ़ा, पर आयात-चुंगी की आय घटी | उस आय की मात्रा उपहासास्पद 
थी ।” सूती धागों के आयात पर रे३ं फी सदी ओर कपड़े के आयात पर ५ फी 
सदी चुंगी थी । उस काल तक कातने-बुनने की एक दर्जन मिले मुम्बई में ओर 
२-३ कलककत्ते में खुल चुकी थीं। लंकाशायर के ब्यापारियों को इतने से भी 
चिट थी | सन्‌ १८७५ में नौथंत्र क पर दबाव डाला गया कि इस ५४ फी सदी 
चंगी को भी हटा दे । तब नोथंब्र क ने इस्तीफा दे दिया | 

भारतीय दस्तकारी का नाश होने पर बेकार जनता की सस्ती मजदूरी से 
भी अंग्रेज़ पू जीपतियों ने लाभ उठाया । मेयो को आशा थी कि भारत की 
सस्ती मज़दूरी अंग्रेज व्यवसायी के कतृत्व के लिए नया क्षेत्र उपस्थित करेगी ।?? 
चाय काफी सिनकोना जूट ओर नील की काश्त की सफलता का उल्लेख कर 
उसने कहा कि हमें जंगलों खानों ओर समुद्र की मछलियों पर भी ध्यान देना 
है, ओर इसलिए, उसने जंगल भूगर्भ तथा समुद्री पर्यवेज्ञाओं (सब) के महकमे 
खोले । जिन कारबारों में अंग्रेज़ों की पूंजी लगी थी, उनकी पू जी का नफा हर 
साल भारत से बाहर जाता । 

भारत के खरे पर अंग्रेज़ों के हित के अनेक काम तथा भाड़ेत भारतीय'ः 
सेना द्वारा अंग्रेज़ी साम्राज्य को बढ़ाने की चेष्टाएँ विक्टोरिया के राज में कम्पनी: 
सज से कई गुनी अधिक की गई । वह भारत को लूटने सा सब्न से सीधा तरीका 
था। उनके कारण भारत का ऋण बढ़ता गया। सन्‌ १८६४५ में भारत से 
इंग्लैड तक समुद्र के भीतर पनडुब्बा तार लगाया गया और उसका सारा ख 
भारत पर डाला गया । सन्‌ १८४८ में कम्पनी की १२० लाख पौंड पूँजी भ 
६६५ लाख पोंड ऋण भारत का ऋण बना दिया गया था। विक्टोरिया 
राज के पहले १६ सालों में वह ऋण दूना हो गया। उसके सूद और इंग्लैं 
में भारत-सरकार के ख्चें के नाम पर भारत को १८७० के बाद १३ से २ 3) 
पौंड वार्षिक का माल आयात की अपेज्ञा अधिक इंग्लैंड भेजना पड़ता । 


ट्०० भारतीय इतिहास का उन्म्रीलन [ पर्व १० 


विक्टोरिया के राज के १२ बरसों में भारत से धन की वार्षिक निकासी चोगुनी 
हो गई और इस धारा की पूर्ति के लिए जनता के कर का बोक ५० फी सदी 
बढ़ गया, जिसमें नमक-कर ही विभिन्न प्रान्तों में १० से १०० फी सदी तक बढ़ा । 
भारत न केवल कपड़ा ओर अन्य कारीगरी की चीजें अन्न दे कर 
खरीदता, प्रत्युत अपना यह खिराज भी अन्न ओर कच्चे माल से चुकाता | 
अनाज का निर्यात इस अरसे में वार्षिक ३० से ८० लाख पौंड मूल्य का हो 
गया । तेलहन ओर कच्चे चमड़े का निर्यात भी इसी तरह बढ़ा । तेलहन की 
खली सर्वोत्तम खाद होती है, इसलिए उसका निर्यात जमीन की उपजाऊ शक्ति 
का निर्यात” था। कच्चे चमड़े के निर्यात का बढना चमारों के कारबार के हास 
का सूचक था | 
यह पद्धति हमारे देश में इस रूप में अंग्रेजी जमाने के अन्त तक जारी 
रही । जाड़े के मौसम में गाँवों ओर मंडियों में अनाज का चुस्त चालान दिखाई 
देता । वह स्वतन्त्र व्यापार नहीं, प्रत्युत गरीब किसानों का अपना पेट काट कर 
गुलामी का खिराज देना होता था। इसलिए अ्रकाल के सालों में भी वह 
“व्यापार” वैसो ही चुस्ती से चलता रहता | विदेशी व्यापार सब हुंडियों द्वारा 
होता है । भारत के जो व्यापारी माल बाहर भेजते, वे उन व्यापारियों से दाम 
पा कर हु डियॉ दे देते जिन्होंने बाहर से माल मेंगाया होता । लेकिन चूँकि 
मेंगाया हुआ माल हर साल भेजे हुए. माल से कम होता, इसलिंए माल मेँगाने 
वालों से भेजने वालों को पूरा मूल्य नहीं मिलता था। उस कमी के लिए लन्दन 
में भारत-सचिव हुंडियाँ निकालता, जिनका भुगतान भारत के खजानों से हो 
जाता था | 
$ ६. भारत द्वारा ब्रितानवी साम्नाज्य-बृद्धि--भारत के क्रान्ति- 
युद्ध के कारण भारत से सेना चीन जाते जाते रोकी गई थी। क्रान्ति-युद्ध समाप्त 
होते ही सन्‌ १८६० में बह भेजी गई और भारत के ख् से दूसरा अफीम- 
युद्ध लड़ा गया जिससे अंग्रेजों ने चीन के बन्दरगाहों पर अ्रधिकार जमा लिया | 
न्यूजीलैंड के मूल निवासी मावरियों के सरदारों से सन्‌ १८४० में संधि 
कर अंग्रेजों ने वहाँ बसना शुरू किया था। मावरियों ने देखा कि अंग्रेज़ उन्हें 


७४७ | विक्टोरिया युग ८०१: 


गुलाम बना डालेंगे तो अपना एक संघ बना कर अंग्र ज्ों के हाथ जमीन बेचनाः 
बन्द कर दिया। तब सन्‌ .८६०-६१ में भारत से वहाँ सेना भेजी गई और दस 
बरस म॑ मावरियों को कुचल दिया गया । 

सन्‌ १८६४ मे भूटान से युद्ध हुआ जिससे ( १ ) भूटान की तराई या: 
“बुआर”+ अंग्रेजों को मिले और ( २) भूटान और सिकिम के बीच अंग्रेज़ी 
पच्चर घुस गया, जिसमें हो कर तिब्बत का सीधा रास्ता जाता है। दुआरों के 
प्रदेश में अब चाय-बागान हैं | 

सन्‌ १८६७ में ब्रितानिया ने अब्ीसीनिया से युद्ध किया | तन्न मुम्बई 
से एक सेना अब्ीसीनिया भेजी गई । 

मेयो ने सन्‌ १८७१-७२ में पूरवी सीमा के लुशाई पहाड़ियों के विरुद्ध 
सेना मेजी | दूसरी तरफ उसने ईरान की पूरबी सीमा, सीस्तान के दक्खिनी छोर 
से समुद्रतट के ग्वादर शहर तक, अंकित करा दी, जिससे कलात के साथ साथ 
लासबेला रियासत भी अंग्रेज़ी प्रभाव्षेत्र में आ गई । मेयो ने उनमे दस्तंदाजी 
करने को एक अफसर भेजा । 

मलाया प्रायद्वीप में अंग्र ज़ १८वीं शताब्दी के अन्त से हस्तक्षेप कर रहे 
थे | सन्‌ १८७४-७५ में भारत से फौज भेज कर उन्होंने सिंगापुर के उत्तर पेरक. 
रियासत को धर दबाया । उससे पड़ोस की रियासतें भी वश में आ गई । 

$ ७. दूसरा आंग्ल-प्रफगान युद्ध--सन्‌ १८७६ में उमड़ी साम्राज्य-- 
लोछ्लुपता की नई कोंक में ब्रितानिया के अमात्यों ने तय किया कि मध्य एशिया 
में रूस के साम्राज्य से अपनी सीमा भिड़ा दी जाय | यों दूसरा आंग्ल-अभ्रफगान 
युद्ध हुआ । 

ग्रफगानिस्तान के अमीर दोस्तमुहम्मद के मरने पर उसका बेटा शेरश्नली 
गद्दी पर बैठा था ( १८६३ ई० ) | सन्‌ १८६६ तक वहाँ घरेलू लड़ाई चलती 
रही, पर अन्त में शेरअली सफल हुआ । भारत के अंग्रेज शासक्र उस काल 





+ दिमालय के भीतर जाने के घाट याः र'स्ते जो हिमालय के द्वार हैं, इस प्रदेश! 
में दोने से यह 5 आरों का प्रदेश कटलाया। 


च्य 


प्ष्य०र भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप न करने की उस नीति पर चल रहे थे जिसे उन्होंने 
“सन्‌ १८५७ के तज़रबे से अपनाया था। इसलिए गवनंर-जनरल लोरेंस ने 
उस भगड़े में दखल न दिया । पर उधर इसी बीच रूसी साम्राज्य भारत के 
“नजदीक पहुँच रहा था। सन्‌ १८४६ में अंग्रेजों ने जब पंजाब जीता था, तभी 
रूसियों ने उत्तरी कास्पी सागर से सीर नदी के मुहाने अर्थात्‌ अराल सागर तक 
जीत लिया था | १८५४ ई० में उन्होंने बलकाश के दक्खिन ईली का काँठा ले 
(लिया था। सन्‌ १८६४ से ६८ तक उन्होंने ईली ओर सीर के मुहानों के 
दक्खिन, फरगाना का एक अंश तथा बोखारा की समूची उज़बक सल्तनत, 
जिसमें ताशकन्द ओर समरकन्द भी थे, जीत लो । लोरेंस ने इसपर यह प्रस्ताव 
किया कि रूस ओर इंग्लैरड अपने अपने प्रभाव-क्षेत्र बाँठ ले और रूस यदि उस 
रेखा से आगे बढ़े तो युद्ध हो । इसके अनुसार रूस ने अफगानिस्तान की तरफ 
वंक्चु नदी (आमू दरिया) को अपनी सीमा स्वीकार किया | इसके बाद सन्‌ १८७३ 
में रूसियों ने कास्पी के पूरवी तट से बढ़ते हुए खीवा सल्तनत को, जो वंच्षु के 
मुहाने पर ओर इसलिए उस नियत सीमा से प्रायः ६०० मील उत्तर थी, 
जीत लिया | पर इस काल तक त्रितानवी राजनेता अपनी नई जगी साम्राज्य- 
लोलुपता में अद्स्तक्षेप की नीति को भूल रहे थे । लन्दन से भारत-सचिव ने 
वाइसराय नौर्थब्रक को लिखा कि हरात ओर कन्दहार में अंग्रेज़ एजेंट रक्‍्खे 
जायें । नौर्थत्रक को सो न जेंचा और उसने इस्तीफा दे दिया। तब उन्होंने 
'लियन को भारत का वाइसराय बना कर भेजा । 
लिटयन ने कलकत्ते से सीधे अम्बाले आ कर अमीर शेरञ्नली के पास 
सन्देश भेजा कि काबुल में अंग्रेज़ रेजिडेंट रखना अभीष्ट है, और हरात में तो 
अंग्रेज कारिंदा रखना हो होगा | इस बातचीत के दौरान में ही वह अफगानिस्तान 
को घेरने भी लगा | अफगानों के देश की दक्खिनपूरवी सीमा सित्री है, जिसके 


इयर >रन-०अमाज सका >व७३+ पनलाफाल--3+-- “कर आर कक+-3 काना) कनक + स्‍ाकन-त- न क्‍५++++क 3-९4 न फानन-नकिनननननन- कक. 


'क्वेटा? बन गया । 'कोइटा? स्टेशन पर पहले बिश्वयुद्ध तक शालकोट नाम लिखा 
'रहता था । 


७९३७ |] विक्टोरिया युग ८०३ 


पठार मानो अफगान किले का दक्खिनी बुर्ज है। दर्रा बोलान तक कलात की 
सीमा थी। कलात लासवेला और बलोचिस्तान में अंग्रेज़ी कारिंदे दस्तन्दाजी 
कर ही रहे थे। दिसम्बर १८७६ में कलात और लासबेला के खानों तथा बलोच 
सरदारों से एक सन्धि पर हस्तान्षर करा लिये गये जिससे अंग्रेजी सेना को बोलान 
के रास्ते कोइटा? में घुसने का मोका मिला ओर अंग्रेज़ 'बस्तुतः कलात के 
मालिक बन गये ।?! पूरव तरफ लिटन ने कावग्नारी को कोहाट से करम दन में 
वुसने को भेजा, ओर उत्तरपूरव तरफ कश्मीर के महाराजा को शस्त्र दे कर 
उभाड़ा कि वह चितराल के रास्ते के दर काबू कर ले। उसने गिलगित में 
अंग्रेजी एजेंसी स्थापित कर ली, ओर कश्मौर के दिवालिये राज के खर्च पर 
दहाँ तक तार की पॉँत पहुँचा दी । उसी के शब्दों में उसका “लक्ष अफगान 
शक्ति को क्रशः खंडित और कमजोर करना था ।” 
युद्ध की इन तैयारियों के बीच विक्टोरिया के सम्राज्ञी बनने के उपलक्त 
: में १ जनवरी १८७७ को दिल्ली में दरबार किया गग्ना। तभी मद्रास और 
मैंसूर प्रान्तों में घोर दुर्मिज्ञ था, जिसमें बरस भर में ५० लाख मनुष्य भूख से 
तड़प तड़प कर मरते हुए यद्द दिखा गये कि अंग्रेज़ी साम्राज्य की नींव उनकी 
लाशों पर थी । 
अंग्रेजी आर रूसी साम्राज्यों के बीच अ्रफगानिस्तान ईरान और तुर्की 
साम्राज्य थे। मिस से मोरकों तक समून्चा उत्तरी अफरीका पहले तुर्की साम्राज्य 
में ही था; बलकान प्रायद्वीप, पब्छिमी एशिया, अरब और ईराक भी तब उसके 
अधीन थे | इस काल बलकान प्रायद्वीप के युरोपी राष्ट्रों ने तुक साम्राज्य के विरुद्ध 
विद्रोह किया । उनकी सद्ययता को रूसी सेना कुस्तुन्तुनिया के दरवाजों पर आ 
पहुँची। रूस का कुस्तुन्तुनिया ले लेना अंग्रेज़ों के सुणज्ञ मार्ग के लिए खतरनाक 
ह।ता, इसलिए उन्होंने अपना बेड़ा दरे-दानियाल में ला घुसेड़ा और तुर्की के 
सुल्तान से यह कद्द कर कि हम रूस से तुम्हारा बचाव करेंगे, गुप्त सन्धि की, 
जिसका सार यह था कि तुक साम्राज्य का एशियाई प्रदेश ब्वितानबी प्रभाव- 
क्षेत्र बन जायगा ओर तुर्कों साम्राज्य का चिप्रोस ( साइप्रस? ) द्वीप अंग्रेज़ों को 
मिलेगा । अंग्रेजों ने माल्ता द्वीप में हिन्दुस्तानी फौज भो मँगा ली । जम॑नो की 
भा०--* ६९ 


८०४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


मध्यर्थता से दोनों साम्राज्यों के बीच युद्ध होता होता रुका ओर बर्लिन में 
युरोपी राष्ट्रों की कांग्रेस' हुई ( जून-जुलाई १८७८ )। तुक साम्राज्य की 
बन्द्रत्रॉँट करना उस कांग्रेस का मुख्य उद्देश था। आरम्भ में ही प्रत्येक राष्ट्र के 
प्रतिनिधियों से यह ऐलान करने को कहा गया कि हम कोई गुप्त सन्धि करके नहीं 
आये हैं। ब्रितानवी मन्त्री डिज़रायली ओर सालिस्बरी ने वैसा ऐलान कर दिया । 
पर कुछ दिन बाद ही उनका भेद खुल गया। उनकी इस करतूत से खीक कर 
फ्रांसोसी प्रतिनिधि सभा छोड़ जाने लगा । तब एक और गुप्त सन्धि द्वारा फ्रांस 
को मनाया गया, जिसका सार यह था कि ( १ ) फ्रांस यदि तुक साम्राज्य का 
त्यूनिस प्रान्त दबा ले तो ब्रितानिया आपत्ति न करेगा ( २ ) मिख के आर्थिक 
नियन्त्रण में फ्रांस का आधा हिस्सा रहेगा और ( ३ ) सीरिया में पडयन्त्र करने 
का एकाधिकार फ्रांस को रहेगा । 

माल्ता में हिन्दी सेना देख कर रूसियों ने सोचा उस सेना को अपने 
घर के नजदीक काम दिया जाय | इसलिए जिस दिन बरलिन में सन्धि-सभा शुरू 
हुई, उसी दिन ताशकन्द से जनरल स्तोलतौफ ने कात्रुल को कूच किया | शेर- 
अली ने रूस से सन्धि कर काबुल में रूसी रेज़िडेंट रखना मान लिया, पर बलिन 
की सन्धि हो जाने पर स्तोलतोफ काबुल से लोट गया । 

उसके लोंट जाने पर लिगन अफगानिस्तान पर टूट पड़ा । अंग्रेज़ी सेना 
तीन तरफ से बढ़ी । एक टुकड़ी ने खैबर से बढ कर जलालाबाद ले लिया, 
दूसरी ने कुरंम के गस्ते घुस कर पैवार घाटा छीन लिया, ओर तीसरी ने शालकोट 
से कूच कर कन्दहार जीत लिया | शेरअ्ली तुर्किस्तान भाग गया और वहीं 
उसकी मृत्यु हुई। उसके बेटे याकूबखाँ ने २६-४-१८७९६ को गन्दमक पर सन्धि 
की जिसके अनुसार अफगानिस्तान ने ( १ ) अपनी विदेश-नीति अंग्रेज़ों को 
सौंप दी (२ ) काबुल में अंग्रेज रेजिडेंट तथा दरात आदि नाकों में अंग्र॑ज 
कारिन्दे रखना माना और (३) पैवार घाटे सहित कुर्रम दून, “'कोइटा”-पिशीन, 
थल-छे टियाजी और सित्री के इलाके अंग्र ज्ों को दे दिये। यह भी तय हुआ कि 
कन्दहार में अंग्रेजी सेना जाड़े तक ठहरेगी, बाकी इलाकों से लोद जायगी। 
गन्द्रमक की सन्ध्रि से अफगानों की स्वतन्त्रता समाप्त हुईं; वे अंग्रेज़ों के रक्षित 


७४७ | विक्टोरिया युग... ८०५ 


बन गये और उन्होंने अपने देरा के दक्खिन-पूरवरी ज़िते, जिनकी जनता शुद्ध 
पठान द, अंग्रेज़ों को दे दिये । 
लेकिन विदेशी सेना को अपने देश में देखना अफगान फिर बरदाश्त नहीं 

कर सके | ३-३-१८७६ को विद्रोह कर उन्होंने रेजिडेंट कावग्नारी को मार 
डाला। इसपर सेनापति रौबर्ट स कुरंम से शुत॒रगदन घाटा पार कर चारातिआब 
पर अफगानों को हराते हुए काबुल आया और फोजी कचहरी बैठा कर ८७ 
अफगानों को फॉसी दिला दी | याकूबर्खाँ को नज़रबन्द कर मेरठ भेजा गया। 
फॉसियों से अफगान फिर भड़के ओर रौबठ स को घेर लिया। कन्दह्र से 
स्टिवट ने आ कर उसे घेरे से निकाला | परन्तु अ्रत्र अंग्रेज़ों ने अपने को फँसा 
पाया । वे सारे अफगानिस्तान को जीत न सकते थे ओर वहाँ कोई शासन खड़ा 
किये ब्रिना लौटते तो १८४२ वाली घटनाएँ दोहराई जातीं । कन्दहार उन्होंने 
एक कठपुत्तले शासक के हाथ सौंप दिया था, पर बाकी इलाकों के लिए कोई 
शासक मिलता न था। लिटन ने रौबर्ट स को आदेश भेजा कि काबुल पहुँचते 
ही हमें उस चूहेदानी से निकालने का ढंग सोचना ।” इस बीच शेरअली का. 
भतीजा अब्दुरहमान, जो तब तक रूसी तुर्किस्तान में शरणागत था, अफगा- 
निस्तान आया । लियन ने उस “जंगल के बीच इस मेढ़े” को पा कर खैर 
मनाई | तभी लिटन का उत्तराधिकारी बना कर रिपन को भारत भेजा गया । 

हरात शेरश्नली के बेटे आयूतर्खाँ के काबू में था। रिपन गन्दमक की 
सन्धि में से अफगानिस्तान में अंग्रेज कारिन्दे रखने की शर्त हटा कर, बाकी 
शर्तों को रखते हुए, अब्दुरहमान को अफगानिस्तान देने को तैयार था। 
अब्दुरहमान भी इतने से सन्तुष्ट था। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि 
आयूब ने कन्दहार पर हमला कर जनरल बरोज़ को माईवन्द पर करारी हार दी 
( २७-७-श८८० )। रिपन ने तब रौबर्ट्स को कन्दहार भेजा ओर बाकी 
सेना काबुल से लौथ ली। रौबर्ट स ने आयूब को हरा दिया । सन्‌ १८८१ के 
शुरू में अंग्रेजी सेना कन्दहार भी खाली कर आई। अब्दुरहमान ने तब 
कन्दद्दार ओर हरात भी जीत लिये | 

दूसरे आंग्ल-अफगान युद्ध के सिलसिले में सिबी तक रेलपथ पहुँचा 


८०६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ १० 


दिया गया । 

6८, मिस्र पर अ श्रेज़ी शिकंजा--मिस्त के जिस खदीव के शासन- 
काल में सुणज़ नहर खुली थी, उसने अपनी फिजूलखर्जी से बड़ा कर्ज कर लिया 
था। उसने सुएज़ नहर के अपने हिस्से अंग्रेजों के हाथ बेच दिये और सन्‌ 

श्८७६ म॑ अपने देश की मालगुजारी भी अपने फ्रांसीसी ओर अंग्रेज़ उत्तमणों 
के हाथ गिरवी रख दी | फ्रांस ओर इंग्लैंड के शासन के विरुद्ध मिखियों ने 
सन्‌ श्यप२ म॑ अरबी पाशा के नेतृत्व म॑ विद्रोह किया । फ्रांसीसी सरकार ने 
खर्च से ओर फ्रांसीसी खून बहुत गिरने से घबरा कर हार मान ली, तब अंग्रेज़ों 
ने भारत के खच॑ पर ओर भारत से सेना भेज कर उस विद्रोह को कुचल 
दिया । तब से मिस्र पर अकेले ब्रितानिया का नियन्त्रण रहने लगा, नाम को 
ठ॒र्कों का आधिपत्य और खदीव का शासन बना रहा | 

सूदान ओर सोमाली देश भी मिख के अधीन थे । वहाँ तभी 'महृदी? 
के नेतृत्व में विद्रोह हुआ । मिखी फोजें महदी के मुकाबले में हारीं और उनके 
साथ का अंग्रेजी तोपलाना छिन गया । जनरल गोडन को तब सूदान की राज- 
धानी खातूम॒ पर भेजा गया, लेकिन वह ११ हज़ार फौज के साथ कैद हो 
गया | सन्‌ १८८४ के अन्त में उसे छुड़ाने को फिर चढ़ाई की गई, पर इस 
सेना के खातू म पहुँचने के दो दिन पहले सब कैदी मार डाले गये। श्रंग्रेज़ों ने 
सूदान तठ के सुआकीम ओर सोमाली तट के ज़ेला, बर्बगा आदि गदों में 
भारतीय सेना डाल कर सन्तोष किया । 

३९०, रूस-अफगान-प्तीमा-निर्णशय--सन्‌ १८८४ में रूसियों ने मवे 
शहर जीत लिया जो अफगान सीमा से १४० मील पर है। इसपर अंग्रेज फिर 
बिदके | अन्त में यह ठहरा कि रूसी ओर अंग्रेज़ प्रतिनिधियों का सम्मिलित 
आयोग हरीरूद से आमू दरिया तक अफगानिस्तान की सीमा अंकित कर दे। 
यह आयोग सोमा पर पहुँचा तो रूसियों और अफगानों की छीनभपट जारी थी। 
रूसियों ने मव॑ के सौ मील दक्खिन पंजदेह बस्ती अफगानों से छीन ली | इसी 
बोच भारत में रिपन की जगह डफरिन आ गया था ओर अमीर अब्दुरहमान 
उससे रावलपिंडी में मेंट कर रहा था। डर था कि अ्रफगान रूसियों को रोकेंगे 


७४९११ | विक्योरिया युग ८०७ 


तो रूसी हरात पर हमला करेंगे । कोइटा में डफरिन ने भारी सेना जना की ओर 
अब्दुरहमान से पूछा कि दरात की रक्षा के लिए सेना भेजी जाय । अब्दुरहमान 
नहीं चाहता था कि अंग्रेज़ी सेना अफगानिस्तान मे घुसे | इसलिए रूसी दक्खिन 
तरफ जहाँ तक बदना चाहते थे वह सीमा उसने स्वयं मान ली । 

$ १०, तीसरा आंग्ल-बरमी युद्ध----फ्रांस के हिन्दचीन ले लेने से 
वह बरमा राज्य का पड़ोसी बन गया था | अंग्रेजों के शिकंजे से बचने के लिए 
बरमा के राजा ने फ्रांस जम॑ंनी ओर इतालिया से व्यापारिक सन्धियाँ कीं। 
मन्दाले में फ्रांसीसी बैंक ओर फ्रांसीसी रेल खोलने की योजना बनी | अंग्रेजी 
सरकार ने फ्रांस पर दबाव डाल कर उसे तोड़ दिया। उसके बाद नवम्बर 
श्य८४ मं इरावती से अंग्रेजी वेड़ा ऊपर बढ़ा ओर दस दिन में उत्तरी बरमा 
का जीत लिया । बरमा के राजा को केद कर रत्नागिरि भेजा गया । परन्तु देश 
जीतने के बाद अंग्रेज़ बरमा से सेना ओर पुलिस खड़ी न कर सके, ओर कई 
बरस तक बरमी लोग छापामार युद्ध करते रहे । भारत की सेना ओर खर्च से 
ही अंग्रेजों ने बरमा को दबाये रक्खा | 

$ ११. राणाशाही की दूसरी पीढ़ी--नेपाल के जंगबहादुर की 
सन्‌ १८७६ मे मृत्यु होने पर उसके दो भाई बच थे--रणोहीप ओऔऔर धीर- 
शमशेर | रणोदहीप तब नेपाल का प्रधान मन्त्री ओर धीरशमशेर प्रधान 
सेनापति बना | डेढ़ बरस बाद युवराज त्रेलोक्यविक्रम ने राणाशाहदी का अन्त 
कर स्वतन्त्र होने का प्रयत्न किया, पर वह सफल नहीं हुआ और उसकी मृत्यु 
हुई ( १८७८ )। सन्‌ श्य८? में फिर ५५ सरदारों ने मिल कर उठने की 
कोशिश की, पर वे भी पकड़े और मारे गये ओर उनके ब्राह्मण सहयोगी नेपाल 
से निर्वासित किये गये | श्यू८४ में धीरशमशेर चल बसा । 

आंग्ल-नेपाल युद्ध के बाद से साम्राज्यलिप्सु अंग्रेज गोरखाली सैनिकों 
पर घात लगाये बैठे ओर उन्हें अपनी भाड़ेत सेना में भरती करने को तरसते 
थे | १०,१४२० |। पर जंगभहादुर द्वारा नेपाल में अपना पिट्ठ, शासन खड़ा 
कर लेने पर भी उनकी वह आकांक्षा तृत्त न हुई थी। जंग अपनी सेना की 
सेवा अंग्रेज़ी साम्राज्य के लिए, सॉपने को सदा तेयार रहता, पर अंग्रेज़ों को 


बस 


दण्द भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पे १० 


उस रूप में नेपाली सेना पर भरोसा न था। वे चाहते थे अपनी भाड़ेत 
भारतीय सेना में नेपाली सैनिकों को सीधे भरती कर सकें। जंगबहादुर का 
बड़ा बेटा जगतजंग इसके विरुद्ध था। रणोद्दीप के बाद जगतजंग की ही प्रधान 
मंत्री बनने की बारी थी। उत्तराधिकार के क्रम में घीरशमशेर का सबसे बड़ा 
बेटा छुठे ओर दूसरा तीसरा दसवें बारहवें स्थान पर थे। वास्तविक दशा में 
उनकी बारी शायद कभो न आती | धीर के बेटों का स्वाथ यों जंगबहादुर के 
बेटों को निपय देने में था, ओर अंग्रेज़ी सरकार का सहारा पाने के लिए वे 
उसे नेपाल में खुली सेना-भरती करने देने को तैयार थे । इस दशा में २५- 
११-१८८५ की रात उन्होंने अपने चाचा रणोद्वीप की, जो उन्हें बड़े स्नेह और 
भरोसे से अपने पास त्रिठा कर बात कर रहा था, एकाएक हत्या कर डाली ओर 
उसके ओर जंग के बेटों का भी काम तमाम कर दिया | धीर का बड़ा वेटा 
बीरशमशेर प्रधान मन्त्री बना | 

रणोद्यीप की हत्या बीर के दो छोटे भाइयों खड्गशमशेर और चन्द्र- 
शमशेर ने स्वयं गोली मार कर की थी। दो बरस बाद इन्होंने अपने भाई ब्रीर 
को भी निपटाने का यत्न किया, पर इनका भेद खुल गया | बीर ने खडग को 
कैद में डाला ओर चन्द्र को सावधान कर छोड़ दिया | सन्‌ १८८ में बहुत 
से नेपाली निवासितों ने नेपाल तराई पर चढ़ाई की । उन्होंने कहा हम राजा 
को केद से छुड़ा कर राणाशाही वाली सनद रद्द करायेंगे | पर उन्हें हार कर 
लोटना पड़ा । 

इसके बाद १६०० ई० तक बीरशमशेर ने निर्विष्न शासन किया । उसकी 
मृत्यु पर उसका भाई देवशमशेर प्रधान मन्त्री बना। देव के विचार प्रगतिशील 
थे + वह नेपाल में प्रजा-प्रतिनिधियों की शासन-परिषद्‌ स्थापित करने की बात 
भी करता था| वह कुछु द्वी मास शासन कर पाया था कि उसके सगे भाई 
चन्द्रशमशेर ने एक दिन उसे धोखे से पंकड़ कर केद कर लिया, ओर स्वयं 
प्रधान मन्त्री बन बेठा । 

जंगबहादुर ने अंग्रेजी साम्राज्य के सहारे छुल और हृत्या से शासन 
हथियाने का जो नमूना चलाया था, उसके वंश के लोगों का आपसी बर्ताव भी 


७४१२ ] विक्टोरिया युग ८०६ 


उसके साँचे में ढले बिना नहीं रह सकता था। और रणोद्दीप के तजरबे के 
बाद चूकि उस पद्धति में प्रत्येक प्रधान मन्‍्त्री को भी डर रहने लगा कि 
किसी भी दिन एकाएक मैं अपने सर्वस्व से हाथ धो सकता हूँ, इसलिए वह 
अपने शासन-काल में अधिक से अधिक धन प्रजा से चूस कर नेपाल के बाहर 
जमा करने आर अंग्रेज़ी सरकार को प्रसन्न रखने के लिए. अधिक से अश्रधिक 
तत्पर रहने लगा । 

$ १२, सोमान्‍्तों पर अग्नसर नोति का नया दोर--सनु १८८५ 
में रूसी खतरे के नाम पर जो अतिरिक्त सेना खड़ी की गई उसे स्थायी कर के 
आगे बीस बरस तक भारत-सरकार ने सीमान्तों पर अग्रसर नीति जारी रक्खी । 
डफरिन के शासन-काल में सिन्ध-काँठे का रेल-पथ तैयार हुआ, अफगान 
कबीलों ओर चितराल के मामलों में दखल दिया जाने लगा, और गिलगित 
ले लेने की योजना बनी । बरमा के जीते जाने से लुशाई-चिन प्रदेश चारों 
तरफ से घिर गये | 

लेन्सडोन के शासन-काल में अफगान कबीलों के ऋगड़ों से लाभ उठा 
कर भोब प्रदेश अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया, मणिपुर ओर लुशाई के विद्रोह 
दबा कर लुशाइयों को निःशस्त्र किया गया, चितराल ने श्रपनी विदेश-नीति 
ओर सीमाओं की रक्षा भारत सरकार को सौंप दी, गिलगित में अंग्रेज़ अफसर 
बिठाया गया, तथा गिलगित के उत्तर तरफ हुज्ला ओर नगर पर चढ़ाई कर 
उन्हें भी अधीन किया गया । इसी काल रूसी पामीर जीतने लमे, इसलिए 
पामीर के सीमा-निणंय के लिए. मिश्रित आयोग बेठाया गया। इस बीच 
सरहदी रेलपथ दरां बोलान के पार कोइटा और चमन तक, जो अफगानिस्तान 
की ज़मीन में था, पहुँच गया | तमी भारत सरकार ने चीन तिब्बत ओर 
अफगानिस्तान से सीमा-निर्णय किया । चीन के सीमा-निर्णय से कचीन प्रदेश 
ओर शान रियासतें अंग्रेजों की रक्षित हो गईं ओर तिब्बत के सीमा-निर्णय से 
सिकिम पूरी तरह अंग्रेज़ी आधिपत्य में आ गया। अमीर अब्दुरहमान ने 
मोहमन्द अफरीदी वज़ीरी ओर भकोब इलाकों ओर चमन पर, जो सब पठान 
प्रदेश हैं, आधिपत्य छोड़ दिया, तथा चितराल दीर बाजोर ओर स्वात में 


८३१० भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पर्व १०: 


दखल न देना स्वीकार किया । उसने कहा,  ब्रितानिया अफगानिस्तान का 
कोई टुकड़ा चाहता नहीं, तो भी उड़ाने का कोई मौका चूकता नहीं; रूस की 
बनिस्त्रत इस दोस्त ने ज़्यादा ले लिया है |” उसने यह भी कहा कि कबीलों के 
इलाकों में युद्ध हुए त्रिना न रहेगा | 

यह भविष्यवाणी लैन्सडोन के उत्तराधिकारी एल्गिन के शासन-काल 
में ही पूरी हो गई । सन्‌ १८६४ के शुरू में चितराल में विद्रोह हुआ। 
गिलगित से एक अंग्रेजी टुकड़ी वहाँ भेजी गई, पर वह भी घेर ली गई । 
तत्र मलाकन्द ओर गिलगित से दो बड़ी फोजें भेज कर चितराल फिर 
जीता गया | इसी बंप अंग्रेजों ने कुरम नदी की दक्खिनी शाखा टोची की दून 
पर भी कब्जा कर जिया ओर चितराल में छावनी रखना तथा वहाँ तक सड़क 
आर थाने बनाना तय किया | इससे सन्‌ १८६७ में ठोची से स्वात तक समूचा 
सीमान्त भड़क उठा । मलाकन्द से एक अंग्रेज सेनापति स्वातियों के खिलाफ 
तथा पेशावर से दूसग ग्रफरीदी-तीराद में घुसा | सन्‌ १८५७ के बाद से भारत 
में यही सबसे कठिन युद्ध हुआ । तीराह की चढ़ाई से अफरीदी दवे नहीं, ओर 
उन्होंने ह्लिर दिखा दिया कि पठान अपने इलाके में विदेशी सेना को देख नहीं 
सकते । इसीलिए एल्गिन के उत्तराथिकारी कर्जन ने खबर कुरम ओर 
वजीरिस्तान से धीरे धीरे सेना लाया ली ओर वहाँ स्थानीय लश्कर खड़े किये। 
१६०१ ई० मे कज़न ने उत्तरपच्छिमी इलाकों को पंजाब से अलग कर सीमा- 
प्रान्त बना दिया, पर कोइटा से झोच्र तक के पठान प्रदेश उससे भी अलग कर 
तथाकथित बलोचिस्तान में रक्‍खे । १६०१ म॑ ही अमीर अ्रब्दुरहमान चल 
बसा और उसका बेटा हबीबुल्ला गद्दीनशीन हुआ | 

$ १३, टकसालों का बन्द किया जाना और विनिमय का 
नियन्त्रण--हमने देखा है कि वाइसराय नौथंत्र क के इस्तीफा देने का एक 
कारण यह भी था कि वह विलायती कड़े पर से चुंगी हटाने को अन्याय समझता 
था। लियन आते ही उस चुंगी को हटा देता, पर तभी चाँदी का भाव गिरने 
(था मद्रास में घोर दुर्मिक्ष होने से भारत सरकार की आय बहुत गिर गई जिससे 


६८ 


: उसे रुकना पड़ा | तन्र भारत-सचिव ने उसे लिखा कि भारत में 'पॉँच और 


क->कश्ट::, १५+०मकंबदट पाप अवकाए-बीक जि, 


ऑक्‍रीख जा 


७३४१३ ] विक्टोरिया युग ध्श्श 


मिलें काम जारी करने वाली हैं?--मानो कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है-- 
ओर सन्‌ १८७९६ में, जब आंग्ल-अफगान युद्ध जाए था, और दक्खिन में सन्‌ 
१८७७ तथा उत्तर भारत में सन्‌ १८७८ के दुर्मिक्षों के प्रभाव बाकी थे, लियन 
ने ३० नंत्रर तक के कपड़े पर से चुंगी हटा कर भारतीय आय का वह खोत 
सुत्चा दिया । सन्‌ श्यणर में रिपन ने नमक ओर शराबत्र को छोड़ सब्र चीज़ों का 
आयात बिना चुंगी के कर दिया । डफरिन और लैन्सडौन के शासन में सामरिक 
खर्च की बढती के कारण १८६४ में फिर सब्र आयात पर ५४४ चुंगी लगाई 
गई, पर साथ ही भारतीय मिलों के २० नंबर से ऊपर के कपड़े पर भी उतनी 
ही चुंगी बेठा दी गई | लंकाशायर के व्यवसायी इतने से सनन्‍्लुष्ठ न हुए; 
इसलिए १८६ में विदेशी ओर भारतीय बारीक ओर मोटे सभी कपड़े पर 
२८५ चुंगी कर दी गई । 
एक तरफ आय के इस खोत का बलिदान किया जाता था, तो दूसरी 
तरफ अंग्रेजी साम्राज्य-लोलुपता के युद्धों का बोक मारत पर पड़ता था । आ्रांग्ल- 
झफगान-युद्ध के खच का इ तथा मिखनयुद्ध के खच का ह से कम ब्रितानिया 
ने दिया; बाकी सब भारत पर पड़ा । 
इस बीच दुनिया में चाँदी की उपज अधिक हू।ने से सनू १८७० से. रुपय्ने 
का भाव गिरने लगा था | उससे पहले १६वीं शताब्दी म॑ रुपये का भाव बराबर 
दो शिलिंग था। रुपया सस्ता होने से उपज के दाम बढ़े और मारत के व्यापार- 
व्यवसायथों को दुछ स्फूर्ति मिली | बन्दोवस्त-अ्रफसरों ने उसी हिसाब से मालगुज़ारी 
बदा दी, इसलिए सरकारी आय में कुछ फरक नहीं पड़ा | भारत को चाँदी की 
मन्‍्दी से कोई कष्ट न होता, उलया लाभ ह्वी था। परन्तु भारत ब्रितानिया को 
हर साल जो ख़िराज देता था, उसका दिखात्र ब्रिवानिग्रा ,च्ॉँद़ी में. गिनने...को 
तैयार न आर न था, वह उसे. सोने के दिसान से. दी. लेता रहा | इश्से कह्विनाई.बदी । 
“7 इस दशा में सन्‌ १८७८ में बलिटन ने प्रस्ताव किया कि रुपये का 
टकसालना परिमित कर।|उसका दाम बढ़ाया जाय। यदि जनता को अपनी 
चॉँदी टकसालों में ले जा कर मनचाही मात्रा में रुपये बनवाने का अधिकार 
रहता तो चाँदी ओर रुपये के दाम एक ही सतह पर रहते | किन्तु यदि जनता के 


्१२ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पव १० 


लिए टकसालें बन्द कर दी जायें तो कम-ज़्यादा संख्या में रूपया बना कर सरकार 
रुपये का दाम ज़्यादा या फम कर सकती थी। लिटन इसी ढंग से रुपये का दाम 
बढ़ाना चाहता था | लेकिन रुपया सस्ता होने पर जो टैक्स बढ़ाये गये थे, वे 
रुपये को मेँहगा करके फिर घटाये न जाते | यों लिटन का उद्देश था जनता से 
धोखे से अधिक कर वसूल करना । ब्रितानवी सरकार ने वैसा करने की स्वीकृति 
न दी। डफरिन ने फोजी ख्च की खातिर भारत का कज बढ़ाया, जिससे विनिमय 
की दर भारत के खिलाफ और गिरी । तब उसने फिर लिटन वाले प्रस्ताव को 
दोहराया, पर व्रितानवी सरकार ने फिर स्वीकृति न दी। लैन्सडोन और एल्गिन 
के काल में उजाड़ू फौजी खर्च की खातिर कज़ और बढ़ गया; ओर रुपये का 
भाव गिरते गिरते १३"१ पेनी पर पहुँच गया । तत्र सन्‌ १८६३ से १८६६ तक 
भारत-सरकार ने ब्रितानवी सरकार की सहमति से टकसालें बन्द कर दीं, और 
“११ आने के सच्चे रुपये को १६ थाने का झूठा रुपया बना कर करदाता से 
धोखे से ४५ फी सदी अ्रधिक कर वसूल करना” शुरू किया | तब से रुपया 
संकितिक सिक्का रह गया। उसमें अपने मूल्य के बराबर की चाँदी न रही, और 
उसका मूल्य पोंड के मूल्य पर निभर हो गया । भारत की मुद्रा के नियन्त्रण. 
द्वारा भारतीय जनता के समूचे आर्थिक जीवन को, वश में रखने का यह नया 
साधन अंग्रेज़ी सरकार ने श्रपने हाथ में ले लिया। 

7“ अबोध जनता ने समझा, हम्तारी किस्मत के फेर से मन्दी आ गई है 
ओर हमें पहले जितनी ही मालगुजारी देने के लिए. अधिक श्रनाज वेचना 
पड़ता है ! उसे क्या मालूम था कि यह मन्दी सरकार की ही लाई हुई थी, जो 
इस टंग से दस-बारह करोड़ वार्षिक का अ्रनाज किसानों से इस कारण अधिक 
बसूल करने लगी थी कि उसे अब विलायत को इतना खिराज अ्रधिक देना पड़ता 
था। सन्‌ १८६७-६८ से १६०१-२ तक मारत की कुल मालगुजारी रुपयों मं 
प्रायः उतनी ही रही, पर पौंडों मं ६४२३*लाख से ७६३३ लाख हो गई--आऔर 
ये वर्ष वे थे जन्न सारे देश में लोग दुर्मिक्षों से तड़प तड़प कर मर रहे थे । 

रुपये का दाम बढने से लाखों किसानों के कज़ भी बढ़ गये-- “भारत 
के गरीब कर्जदार वर्ग के गले में बंधी पत्थर की चक्की का बोक बढ़ गया” और 


७९४१४ | विक्टोरिया थुग ८्१्३ 


“उन समृद्ध वर्गों को लाभ हुआ जो जनता की मुसीबत पर जीते हैं|” और 
लाभ हुआ उन अंग्रेज़ नौकरों ओर व्यवसायियों को जो भारत से अपनी वचत 
या लाभ रंग्लैंड को भेजते थे | "पर यह लाभ भारतीय करदाता के खर्चे पर-- 
भारत में हर कर्ज को बढ़ा कर” हुआ । भारत के गरीबों की बचत चाँदी के 
तुच्छु गहनों के रूप में थी। “भारत सरकार के प्रस्ताव का अर्थ ( था ) गरीबों 
की उस बचत का हे ज़ब्त कर लेना । रुपये का दाम कृत्रिम रूप से बढ़ने से 
किसानों के चाँदी के कँगने ओर बाजूबन्द लागत से कम पर बिकने लगे। यों 
एक कलम की मार से सरकार ने गरीत्रों का असल धन छीन लिया, जिससे 
कि वह अपने कज़ ( खिराज ) को सुविधा से चुका सके ।?? 
करों की इस चोमुखी वृद्धि के अलावा सन्‌ १८७४ से १६०५४ तक 
भूमिकर में साधारणतया ५० फी सदी बढ़ती हुई, ओर ज़मीन के मामलों में 
अमलों का हस्तक्षेप कानूनों द्वारा अधिकाधिक बढाया गया। सन्‌ १८७४ में 
भारत-सचिव सालिस्बरी ने लिखा था, “ भारत का खून चूसना यदि ज़रूरी हे 
तो नश्तर उन अंगों पर लगाना चाहिए जहाँ खून ज़्यादा है ।? लेकिन यह 
सलाह अश्रमल में नहीं आई, ओर कर का बोक किसानों पर ही पड़ता रहा । 
१६वीं सदी के श्रन्त में भारत के नियांतों और आयातों का अंतर करीब दो 
करोड़ पोड़ वार्षिक रहा | यह खिराज अ्रनाज के रूप में ही जाता रहा । भारतीय 
जनता की हालत तब यह थी कि देहात में मज़दूरी की दर दो आना रोज थी 
ओर भूखे रहना बहुत कुछ थ्रादत बन गया था।” 
$ १७, भारत द्वारा ब्रितानवी साम्राज्यवृद्धि का नया दोर-- 

हमने देखा है कि सन्‌ श्८ू८२-८४ में अंग्रेज सूदान को जीत न पाये थे | १८६६ 
में सेनापति किचनर ने मिस से नील के काँठे में ऊपर बढ़ कर समूचे सूदान 
को ले लिया। सूदान के उपरले हिस्से मे फशोदा पर फ्रांसीसी सेना थी; वह 
अंग्रेजी सेना को बदती देख हट गई, जिससे इंग्लैंड फ्रांस का युद्ध होता होता 
टला । सूदान के साथ सोमाली देश भी अंग्रेज़ों ने लेना चाहा, पर वहाँ एक 
मुन्ला ने उनका सामना किया जो १८६६ से १६२० ई० तक लड़ता रहा। 
ःडसके मुकाबले को सिक्‍ख सेना वहाँ रक्खी गई । 


कक भारतीय इतिहास का उन्मीलन | पर्व १० 


ु सन्‌ १८६४-६४ में जापान ने चीन साम्राज्य को हरा कर तैवान 
( फोरमोसा ) द्वीप ले लिया । चीन की यह कमज़ोरी देख युरोपी राष्ट्र “चीनी 
तरबूज की फॉके काटने? लगे | चीन साम्राज्य का ८० फी सदी प्रदेश उन्होंने 
अपने प्रभाव्षेत्रों? में बॉँद लिया ( १८६६ )। अंग्रेजों ने सबसे बड़ी फॉँक 
ली--याडचे नदी का समूचा काँठा अंग्रेजी प्रभावज्ञेत्र माना गया। अपने देश 
की यह लांछुना देख कर चीन में एक दल खड़ा हुआ जिसने युरोपियों को मार 
कर चीन से निकालना अपना ध्येय बनाया। ये अपने को ई हो तुग्रानः कहते 
अंग्रेजी में इनके नाम का अनुवाद बौक्‍्सर! ( घसेबाज़ ) किया जाता। 
इन घू सेब्ाज़ों' से बदला चुकाने को सन्‌ १६०० मे ब्रितानिया रूस ओर जमंनी 
की सेनाएँ एक साथ चीन पर आ चढदीं। श्रितानबी सेना भारत की ही थी। 
चीन को हराने ओर अनेक बर्बर कार्य करने के बाद इन्होंने उसे एक अरब 
रुपया हजाना देने ओर चीन के अनेक शहरों में इन राष्ट्रों की सेना रखने को 
बाधित किया । हजाने के बदले मे कई बन्दरगाहों की आय गिरवी रक्‍खी गई । 
ईरान की खाड़ी को १८४३ म॑ अंग्रेजों को सब राष्ट्रों के जह्मजों के लिए. 
खीलना पड़ा था [१०, ४३६४], तो भी वे वहाँ के तुक अरब ओर ईरानी सरदारों 
के झंगड़ों में एकमात्र मध्यस्थ होने का--अ्रथात्‌ उस खाड़ी के आधिपत्य का 
5दावा करते थे। १८६८ में फ्रांस ने ओमन के सुलतान से मस्कत के ५ मील 
दक्खिनपूरव बन्दर जिस्सा ठेके पर ले लिया। यह खबर पाते ही कजन ने कलकत्ते 
से बेड़ा भेजा ओर सुलतान के महल पर गोलाबारी की धमकी दे कर फ्रांसीसियों 
का ठेका रद्द करा दिया। सन्‌ १६०० में रूस का वैसा ही प्रयत्न विफल हुआ । 
उसी वर्ष जमनी ने अपनी बर्लिन-बगदाद रेलवे योजना के लिए. ईरान खाड़ी 
पर कोवैत के शेख से ज़मीन लेनी चाही, पर अंग्रेजों ने लेने न दी 
हम देख चुके हैं कि दक्खिनी अफरीका में ओलन्देजों का उपनिवेश 
“केप कौलोनी” नैपोलियन के काल मे अंग्रेजों ने छीन लिया था [ १०,१६ 
१२ ]। वहाँ के ओलन्देज़ उपनिवेशकों ने, जो बोअर कहलाते हैं, तब उत्तर 
हट कर ओरांज और नाताल उपनिवेश बसाये। अंग्रेजों ने नाताल भी ले 
लिया, तत्न वे वाल नदी के पार जा बसे | ओरांज ओर त्रांसवाल पर भी अंग्रेजों . 


७३४१४ | विक्टोरिया युग ८१४ 


ने आधिपत्य कर लिया, पर भीतरी शासन में बोअरों को स्वेतन्त्रेतों रही | सन्‌ 
१८८७५ में दक्खिनी त्रांसवाल में सोने की खानें निकल आईं, तब बहुत से 
अंग्रेज भी वहाँ जा बसे । १८६५४ म॑ उन अंग्रेजों ने पडयंत्र कर त्रांसवाल पर 
कब्जा करने की कोशिश की | बोश्ररों ने तब युद्ध ठाना और श्य६६ ई० में 
नाताल और केप कोलोनी पर चढ़ाई कर अंग्रेज़ों को खदेड़ने लगे । उस दशा 
मेंग्भारतीय सेना बहा. भेज़ी गई, जिसने लेडीस्मिथ का गद बोअरों के हाथ न 
जाने दिया ओर नाताल को बचाया । यह युद्ध सन्‌ १६०१ तक चलता रहा । 
उसी बीच महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुईं। अंत में समूचे दक्खिनी अफ 
रीका पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया | 
$ १७, नव जागरण का उदय--हमने देखा है कि भारत के लोग 
युरोवियों से लगातार हार कर भी जब अपनी हार के कारणों की ओर न देख 
दूसरी बातों में उलके रहते, तब रघुनाथ हरि नवलकर ने यह देखा-समभझा 
था कि ज्ञान में पिछड़ जाना इमारी हारों का मूल कारण था [६,११३४ | । 
उसी रखुनाथ हरि की परम्परा वाले कुछ व्यक्तियों ने पहलेपहल यह भी देखा 
, कि भारत को अंग्रेजों ने भारतीय सेना द्वारा ही वश में कर रक्‍्खा है | १०,४ 
९५; १०,५३१ ] और उस सेना को जगा कर क्रान्ति का पहला युद्ध लड़ा | 
उस युद्ध में भारत की जाग्ति के एक ओर अग्रदृत शाह वलीउल्लाह के अनु- 
यायियों ने भी खुल कर योग दिया । 
अंग्रेजों की पहली शिक्षा-पद्धति से जिन भारतीयों की आँखें खुलीं उनमें 
से भी कइयों का ध्यान अपने देश की दशा की ओर गया था । राममोहन राय, 
बाछशासतत्री जांमेकर, गोपाल हरि देशमुख ओर ईश्वरचन्द्र विद्यासागर इन्हीं में 
से थे । इन्होंने समाज-चुधार और देशी भाषाओं इन द्वारा ज्ञान-प्रसार को भारत 
को उठाने का मुख्य मांग माना। राममोहन और गोपाल हरि ने यह भी कहा 
कि ईस प्रकार देश के उदच्नत होने पर स्वतन्त्रता भी प्राप्त होगी, पर उसे उन्होंने 
दूर की वस्तु माना था | गोपाल हरि ने स्वदेशी कारबार के विकास तन हरि ने स्वदेशी काखार के विकास ओर 
,विदेशी-वस्तु-बरहिष्कार को भी देश की उन्नति का एक उपाय बताया था। 
पर अधिकतर लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा निजी लाभ के लिए पाई थी। 


८१६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


ओर मैकाले की शिक्षा-पद्धति ज्यों ज्यों बढती गई त्यों त्यों उस शिक्षा द्वारा 
जन॑तों की भाषाश्रों में ज्ञान पहुँचाने की बात बिसरती गई । सन्‌ ५७ के क्रांति- 
बुद्गधैका विफलता से देश में जो गहरी पस्तहिम्भती छा गई, उससे अंग्रेजी शिक्षा 
पाये हुए अमला-वकील-वर्ग को, जो अंग्रेजी राज को अटल मानता ओर जिसकी 
हैसियत उस राज के कारण ही थी, विशेष बढ़ावा मिला । उस वर्ग की कई 
ऐसी संस्थाएँ, जो अंग्रेज़ों से पदों पा अधिकारों की भीख माँगा करती थीं, सन्‌ 
५७ से पहले ही खड़ी हो गई थीं।क्वान्तियुद्ध के विफल होने के बाद अंग्रेज़ों के 
इशारे पर उस वर्ग के कुछ मुसलमानों ने अपने सहधर्मियों में यह लहर चलाई 
कि मुसलमान अंग्रेज़ी शिक्षा पाने ओर अंग्रेज़ों से सहयोग करने में पिछुड़े 
रहें । सन्‌ ४७ में जब समूचा रुह्देलखंड अंग्रेज़ों से लड़ रहा था, तत्र वहीं एक 
सैयद अहमद # अर को बचाने में लगा था।। वही सैयद अहमद इस नई ल 
का नेता था, और उसने सन्‌ १८७७ में वाइसराय लियन से जो कि तब मुस्लिम 
अफगानों की स्वतन्त्रता हरने के प्रयत्न में लगा था, अलीगद मुस्लिम कालेज 
की नींव रखवाई ! हमने देखा है कि वलीउल्लाहियों ने क्रान्तयुद्ध विफल होने 
के'बाद भी अंग्रेज़ी राज से मुठभेड़ जारी रखी और अपना मदरसा देवबन्द 
में स्थापित किया था। भारतीय मुसलमानों में देवबन्द और अलीगढ़ की 
विचारधाराओं का संघर्ष चलता रहा | नामधारियों के उठने से भी प्रकट हुआ 
कि भारत के स्वाधीनतावादियों ने हार न मानी थी । 

यों क्रान्तिकारी भावना १८४६-६० के बाद भी बुभी नहीं | उसे फिर 
ते जगाने व्यापक रूप देने और साथ ही १८५७-५६ की हार के कारणों को 
प्मक कर ठीक उपाय करने का पहला दृठ प्रयत्न काठियावाड़ (सुराष्ट्र ) के 
र्थानन्द सरस्वती ( १८२४-९८८३ ) ने किया । दयानन्द का पहला नाम मूल- 
गकर था। वह बचपन से चिन्तनशील था | १३ बरस की आयु में शिवरात्रि 
ह जागरण करते हुए शिवलिंग पर चूहे को कूदता देख वह हिन्दू धर्म के 
उपस्थित रूप के बारे में सोच में पड़ गया था। उसका ध्यान अपने देश की 
(र्दशा की ओर गया । उसे संस्कृत की गददरी शिक्षा मिली, पर अंग्रेज़ी से , 
प्रछूता रहा | २२ वर्ष की आयु में वह घर छोड़ प्रकाश की खोज में निकल 





७४१५ ] विक्टोरिया युग ८१७. 


पड़ा। कुछ काल भठकने के बाद १८४७ में उसे नर्मदा के किनारे विद्वान 
महागष्ट्र साथुओं की संगत मिली जिनमें से एक ने उसे संन्यास-दीक्षा दी। 
१८५४४ में गढ़वाल जाने का संकल्प कर वह हरद्वार आया जहाँ एक बूढ़े 
संन्यासी के सामने उसने अपने प्रश्न रक्खे । तब यह तय हुआ कि वह उस 
संन्‍्यासी के पंजात्री शिष्य प्रज्ञाचन्षु स्वामी विरजानन्द के पास मथुरा जा कर 
उन प्रश्नों को सुलकायगा । विरजानन्द ( १७६७-१८६८ ) के अनेक शिष्यों 
ने तीसरे अ्रांग्ल-मराठा युद्ध में ओर उसके बाद ब्रज ओर उत्तरी राजस्थान में 
अंग्रेजों से टक्कर ली थी। पर गढ़वाल से उतर कर दयानन्द मथुरा के बजाय 
कानपुर चला गया, ओर दस मास उसके आसपास घूमने के बाद मार्च: 
१८५४७ में नमदा प्रदेश को रवाना हुश्रा । अगले तीन वर्षों के अपने भ्रमण 
४:४5 8 2 ओर कार्य का व्योरा उसने कभी किसी को 
| नहीं दिया, पर जान पड़ता है वह १८४४ 
या ५६ में क्रान्ति-संघटन के सम्पक में 
थआा चुका था ओर उसके काय से रामे- 
श्वरम्‌ तक घूमा | क्रान्तियुद्ध की समासि 
पर अ्रक्टूबर १८६० में वष्ट विरजानन्द 
के पास मथुरा पहुँचा । अद्ाई व तक 
वे गुरु-शिष्य देश की दशा पर विचार 
ै करते रहे | अन्त में १८६३ में विरजा- 
स्त्रामी दयानन्द नन्द ने गुरुदक्षिणा रूप में दयानन्द से 
यह वचन ले कर उसे विदा किया कि वह अपना जीवन लोककल्याण के लिए 
लगा देगा । अगले बीस बरस वह अनथक घूमता कार्य करता रहा, ओर अन्त 
में विष दिया जा कर शहीद हुआ । 
““““” दयानंद ने राममोहन ओर गोपाल हरि की तरह यह तो पहचाना ही 
कि भारत के पुनर्जांगरण के लिए गहँैरे धार्मिक सामाजिक संशोधन की तथा 
युरोप के सब नये शञान ओर शिल्प को अपना लेने की आवश्यकता है। धार्मिक 
सामाजिक संशोधन के लिए उसने गोपाल हरि को साथ ले कर झायंसमाज! 





253० भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व १० 


की स्थापना की | इसके अतिरिक्त उसने यह भी सोचा कि भारत को अपनी 
भाषाओं में नये ज्ञान का विकास करने, अपने राष्ट्रीय आदर्शों के परिपालन ओर 
(एकर्मी तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षापद्धति खड़ी करनी होगी तथा नया 
विज्ञान सीखने म॑ ब्रितानिया के उठते हुए प्रतिद्वन्द्दी जम॑ंनी से सहायता मिलेगी। 
इस दृष्टि मे उसने अपने कच्छी शिष्य श्यामजी कृष्ण वमा को युरोप भेजा । 
सन्‌ ५७ की हार से हार न मानते हुए उसने खुल कर कहा-- कोई कितना 
ही करे, परन्तु ज जो स्वदेशी राज्य होता है वह सव्वोपरि उत्तम होता है 
उसने गोपाल हरि” के स्वदेशी”? मन्त्र को भी दोहराया | विदेशों से सामरिक 
ज्ञान पाने के लिए देश में जिम्मेदार ओर दृढ क्रान्तिकारी संघटन खड़ा करना 
आवश्यक था। श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा शायद दयानन्द के राजस्थानी शिष्य 
कृष्णुसिंह बारहट ने सबसे पहले वैसे संघटन की नींव डाली । उनका ज्षेत्र 
पच्छिमी भारत रहा । देश गहरा सोया हुआ ओर अन्घ रूढियों से ग्रस्त था, 
इस कारण बह॒त धीरे धीरे उनका कार्य आगे बढ़ा । 
बाब्शशास्री जांभेकर का शिष्य दादाभाई नवरोजी ( श्यर४-१६१७ ) 
दयानन्द का समवयस्क था | उसने पहलेपहल अपने देश की आर्थिक दशा 
और दरिद्रता के कारणों को ठीक ठीक समझ कर उनपर प्रकाश डाला | इसी 
काल महेन्द्रलाल सरकार ने बंगाल में भारतीय विज्ञान-परिप्द्‌ की स्थापना की 


'>कक ३३ कफमफक»क- "भक 


( १८७६ ) तथा बंगाली साहित्यकार बंकिमचन्द्र चटर्जी ओर मराठी लेखक 
विष्णुशास्री चिप,णकर ने भी स्वाधीनता के आदर्श की खुल कर घोषण 
' की । बंकिम ने लिखा--- 'स्वदेशरज्ञा ''' समस्त जगत्‌ के हित का उपाय है। 
परस्पर के आक्रमण से सबके ““ अधःपतित होने पर कोई परस्वलोलुप 
पापिष्ठ जाति अधिकार हथिया ले तो प्रथ्वी से घर्म ओर उन्नति लुप्त हो 
जायेंगे ।? चिपतछ,णशकर ने लिखा-- हमारी प्रस्तुत गरीबी का मुख्य 
कारण ''' विदेशी राज है *'। अंग्रेज़ों के मालिक बन बैठने से पहले यह 
देश सम्पन्न था ओर मुसलमानों का प्रशासन, जिसे जुल्मी कहा जाता है 
आज के सुधरे प्रशासन से सो गुना अच्छा था ।”? (बंकिम ने बारन हेस्टिंग्स 
के काल के बंगाल में छापामार लड़ाई लड़ने वाले संन्यासियों के चरित से 


७३१५ ] विक्टोरिया युग प््१्६ 


कहानी बना कर आनन्दमठ नाम से स्वतन्त्रता के योद्धाओं का आदश' 
अंकित किया ( १झ८र )। उस मठ के 
साधुओं से उसने काली-वन्दना के बहाने 
मातृभूमि की वनन्‍्दना बन्दे मातरम? गीत से 
कराई | बंकिम की चलाई लहर की हलकी 
प्रतिध्वनि अन्य भारतीय भाषाओं में भी हुई। 
बंकिम के साथी प्रमथनाथ मित्र ने बंगाल में 
पहलेपहल क्रांति-टोलियों की नींव डाली 
संन्‍्यासी सुधारकों और साहित्यिकों की 
चलाई यह लद्दर सन्‌ ५७ का सा विस्फोट 
बंकिमचन्द्र फिर न पैदा कर दे, ऐसी आशंका 
( १८३८-१८६&४ ई० ) अंग्रेज़ शासकों को हुईं। उन्होंने सोचा 
भारत की राजनीतिक आाकांक्षाएँ प्रकट करने का नेतृत्व अंग्रेजों पर निर्भर 
अंग्रेज़ी बोलने वाले वकील वर्ग के हाथ में रहे तो इस लहर का बल टूटता 
रहेगा | इस दृष्टि से वाइसराय डफरिन की प्रेरणा से इटावे के भूतपूर्व कलक्टर 
ह्मम ने, जो सन्‌ ५७ में वहाँ से ओढनी ओठ कर बच निकला था, दिसम्बर 
श्यप्५ में “इंडियन नेशनल कांग्रेस” की स्थापना कराई | ह्यम का कहना 
था कि. ब्रितानवी साम्राज्य को भविष्य में अक्षुएण बनाये रखने के लिए” 
कांग्रेस जैसी संस्था की, जो भारतीय जनता में “ बढती हुई ( साम्राज्यविरोधी ) 
शक्तियों को निकाल देने के लिए सुरक्षा-कपाटी का काम करे, उस काल बड़ी 
आवश्यकता थी,” अन्यथा “भयानक क्रांति का खतरा था ।” बकौल डफरिन 
कांग्रेस के इन “भारतीय नेताओं के सामने यही आदर्श था कि भारत की 
विदेशी हमलों से ““' रक्षा ब्रितानवी सेना ही करती रहे; पर मीतरी मामलों का 
प्रबन्ध उन्हें गोरों की दस्तन्दाजी के प्िना सौंप दिया जाय ।? उनका अग्रगामी 
पक्ष भी अधिक से अ्रधिक प्रांतीय कोंसिलों का सुधार ही मॉगता था |? 
पर इसके साथ स्वाधीन राष्ट्रवाद की लहर भी चलती रही। श्यामजी 
कृष्ण वर्मा के अतिरिक्त चिपछ,णकर के साथी(बिल गंगाधर टिक्रक और 
भा०--श२ 





८२० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


बंगाली संन्‍्यासी विवेकानन्द ( १८६३-१६०२ ) ने १८८५ के बाद उसे जारी 
रखा (2 

मैकाले शिक्षापद्धति में अंग्रेज़ी साहित्य और कानून की शिक्षा का 
जितना महत्त्व था, स्वाधीन राष्ट्रवाद की लहर में नये विशान के उपाजन ओर 
उसे अपनी भाषाओं में दज करने पर उतना ही बल दिया जाता था। इस 
प्रेरणा से अनेक भारतीयों ने नये विज्ञानों का उपाजन किया ओर उस क्षेत्र में 
स्वतंत्र चिन्तन कौ ऊँची योग्यता दिखाई । १८६०-६५ के बीच इन विद्वानों 
के ज्ञान ओर चिंतन के पहले फल मराठी बँगला ओर हिन्दी में प्रकट हुए 
जिनमें इतिहास के ्षेत्र में शंकर बालकृष्ण दीक्षित, हरप्रसाद शास्री और 
गोरीशंकर ओमा की कृतियाँ मार्के की थीं ।( सबसे बढ़ कर, इसी प्रसंग में 
नवम्बर १८६४ म॑ जगदीशचन्द्र बसु ने संसार भर में पहलेपहल ब्िना तार 
के बिजली की लहर चला दिखाई। | वह महान आविष्कार था । भारत के 
लोग अपने पराभव के स्पष्ट कारणों को भी न देखते ओर उन्हें दूर करने के 
उपाय न करते थे, इससे युरोपियों ने यह परिणाम निकाला था कि भारतीय अपनी 
आँखों के सामने की वस्त॒स्थिति को नहीं देख सकते, केवल दाशंनिक कल्पनाएँ 
कर सकते हैं। १८६४-६५ की इन वैज्ञानिक कृतियों से इस कल्पना की गलती 
पहलेपहल प्रकट हुई । 

सन्‌ १८६६-६७. में भारत में व्यापक दुर्भज्ञ फैला, जिसमें करीब १० 
लाख आदमी मरें। उस दुर्भमिक्ष के बीच भी सीमान्त का खर्चीला युद्ध चलता 
हां, और १४ करोड़ रुपये का अनाज इंग्लिस्तान गया । उसी साल मुम्बई 
पहलेपहल प्लेग आई । जनता में घोर असंतोप था और वह अंग्रेजी शासन 
को ही अपने इन कष्टों का कारण अनुभव करने लगी थी | सरकारी अफसरों ने 
लेग के कारण लोगों के रहनसहन में दस्तन्दाजी की तो लोग और भी खीमे, 
श्रौर पूने में दो अंग्रेज मारे गये | तब सरकार ने दमन शुरू किया; टिब्ठक को 
डेट साल की कैद दी गई । श्यामजी को भारत छोड़ भागना पड़ा । 7: 


$ देखिए परिशिष्ट &। 


७४१३ ] विक्टोरिया युग ८२१ 


सन्‌ १६०० में दयानन्द के शिष्य मुंशीराम ( १८४७-१६२६ ) ने 
राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डालने के लिए पंजाब म॑ एक गुरुकुलः की स्थापना 
की | दो बरस बाद वे इस संस्था को हरद्वार के पास कांगड़ी गाँव में ले आये | 
जैसा कि कहा जा चुका है [ १०, ६६११ ] सन्‌ १८५४ से भारतीय व्यवसायी 
नये कल-कारखाने भी स्थापित करने लगे थे । 

५ १६. विधान-समिति तथा पंजाब भूमि हस्तान्तरण कानून-- 
३/६ २ में अंग्रेज़ी पार्लिमंट ने भारतीय विधानसमिति कानून ( इंडियन 
कॉसिल्स ऐक्ट ) बनाया । उसके अनुसार बड़े प्रान्तों की विधानसमितिशओरों में 
सदस्यों की संख्या बढ़ा कर २०-२१ कर दी गई, ओर उनमें आधे गैर-सरकारी 
सदस्य नगर-सभाशओ्रों जिला-सभाओ्रों आदि की सिफारिश पर नामज़द किये जाने 
लगे। केन्द्रीय कोंसिल के १० गैर-सरकारी सदस्यों में से ४ प्रान्तीय कौंसिलों से 
चुन कर आने लगे | बहुपक्षु सब जगह सरकारी सदस्यों का ही रहा। पहले जब्र 
कोई नया कर लगाना हो तभी अर्थंसचिव कोंसिल में प्रस्ताव लाता था। अब 
से आय-व्यय की वार्षिक कृत (बजट) पेश होने लगी, पर सदस्य उसपर विचार 
ही प्रकट कर सकते थे, उनके मत न लिये जाते थे । सदस्यों को प्रश्न पूछने 
का अधिकार भी दिया गया । 

/ सन्‌ १६०० में पंजाब भूमि हस्तान्तरण कानून बनाया गया। उसका 
प्र उद्देश यह था कि किसानों की ज़मीनें गेर-किसान महाजनों के हाथ न जाँय | 
पर उसमें किसान की परिभाषा यह न थी कि जो खेती करे, प्रत्युत किसान जातें 
कबीले ओर फिरके गिना दिये गये थे, ओर वह भी इस प्रकार कि प्रायः सभी 
मुसलमान और ईसाई किसान” थे, पर खेत-मजदूरी करने वाले हिन्दू अछुत 
भी किसान! न थे। यों जिस जात-पाँत को भारतीय सुधारक अपने समाज से 
निकालना चाहते थे, अंग्रेजों ने उसे आर्थिक जीवन में भी गाड़ दिया। 
मुसलमानों में जो अंग्रेजों पर आश्रित, ज़मींदार-अमला-वकील वर्ग था, वह इस 
कानून से किसान? बना रहा । यों इस कानून का स्पष्ट परिणाम यह होने को 
था कि मुस्लिम किसानों को हिन्दू महाजनों से ऋण न मिले, ऋणदाताओं की 
संख्या घट जाने से उन्हें ऋण मेहगा मिले, और उनकी ज़मीनें मुस्लिम ज़मीं- 








८२२ ' भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


दार-अमला-बकील वर्ग के हाथ तेजी से जाती जायें । सन्‌ १८५७ के बाद से 
अंग्रेजों की भाड़ेत सैना की भरती मुख्यतः पंजात्री किसानों में से होती थी । वे 
किसान एक ऐसे वर्ग के वश में रहें जो अंग्रेज़ों की कृपा से ही पनपे, यह इस 


कानून का असल उद्देश था । 


-शरका2०२२७ (मार/०० पाना, शाउाइु#तकापकक.. ०-पामपन्‍मग 


परिशिष्ट ६ 
 /“ जगदीशचन्द्र बसु और बेतार की बिजली 


//आज के समय जगत्‌ के दैनिक जीवन में बिना तार के चलने वाली 
बिजली का बड़ा महत्त्व है। उसके आविष्कार की कहानी संक्षेप में यों है। 
सन्‌ १८६४ में अंग्रेज़ गशितज्ञ क्लाक॑ मैक्सवेल ने हिसाब लगा कर 
बताया कि बिजली की भी लहरें होती होंगी, जो प्रकाश की लह्दरों की तरह 
आकाश (ईथर) में हो कर चलती होंगी। उसके बाद १८८७ में जर्मन वैज्ञानिक 
हेल्ज ने एक यन्त्र बना कर उससे त्रिजली की लहरें उठा कर दिखा दीं। वे 
लम्बी लहरें थीं, जिन्हें एक छोर से उठा कर दूसरे छोर पर पकड़ना सुगम न 
था, तो भी हेल्ज़ के आविष्कार ने दुनियाँ में हलचल मचा दी # हेत्ज॑ के काम 
को जगदीशचन्द्र बसु ने आगे बढ़ाया ओर अपने यन्त्र से बहुत छोटी तरंगें 
उठाईं जिनकी लम्बाई ह इंच थी) 
जब यह सिद्ध हो गया कि त्रिजली की लम्बी छोटी तरंगें होती हैं जो 
आकाश में चलती हैं तब यह सोचा जाने लगा कि उन तरंगों को यदि पकड़ा 
जा सके तो उनके द्वारा धातु के तार के बिना भी सन्देश भेजे जा सकेंगे । यह 
काम भी पहलेपहल जगदीशचन्द्र ने किया | सीसे की कच्ची धात के टुकड़े पर 
तार लगा कर उससे उन्होंने अपने यन्त्र से आकाश दवा भेजी बिजली- 
तरंग पकड़ी । पकड़ने वाले यन्त्र को उन्होंने कत्रिम चक्तु कहा, क्योंकि चन्नु 
जैसे प्रकाश-तरंग को पकड़ती है वैसे यह बिजली-तरंग को पकड़ता था । नवंत्रर 
१८६४ में उन्होंने प्रेसिडेंसी कालेज कलकत्ते के प्रांगण में यह परीक्षण कर 
दिखाया | अपने साथी अ्रध्यापक प्रउुक्नचन्द्र राय के कमरे से बिजली-तरंग 


परिं० ६ | जगदीशचन्द्र बसु ओर बेतार की त्रिजली ८२३ 


उठाई । उस कमरे का दरवाजा बन्द रक्खा, उसपर जगदीश के पुराने अध्या- 
पक फादर लाफों पहरा देते रहे। आगे अध्यापक पेडलर के कमरे में एक 
पिस्तोल भरा रकक्‍्खा था। प्रफुल्ल चन्द्र के कमरे से उठाई गई बत्रिजली की लहर 
ने उस पिंस्तोल को चला दिया । 
तभी रूसी वैज्ञानिक पोपोव ओर इतालबी मार्कोनी भी ऐसे परीक्षणों में 
लगे थे | पोषोव ने कहते हैँ ७ मई १८६५ को रूसी वैज्ञानिकों की एक सभा में 
अपने यन्त्र से विना तार के बिजली का सन्देश भेज दिखाया | मार्कोनी १६५ 
की गर्मियों म॑ं पहलेपहल वैसा कर सके । जगदीशचन्द्र भी उस वर्ष अपने यंत्र 
से बराबर बिना तार के त्रिजली-सन्देश भेज कर दिखाते रहे । उनका यंत्र ओर 
सब्र यंत्रों से अच्छा था यह बात उस व ( १८६५ ) इंग्लैंड की वैज्ञानिक 
पत्रिका 'इलेक्ट्रोशियन? में कही गई थी । उसी वर्ष ब्रितानवी जंगी बेड़े के प्रधान 
सेनापति सर हेत्री जेक्सन ने उस यंत्र को ऑँने 
बेड़े में लगवा लिया था। ५-२-१८६७ को 
वैज्ञानिक पत्रिका इलेक्ट्रिक इंजीनियर” म॑ छुपा 
था-न॑ वसु की विद्युत-तरंग पकड़ने के यंत्र की 
युक्ति तथा सब यंत्रों में उसका शीष स्थान होना 
' ग्रत्यन्त चामत्कारिक है। आश्चय है कि 
इस यंत्र के निर्माण-कोशल को उन्होंने कभी 
छिपाया नहीं, प्रथ्वी के लोगों को उससे काम 
लेने ओर आमदनी करने में कोई बाधा नहीं है ।?? 





जगदी शचन्द्र बस हे अर 
( १८४८-१६३७ ) पर मार्कोनी ने अपनी ईजाद १८६६ में इंग्लेंड 


[ बसु विज्ञानमन्दिर कलकत्ता, जा कर पिटंट” करा ली, अर्थात्‌ उसपर अपना 
श्री आत्माराम कानोडिया के स्वत््त सरकारी दफ्तर में दर्ज करवा लिया, और 

सौजन्य से ] उस स्वत्व को एक अंग्रेज कम्पनी को कुछ शर्तों 
पर दे दिया, जिसने इससे करोड़ों रुपये पैदा किये। गुलाम भारत अपने- वैज्ञा- 


निक आया वेष्कार से कोई लाभ न उठा सका । 
वसु ने अपने आविष्कार का विवरण पहले बँगला में लिखा था। बाद 


प२४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व १० 


में यह प्रश्न उठने पर कि बेतार बिजली का पहला आविष्कारक कोन है, उन्हें 
युरोप जा कर अपने लेख का अनुवाद देना पड़ा । उस बारे,में सन्‌ १६२१ में 

उन्होंने लिखा -- **' इस विषय की अदालत विदेश में है। वहाँ वाद- 
प्रतिबाद केवल युरोपी भाषा में ही णहीत हो पाता है| ( हमारे ) राष्ट्रीय जीवन 
के लिए. इससे बढ कर क्या अपमान हो सकता है ९” “ 


इरह १५७ 


जा अभ्यास के लिए प्रश्न 
१, सम्‌ १८५४७ के तजरबे से भारत के अंग्रेज शासकों ने अपनी शासननीति में 
क्या पारेवत्तन कय १ 
२, अंग्रेजों क किये ज़मीन-बन्दोबस्त से भारतीय किसान अपने स्वत्वों से केसे 
वच्चित हुए ? उन्हें उनक स्वत्व वापिस दिलाने के लिए १६वीं शताब्दी उत्तराधे म॑ कब 
क्या यत्न किये गय १ फल क्या हुआ १ 
कट, वलीउल्लाही कोन थे १ १६वीं शताब्दो में उनके कार्ये 
४. उन्नीसवीं शताब्दी उत्तराब में अंग्रेज पूं जीपतियों 
( एक्स्प्लौयटेशन ) केसे किया ? उसका विवरण दोकज़िए 
५, विक्यो रिया युग में भारत के साधनों ढारा त्रितानबी साम्राज्य की वृद्धि कसे 
ईं ! विवरण दोजिए। 
६, दूसरा आंग्ल-अफगान युद्ध किन दशाओं में हुआ १ उसका परिणाम क्या हुआ : 
७, मिस्र अंग्रेजों के नियन्त्रण में कब केसे आया ? 
८, भारत की टकसालें किन दशाओं में क्‍यों जनता के लिए बन्द की गई १ उस 
श का प्ररिणाम क्या हुआ ! 
६, नेपाल में राणाशारी का विकास केसे हुआ ? उससे नेपाली जनता के जोवन 
पर क्या प्रभाव हुआ ? और अंग्रेजी साम्राज्य को क्या लाभ हुआ 
१०, सन्‌ १८६७ का उत्तरपल्छिमी सौमान्त का युद्ध किन दशाओं में कसे हुआ १ 
उसका परिणाम ! 
११, सन्‌ १८५७ के बाद भारत में स्वाधीन राष्ट्रवाद की लहर फिर कब केसे चली * 
उसमें है“ नेशनल कांग्रेस की लदर में क्या अन्तर था : 
५, बिना तार के बिजली-सन्देश भेजने का आविष्कार किन दशाओं में कब 
कैसे हुआ * 


। चारुचर्ध भट्टाचाय (१६५३)--जगदीशचन्द्ेर ऑक्टिकार । 


परिचय दीजिए | 


क 
ने भारत का विदोहन 


८२] क्रान्तिकारी दलों का उदय परप, 


१३. सन्‌ १६०० के पंजाब भूमि हस्तान्तरण कानून का स्वरढ्प और अभिप्राय 
स्पष्ट कीजिए । | 

१४. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए (१*गुरु रमसिंह (२) सर सैयद 
अद्मद खाँ (३) न्यूजीलैंड में अंग्रेज़ी उपनिवेश स्थापित होना (४) सिंगापुर पर अंग्रेज़ी 
आधिपत्य-स्थापना ५) दूसरा अफीम युद्ध है “बड़ाबी” (७) “चीनी तरवूज्ञ की 
फाँके काटना” (5) श्यामजी कृष्ण वमो (६)आनन्द्मठ । 


'किसककप--प नल अमन पन-+- अपमाततपपरपाएकाम चवरननममममता, 


अध्याय ८ 


क्रान्तिकारी दलों का उदय 
( १६०१-१६२० ई० ) 

३ १ क्वान्ते-टोलियों की नींव पड़ना--हमने देखा है कि १६वीं 
शताब्दी के अन्तिम अंश में स्वाधीन राष्ट्रवादी विभिन्न प्रान्तों में क्रान्तिकारी 
टोलियाँ संप्रटित करने लगे थे । पच्छिमी भारत में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 
उनका बीज बोया था। महाराष्ट्र राजस्थान पंजाब आदि में एक अभिनव-भारत- 
समिति की अनेक शाखाएँ स्थापित हुईं | बंगाल में प्रमथ मित्र ने संघटन 
आरम्म किया था । १६०० ई० के बाद वहाँ सखाराम गणेश देउस्कर ( १८६६- 
१६१२ ) ओर वारीन्द्र घोष ने भी उसे बढदाया। देउस्कर महाराष्ट्र थे, पर 
बंगला में लिखते थे । वारीन्द्र पहले बड़ोदे में थे । पंजाब में तभी स्वामी राम- 
तीथ के साथियों शिष्यों ने भी बैसे संघटन में भाग लिया। श्यामनी ने युरोप 

। कर पहले लन्दन से फिर पेरिस से अपने विचारों ओर संघटन को फैलाना 
जारी रकक्‍्खा | उन्हें वहाँ काठियावाड के सरदारसिंह राणा और मुम्बई की 
श्रीमती कामा का सहयोग मिला | इन्होंने विदेशी क्रान्तिकारियों से भी सम्पर्क 
बनायें श्यामंजी से छात्रवृत्तियाँ पा कर नासिक के विनोयक सावरकर और दिल्ली 
के हरदयाल युरोप गये। हरूदथाल ,के लोटने पर पंजाब का संवत्न और बढ़ा । 

“३४२ कारिस-खाड़ी और तिब्बत पर चअह्ाई--साम्राज्य-लिप्सा 
की जो नई लहर ब्रितानिया में सन्‌ १८७६ से उठी थी, उसका वेग १६०५ तक 
बना रहा | सन्‌ १६७# में वाइसराय कर्जन खुद फारिस-खाड़ी में गया और वहाँ 





८7२६ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव॑ १० 


के मुख्य शहरों में अंग्रेज़ व्यापार-दूत स्थापित कियेर्न ईरान की भूमि में मिद्दी के 
तेल का पता मिला था | उसे निकालने का एकाघधिकार अंग्रेज़ों ने ले लिया ।/ 
. चीन के बोदे साम्राज्य का तिब्बत पर अधिकार टीलाठाला था। 
पच्छिमी तिब्बत में सोने की खानें हैं| १६०३ में कर्जन ने कर्नल यंगहस्वेंड के 
अधीन एक सेना उत्तरी बंगाल से तिव्बत की चढ़ाई के लिए भेजी, जो तिब्बत 
के धनी मन्दिरों को लूटती हुई ३-८-१६०४ को ल्हासा जा पहुँची । तिब्बत का 
शासक दलाई लामा वहाँ से भाग गया था। उसके प्रतिनिधि ने सन्धि करके 
तिब्बत की विदेशी नीति अंग्रेजों को साँप दी। ग्यांचे में अंग्रेज  व्यापार-दूत?? 
ओर यातुझ ओर गारतोक में व्यापार-निरीक्षक रखना भी स्वीकार किया । 
३. बंग-भंग--पुरातत विभाग की स्थापना कर्जन का एक अच्छा 
कार्य था, अन्यथा " इस छोकरे से राजनीतिचारी”? की याद उसके दमन के 
कार्यों और इतराये दिमाग के मापणों से की जाती है। सन्‌ १६०४ में उसने 
युनिवर्सिटियों पर सरकारी नियन्त्रण बदाने को एक कानून जारी किया ओर 
फिर बंगालियों की जागती हुई राष्ट्रीयता की दबाने के लिए. अक्तूबर १६०५ में 
बंगाल को तोड़ कर पूरवी बंगाल और अ्रसम का एक तथा पच्छिमी बंगाल ओर 
त्रिहार का दूसरा प्रान्त बना दिया, जिससे बँगला-माघी ज्षेत्र दो ठुकड़े हो गया । 
है : स्वदेशी आन्दोलन--इसके जवाब में स्वदेशी अस्तुओं के प्रचार 
ओए“्रैंग्रेज़ी माल के बहिष्कार का आन्दोलन बंगाल में शुरू हो कर सारे 
भारत में फैल गया। बहिष्कार आन्दोलन के संचालक गर्म दल” के कहलाते 
ओर उनके मुकाबले में कांग्रेस के नेता नरम दल? के । टिक्कक, अरविन्द घोष 
विपिनचन्द्र पाल आदि गरम दल के अगुआ थे। उनके अन्दोलन से' 
स्वाधीनताबादी संघटन को पुष्टि मिली। स्वदेशी व्यवसायों राष्ट्रीय शिक्षणालयों 
ओर क्रान्तिकारी टोलियों की स्थापना और विस्तार उस संघटन के मुख्य रूप 
थे | इस लहर को विश्व-परिस्थिति ने भी पनपाया । 
सन्‌ १६०४ में रूस और जापान का युद्ध हुआ जिसमें जापान ने रूस, 
को पछाड़ दिया । युरोप की विश्व-प्रभुता के विचार को इससे ज़ोर का धक्का 
लगा। १८६ हे तक जापान भी एशिया के दूसरे राष्ट्रों की तरह था। तब से 
ज ॥9%9 


८08४] क्रान्तिकारी दलों का उदय ८२७. 


उसने युरोप के विज्ञान शिल्प ओर आर्थिक राजनीतिक संघटन की समझ कर 
अपनाना आरम्म किया था । (जापान की इस जीत से एशिया के देशों में 
त्रिजली की लहर सी दौड़ गई ।-» 

हरद्वार गूरुकुल मे अब आधुनिक विज्ञान की शिक्षा भी हिन्दी म॑ दी 
जाने लगी । उसकी देखादेखी बंगाल में भी "जातीय शिक्षा परिषद्‌? स्थापित 
हुई, जिसका जादवपुर ( कलकत्ता ) में स्थापित किया शिल्प और शिल्प्र श्र इंजिनीयरिंग 
विद्यालय हमारे देश में उस प्रकार की श्रेष्ठ संस्था रही है। १६०६ में वारीन्द्र 
ने विवेकानन्द के भाई भूपेन्द्रनाथ दत्त से मिल कर युगान्तरः पत्र जारी किया 
जो खुल कर स्वाधीन राष्ट्रवाद का प्रचार करने लगा | ढाके ओर कलकत्ते में 
अनुशीलन समितियाँ स्थापित हुई ( १६०६ )। अगले दो बरस में ढाका 
समिति की ५०० शाखाएँ बंगाल ओर उत्तर भारत में खड़ी हो गई। इन 
समितियों में युवक व्यायाम और स्वाध्याय के लिए जुटते थे। पुलिनबिद्दारी 
दास ढाका अ्नुशीलन समिति के मुख्य संचालक थे । इस लहर की जड़ मं 
यह विचार था कि हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए “”' फिरंगी की कृपा से मिले 
अधिकारों पर हम थूकेंगे ; हम अपनी भक्ति स्वयं पायेंगे [? युरोप में श्यामजी 
ओर उनके साथियों ने इसका विशेष यत्न किया कि भारत के योग्य युवकों को 
समर-विज्ञान की ऊँची शिक्षा मिल सके | 

कला वाआयय ओर विज्ञान में भी इस जाग्ति ने मौलिक कृतियों को 
उत्पन्न किया | उन्नीसवीं शताब्दी में पहाड़ी कलम [ ६,११ ६ ७ | का, अ्रन्त 
होने के बाद से भारतोय कलाकारों की प्रतिभा पाश्चात्य शेली के सामने परा- 
भूत सी रही थी। रविवर्ता नामक केरल चित्रकार ने पच्छिमी शैली में भारतीय 
कल्पनाओं को प्रकट करना चाहा, पर उनकी रचनाएँ. भद्दी हुईं थीं। सन्‌ 
१६०३-४ में अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने नई. चित्रण-शैली का विकास किया जो 
विदेशी शैलियों की अनेक बोत अपना,लेने पर मी पूरी तरह भारतीय ४! 
रविवर्मा के शिव” और अवनीन्द्र के शिष्य नन्‍्दलाल वसु के 'शिंव” की तुलन 
से उन्नीसवीं शताब्दी के पिछले अंश ओर सन्‌ १६०४-८ की भारतीय 
शत्तियों का अन्तर मानो आँखों के सामने आ जाता है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर 





रद भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


बैंगला ओर सुब्रह्मर्य भारती के तप्नित्ठ गीतों में उसी नई लहर की गूँज थी । 
भारती ने गाया--हम नाचेंगे, हम गायेंगे, हम आज स्वतन्त्र हैं। टिठुक की 
वाणी मराठी वाद्य भ॑ जो नई जान फूक रही थी, उसकी प्रतिध्वनि भारत 
की अन्य भाषाओं म॑ भी सुनाई देती | विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे (१८६४- 
१६२६ ) और गोविन्द सखाराम सरदेसाई ( १८६५४- ) की मराठा 
इतिहास-कृतियों के पहले अंश १८६७-१६०२ के बीच प्रकट होने लगे थे। 
बीसबीं शताब्दी की पहली चौथाई में उनकी परम्परा जारी रही | इन दो ऐति- 
हासिकों ने इतिहास का गहरा मनन करके स्पष्ट किया कि युरोपियों के मुकाबले 
में मराठों ओर अन्य भारतीयों के लगातार हारने के मूल कारण क्‍या थे। 
जगदीशचन्द्र बसु ओर प्रकुल्लचन्द्र राय (१८६१-१६४४) ने १८ सो नव्वेओं 
में जो मोलिक वैज्ञानिक खोज आरम्म की थी उसे स्वदेशी आन्दोलन के 
वातावरण से पुष्टि मिली। जगदीशचन्द्र ने विद्युत-तरंगों-विप्यक खोज को 
आगे बढ़ाने के साधन अपने पास न देखते हुए वनस्पति के जीवन पर ध्यान 
दिया और उस क्षेत्र में भी वैसी ही गहरी खोजें कीं। प्रफुल्लचन्द्र ने प्राचीन 
भारतीय रसायन-शाखत्र का मूल्य आँका ओर इतिहास टटोला ऑनिवास 


नमन जन २० नननन न सि५न2कम न कम कब तनमन तिमश आओ च आटे ैखससससससस 


रामानुजन्‌ (१८८७-१६ २०) ने इसी अवधि म॑ गणित की ऊंची खोजें कीं । 

९५, आंग्ल-रूसी सम भौता--जमंनी अरब प्रबल राष्ट्र हो उठा था अब प्रबल राष्ट्र हो उठा था । 
उससे हार कर फ्रांस ने सन्‌ १८६३ म॑ रूस से स्थायी मैत्री की सन्धि कर ली । 
जम॑न व्यवसायी दुनिया के बाज़ारों में अंग्रेजां को पछाड़ने लगे ओर जमंन 
राजनेता विश्व-साम्राज्य के सपने देखने लगे | तुर्की के सम्राद से मैत्री करके 
उन्होंने बलिन से बगदाद तक रेलपथ बनाने की योजना की। इससे अंग्रेज 
अत्यन्त आशंकित हो उठे ओर फ्रांस ओर रूस से अपना पुराना बैर भूल कर 
मैत्रो की सन्धियाँ कर लीं ( १६२४-०७ )। इनके अनुसार ब्रितानिया और 
फ्रांस ने स्थाम को तथा ब्रितानिया ओर ऋस ने ईरान को अपने प्रभावन्षेत्रों में 
बाँट लिया । उत्तरी ईरान रूख का ओर दक्खिनी अंग्रेज़ों का प्रभाव-च्षेत्र माना 
गया । इस बँटवारे से “ईरान का गला घोंटना” शुरू हुआ । चीन साम्राज्य में 
से तिब्बत अंग्रेज़ों का ओर मंगोलिया रूसियों का प्रभावत्षेत्र माना गया । 


८९६] क्रान्तिकारी दलों का उदय ८२६ 


९६, मौर्ले मिंटों सुधार और दमन--वंग-भंग के एक महीना बाद 
कर्जन ने भारत से विदा ली; उसका उत्तराधिकारी मिंगो आया। जोन मोलें 
तब भारत-सचिव था। मोल और मिंगो ने दाहिने हाथ से दमन और बाएं. 
हाथ से शमनः का रास्ता पकड़ा | 

मिंयो ने एक भाषण में सूचना दी कि भारतीयों को कुछ स्वशासना- 
घिकार दिये जाबँंगे, और साथ ही मुस्लिम रईसों को इशारा किया कि वें 
विशेष अधिकार माँगें। इशारा पाते ही आगाखाँ आदि कुछ जने उसके पास 
यह प्रार्थना ले कर पहुँचे ( १-१०-१६०६ ) कि यदि देश के निर्वाचित प्रति- 
निधियों को कुछ अधिकार देने हों तो मुसलमानों को अलग प्रतिति। प्रतिनिधि चुनने 
दिया जाय । मिंटो ने इससे सहमति प्रकठ की और उसके इशारे पर मुस्लिम 
लीग स्थापित की गई, जिसका पहला ध्येय था “भारतीय मुसलमानों में ब्रितानवी 
सरकार के प्रति राजभक्ति के भाव बढ़ाना”? । सन्‌ १६०७ में पंजाब में अजीतसिंह 
और ला जिया ले यानि बतानयरथ आप 
यत्न किया। उन्हें कैद कर ६ मास बरमा में रक्‍्खा गया । राष्ट्रीय आन्दोलन के 
उम्र होने पर नस्म दल आन्दोलन का साथ न दे सका | दिसम्बर १६०७ में 
सूरत में कांग्रेस हुई; में कांग्रेस हई; वहाँ दोनों दलों में मारपीट हो गई । गोपाल कृष्ण गोखले 
के नेतृत्व में नरम दल का कांग्रेस पर कब्ज़ा रहा; गरम दल अलग हो गया । 

तमिछनाड में चिदम्बर्म्‌ पिल्‍ले ने एक स्वदेशी जहाज कम्पती चलाई 
थी, जिसके जहाज तमित्ठ तट और सिहल के बीच चलते लगे थे। १९६०८ में 
सरकार ने चिदम्बरम को जेल भेज कर कम्पनी यह कह कर तोड़ दी कि वह राज- 
नीतिक उद्देश से चलाई गई है। कलकते के एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने एक 
युवक को बँतों की सज़ा दी | सकल युवक ने मुज़फ्फरपुर में ब्रम 
द्वारा उस मजिस्ट्रेट को दण्ड देने का यत्न किया ( २०-४-१६०८ )। इस 
मामले में वारीन्द्र और उनके कई साथी पकड़े गये | टिछ्ठिक को खुदीराम के 
पक्ष में लिखने पर छुह बरस की कैद मिली । तभी प्रेस जब्त करने का कानून 
बना, बंगाल के अश्विनीकुमार दत्त आदि नौ नेता निर्वांसित किये गये, ओर 
अनुशीलन समितियाँ गैरकानूनी करार दी गईं। तब से वे गत काम करने लगीं। 


८३० भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पवे १० 


सन्‌ १६०६ म॑ अंग्रेजी पार्लिमेंट ने भारतीय शासन का नया_ कानून 

बनाया । उसके अनुसार केन्द्रीय ओर प्रान्तीय विधान-समितियों की सदस्य- 

संख्या बढ़ाई गई, यद्यपि निर्वाचित बहुमत कहीं न किया गया और निर्वाचना- 

धिकार सम्पत्ति पर रकखा गया | साथ ही मुसलमानों के प्रतिनिधि अलग 

चुनने की तजनत्रीज़ की गई। विधान-समाएँ मुख्यतः राष्ट्र के आर्थिक ओर 

“सजनीतिक"जीवन को नियमित करती हैं। इस कार्य के लिए साथ साथ रहने 
वाले लोगों को अपने साम्प्रदायिक 
विश्वासों के आधार पर अलग 
अलग प्रतिनिधि चुनने का यह 
ग्रथं था कि मज़हबी विश्वासों के 
ग्न्तर को जनता के शथार्थिक 
राजनीतिक जीवन में भी फेलाया 
जाय, जिससे भारतीय जनता में 
पक्की द्राड़ पड़ जाय ।( केन्द्रीय 
आर प्रान्तीय शासन-समितियों में 
भी एक-एक दोनदो भारतीय 
सदस्य रखना तय हुआ [) उस 
काल लोड रिपन जैसे अंग्रेज 
वाल गंगाधर टिब्ठक राजनेताश्ं को भी सन्देह था कि 

[ श्री हरि पल पा के] शासन-समितियों मं भारतीयों को 

कह पलक मी शी लेने से कैसे काम चलेगा | धीरे 

धीरे उन्होंने देख लिया कि हिन्दुस्तानी सिपाहियों को तरहू “नरम! हिन्दुस्तानी 
नेताओ्रों को भी अंग्रेज अपना उपकरण मजे में बना सकते हैं | ह 
इन सुधारों का प्रभाव क्रान्ति आन्दोलन पर नहीं पड़ा । दमन के 

कारण अनेक क्रान्तिकारियों को देश छोड़ना पड़ा। केरल के चम्पकरामन 


बा बा सज | सन्‌ १६०९६ के अन्त में पंजाब में धर- 
पकड़ हुई । अजीतसिंह तब अपने साथी सूफी अम्बाप्रसाद और शुजाउलहक के 






227 आल, 





८$७]| क्रान्तिकारी दलों का उदय ८३१ 


साथ ईरान भाग गये । वहाँ उन्होंने इंगन पर आती अंग्रेज़ी ओर रूसी प्रभुता 
के विरुद्ध ईरानियों को जगाने की कोशिश की । दिल्ली के हरदयाल भी विदेश 
भागे, ओर मिस्र पहुँच कर वहाँ के युवकों म॑ स्वाधीनता के विचार फैलाने 
लगे | विनायक सावरकर युरोप से भारत लौटते हुए. पकड़े गये । सन्‌ १६१०- 
न लत 

क्रान्तिकारी पडयन्त्रों के मुकदमे चले । इससे/भहाराष्र ओर तमिद्धनाड के 
क्रान्ति आन्दोलन ठंडे पड़ गये और कलकत्ते के चौगिद भी शान्ति हो गई,) 
पर पूरवी बंगाल की स्थिति मे कोई फरक नहीं पड़ा । दरदयाल मिख से युरोप 
पहुँचे, ओर वहाँ से अमरीका-प्रवासी पंजाबी मज़दूरों में क्रान्ति के बीज बोने 
को रवाना हुए । 

देसी मापाओं की उन्नति का प्रयत्न भी जारी रहा। सन्‌ १६१० में 


टटणत0-+००७०७५०७-७-७४० +कजिननलकिली मा फल नक नलनननल> ०5 'ज्कलार, 


०." सपलककनन५43+%+++ #कमा मा+ 


8७. वंग-भंग का रद होना--नवम्बर १६१० में मिटो की जगह 
हार्डिश्ञ वाइसराय बन कर आया | सन्‌ १६११ के अन्त में सम्राट जोज॑ 
( भम ) ने भारत आ कर दिल्ली दरबार में वंग-मंग को रह करने की घोषणा 
की । असम ओर बिहार-उड़ीसा के प्रान्त बंगाल से श्रलग किये गये, तथा 
भारत की राजधानी कलकत्ते से दिल्‍ली बदली गई । 

सन्‌ १६११-१२ में पूरवी बंगाल को छोड़ भारत के सब प्रान्तों में 
ऊपरी शान्ति बनी रही | १६११ में उत्तरी अफरीका में तुक साम्राज्य का त्रियोली 
( लिबिया » प्रान्त इतालिया ने धर दबाया | १६१२ में तीन बलकान राष्ट्रों ने 
मिल कर तुक साम्राज्य के युरोप वाले अ्रंश को मुक्त कराया | भारत के मुसल- 
मानों में इससे बेचैनी फैली ओर कुछ लोग घायल ठ॒कों की शुश्रषा के लिए, 
तुर्कों गये । 3 

२३ दिसम्बर १६१२ को हार्डिज्ञ ने शाही जुलूस के साथ दिल्ली में 
प्रवेश किया । चाँदनी चोक में उसके हाथी पर बम फेंका गया जिससे वह 
बाल बाल बचा । क्रान्तिकारी दल ने मानो यह सूचना दी कि वंग-मभंग के रद्द 


परे२ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पे १० 


होने से वह शान्त नहीं हो गया । इस घटना से दिल्‍ली षडयन्त्र का मामला 
चला, जिसमें पूरवी बंगाल और उत्तर भारत के क्रान्ति-दलों का परस्पर संबंध 
प्रकट हुआ । उन्हें जोड़ा था रासविहारी वसु ने जो पकड़े नहीं गये । 

ग् दक्खिन अफरीका सत्याग्रह--दक्खिन अफरीका में जो 
शर्त्‌ तीय 'कुली? गये [१०,६६५|, उनमें से बहुत से शर्त से छूटने के 
बाद धैंहीं बस गये थे | दुकानदारी ओर अन्य धन्धों से भी वहाँ बहुत से 
दविन्दुस्तानी गये थे । युरोपियों को उनका स्वतन्त्र हो कर वहाँ बसना अखरता 
था। व कानून बना कर खास इलाकों में हिन्दुस्तानियों को व्यापार करने 
जमीन लेने ओर घुसने तक से रोक दिय [ईसपर १६१३ में मोहनदास करम- 
चन्द गान्धी के नेतृत्व में हिन्दुस्तानियों ने सत्याग्रह किया। २५०० आदमी 
जांसवाल से नाताल में घुसे; उनके नेता गिरफ्तार किये गये; जगह जगह 
हड़तालें हुई । श्रन्त में वहाँ की सरकार की ओर से जनरल स्मटस ने गान्धी से 
समभोता किया ओर कानून में कुछ रद्दोबदल किया । 

$९., कोमागाता मारू--अंग्रज़ों की फोज ओर पुलिस की नौकरी 
में बहुत से पंजाबी बरमा मलाया और चीन जाते ये । इनके साथी-संगी दूसरे 
धन्धों के लिए. भी वहाँ जाने ओर बसने लगे । अमरीका के पच्छिमी तट के 
राज्यों में तब नई ज़मीनें आबाद हो रही थीं। मेहनती पंजाबी मलाया ओर 
चीन से वहाँ पहुँचने लगे | वहाँ वे खेती की मजदूरी से फी आदमी पाँच सात 
रुपया रोज़ाना कमा लेते थे । १६११ में हरदयाल और सोहनसिंह भखना आदि 
के यत्न से सानफ्रांसिस्को में इन्हीं लोगों म॑ं एक गदर दल? स्थापित हुआ । 

कैनेडा की सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिससे भारतीय मज़दरों का 
वहाँ जाना प्रायः असम्भव हो जाय | अंग्रेज़ी साम्राज्य में भारतीयों की कैसी 
दुर्गंति है यह दिखलाने को पंजाब के बाबा गुरुदत्तसिंह ने जापानी जहाज 
कोमागातामारू किराये पर लिया ओर हाह्ृकाड से पंजाबी श्रमियों को उसमें ले 
कर वंकोवर पहुँचे ( २३-३-१६१४ )। दो मास तक वह जहाज वंकोवर बन्दर 
पर खड़ा रहा, पर कैनेडा सरकार ने भारतीय श्रमियों को अपनी जमीन पर पैर 
नहीं रखने दिया और अन्त में एक जंगी जहाज गोलाबारी के लिए. भेज कर 


८९११ ] क्रान्तिकारी दलों का उदय वर रे 


लोटने को बाधित किया । 
१०, चोन की,कांति, तिब्बत में अग्रेज़ी दस्तन्दाजी--सन्‌ 
१६१२ में जीन में क्रान्ति हो कर साम्राज्य के स्थान में गणराज्य स्थापित 
हुआ । इससे पहले कि नया प्रजातन्त्र समूचे चीन-साम्राज्य में पैर जमा सके, 
रूसियां और अंग्रेजों ने उसकी फॉकें काट लीं। मंगरोलिया का रूस की तरफ 
का बड़ा भाग चीन से अलग हो कर “ बाहरी मंगोलिया” बन गया। अंग्रेजी 
सरकार ने भारत से तिब्बत ओर अ्रसम की सीमा की अबोर जाति के प्रदेश 
पर चढ़ाई कर उसे हथिया लिया, तथा १६१३-१४ में तिब्बत के मुख्य भाग को 
अपना रक्षित बना लिया | तत्न से तिब्बत में भारत की डाक-तार चलने लगी । 
चीन की जाते का एक और परिणाम यह हुआ कि १६१३ से भारत 

से चीन को अफीम जाना बिलकुल बन्द हो गया | 
है ०० / पहला विश्व-युद्ध-सन्‌ १६१४ में रूस फ्रांस और ब्रिता- 
निया अपने को मित्र राष्ट्र” कहते थे, जमेनी से युद्ध ठन गया | जमन 
सेना फ्रांसीसी सेना को ढकेलती हुई पेरिस के ६० मील तक जा पहुँची, किन्त 
वहाँ फ्रांसीसी डट गये | अफरीका के जर्मन उपनिवेशों ( केन्या आदि ) पर 
अंग्रेजों ने भारत से चदाइयाँ कीं । युद्ध शुरू होंते ही अंग्रेज़ी पार्लिमेंट ने निश्चय 
किया कि भारतीय सेना से इस युद्ध में पूरा काम.लिया जाय और उसका पूर। 
खर्च भी भारत ही उठाय । इसके अनुसार युद्ध के शुरू के महीनों में दो लाख 
से ऊपर भारतीय सेना बाहर भेजी गई । 

पैरिस की ओर विफल हो कर जम॑न अक्तूबर-नवम्बर ( १६१४ ) में 
इंग्लिश चेनल की ओर बढ़े । तय से २० मील तक वे पहुँच गये, पर तट 
को न पा सके । वहाँ उनकी बाढ़ जिस सेना ने रोकी, उसकी हरावल सिक्‍सखे 
की थी । जैसा कि बाद में एक जमंन विद्वान ने लिखा, “फ्रांस की खन्‍्दकों क॑ 
दीवारे जिन बालू के बोरों से बनीं थीं वे. बंगाल की चटकलों (जूट-कारखानों) रे 
तैयार हुए थे, उन बोरों के पीछे से जो सैनिक गोलियाँ दागते थे, वे भारतीय थे ।? 

अक्तूबर में तुर्की जम॑नी के पक्ष में मिल गया | भारतीय मुसलमान इसरे 
भड़क न उठे ऐसा खटका हुआ, पर अंग्रेजों ने निज़्ाम ओर आगाखों रे 





'दरे४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व १० 


' घोषणाएँ निकलवा कर तथा उग्रपन्थी मुसलमानों को चज़खन्द कर उन्हें शीघ्र 
शान्त कर दिया, ओर पीछे तो भारतीय मुस्लिम सेना को खास तु्कों के साथ 
भी भिड़ाते रहे । अरब इराक फिलिस्तीन और सीरिया तब तक तुक साम्राज्य 
में थे, और मिस्र पर भी तुर्कों का नाम का आधिपत्य था। भारत से तुरन्त 
एक सेना इराक ( मेसोपोतामिया ) को और एक मिस्र को भेजी गई। पहली 
सेना ने बसरा ले लिया । दक्खिनी ईरान में भारतीय सेना बढाई गई, आर 

कोइथा-नुश्की रेलपथ को ठीक ईरान की सीमा पर दुज़्दाप ( ज़हीदन ) तक 

पहुँचाने की योजना की ग 

फरवरी १६१५ मे त॒र्कों ने सुएज पर चढ़ाई की | वह विफल हुई, उलगा 
अप्रेल में मित्र सेना? दरे-दानियाल मे बुसी। गाली | गालीपोली पर तुर्कों ने उसे 
रोके रक्‍्खा । 

बसरा वाली भारतीय सेना बगदाद के २५ मील तक जा पहुँची | वहाँ 
से त॒ुकों ने उसे/पीछे ठकेला ओर कुत-उल-अ्रमरा पर आ कर चारों तरफ से 
घेर लिया । जनवरी १६१६ में गालीपोली से अंग्रेज़ो सेना को हटना पढ़ा 
ओर अप्रैल में कुत में त्रिरी सेना ने हथियार रख दिये । पर १६१७ में अंग्रेज़ी 
भारतीय सेना ने कुत को वापिस ले कर बगदाद भी जीत लिया। यों सारा 
इराक तुक साम्राज्य से छिन गया | 

४ तभी रूस की प्रजा ओर सेना के भीतर क्रान्ति का उच्नाल आ रहा था। 

१५ मार्च १६१७ को ज़ार ( रूस-सम्राद ) ने गद्दी छोड़ दी ओर रूसी नरम 
दल के नेता करेंस्की ने गणराज्य स्थापित किया। लेकिन रूसी किसानों 
मज़दूरों और सैनिकों का गरम दल ( बोल्शेविकी ) इससे सन्तुष्ट न हुआ, ओर 
लेनिन के नेतृत्व में ७-११-१६१७ की क्रान्ति में उन्होंने सदियों की 3 मी से 
मुक्ति पाई । १४-१२-१६१७ को उन्होंने जर्मनों से सन्धि कर ली । 

अमरीकियों ने मित्र राष्ट्रों! को युद्ध-खच के लिए बड़ा कर्ज दिया था | 
उनके हारने से वह रकम डूब जाती; इसलिए अप्रेल १६१७ में अमरीका भी 
उनकी तरफ से युद्ध में उतरा । 

लोरेन्स नामक अंग्रेज कनंल अरब फिरकों के अ्रन्दर तुर्कों के विरुद्ध 


८३२१ |] क्रान्तिकारी दलों का उदय ट३५ 


4 


पडयन्त्र कर रहा था। उसने अरबों को तुर्कों से भिड़ा दिया, ओर अरबों के 
संरक्षक बन कर अंग्रेजों ने नवम्बर दिसम्बर १६१७ म॑ फिलिस्तीन मी ले लिया। 

रूसी साम्राज्य के टूथ्ने पर मार्च १६१८ में जर्मम काले सागर ओर 
कोकासुस पर आ पहुँचे, ओर तुक ईरान में घुस कर भारत की ओर बढ़ने 
लगे। इधर दुज़दाप तक रेलपथ तैयार हो चुका था। इस दशा में अंग्रेज़ 
भारतीय सेना को ले कर ईरान को रोंदते हुए जर्मनों तुकों के सुकाबले को बढ़े । 
कुछ काल के लिए उन्होंने बाकू भी ले लिया । 

सन्‌ १६१८ म॑ लाखों की संख्या में ताज़ी अमरीकी सेना के फ्रांस में 
आने से जन पक्ष दवने लगा | तभी फ्रांस ने तुर्की का सीरिया प्रान्त जीत 
लिया । ३० अक्टूबर १६१०८ को तुर्की ने हथियार रख दिये। तब ११ नवम्बर 
को जमनी ने भी हथियार रक्‍्खे । 

भारत से कुल १३ लाख आदमी, जिनमें ८ लाख योद्धा थे, इस युद्ध 
के विभिन्न मोचों पर गये। किन्तु इनका काम सिफ सैनिक मजदूरों का था। 
अफसरों की माँग आने पर भारत में कई सामरिक विद्यालय खोले गये और 
उनमें कलकत्ता बम्बई के गोरे व्यापारियों के लड़कों को सिखा कर २३ हजार 
अफसर तैयार किये गये | भारत से युद्ध में भेजे गये ढोर-डंगर और सामान 
को कोई हृद न थी । |] ्ि 
इस युद्ध के बीच भारत का सामरिक खर्च २ से रे करोड़ पौंड वार्षिक 
होता रहा । उस काल भारत सरकार की कुल मालगुजारी वार्षिक १० करोड़ 
पीाड से कम थी | दिसम्बर १६१४ में भारत में पहला युद्ध-ऋण उठाया गया । 
उसके बाद तो कई युद्ध-ऋण लिये गये | १७७४४७४ 

प्रत्येक सरकार जो कागजी मुद्रा या दूसरी सांकेतिक मुद्रा चलाती है 
उसकी खातिर सोने का रक्षित भंडार रखती है। भारत में टकसालें बन्द होने 
पर भारत का एक स्वण मान भंडार! तथा एक कागज मुद्रा भंडार! लन्दन 
म॑ रक्‍खा गया था। युद्ध-काल में इन भंडारों में से १३ करोड़ पोंड ब्रितानर्व 
सरकार को उधार दिये गये। यदि ब्रितानिया हारता तो भारत में चलने वाले 
कागजी नोट निरे कागज रह जाते । रे 

भा०--० ३ 


८३६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन | पर्व १० 


माच १६१७ में भारत-सरकार ने ब्रितानिया को युद्ध की खातिर १० 
करोड़ पोंड 5 दिया | सितम्बर शृ१८ में ४३ करोड़ पोंड का 
आर “दान”देना वैय हुआ | ये रक्रम॑ भारत में ही ऋणों द्वार उठाई गई । 
ऋण उठाने में काफो जार-जबरदस्तो की गई। उन ऋणों से घनियों ने तो 
सूद पैदा किया, पर गरीब करदाताओों पर ३० बरस के लिए १० करोड़ 
वार्षिक सूद का बाक बढ गया । 

. खर्च की दिक्कत के कारण सन्‌ १६१७ म॑ सरकार को विल्लायती कपड़े 
पर भी ७३ फो सदी चुंगी लगानी पड़ी | वैसे भी युद्ध के कारण भारत के 
व्यवसायों को कुछ बढावा मिला। गां तो भारत ने सब्र तरह की रसद-पस्तामग्री 
ब्रितानिया की मदद का भेजी, पर यर्दा लोहे की कीलें पेंच कमानियाँ तार के. 
रस्से जेसी साधारण वरतुएँ भी तैयार न हो सकती थीं। अग्रेज शासकों ने देखा 
कि भारत में व्यवसायों को न पनपने देने की उनकी पुरानी नीति युद्ध जेसे काल, 
में घातक हो सकती है, श्रोर तब्र से भारतीय पूँजीपतियों को अपने साथ लेने 
की नीति पकड़ी । ह 
«02५९. पहले विश्ययुद्ध-काल की क्रांति-चेणटराएँ--युद्ध छिड़ते ही 
227 | के(औरतीय गदर दल ने अपने सदस्यों को भारत भेजना प्रारम्भ 
किया । सबसे पहले आने वालों म॑ एक युवक कत्तारसिह था, जिसने अमरीका 
में वायुयान-इंजिनियरी सीखी थी। सरकार ने इन आगन्तुककी की नजरबन्दी के 
लिए भारत-प्रवेश अ्रध्यादेश ( इंग्रेस इंद इंडिया आर्डिनांस ) निकाला | 

सितम्बर १६१४ में ही हरदयाल इस्ताम्बूल पहुँचे ओर गदर दल का 
तरुण तुक दल से सम्बन्ध जेड़ा | यह तरुण तुक दल १६०४ में खड़ा हुआ 
था, और ठुकों को मजहब की शद्जुलाश्रों से मुक्त कर राष्ट्रीया के आधार पर 
शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। भारत से जो मुस्लिम युवक १६११-१२ 
में तुर्की गये थे, वे भी इन तरुण तुर्क के आदशों से प्रभावित हुए थे | तुकीं 
से दरदयाल जमनी गये, जहाँ जमन युद्ध-विभाग की देखरेख में एक “भारतीय 
राष्ट्रीय दल” काम करने लगा था। वीरेन्द्र चद्गोपाध्याय, चम्पकरामन पिल्ले, 
हरदयाल, तारकनाथ दास, बरकतुल्ला आदि इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे | 





८३४१२ |] ब्र'न्तकारी दलों का उदय ८३३७ 


अमरीका से डेढ़ दो हज़ार गदर दल वाले सितम्बर अक्तूबर १६१४ में 


उरद्याल ( १५८८-१६२६ ई० ) 
[ स्वीडन में लिया गया चित्र, 
। हनुमन्तसद्ाायजों के सांजन्य से ] 


जी ->+ण्ण का 
हे « 


ह 
रु] 





भारत आये । रास्ते म॑ चीन 
आर मलाया की पंजात्री सेना 
में क्रांति के विचार फैलाते 
हुए. इनमें से जो बच कर 
पंजाब पहुँच जाते, वे भारत 
की छावनियों में वही काम 
करते। इनका एक केन्द्र स्याम 
मं रहा। स्थाम की उत्तरी 
सीमा पर तत्र जमन इंजिनियर 
रेलपथ बनवा रहे थे, जिसमें 
पंजाबी मजदूर काम करते थे | 
उस रेलपथ से बरमा पर 
चढ़ाई करने की योजना थी, 
जिसे अमरसिंह नामक पंजाबी 
इंजिनियर ने बड़े उत्साह से 
हाथ में लिया | 

गदर दल की ओर से 


कत्तारसिंह आर विष्णु गणेश 


पिंगले, रासविहारी वसु का पता निकाल कर बनारस पहुँचे । वहीं बंगाल के 
क्रान्तिकारी नेता भी आये और कायक्रम निश्चित हुआ । तभी अ्रली अहमद 
सिद्दीकी ओर हकीम फायम अली, जिन्हें तरुण तुर्को से प्रेरणा मिली थी, रंगून 
पहुँचे, ओर गदर दल से मिल कर काम करने लगे | बंगाल की क्रांति-टोलियाँ 
खूब सुप्तंघ्रटित थीं, पर सेना को अपने साथ मिला कर उठने की बात उन्होंने 
कभी सोची न थी, न सेना से उनका सम्पक था| पंजाब ओर राजस्थान के 
क्रांतिकारियों के सम्पर्क में आ कर रासववेहारी ओर उनके साथी शचीन्द्रनाथ 
सान्‍्याल ने क्रांति में भारतीय सेना के महत्त्व को जहाँ खूब समझ लिया, वहाँ 


प्रेष भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


पंजाब ओर राजस्थान के क्रान्ति-दलों का बंगाल के दलों के साथ सम्बन्ध भी 
जोड़ दिया | रासविहारी स्वयं पंजाब जा बैठे । 

इसके बाद बन्‍्नू पेशावर से सिंगापुर तक तमाम सेनाओं में क्रांतिकारी 
कर्मी पहुँच गये, ओर सब सेनाश्रों की मीतरी हालत उन्होंने जान ली। भारत 
में तब्र गोरी फौज कुल १५ हजार थी । रंगून और सिंगापुर की पल्टनों में सर- 
कार को कुछ गड़बड़ दीख पढ़ी । रंगून की “"बलोची” ( पच्छिम पंजाबी ) 
पल्टन में से २०० आदमी कैद किये गये ओर सिंगापुर की पंजाबी पलल्‍्टन की 
बदली कर दी गई । 

फीरोजपुर और रावलपिंडी में तब भारत के सबसे बड़े शस्रागार थे । 
२१ फरवरी १६१५ को 
उनपर ओर लाहीर के 
शस्त्रागार पर देसी पलटने 
हमला करतीं, ओर उसके 
बाद जहाँ तहाँ देसी सेना 
उठ खड़ी होती । फरवरी 
में हो पंजाब पुलिस को 
इस मामले की भनक 
मिली । १६ फरवरी को 
शखस्त्रागारों पर गोरी फोज 
का पहरा लगा दिया गया, 
ओर लाहौर अमृतसर में 
क्रांतिकारी अड्डों पर पुलिस 
ने छापे मारे | उन छापों 
में हथियारों के अतिरिक्त 
तिरंगे राष्ट्रीय कंडे ओर 
ऐलाने-जंग भी पकड़े कत्तौरसिंड 
गये। इससे देसी सेना की [ देशभक्त यादगार जलंधर के सौजन्य से ] 





८९१२ ] क्रान्तिकारी दलों का उदय ३६ 


हिम्मत टूट गई। लेकिन २१ फरवरी को सिंगापुर की सेना ने ठापू पर अधिकार 
कर ही लिया। अंग्रेज़ी जंगी जहाजों ने आरा कर सात दिन बाद टापू वापिस 
लिया । पंजाब में जोरों की घरपकड़ हुई और “ भारत रख्या कानू- रक्षा कानून” जारी किया 
गया। क्रांतिकारियों ने सोचा उनके अपने दल के पास शस्त्र काफी होते तो वे 
स्वयं शस्रागारों पर पहला हमला कर देते । इसलिए, उन्होंने कोशिशें जारी 
रक्खीं | कत्तारिसिंह ओर पिंगले छावनियों के बीच पकड़े गये। उन्हें फाँसी 
चढ़ाया गया । इसके बाद इंग्लिस्तान से बहुत सी नई गोरी फौज भारत मँँगा 
ली गईं। आगे से भारतीय सेना बाहर भेजी जाती और गोरी भारत में रक्खी 
जाती | 

अमेरिका से गदर दल के नेता रामचन्द्र ने ३० हजार राइफलों और 
जर्मन अफसरों के साथ एक जर्मन जहाज को जावा भेजने का प्रबन्ध किया 
था। वह जहाज १ जुलाई १६१५ को सुन्दरबन में पहुँचता | बंगाली क्रांति- 
कारियों की योजना थी कि-बालेश्वर और चक्रधरपुर पर बंगाल-नागपुर रेलवे के 
तथा देवघर के पास अजय नदी पर ईस्ट इंडियन रेलवे के पुलों को उड़ा कर 
बरसात में वे बंगाल पर कब्जा लेंगे और जर्मन अ्रफसर उन्हें सामरिक शिक्षा 
देने लगेंगे | पर वे शस्त्र अमरीकी सरकार ने पकड़ लिये। पीछे अंग्रेज़ों को इस 
भेद का पता मिलने पर कलकत्ता दल के नेता यतीन मुखर्जी और उनके साथी 
बालेश्वर के पास एक जंगल में खंदकों में लड़ते हुए; मारे गये (£-६-१६१५)। 
यतीन के साथी नरेन्द्र भद्गचार्य तथा रासविहारी बसु मारत से निकल गये। 
इन्होंने शांघाई और जावा के जर्मन दूतों ओर चीनी क्रांतिकारियों के सहयोग 
से फिर शत्त्र भेजने की चेष्टाएँ कीं, पर विफल | दिसम्बर १६१५ के बाद फिर 
कोई कोशिश नहीं हुई । सन्‌ १६१५ से १७ तक इन कोशिशों के फलस्वरूप 
अनेक मुकदमे चले | पंजाब और बंगाल में सैकड़ों आदमियों को फॉसी और 
कालापानी मिला आर कई हजार नजैरबन्द किये गये। इसके बाद पूरवी बंगाल 
के सिवाय भारत के सब प्रान्तों में मुर्दनी छा गई | पूरवी बंगाल में जो १६०६ 
से १६१६ तक लगातार संघर्ष चलता रहा, और वहाँ के क्रान्तिकारियों ने 
पंजाब राजस्थान तक पहुँच कर वहाँ के क्रान्ति-दलों को सुगठित किया, इसका 


प्य४० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


श्रेय अनुशीलन समिति के पुलिनबिहारी दास श्र उनके अन्य साथी नेताओं 
को था । श् 
सन्‌ १६१५ में एक जम॑न- 
तुकी-हिन्दी प्रतिनिवि-मंडल कापुल ४ 
भी पहुँचा। महेन्द्रपताय, ओबेडुल्ला... 7... 
ओर बरकतुल्ला इसमें शामिल थे। हम ः 
इन्होंने आरजी आजाद हिन्द 5.5 
सरकार स्थापित की और थअफगानों. «2. 





2 / ५ 
था ० पटक हा एच हट, 
ऐप ५5२ 9 6०८४६ 


22 ४ 
22 के ६ स 
2 ०३ न "् 
2252 

००६] न 
कट ्+ * रा 





। ली ७... कर रत: . लुक - 
को भी उठाने की कोशिश की | आओ ४ रे 
8 ), 49 है चि शाह. हर ५ हि 
४६९४. किसान जागरण, «४ कण हे की ५ 
परत लीग: संघ ध ै है ५ 
कांग्रेस -लीग भोता--स ५० ्ः 
१६११ में बंगाल के कुछ जिलों में रा कल 
ग ( सु आस थे रा ९ 0 मा 
पहलेपहल ''रैयूत समितियाँ? खड़ी छॉ 
श्र र्थ | ) ली 
हुई थीं । हा 


सन १६१३ से मवाड़ के 
बीजोल्याँ प्रदेश के किसानों ने लाग 
बेगार आदि के विरुद्ध संघ छेड़ा 
था| पीछे युदझ-ऋण वसूलने की कोशिश होने पर उनका संघर्ष गहरा हो गया | 
राजस्थान के कुछ क्रान्तिकारेयों को मेवाड़ अजमेर की सीमा पर ठाडगढ़ में 
कैद कर रक्‍्खा गया था, जहाँ से वे निकल भागे थे । उन भागे हुआ्रों में से 
एक ने विजयसिंह पथिक नाम घरके १६१६ से बीजोल्याँ के किसान संघर्ष का 
नेतृत्व किया | ॥ 
क्रान्तिकारियों की कोशिशें बेकार हुईं थीं, पर उनके बलिदानों से देश 
में कराह उठी जिससे दूसरे लोग भी कुछ करने को वेचेन होने लगे। अप्रेल 
१६१६ में ठिव्ठक ने पूने में स्व॒राज्य-संघ” की स्थापना की | दिसम्बर १६१६ 
में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम ओर गरम दल में मेल हो गया, 
ओर मुसलिम लीग ने भी उनके साथ मिल कर शासन-सुधारों की नई माँग 


पुलिनबिदारी दास 
[ श्री रवीन्द्रमोइन सेन के साजन्य से ) 


८ $१४ |] क्रान्तिकारी दलों का उदय ८४१ 


के | इस योजना में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को मान लिया गया। 
(“दीन के आर में भायत चर अप १६१५ के शरु भे भारत चले: थे। १६१७ म॑ उन्हें चिह 

के लॉग चम्पारन के निलद्े [ १०,६६५ | गोरों के जुल्मों की जॉच करने ले 
गये | वह। उन्हें जिले मे न घुसने का हक्म मिला, पर वे सत्याग्रह करके घुसे 
जाँच हुई, ओर निलढ्ों ने इंग्लिस्तान का रास्ता लिया ैतिज्ञावद्ध कुली प्रथा 
की जॉच के लिए गान्बी ने अपने मित्र! की फिजी भेजा । उसके बाद उन्होंने 
घोपणा की कि यदि वह प्रथा न उठाइ जायगी तो वे सत्याग्र शुरू करेंगे। 
तब हार्डिज्न के उत्तगभिकारो चेम्सफोड ने उस प्रथा को उठा दिया (१६२०)। 
न्‌ १६१८ में खेड़ा ओर अहमदाबाद के कसानों और मजदूरों फे कष्टों को 
दूर करने के लिए भी गास्यी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया | उसी वर्ष वे इन्दौर 
मे हन्दी-साहित्य-सम्मलन के सभापति हुए । हिन्दी भारत की राष्ट्रभापा होगी 
यह विचार दयानन्द के काल---१८७३-७४-से चल रहा था, किन्तु द्राविड- 
भाषी प्रान्तों में भी हिन्दी का प्रचार कभी हो सकेगा यद्द सन्दिग्व था। गान्धी 
ने इन्दार में 'दक्खिन भारत हिन्दी प्रचार” की नींव डाल दी । 

$ १७, मोरटिगू-चेमस्सफोर्ड खुधार झौर जलियाँवाला कत्ले- 
आम-- १६१५ को क्रान्ति-चेष्या दबाने के साथ ही भारत के शासकों ने सम 
लिया कि और शासन-सुधार देने होंगे, ओर उन सुधारों की रूपरेखा मार्च 
१६१६ में बना ली। २० अगस्त १६१७ को भारत-सचिव मोटेगू ने घोषणा 
की कि भारत मे अंग्रेज़ी साम्राज्य के अन्तर्गत उत्तरदायी शासन धीरे धीरे 
स्थापित करना अंग्रेजी सरकार का लक्ष है। उस जाड़े में मटिगू भारत आया 
ओर नये वाइसराय चेम्सफोर्ड के साथ देश में घूमा । 

तभी राउलट नामक जज की अध्यक्षता में एक कमिटी क्रान्तिकारियों 
को दबाने के उपाय सुभाने को बिठाई ग गुई। सन्‌ १६१८ म॑ राउलठ कमल नें 
जो रिपोट दी उसका सार यह था किश्न्यायालय में विचार किये विना नज़रबन्द 
करने के जो विशेष अधिकार युद्ध-काल में भारत-रक्षा कानून द्वारा सरकार 
ने ले लिये थे, वे स्थायी कर दिये जायें। इसके अपघुसार केन्द्रीय विधान-समिति 
में दो कानूनों के मसचिदे पेश किये गये। गांधी ने उन कानूनों के शान्तिमर 






मिक 


द४२ भारतीय इतिद्ास का उनन्‍्मीलन , [ पे १० 


उल्लंघन की घोषणा की। ६-४-१६१६ को समूचे देश ; में हड़तालें और प्रदुशन 
हुए. । गान्धी मुम्बई से पंजाब जाते हुए गिरफ्तार कर मुखई वापिस भेजे गये । 
इसपर अहमदाबाद बीरमगाम और नडियाद में दंगे हो गये। अमृतसर में 
आन्दोलन के नेता गिरफ्तार हुए, तो जनता ने कुछ सरकारी इमारतेँ जला हीं 
ओर ५ अंग्रेज़ों को मार डाला | कसूर ( जि० लाहौर ) और गुजराँवाले में 
भी वैसी घटनाएँ हुई। बात यह थी कि युद्ध-काल में पंजाब में भरती कराने 
और युद्ध-कऋण उठाने में जो ज़्यादतियाँ की गईं थीं उनसे जनता चिदी हुई थी 
ओर मौका पाते ही उसका गुस्सा उबल पड़ा । 

पंजाब में सोर तिथि का चलन है, ओर नया वर्ष वैशाख-संक्रान्ति (१३ 
ध्यप्रेल) को शुरू होता है। उस उत्सव के दिन अमृतसर की धनी बस्ती के बीच 
जलियाँवाला बाग नामक तंग मैदान में सन्ध्या को सभा हो रही थी। जनरल 
डायर ने |सौं देसी सिपाहियों और ४० गोरों के साथ उस बाग के एकमात्र 
दरवाजे को रोक लिया और निहत्थी मीड़ पर गोलियों की बोछार शुरू की, 
जिससे ४०० आदमी मरे और डेदू हज़ार घायल हए। घायलों को वहीं कराहता 
छोड़ कर वह चला गया | 
| १५ अप्रेल से पंजाब में फोजी राज घोषित किया गया जो ११ जून तक 
जारी रहा | इस बीच जनता से सब्र वाहन छीन लिये गये और दो से अधिक 
आदमियों के इकट्ठा चलने की मनाही कर दी गई | अमृतसर की एक गली में 
लोगों को पेट के बल रेंगाया गया। लगभग हजार आदमियों पर फोजी 
अदालतों में मुकदमे चले, फाँसी और कालापानी की सज़ाएँ खुले हाथों दी 
गईं | खुली टिकटिकियाँ लगा कर लोगों को उनपर नंगा बाँध कर बैंत लगाये 
गये | गाँवों पर दवाई जहाजों से बम बरसाये गये | रेलगाड़ियाँ जनता के लिए. 
शुरू में ही रोक दी गई _ | बाढर से कोई आदमी पंजाब न जा सकता था, 
और न पंजाब की खबर बाहर जा “वी थी.» रा 
पंजाब की गाड़ियाँ खुलते ही कांग्रे' की शोर से एक कमिय जाँच के 
लिए वहाँ गई । यह जाँच अभी जारी थी कि मौटिय“वेग्तफोर्ड योजना काबून 
बन गई । उसका सार यह था कि केन्द्रीय और प्रान्त। विधान-समाश्रों में 


८४१५ ] क्रान्तिकारी दलों का उदय द्ड हे: 


निर्वाचित बहुमत होगा, निर्वाचन साम्प्रदायिक आधार पर होगा । केन्द्रीय सभा 
की सम्मति को मानना या न मानना गवनर-जनरल की इच्छा पर निर्भर होगा । 
प्रान्तीय सभाओं का शिक्षा आबकारी आदि विषयों पर नियन्त्रण रहेगा, जो 
हस्तान्तरितः कहलायेंगे; उन्हें चलाने वाले मंत्री उन सभाश्रों के चुने हुए होंगे। 
बाकी विषय, जैसे अमनचेन की रक्षा आदि, गवनरों के हाथ में रक्तित” रहेंगे। 

इसके बाद थुद्ध-काल के सब्च नजरबन्द तथा अधिकांश क्रान्तिकारी 
कैदी भी छोड़ दिये गये । 

$ १७५, मध्य एशिया में दस्तन्दाज़ी तथा अफगानिस्तान का 
स्वतन्त्र होना--सन्‌ १६१८ में जम॑नों से छुट्टी पाते ही फ्रांसीसियों ओर अंग्रेजों. 
ने रूसी गद्दारों पोलेंड आर इस्तोनिया द्वारा रूस पर चदाइयाँ शुरू करवाईं। 
इंग्लिस्तान ने इन चढ़ाइयों पर १० करोड़ पांड खर्च किया | १६२० के अन्त 
तक रूसी क्रान्तिकारियों ने इन सच्न शत्रुओं को मार भगाया । उन्होंने एशिया 
में रूसी ज़ार-साम्राज्य के अ्न्तगंत जो देश थे उनकी जनता को भी पुकार कर 
कहा था कि अपने यहाँ लोकतन्त्र स्थापित कर लो, तथा तुर्की ईरान चीन ओर 
अफगानिस्तान के बारे में ज़ारशाही रूस के इंग्लिस्तान से जो गुप्त ओर प्रकट 
समभोते थे, उन्हें प्रकाशित और रह कर दिया था। इसपर ताशकन्द 
में एक तुर्किस्तान गणराज्य उठ खड़ा हुआ, पर साथ ही बोखारा की सल्तनत 
भी स्वतन्त्र हो खड़ी हुई थी । अंग्रेजों ने भारत से मध्य एशिया में दखल दे 
कर वहाँ के बड़े ज़मींदारों ओर कठमुल्लों को उभाड़ कर क्रान्ति को रोकने की 
चष्टा को | कोइटा नुश्की दुज़्दाप रेलपथ से उन्होंने भारतीय सेना को ईरान में 
घुसेड़ कर दुज़्दाप से मशहद तक ईरान की पूर्वी सीमा के साथ साथ सेना- 
चोकियाँ और मशहद में बड़ा फ़ोजी अड्डा बना लिया । मशहद से एक तरफ 
वे बोखारा की राजनीति में दखल देने लगे, दूसरी तरफ ईरान की उत्तरी सीमा. 
के साथ अश्काबाद तक अपनी सेना-चौकियाँ बैठा लीं । 

भारत से १६१७ में भागे क्रान्तिकारियों में से नरेन्द्र भद्टाचार्य ने 
अपना नाम मानवैद्धनाथ राय रुख कर पहले मेक्सिको में शरण ली थी, फिर 
रूस पहुँच कर वहाँ के क्रान्तिकारियों से सहयोग आरम्भ किया था। रूसी क्रांति 


ब्य ४४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


के नेताश्रों ने अब राय को मध्य एशिया भेजा | तुर्की के साम्राज्य को अंग्रेज 
और उनके साथी जिस प्रकार रोद रहे थे उससे खीमक कर भारत भारतीय सना 
के बहुतेरे पंजाबी मुस्लिम सैनिक अब अंग्रेजों की सेवा छोड़ तुर्की की तरफ से 
लड़ने के लिए भाग रहे थे | राय ने इन भगोड़ा दलों को इकट्ठा किया, ओर 
रूसी क्रांति-सेना की सहायता से इन्हें ओर ईगनी देशभक्तों को श्त्रसज्जित कर 
छापामार दल तेयार किया । इस दल की कारवाई से अंग्रेज की अश्काबाद से 
मशहद तक की अपनी सेना-चोकियाँ उठानी पड़ीं, जिससे कास्पी सागर के पूर्वी 
तट के वन्दरगाह अख्ा'बान से, जिसका नाम क्रान्ति के बाद क्रास्ताओदस्क 
(- लाल बस्ती ) रख दिया गया था, मर्व तक का रेलपथ् सुरक्षित हो गया, 
आर उसक द्वारा मिद्दी का तेश और अन्य युद्ध-सामग्री मध्य एशिया को 
कीति-सना के पास आसानी से पहुँचने लगी। ईरानी क्रान्तिकारियों ने इस 
बीच ईरानी जनता को भी अंग्रेजी कब्जे के विरुद्ध उभाड़ दिया था, जिससे 
खुरासान ( मशहद्‌ प्रदेश ) में अंग्रेजी सेना को रसद मिलना दूभर हो गया, 
ओर मशहद से दुज्दाय तक की चौकियों पर भी छापे पड़ने लगे। अंग्रेज 
अपने भाड़ेत भारतीय सैनिकों के हाथ राइफल से ऊँचा कोई शस्त्र ओर सेना का 
कोई ऊँचा पद न देते थे। इस छापामार दल के रूसी अफसरों ने इन्हें मशीन- 
गनों ओर तोपों का उपयोग भी सिखाया, इनके हाथ में सब् प्रकार के शस्त्रास्त्र 
ओर इन्हें योग्यतानुसार ऊँचे से ऊँचे पद सौंपे, तथा सदा इनसे भाई का सा 
बत्ताव किया । इस बात की चचा इन सैनिकों के उन साथियों में भी पहुँचने 
लगी जो तब तक अंग्रेजी सेवा में थे, जिससे और ओर लोग अंग्रेज़ी सेवा से 
भाग क्रांति-दल में आ मिलने लगे | इस दशा में स्थानीय जनता के असहयोग 
ओर छापामारों की कारंबाई से परेशान हो कर तथा अपनी भाड़ेत भारतीय 
सेना को छूत से बचाने के लिए, अंग्रेजों ने मशहद से दुज़दाप तक की अपनी 
चौकियाँ मी समेट लीं। पर इसके बाद मी उन्होंने चितरल और गिलगित से 
बोखारा के क्रांति-विरोधियों के पास शज्नास्र भेजना जारी रक्खा। बोखारा 
सल्तनत के बड़े इमामों ने मध्य एशिया के सब मुल्लों द्वारा जनता को उभाड़ ने 
'का यत्म कर क्रांतिकारियों के विरुद्ध जिहाद की पुकार उठाई थी। दूसरी 


८ $१५ | क्रान्तिकारी दलों का उदय प्४५्‌ 


तरफ, तुर्किस्तान के क्रांतिकारियों ने किसानों को ज़मींदारों के चंगुल से मुक्त 
कर अपनी ज़मीनों पर पूरे अधिकार का ओर स्वतन्त्रता का बचन दिया था । 
जनता ने ओर उसके साथ गाँवों के छोटे मुल्नों ने भी क्रान्ति का साथ दिया 
ओर बोखारा की सल्तनत समाप्त हुई । 
इधर तरुण अफगानों की स्वतन्त्रता भावना मी जाग उठी थी। अंग्रेजों 
का मित्र अमीर हृबीबुल्ला मारा गया ( २०-२-१६१६ ) ओर उसका बेटा 
अमानुलला गही पर बैठा था | 
मध्य एशिया में होता परिवत्तन ओर भारत में अशार्ति देख 
अमानुल्‍ला ने सोचा यह स्वाधीन होने का अच्छा अ्रवसर है, ओर सीमा 
प्रान्त के वेदोंन प्रदेश बार्पिस लेने के लिए खबर पर चदाई कर दी. 
( ३-४-१६१६ )। वज़ीरिस्तान के पटानों ने भी विद्रोह किया। अंग्रेजों 
ने जलालाबाद ओर काबुल पर हवाई जहाजों से बम गिराये तथा खेंबर 
ओर चमन की तरफ से अफगान प्रदेश में घुसना शुरू किया । तब रथ मई 
१६१६ को अमानुल्ला ने सन्धि की प्राथना की । सन्धि की बातचीत अदाई 
बरस चलती रही । अन्त में अंग्रेजों ने देखा, अब वे अफगानिस्तान को दबाये 
रखना चाहें तो वहाँ क्रान्तिमार्गी रूस का प्रभाव ओर बढ़ेगा, इसलिए उसे 
विदेशी सम्बन्धों में पूरी खव॒तन्त्रता दे दी (ररूश्ध्श्ध्र१)॥....... 7 
; अभ्यास के लिए प्रश्न 
लक १६०४-०५ में जापान के रूस से जीतने का इतिद्ास में-क्या महत्त्व है १ 
उस जीत का प्रभाव भारत पर एशिया के अन्य देशों पर तथा विश्व पर क्या हुआ १ 
२. सन्‌ १६०७ में भारतीय राजनीति में जो गरम और नरम पक्ष थ, उनकी 
दृष्टि में क्या अन्तर था १ दोनों पत्तों का विकास केसे हुआ था? १६०७ में उनके 
नेता कौन थे ? 
३. सन्‌ १६०७ का आंग्ल-हसी सममौता क्या था ? किन दशाश्रों में वह हुआ ? 
४, साम्प्रदायिक निवाचन का अं क्या है? उसमें क्या बुराई है! भारत में 
वह पद्धति कब केसे चली १ 
४, इरान के मिद्ठी-तेल का एकाधिकार अंग्रेजों के हाथ पदलेपहल कब कैसे गया; 
६, तिब्बत में आंग्ल प्रभाव कब कैपे स्थापित हुआ था १ 





८४६ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पर्व १० 


७, पल विश्व-युद्ध में “फ्रांस की खंदकों में जो बाल के बोरे थे वे भारतीय जूट 
के थे, उनके पीछे से जो सैनिक गोलियाँ दागते थे वे भारतीय थे ।” क्यों १ भारतीय 
सैनिक जमनों से लड़ने क्यों और किन दशाओं में गये थे १ पहले विश्व-युद्ध में भार- 
तीय संनिकों ने अंग्रेज़ों की और क्या क्या सेवा की ? 

८+/सन्‌ १६१७ में विश्व इतिद्वास में कीन सी बड़ी घटना घटी ? 

पड़ले विश्वयुद्ध में भारतीय क्रान्तिकारियों ने भारत को स्वतन्त्र कराने की 
जो चेष्टाएँ कीं उनका विवरण लिखिए । 

१०, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए (१) अनुशीलन समिति (२) 
सखाराम गरेश ठेउस्कर (३) स॒त्रद्मरय भारती (४) चिद्रम्बरम्‌ पिल्ले (५) » पिल्ले (५) अवनी रद्र- 
नाथ ठाकुर (६) खुद्येराम वसु (८5) अजी तसिद (७) कीमागाता मारू (६) अरब वाला 
. कुन॑ज़ लारत (१०) यततीन्द्र सुखजी (११) कत्तौर॒सिंह, (१२) पुलिनबिहारी दास (१३) 
चम्पारन में गांधी (१४जेराउलट कानून (4५४ दकिखन भारत में हिन्दी प्रचार 
(१६+#नलियाँवाला बाग (१७) अफगानिस्तान का स्वतंत्र होना। 

११, मटियू-चेम्सफोड भारत-शासन-विधान की डुपरेखा क्‍या थी ! किन बातों 
ने अंग्रेजी सरकार को वे शासन-सुधार देने का इरादा करने की प्रभावित किया था : 

मध्य एशिया में छसी करति का प्रभाव रोकने के लिए अंग्रेजों ने भारत से 
क्या क्‍या कारबाइयाँ को १ परिणाम क्या हुआ १ 

१३. अफगानिस्तान ने अपनी विदेशी नीति अंग्र जों की कब केसे सांप द॑! 

कब केंसे उसे उस अंश में स्वतन्त्रता मिली / 


_सिवमाध्यरामसता तदाल्‍काएअपफ़राएम 4११८ पाननुडा >न्‍ल-ह "इकानाल--क, 


अध्याय € 


गांधी युग 
- ( २६२०--१६४१ ई० ) 
)१, खिलाफत और अखसहयी ग---विश्व-युद्ध में अंग्रेज़ों ओर उनके 
फ्रत्री ने तुर्की साम्राज्य को तोड़ कर अरब को उससे अलग-कर दिया ओर उसके 
इराक फिलिस्तीन सीरिया प्रान्तों को धर दबाया ही था, अब वे ठेठ तुर्की को 


भी दबा रहे थे | भारतीय मुसलमान १६वीं सदी से तुर्की के सुल्तान को इस्लाम 
का खलीफा मान्वे-थे । खलीफा के साम्राज्य को हूटता देख वे क्ुब्ध होने 


६४१ै१] गांधी युग ८४७ 


लगे | गान्धी ने उन्हें सरकार से सहयोग करने की सलाह दी | एक भारतीय 
खिलाफत कमिटी बन गई, जिसने मई १६२० म॑ अंग्रेज़ी सरकार से अ्रसहयोग 
की घोषणा की ।. 
दिसम्बर १६१६ में अमृतसर में कांग्रेस की बैठक हुई थी जिसने कांग्रेस 
को जनता की संस्था बनाने के लिए. उसका नया संविधान बनाने का काम 
गांधी को सॉपा था। गांधी ने कांग्रेस को खिलाफत आन्दोलन का साथ देने 
ओर सरकार से असहयोग करने की सलाह दी। टिब्ठक को यह पसन्द न था कि 
खिलाफत का साम्प्रदायिक आन्दोलन भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ 
ठाँका जाय | पर १-८-१६२० को टिठ्क चल बसे | सितम्बर में कलकत्ते में 
कांग्रेस के विशेष अ्रधिवेशन में अंग्रेज़ी विधान-सभाओं स्कूल-कालेजों और 
अदालतों का बहिष्कार तय हुआ । विदेशी कपड़े का बहिष्कार होने पर स्वदेशी 
मिलो का कपड़ा काफी ने होगा, इसलिए, हाथ की कताई-बुनाई को बढ़ावा देने 
का निश्चय हुआ । दिसम्बर में गान्धो का बनाया नया संविधान भी, जिसमे 
कांग्रेस के प्रान्त भरसक भाषानुसार रक्‍्खे गये थे, स्वीकार किया गया | कांग्रेस 
का ध्येय तब से “अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वशासन पाने” के बजाय  शांति- 
मय और उचित उपायों द्वारा स्वराज पाना?! हो गया। नये संविधान और 
कार्यक्रम से कांग्रेस जनता की देशव्यापी संस्था बनने लगी । कांग्रेस की पुकार 
पर सरकारी स्कूलों कालेजों के विद्यार्थी उन्हें छोड़ने लगे और राष्ट्रीय विद्यापीठों 
की स्थापना हुई। अदालतें खाली तो न हुई, पर उनका रोच जाता रहा। विधान- 
सभाओ्रों में कांग्रेसी नहीं गये। असहयोग का अंतिम रूप कर-बन्दी होगा यह सब 
के मन में था। उसकी तैयारी के लिए ३० जून तक कांग्रेस के एक करोड़ 
सदस्य तथा स्वराज्य-कोश में एक करोड़ रुपया जमा करना तय हुआ । 
जुलाई १६२१ में कराची में खिलाफत सम्मेलन में घोषणा की गई कि 
मुसलमानों के लिए अंग्रेजी फोज में. रहना हराम है। कांग्रेस ने विदेशी कपड़े 
का पूरा बहिष्कार करना तय किया | उस प्रसंग में स्वयंसेवक घर घर से विदेश 


कपड़ा इकट्ठा कर उसकी होली जलाते । कर मे मन जाय ने ज़ोर का दमन जारी किया | 
कराची घोषणा की खातिर मुस्लिम नेता गिरफ्तार किये गये, तब कांग्रेस कार्य 


प्ड८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव १० 


समिति के आदेश से देश भर में सभाएँ कर यह बात दोहराई गई (कि किसी 
भी भारतीय का अंग्रेजी सरकार की नौकरी करना राष्ट्रीय गोरव और गष्ट्रदित 
के विरुद्ध है | 

नवम्बर में प्रान्तीय कांग्रेस समितियों को सामूहिक्र सत्याग्रह करने का 
अधिकार दिया गया । चुनी हुई तहसीलों या जिलों म॑ करबन्दी करना उस 
सत्याग्रह का मुख्य अंश होता । इसके बाद दमन और बढा। दिसम्बर तक 
प्रायः ३० इजार सत्याग्रहदी जेलों में बन्द हो चुके थ | 

सन्‌ १६२१ के अन्त म॑ अहमदाबाद में कांग्रेस हुई, जिसमे अगले 
संघप्र के लिए महात्मा गांधी को अधिनायक नियत किया गया। वे सूरत जिले 
के वारडोली तालुके में कर-बंदी की तेः की तेयारी कर रह थे । १ फरवरी १६२२ को 
उन्होंने वाइसराय रीडिंग को, जिसने अप्रेल १६२१ म॑ चम्सफोड से कायभार 
लिया था, लिखा, में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप देश की अ्रैदिसात्मक 
हलचल में **' सरकार की तटस्थता की घोषणा कर दें ।"" यदि आप सात दिन 
के भीतर ऐसी घोषणा कर देंगे तो में तब्र तक के लिए सत्याग्रह मुलतवी कर 
दूँगा, जब तक सारे केदी छूट कर नये सिरे से विचार न कर लें।”? 

यों गान्‍्थी अब अपने साथी कैदियों को छुड़ाने को उत्सुक तथा 
सत्याग्रह मुलतवी करने को उनके साथ विचार करने को तैयार थे। विदेशी 
सरकार उनके इस क्कुकने से लाभ क्यों न उठाती और मला अपने विरुद्ध की 
जाती तैयारी में तठस्थ केसे हो जाती ? ओर वह भी उस दशा में जब्र कि उसके 
लिए. ज्यादतियाँ करके-->खास कर ख़्रियों पर बलात्कार करके--जनता को 
भड़का देना बहुत ही सुगम था? वही हुआआ। वह हफ्ता बीतते ब्रीतते गोरखपुर 
जिले के चौरीचोरा स्थान में उसी प्रकार भड़काई हुई जनता ने कुछ पुलिस 
को थाने में खदेड़ कर उस थाने को आग लगा दी। गान्धी ने इसपर 
सामूहिक सत्याग्रह बन्द कर दिया। १३ प्वाच को गान्धी गिरफ्तार किये गये । 
उन्हें ,६ साल की कैद दी गई । 540७४ 

$२. साम्प्रदायिक विहष का उभड़ना--खिलाफत आन्दोलन 
द्वारा मुसलमानों की साम्प्रदायिक भावनाएँ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उभाड़ी 


६४२] गांधी युग प्प्ड९्‌ 


गई थीं; अंग्रेजों ने ग्रत्र उन्हीं को फेर कर राष्ट्रीय आन्दोलन से टकरा दिया। इस 
काम में पंजाब का नथा मुस्लिम जमींदार बग जो अंग्रेजी कानून से ही खड़ा 
हुआ था [ १०,७४१६ | उनका विशेष सहायक हुआ | पंजाब की नई विधान- 
सभा भ॑ उस वग की प्रघानता थी; उसका नेता फजले-हुसेन नये विधान के 
अनुसार मिनिस्टर बना था। उसने सरकारी नोकरियों के भी सम्प्रदाव-वार 
बंटवारे की नीति चलाई | सितम्बर १६२२ में मुलतान म॑ हिन्दू-म॒स्लिम दंगा 
हुआ । खिलाफत ओर कांग्रेस के नेता उसे शान्त न कर सके। उसके वा 
फिसाद बदता ही गया थ्रोर सभी प्रान्तों मे दंगे होते रहे । 

इस बीच खिलाफत का विचिन्र ढंग से अ्रन्त हो गया। तुर्की के सुलतान 
ने ठेठ तुरको का स्मिना प्रान्त यूनान को देना मान बिता था। अंग्रेजों फ्रांसीसियों 
का जंगी बेड़ा तुर्को को घेरे पड़ा था, यूनान तो उनकी कठपुतली था। यूनानियों 
ने स्मिना लेना चाह्य तो दरुण तु॒कों ने कमाल अतातुक के नेतृत्व में उनका 
सामना किया, अंकरा में याध्ट्रीय विधान-सभा बुला कर तु्क गणराज्य की नींव 
डाल दी, ओर रूस से गोला-बारूद की सहायता पा कर यूनानियों को मार 
भगाया ( अ्रक्तूबर १६२२ )। तुर्कों का सुलतान तब अंग्रेज़ों की शरण म॑ भाग 
गया । राष्ट्रीय विधान-सभा ने उसके भतीजे को खलीफा बनाया, पर उसे कोई 
राजनीतिक अधिकार नहीं दिया । मित्र राष्ट्रों ने तुर्की से सन्धि कर अपनी 
सेनाएँ हटा लीं ( अक्तूबर १६२३ )। 

इसके बाद भारत से आगाखाँ ओर लन्दन में भारत-सचिव की कोंसिल 

के सदस्य अमीरुञली ने तुकी के प्रधान मन्त्री को लिखा कि निर्वाचित प्रति- 
निधियों की शक्ति कम करने को हम नहीं कहते, पर खलीफा की शक्ति मुसलमानों 
के मज़हबी मुखिया के रूप में शरीअ्रत के अनुसार अश्रच्तुएण रकखी जाय ।? 
कमाल अतातुक ने तुक राष्ट्रसभा में यह दिखाते हुए. कि इन हिन्दुस्तानी 
मुसलमानों की चिट्ठी अंग्रेजी में आई है, कहा,  आगा्खाँ अंग्रेजों का खास 
कारिंदा है? ओर उसके द्वारा अंग्रेजों ने तुकीं को कमजोर बनाने की यह नई 
चाल चली है। ऐसे कारिंदों द्वारा वे तुर्की के भीतरी मामलों में दस्तन्दाज़ी न 
कर सकें, इस दृष्टि से तुक गणराज्य ने खिलाफत को मिटा देने का निश्चय: 





८४० भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव्‌ १० 


किया । ४ मार्च १६२४ को प्रातः दो बजे पहरेदारों ने खलीफा को जगा कर 
गद्दी पर बिठाया । तब उसको संविधान-सभा का आदेश सुनाया, ओर उसके 
अनुसार उसे गद्दी से उतार कर निर्वासित कर दिया । उसी दिन तुक मंत्रिमंडल 
मे से धर्माधिकारी पद, तमाम मजह नी मुकतब और काजियों की कचहरियाँ उठ | 
दी गईं। अगले वष ईरान ने तुर्की का अनुसरण किया। अ्रफगानिस्तान में 
अमीर अमानुल्ला ने भी वही राह पकड़ी | 

५४-०२-१६२४ को गान्धी को जेल से छोड़ दिया गया को जेल से छोड़ दिया गया । उन्होंने साम्प्रदायिक 
समझते के लि के लिए अनेक कोशिशें कीं; पर बेकार | वे उन्हीं मुस्लिम नेताश्रों 
से समभोते की बातें करते रहे जिनकी हेसियत अंग्रेज़ी शासन की बदोलत ही 
बनी थी ओर जिनका स्वार्थ उस शासन को तथा उसकी खातिर हिन्दू-मस्लिम 
कलह को बनाये रखने मं था ! जब वे इन लोगों से विधान-सभाओं के स्थानों 
ओर सरकारी पदों के हिन्दुओं मुसलमानों में बंटवारे आदि के बारे में मोलभाव 
करते, तब एक तो अंग्रेजों के इन कारिन्दों का गोरव बढ़ता, दूसरे मानो जनता 
को यह बताया जाता कि स्वराज्य का तत्व ये स्थान और पद ही हैं तथा इनकी 
सम्प्रदाय-वार बाँट में कोई अनुचित लज्जास्पद बात नहीं हे! यों गान्धी 
के साम्प्रदायिक एकता के इन प्रयत्नों से उलय साम्प्रदायिक किचकिच 
बढ़ती गई । दिसम्बर १६२४ में मुस्लिम लीग की बैठक में खिलाफतियों--अ्रर्थात्‌ 
अ्ंग्रेज़ों के विरुद्ध मुस्लिम आन्दोलन को जारी रखना चाहने वालॉं--की हार 
हुई ओर मुस्लिम लीग फिर से हिन्दुओं के विरुद्ध अंग्रेजों से विशेष अधि 
माँगने वाली संस्था के रूप में खड़ी हुई । खिलाफत के कई नेता भी उसमें जा 
मिले । १६२६ में हिखू-मश्लिम दंगे अति पर पहुँच गये। उसके बाद युवक 
श्रोर मज़दूर आन्दोलन उठने से साम्प्रदायिक उन्‍्माद कुछ उतरने लगा । 

8३. “स्वराज” पक्ष--१६२२ के अन्त में चित्तरंजन दास ने 
डंग्रेस में 'स्व॒राज पक्”? खड़ा किया, जिसने विधान-सभाओं मैं जी करे तर 
तर असहयोग? करना तय किया । जो लोग १६२० में विधान-सभाओं में गये 
, उनमें से बंगाल के सुरेन्द्रनाथ बनजीं ने मिनिस्टर बन कलकत्ता नगर_को 
वशासन के अधिक अधिकार देने का कानून बनवाया था। उससे लाभ उठा 





£ 8५] गांधी युग ८३१ 


कर स्व॒राजियों ने कलकत्ते का शासन अपने हाथ में ले लिया | १६२७ म॑ स्वयं 
कांग्रेस ने विधान-सभाश्रों के लिए चुनाव लड़ना तय किया, पर भीतर जा कर 
लगातार विगेध किया जाय कि अवसर अनुसार विरोध ओर सहयोग, इस 
प्रश्न पर कांग्रेसियों म॑ विवाद बना रहा | 

$ ७. बीसवों शताब्दी में अ ग्रेज्जी पू जीशाही द्वारा भारत का 
विदोहन-हमने देखा है कि महायुद्ध काल में अग्रेज़ों ने भारत में व्यवसाय 
स्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की थी। युद्ध के बाद जापान ने अपना 
व्यापार बहुत बदा लिया । भारत के कृपिप्रधान होने का लाम तब इंग्लैंड के 
बजाय जापान को मिलने लगा । इस दशा में सन्‌ १६२२ से भारत सरकार 
ने अपनी आरयात-चंगी नीति बदली, ओर व्यवसायों के संरक्षण के लिए एक 
टेरिफ बोर्ड ( आयात-चंगी समिति ) नियुक्त की । भारतीय कपड़ा-मिलों की 
उपंज पर सन्‌ १८६४ से जो उपज-चंगी 7 एक्साइज़ ड्यटी ) चली आती थी 
[१०, ७ $ १३] वह १६२४ में हटाई गई। भारत में पूंजी लगाने वाले अंग्रेज 
व्यवसायियों ने भारतीय पूजीपतियों को साथ लेना शुरू किया | उन्होंने देखा 
कि बैसा करने पर भी “अंग्रेज़ों का पुराना नियन्त्रण ज्यों का त्यों बना रहता है 
क्योंकि हिन्दुस्तानी अपने मुनाफे भर से संतृष्ण हो जाते हैं, उन्हें प्रबन्ध में भाग 
लेने की इच्छा नहीं होती ।?? 

इस बात को छोड़ कर अंग्रेज़ी साम्राज्य ओर पूजीशाही द्वारा विक्टो- 
रिया-युग में भारत के विदोहन-शोषण की जो पद्धति चल गई थी वह बीसवीं 
शताब्दी में मी जारी रही | १८६३-६६ में जेसे रुपये का विनिमय-मूल्य बढ़ाया 
गया था, वैसे ही १६२७ में फिर १ शिलिंग ४ पेनी से १ शि० ६ पेनी किया 
गया । १६२५४ ई० तक भारत के आयात से निर्यात की अधिकता, जो भारत 
के खिराज को यूचित करती थी, वार्षिक ६७ करोड़ रुपये के लगभग अर्थात्‌ 
नादिरशादह की लूट [६,७३६ १०] से कुछ अधिक रहने लगी थी। 

९५, अकाली और अन्य सत्याप्रह---सन्‌ १६१४ मे विदेशों से 
जो सिक्‍ख भारत में विज्ञव करने आये थे उनके विषय में अंग्रेज़ों ने सिक्‍्ख 
गुरद्वारों के महन्तों से घोषणा करवा दी थी कि वे धर्मंद्रोही हैं। १६२० में 

भ[०---१४ 


टघ्र भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


जेलों से छूटने पर उन्हीं ने गुरद्वारों के सुधार के लिए. संघर्प खड़ा किया | 
यह सुधार चाहने वाले सिक्ख अपने को ग्रकाली कहने लगे । १६२१ से २४ 
तक एक न एक प्रश्न को ले कर वे अ्रदिंसात्मक लड़ाई चलाते रहे । उनके 
जत्थे लाठियों की मार श्रीर गोलियों की बौछार के सामने भी डटे रहते । इस 
संघ के संचालन के लिए, उन्होंने 'शिरोमणि ग़ुरद्वारा प्रबन्धक समिति? बना 
ली थी, जो गैरकानूनी करार दी गई, तो भी गुप्त रूप से संघ्रप चलाती रही । 
१६२४५ म॑ सरकार ने गुरद्वारा कानून बना कर गुरद्वारों को सिक्‍खों के निर्वाचित 
प्रतिनिधियों के हाथ सौंप दिया, तत्र यह संघर्ष शान्त हुआ । अकाली सत्याग्रह 
के नमूने पर देश में अनेक छोटे मोटे सत्याग्रह हुए । १६२८ में बारडोली के 
किसानों ने वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में लगान की बढती के विरुद्ध सत्याग्रह 
किया. जो सफल हुआ । 
८ $ ६. कांति-दलों का फिर उठना, यूबक ओर मजदूर जाग- 
रण -- बीजोल्याँ का किसान आन्दालन [१०,८ ४१३ | इस बीच बराबर चलता 
रहा था | उससे सारे राजस्थान में जाणते हुई | विजयसिंह पथ्िक ओर उनके 
साथियों ने राजस्थान सेवा संघ? खड़ा कर उसके द्वारा जगह जगह किसानों 
को संघटित किया । कई राजाओं ठिकानेदारों ( जागीरदारों ) की उनके कार्य 
से भीतरी सहानुभूति थी । किसानों ओर टठिकानेदारों के बीच विवाद आने पर 
राजस्थान सेवासंघ वाले प्रायः समझोता कराने का यत्न करते, पर अंग्रेजी 
शासन के विरुद्ध खड़ा होने की भावना जगाते। अंग्रेजी सरकार ने अनेक 
रियासतों में अंग्रेज हाकिम भेज कर इस लहर को कुचलने का यत्न किया, 
सितम्बर १६२२ म॑ भारतीय राज्यों में असन्तोपविरोधी रक्षा: कानून! बनाया 
ओर अनेक स्थानों पर जलियाँवाला बाग से अधिक घिनोने कांड रच | १६२३ 
के अंत तक संवा-संघ के संब मुख्य कर्मी पकड़ लिये गये; उसके बाद भी जनता 
ते टाकरे होते रहे | 

पंजाब के गदर? दल के कुछ लोग जहाँ अकाली संघ के पीछे 
थे, वहाँ कुछ ने समूहवादी ( कम्यूनिस्ट ) रूसी क्रांति से प्रेरणा पा कर 


। कम्यूनिज़्म का मूल रिद्धान्त यह है कि उत्पत्ति के साधन व्यक्तिगत संपत्ति न 


६३६] गानधी युग ८३३ 


“किर्ती” # किसान संघ्रठन के लिए प्रचार आरम्भ किया । मानवेन्द्रमाथ राय 
ने रूस म॑ रहते हुए भारतीय क्रांतिबष्या को रूसी क्रांति की दिशा में फेरने 
का यत्न आर्म्म किया | बंगाल के क्रांतिदलों ने अपने को १६२१-२२ म॑ पुनः 
संघटित किया । 

रासविद्ारी वसु के १६१५ के साथी शचीन्द्रनाथ सान्याल ने युक्तप्रांत 
( उनर प्रदेश ) ओर पंजाब में अपने संघरटन का “हिन्दस्तान प्रजातंत्र मंडल”? 
नाम से पुनर्जीवित कर उसका अनुशीलन-समिति [ १०, ८ $ ४ |] से सम्बन्ध 
जोड़ा । मंडल का उद्देश्य था "भारत के संयुक्त जनपदों का संघ प्रजातंत्र 
स्थायित करना ।? उसके नताओं ने यह भी सोचा कि २०-२५ बरस बाद फिर 
बड़ा युद्ध होगा, उस काल अंग्रेज़ों की भारतीय सेना को अपनी ओर मिलाने के 
लिए पहले से अपने ग्राइमी उसमें भेजने होंगे, ओर उस सेना के संचालन के 
लिए क्रांतिकारी युवकों को ञ्रभी से शिक्षा दिलानी होंगी । इसके लिए उन्होंने 
विदेशों में यत्न आरम्म किया | रासविद्वारी के प्रयत्न से जापान सरकार ने 
उनके दल द्वारा भेजे गये युवकों को ऊँची सामरिक शिक्षा देना मान लिया । 

इस बोच बंगाल म॑ कुछ युवकों ने त्रास के कार्य शुरू कर दिये। 
सरकार को दमन का मौका मिल गया । २४-१०-१६ २४ को बंगाल सरकार ने 
एक अध्यादेश ( आ्डिनांस ) निकाल कर एकाएक नज़रबन्दियाँ शुरू कीं। 
युक्तप्रांत में दि० प्र० मंडल वालों ने भी त्रास के कार्य किये, जिससे उनके 
मुख्य केन्द्र पकड़े गये ओर सामरिक शिक्षा वाली योजना गड़ बड़ा गई। 

सार्वजनिक जीवन में भी कांग्रेसी ओर क्रांतिकारी आदर्शों का टाकरा 
होने लगा। कांग्रेस का ध्यय भी स्वराज था, पर उसका श्रर्थ किया जाता-- 
“सम्मब हो तो अंग्रेज़ी साम्राज्य के भीतर, आवश्यक हो तो बाहर ।?” क्रांतिकारी 


पूर्ण स्वराज्य चाहते थे । उसके लिए सदा शान्तिमय साधनों तक परिमित रहना 
जिन नल कला -:-2222 मामा 


रो कर समूह ( कम्यून ) की सम्पत्ति हों, इसलिए उसे समूहवाद कदना चाहिए। सम्रूर 
यान शब्द और बहतर होग, । 

* पंजाबी 'कितः संस्कृत 'कृति? का झप-न्‍्तर है। किरती > कितवाला, कर्मकर, 
भ्रमी, मज़दूर | 








८१४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पव १० 


भी उन्हें न जेंचता था। समभोतों से हिन्दू-म॒स्लिम समस्या सुलभाने के बजाय 
च संयुक्त निर्वाचन चाहते थे । इन उद्देशों से हि० प्र० मण्डल वालों ने १६२५ 
में 'स्वाघीन भारत संघ”? की और १६२६ म॑ लाहौर में "नौजवान भारत समा? 
की स्थापना की । उसकी देखादेखी समूच देश मे युवक सभाएँ स्थापित होने 
लगीं । तभी अनेक मजदूर-संघटन भी खड़े हुए । 

“28२७ के मध्य से दिगनत पर फिर प्रकाश आने लगा ।?# रीडिंग 
की जगह अर्विन वाइसराय हो कर आ चुका था ( अग्नेल १६२६ )। उसने 
घोपणा की कि भारत को नये शासन-्सुधार देने के लिए एक आयोग 
( कमीशन ) की नियुक्ति होगी । उसके अध्यक्ष का नाम साइमन होने से वह 
साइमन कमीशन कहलाया । दिसम्बर १६२७ में कलकत्ते म॑ एक एकता- 
'संम्मेलन हुआ, आर मुस्लिम लीग ने उसकी बात मान कर विधान-सभाश्रों में 
मुसलमानों के लिए सुरक्षित स्थान रहने की शत्त पर संयुक्त निवाचन मान 
लिया । तभी कांग्रेस ने अपने मद्रास अधिवेशन में यह मन्तव्य पारित किया 
कि पूण स्व॒त॒न्बता भारतीय जनता का ध्येय है। पर इसके साथ ही भारत का 
सवसम्मत संविधान-मसविदा बनाने के लिए स्व-दल-सम्मेलन बुलाना तय 
किया, और यह प्रकट था कि वह पूर्ण स्वतन्त्रता वाला मसविदा न बनायगा । 
गान्धी ने कहा पूर्ण स्वतन्त्रता वाला मन्तव्य जल्दबाजी में बिना सोचे-समके 
पारित किया गया है । 

१६२८ में अधिकतर नजरबन्द छोड़ दिये गये। फरवरी १६२८ में 
साइमन कमीशन भारत आया | जहाँ जहाँ वह गया, जनता ने उसके बहिष्कार 
के प्रदशन किये। प्रदशनकारियों पर अनेक जगह लाठियों की मार पड़ी । उसके 
जवात्र में क्रान्तिकारियों ने लाहौर में एक अंग्रेज अफसर को मृत्युद्रड दिया । 
समूहवादियों ( कम्यूनिस्टों ) के काय के कारण उस व मजदूरों में बड़ी जाग॒ति 
दिखाई दी। वर्ष के अन्त में कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जहाँ 
क्रान्तिमार्गियों ने फिर पूण स्वाघीनता को ध्येय मनवाना चाहा । पर गान्धी के 


* रुभाषचन्द्र वसु (१६३२४)--ई/डियन स्ट्रगल (भारतोय संघष ) पृ० १६५४ । 


६६४७ | गान्धी युग व्प्श्प्‌ 


कहने से यह तय हुआ कि अंग्रेजी सरकार यदि एक बरस में भारत को साम्राज्य 
के भीतर उपराज्य ( डोमीनियन ) पद न दे तो कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता को 
लक्ष्य बना कर करबन्दी शुरू करेगी | 

१६२६ में भारत भर के ३१ मजदूर नेताओं पर मेरठ में तथा 
भगतसिंह आदि हि० प्र० मण्डल के कुछ कर्मियों पर लाहोर में मुकदमा चलाया 
गया । लाहोर के श्रभियुक्तों ने राजनीतिक केदियों से मनुष्योचित व्यवहार की 
माँग पर भूख-हड़ताल शुरू की, जिसमें 
यतीन्द्रनाथ दास ने ६२ दिन के अनशन के 
बाद प्राण त्याग दिये (१३-६-१६ २६) । तभी 
बरमा म॑ राजनीतिक कैदी भिक्खु विजय का 
१६४ [दन के अनशन के बाद दंहान्त हुआ 
(१६-६-१६ २६) | इन बलिदानों से देश में 
नई लहर उमड़ आई | भगतसिंह और यतीन 
कि .... दास दोनो उन युवकों में से थे जो १६२४ मं 
« “.. ../-.. सामरिक शिक्षा के लिए जापान भेजे जाने 
3 आ 5 नम मय कक वाले थे । भगतसिंह सन्‌ १६०६ मे भारत 
से भागे हुए क्रान्तिकारी अजीतसिंह का 





यतीद्धनाथ दास 
[ यतीन दास का यह एकमात्र भतीजा था | 
चित्र खुफिया पुलिस ने हवालात दिसम्बर १६२६ में गान्धी अ्र्विन से यह 
में लिया था। फोटो लेते वख्त जानने को मिले क्रि अंग्रेज़ी सरकार भारत 
यतीन ने अपना मुद्र कुछ बनाया को अपने साम्राज्य के भीतर उपराज्य पद 
और हिला दिया था।--्री देने को तैयार है कि नहीं। वे खाली हाथ 
किरण दास क सौजन्य सै। ] जौंठे। ज्ञत्र उस मास के अन्त में लाहौर में 
कांग्रेस ने भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया | उसने यह 
भी कहा कि स्वाधीन भारत अंग्रेज़ी सरकार द्वारा भारत के नाम पर लिये गये 
ऋण को निष्पक्ष जाँच कराये विना स्वीकार न करेगा | 
$ ७. अफगानिस्तान में राजक्रान्ति--अफगानिस्तान का अमीर 


८१६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पथ १० 


अमानुल्‍ला अपने देश के उन भागों को स्वतन्त्र कराने को बेचैन था जिन्हें 
अंग्रेजों ने दूसरे आंग्ल-अफगान युद्ध में दबा लिया था। उसने यह प्रयत्न 
आरम्म किया कि उन इलाकों के पठान अंग्रेज़ों की सेना में भरती न 
हों। तत्र अंग्रेजों ने श्रमानुल्‍ला के सुधारों के विरुद्ध अपने कारिन्दों द्वारा अफ- 
गानों के साम्प्रदायिक भावों को उभाड़ा, ओर उसी कर्नल लारेंस को जिसने 
तुर्की के विरुद्ध अरबों को उमाड़ा था, अफगानिस्तान भेज वर्हा विद्रोह करा 
दिया (१६२८) । अमानुल्ला को देश छोड़ भागना पड़ा। पेशावर के एक 
होटल में काम करने वाले बच्च-ए-सकक्‍्का अ्रथात्‌ भिश्ती के बेटे ने काबुल की 
'गद्दी दथिया ली। किन्तु छुह मास के भीतर वहाँ फिर विद्रोह हुआ और सरदार 
नादिरखा कात्रुल जीत कर नादिरिशाह नाम से गद्दी पर बैठा । उसने अपने देश 
मे हृढ और प्रगतिशील शासन स्थापित किया ओर धीरे धीरे सुधार करने की 
नीति अपनाई, पर उसे अंग्रेज़ों से दब्न कर चलना पड़ा | 

/9 ८, नमक सत्याग्रह और गोलमेज़ सम्मिलनो--२६ जनवरी 

“को समूच भारत में महात्मा गांधी की लिस्बी 
“यह स्वाधीनता-घोपणा पढ़ी गई-- 

“स्वाधीन होना, अपने श्रमों का फल भोग 
करना ओर जीवन की आवश्यक वस्तुएँ पाना भार- 
तीय जनता का अपरिहायं अधिकार है | यदि कोई 
शासन जनता को इन अधिकारों से वंचित कर 
पीडित करता है, तो जनता का अधिकार है कि उसे 
बदल दे या उखाड़ दे । *' अंग्रेजी शासन ने भारत 
के लोगों को न केवल उनकी स्वाधीनता से वंचित 
किया, प्रद्युत जनता के विदोहन-शोषण पर अपनी 
नींव डाली है ओर भारत को आ्रार्थिक हाजनीतिक 





महात्मा ग।धी 
। व हे दांडी यात्रा से ठोक पदले 
सांस्कृतिक और आध्यात्मक पहलुओं से उजाड़ वो सर वो 
डाला है । [ श्री नवीनचन्द्र गांधी 
आर्थिक रूप से भारत को उजाड़ दिया गया के सौजन्य से ] 


8८] गान्धी युग ८३७ 


है। हमारी जनता से हमारी आय के अनुपात से बेदिसात मालगुजारी वयूली 
जाती है। हमारी औसत आय देनिक सात पैसा है; ओर दम जो भारी कर 
अदा करते हैं, उनमें से २० फी सदी किसानों से ली जाने वाली जमीन-माल- 
गुज़ारी से ओर ३ फी सदी नमक-कर से आता है, जिसका कड़ा बोझ प्रायः 
गरीबों पर पड़ता है । 
ग्राम-व्यवसाय ' नष्य कर दिये गये हैं, जिससे किसान बरस में चार 
स॒ बेकार रहते हैं, ओर दस्तकारी के ग्रभाव म॑ उनकी बुद्धि कुंठित होती है। 
आयात-नियात-चुंगी और मुद्रा-पद्धति को इस प्रकार चलाया गया है कि 
किसानों पर ओर बोर लदें | आयात-चुंगी की दरों से ब्रितानवी कारखानेदारों 
का स्पष्ट पक्तपात प्रकट है । '' शासन अत्यन्त फिजूलखर्ची से ( चलता है )। 
विनिमय-दर को ओर भी मनमाने ढंग से चलाया जाता है, जिससे देश से 
करोड़ों रुपये बाहर बहा करते हैं । 
राजनीति में भारत का पद कभी इतना गिरा नहीं रहा जितना अंग्रेजी 
राज में । सुधारों से जनता को कोई असल राजनीतिक शक्ति नहीं मिली। हममे 
से बड़े से बड़ों को विदेशी के आगे क्रकना पड़ता है| हमे अपने विचार प्रकट 
करने ओर परस्पर मिलने की स्वतन्त्रता नहीं है ( हमारी ) शासन की 
प्रतिभा मार दी गई है “'। 
हमारी कृष्टि को दबाते हुए अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति हमें अपनी परिस्थिति 
से उखाड़ने की कोशिश करती ओर अपनी जंजीरों से चिपटे रहना सिखाती हे । 
हमें निहत्था करके आध्यात्सिक रूप से नामर्द बना दिया गया है, और 
हमारे देश पर कब्जा किये बैठी विदेशी सेना द्वारा '“' हम यह सुभाया जाता है 
कि हम स्वयं अपने देश ओर अपने घर-द्वार की *'' रक्षा नहीं कर सकते । 
विश्वास है कि यदि हमे इस अमानुषी शासन को सहायता देना ओर कर देना 
बन्द कर दें ओर उत्तेजित किये जाने पर भी हिंसा के लिए, न उभड़ें तो इसका 
झ्रन्त निश्चित है 
गांधी के १६२१ के साथी खिलाफती नेताओं ने, जो अब मुस्लिम 
लीगी थे, मुसलमानों से कहा कि इस संघष में न पड़ो। पर जमियतुल-उलमा-ए- 


प्ध्द भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व १० 


हिन्द अर्थात्‌ मुस्लिम धार्मिक विद्वानों की संस्था ने संघर्ष में जी जान से साथ 
'दिया। मुस्लिम लौग अंग्रेज़ी-पढ़ों की संस्था थी, जमियतुल-उलमा पुराने ढरें के 
विद्वानों की संस्था जिसे वलीउल्लाही देशभक्तों ने स्थापित किया था । 

<गॉंघी सत्याग्रह के पहले अधिनायक नियत हुए । उन्होंने सबसे पहले 
गप्तक कानून तोड़ना तय किया, क्योंकि एक तो वह कर गरीबों के लिए, स्वयं 
अभिशाप था, और दूसरे भारत का वार्षिक खिराज इंग्लिस्तान तक पहुँचाने की 
कल का वह ज़रूरी पुरा था [ १०,६६७ ]। गान्बी ने सूरत जिले के समुद्र- 
तट के दांडी गाँव में नमक कानून तोड़ना तय किया, और उसके लिए, १२-३- 
६३० को ७६ साथियों के साथ अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 
पैदल रवाना हुए | ६-४-१६ ३० को उन्होंने दांडी में मुद्ठी भर नमक चुगा ओर 
बढ़ संकेत पाते ही भारत भर में नमक-कानून तोड़ा गया। जगह जगह 
गिरफ्तारियाँ हुई और जनता पर गोलियाँ चलीं । ह 

उधर बंगाल के एक त्रासवादी दल ने श्द अप्रैल की रात को चटगाँव 
में फोजी शस्त्रागार को लूठ लिया | उसी रात बंगाल में नया अध्यादेश चलाया 
गया, और बंगाल के क्रांतिकारी नेताओं ने, जो १६२८ में जेलों से छुटे थे, 
अपने को फिर नज़रबन्द पाया । “हु: रे 

२२ अप्रैल को पेशावर में जनता के ...... ,. झ्ञ| 
जुलूस को गोलियों की मार से हटाने की के शिश हा 208 
की गईं | वीर पठान गोली खा कर गिरते गये, ; 
पर पीछे न हटे । चारसहद्या के खान अब्दुलगफ्फार 
खाँ जिन्हें बलीउल्लाहियों के सम्पर्क से जन-सेवा 
की प्रेरणा मिली थी, उन पठानों के नेता थे। 
उस प्रसंग में गढवाली सैनिकों को निहत्थी जनता 
पर गोली दागने को कहा गया | चन्दनसिंह के 
नेतृत्व में उन सैनिकों ने वैसा करने से इनकार 





५ ५ ० हे खान अब्दुलगफ्फार खाँ 
किया | उन्हें फोजी कानून से सजाएँ दी गईं। [ओर नवीन गान्ची के सौजन्य से) 


पीछे पेशावर शहर को फोज के हाथ 


६४३८] गान्धी युग प्य्घ६ 


दिया गया । 

उधर गांधी ने सूरत जिले म॑ं घरासना के सरकारी नमकघर पर धावा? 
मारना तय किया । इसपर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इसके बाद 
विभिन्न प्रान्तों में अनेक कानूनों को तोड़ना ओर अंग्रेजी माल का बहिष्कार 
जारी रहा | गुजरात में बारडोली ओर बोरसद के और कर्णाठक में उत्तरी कन्नड 
तट के किसानों ने मालगुज़ारी देना बन्द कर दिया। बंगाल के मेदिनीपुर 
जिले में मी कर-बन्दी हुई | बंगाल में विदेशी कपड़े का आयात साल के अन्त 
मे ६५ फी सदी तक गिर गया । जिन इलाकों में कर-बन्दी हुईं थी, वहाँ समूचे 
गाँवों को घेर कर पीटना लूटना जलाना, अश्लील अत्याचार, किसानों से 
वयली न होने पर जिस किसी राही से उसका माल छीन लेना और उससे 
कहना कि थ्रमुक किसान से वसूल कर लो--गिसे तरोकों से शासन चलाया 
गया । बोरसद में ३० वर्गकुट का एक पिंजरा १८ कैदियों के लिए हवालात का 
काम देता | दिनरात में केवल एक बार वह खोला जाता । बारडोली में गिर- 
फ्तार किसानों को नपुंसक बनाने का डर दिखाया जाता | भारतीय पुलिस और 
सेना विदेशी के कहने पर ऐसे कार्य क्यों करती रही ? बात यह थी कि साधारण 
पुलिस और सेना के दिल में काफी सहानुभूति थी, पर राष्ट्र के नेता इतनी 
दूर तक जाने को तैयार न थे कि उन्हें नोकरी छोड़ देने को कहते, और यदि 
उनका अधिकांश नौकरी छोड़ देता तो उससे उत्पन्न परिस्थिति की जिम्मे- 
दारियाँ उठा लेते । 

इस बीच सरकार ने भारत से ७३ व्यक्तियों को विभिन्न प्रान्तों और 
रियासतों का प्रतिनिधि कद कर लन्दन भेजा, ओर वहाँ पालिमेंट के १३ सदस्य 
इन लोगों के साथ शासन-सुधारों के विषय में ब्रातचीत करने लगे | युरोप में 
बराबरी की हैसियत से खुली बातचीत मेज़ के चागिद गोल दायरे में बैठ कर 
की जाती है, इसलिए यह गोलमेज़-सम्मिलनी कहलाई | १६-१-३१ को पहली 
गोलमेज़ सम्मिलनी को विसर्जित करते हुए ब्रितानिया के प्रधान मन्त्री ने नये 
शासन-विधान की रूपरेखा यों प्रकाशित की--भारत का केन्द्रीय शासन संघोय 


विधान-सभा के प्रति, जिसमें प्रान्तों और रियासतों के प्रतिनिधि होंगे, अंशतः- 


८६० भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व १० 


जिम्मेदार होगा; अंशतः इसलिए, कि सामरिक और वैदेशिक तथा वित्तीय 
साख के मामलों म॑ संघ-सभा का नियन्त्रण न चलेगा; ओर प्रान्तों को भीतरी 
मामलों में पूरी स्वतन्त्रता दी जायगी । 
इसके बाद कांग्रेस कार्य-समिति के सब्न सदस्य छोड़ दिये गये | गान्धी 
ओर अर्विन की बातचीत चली और दोनों का समझौता हो गया। कांग्रेस ने 
संघ के ध्येय को माना, गोलमेज़-सम्मिलनी में अपना प्रतिनित्रि भेजना 
स्वीकार किया, तथा सत्याग्रह ओर अंग्रेज़ी माल का बहिष्कार बन्द किया । 
सरकार ने सत्याग्रह-विरोधी अध्यादेश मुकदमे सजाएँ ओर जब्तियाँ रह कीं। 
पर गांधी ने राष्ट्रनेता रूप में नहीं, एक पक्ष के नेता रूप में बात की। 
क्रान्तिकारी कैदियों और नजरबन्दों की तो ब/त दूर, उन सैनिकों को भी 
छुड़ाने की चर्चा तक उन्होने न की जिन्होंने सत्याग्रही जनता पर गोली चलाने 
से इनकार किया था | ट 
मार्च १६३१ में कराची में कांग्रेस की बैठक हुई | उससे ठीक पहले 
२३ माच को भगतर्सिह ओर ओर उसके साथियों का फॉसी लगी । उस काल 
भगतसिंह का नाम भारत में उतना दी प्रसिद्ध ओर प्रिय था जितना गान्धी 
का ।?!+ कराची कांग्रेस ने गान्धी-अर्विन समझौता स्वीकार किया, ओर भारत 
के ऋण की निष्पक्ष जाँच की माँग की । उसने जनता के मूल अधिकारों के 
विपय में भी अपना मन्तव्य प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि समाज में 
आधिकतम आर्थिक समानता लाना कांग्रेस का ध्येय होगा तथा उसका शअ्रनु- 
सरण करते हुए, बड़े से बड़े पद का वेतन ५००) मासिक से अधिक न रक्‍्खा 
जायगा । कांग्रेस के १५-१६ प्रतिनिधि गोलमज़-सम्मिलनी में लेने को अंग्रेज 
सरकार तैयार थी, पर कांग्रेस ने गांधी को अपना एकमात्र प्रतिनिधि चुना। 
गांधी ने मुस्लिम लीग के नेता मुहम्मदअली जिना से इस आशा से पहले की 
तरह मोलभाव शुरू किया कि सम्मिलित काँग तैयार कर सके। सुभाषचन्द्र 
| पट्टमि सीतारामग्या ( १६३५ )-हिस्टरी औफ़ दि कांग्रेस ( कांग्रेस का 
इततहास ) पृ० ७६७। 


६५८] गान्धी युग ८६१ 


वसु ओर दो राष्ट्रवादी मुसलमानों ने गांधी से कहा कि ऐसा व्यर्थ प्रयत्न करके 
राष्ट्रविरोधियों की हैसियत बदावें नहीं, प्रत्युत संयुक्त निवांचन के लिए राष्ट्रवादी 
हिन्दू-मुसलमानों की संयुक्त माँग दृदता से उपस्थित करें। पर गान्धी तत् 
! उनकी बात का महत्त्व नहीं समझ सके । 

तमी अर्विन से विलिग्डन ने शासनभार लिया और समभोते की शर्तें 

टूटने लगीं | गान्धी गोलमेज़-सम्मिलनी में गये तो वहाँ मारतीय प्रतिनिधियों से 
एकमत माँग कराने के उनके सब्र जतन बेकार हुए | तब उन्हें अपनी भूल 
दिखाई दी। उन्होंने कहा-- मेंने पहले ( सम्मिलनी के ) सदस्यों की सूची पर 
विचार न किया था । अब देखता हूँ, वे राष्ट्र के चुने हुए नहीं, सरकार के चुने 
हुए हैं। भारत में जसे पक्ष हैं उनकी तुलना मं इसमें कुछ अत्यन्त स्पष्ट रिक्त 
स्थान हैं ।'' भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का स्वरूप ही समभोता न होने का 
कारण है |? राष्ट्रवादी मुस्लिमों का कोई प्रतिनिधि वहाँ न था। कांग्रेस की 
तरफ से हिन्दू-मुसलमानों की अ्रच्छी मण्डली वहाँ गई होती ओर उसने संयुक्त 
निर्वाचन आदि की संयुक्त माँग रक्‍्खी होती तो बैसी दशा न होती । पर वहाँ 
जो हिन्दू मुस्लिम अछूत आदि दलों के प्रतिनिधि? बना कर भेजे गये थे 
व 'स्वराज्य? के लाभों के बंटवारे पर दुनियाँ के सामने अनथक किचकिच 
करते रहे । अन्त में अंग्रेज प्रधान मन्त्री राम्से मैकडोनल्ड ने उन भंगड़ती 
बिल्लियों के बीच अपने को बन्दर रूप में पेश किया | गान्धी ने उस कार्रवाई 
को लाश चीरना? कहा | हिन्दुओं ओर अछूतों के बीच पत्चर ठोक देने की 
मैकडौनल्ड की कोशिश को देखते हुए. उन्होंने कह्या-- या अछूत सदा 
अछूत बने रहेंगे ? अद्वृतपन जिन्दा रहे इससे तो में हिन्दुत्त का मर जाना 
पसन्द करूँगा । यदि मुझ अकेले को भी इसका मुकाबला करना पड़ा तो जान 
तक दे कर करू गा |? 

२८-१२-१६३१ को गान्धी ग्यपिस मुम्बई पहुँचे । तब तक समभौता 
टूट चुका था। कांग्रेस ने फिर नमक-सत्याग्रह तथा अंग्रेज़ी माल का बहिष्कार 
चलाना तय किया । विलिग्डन ने एकाएक दमन से उसे कुचलने का यत्न 
किया । गान्धी भी फिर जेल भेजे गये ( ४-१-१६३२ )। आन्दोलन का 








प्र भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व १० 


संचालन गुप्त रूप से होने लगा । गुजरात के किसान इस बार नहीं उठे, पर 
बेंगाल में जनता-संघष के साथ त्रास-प्रतित्रास जारी रहे | मई १६३२ में मुम्बई 
में हिन्दू-मुस्लिम दंगा शुरू हुआ जो छुह सप्ताह चला | उससे श्रान्दोलन की 
पद टूट गई | 

इस बोच अगस्त में राम्से मैकडोनल्ड की साम्प्रदायिक पंचाठ#?? 
प्रकाशित हुईं | उसमें अदूतों के लिए प्रथक्‌ निवाचन मी था । गान्धी ने उसके 
विरोध में अपनी प्रतिशानुसार आमरण उपवास शुरू किया | तब पूने में हिन्दू 
नेताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें उस प्रथक्‌ निर्वाचन को अंशतः बदल देने 
की बात सबने मान ली | सरकार ने भो उसे मान लिया । 

तब तक सत्याग्रह आन्दोलन बहुत कुछ कुचला जा चुका था, पर 
बंगाल में संघ बाद पर था । उसे दबाने को वहाँ सेना भेजी गई और मेदिनी- 
पुर ढाका चट्गाँव आदि जिलों म॑ प्रायः सैनिक शासन स्थापित किया गया | 

मई १६३३ में गान्धी ने फिर उपवास शुरू किया; तब उन्हें जेल से 
छोड़ दिया गया | उन्होंने सत्याग्रह को तीन मास के लिए स्थगित करा के 
विलिंग्डन से समभोते की बात करनी चाही, पर विलिग्डन ने इनकार किया | 
तब गान्बी ने यह तय किया कि सामूहिक सत्याग्रह बन्द कर व्यक्तिगत सत्याग्रह 
जारी रक्खा जाय | अगस्त के शुरू में उन्हें फिर एक साल की केद दी गई । 
उन्होंने फिर अनशन किया और २३ अगस्त को छोड़ दिये गये । उन्होंने कहा, 
में साल भर अपने को कैदी मानूं गा, ओर तब तक केवल हरिजन ( अ्रछूत )- 
सेवा करूँगा । व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कुछ देर बाद ठंडा पड़ गया। अप्रेल 
१६३४ में गांधी ने देश को सत्याग्रह बन्द करने की सलाह दी । कांग्रेस ने उसे 
मान कर विधान-समाओं के चुनाव लड़ना तय किया। तत्न उसके सामने साम्प्र- 
दाथिक पंचाठ पर अपना मत देने का प्रश्न आया । कांग्रेस ने कद्द वह उसे 
न स्त्रीकार करती, न ठुकरातो है ! इसका यह अर्थ था कि कांग्रेसी नेता 


* पंचाठ > प॑च का निणय। यह सुन्दर कश्मीरी शब्द भारत के संविधान में 
दिन्दी में अपना लिया गया है। 


६९६ | गान्धी युग ८६३ 


साम्प्रदायिक निवांचन को बुरा मानते हुए भी वैसा कहने को तैयार न थे | 
.. ७९. सन्‌ १९३७० का शासन-विधान और कांग्रेस का अग्नेज्ञी 
साप्राज्य से सहयोग-- १६३५ म॑ मारत-शासन का नया विधान अंग्रेजी 
पालिमेंट से स्वीकृत हुआ । इसके अनुसार कहने को भारत के विभिन्न प्रान्त 
ओर रजवाड़े श्रपने भीतरी मामलों में स्वतन्त्र होने को थे और उन्हीं का संघ्र 
भारत-सरकार होती । भारतवर्ष की संघ-प्रजातन्त्र रूप में कल्पना पहलेपहल सन्‌ 
१६२३-२४ में हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र मंडल वालों ने की थी [ ऊपर $ ६ | किन्तु 
उस संत्र की इकाइयाँ मारत के परम्परागत जनपद ( भाषा-प्रदेश ) होते | 
अंग्रजों के प्रस्तावित इस संब में अंग्रेजी प्रान्त ओर रजवाड़े ज्यों के त्यों रहते 
तथा संघ की विधान-समभा में प्रान्तों को प्रजा के ओर रजवाड़ों के राजाओं के 
प्रतिनिधि होते । उस विधान-सभा का शासन पर पूरा नियन्त्रण न होता-- 
समर-नीति और विदेश-नीति का चलाना तथा भारत की वित्तीय साख? 
बनाये रखना गवनर-जनरल के संरक्षित कार्य होते । भारत की वित्तीय साख 
कायम रक्‍खी जाती लन्दन के उन महाजनों के हित में जिनके हाथों में भारत 
गिरवी था। उनकी दृष्टि मं वह साख तभी तक रहती जब तक भारत अपना 
सालाना खिराज देता चलता । 
संध के प्रान्त कहने को स्-शासित होते, पर उनमें भी गवर्नरों के विशेष 
अधिकार थे, तथा मुख्य भत्य-ब्वन्दों की नियुक्ति तथा उस नियुक्ति की शर्तें 
निश्चित करना अंग्रेजी सरकार के भारतसचिव के हाथ में था, और उनकी 
तनखाहें संरक्षित कर दी गई थीं। १६१६ के संविधान में कुल ७० लाख आद- 
मियों को मत देने का अधिकार था ; इसमें ३६० लाख को दिया गया। 
सम्प्रदायों के अनुसार प्रथक्‌ निर्वाचन जारी रक्खा गया; असम ओर बंगाल में 
गोरे व्यावारियों को उनकी संख्या से बहुत अधिक स्थान दिये गये। छोटे 
सम्प्रदायों का संरक्षक अंग्रेज़ गवनरों को बनाया गया । संघ अथवा प्रान्तों की 
विधान-सभाएँ अंग्रेज़ व्यापारेयों के अदित का कोई काम करें तो उसे रद्द करने 
के विशेष अधिकार गवर्नरों ओर गवर्नर-जनरल को दिये गये। भाषाजनपद- 
आन्दोलन की बात अंशतः मान कर सिन्ध ओर उड़ीसा प्रथक्‌ प्रान्त बनाये 


८६४ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पव॑ १० 


गये। पहले सिन्ध मुम्बई प्रान्त के अन्त्गंत था और उड़ीसा त्रिह्दार के साथ 
>का होता था। अप्रेल १६३६ म॑ विलिंग्डन के स्थान में लिनलिथगो वाइसराय 
बन कर आया । 

१६३७ के शुरू में नई प्रान्तीय विधान-सभाओं के चुनाव हुए । युक्त- 
प्रान्त विहार मध्यप्रान्त उड़ीसा मद्रास ओर मुम्बई में, जहाँ बहसंख्यक जनता 
देन्द है, कांग्रेस का बहुमत आया | मुस्लिम लीग अपने को कांग्रंस के 
मुकाबले में मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था कहती थी। पर बिहार उड़ीसा 
ओर मध्यप्रान्त के म॒स्लिम स्थानों में से उसे एक भी न मिला, सनच्च जगह 
स्वतन्त्र प्रतिनिधि चुने गये | युक्तप्रान्त मद्रास ओर मुम्बई के मुस्लिम स्थानों 
में से प्रायः आधे लीग ज्त सकी । सीमाप्रान्त में २८४ और अंसम में ३५४ 
स्थान कांग्रेस को मिले। सीमाप्रान्त में जहाँ ८२५८ स्थान मुसलमानों के लिए 
रक्तित थे, मुस्लिम लीग एक भी न पा सकी। सिन्ध विधान-सभा के ६० स्थानों 
में से कांग्रेस ८ ले पाई, लीग एक भी नहीं । वहाँ मुख्य दल अल्लाबख्श का 
था जो पूर्णतः राष्ट्रवादी थे; पर उनके दल का भी अकेले बहुमत न हुआ । 
पंजाब को विधान-समभा में १६२१ से अंग्रेज़ों के खड़ किये हुए जमींदार वर्ग की 
प्रमुखता थी । उनमें मुस्लिमों के अतिरिक्त कुछ हिन्दू सिक्ख भी थे, अतः 
उन्होंने अपने दल का नाम एका-वादी (यूनियनिस्ट) रक्खा था। राष्ट्रवादियों 
न १६२१ से १६३६ तक पंजाबी किसानों का जगा कर उस वर्ग के मुकाबले में 
खड़ा करने की कोई चेष्टा न की थी, श्रतः अ्रत्र भी उसकी प्रमुखता बनी रही । 

बंगाल की स्थिति सबसे पेचीदा थी । बंगाल प्रान्त जसा बना हुआ 
था उसकी जनसंख्या ५४२ ८ मुस्लिम थी; उसकी विधान-सभा के २५० स्थानों 
में से २६ गोरे और अधगोरे व्यापारियों को दिये गये थे। पूर्वी बंगाल के किसान 
प्रायः मुस्लिम थे ओर उनके एक नेता इस वर्त फजलुल-हक थे | हक ने 
चाह्य कि कांग्रेस उनके साथ मिल मुस्लिम क्षेत्रों मे भी उम्मीदवार खड़े करे | 
बंगाल कांग्रंस के मुख्य नेता सुभाषचन्द्र बसु तत्र जेल में थे, ओर केन्द्रीय 
कांग्रे स-नेताओं की बंगाली राष्ट्रवादियों से पठती न थी, क्योंकि बंगाली प्रायः 
क्रान्तिवादी थे | इस दशा में कांग्रेस ने हक का साथ नहीं दिया | चुनाव होने 


६३४६] गान्धी युग ८६५४ 


पर ११७ मुस्लिम स्थानों में से ३६ हक के “क्रपक प्रजा पक्ष”? को मिले, ४० 
मुस्लिम लीग को तथा ४१ स्वतन्त्र व्यक्तियों का। कांग्रेसी आर उनके साथी 
७८ चुने गये | हक ने तब किर कांग्रेस के साथ सम्मिलित मन्त्रिमए्डल बनाने 
का प्रस्ताव किया. पर कांग्रेस-नेताओं ने उसे फिर नहीं माना । तब हक ने 
मुस्लिम लीग और गोरों से मिल कर मन्त्रिमएडल बना लिया। 

अप्रेल १६३७ से बरमा को भारत से अलग किया गया तथा भारत 
के ग्रान्तों म॑ नये मन्त्रिमर्डल बने । कांग्रेस पक्ष ने पहले मन्त्रि-पद लेने से 
इनकार किया, पर जुलाई में छह प्रान्तों में कांग्रे सी मन्त्रिमए्डल स्थापित हुए। 
पीछे सीमाप्रान्त में भी कांग्रेसी बहुमत हो गया ओर कांग्रेसी मन्त्रिमएडल बना, 
तथा अ्रसम म॑ कांग्रस का सम्मिलित मन्त्रिमर्डल बन गया। सिन्ध म॑ भी 
अल्लाबख्श ने कांग्रेस से मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए. सहयोग माँगा, पर 
उन्हें सहयोग नहों मिला | 

कांग्रेस ने अपने शासन म॑ किसानो को राहत देने की तथा नशाबन्दी 
की काशिशें कों । न केवल सब सरकारी कामकाज प्रत्युत युवक-युवतियों की 
शिक्षा भी अंग्रेजी मं ही चलती रही | प्रान्तीय स्वशासन”ः के भीतर अग्रेज़ी 
सरकार द्वारा संघाटित नियुक्त आर संचालित पुराने भत्यवृन्द का ढाँचा बना ही 
था । उसकी भारी तनखाहों पेंशनों में प्रान्तों की आमदनी का बड़ा अंश निकल 
जाता था। वह भत्यबृन्द पिछली शताब्दी के भारतीय राज्यों के भीतर की 
ग्ंग्रजी आश्रित सेना की तरह प्रान्तीय स्वशासन की भीतर से रेद मार सकता 
था | मन्त्रिगण यदि उस खभत्य-च्न्द में से राष्ट्र-पक्तपातियों को पहचान कर उन्हें 
महत्त्व के स्थानों पर बिठाने का, उनके द्वारा किन्हीं राष्ट्रीय आदशों को चरितार्थ 
करने का ओर उस भ्त्यबृन्द में से निचले ओर गरीब वर्ग को अपनी तरफ 
मिलाने का प्रयत्न करते तो उनकी और गवनरों की आपेक्षिक शक्ति की परख 
होती | पर वैशा कोई प्रयत्न नहीं हुआ | यह प्रकट था कि कांग्रेसी मन्त्री अपने 
शासन में इस भ्त्यवृन्द की शक्तियों का, खास कर पुलिस आर सेना का, जितना 
कम प्रयोग करते, उतने ही शक्तिशाली बनते जाते । महात्मा गांधी इस बात 
की ओर बराबर ध्यान खींचते रहे । किन्तु मजहब्ी दंगों में कांग्रेसी मन्त्रियों ने 


८६६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ प्बे १० 


गोरी फोज तक बुलाई ओर उस फोज से जनता पर गोलियाँ तक चलवाइ ! 
उसके अतिरिक्त किसान ओर मज़दूर आन्दोलनों को काबू करने के लिए भी 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने अंग्रेजी सरकार के दमन-यन्त्र से काम लिया, जिसके 
कारण वे उस सरकार पर अधिक निभेर होते गये। इस अवधि म॑ मुस्लिम लीग 
ने कांग्रेसी मन्त्रिमरडलों के विरुद्ध बराबर आन्दोलन जारी रक्‍्खा । 

युक्त प्रान्त और बिहार में जो क्रान्तिकारी कैदी थे, उन्हें कांग्रेसी मन्त्रि- 
मण्डलों ने आरम्म में ही छोड़ दिया था, पर बंगाल में मुस्लिम लीग मन्चि- 
मण्डल ने उन नजरबन्दों को स्वयं न छोड़ा जो १६३० से जेलों म॑ थे। देश 
भर मे उन्हें छुड़ाने के लिए ज़ोर की पुकार उठी, तब वे छोड़े गये | 

फरवरी १६३८ में सिन्ध में अल्लाब्रक्श मन्त्रिमश्डल बनाने में सफल 
हुए। उन्होंने स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में संयुक्त निर्वाचन चला दिया 
जो कि कांग्रेसी प्रान्तों में मी नहीं हुआ था । सिन्ध मे मुस्लिम लीग भी खड़ी 
हुई ओर अल्लात्रख्श पर बहुत दबाव डाला गया कि उसमें सम्मिलित हो जायें, 
पर वे सिद्धान्त से न टले | कांग्रेस पक्ष ने तब भी यह कह कर उनका साथ न 
दिया कि मुसलमानों म॑ उनका अनुसरण नहीं है । सच बात यह है फ़ि अंग्रेजों 
के इशारे पर चलने वाले मुस्लिम अल्लाबख्श के साथ न थे, ओर उन 
प्रतिगामी मुस्लिमों का अल्लात्रख्श जेंसा सामना करने को तैयार थे, कांग्रेस को 
वैसा करने में क्रिकक थी । कांग्रेस-नेताओं की उस म्रिकक के कारण मुस्लिम 
लीग और शोख होती गई । 

१६३८ म॑ सुभाषचन्द्र वसु कांग्रेस के अध्यक्ष थे । १६३६ म॑ वे फिर 
उस पद के लिए खड़े हुए. ओर गांधी के विरोध के बावजूद चुने गये। किन्तु 
उन्हें शीघ्र बाद त्यागपत्र देना पड़ा ओर कांग्रेस से निकाल दिया गया | अपनी 

हली अध्यक्षता में उन्होंने वैज्ञानिक मेघनाद साहा को प्रेरणा से देश के सामने 
यह विचार रक्‍्खा कि देश के आर्थिक जीवन के विकास की योजना विचार- 
पूवंक बनाई जाय । उसके लिए उन्होंने कांग्रेस की ओर से एक योजना-समिति 
जवाहरलाल नहृरू को प्रमुखता मे नियुक्त की । 

0१०, रजवाड़ों में जन-जाग्रति--प्रनू १६३०-३३ के «नमक 


६९९१० ] गान्ची युग ८7६७ 


सत्याग्रह ओर अन्य संघर्ष का प्रभाव देसी राज्यों पर भी हुआ था ओर अधिकांश 
राज्यों म॑ 'प्रजामएडल” या वैसी अन्य संस्थाएँ स्थापित हो गई थीं। १६३१ में 
कश्मीर की जनता अपने अधिकारों की माँग कर उठ खड़ी हुईं। वह जनता 
६१५४ मुस्लिम थी और कश्मीर का महाराजा हिन्दू, अतः अंग्रेज़ों के कारिंदों 
ने थोड़ा जतन करके जनता के उस आन्दोलन को साम्प्रदायिक रूप दे दिया। 
तभी अलवर राज्य की मेव प्रजा म॑ं भी आन्दोलन चला। उसकी जड़ में 
मेव कृपकों की बेचेनी तथा समूचे मेवात प्रदेश को, जो पंजाब के साथ डेँके 
हुए. गुडगाँवा जिले तथा अलवर और भरतपुर रियासतों में बैँगा हुआ था, 
एक करने की आकांक्षा थी | पर भेव भी नव-मुघ्लिम थे ओर अलवर का राजा 
आर जागीरदार हिन्दू, अतः उनके आन्दोलन को भी अंग्रेज़ी राजनीतिक विभाग 
के कारिन्दों ने आसानी से साम्प्रदायिक बना दिया । 

प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रमण्डल बन जाने पर तथा यह बात सामने 
आने पर कि भारतीय संघ में रजवाड़ों के प्रतिनिधि भी होंगे, सब रजवाड़ों में 
फिर ज़ोर की लददर चली। मैसूर श्रोर चआवकोर में उत्तरदायी शासन की स्थापना 
के लिए संघर्ष चला । उड़ीसा राजस्थान पंजाब और काठियावाड़ की रियासती 
प्रजा ने बुनियादी अधिकारों के लिए लड़ाई छेड़ी । १६३६ म॑ राजकोट जयपुर 
ओर उद्डीसा की रियासतों के संघर्ष ने उत्कट रूप धारण किया और हैदराबाद 
में जनता के मूल धार्मिक अधिकारों के लिए आयुसमाज ने सत्याग्रह छेड़ा । 
राजकोट के आन्दोलन में गांधी ओर वल्लभभाई पटेल ने स्वयं भाग लिया, पर 
अंग्रेज़ी सरकार ने मुस्लिम लीग को उनके मुकाबले खड़ा कर आन्दोलन को 
विफल कर दिया । उड़ीसा की रियासतों से प्रजा को हज़ारों को संख्या स॑ प्रवास 
करना पड़ा । हेदराबाद का सत्याग्रह सफल हुआ । जयपुर ओर अन्य रजवाड़ों 
में किये गये सत्याग्रह अन्ततः विफल हुए; माच १६३६ में गांधी ने उन्हें स्वयं 
बन्द कर दिया । महाराष्ट्र में ओंध के राजा ने स्वयं उत्तरदायी शासन स्थापित 
किया और गाँव-पंचायतों की नींव पर राज्यसंस्था खड़ी करने को कोरिश की। 
कश्मीर का आन्दोलन सीमाप्रान्त के खान अब्दुलगफ्फारणखा के प्रभाव से 
१६३६ में शुद्ध राष्ट्रीय बन गया । जोधपुर आदि कुछ राज्यों में १६४०-४१ 

भा०--१५ 


प्द्द भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


तक भी आन्दोलन चलता रहा । 

'नेपाल के प्रधान मन्त्री चन्द्रशमशेर [ १०,७११ | ने १६२६ तक 
शासन किया था | १६१०-११ में नेपाल के राजा ने तथा चन्द्र के भाई देव- 
शमशेर ने स्वतन्त्र होने को चेष्टा की, पर वे हारे। चन्द्र ने प्रजा में किसी को 
चू भी करते पाया तो कुचल दिया; अपनी स््री पर भी चोकसी रक्‍्खी ! कहते 
हैं, उसने अपने २६ बरस के शासन में ५० करोड़ रुपया अपने सात बेटों के 
लिए, नेपाल के बाहर जमा किया, भीतर उन्हें जो जागीरें दीं सो अलग। 
नवम्बर १६२६ में उसकी मृत्यु पर उसका भाई भीमशमशेर उत्तराधिकारी हुआ । 
वह शासन में कुछ सुधार करना चाहता था, पर १६३२ में उसकी विष से मृत्यु 
हुई, ओर सबसे छोटा भाई युद्धशमशेर प्रधान मन्‍्त्री बना। १६३८ में नेपाल के 
भीतर और बाहर प्रजा का आन्दोलन उठा। पठने में नेपाली प्रजापरिषद्‌ 
स्थापित हुई जिसका ध्येय था महाराजा की छुत्रच्छाया में उत्तरदायी शासन 
स्थापित करना । शुक्रराज शास्त्री ने काठमांडू में गीता का प्रवचन कर भाषण- 
स्वतन्त्रता का अधिकार सिद्ध करना चाहा | उन्हें छुद्द बरस की केद मिली । 
अक्तूबर १६४० में नेपाल में बहुत सी गिरफ्तारियाँ कर एक मुकदमा चलाया 
गया, जिसके अंत में शुक्रराज सहित चार व्यक्तियों को मृत्यु, १३ को आजीवन 
कैद और २८ को ६ से २० बरस तक की कैद का दण्ड दिया गया। २६-१- 
१६४१ को शुक्रराज और धर्मभक्त को फॉसी दी गई, उनके दो साथी गोली से 
मारे गये। इन'*चारों की लाशों पर यह विज्ञापन चिपका कर कि नेपाल में 
विद्रोहियों की ऐसी गति होती है २४ घंटे प्रदर्शन किया गया ! 

6११, गांधी युग में सामाजिक सांस्क्रतिक प्रगति--गांधी युग 

में सामाजिक सुधार को बड़ा बढ़ावा मिला अ कयो के लत भा 

कार्यक्रम का मुख्य अंश ही था | उसके अतिरिक्त हज़ारों आदमियोँ के जेल का 

पानी पी श्राने से मी हिन्दुओं की छूतछात बहुत कुछ घटी। ख्त्रियों ने भी, 
आन्दोलन में भाग लिया, जिससे उनपर लगे हुए निरर्थक सामाजिक बन्धन 

टूटने लगे । 

गदवाल-कुमारऊँ में बेगार ओर कुली-उतार [ १०, २ $ ४ | के विरुद्ध 


६४११ | गान्धी युग प्प्र६्‌ 


सन्‌ १६२१ भर ज़ोर का आन्दोलन चला | अलमोड़ा ज़िले में बागेश्वर में 
माघ-संक्रान्ति के दिन लोग सरयू में स्नान करते हैं और बड़ा मला लगता है । 
जनवरी १६२२ में वहाँ हज़ारों पहाड़ी किसानों ने इकट्ठे हो कर प्रण किया कि 
आगे से हम वेगार और कुली-उतार न देंगे, ओर वहीं इकट्ठे हुए पटवारियों 
ने कुली-उतार विषयक सब कागज़ सरयू में बहा दिये । यों सौ बरस से चली 
आती वह गुलामी की प्रथा समाप्त हुई | 

गान्धी युग में चन्द्रशेखर वेंकटरामन ( १८८८- ) बीरबल साहनी 
( १८६१-१६ ४६), मेघनाद साहा ( १८६३-१६५६ ),2 सत्येन्द्र बसु, होमी 
भाभा थआ_आादि वैज्ञानिकों ने ऊँची मौलिक खोजें कीं। भाभा के सिवाय इन सब 
वैज्ञानिकों की मानसिक जागति १६०५-११ के स्वदेशी आन्दोलन में हुई थी । 
मेघनाद साहा ने अनुशीलन-समिति में रह कर प्रेरणा तथा प्रफुल्लचन्द्र राय 
से शिक्षा पाई थी। रामन, साह्य, बसु और भाभा की खोजें ज्योतिर्भातिकी 
( ४५४०/%ं८5 ) या गणित केक्षेत्र में थीं जिनसे उस काल उगती हुई 
परमाणुभौतिकी की जड़े पड़ीं । 

गान्धी युग के आरम्भ में अनेक राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना से यह 
आशा लगी थी कि उनसे राष्ट्रीय शिक्षा की उन्नति और देशी भाषाश्रों में ऊँचे 
वाड्यय के विकास में सहायता मिलेगी । वह आशा विफल हुई। १६३७ में 
रामन की वैज्ञानिक खोज का उल्लेख करतें हुए महात्मा गान्धी ने कहा कि 
इस प्रकार की खोजें जब तक भारतीय भाषाओं में दर्ज न हों तब तक भारत 
की जनता को क्या लाभ, ओर कि मैंने जब राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम को 
अपनाया था तब मुके आशा थी कि उसके द्वारा यह होगा, पर मेरे साथियों 
ने इसे समझा नहीं, मेरी सुनी नहीं । गोरीशड्डर हीराचन्द ओमका ( १८६३- 
१६४७), वामनदास वसु (१८६७-१६ ३१), काशीपघप्रसाद जायसवाल (१८८१- 
१६३७) आदि विद्वान्‌ जिन्होंने भारतोय दृष्टि से इतिहास तथा भौतिक आर्थिक 
सामाजिक परिस्थिति के अ्रध्ययन को दयानन्द-बंकिम युग वाली या १६०५४ 
वाली जागरण की लहर में शुरू किया था ओर इस युग में भी बहुत कुछ 
आगे बढ़ाया, वैसे अध्ययन को संघटित रूप से चलाने के लिए अनुरोध करते 


८:७० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ १० 


रहे, पर उनकी पुकार उक्त वातावरण में बहरे कानों पर पड़ी। अपने इतिहास 
का ठीक अध्ययन और ठीक रूप में प्रस्तुत होना हिन्दू-मुस्लिम समस्या ओर 
अन्य आर्थिक सामाजिक समस्याओ्रों को सुलभाने में भी सहायक होता, पर 
बांत को भी देश के नेताओं ने नहीं देखा | धीरे धीरे सब राष्ट्रीय विद्यापीठ 
मिंट यां मुरका गये | 
. हिन्दी लेखक प्रेमचंद ( १८८०-१६३६ ) की कहानियाँ गांधी युग की 
विशेष उपज हैं| प्रेमचंद को मुख्यतः किसान जागरण से प्रेरणा मिलो। 
बंगला कवि रवीन्द्रनाथ ( १८६१-१६४१ ) ओर बेंगला कहानी-लखक 
शरच्चन्द्र चर्ट्जी की कृति स्वदेशी आन्दोलन में शुरू हुई थी, इस युग में भी 
जारी रही | कवि नजरुलइस्लाम का पद बेंगला साहित्य में रवीन्द्र से दृसरे दर्जे 
पर माना गया। वे गांधी यूग के कवि हैं, पर उनको प्रेरणा शुद्ध क्रान्तिकारी 
है | गुजराती में स्वयं गांधी की बड़ी देन है। उन्होंने उसमे नई जानदार शेली 
चला दी । 
चित्रकला की जो ठाकुर शेली स्वदेशी आन्दोलन के साथ उठी * 
उसके प्रवत्तेक अवनीन्द्रनाथ ठाकुर का स्वयं यह कहना था कि गान्धो युग म॑ 
 आ कर उसकी कलयनाओं में घैँधघलायन आने लगा । 
अभ्यास के लिए प्रश्न 
खिलाफत और असइयोग आन्दोजन कैसे चने ? कैसे समाप्त हुए ? 
“६, अत योग आन्दोलन की विफलता के बाद साम्प्रदायिक विद्वेष केसे उभ 
१६२७ के अन्त में केसे शान्त हुआ १ 
न्नीसवीं शताब्दो में अंग्रेज शासकों की नीति भारत में नये कल-कार खाने 
न पनपने देते की थी । उन्नीस सी बीसों में वट नीति क्‍यों किन दशाओं में बदली 
४ “ह्िन्ठस्तान प्रजातन्‍्त्र मंडल” का संघटन कब किसने किया £ उसका 
उद्दं श्य और कार्य-पद्धत कया थी ? अपनी प्रस्तावित पद्धति पर मंडल क्यों न चल 
सका १ बह किस अंश में सफल, किसमें विषत्त हुआ 
“*« २६ जनवरी १६३० को महात्मा गान्बी ने भारत के लोगों से स्व्रतम्त्रता को 
जी शपथ लिव।$, उसमें अंग्रेज़ी राज पर कौन से मुख्य अभियोग लगाये गये थे ? 
६» सर १६३० में चते सत्याभ्र संघर्ष में १६२० से १६३४ तक क्या उतार-चढ़ाव 





१०६१ |] आज़ाद हिन्द का उदय ८७१ 


हुए ? अन्त म्रेंचद केसे समाप्त हुआ ? 

१७, सन्‌ १६३१ में महात्मा गान्धी ने संयुक्त निवाचन की माँग के लिए आग्रह 
क्यों न किया ? गोल-मेज़ सम्मिलनी में जा कर उन्होंने अपनी भूल किस अंश में 
परचानी 

८ १६३५ के शासन-विधान की हपरेखा अंकित कीजिए । बंगाल में १६३७ में 
मुस्लिम लीगी मंत्रिमएडल क्यों किन दशाओं में बना ? 
> ,£; निम्नलिखत पर टिप्पणी लिखिए (१) यतौन दास (२) बच्च-ए-सक्का (३) 
साइमन कमीशन (5) चन्दनसिंद्र गढ़वाऊी (५) गान्धी-अर्विन सममौता (६) काजी 
नजरंल-इस्ताम (७) सन्‌ १६२१ वाले राष्ट्रीय विद्यापीठ (5) श्रच्चन्द्र चटजीं (६) 
राबाद सत्याग्रइ १६२८-३६ (१०) कश्मीर का राष्ट्रीय आन्दोलन (११) शुक्रराज 
शार्री (१०) कुली-5तार का अन्त (१३ ) चन्द्रशेखर वकूटरामन। ६. 


#च्याय १० 


आज़ाद हिन्द का उदय 

( १६३६-१६४७ ६० ) 
$ १. जापान ओर चीन--बीसवीं शताब्दी के शुरू में जाग्रत जापान 
ने देखा कि रूस और इंग्लिस्तान अपना साम्राज्य फैलाते हुए चक्की के दो 
पा्टों की तरह उसकी ओर बढ़े आ रहे हैं | उसने उन्हें रोकना तय किया ओर 
पहले शृंग्लिस्तान से मैत्री रख रूस से युद्ध किया । पहले विश्वयुद्ध में भी उसने 
इंग्लिस्तान से मैत्री रख कर अपने पड़ोस के समुद्रों में जम॑नी द्वारा अधिकृत टापू 
आर बन्दरगाह छीन लिये | किन्तु इस अवधि में उसने बराबर यह श्रनुभव किया 
कि उसका असल मुकाबला इंग्लिस्तान से ही होगा । जापान की आबादी बहुत 
घनी है | पर वहाँ के लोगों के लिए बाहर जा कर बसने को जो स्वाभाविक स्थान 
हैँ वे सब प्रायः अंग्रेज़ों ने रोक रकखे हैं, जिनमें वे गोरों के सिवाय दूसरों को आने 
नहीं देते | अंग्रेजों की शक्ति यदि जापान के सिर पर आ कर मेंडराती थी तो 
एशिया के दूसरे देशों के सोये होने के कारण | एक अ्रसे तक जापान उन 

देशों के जागरण की उत्सुकता से राह देखता रहा । 


८७२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ १० 


१६११ में चीन में क्रान्ति होने पर आशा हुई कि चीन के बन्दरगाह 
युरोपी शिकंजे से शीघ्र छुटकारा पायेंगे । पर वहाँ प्रतिक्रान्ति हुई, अनेक सेना- 
सरदार अलग अलग प्रान्तों को दब्ोच बैठे ओर चीनी राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए 
उसमें जो भीतरी संशोधन अपेक्षित था उसकी प्रगति रुक गई | रूस में क्रान्ति 
'हो कर समूहवादी शासन स्थापित होने पर चीनी क्रान्ति के प्रवत्तंक सु-यत-सेन 
ने अपने साथियों को उससे सहयोग करने और उसी मार्ग पर चलने का उपदेश 
दिया । १६२७ में चीनी क्रान्तिकारी फिर उठे और सेना-सरदारों से प्रदेश 
छुड़ाते तथा याडचे नदी पर के अंग्रेजों के दबाये हुए बन्दरगाहों को स्वतन्त्र 
करते दक्खिन से उत्तर को बढ़े | यों जब वे समूचे चीन को स्वतन्त्र ओर एक 
करने वाले थे, तभी उनमें फूट पड़ गई और उनके एक नेता चियाडइकाई शेक 
नें समूहवादियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया । पंजाबी 'गदरः दल के कुछ कर्मी 
चीन में अंग्रेजों के भाड़ेत पंजाबी सैनिकों में प्रचार करते हुए. चीनी क्रान्ति- 
कारियों से सहयोग कर रहे थे । चियाझ ने उन्हें अंग्रेजों के हाथ सांप दिया । 
चियाड का प्रशासन धीरे धीरे स्वार्थी पूं जीपतियों का श्रष्ट शासन बनता गया 
जो अपने देश की दशा में कुछ छुधार न कर सका। चीन के इस घरेलू युद्ध में 
दस बरस तक कोई निर्णय न हुआ । समूहवादियों ने माओ्रोचेतुंग के नेतृत्व में 
दक्खिन से उत्तरपच्छिम की यात्रा की ओर उत्तरपच्छिमी प्रान्तों में पर जमा 
कर वहाँ अपना अलग शासन खड़ा कर लिया | 

जापान ने जनब्न देखा कि चीन के अपने को अंग्रेज़ी शिकंजे से छुड़ा 
सकने के कोई लक्षण नहीं हैं, तब उसने सोचा कि क्‍यों न उसे अपने 
नियंत्रण में ले ले। १६३१ में उसने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया | फिर 
१६३७ में उसकी ठेठ चीन से लग गई । जापानी सेनाओं के चीन की दीवार 
लॉघने पर समूहवादियों ने चियाडः से अनुरोध किया कि घरेलू युद्ध बन्द कर 
मिल कर उनका सामना करें । वैसा ही छुआ । जापान ने चीन का पूरवी भाग 
बहुत सा ले लिया, तो भी वह समूचे चीन को न ले सका ओर युद्ध में उलम 
गया । अनेक जापानी राजनेता अपनी उस विफलता से खीक कर अचरज 
करते ये कि अंग्रेज जब भारत को आसानी से अ्रधीन रक्खे हुए. हैं तब हम 


१०७२ ] आज़ाद हिन्द का उदय ८७३ 


चीन को क्यों नहीं अधीन कर पाते । पर अंग्रेजों को भारत में जेसी भाइ़ेत सेना. 
मिल गई थी, वैसी चीन म॑ जापानियों को न मिली थी | 


2३९ "ऋ ब्यक 


श्री युरोप में सुद्ध-- १६१६ में कुचला गया जमंन राष्ट्र १४ बरस 
बॉ फ हिटलर के नेतृत्व में फिर शक्तिशाली हो उठा ओर युरोप में 


जमनभापी प्रदेशों को धीरे धीरे मिलाने लगा | प्रकट था कि इसके बाद वह 
पब्छिमी युरोय् के दूसरे राष्ट्रों से विश्व-साम्राज्य में अपना हिस्सा माँगिेगा। इस 
अंश में इतालिया की दशा भी उसके समान थी, इसलिए उन दोनों की 
सहयोग-सन्धि हो गई | होलैंड फ्रांस ब्रितानिया पर जर्मनी यदि चोट करता तो 
इन देशों का दक्खिनपूर्वी एशिया के अपने सामप्राज्यों पर नियन्त्रण ढीला 
पड़ जाता ओर उन्हें वहाँ से खदेड़ने मं जापान को सुविधा होती, इसलिए 
जापान भी जमनी का सहयोगी बना | 

जमनी को फिर उठता देख ब्रितानिया और फ्रांस ने १६३६ में उसके 
विरुद्ध रूस से सहयोग-सन्धि की चेष्टा की, पर सफल न हुए.। उलटा रूस आर 
जमनी ने परस्पर अनाक्रमण-सन्धि कर ली। जमंनो ने पोलेंड से ग्पना डान- 
ज़िग बन्दरगाह वापिस माँगा आर न मिलने पर उसपर चटाई कर दी ( २-६- 
१६३६ ) | ब्रितानिया ओर फ्रांस ने जमनी से युद्ध की घोषणा की | दो सप्ताह 
में जर्मनों ने पोलेंड को कुचल डाला और रूस ने पोलैंड के रूसीभाषी प्रदेश 
तक, जिसे कि पोलेंड ने सन्‌ १६१६-२१ मे अंग्रेज़ों फ्रांसीसियों की सहायता से 
दब्रोच लिया था [१०,८ $१५], बढ़ कर जम॑नी से अपनी सीमा मिला दी | 

अंग्रेजी सरकार ने युद्ध शुरू होने से पहले ही एक तरफ मिस्र ओर 
इराक में ओर दूसरी तरफ सिंगापुर में अपने सुम्राज्य की रक्षा के लिए भारतीय 
सेना को भेज दिया था। उसने भारत ओर जमंनी के बीच भी युद्ध की घोषणा 
कर दी, और भारत सरकार ने युद्ध-स्थिति को लक्ष में रख कर कुछ अध्यादेश 
( ओर्डिनांस ) निकाले । इसके प्रतिवाद में कांग्रेसी मन्त्रिमए्डलों ने नवम्बर 
१६३६ में पदत्याग कर दिया ओरे प्रान्तों के अ्ंग्रेज़ गवनरों ने 'शासन अपने 
थम लेलिया। 

१६४० को गर्मियों में जम॑नों ने पब्छिम मुँह फेरा ओर बिजली की तेज़ी 


८७४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्ब १० 


से बदते हुए होलैंड बेलजियम और फ्रांस को दखल कर लिया। अंग्रेज़ी 
साम्राज्य की जो सेना फ्रांस-बेल्जियम की मदद को गई थी वह पिटती मार खाती 
डुंकिक बन्दरगाद से उलटे पाँव निकल भागी । फ्रांस की स्थल-सेना युरोप में 
श्रेष्ठ और उसकी अपनी सीमा पर बनाई हुई दुगं-पंक्ति अभेद्य मानी जाती 
थी। उसके दद् जाने से ब्रितानिया पर जर्मनों की चद्ाई का हरदम खतरा 
दिखाई देने लगा। इतालिया भी तब जमनी की तरफ से युद्ध में कूद पड़ा । 
जापान ने पूर्वी एशिया में फ्रांस ओर होलेंड के उपनिवेशो--हिन्दचीन ओर 
हिन्द-द्वीपों।--मं विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये | 
आल ३ पाकिस्तान की माँग, भारतीय कांग्रेस में मतभेद और 
तिक असहयोग--भारत में मस्लिम लीग ने माच १६४० में यह 
माँग पेश की कि भारत के उत्तरपब्छिमी ओर उत्तरपूर्व्षी भाग को, जहाँ 
जनता में मुसलमान थअ्रिक हैं, शेप भारत से शलग कर दिया जाय । उस 
प्रस्तावित मुस्लिम देश को वे कुछ अरसे से पाकिस्तान! कदने लगे थे । यह 
नाम और यह विचार कई बरस पहले इंग्लैंड की केम्ब्रिज युनिवर्सिटी में उपजा 
था | पंजाब अफगानिस्तान कश्मीर के नामों के पहले अंग्रेजी श्रक्नरों को जोड़ 
कर पाक शब्द गदा गया था, ओर इंग्लैंड में बने! उस फसादी व्रिचार को 
१६३५-३६ में प्रांतां के कांग्रेसी शासन के काल में उम्र रूप दिया गया था। 
अब खुल कर यह माँग की गई । स्पष्ट था कि इसके पीछे प्रेरणा अंग्रेजों की 
ही थी । 

कांग्रेस ने अ्रंग्र जो के युद्धोद्योग से असहयोग दिखाने को अपने मंत्रि- 
मण्दलों से इस्तीफे तो दिला दिये, पर सेना के भरतीन्क्षेत्रों और कारखानों 
में युद्धोद्योग रोकने की कोई चेष्टा उससे न बन पड़ी । जो क्रांतिकारी और 
समूहवादी वैसी चेष्टा करते, वे नजरत्रन्द किये गये । बंगाल के प्रमुस् क्रांतिकारी 





222 


4 सुमात्रा से इरियान ( न्यू गिनी ) तक के द्वीपों को युरोपी लोग इन्दोनीसिया 
या इंसुलिन्दिया कडते हैं, जिसका शब्दाथ है हिन्द-द्वीप। हिन्दी में वी शब्द बहुवचन 
में बतो जाना चाहिए, अथवा हिन्द-द्वीपवली क!ना चहिए। 


१० $ ३ ] आज़ाद हिन्द का उदय >> 


जो १६२४ के जेलों में गये हुए १६२८ में और फिर ?३० में गये हुए ? ३८ में ! 
निकले थे, यों ?४० में फिर भीतर पहुँच गये । जनता में बड़ी बेचैनी थी कि 
जब विदेशों में ब्रितानवी साम्राज्य ऐसी मार खा रहा है, तब्र भी भारत में 
उसका दमनचक्र ओर हिन्दू-मुस्लिम बिद्वेप उभाड़ने की शरारत जारी है, और 
उसे हम रोक क्‍यों नहीं पात | 

दूसरी तरफ, फ्रांस के पतन के बाद अंग्रे जी साम्राज्य का अन्त निकट 
आता देख भारत के उन वर्गों में दूसरी तरह की बेचैनी फैली जिनकी सब्र 
शिज्ञा-दीक्षा अंग्रेजी की थी ओर जिनकी समाज में हैसियत उस शिक्षा की या 
अंग्रेज़ी राज्यपद्धति की बदोलत थी। कांग्रेस की कार्यममिति में भी यह मनों- 
वृत्तियों का भेद प्रकट हुआ । जून-जुलाई १६४० में कार्यसमिति ने यह घोषणा 
की कि ब्रितानिया यदि भारत की स्वतन्त्रता को सिद्धान्ततः मान ले और फिल- 
हाल कन्द्र मं सब पक्षों की मिली-जुली ( राष्ट्रीय”! ) सरकार आर प्रान्तो' में 
भी उत्तरदायी सरकारें फिर से स्थापित कर दे, तो का्यसमिति युद्धोद्योंग में पूरी 
सहायता देगी। यह घोषणा च० गजगोगलाचारी ओर जवादरलाल नहरू की 
प्रेरगा स की गई। महात्मा गांधी आर खान अब्दुलगफ्फारसा इसपर काय- 
समिति से अलग हो गये । अंग्रेजी सरकार ने इस घोपणा के उत्तर मं कहा कि 
बह भारत को स्वशासन देने ओर केन्द्र में सब-पक्ष सरकार बनाने को तैयार है 
यदि भारत के विभिन्न पक्ष पहले ऋापस म॑ एकमत्त हो जायें। साथ ही उसने 
मुस्लिम लीग का रुग्ख ओर उग्र करा दिया ! कांग्रेसी ओर मुस्लिम लीगी नेताश्रों 
का वाग्युद्ध आगे दो साल तक बराबर चलता रहा जिसके फलस्वरूप .१६४३१ 
म॑ देश में साम्प्रदायिक दंगों की बाद आई रहो | 

जनता की ओर से प्रतिरोध की बराबर मांग थी, इसलिए महात्मा गांधी 
ने अंग्रेजों के युद्धोद्योग से सांकेतिक रूप से असहयोग प्रकट करने को व्यक्तिगत 
सत्याप्रह चलाया । उसमें भाग लेने वाले कहीं सड़क-हाट पर यह नारा लगा 
कर कि युद्ध में मदद देना पाप है, गिरफ्तार हो जाते | पर उनके इतना करने 
से भी दुनिया को यह पता मिलता रहा कि भारत के राष्ट्रवादी युद्ध म॑ अंग्रेजों 
के साथ नहीं हैं, ओर अंग्रेज़ों के इस ढोंग की कि वे दुनिया की स्वतन्त्रता के 


८७६ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व १० 


लिए, लड़ रहे हैं, कलई खुलती रही | 

इसी बीच सुभाषचन्द्र बसु देश के बाहर से स्वतन्त्रता का युद्ध चलाने 
के विचार से २६-१-१६४१ को एकाएक गायब हो गये और अंग्रेजों के कड़े 
पहरे में से निकल कर अफगानिस्तान और रूस के रास्ते जर्मनी जा पहुँचे । 

0४. जमनी की रूस पर चढ़ाई-- १६४०-४१ के जाड़े ओर ?४१ 
के बसन्त में जर्मनों ने पूर्वी युरोप के प्रायः सब देशों पर आधिपत्य कर लिया । 
उत्तरी अफरीका के इतालवी साम्राज्यान्तर्गत लिबिया ( जिपोली ) देश से मिस्र 
में घुस कर वे सुएज नहर से आधी राह तक पहुँच गये | रूस और जापान में 
भी इस बीच अनाक्रमण-सन्धि हो गई थी। इसके बाद जब यह जान पढ़ता 
था कि जमनी और उसके साथी अंग्रेजी साम्राज्य की गरदन पर पब्छिमी एशिया 
में अन्तिम चोट करेंगे, तत्र १२ जून १६४१ को हिटलर ने रूस पर एकाएक 
चढ़ाई कर दी | ब्रितानिया और रूस के बीच इससे हृठात्‌ मैत्री हो गई । संयुक्त 
राज्य अमरीका जो अब तक ब्रितानिया को डझुद्धसामग्री नकद दामों पर दे 
रहा था, अरब उधार भी देने लगा और युद्ध में उतरने की तैयारी करने लगा । 
रूस ओर ब्रितानिया ने मिल कर ईरान को धर दबोचा और उसे दो हिस्सों में 
बॉट वहाँ अपनी सेनायें डाल दीं, जिससे इस रास्ते दोनों का सम्बन्ध बना रहे | 
भारत के समृहवादी जो अत्र तक कद्दते थे कि ब्रितानिया साम्राजिक युद्ध कर 
रहां है, अब कहने लगे कि वह लोक-युद्ध! में लगा है, अतः वे जलों से छोड़े 
गये ओर अंग्रेजी सरकार से सहयोग करने लगे । 

$५. पूर्वी एशिया में युद्ध--अमरीका को युद्ध में आता देख जापान 
ने पहल की ओर ७-१२-१६४१ को युद्ध में कूद प्रशान्त महासागर के बीचों- 
बीच हवाई द्वीप के पल बन्दरगाह पर जो अमरीकी जंगी वेड़ा जापान पर 
चदने को खड़ा था उसे एकाएक डुच्ा दिया । अमरीका ओर पब्छिम-युरोपी 
राष्ट्रों के अधीन पूर्वी एशिया के देशों--फिलिपीन, हाडकाड, हिन्दचीन, 
हिन्द-द्ीपावली, मलाया--पर उसने एक साथ चढ़ाई की। मलाया-सिंगापुर 
को बचाने को ब्रितानिया ने अपने सबसे बड़े दो युद्ध-पोत भेजे, जो माना 
जाता था कि डुबाये द्वी नहीं जा सकते। जापानी वैमानिकों ने अपने विमान 


१०8 ६ | आज़ाद हिन्द का उदय ८७७ 


सहित उनपर गिर कर अपने प्राणों की आइवि-देते हुए. उन्हें आन की आन 
मं डुबा दिया ओर जापानी सेना सिंगापुर ओर मलाया में उतर उन्हें ले कर 
बरसों की और बढ़ी । १६४२ की गर्मियों तक उसे भी ले कर वह भारत के 
दरवाज़े तक आ पहुँची । मलाया और वबरमा की लड़ाइयों में अंग्रेजों की 
भाइ़त भारतीय सेना के अनेक दस्ते जापानियों से जा मिले और उस सेना का 
मुख्य अंश केद हुआ | युरोपी राष्ट्रों की जो धाक एशिया के देशों मं दो 
शताब्दियों से बैठी हुई थी, जापानियों ने उसे धूल में मिला दिया । 

6 ४. आज़ाद हिन्द फौज को नोंच पड़ना--पहले विश्वयुद्ध में 
जापानी अंग्रेजों के मित्र थे, और रासविहारी वसु जब जापान पहुँचे तब अंग्रेजों 
मे उन्हें जापान से माँगा था | पर जापानियों ने रासविहारी की देशभक्ति ओर 
वीरता से मुग्ध हो कर और यह जानते हुए उन्हें शरण दी थी कि व्रितानवी 
साम्राज्य से एक दिन हमारा भी ठाकरा होने को है। रासविहारी चीनी क्रान्ति- 
कारियों के भी सम्पक म॑ रहे; १६२३ म॑ ही उनका यह अन्दाज़ था कि चार 
वर्ष बाद चीन वाले अंग्रेजों के शिकंजे से मुक्त होने के लिए बड़ा संघप 
करने वाले हैं | उस संघष के सफल न होने पर वे जापान के अंग्रेजों के विरुद्ध 
उठने की राह देखने लगे | उस अवसर से पूरा लाभ उठाने के लिए उन्होंने 
पूर्वी एशिया में स्वतन्त्र-भारत-संब स्थापित किया । रासविहारी के कुछ अन्य 
साथी भी पूर्वी एशिया में इस संघ की ओर से काय करने आ गये। उनमे 
ग्रनुशीलन सभिति के सदस्य प्रफुल्ल सेन जो संन्यासी हो कर सत्यानन्द पुरी 
नाम से स्याम में आ ब्रैठे तथा गदर दल के प्रीतमसिंह ज्ञानी प्रमुख थे | 
१६३७ म॑ रासविहारी ने तोकियों में एक सम्मेलन किया जिसमे ये सत्र 
उपस्थित हुए, ओर सबने आगामी स्वतन्त्रता-युद्ध के बारे में अपना मांगे 
निश्चित किया | | 

दूसरे विश्वयुद्ध में जापान,के पड़ते ही इन्होंने जापान-सरकार से कहा 
कि आपके अ्रधिकार में जो देश आये, वहाँ भारतीयों को शत्रु प्रजा न मान 
कर मित्र प्रजा माना जाय, श्रोर उनमें से तथा अंग्रेजों के माड़ेत उन भारतीय 
सैनिकों में से जो कैद हों, स्व० भा० संघ को अपनी आज़ाद हिन्द फौज खड़ी 


पक भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पे १० 


करने दिया जाय | जापान सरकार ने यह मान लिया और स्व० भा० संघ को 
मित्र सरकार का सा पद दे दिया। पूर्वी एरिया के ३० लाख भारतीयों की 
यों न केवल जान माल इज्जत सुरक्षित हो गई, प्रत्युत उन्हें ऐसी स्वतन्त्रता 
आर प्रतिष्ठा मिली जेसी पहले अपने जीवन में कभी न मिली थी। जापानी 
सेना की टुकड़ियों के साथ स्व० भा० संघ के 
प्रचारक भारतीय सैनिकों से सम्यक करने जाने 
लगे। इस काये में भी सत्यानन्द पुरी ओर 
प्रीतमसिह ज्ञानी ने प्रमुख भांग लिया । 
प्रीतमसिंह ने दिसम्बर १६४१ म॑ उत्तरी 
मलाया में केद हुए कप्तान मोहनछिंद् को 
आज़ाद हिन्द फीज खड़ी करने की प्रेरणा दी 
ओर काम सौोंपा । जनवरी १६४२ में मोहनकिंह 
ने आजाद हिन्द फोज के दो पहले जत्थे बना 
कर एक को बग्मा मोर्चे पर भेजा और दृसरे 
( १८०४--१६४४ ई० ) को मलाया के भारतीय सैनिकों में प्रचार के लिए, 
[ श्री जिदेख्दनाथ सान्‍्याल... की । आज़ाद हिन्द फौज के शिक्षक सब 
के सींडन्य से ] भारतीय थे जा अ्रत्र अग्रेज़ी के बजाय हिन्दुस्तानी 
आदेश-शब्दों से अपनी सेना को चलाते थे | 
सेना के रूप में उसके प्रत्यक महकमे का संघटन किया गया। उस सेना में 
आरम्भ से ही यह विचार भरा जाता कि सब हिन्दुस्तानी भाई भाई ओर 
मानव स्वतन्त्रता के पूरे अधिकारी हैं, तथा खानपान आदि में जात-पाँत का 
कोई भेद नहीं रकक्‍खा जाता रहा | 
१५४-२-१६४२ को सिंगापुर में अंग्रेज़ी सेना ने आत्मसमर्पण किया। 
जापानियों ने अंग्रेज़ों को भारतीयों से अलग क्र कैदी बनाया और भारतीय 
सैनिकों की एक सभा कर उनसे कह्दा कि उनके साथ हारे हुए शत्रु का सा नहीं 
प्रत्युत भाइयों का सा बतांव किया जायगा, ओर उन्हें मोहनसिंह के जिम्मे सौंप 
दिया । मोहनसिंह ने तब उनमें से आ० हि० फो० के लिए स्वेच्छा-सैनिक भरती 





रासविहारों बस 


१० $ ७ ] आज़ाद हिन्द का उदय प७६ 


शुरू की । अंग्रेज़ कैदी शिविरों का प्रबन्ध भो जापानियों ने आ० हि० फो० को 
सांप दिया । 

मार्च १६४२ में तोकियों म॑ं फिर एक भारतीय सम्मेलन किया गया। 
सत्यानन्द पुरी ओर प्रीतमसिंह ज्ञानी उसमें जाते हुए विमान-दुघेटना के शिकार 
हुए । जून १६४२ में बंकोक में फिर एक बड़ा भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन 
हुआ । उसने स्व० भा० संघ द्वारा भारत की स्वतन्त्रता का युद्ध जारी रखने 
का समर्थन किया, संघ के सभापति रासविहारी वसु की सहायता के लिए. नई 
कार्यसमिति नियत कर दो, मोहनसिंह को आ० हि० फो० का प्रधान सेनापति 
नियुक्त किया, ओर अपने युद्ध के संचालन के लिए सुभाषचन्द्र बसु को जम॑नी 
से बुलाना तय किया। सम्मेलन ने यह घोषणा की कि भारत एक ओर 
अविभावय है; यह निश्चय भी किया कि संघ जापान सरकार से युद्धसामग्री 
की जो सहायता लेगा वह उधार रूप में होगी । इस सम्मेलन के बाद स्व० भा० 
संघ की शाखाएँ समूचे पूर्वी एशिया में फैल गईं । सब्र जगह वे भारतीयों की 
भलाई के सब्र काम करतीं, उनमें शिक्षा फैलातों तथा आत्मसम्मान श्रातृभाव 
ओर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के भाव जगातीं । 

$ ७. क्रिप्स पेशकश और भारत छोडी” घोषणाए--इधर भारत 
में अंग्रेजों के दमनचक्र के मुकाबले मे स्व कुछ न कर पाने से जनता की 
खीम दिन-ब-दिन बढ़ती गई । १६४०-४१ से अनाज ओर अन्य अनेक 
वस्तुओं के यातायात बिक्री ओर मूल्य पर नियन्त्रण कर सरकार उन्हें युद्धक्षेत्रों 
में भेजने को खरीद रही थी। जनता को अन्नवस्त्र कठिनाई से मिलता। 
कांग्रेस ने कराची अधिवेशन ( १६३१ ) में यह घोषणा की थी कि अंग्रेज़ों 
ने भारत पर मनमाने ढंग से जो ऋण लाद दिया था, स्वतन्त्र होने पर भारत 
उसकी निष्पक्ष जाँच करायगा ओर उचित अंश को ही स्वीकार करेगा । किन्तु 
अंग्रेज़ी सरकार अ्रत्र जाँच का मोका दिये विना ही भारत के सिर थोपे उस 
ऋण को स्वयं वसूल कर उसी के मूल्य से भारत से अन्न ओर युद्ध-सामग्री 
खरीद रही थी; जब वह ऋण पूरा वसूला जा चुका तत्र भारत से ऋण रूप 
में रसद-सामान खींचती रही । इस जबरदस्ती चुकाये गये श्रोर जचरदस्ती लिये 


दण० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


गये ऋण के मूल्य का माल जनता से खरीदने को विशाल संख्या में कांगजी 
नोट छापे गये, जिनकी बाद से वस्तुओं के दाम बढ़ते गये । भारत में चलने 
वाले कागजी नोटों के पीछे भारत का जो स्वणु-भण्डार था, वह पहले से ही 
लन्दन में रक्खा रक्‍्खा गया था ओर अब युद्धसामग्री की खरीद मं खर्चा गया। यों 
युद्ध म॑ अंग्रेज यदि हारते तो भारत में चलने वाले ये कागज़ी नोट निरे कागज़ 
को कीमत के रह जाते । जापानियों के बरमा पहुँचते पहुँचते अंग्रेजी सरकार 
ने उनकी चदाई की आशंका से बंगाल से जनता के काम आने वाले धान के 
भंडार हटा लिये। उड़ीसा त्रिहार मद्रास और पूर्वी युक्तप्रान्त से भी अ्न्न-भंडार 
ओर सामान हटाने आर पुलों रेलमारगों बिजलीघरों पानीकलों आदि को तोड़ 
कर हट आने की योजनाएँ हाकिमों के पास भेजी जा रही थीं, जिनमें पीछे 
रहने वाली जनता को क्या कष्ट होगा इसकी तनिक भी परवा न की गई थी | 

यह सब चलता था कि मार्च १६४२ में ब्रितानिया का दूत स्टैफड 
क्रिप्स भारत के नेताओं से बात करने दिल्‍ली आया । उसकी पेशकश यद थी 
कि भारत के नेता जापान के विरुद्ध युद्ध में पूरा सहयोग दें तो युद्ध के बाद 
भारत को ब्रितानवी साम्राज्य मं उपराज्य (डोमोनियन) पद दिया जायगा ओर 
अभी केन्द्र में सब-पक्त सरकार बना दी जायगी। पर भारत की जनता अंग्रेजी 
साम्राज्य को बचाने के लिए जापानियों से लड़ने को तैयार न थी। अ्रतः गान्धी 
क्रिप्स की पेशकश को दिवालिया बेंक की बाद की तारीख की हुडी कह कर 
बातर्च/त में सम्मिलित होने से इनकार कर दिल्ली से चले आये | पर जवाहर- 
लाल नहरू और उनके बिचार के वे नेता जो अंग्रेजों की हार ओर जापान- 
जमनी की जीत की आशंका से चिन्तित थे तथा जिनका गान्धी से मतभेद जुलाई 
१६४० से प्रकट हो चुका था, बातचीत करते रहे | अंग्रेज़ो सरकार ने देखा 
कि उन नेताओं के साथ होने से भो वह भारत की जनता से युद्ध में उससे 
झधिक सहयोग न पा सकेगी जितना वह जुूर-जुल्म से ले ही रही है, इसलिए, 
बातचीत का सिलसिला तोड़ दिया | | 

इसके बाद गान्धी की प्रेरणा से मई में कांग्रेस की 'महासमिति ने यह 
घोषणा की कि श्रंग्रेज़ भारत छोड़ चले जायें--वे भारत में बने रहेंगे तो जापानी 


१० ८ ] आज़ाद हिन्द का उदय प्८९ 


उन्हें निकालने के नाम पर भारत पर चढ़ाई कर सकते हैं | ८ अगस्त की अपनी 
बैठक में उसने जनता को पुकारा कि इस घोषणा को चरितार्थ करने को. संघर्ष 
छेड़ दे | मुख्य नेता तो अगले सवेरे तक पकड़ लिये गये, पर जनता जगह 
जगह उठ खड़ी हुई | अनेक स्थानों पर प्रदर्शन करते हुए; वह गोलियों की 
मार से भी नहीं टली ओर सभी जगह उसने छातियों पर गोलियाँ भेलीं । अंग्रेजों 
के युद्धोद्योग में बाधा पहुँचाने को उसने यातायात संचार-साधनों और युद्ध- 
सामग्री को नष्ट करने का मार्ग पकड़ा । पूर्वी युक्तप्रान्त ओर बिहार में तथा 
बंगाल के मेदिनीपुर जिले में संघ का सबसे अधिक ज़ोर रहा । पूर्वी युक्तप्रान्त 
से असम-बरमा सीमान्त तक जाने वाली अवध-तिरहुत रेलवे उस काल युद्ध की 
दृष्टि से सबसे महत्त्व की प्रणाडी थी। उसे जनता ने उखाड़ फेंका । जनता 
आशा कर रही थी कि बरसात बाद जापानी ओर आजाद हिन्द फौज भारत पर 
चदाई करेंगे, इसलिए अक्तूबर नवम्बर तक संघष पूरे ज़ोर पर रहा। उसके 
बाद धीरे धीरे वह ढीला पड़ता गया। 

४८, आ० हि० फौ० में संकट खड़ा होना--अगस्त १६४२ की 
भारत की घटनाओं के समाचार मलाया पहुँचने पर मोहनसिंह ने एक नया दल 
भारत से सम्पक करने को बरमा मोर्चे पर भेजा | सीमा पर पहुँचने पर इस दल 
का एक व्यक्ति जो मोहनसिंह का अति विश्वस्त था, आ० हि० फोौ० के अत्यन्त 
गोपनीय कागज लिये हुए अंग्रेजों से जा मिल्रा। जापानी इसके बाद आ० 
हि० फो० के साथ बत्तने में कुछ सावधानी करने लगे | 

शुरू अक्तूबर में आ० हिं० फॉ० की संत्र इकाइयों का अ्रगुआ दल 
बरमा भेजा गया जिससे वह नवम्पर-दिसम्बर में आने वाली बड़ी सेना के लिए 
प्रबन्ध कर रक्खे | पर इधर मोहनसिंह और उनके साथियों ने कई छोटी बातों 
को ले कर जापानियों से बिगाड़ ली । जापानी जंगी जहाज जब सिंगापुर से आ० 
हि० फौ० को बरमा ले चलने को तैयार खड़े थे, तब मोहनसिंह ने सेना को चलने 
का आदेश न दिया ओर स्थ० भा० सं० की कार्यसमिति ने इस्तीफा दे दिया | 
रासविहारी ने कहा कि मैं उन सब छोटी उलभनों को सुलभा दूँगा ओर मोहन 
सिंह से आग्रह किया कि सेना के कुछ मुख्य अ्रफसरों को मेरे पास भेजो तो म# 


प्पणर भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


उन्हें त्थिति को पूरी तरह समझा दूँ । पर मोहनसिंह ने किसी भी अफसर को 

उनसे मिलने न दिया । इसपर स्व० भा० संघ के सभापति की हैसियत से रास- 

विहारी ने मोहनसिंह को जो सेनापति (जनरल?) का पद दिया था, वह छीन कर 
मोहनसिंह की गिरफ्तारी का आदेश दिया | मोहनसिंह ने पहले से ही वैसी आ्राशंका 

से अपने साथियों को कह रक्‍्खा था कि ञआ्रा० हि० फौ० को तोड़ देना। सो उन 
लोगों ने अपने शस्त्र इकट्ठे कर रख दिये, त्रिल्ले जला दिये, सैनिक रिंग बन्द 

कर दी ओर अपने को युद्ध-कैदी बनाने के लिए पेश किया | जापानियों ने उन्हें 

केदी बनाने से इनकार किया | 

१६४१-४२ के पाँच महीनों म॑ जापानियों ने दक्खिनपूरवी एशिया से 

चार शताब्दी पुरानी पच्छिमी युरोप की प्रभुता उखाड़ फेंकी थी । किन्तु एशिया 

में युरोपी शक्ति की धुरी अंग्रेज़ों का भारतीय साम्राज्य था, जिसके किनारे पहुँच 
कर वे रुक गये थे | अंग्रेज ओर अमरीकी उस वक्‍त जापान के मुकाबले को 
तैयार न थे। मारत के पूर्वी सीमान्त से भी कभी काई बड़ा शत्रु आ सकता है 
यह बात अंग्रेजां ने कमी सोची भी न थी। १६४२ की गर्मियों में वे बंगाल 
उड़ीसा आन्म्र ओर तमिछ तठ तथा असम से लखनऊ तक के प्रदेश को छोड़ 

कर भाड़खंड से राजस्थान तक मध्यमेखला के पहाड़ी प्रदेशों म॑ छापेमारी 
लड़ाई की योजनाएँ बना रहे थे। भारतीय समुद्र में भी उनका कोई प्रचल 
बेड़ा न था जिससे अंग्रेजों की अपने अफरीकी साम्राज्य के लिए भी ऐसा 

खतरा दिखाई दिया कि उन्होंने मदगस्कर द्वीप में, जो जमंनों के वशंवद फ्रांसी- 
सियों के हाथ में था, अपनी सेना उतार दी ( मई !४२ ) | अ्रमरीकियों ने पहली 
मार खाते ही अपने महान्‌ कारखानों से अमित युद्धसामग्री बनाना शुरू कंर 
दिया था | इसे ले कर प्रशान्त महासागर के एक एक टठापू को जीतते हुए 
जापान तक पहुँचना उनके लिए एक रास्ता था। पर केवल इससे वे जापान 

का हरा न सकते यदि भारत से भी अंग्रेजों के पैर उखड़ गये होते तथा यहाँ की 

भाड़त सेना ऑर खेतों खानों कारखानों की उपज उन्हें प्रात्त होने के बजाय 

उनके विरुद खड़ी हो गई होती । 


अपने देश से ५००० मील पर भारत की सीमा पर पहेँच कर जापानियों 


१० $ ६ | आज़ाद हिन्द का उदय ८८३ 


को भी दिखाई दिया कि भारतीयों के पूरे सहयोग के त्रिना वे भारत के २००० 
मील के फैलाव में आगे बदते नहीं जा सकते । मारतोय क्रान्तिकारियों ने जायान 
ओर भारत का वैसा सहयोग स्थापित कर १६४२ में ही भारत पर चदने का 
यत्न किया, जब कि भारत की जनता भी उनकी राह देख रही थी | पर वह दुलभ 
अवसर उन्हें इस कारण चूकना पड़ा कि वे आ० हि० फो० के संघटन और 
संचालन के लिए भी उन लोगों पर निर्भर थे जो कल तक अंग्रेज़ां के भाइत 
थ और जो ऐन मौके पर डगमगा गये कि कहीं हम जापानियों के भी हथियार 
न बन जायें ! १६२३-२४ म॑ भारतीय क्रान्तिकारियों ने जापान से सम्पक करके 
जो तैयारी शुरू की थी [१०,६३६], यदि तुच्छु त्रास ओर प्रदशन के कार्यों में 
पड़ कर उसे त्रिगाड़ न लेते, तो एक तो अब्च उनके पास अपने अनुभत्री सेना- 
नायक तैयार होते--भगतसिंह और यतीन दास इस वक्‍त आजाद हिन्द फोज 
का संचालन कर रहे होते--और दूसरे, जापानी राजनेताओं और भारतीय 
क्रान्तिकारियों ने इस प्रकार एक दूसरे के उद्देश्यों को समझा हुआ ओर 
आपसी सब्न समस्याओ्रों को सुलझाया हुआ होता कि अत्र वे यों रुकने को 


ह #में होते । 
४ $९, आ० हि० फौ० का पुनःसंघटन और आज़ाद हिन्द 
्बर्कार की स्थापना--मलाया में हारी अंग्रेजों की भारतीय सेना में 
जगन्नाथ भोंसले, लोकनाथन, अनिल चर््जी आ्रादि कई अफसर मोहनसिंह से 
जठे थे, जो आ० हि० फो० के विधटन के विरोधी थे । रासविहारी ने इनकी 
सहायता से फरवरी १६४३ तक नई आ० हि० फो० खड़ी कर ली। उक्त 
नायकों के श्रतिरिक्त शाहनबाजखोँ, मुहम्मद ज़मान कियानी ओर एहसान कादिर 
ने इस बार के संघटन में प्रमुख भाग लिया । नई फौज में दनादन भरती होने 
लगी । अप्रैल १६४३ से लद्षमी स्वामिनाथन्‌ ने स्त्रियों का एक जत्था बनाना शुरू 
किया, जिसे लड़ाई ओर परिचर्या दोन्यें की शिक्षा दी जाने लगी। बाद में वह 
भाँसी-रानी जत्था कहलाया | 

अपनी दलती आयु और २७ बरस से देश के बाहर रहने के कारण 
रासविद्दारी के लिए इस सेना का नेतृत्व करना शक्य न था, इसलिए उन्होंने 

भा०--*६ 


वपपड भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


सुभाषचन्द्र बसु को जर्मनी से बुलाया | सुभाष फिर अपनी जान हथेली पर 
लिये एक जमन पनडुब्बी से मदगस्कर और फिर जापानी पनडुब्ची से 
पिनाझ पहुँचे । तोकियो हो कर वे सिंगापुर वपिस आये जहाँ रासविहारी ने 
उन्हें स्वतन्त्र भारत संघ का नेतृत्व सोंपा; तब्र से वे नेताजी? पद से प्रसिद्ध हुए | 
२१ अक्तूबर १८४३ को सिंगापुर मं, जिसके नाम म॑ प्राचीन भारतीय उप- 
निवेश सिंहपुर की याद बनी है, स्व० भा० संघ का बड़ा सम्मेलन जुटा कर 
आरजी आज़ाद हिन्द सरकोर की स्थापना की घोषणा यों की गई--“ “ चूँकि 
हिन्दुस्तान के सब्र नेता जेलों में हैं ओर देश के भीतर लोग “"' निहत्ये हैं, अत 

अत्र पूर्वी एशिया के स्वतन्त्र भारत संत्र का कत्त व्य है कि वह आरज़ी आज़ाद 
हिन्द सरकार बना ले | आरज़ो सरकार को इसका हक है ओर वह इसकी माँग 
करती है कि हिन्दुस्तानी उसके तईं वफादार रहें ।““” वह भारत के लोगों को 
भरोसा दिलाती है कि उन्हें “” समान अधिकार प्राप्त होंगे *** हम हिन्दुस्तान के 
लोगों का आवाहन करते हैँ कि हमारे मंडे के नीचे इकट्ठे हों “|” सुभाषचन्द्र 
ने आरजी सरकार के प्रमुख रूप में शपथ ली। चार दिन बाद आज़ाद हिन्द 
सरकार ने ब्रितानिया ओर अमरोका के विरुद्ध युद्ध की घोपणा की | 

बूंगाल दुभिक्ष-- १६३६ म॑ सुभाष कांग्रेस से निकाले गये 
742 प्रान्तीय कांग्रेस में उन्हीं का बहुपक्ष था। कांग्रेस के अध्यक्ष ने 
बंगाल कांग्रेस को स्थगित कर नई प्रान्तीय कांग्रेस खड़ी करने का जतन किया । 
तत्र बंगाल में दो कांग्रेस ह। गई और विधान-समा के कांग्रेसी सदस्थ भी दो 
टालियों में बट गये । उधर फजलुल-हक़ की भी मुस्लिम लींग से बहुत दिन 
न पटी । दिसम्बर १६४१ में हक ने सुभाष के बड़े भाई शरचन्द्र की सहायता 
से नया सम्मिलित मन्त्रमए्डल बनाया । शरत्‌ को इसके शीघ्र बाद भारत 
सरकार ने नजरबन्द कर दिया। १६४२ में अंग्रेज बरमा से हटते हुए अराकान 
का सब्च अनाज नष्ट करते आये थे, फिर बंगाल से भी उन्होंने सच अन्न-भंडार 
हयथा लिये | यों बंगाल को स्थिति बड़ी नाजुक हो गई | माच १६४२ में गवर्नर 
ने हक को इस्तीफा देने को बाधित किया और उसके बाद .वींगाधांगी से 
मुस्लिमलीगी मन्त्रिम्ण्डल स्थापित किया प्रान्त मैं अनाज पहले ही कम था 





१० $ १२ ] आज़ाद हिन्द का उदय पद 


जो था उसे भी भ्रष्ट मन्त्रिमण्डल के कृपापात्र नफाखोरों ने रोक कर बहुत महँगा 

कर दिया । आज़ांद हिन्द सरकार की ओर से सुभाषचन्द्र बसु ने बरमा और 
स्थाम का चावल बंगाल भेजने का प्रस्ताव किया.। किन्तु अंग्रेजी सरकार ने वह 
न माना ओर ३५४ लाख आदमी भूख से तड़प कर तथा १२ लाख बीमारी से 
मरने दिये | 

बंगाल की तरह सिंध में भी गवर्नर ने अक्तूबर १६४२ म॑ अल्लाबख्श 
को प्रधानमन्त्री पद से हट कर मुस्लिमलीगी मन्त्रिमएरडइल स्थापित कराया। 
सात मास बाद अल्लाबख्श की हत्या की गई | पीछे उनके भाई मोलाबख्श ने 
राष्ट्रवादी मुस्लिमों का पक्त बनाया, पर उन्हें भी कांग्रे स पत्न का समथंन न मिला । 
" बंगाल दूर्णिक्ष की चर्चा फैलने से भारत में अंग्रेजी राज की बड़ी 
बदनामी हुई तो लिनलिथगो को वापिस बुला कर भारत के तत्कालीन प्रधान 
(सेनापति वेवल को गवरनर-जनरल बनाया गया। वेवबल ने ऐसा उपाय किया कि 
(बंगाल के गाँवों से भूखे मरते लोग कलकत्ते न आने पार्य । 
| $११. आंज़ाद हिन्द फौज की भारत चढ़ाई--आ० हि० फौ० 
की बरागडोर थामते ही सुभाषनचन्द्र ने उसे 'चलो दिल्‍ली? का मन्त्र ओर जय 
हिन्द? का नारा दे कर रवाना किया ओर स्वयं भी रंगून था टिछे । बस्मा के 
जापानी सेनापति के साथ उन्होंने तब किया कि आ० द्वि० फौ० अपने सेना- 
नायकों के मातहत रहेगी और उसका नियमन अपने फोजी कानून से होगा, 
जापानी सेना के साथ वह भारत के जिस जिस अंश को मुक्त कराती जायगी 
उसपर तिरंगा फहरायगा ओर उसका शासन मेजर-जनरल अनिल चटर्जी 
करेंगे । उन्होंने और उनकी प्रेरणा से जापानी सेनायति ने भी अपने सैनिकों 
को आदेश दिया कि भारत की भूमि पर कोई भी सैनिक लूटमार या बलात्कार 
करने लगे तो उसे फौरन गोली मार दी जाय । 

१६४२-४३ में अमरीकी युद्धसामग्री ओर सेना भारत में बराबर जुट 
रही थी । ?४३ में जापानी बेड़े और वायु-बेड़े को प्रशान्त के मोचें पर जाना 
पड़ा और बरमा पर लगातार हवाई मार पड़ती रही जो बड़ी चढ़ाई को तैयारी 
थी । अंग्रेज-अमरीकियों की समूची पूर्वी एशिया की चढ़ाई का संचालन लुई 





द्प६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


मौंटबाटन कर रहा था | उनकी मुख्य सेना असम के पूर्वी छोर से इरावती दून 
में उतर कर म्यितचीनः (“म्बितकिना?) से रंगून तक रेलपथ के साथ बदने को थी । 
मणिपुर, लुशाई-चिन ओर अराकान से दूसरी सेनाएँ उसका साथ देने को थीं। 
* इस चढ़ाई के लिए जब्न पूर्वी असम में पूरी सेना जुग गई, ओर विमानों 
से एक अंग्रेज़ी सेना म्यितचीनः के जंगल में उतर चुकी, तत्र माच १६४४ 
में आजाद हिन्द ओर जापानी सेना ने मणिपुर पर चढ़ाई की। उनका लक्ष 
मणिपुर से ब्रह्मपुत्र पहुँच कर असम वाली समूची सेना को पीछे से घर 


लेना था ! 


मणिपुर नदी की दून में दक्खिन से उत्तर बदते हुए जापानी सेना 
तथा शौकत अली मलिक के आदेश में आ० हि० फो० की टुकड़ी त्रिशनपुर 
ले कर इम्फाल के पास तक पहुँच गई । दूसरे जत्थे मग्घरसिंह ओर अजमेगसिह 
के नेतृत्व में मणिपुर राज्य के उत्तर घूम कोहिमा पर ञ्रा डटे। मु० ज० 





सुभाषचन्द्र बसु 
सिंगापुर में लियः गया चित्र 


कियानी की ब्रिगेड ने तभी पूरव से हमला किया । 
माणपुर राज्य को या घरने म उनका तुरत का 
लक्ष यह था कि वहाँ जो १३ लाख भारतीय सेना 
पूरे साज-सामान के साथ थी, उसे हरा कर आ० 
हि० फ।० में मिला लिया जाय | 

शाहइनवाज के मातहत एक ब्रिगेड को 
अगकान ओर चिन पढाड़ों का मोर्चा सौंपा गया, 
जिससे मशिपुर म॑ लड़ती सेना का पीछे का राघ्ता 
सरतक्तित रहे | प्रेमसिंद्र रतृड़ी के नेतृत्व में इसके 
पहले जत्थ ने कलादन नदी की दून से भाइत 
अफरीकी सेना को मार भगाया ओर चटगाँव 
पहा डी जिले मे तिरंगा फहरा दिया । चिन मोची 
सबसे कठिन था | लुशाई और चिन एक ही 
नवंश के लोग हैं। चिन अंग्रेजों का पक्ष लिये 
हुए थे । छिद्वि ( चिन्दविन! ) नदी पर कलेव के 


१० ६ १२] आज़ाद हिन्द का उदय व 


श्पने अड्डे से चिन पहाड़ों के भीतर तक आ० हि० फो० को अपना रसद- 
बारूद सिर पर ढो कर ले जाना पड़ता था। उस दशा में वे कई बार 
जंगली घास खा कर गुज़र करते रहे, पर मोर्चा हाथ से न जाने दिया । 

इम्फाल को आजाद हिन्द ओर जापानियों ने चार मास घेरे रक्‍्खा । 
अंग्रेजों ने भी वहाँ अपनी पूरी शक्ति लगा दी । एक पूरे सेना-विभाग को उन्होंने 
विमानों से कुम॒क रूप में ला उताग | अन्त में मूसलाधार वर्षा से घेरने वालों 
का हटना पड़ा । उस वर्षा से सड़कों के बह जाने पर, रसद के विना, कीचड़ 
मच्छुर मक्थियों से भरे जंगलों में से, शत्रु विमानों की लगातार मार में, ज्वर 
पेचिश ओर घावों से पीडित आजाद हिन्द दस्ते जब पैदल वापिस लोटे, तत्र 
अनेक बार शत्रु ने पर्च फेंक कर उन्हें हथियार रखने का सन्देश दिया, पर वे 
अपने नेताजी के आदर्श से नहीं टले । 

._$१२, इरावबती की लड़ाइबाँ--सभाप अपनी सेना को मोर्चे पर 
भेजुनें के बाद उसके लिए खर्चा जुटाने ओर आजाद हिन्द सरकार को हर 
पहलू से पुष्ठ करने में जी-जान से लग गये थे । उनकी पुकार पर अनेक भाग्तीयों 
ने अयना सर्बस्व दे दिया । हवबीब नामक सेठ ने करोड़ से अधिक की अपनी 
सब सम्पत्ति दे दी। आज़ाद हिन्दे सरकार ने एक राष्ट्रीय अंक खोला जिसे 
मुक्त भारत में चलाने को मुद्रा निकालने का वाम दिया। सब्र मिला कर 
आजाद हिन्द सरकार ने ८ करोड़ रु० अपनी सेना ओर अन्य कार्यों के लिए, 
जमा किया | सितम्बर १६४४ में सुभाष अपनी लोटती सेना से येऊ में मिले । 
सेना में तब्र भी पूरा उत्साह था और नई भरती जारी की गई । 

उधर जिस अंंग्र जी सेना के दस्ते माच १६४४ में उत्तरी बरमा में उतरे 
थे, बह जनवरी १६४४ में मध्य बरमा पहुँच रही थी, जहाँ मन्दले के सामने 
इरावती पब्छिम घूम कर छिंद्विं से मिलने को कुकती है। आक्याब और रामरी 
द्वीप में भी अ्ंग्र जी सेना उतर चुकी थी । इस दशा में आ० हि० फौ* के दूसरे 
विभाग ( डिवीज़न ) को इरावती घाटों की रक्षा सौंपी गई | शाहनबाज़, प्रेम 
सहगल ओर गुरबख्शसिंह ठिल्लों यहाँ उसके प्रमुख नायक थे। अपनी लड़ाई 
का आ्रधार उन्होंने पोपा पहाड़ी पर रक्खा जो इरावती के निचले घुमाव में 


2 भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ प्ब॑ १० 


महत्त्व का नाका है। २६ फरवरी को जब शत्रु के अग्रिम दस्ते पोषा के पूरब 
मित्थिला ( “मिकतिला”? ) पर पहुँचे, तब तक सुभाष वहीं ये जैसा कि उन्होंने 
कहा, इस लड़ाई का अमभिप्राय यह था कि आ० हि० फो० के शहीद अपनी 
वीरता की ऐसी कहानी और परम्परा छोड़ जायें कि आने वाली पीढियाँ उसपर 
अभिमान कर सके |?” बरमा के आकाश पर तत्र शत्रु का पूरा राज था। 
अंग्रेजी सेना दिन में विमानों तोपों टंकों के संहारे बदती ओर रात को कंटीले 
तारों मं घिरी रहती । जापानी ओर आजाद हिन्द सेना दिन में खेतों जंगलों में 
लुकती और रात को बिना रोशनी के चल कर छोटे शबह््रासत्र से शत्रु पर 
हमले करती । 

४-२-१६४४ को अंग्रेजों ने मित्थिला ले लिया | जावानी एक मास तक 
उसे वापिस लेने को हमले करते रहे | मित्यथिला चले जाने के बाद मध्य 
बरमा में प्रतिरोध जारी नहीं रह सकता था, पर जायानियों ने वर्मा के पहाड़ी 
प्रदेश--अराकानयोमा आर पगूयामा--में श्रन्त तक लड़ना तय किया | अंग्रेजों 
ने अपने शासनकाल म॑ बरमियों को कभी सेना में स्थान न दिया था; जापानियों 
ने उन्हें पदलेपदल आवुनिक युद्धकला की शिक्षा दी थी। मार्च १६४५ 
बरमी जनरल थरों सां को जायानियों ने बरमी सेना के साथ अराकानये!मा 
मार्च पर भेजा | झऑं सां अपनी सेना के साथ श्येत्म्यो पहुँच कर जापानियों पर 
उलग पढ़े ! जापानियां ने उनका विद्रोह दबाने की आ० हि० फो० से सहायता 
माँगी, पर आआ० हि० फो० ने बरमियों पर शम्त्र चलाने से इनकार किया । बरमी 
विद्रोह से बरमा में जावानी प्रतिरोध को कमर टूट गई, पर इस दशा मं भी 
मित्थिला पापा ओर मग्वै के मोर्चों पर वे शोर आ० हि० फों० अ्रप्रेल तक 
लड़ते रहे | अन्त में जब्च शत्रु ने मित्थिला के सी मील दक्िखिन बढ़ कर उन्हें 
घर लिया, तत्र वे पीछे हट । कुछ दस्ते शत्रु की पाँतों को चीरतें निकल गये, 
कुछ न बीर गति प्राप्त की, ओर कुछ ने झन्तिम गोली चुकने तक लड्॒ कर 
इसलिए, दृथ्रियार रक्ख कि आ० हि० फौं० को कहानी भारत पहुँच जाय । 
लौटती आ० दवि० फौ० को ओर सां ने पूरी सहायता दी । 

जापानी सेना का एक अंश पगूयामा में चला गया जहाँ वह जुलाई 


” २ 


१०६ १३ ] आज़ाद हिन्द का उदय 56 


अन्त तक लड़ता रहा | शेष सेना को मोलम्य (मोलमीन?) दृटने का आदेश 
मिला । २३-४-१६४५ को उन्होंने रंगून खाली किया। सुभाष राँसी-रानी 
जत्थे की बरमा वाली सैनिकाओं को उनके घर पहुँचा कर, शेप को ओर प्रेमसिंह 
खड़ी के आदेश में ६०० सैनिकों के  जाॉँबाज़? जत्ये को साथ ले कर तथा 
५००० के एक दस्ते को म० जन० लोकनाथन्‌ के आदेश मं अंग्रजों के आने 
तक रंगून में व्यवस्था रखने का भार दे कर २४ अप्रेल की रात वहाँ से चले | 
सिताझइ नदी से पहले ही उनकी सब्च सवारिय्याँ शत्रु-विमानों ने नष्य कर दीं; तब 
मोलम्यें तक वे पैदल गये | रंगन छोड़ते हुए. उन्होंने कहा था-- हम अपनी 
लड़ाई के पहले दोर म॑ हार गये हैं" ञ्रभी हम कई दोरों म॑ लड़ना है।” 
सो वे नई लड़ाई की तैयारी में बंकीक ओर मलाया में वहाँ की आा० दि० फो० 
की तेयार करते रहे । युरोप में ७-२-१६४५ को जमनों ने हथियार रख दिये 
तो भी सुभाष का कहना था कि पूर्वी एशिया के युद्ध का अन्तिम परिणाम 
चाहे जो हो, वहद्द युद्ध लम्बा आर कड्टा होगा |” प्रशान्त के एक एक टापू में 
जापानी अन्तिम दम तक लड़ रहे थे | 
मणिपुर कोडिमा से लोणा आ० द्वि० फी० का पहला विभाग प्थिंमन्नः 
( प्यिनमना” ) में था। उसमें जे बीमार न थे, उनका क्ष? जत्था बना कर 
कनल ठकरसिंद के आदेश में रक्‍्खा गया था। शत्र के रंगून ले लेने तक वह 
लड़ता रहा | अन्त में ठक्करसिंद अपने हजार योड्धाओं के साथ पूरव हट कर 
शत्रुता ओर पहाड़ों जंगलों में से रास्ता काठते मोलम्यें जा निकले और वहाँ 
से बंकाक | वे लोग शुरू १६४४ से चलने लगे थे, २७-४-१६४५ को बंकोक 
पहुँच मलाया से मशिपुर हो कर बंकोक तक उनकी युद्धयात्रा की कहानी 
सामरिक इतिहास में अनूठी है । 
$ १३. दूसरे विश्व-युद्ध का अन्त--जर्मनी से युद्ध समास होने पर 

जूत २६४५ में कांग्रेस कायसमिति जेलों से छोड़ दी गई और वाइसराय वेबल 
ने घोषणा की कि वह अनी शासन-साभिति भारत के राजनीतिक फ्क्षों के 
नेताश्रों से बनाने को तैयार है, बशतें कि वे पूर्षों एशिया के युद्ध में सहयोग दें 
आर कि उस समिति में सबर्ण हिन्दुओं के प्रतिनिधि रूप में कांग्रेस के ओर 


॥ 


८६० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


मुसलमानों के प्रतिनिधि रूप में मुस्लिम लीग के बराबर प्रतिनिधि होंगे । इस 
आधार पर भारतीय नेताओं से बातचीत करने को वेवल ने शिमले में उन्हें 
बुलाना तय किया । इसपर सुभाषचन्द्र बसु ने सिंगापुर रेडियो पर कांग्रेसी 
नेताशों से कह्दा कि कांग्रेस का अपने को केवल सवर्ण हिन्दुओं का प्रतिनिधि 
मान कर ओर युद्धोौद्योग में सहायता का वचन दे कर शिमला सम्मिलनी में 
जाना आत्महत्या के समान होगा, और कि यदि कांग्रेसी नेता वैसा करेंगे तो भी 
पूर्वी एशिया के भारतीय आज़ाद हिन्द सरकार के अधीन युद्ध जारी रक्लेंगे 
ही । इसपर भी कांग्रेस के नेता शिमला सम्मिलनी में शामिल हुए ही । फल 
भी कुछ न निकला, क्योंकि मुस्लिम लीग ने आ्राग्रद किया कि शासन-समिति में 
जो मुसलमान लिये जायें वे उसी के आदमी हों। अंग्रेजी सरकार को कांग्रेस का 
सहयाग लेने की गरज होती ता म॒ुस्निम लीग से बसा आग्रह न करवाती; उसे 
केवल यह देख लेना ओर दिग्वा देना था कि कांग्रेस अपनी हार मान कर कहाँ 
तक भ्ुुकने को तेयार है । 
जुलाई के पहले समाह में ब्रितानिया में निर्वाचन हुए | विन्स्टन चचिल 
इस युद्ध में प्रधानमन्त्री रहा था ओर पहले विश्चन्युद्ध में भी ब्रितानिया को 
जिताने में उसका बड़ा द्वाथ था | पर ब्रितानिया के लोग युद्धजनित अ्रवस्थाओं 
से थक आर ऊब चुके थे, उन्होंने चचिल पक्न को हटा कर बड़े बहुमत से 
मजदूर पक्ष को पदातीन किया । 
उधर अमरीकियों ने सोधी लड़ाई से ऊबत्र कर परमाणु बम नामक 
अत्यन्त संदारक अख्तर का प्रयोग शुरू किया | सत्र पदार्थ परमाणुओं से बने 
हैं यह स्थापना प्राचीन भारतीय और यूनानी दाशंनिकों ने की थी | उनका 
विचार था परमाणु के खंड नहीं हो सकते | पर हमारे सांख्य दाशंनिकों का 
कहना था कि परमाणु भी गुणों या शक्तियों का समुच्चय है। आधुनिक 
वैज्ञानिक १६वीं शताब्दी के अन्त तक परमाणु को अखंड्य तथा पदार्थ और 
शक्ति को भिन्न भिन्न मानते रहे | पर तत्र उन्हें इसके प्रमाण मिले कि परमाणु 
भी विद्युत-शक्तिकणों का समुच्चय है। उन शक्तिकणों को अलग करने के 
परीक्षण होने लगे | १६३६ मे युद्ध शुरू होते होते जर्मन वैशानिक ओटो द्वान 


१० $ १३ ] , आज़ाद हिन्द का उदय ८६१ 


को परमाणु में ग्रथित शक्तिकणों के विशरण में सफलता मिली। एक एक 
परमाणु में शक्ति का विशाल समुच्चय है। हान ने हिटलर से कहा कि' हम 
आगे परीक्षणों के लिए साधन जुटा दीजिए तो दो बष में परमाणु-विशरण से 
छुटनेवाली इस शक्ति को जोत कर इससे चलनेवाला बम तैयार कर देंगे। पर 
हिटलर को जल्दी थी; हान छुह मास में परमाणु बम तैयार करने का वचन 
देते तो हिटलर को साधन जुटाना मंजूर था, नहीं तो नहीं! दान की एक 
यहूदी शिष्या इस खोज में उनके साथ थी। जमंनी में यहूदियों का दमन चल 
रह। था जिससे उसे देश छोड़ना पड़ा । अंग्रेज-अथ्रमरीकियों ने उसके ज्ञान का 
लाभ उठाया | जम॑न परीक्षणशालाओं में जब्र बमवपा के कारण काम न हो 
सका तभी अमरीका ने अपने वैज्ञानिकों को खुले हाथ सहायता दे कर उन्हें 
परीक्षग्यों पर जुटा दिया | २ दिसम्बर १६४२ को इतालबी वैज्ञानिक ऐनरिको 
फ्रे्मी ने शिकागो की परीक्षणशाला में काम करते हुए. परमाणु-विशरण-जनित 
शक्ति को नियन्त्रित कर उससे काम लेने का राघ्ता दिखा दिया । उस दिन से 
पस्माणुशक्ति युग का शक्रारम्म हुआ | अ्रमरीकियों ने उस शक्ति का पहला 
उपयोग संदारक बम तेयार करने में किया | उन बमों द्वारा जो विस्फोक्‍-परम्पर 
चलती वह बड़े क्षेत्र में सभी प्राणियों को नष्ठ या पंगु कर देती । ५ और ६& 
अगस्त १६४४ का अमरीकियों ने जापान के दो नगरों-हिरोशिमा ओर 
नगाताकी--पर वैसे बम फेंक उन्हें मट्यामेट कर दिया | 

अमरीकी मंचूरिया पर भी अधिकार न कर लें इस डर से रूस ने 
जावान से युद्ध छेड़ मंचूरिया पर चदाई की ( ६-८-४५ ) | निरीह जनता का 
संहार होते देख १४-८-१६४५ को जापान ने हथियार रख दिये। शझगले दिन 
सुभापचन्द्र सिंगापुर से बकोक आये। जापान से यह घोपणा को गई कि 
१८-४५ को तोकियों आते हुए तैवान ( फारमोसा ) द्वीप में विमान गिरने 
से उनकी मृत्यु हुईं 

युद्ध में चोन अंग्रेजों का मित्र रहा था। पर हाडकाझः से जापानी 
सेना हटते ही अंग्रेजों ने वहों कट अयनो सेना डाल दो कि चोनी अ्रयने 
उस बन्दरगाद को वापिस न ले लें । हिन्दचोन और हिन्दद्वोपों से जापानियों 


पा # आज. 402 कर 24० ऋाा: अछ ल्‍कथ ३.. पलक 48 


८६२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ प्‌ १० 


के हटने पर वहाँ के राष्ट्रवादियों ने, जिन्हें जापानियों ने अपने शासन में 
अच्छी युद्ध-शिक्षा ओर जात वक्‍त शज्रात्र दे दिये थे, अपना गण- 
राज्य स्थापित कर स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। ये देश पहले फ्रांस और 
होलेंड के श्रधीन थे । अंग्रेजों ने इनमें तुरंत भाड़ेत भारतीय सेना भेजी जिससे 
कि वह फ्रांस और होलेंड की सेनाएँ वहाँ पहुँचने तक नये गण्राज्यों को कुचल 
दे या दबाये रक्‍्खे | फ्रांस ओर हौलैंड स्वयं जर्मनी द्वारा रौदे जा चुके थ, पर 
गझ्रत्र वे अमरीका से पाये शस्लासत्रों द्वारा अपना साम्राज्य वापिस लेना चाहते 
थे | हिन्द-छोपों में जो भारतीय सेना भेजी गई उसमे से कुछ वहाँ के देशभक्तों 
से जा मिली, ओर कुछ का जब उनपर गोली चलाने को कहा गया तत्र उसने 
आसमान की ओर गोलियाँ चलाई | वहाँ संघ्र्प जारी रहा। ब्रितानिया की 
“समाजवादी” मजदूर सरकार ने जिस तत्पस्ता से हाडइकाझ को दृश्ियाया ओर 
हिन्दचीन और हिन्दद्वीपां में युरापी साआ्राज्य बनाये रखने को भाइत भारतीय 
सेना भेजी, उससे स्पष्ट हुआ कि इंग्लिस्तान के मजदूर नेता भी दूसरे 
अंग्रेजों से किसी तरह कम साम्राज्यलिप्सु नहीं हैं । उनके समाजबाद का केवल 
यह अथ॑ है कि साम्राज्य की लूट का ब्रितानिया के मजदूर भी पूँजीपतियों के 
बराबर भोग | 
दूसरे विश्व युद्ध में भारत सरकार प्रतिवर्ष कई अरब रुपया युद्ध पर 
खर्च करती रही | इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने मारत पर थोपा हुआ अपना ४<६ 
कराड़ रु० का ऋण चुका लिया तथा १७३० करोड़ रपये का माल ऋण रूप 
में जबरदस्ती ले लिया । वह भारत का स्टिंग ( पड ) पावना कदलाया । 
.»$ १४. नोसेना-विद्रोह--आजाद हिन्द फोज के जो नायक अंग्रेजों 
कक क्र पढ़े, उन्हें उन्होंने सेनिक कानून से दण्ड देने की तैयारी की। उसे 
देख जनता में उनके पक्ष में अनायास लहर उमड़ पड़ी, जिससे स्थान स्थान 
पर प्रदर्शन हुए ओर उन्हें छुड़ाने की मग की गई । नवम्बर १६४५ में दिल्‍ली 
के लाल किले में आ० हिं० फोजियों का पहला मुकदमा शुरू हुआ । उससे 
आ० हि? फो० सम्बन्धी घटनाएँ जैसे जैसे प्रकाश में आई, वैसे वैसे देश में 
वह लहर उत्कट होती गई। कलकत्ते में विद्यार्थी और मज़दूर प्रदर्शनकारी 


१० $ १४ ] आज़ाद हिन्द का उदय ८६ हे 


गोलियों की बौछार से भी पीछे न हटे | अन्य शहरों में भी वैसे प्रदर्शन होने 
लगे । १६४२ के बाद यह जनता का दूसरा उत्थान था। आ० हि० फी० के 
नायकों में मुस्लिम अधिक थे | भारत के अनेक कैदी-शिविरों में आ० हि ० 
फोजियों को लाने के बाद अंग्रेजों ने उनमें फिर से हिन्दू-म॒स्लिम भेदभाव खड़ा 
करने की जी तोड़ कोशेशें कीं; सन्च वेकार | इन बातों का भारत की 
मुस्लिम जनता पर भी प्रभाव हुआ | इसलिए जनता के इस उत्थान में दिन्दू 
मुस्लिम सत्र दिल से साथ थे जिससे साम्प्रदायिक विद्वेप फैलाने का कृत्रिम 
आन्दोलन फीका पड़ गया | अन्त में जनवरी १६४६ म॑ पहले तीन अभियुक्तों 
की नाम की सजा दे कर छोड़ दिया गया | किन्तु ओर मुकदम चलते रहे, 
आर ११ फरवरी को एक अभियुक्त को सात साल की सजा सुनाई जाने पर 
कलकत्ते म॑ं फिर संघप शुरू हुआ जो सात दिन चला । 

उसी प्रसंग में १८ फरवरी को मुम्बई म॑ भारतीय नासेनिकों ने शान्तिमय 
विद्रोह किया । उन्होंने जंगी जहाजों पर से अग्रेजी मंडे उतार कर कांग्रेस ओर 
भुश्लिम लीग के मंडे पादग दिये, और आ० हि० फोजियों को छोड़ने तथा 
हिन्दद्वीपों से भारतीय सेना लोटाने की माँग की । नो-सेना का विद्रोह कलकत्ता 
विशाखापइन मद्रास ओर कराची में भी फैल गया; वायुसेना का कुछु अंश 
भी उसमें सम्मिलित हुआ; मुम्बई में तीन लाख मिल-मजदूरों ने सहानुभूति में 
हड़ताल की | हड़तालियों का दबाने को भारतीय सेना बुलाई जाती ता वह. 
भी उनसे मिल जाती इसलिए गोरी सेना से दड़तालियों पर गोलियाँ चलवा 
कर २५४० को मारा गया | कराची में हृड़ताली नौसैनिकों को दबाने का यत्न 
किया गया तो उन्होंने भी अपने जहाजों से गोलाबारी आरम्भ की । 

सेना और जनता के इस एक साथ उत्थान को आगे माग दिखाने 
वाले कोई सेनिक-राजनीतिक नेता भारत म॑ न थे। यो १६वीं शताब्दी के 
भारत में नेतृत्व के अभाव की जो कमजोरी बार बार प्रकट हुई थी [१०,६६४१०], 
वह अब फिर वैसे ही स्पष्ट रूप में दिखाई दी जेसे १८४७ म॑ राजस्थान में दी थी 
[१०,५६४(३)|। कांग्रेस ओर मुस्लिम लीग दोनों के नेताश्रों ने केबल एक 
बार सहमत दो कर इस उत्थान की निन्दा की | कांग्रेस के नेताश्रों ने भारत 


८६४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पवव॑ १० 


को स्वतन्त्र कराने के लिए सेना को अपने साथ लेने की कभी कल्वना न की थी 
[१०,६६८] । सो अब उन्होंने ओर उनकी देखादेखी मुश्लिम लीग के नेताओं 
ने नौसैनिकों से अनुरोध किया कि आत्मसमपंण कर दें, जिसपर २३ फरवरी को 
नौ-सैनिकों ने हड़ताल समाप्त कर समर्पण कर दिया । पर आज़ाद हिन्द फौंज 
की जिस छूत ने उन्हें जगाया था वह आगे और फैलती ही गई । अगले 
महीनों मं जबत्नलपुर में सेना के लेखकों ओर तिद्यर में पुलिस के छोटे कर्म 
चारियों ने हड़तालें कीं । 

तभी कश्मीर म॑ नया आनन्‍्दालन चला । कश्मीर राज्य गुलाबमिंह को 
सन्‌ १८४६ में अपनी गद्दारी के पुरस्कार में तथा ७५ लाख रुपया नजराना 
दे कर मिला था [१०,३४१७]। कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला ने कद, ७५४ 
लाग्ब रु० से कश्मीरी जनता की पीदी-दर-पीटी को कोई खरीद नहीं सकता, 
आर महागजा अ्रत्र कश्मीर छोड़ | अ्ब्दल्ला को इसपर जेल दी गई । 

) १७५. अ ग्रेज्ों का भागत छोड़ने का संकलय --भारत म॑ अंग्रेजी 
राज का नींव भाइईत भारतीय सेना पर पड़ी थी. [६,८३२; १०,२६६: १०,५३३ 
१,१०], भारत के बाहर भो अंग्रेजी साम्राज्य उसी के जोर पर खड़ा हुआ था 
[ १०,१३१७. १ ०,२३४८,१३; १०,४३२; १०,७३४६,७,८,१०,१२, १४; 
१०,८$३२,१०,११,१५; ऊपर $२ ]। सेना ओर पुलिस म॑ आज़ाद दिन्द 
फोज की छूत फैल जाने से १६४६ में बद नींव द्विल गई । यदि इसके बाद भी 
अंग्रेज भारत में बने रहते तो कंभी अकस्मात्‌ बड़े विद्रोह में उन सबके एक 
साथ फँस जाने का खतरा होता । इसलिए उन्होंने भारत छोड़ने का इरादा 
किया | १८ फरवरी को भारतीय नौसेना की हड़ताल शुरू हुई थी; १६ फरवरी 
का ब्रितानिया के प्रधानमन्त्री ऐंटली ने पार्लिभंट में कह्य कि ब्रितानवी मन्त्रि- 
मण्डल के प्रतिनिधि भारत जा कर वहाँ के नेताओं से भारत को स्वतन्त्रता 
देने के बारे में आतचीत करेंगे | 

भारत के पब्छिम तरफ अफरीका में ओर दक्खिनपूरव तरफ आस्ट्रेलिया 
मं अंग्रजों के बड़े उपनिवेश हैं। श्रफरीका के करोड़ों मूल निवासियों पर कई 
लाख गोरे प्रभुत्व जमाये हुए, हैं। आस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल समुचे भारतवर्ष से 


१० $ १६ | ग्राज़ाद हिन्द का उदय वध 


पोने दो गुना है, पर उसमें गोरे उपनिवेशकों की आबादी एक करोड़ भी नहीं है। 
बाकी देश खाली पड़ा है, फिर भी अंग्रेज वहाँ गोरों के सिवाय और किसी को 
बसने नहीं देते । जापान से भारत तक एशिया का भूभाग संसार के सब्रस घने 
बसे भागों में से है। इस भूभाग के देश यदि शक्त बन खड़े हों तो आस्ट्रेलिया 
में गोरों का एकाविकार बना नहीं रह सकता ओर अफरीका में उनका साम्राज्य 
भी ज्यों का त्यों बना नहीं रह सकता । इस दशा म॑ भारत से हट जाने का 
निश्चय कर लेने के बाद भी अंग्रेजों का स्वार्थ इसमें था ओर है कि जब्र तक 
बने एशिया के ये देश उठने न पाये, इनमें मारकाट मची रहे ओर इनकी 
प्रगति में बाधाएँ पड़ती रहें । ब्रितानबी मन्त्रिप्रतनिधधमण्डल इसी नीति पर 
चला । उसने साम्प्रदायिक आधार पर राजनीतिक शक्ति बॉटने की किचकिच 
की फिर जगाया, साथ ही अंग्रेज शासक अपने नीच के हिन्दू ओर मुस्लिम 
ग्रमलों मं विद्वप उभाड़ने लगे । उनकी इस शरारत को रोकने का एकमात्र 
उपाय नोसेना-विद्रोह जेसी और घटनाओं को उपस्थित करना था, जिससे वे 
स्वयं फंस जाने के डर से भारत का अधिक बिगाड़ किये बत्रिना यहाँ से हट 
जाते । पर ज॑ंसा कि हमने देखा है भारत की सेना ओर जनता चाहे इसके 
लए तेयार थी, तो भी देश मं ऐसे कोई नेता न थे जो उसका निरदेशन- 
संचालन कर सकते | भारत के सावजनिक जीवन के जो नेता थे उनसे तो 
उल्टा अंग्रेज़ों ने अपना खेल खूब खलवाया । । 
$ १६. सन्‌ १९४६ के निर्वाचन-- १६४५-४६ के जाड़े में विधान- 
सभाओं के नये चुनाव भी हुए। मुस्लिम-बहुल प्रान्तों में से सीमाप्रान्त में 
शुद्ध कांग्रेसी बहुमत रहा | पंजाब में मस्लिम स्थानों में से ७३ मु० लीग ले 
आर २० पुराने एकाबादियों' को मिले--उग्र सम्प्रदायवादी मु० लीग मे 
चले गये ओर बाकी एकावादयों म॑ं बचे | हिन्दू स्थान इस बार सब्र कांग्रेस ने 
जीत लिये । १७४ की सभा में कांग्रेसी एकावादी ओर अ्रकाली मिला कर 
६३ थे, अतः उन्होंने सम्मिलित मन्त्रमण्डल बनाया । सिन्ध में कुल ६० सदस्यों 
में से राष्ट्रवादी मुस्लिम ओर कांग्रेसी मिला कर २०, मु० लीगी २७ तथा 
युरोपी ३ आये | अंग्रेज गवर्नर ने लीगियों ओर युरोपियों का सम्मिलित मन्त्रि- 


८६६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


मण्डल बनवाया । मार्च १६४६ में लीग दल में एक की घटी हो जाने से वह 
मन्त्रिमरल हार गया, तब भी गवर्ननर ने उसे बनाये रक्खा | बंगाल में ११३ 
मु० लीगियों के मुकातले में स्वतन्त्र मुस्लिम केवल ६ आये; वहाँ लीगियों ओर 
थुरोपियों का मिला कर बहुपक्ष रहा । हिन्दू-बहुल प्रान्तों में सब जगह कांग्रेस को 
बहुमत मिला; पर उनके मुध्लिम स्थानों में मु० लीगी पहले से अधिक चुने 
गये । दि्सिम्बर १६४६ मे सिन्ध में फिर निर्वाचन कराया गया, तब वहाँ मु० 
लीगी बहुमत आया । 

६१७, ब्रितानवी मन्त्रि-प्रतिनिधिमएडल--मार्च १६४६ में 
तीन अंग्रेज मन्त्रियों का प्रतिनिधिमए्डल, जिसमें क्रिप्स भी था, भारत आया । 
उसने शिमले में अपने साथ बात करने को कांग्रेस ओर मु० लीग के नेताओं 
की सम्मलनी बुलाई | यद्द बात तीनों पक्ष कहते थे कि भारत के भावी संविधान 
का निश्चय चुने हुए प्रतिनिधि करें, पर मु० लींग की माँग यह थी कि मुस्लिम- 
बहुल प्रान्तों की अलग संविधान-सभा बने | कांग्रेसियों ओर लीगियों के सहमत 
न होने पर अंग्र ज़ प्रतनिधिमण्डल ने १६ मई को अपना निर्णय दिया । उसका 
सार यह था कि (१) भारत का संविधान प्रान्तीय विधान-सभाओं के सदस्यों 
द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मिल कर बनायेंगे; (२) भारत का संघ्र होगा जिसके 
हाथ में देश की रक्षा विदेश-नीति और संचारसाधन रहंगे; (३) शासन 
के बाकी सब कार्य स्वायत्त प्रान्तों ओर रजबाड़ों के अथवा उनके मंडलों के 
हाथ में रहेंगे, जिनका संविधान उनके प्रतिनिधि इन तीन मंडलों में बेंट कर 
बनायेंगे--एक असम-बंगाल मंडल, दूसरा पंजाब-सिन्ध-बले|जिस्तान-सीमाप्रान्त 
मंडल, तथा तीसरा शेष भारत का मंडल; (४) रजवाड़े अ्रपनी इच्छानुसार किसी 
मंडल म॑ सम्मिलित हो सकेंगे, या स्वतन्त्र या त्रितानवी साम्राज्य के अन्तर्गत 
रह सकेंगे; (५) इन मंडलों में बने संविधान के अनुसार प्रान्तीय निवाचन होने 
के बाद कोई प्रान्त अपनी विधान-सभा के निश्चय द्वारा एक मंडल से निकल 
कर दूसरे में जा सकेगा; ये मंडल यह भी निश्चय करेंगे कि इनका अपना कोई 
साभा संविधान हो या न हो; (६) मारत की संविधान-सभा और ब्रितानिया के 
बीच सन्धि द्वारा हुए निश्चय के अनुसार ब्रितानिया उसे शक्ति सौंप देगा; 


१० $ १७ | आज़ाद हिन्द का उदय ८६७ 


(७) जब तक नये संविधान बनते हैं तत्र तक के मध्यवत्तों काल के लिए, 
गवर्नर-जनरल की शासन-समिति कांग्रेस मु० लीग और अन्य राजनीतिक 
संस्थाञ्ं के प्रतिनिधियों से बनेगी । 

गांधी ने कहा-इन प्रस्तावों म॑ इस दुखी देश का दुःख दूर करने का 
बीज है। मु० लीग ने इन्हें स्वीकार कर लिया अरथात्‌ उसकी पाकिस्तान की 
पुकार का यही अर्थ था कि वह भारत-संघ्र के भीतर उत्तरपच्छिमी ओर उत्तर- 
पूर्वी प्रान्तों की पूरी स्वायत्तता चाहती थी | पर कांग्रेस कार्यसमिति ननु-नच 
करती रही, क्योकि उसे डर था कि उत्तरपच्छिमी और उत्तरपूर्वी संविधानमंडलों 
का मुस्लिम बहपक्ष अ्रसम ओर सीमाप्रान्त के कांग्रेसी बहुमत को दवा कर उनके 
लिए ऐसा संविधान न बना दे जो उनकी इच्छा के प्रतिकूल हों, और उसे 
इसका भरोसा न था कि उसके बाद भी उन प्रान्तों में कांग्रेसी विचार के लोग 
अपनी विधान-सभाओं में बहुमत करके उन मंडलों से निकल सकेगे। इसके 
अतिरिक्त मध्यवर्तती सरकार के विपय में भी कांग्रेस कायंसमिति मोलतोल करती 
रही | उस विपय पर भी उसका ओर लीग का समभोता न होने पर अंग्रेज 
प्रतिनिधिमंडल ने अपनी पंचाठ यों दी कि केन्द्रीय शासन-समिति मे ४ कांग्रेसी 
हिन्दू , ५ मु० लोगी तथा ४ अन्य सदस्य होंगे जिनमें से एक कांग्रेसी हरिजन 
होगा | मु० लीग ने इस निणंय को भी मान लिया; कांग्रेस ने नहीं माना, पर 
कहा कि हम संविधान-सभा में जायेंगे ओर प्रान्तों का मंडलों में बाधित रूप से 
बैंटवारा नही मानेंगे । मानो उसे न मान कर अंग्रेजों की इच्छा-विरुद्ध कोई 
सविधान बना कर चला सकने की शक्ति कांग्रेसी नेताश्रों के हाथ में थी! 
अंग्रेज प्रतिनिधि-मंडल यह घोषणा करके कि कांग्रेस के न मानने की इस 
दशा में सरकारी अफसरों की शासन-समिति बनेगी, जून के अन्त म॑ वापिस 
चला गया | कांग्रेस के नेताओं ने वाइसराय वेवल से मोलभाव द्वारा उक्त 
योजना में थोड़ा फेरफार करवाने का जतन जारी रक्खा। वे अपनी एकाध 
छोटी मोटी बात मनवाने में सफल हुए! तो मु० लीग ने समूची योजना को 
ठुकरा दिया और घोषणा कर दी कि केन्द्र में श्रकेली कांग्रेस की सरकार बनी 
तो हम 'सीधी चोट! करेंगे । इसके बाद श्रगस्त में कांग्रेस ने समूची योजना 


'पह्८ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व १० 


को मान लिया और उसकी ओर से जवाहरलाल नहरू ने केन्द्रीय सरकार 
बनाना स्वीकार किया । 

१६४५-४६ के जाड़े में आज़ाद हिन्द लहर ने दिन्दू-म॒स्लिम एकता का 
अनूठा वातावरण पैदा कर दिया था। इधर तीन मास तक भारत के नेता अंग्रेज 
नेताओं के साथ बैठ कर स्वराज्य से प्राप्य शक्ति को साम्प्रदायिक आधार 

र बॉटने की जो चर्चा ओर उसके बाद किचकिच करते रहे, उससे यह वाता- 
वरण नष्ट हो गया | जून १६४६ से फिर साम्प्रदाथिक दंगे शुरू हो गये । 
$.४८. अ ग्रेज़ों का भारत को तोड़ कर ज्ञाना--एक ओर नहरू 
ने जिन की मिन्नत आरम्म की कि 3० लीग भी केन्द्रीय सरकार में सम्मिलित 
हो जाय; दूसरी ओर १६ अगस्त से लीग 'सीधी चोट? लगाने लगी। कलकत्ते 
म॑ जहाँ हसन सुहरावर्दी की प्रमुखता में मु० लीगी मंत्रिमंडल था उस दिन 
हड़ताल मनवाने के नाम पर लीगी स्वेच्छासेवकों के भेस मे गंडों के दल 
सरकारी वाहनों-ओर साधनों के साथ निकल पड़े । लूटमार बलात्कार आग 
लगाना दिन-दहाड़े चल पड़ा | ये सब कार्य अत्यन्त पाशविक टंग से किये 
गये । मुस्लिम लीगियों ने जेसा किया, हिन्दुओं ने भी पीछे संघटित” हो कर 
उसका वैसा ही जवात्र दिया.). तब पुलिस ओर फोज ने उन्हें दबराया। दोनों 
सम्प्रदायां के गरीबों पर मार पड़ी | श्राठ दिन तक संहार चलता रहा । शहर 
की नालियों लाशों से रुंध गई । वाइसराय वेवल ने प्रान्तीय  स्वशासन” में 
दखल देने में अरसमथता प्रकट करते हुए एक अंगुली न हिलाई । 

कलकत्ते की सड़कों पर जमा खून अश्रभी घुला न था कि २ सितम्बर 
१६४६ की कांग्रेसी नेताश्रों ने केन्द्रीय सरकार में मन्त्रिपद समाले। अक्तूबर 
में पूर्वी बंगाल के नोआखाली कोमिल्ला जिलों में लूटमार शुरू हुई । १४ अक्तूबर 
को मु० लीग के प्रतिनिधि भी केन्द्रीय सरकार में सम्मिलित हुए, पर उन्होंने 
संविधान-सभा के बहिष्कार का अपना निश्चय न बदला ओर दंगे उभाड़ना 
जारी र््खा । दिल्ली के पास ही मेबात प्रदेश में मुध्लिम मेवों और हिन्दू 
अहीरों जाटों की लड़ाई शुरू हो गई जिनमें केन्द्रीय मन्‍्त्री और सरकारी अफसर 
विभिन्न पक्षों को भीतर भीतर से उभाइ़ते ओर शज्ना्न देते | पूर्वी बंगाल से 


१० $ श्८ ] आज़ाद हिन्द का उदय प््६६ 


भगाई कुछ ह्ल्ियाँ त्रिहार में देखी गई तो वहाँ भी दंगे फूटे जिन्हें कांग्रेसी 
सरकार ने सैनिक कारवाई कर शीघ्र दबा दिया | त्रिहार की प्रतिक्रिया रावल- 
पिंडी और हजारा जिलों में हुई 
६ दिसंबर १६४६ से दिल्ली में संविधान-सभा बैठने वाली थी । उससे 

पहले समझौते के लिए. नहरू ओर जिना को लन्दन बुलाया गया, पर 

वहाँ भी वें समझौता न कर सके । अंग्रेज़ प्रधानमंत्री ऐटली ने घोषणा की कि 

भारत की जनता के एक बड़े भाग के प्रतिनिषियों---अ्र थांतू मु० लीगियों--के 

संहयोग विना यदि कोई संत्रिधान बनेगा तो उसे अंग्रेज़ी सरकार न मानेगी। 

इधर केन्द्रीय मंत्रिमंडल के लीगी मन्त्री अपने कांग्रेसी साथियों से सीधे मुंह 

ब्रात भी न करते। फरवरी म॑ अथमनत्री लियाकतअलीखों ने नये साल के 

आय-न-व्यय की जो कृत तैयार की उसमे पू जीपतियों के मुनाफे पर काफी कर 

त्रैठा दिया । अधिकतर पूजीपति हिन्दू थे, वे इससे घत्रड़ा उठे। दंगों को 

अंग्रेज हकिम उभाड़ रहे थे, वाइसराय वेवल की भी उनमे शह प्रतीत होती 

थी । अंग्रेज़ चले जाये तो शान्ति हो जायगी यह भी दिखाई देता था। इस 

दशा में कांग्रेसी नेता किसी भी मूल्य पर अंग्रेज़ों ओर मुस्लिम लीगियों से 

छुटकारा पाना चाहने लगे । ऐटली ने उन्हें सानन्‍्त्बना देते हुए लुई मॉटबाटन 

को भारत का अन्तिम वाइसराय बना कर भेजने की घोषणा की | उसका लक्ष, 
था भारत के ऊबे हुए नेताश्रों से जल्दी विभाजन मनवा लेना | 

पंजाब में एकावादी"-कांग्रेसी सम्मिलित मन्त्रिमणडल के विरुद्ध मु० लीग 

बराबर आन्दोलन कर रही थी, जिसे गत्र्नर ओर अंग्रेज़ अमले शह दे रहे थे। 

पजात्र कांग्रेस तब भी आपसी भगड़ों में उलझी थी | इस दशा में ३-२-१६४७ 

को मुख्य मन्‍्त्री खिज़रदयातर्खां को इस्तीफा देना पड़ा और लीगी मन्त्रमणएडल 

बना । उसी दिन से पंजाब में दंगे शुरू हो गये । ८ माच को कांग्र स कायसमिति 
जे माँग की कि पंजाब का विभाजन कर पश्चिमी मस्लिम-बहुल अंश से पूर्वी हिन्दू- 

बहुल अंश को अलग किया जाय | बंगाल में बसे हुए मारवाड़ी हिन्दू पू जीपतियों 
ने बंगाल-विभाजन की माँग उठाई, जिसका कांग्रेस-नेताओं ने समथन किया । 

१६०४ में वंग-भंग से स्वदेशी आन्दोलन उठा था, अब स्वयं कांग्रेसी नेताश्रों ने 

भा०--५७ 


६०० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ १० 


वंग-भंग की माँग की ! उन्होंने अब समझ लिया था कि भारत का विभाजन 
तो हम रोक सकेंगे नहीं, इसलिए देश का जितना अधिक अंश हमें मिल सके 
उतना अच्छा | मई जून १६४६ में वे मु० लीग की इतनी माँग भी मानने को 
तैयार न थे कि भारत-संघ के भीतर मुस्लिम-बहुल प्रान्तों को स्वायत्तता दी 
जाय | पर सात महीनों की सीधी चोट? से, जिसमें निरी गुंडई के सिवाय कुछ 
न था, वे देश का बँटठवारा मानने को भ्ुक गये | 

२४ मां को मौंटबाटन ने शासनयूत्र संभाला | उसने कांग्रेस की नई 
माँग पर कान दिया ओर अंग्रेजों से भारत को शीघ्र छुड़वा देने का भरोसा 
दिलाया बशरत्तें कि वे भारत का विभाजन मान जायें। कांग्रेस और मु० लीग 
के नेताओं ने तब मॉटबाटन की पंचाठ मान ली । कांग्रेस नेताओं ने देश का 
और मु० लीग नेताओं ने बंगाल पंजाब का विभाजन माना । इसे विधिवत्‌ 
करने के लिए कुछ रस्मी कारवाइयाँ तय की गई । गान्धी तब बंगाल में थे | 
मोटबाटन ने उन्हें बुला कर खबर दी कि वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नहरू 
ओर राजगोपालाचारी देश का विभाजन मान चुके हैं तो उनके मुँह से 
निकला--सर्वनाश हो गया !# पर उनसे कुछ करते न बना । 

विभाजन काल में मध्य पंजाब में मारकाठ न हो इसके लिए. दूध; की 
राखी बिल्ली” के सिद्धान्त के अनुसार एक अंग्रेज सेनापति के आदेश में 
सीमासेना रक्‍्खी गई। सीमाप्रान्त का अहुमत १६४६ के चुनाव में मु० लीग 
के विरुद्ध प्रकट हो चुका था, पर पच्छिमी पंजाब के भारत से अलग हो 
जाने पर सीमाप्रान्त भारत में कैसे रहता ? अतः वहाँ फिर जन-मत लेना 
तय हुआ । अब्दुलगफ्फारखाँ ने कद्या कि मत इस प्रश्न पर न लिया जाय कि 


अननननननन लाना ओऋ जन पंपां-5 





# तारकनाथ दास (१६५०)--न ऐ्ज़ाइल्स व्यू” ( निवासित का मत ), दि 
पीपुल ( अंग्रेज़ी साप्ताहिक ), दिल्‍ली, २-६-१६५०। जेसा कि डा० दास ने बताया है, 
उन्होंने यटर कृत्तान्त अ्रमरोकी विदेश विभाग के अधिकारियों द्वारा दर्ज समकालिक 
विवरण के आधार पर लिखा है। 'सवंनाश हो गया? ये हिन्दी शब्द गान्धीजी के मेड 
से सुन कर अमरीकियों ने ज्यों के त्यों दर्ज किये हैं । ष 


१० $ १८ |] आज़ाद हिन्द का उदय ६०१ 


हम भारत के साथ रहें कि पाकिस्तान के, प्रत्युत इसपर कि पाकिस्तान में जायें 
कि अलग पख्तूनिस्तान ( पठान-देश ) में रहें | उनकी किसी ने न सुनी । इसके 
अतिरिक्त अंग्रेज गवनंर ओर अमले बराबर मु० लीग का पक्ष ले रहे थे, इस- 
लिए पठानों ने मतगणना का बहिष्कार किया । बंगाल में भी शरच्नन्द्र बसु ने 
प्रस्ताव किया कि बंगाल एक राज्य बना रहे और वह पीछे चाहे तो भारत या 
पाकिस्तान के साथ मिल जाय । जिना ने यह प्रस्ताव मान लिया, गान्धी ने 
भी इसे असीसा, पर कांग्रेस कार्यसमिति ने न माना । 

निश्चित रस्मों को पूरा करके १५ अगस्त १६४७ तक अंग्रेजों का भारत 
छोड़ना तय हुआ । पाकिस्तान का-गवनंर-जनरल इंग्लिस्तान के सम्राट ने जिना 
को बनाया, भारत में वह पद कांग्रेस नेताओं के अनुरोध पर मौंटबाटन को ही 
सोंपा गया, क्योंकि अंग्रेज गवर्नर-जनरल के द्वारा वे रजवाड़ों के राजाश्रों को 
अपने प्रभाव में लाना चाहते थे । पाकिस्तान के हिन्दू और भारत के मुस्लिम 
अमलों को छूट दी गई कि वे चाहें तो दूसरे देश की सेवा में चले जायें। पर 
पाकिस्तान की हिन्दू जनता से कांग्रेसी नेता अन्त तक कहते रहे कि अपने स्थान 
पर डटे रहो । १०-११ अगस्त को जन्न पच्छिमी पंजाब से हिन्दू ओर पूरवी 
पंजाब से मुस्लिम पुलिस सेना ओर अमले हटाये जाने लगे तब वहाँ की अ्रस- 
हाय निहत्थी हिन्दू और मुस्लिम जनता पर बड़े अधिकारियों मुस्लिम लीगी 
और कांग्रेसी नेताओं तथा सरकारी अमलों द्वारा उभाड़े ओर श्र पाये हुए 
गुंडों के दल टूट पड़े और अपने सहरधर्मी पुलिस श्रोर सैनिकों की सहायता से 
उसे हज़ारों की संख्या में घेर कर मारने जलाने लगे । जहाँ अंग्रेज सेनापति की 
सीमा-सेना थी, वहाँ शेखू पुरे में १४००० और गुरदासपुर जिले की शकरगढ़ 
तहसील में २०००० आदमी एक स्थान में यों घेर कर मारे गये। जलती 
बस्तियों की इस मारकाठ के बीच १४ अगस्त १६४७ को कांग्रेसी नेताओं । 
को दिल्ली और मुस्लिस लीगी लेताओं को कराची की राजगद्दी पर ब्िठा | 
कर अंग्रेज भारत छोड़ चले गये। कुछ बड़े अंग्रेज अधिकारी इने नये 
गद्दी पर बेठने वालों को सहारा देने तथा इनसे अपना काय करवाने को 
रह गये | 


६०२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व १० 


है| 


6१०, अंग्रेज़ी राज के लेनदेन का हिसाब तथा उसकी 
विराखत--भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता का लक्ष्य अपनाने पर भारत के 
ऋण की निष्पक्ष जाँच की माँग की थी [ १०, ६$ ८ ), पर अंग्रेज़ों ने 
दूसरे विश्वयुद्ध में भारत की जनता से न केवल वह सारा ऋण प्रत्युत १७ 
अरब ३० करोड़ का और माल भी उधार वसूल लिया था [ऊपर $$७,१३]। 
भारत को छोड़ते हुए यहाँ के सब अंग्रेज कर्मचारियों की जीवन भर की 
तनखाहों पेन्शनों का हिसाब उस उधार में से काट देने की उन्होंने भारत के 
नये शासकों से माँग की, जिसे इन्होंने चूँ किये विना मान लिया | भारत में 
अंग्रेजों की जो सम्पत्ति अंग्रेजी राज में मुफ्त जागीरें पा कर और भारतीय 
जनता के विदोहन से चनी थी [ १०,२६४ ११; १०, ६ $$ २, ५; १०,७३$६२, ४], 
उसे भी ज्यों का त्यों बनाये रखने का नये शासकों ने वचन दिया । 

हात्मा गान्धी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता कहा करते थे कि अंग्रेजी 
ज़माने का ' शासन अत्यन्त फ़िजूलखर्ची से चलता है”? और कि हमारे हाथ में 
उसके आने पर बड़े से घड़े सरकारी कर्मचारी का वेतन ४००) मासिक से 
अधिक न रकखा जायगा [| १०, ६ $ ८ )। अब्र उन्होंने उस बात को भी 
छोड़ दिया और अंग्रेज़ी शासन का ढाँचा ज्यों का त्यों बनाये रखना तय किया | 
बेशक, रुपये का मूल्य १६३१ की अपेन्ना १६४७ में बहुत गिर चुका था। 
पर जनता की आमदनियाँ उसी अनुपात से नहीं बद़ी थीं | युद्ध-काल में अंग्रेजों 
के युद्धोद्योग में सहायता देने वाले ठेकेदारों व्यवसायियों चोराज़ारियों ओर 
वड़े सरकारी कमंचारियों के हाथ में खूब पसा आया था, ओर उसी से वस्लश्रों 
के दाम बढ़े थे | शासन का खर्चा घटाने से दाम फिर घटते। पर नये शासकों 
ने वैसा न कर अपने को जनता के बजाय अधिक पंसे वाले वर्ग में रख लिया, 
जिससे युद्ध-काल वाली मेहगी टिकी रही । 

१६३६ म॑ अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने से ले कर १६४६ के 
निर्वांचनों तक कांग्रेस के नेता यह भो कहते रहे थे कि अंग्रेज़ी राज के जो 
भारतीय कमचारी जनता को पीडित करते हैँ, शासन हाथ में आने पर उन्हें 
हम दण्ड देंगे। अंग्रेज़ों से भारत का शासन-सूत्र पाते हुए! उन्होंने उस वचन 


है 


१०6 १६ ] आज़ाद हिन्द का उदय ६०३ 


से भी टलने का निश्चय कर लिया | 

अंग्रेजी जमाने के शासन-ठाँ चे में कोई गहरा परिवत्तन अथवा राजकर्म- 
चारियों की छाँट करने को दृठ शक्ति की आवश्यकता होती । देश के शासन 
का अन्तिम आधार जनता की भावनाओं के बाद अपनी सेना होती है। भरोसे 
की सेना होने से शासन के दूसरे विभागों में परिवत्तन भी सुकर होता। 
उस काल आज़ाद हिन्द फोज वालों की देशभक्ति ओर तजरबे तथा उस फौज 
का जेसा प्रभाव भारतीय सेना पर पड़ा था उससे लाभ उठा कर भारत की नई . 
राष्ट्रीय सेना खड़ी करने का बढ़िया सुयोग दिखाई देता था । पर देश के नेताओं 
ने उससे आँखें फेरे रक्‍्खीं। १६४६ के निर्वाचनों तक में उन्होंने आ० हि० 
फौज की लोकप्रियता से लाभ उठाया था। प्रान्तीय कांग्रेसों ने तब अनेक 
शिविर खोल दिये थे जिनमें आ० हि० फो० वालों से स्वयंसेवकों को शिक्षा 
दिलाई ओर अभ्यास कराया जाता | किन्तु शासन हाथ में आता दिखाई देने 
पर उन्होंने उनसे भारत की सेना को शिक्षा दिलाने ओर उसका नव-संघटन 
कराने का संकल्प नहीं किया, ओर भारत की नई सेना में अंग्रेज़ी राज वाली 
सेना की परम्परा बनाये रखना तय किया । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
१, जापान दूसरे विश्व-युद्ध में क्यों पड़ा 
२, सन्‌ १६४० में जमनों के हौलैंड फ्रांस जीत लेने से (क) दक्खिनपूरवी एशिया 
पर क्या प्रभाव हुआ १ (ख) भारतीय कांग्रेस में कैसा मतभेद खड़ा हुआ : 
३- जापानी १६४२ में भारत-सीमा तक कैसे पहुँचे ? अंग्रेज़ी सरकार ने उनके 
भारत चढ़ आने की आशंका से १६४२ में उनके मुकाबले की क्या योजना बनाई थी १ 
४, आज़ाद हिन्द फीज़ की नींव कैसे पड़ी १ 
५. क्रिप्स पेशकश क्या थी £ अंग्रेज़ी सरकार ने उस पेशकश को क्‍यों लौटा 
लिया १ 
६ श्राज़ाद हिन्द फोज १६४९-४३ में भारत को मुक्त कराने क्यों न आ सकी १ 
उसके उसी वर्ष न आ सकने का इतिहास पर क्या प्रभाव हुआ ? क्या दशाएँ होतीं तो 
बह १६४२ में आंग्ल-अमरीकी कमज़ोरी का लाभ उठा सकती ! 
५७ सन्‌ १६४३ का बंगाल दुभिक्ध मनुष्य-निर्मित कद्दा जाता है। क्‍यों १ 


६०४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे १० 


. «« शआाज़ाद हिन्द फोज की भारत चढ़ाई का विवरण लिखिए । 
६. भारत-सीमा से लोटने के बाद बरमा में आज़ाद हिन्द फौज और जापानियों 
के आंग्ल-अमरीकियों से युद्ध का संज्षिप्त वृत्तान्त लिखिए । 
. १० ब्रितानिया की मज़दूर सरकार ने १६४४-४७ में ब्रितानवी साम्राज्य बनाये 
रखने में कहाँ तक तत्परता दिखाई ? प्रमाण सहित लिखिए । 
११, सन्‌ १६५६ का नौसेना विद्रोह किन दशाओं में हुआ १ क्यों शौघ्र समाप्त 
हुआ £ उसका फल क्या हुआ १ 
४“. अंग्रेजों ने १८४७ में भारत क्यों छोड़ा ? और क्यों तोड़ा ! 

“३. भारत का विभाजन कैसे हुआ १ मुस्लिम लीग ने उसे पइले किस रूप में 
माँगा था १ उस माँग के अनुसार कारें क्‍यों नहीं हुआ : कांग्रेसी नेताओं ने विभाजन 
कैसे मान लिया ? 

१४. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए--( १) सँयत सेन (२) चियाढ काइ शेक 
(३) सन्‌ १६४० का व्यक्तिगत सत्याग्रद या सांकेतिक असहयोग (४) माँसी-रानी जत्या 
(५) पौंड पावना (६) परमाणु बम (७) पख्तूनिस्तान (८) १६४२ की' “मार्रत छोड़ो? 


ए 


पुकार और संघष (६) झंग्रेज़ मज़दूर नेर्साश्रों का समाजवाद। 


११, अभिनव भारत पद 


(१६४७-- . ) 
अध्याय १ 


अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार में खण्डित भारत का गणराज्य 


$१, विभाजन के पहले प्रत्यक्ष परिणाम--(ञ्र) जनोच्छेद--- 
विभाजन काल में पंजाब ओर पड़ोसी प्रान्तों मं जो जनोच्छेद शुरू हुआ वह 
बाद के महीनों में भी चलता रहा | अमृतसर फीरोजपुर के पच्छिम की समूची 
ओर सिन्ध की अधिकांश हिन्दू जनता जो शताब्दियों के मुस्लिम शासनों में 
यहाँ टिकी रही थी इन महीनों में उखड़ गई; उसी प्रकार पूरबी पंजात्र की 
समूची और उनके पास-पड़ोस की बहुत सी मुस्लिम जनता भी | मारकाट ओर 
बलात्कार के तरीकों में मनुष्य ने पशुओं को मात कर दिया | प्रायः दस लाख 
आदमी मारे गये जिनकी लाशें सड़कों पर और बस्तियों में महीनों सड़ती रहीं | 
लगभग १३ करोड़ मनुष्य दोनों राज्यों से उखड़ कर बेघरबार हो गये। इनके 
उखड़ने के कारण दोनों राज्यों का आर्थिक सामाजिक दाँचा जड़ से हिल गया | 
पब्छिम से आने वाले हिन्दुओं में अधिकांश शहरी व्यापारी ओर बुद्धिजीवी 
थे। इधर से जाने वाले मुसलमान प्रायः मज़दूर कारीगर वर्ग के थे। उत्तरी 
राजस्थान के बहादुर मेव कृपकों को राजपूत जागीरदारों ने उखाड़ डाला, 
उनकी ज़मीनें वीरान हो गईं। इस जनोच्छेद में गरीबों श्रोर भत्ते आदमियों पर 
ही अधिक मार पढ़ी | बंगाल में हस काल मारकाट उतनी नहीं हुई, पर वहाँ 
भी लांखीं लोग बेंघरबार हुए। सन्‌ १६५४० के पहले महीनों में पूरवी बंगाल 
ओर पड़ोस के प्रान्तों के बीच भी इसी तरह लाखों की संख्या में लोगों की 
आने जाने वाली धाराएँ चलीं। पूरवी बंगाल से चलने वाली धारो तत्र से 


६०६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ प॑ ११ 


पाकिस्‍तान की भीतरी दशा के अनुसार कभी कभी बीच में रुक जाती ओर 
कभो फिर जारी हो जाती है। 

( इ ) कश्मीर का कगड़ा--भारत के रजबाड़े अंग्रेजों की कठ- 
पुललियाँ थे । अंग्रेजी सेना के चले जाने पर उनकी कोई टेक न रही ओर उनमें 
से अधिकांश ने विभाजन से पहले ही अपनी भूमि-स्थिति के अनुसार भारत या 
पाकिस्तान में मिलना मान लिया | कश्मीर के राजा ने अपनी स्थिति को न 
समझा और स्वतन्त्र रने की सोची | उसने अपनी उत्तरपच्छिमी सीमा के 
गिलगित प्रदेश का फौजदार बना कर एक अंग्रेज़ को भेजा | पाकिस्तान ने १५ 
अगस्त के बाद कश्मीर के सब्र रास्ते रोक कर माल का जाना बन्द कर दिया 
और राज्य की दक्खिनी सीमा पर धावे शुरू किये । राजा ने तब जनता का 
सहयोग लेने के लिए; शेख अब्दुल्ला को जेल से छोड़ा । श्रक्‍्तूबर में गिलगित 

के अंग्रेज फौजदार ने विद्रोह कर वह इलाका दत्रा लिया । तभी अंग्रेज ओर 

अमरीकी साहसिक सेनानायकों के नेतृत्व में पाकिस्तानी धावामार राज्य की 

पच्छिमी सीमा से घुसे और रास्ते की ब्तियों में लूटमार मचाते हुए, दोमेल . 
तक, जहाँ जेहलम और ऋष्णगंगा का मेल होता दे ओर मुज़फ्फराब्राद की 
बस्ती है, वेरोकटोक बढ़ आये | उसे लूट जला कर वे ठेठ कश्मीर दून के द्वार, 
ब्रायमूला तक पहुँच गये। वहाँ प्रत्येक घर का कोना कोना लूटने और प्रत्येक 

युवती के धर्षण॒ में लग जाने से उनकी बाद रुक गई। कश्मीर के राजा ने अपने 

राज्य को भारत में मिलाने का सन्देश भेजा और जन-नायक अब्दुल्ला ने भी 
भारत से सहायता माँगी | भारतीय सेना ने विमानों से श्रीनगर उतर कर शीघ्र 

ही धावामारों को बायमूला के श्रागे ऊरी तक धकेल दिया | वह उन्हें समूचे 

राज्य से भी शीघ्र निकाल देती, पर तभी मॉट्याटन की प्रेर्णा से भारत के 

मन्त्रियों ने इस मामले को ले कर “संयुक्त राष्ट्र सं” की सुरक्षा समिति में 

फ़रियाद की ( १-१-१६४८ ) | ह 

“संयुक्त राष्ट्र संघ” दूसरे विश्वयुद्ध के बाद विजेता राष्ट्रों ने मिल कर 
बनाया है। उसका ध्येय संसार के सब्न राष्ट्रों की प्रतिनिधि-संस्था बनना है। 
परन्तु युद्ध की समासि से पहले द्वी विजेता मित्र! राष्ट्रों में श्रापती ईर्ष्या आरम्भ 


१६ १६३ ] अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६०७: 


हो गई और रूस को पच्छिमी राष्ट्र श्र्थात्‌ अमरीका ब्रितानिया फ्रांस अपना 
प्रतिदन्द्दी मानने लगे । सुरक्षा समिति संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यसमिति है ओर 
उक्त चार तथा चीन ये पाँच बड़े राष्ट्र उसके स्थायी सदस्य हैं, दूसरे सदस्य बारी 
से चुने जाते हैं। पॉँच बड़े राष्ट्रों में से कोई एक भी सुरक्षा समिति के किसी 
निश्चय का प्रतिषेध कर सकता है, अर्थात्‌ उसका कोई भी निश्चय इन पॉँचों 
की सहमति होने पर ही कार्यान्वित होता है। ऐसी दशा में बड़े राष्ट्रों को 
आपसी खींचातानी रहते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ उनके लिए. एक दूसरे पर 
अंकुश तथा शान्ति-रक्षा में सहायक का काम देता है। उसमें बहुमत अंग्रेज- 
अमरीकियों श्रोर उनके पिछलग्गुश्“ों का ही है। आरम्म में तो एशिया 
अफरीका के छोटे राष्ट्र उन्हीं के इशारे पर चला करते थे | 

मई १६४८ में सुरक्षा-समिति ने कश्मीर मामले की जाँच ओर उस 
बारे में समकोता कराने के लिए एक आयोग नियुक्त कर दिया जिसमें अधिक- 
तर अमरीकी और उनके साथी थे जो कश्मीर पहुँच कर वहाँ की सामरिक 
राजनीतिक स्थिति की जाँच करने लगे । 

१६४८ में कश्मीर का युद्ध मन्द गति से चलता रद्दया। गिलगित के 
दक्खिनपूरव स्कदूँ. [ ७,३३$४,८, १० ] के गढ़ में कश्मीर की सेना नो मास 
तक लड़ती रही, पर उसके पास कोई रसद कुमुक या आदेश भी न पहुँचने से 
१५ अगस्त १६४८ को उसे समर्पण करना पड़ा । १-१-१६४६ से भारत सरकार 
ने युद्ध थामने को सन्धि कर ली | 

भारत की इस फरियाद को कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण 
किया है ओर आक्रमक को वहाँ से हटाया जाय, राष्ट्रसंघ ने अनसुना किये 
रक्खा | उलठा कश्मीर आयोग की देखरेख के बीच पाकिस्तान-अधिकृत इलाके 
में और सेना आती गई । आयोग ने यह सुझाव दिया कि कश्मीर की सारी 
जनता का मत इस बारे में लिया जाय कि वह भारत में सम्मिलित होना 
चाहती है कि पाकिस्तान में, ओर कि इस जनप्तत के .प्रजन्ध. के. लिए... एक. 
श्रमरीकी सेनापति को पंच बनाया जाय । उस पंच की नियुक्त हो गई ( मार्च 
१६४६ ) ओर उसने जनमत के प्रबन्ध के लिए. . कई...इज्ार, अमरीकी सेना 


'€०्८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ११ 


'कश्मीर में लाने की तेयारी की | इधर भारत पाकिस्तान के अधिकारियों ने एक 
बार आपस में मिल कर बातचीत करना तय किया तो आयोग ने उनका 
बमेलना रोक दिया, तथा आयोग के अधिकारियों की अनेक अ्रनुचित करतूतें 
ओर श्रीनगर से पाकिस्तान को चोरी से कीमती माल पहुँचाने की कोशिश 
'पकड़ी गई । भारत सरकार ने तब देखा कि अमरीका का अ्रभिप्राय जिल्लियों 
के भंगड़े में बन्द्र बन कर स्वयं कश्मीर को हड़पने का है, ओर ऐसी पंचाठ 
'को नहीं माना ( मार्च १६४० )। तब सुरक्ता-समिति की ओर से मध्यस्थ भेज 
'कर टालमटोल की जाती रही | राष्ट्रसंघ के इस रुख को देखते हुए, कश्मीर के 
'लोकनेताओं ने निश्चय किया कि कश्मीर की जनता अपने भाग्य का निरणय 
स्वयं कर ले ओर इस उद्देश से १६५१ में वहाँ की सब वयःस्थ प्रजा का मत 
'ले कर संविधान-सभा का निर्वाचन कराया। 
इस सभा ने १६५२ में यह निश्चय किया कि कश्मीर में अंग्रेज़ों द्वारा 
“स्थापित राजवंश [१०, ३ $ १६] न रह कर निवांचित सदरे-रियासत होगा । 
| १६४३ में अनेक प्रमुख अमरीकियों ने कश्मीर के मुख्य मन्‍्त्री शेख अब्दुल्ला 
को बहकाया कि संविधान-सभा द्वारा कश्मीर के स्व॒तन्त्र राज्य” होने का 
निश्चय करा लें तो उसे अमरीका से भरपूर सहायता मिलती रहेगी | अब्दुल्ला 
के इस बहकावे म॑ आ जाने पर साथी मन्त्रियों ने उनका साथ छोड़ दिया 
जिससे अब्दुल्ला को इस्तीफा देना पड़ा । तब बख्शी गुलाम मुहम्मद मुख्य 
मन्त्री नियुक्त हुए और शेख अब्दुल्ला को अमरीकी षडयन्त्र में लिप्त होने 
के कारण नज़रबन्द किया गया ( ६-८-१६५३ )। संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर 
'का मामला उसी तरह लटकता आ रहा है । इस बीच कश्मीर की संविधान- 
सभा पूरा संविधान बना चुकी, कश्मीर के भारत के श्रन्तगंत होने का निश्चय 
कर चुकी और उस संविधान के अनुसार कश्मीर में नये चुनाव भी हो 


४ हे हे 
2 उ ) गान्धी की हृत्या--महात्मा गान्धी के साथ उनके मुख्य 
साथियों का मतभेद १६४० से शुरू हो कर १६४७ तक कैसे बदता 


गया था सो हमने देखा है [१०,१०३$६३,७, १७, १८]। अगस्त १६४७ के 


२$१ऋ | अंग्रेज़ी रा्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६०६ 


बाद गान्धी अपने को अ्रकेला अनुभव करते हुए. अन्य साथियों को हर ठने 
लगे। ' भारत के विभाजन को रद्द कराना और पंजाब-सिन्ध में होते हुए 
जनोच्छेद को रोकना उनका ध्येय था। पंजाब के राष्ते में दिल्ली को भी दंगों 
से ग्रस्त देख वे वहाँ रुक गये । जनवरी १६४८ तक उन्होंने दिल्‍ली और पास- 
पड़ोस में ऐसी दशा ला दी कि वहाँ से उखड़े हुए मुसलमान वापिस आरा कर 
रह सके ओर बेखटके घूम सकें | तब वे पच्छिमी पंजाब जाने की तैयारी 
करने लगे जिससे वहाँ से उखड़ कर आये हुए! हिन्दुओं को वापिस ले जा कर 
'बसाने का उपाय कर सके। 

किन्तु देश के बहुत लोगों को यह धारणा थी कि हिन्दू-मुस्लिम विद्वेष 
उभाड़ ने ओर देश के विभाजन की सारी ज़िम्मेदारी गान्धी पर ही थी। ऐसे 
लोगों के एक दल ने गान्धी की हत्या का षडयन्त्र किया, जिसकी सूचना 
सरकार को २०-१-१६४८ के लगभग मिली। ३०-१-१६४८ को प्रातः 
गान्धी ने आज़ाद हिन्द फ़ोज के नेता शाह-नवाज़ को दिल्‍ली से रावलपिंडी 
इस अभिप्राय से रवाना किया कि मेरे पब्छिमी पंजाब आने से पहले उचित 
तैयारी कर रक्‍्खें । पर उसी दिन सन्ध्या को सरकार को पूर्व-सूचना मिली होने 
के बावजूद गान्धी की हत्या हो गई। |/. « -. 
हर ( ऋ ) रजवाड़ों का मज्जन--अश्रनेक रजवाड़ों के १६४७ में ही 
भारत में मिल जाने की बात कही जा चुकी है। पर कुछ राजाओं ने जब 
स्वयं यह न देखा कि हमारे पीछे अब कोई टेक नहीं है तब उनकी प्रजा उठ 
खड़ी हुईं । जूनागद उड़ीसा टिहरी-गढ़वाल आदि में इस तरह की लहरें 
चलीं | दिद्दरी की प्रजा राजकीय दफ्तरों पर कब्जा करने लगी तो राजा ने 
अपनी पुलिस को उसे रोकने भेजा, पर पुलिस मी प्रजा से जा मिली । भारत 
के गहमन्त्री वल्‍लभभाई पटेल ने काठियावाड़ं राजस्थान मध्य भारत और 
पूर्वी पंजाब की छोटी छोटी रियासतों के और उसी प्रकार त्रावंकिर और कोचि 
का संघ बना कर उनके राजाश्रों में से एक एक का राजप्रमुख नियत होना 
उनसे मनवा लिया ; बाकी बहुत सी रियासतों को प्रान्तों में मिला दिया। 
विन्ध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की छोटी छोटी . रियासतें मिला कर दो 


६१० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ११ 


प्रान्त बना दिये । 

हेदराबाद के निज्ाम ने एक अ्रसे तक स्वतन्त्र रहने का और पुत्त- 
गाली सरकार से गोवा बन्द्रगाह खरीद लेने का भी यत्न किया | रज़ाकार 
नाम के उम्र साम्प्रदायिक मुस्लिम दल ने वहाँ के शासन पर अधिकार कर 
हिन्दू प्रजा पर, जो भारत में मिलना चाहती थी, अ्रत्याचार आरम्म किये । 
अंग्रेज ओर पाकिस्तानी उनके पास छिपे छिपे और नभपथ से शख्लास्त्र 
पहुँचाने लगे । उस दशा में भास्कर अ्यम्बक रणदिवे के नेतृत्व में वहाँ के 
समूहवादियों ने किसान प्रजा को उमाड़ कर निज़ाम ओर जागीरदारों का 
शासन उखाड़ अपनी पंचायतें स्थापित करना शुरू किया। तत्र ब्रितानवी 
सरकार का यह रुख हो गया कि भारत सरकार भले ही हैदराबाद को 
ले ले। १२ सितम्बर १६४८ को भारत सरकार ने हेदराबाद पर चढ़ाई कर 
वहाँ रज़ाकार गुंडई का अन्त किया, ओर हैदरात्राद भी भारत-संघ में 
सम्मिलित हुआ । | 

( लू ) पख्तून संघर्ष--हमने देखा है कि भारत का विभाजन 
निश्चित होने पर सीमाप्रान्त के पठानों ने चाहा था कि उनके प्रदेश को 
अलग स्वतन्त्र इकाई बनने दिया जाय [ १०,१०३१८ ]। पाकिस्तान की 
स्थापना के सात दिन बाद ही गवरनर-जनरल जिना ने सीमाप्रान्त के कांग्रेसी 
मन्त्रमएरडल को, जिसके मुख्य मन्त्री अब्दुलगफ्फारखाँ के बढ़े भाई 
डा० खानसाहब थे, पदच्युत कर दिया। जून में अब्दुलगफ्फारखाँ को 
जेल में डाला गया । अगस्त १६४८ में चारसद्दा में उनके लाल कुर्ती 
वाले अनुयायियों की एक सभा को जलियाँवाला बाग की तरह घेर कर पुलिस 
ओर सेना ने ३०० आदमिंयों को मार डाला श्रौर उनके घर जला दिये। पर 
पख्तून आन्दोलन इससे दबा नहीं । सीमाप्रान्त और तथाकथित बलोचिस्तान 
के पठान प्रदेश [१,१ $ ५] दूसरे श्रांग्ल-अफगान युद्ध में अंग्रेज़ों ने अफगा- 
निस्तान से ही छीने थे ((०,७ $ ७]। इसलिए तथा उनके साथ जनता श्रोर 
भाषा की एकता के कारण अफगानिस्तान को भी पख्तूनों क्रे इस संघर्ष में 
खुली सहानुभूति है। जनवरी १६४४ में अ्रन्दुलगफफारणलों को जेल से छोड़ा 


१६२] अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६११ 


गया। उनका पख्तूनिस्तान भाषा-जनपद को पाकिस्तान के भीतर स्वायत्त 
इकाई है वाने का आन्दोलन अब ( अगस्त १६५७ ) भी जारी है । 
भारत गणराज्य का संविधान--जून १६४८ में मौटबाटन 

ने 504 आर अंग्रेजी सरकार ने च० राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर- 
जनरल बनाया | भारत का संविधान बनाने के लिए. जिस सभा को अंग्रेज 
चुनवा गये थे उसने “भारत को प्रथ्ु लोकतन्त्रात्मक गण-राज्य बनाने के लिए 
तथा उसके समस्त नागरिकों को “*' न्याय ““' स्वतन्त्रता और “' समता प्राप्त 
कराने “” तथा उनमें ““ बन्धुता बढ़ाने के लिए? नवम्बर १६४६ में नया 
संविधान श्रड्भीकृत र  आत्मार्पित? किया। उसके अनुसार २६ 
जनवरी १६५० से भारत गणराज्य बना ओर संविधान-सभा ने नये संविधान 
के अनुसार चुनाव होने तक श्री राजेन्द्रप्रसाद को आरज़ी राष्ट्रपति चुना। पर 
संविधान-सभा ने भारत के गणराज्य को अंग्रेज़ी ' राष्ट्रपरिवार? का उपराज्य 
बनाये रखना ही तय किया । 

नये संविधान की नींव प्रजा की राजनीतिक समता और स्वतन्त्रता के 
मूल अधिकारों पर रक्‍्खी गई | उसमें प्रत्येक वयःस्थ भारतीय को मताधिकार 
दिया गया । तो भी उसमें “निवारक निरोध” अर्थात्‌ न्यायालय से विधिवत्‌ 
जॉच किये बिना नजरबन्द किये जाने का विधान अर्थात्‌ राउलय कानून 
[१०,८$१४] का तत्त्व ओर शासक जब चाहें तब जनता का आपस में मिलना 
रोक देने का विधान भी रहा । 

भारत का जो रूप अंग्रेज़ों ने बना दिया था, रजवाड़ों के मज्जन के 
अतिरिक्त वह वैसा ही रक्‍्खा गया । यहाँ तक कि ग्ंग्रेज़ी काल के युक्त प्रान्त 
को नया नाम उत्तर प्रदेश देते हुए यह ख्याल रक्खा गया कि उस नाम का 
पुराना अंग्रेज़ी संक्षेप ( यू० पी० ) ज्यों का त्यों रहे ! स्वराज्य पाने के बाद 
भारत को पुराने भापा-जनपदों के संघ,का रूप देने का ध्येय जो १६२० से 
सामने था, वह चरिताथ नहीं हुआ । यों एकमाषी प्रान्त न बनने से प्रान्तों के 
शासन और शिक्षा में अंग्रेजी की प्रधानता बनी रही । भारत संघ की भाषा 
हिन्दी मानी गई, पर संध में भी राजकाज की भाषा कम से कम अगले १५४ 


६१२ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पर्व ११ 


. बरस तक अंगरेजी रक्‍्खी गई । 

अंग्रेज़ी जमाने में भारत के जिन प्रान्तों में बड़े जमींदार आदि थे, 
अंग्रेजों ने उनमें विधान-सभाओं के दो दो सदन ओर उपरले सदनों मे ज़मोंदारों 
आदि का प्रतिनिधित्व रक्खा था। कांग्रेसी सरकार यद्यपि ज़मींदारी-उन्मूलन 
को अपना ध्येय कहती, तो भी उन्हीं प्रान्तों में नये संविधान में भी दो 
दो सदन रक्‍खे गये, भले ही उपरले सदनों में धन' के आधार पर प्रति- 
निधित्व नहीं रहा। राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के सब्र राज्यों की विधान- 
समाओं तथा केन्द्रीय संसद्‌ के सब्र सदस्यों के मतों द्वारा करने की विधि 
रक्‍्खी गई । 

अंग्रेजों का छोड़ा हुआ पुराना शासनयन्त्र नौकरतन्त्र ओर न्यायपद्धति 
भी ज्यों की त्यों रही । उसे, पुराने अमलों के अधिकारों और वेतनों आदि को 
तथा अंग्रेज़ी ज़माने में बनाई या पाई हुई सम्पत्ति ओर अंग्रेज़ों के छोड़े हुए 
निहित स्वार्थों को ज्यों का त्यों बनाये रखने पर संविधान का सब् से अधिक ज़ोर 
है। अ्रंग्रेज अधिकारी जो बड़े बड़े वेतन लेते थे, नये भारतीय अधिकारियों के 
वेतन भी उसी पैमाने पर रकखे गये । रजवाड़ों का मज्जन हो गया, पर उनके 
राजाओं को लगातार निजी थैलियाँ देश की मालगुजारी में से देना नियत 
हुआ । हमने देखा है कि बहुत से रजवाड़े देशद्रोह के लिए अंग्रेजों के दिये 
हुए पुरस्कार थे । उस पुरस्कार को नये संविधान ने जारी रखा । 

8३. भारत के पड़ोस से हटते हुए पच्छिम-युरोपियों का 
संघ्प--( अर ) भारत-समुद्र पर अधिकार बनाये रखने के अ ग्रेज्ञों 
के पहले उपाय--भारत के विभाजन में सफल हो जाने से अंग्रेजों ने माना 
कि हम एशिया में अपना साम्राज्य अंशतः बचाये रख सकते हैं। सिंहल में 
भी कुछ शासन-सुधार उन्हें देने पड़े तो मी वहाँ उन्होंने अपनी स्थल ओर 
जलसेना रखे रक्‍्खी | मालदिव द्वीपों को उन्होंने सिंइल से अ्रलग कर अपनी 
सीधी रक्षा में ले लिया । सब्रसे बढ कर उन्होंने दिनद महासागर ओर प्रशान्त 
महासागर के बीच की स्थल की गरदन को, जिसके दक्खिनी छोर पर सिंगापुर 
का द्वीप है, अपने हाथ रखना तय किया | इस प्रयोजन से उन्होंने नवम्पर 


१६ ३१६ | अंग्रेजी राष्ट्रपरिवार के बच खश्डित भारत का गणराज्य ६४१ ३े- 


१६४७ में नेपाल के राणा तथा भारत की नई कांग्रेसी सरकार से सन्धि कर 
आठ बटालियन गोरखाली भाज़ेत सैनिकों को नेपाल ओर भारत से भरती 
कर ले जाने का अधिकार पा लिया | मलाया ओर सिंगापुर को उन्होंने इस 
तथा गोरी सेना द्वारा दब्ाये रखने का यत्न किया । मलाया की जनता में 
स्थानीय निवासियों के श्रतिरिक्त अब वहाँ बसे हुए. चीनियों का बहुत बड़ा 
तथा भारतीयों का भी यथेष्ट अंश है । उन चीनियों का एक दल युद्ध-काल 
में जापानियों से मुठभेड़ करता रहा था । अब उसी के नेतृत्व में मलाया के 
क्रान्तिकारी दल ने स्वतन्त्रता का युद्ध छेड़ दिया । पिछले नो बरस में इन्हें 
कुचलने के लिए अंग्रेजों ने एक तरफ नये से नये संहारक अस्त्र बरते, तो दूसरी 
तरफ उत्तरी कलिमन्थन ( बोर्नियो ) से मनुष्यमांस खाने वाले द्याक नामक 
जंगलियों को ला कर जंगलों में छोड़ा कि इन क्रान्तिकारियों को खा जायें, 
साथ ही मलाया की जनता जो इन्हें सहायता देती थी उसे यहाँ तक दबाया 
कि जुलाई १६५३ में आदेश निकाला कि कीई परिवार सात दिन से अधिक 
का चावल अपने पास न रक्‍्खे जिससे क्रान्तिकारियों को सहायता न मिले । 
पर यह सब्न करके भी वे मलाया के स्वतन्त्रता-संघष को कुचल नहीं पाये । 

(इ ) बरमा फिलिस्तीन हिन्दद्वीपों से युरोपियों का हटना-- 
अंग्रेजों ने सोचा था मलाया के साथ शायद बरमा को भी अ्रधीन रख सकें, 
पर १६४७ के अन्त में उन्हें वहाँ से हटना पड़ा। बरमा को छोड़ते हुए उन्होंने 
उसके साथ यह ठहराव किया कि वहाँ ब्रितानवी सामरिक प्रतिनिधिमंडल 
रहेगा जो बरमियों को सामरिक शिक्षा देगा तथा जिसकी माफंत ही बरमी 
सरकार युद्ध-सामग्री खरीदेगी । इस ठहराव से रुष्ट हो कर बरमी समूहवादियों 
ओर कुछ राष्ट्रवादियों ने विद्रोह किया (अ्प्रेल-जुलाई १६४८) । बरमा सरकार 
को यों उलभा देख अंग्रेजों ने भी वहाँ मारकाट बढ़ाने का उपाय किया। बरमा 
के दक्खिनपूरवी भाग में करेन लोग रहते हैं जो अधिकतर ईसाई बन चुके हैं। 
अंग्रेजों ने अपने शासन-काल में उनमें बरमियों के विरुद्ध भाव भरे थे । दूसरे 
विश्व-युद्ध में तुलक नामक अंग्रेज कनंल को करेनों की जापानियों के विदुद्ध 
उभाड़ने के लिए गुप्त रूप से भेजा गया था। उसी तुलक ने अरब कलकत्ते में 


६१४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ११ 


बिक 


बैठ कर करेनों को उभाड़ने का षडयन्त्र किया जिससे अगस्त १६४८ में वे 
लोग नई बरमा सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए और वैसे ही घिनोने कार्य 
करने लगे जैसे भारत में मुसलिम लीगियों ने कराये थे,। करेन प्रदेश में तेल 
के सोते और रांगे की खाने हैं जिनके ठेके अंग्रेज कम्पनियों के पास थे। सो 
उस प्रदेश को बरमा से अलग कर लेना इस विद्रोह का उद्देश था, और इसके 
लिए, आस्त्रेलिया से शस्रासत्रों के जहाज गुप्त रूप से बरमा तट पर लाये जा 
रहे थे | बरमा सरकार ने तुलक के साथियों को पकड़ लिया और भारत-स्थित 
ब्रितानवी राजदूत से माँग की कि तुलक को कलकत्ते से हटाया जाय। उसने 
भारत सरकार को इस बारे में कुछ न कहा, क्योंकि उसने देखा कि भारत का 
शासन तब तक अंग्रेज राजदूत के इशारे पर ही चल रहा था | बरमा में ये 
विद्रोह बरसों चलते रहे । १६४१ से बरमा सरकार उनपर काबू पाने लगी, 
पर उनका प्रमाव अभी तक बाको है । 

१६४८ मे अंग्रेजों को पच्छिमी एशिया में फिलिस्तीन को भी छोड़ना 
पड़ा । उसकी कहानी त्रिचित्र है। वहाँ प्राचीन काल में यहूदी लोग रहते थे 
जो उस काल में ही वहाँ से त्रिखर कर अनेक देशों म॑ फैल गये थे। श्ध्वीं 
शताब्दी में युरोप के यहूदियों मं यह आन्दोलन चला कि हम फिर अपने 
पुराने देश में बस कर अपनी भाषा और कृष्टि को पुनर्जीवित करें। चूँकि 
एशिया में ब्रितानिया की शक्ति तब सबसे अधिक थी, इसलिए उन्होंने माना 
कि उसकी सहायता से ही हम अपना देश वापिस पा सकते हैं। इस दृष्टि से 
पहले विश्व-युद्ध में जर्मन यहूदियों तक ने भीतर भीतर ब्रितानिया का साथ 
दिया। युद्ध के बाद फिलिस्तीन अंग्रेजी सरकार के हाथ आया तो उसने वहाँ 
यहूदियों को बसाने की अपनी नीति की घोषणा की । उसका लक्ष था स्थानीय 
अरब्र मुस्लिमों की बहुसंख्या के मुकाबले में इन अल्यसंख्यक्र यहूदियों को खड़ा 
करते हुए. अपने साम्राज्य की जड़ें जमाना | पर यहूदी लोग जो फिलिस्तीन में 
अपना स्वतन्त्र राष्ट्र खड़ा करना चाहते थे, अंग्रेजों के कठपुतली बनने को 
तैयार न हुए। उनका अंग्रेजी शासन के साथ संध्रपं होने लगा | क्रमशः वह 
संघर्ष इतना बढ़ा कि दूसरे विश्व-युद्ध में जब्र जमंनी का अ्धिनायक हिवलर 


(१6 ३७३ | अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६१५ 


'यहूदियों का उन्मूलन करने में लगा था तत्र भी फिलिस्तीन के यहूदी अंग्रेजों 
से सहयोग करने के बजाय उनके विरुद्ध त्रास-संघष करते रहे, ओर अंग्रेज 
उन्हें मारतीय या अरत्र सेना द्वारा दबाते रहे | अन्त मे १६४८ में अंग्रेजों ने 
'जब देखा कि उस देश को छोड़ना ही द्ोगा तत्र पड़ोस के कई अरब देशों पर 
उनका दबदबा था, ओर उन्होंने फिलिस्तीन का इस प्रकार विभाजन किया 
कि यहूदियों और अरबों का कगड़ा जारी रहे जिससे अंग्रेज कभी एक कभी 
दुसरे पक्त का साथ दे कर पच्छिमी एशिया में अपने स्वार्थों को सुरक्षित रख 
सके । यहूदियों के नये देश का नाम इज़राइल हुआ । 

मलाया में अंग्रेजों के टिके होने से हिन्दचीन या विएतनम में 
फ्रांसीसियों ओर हिन्दद्वीपों में ओलन्देज़ों को सहारा मिलता रहा । दोनों देशों 
के राष्ट्रवादी १६४५ में जापानियों के वहाँ से हटने के बाद से स्वतन्त्रता के 
लिए, लड़ रहे थे, पर युरोपी शासक १६४६ तक अंग्रेजों की भाड़ेत भारतीय 
सेना का सहारा पा कर और उसके बाद अमरीकी शख्त्रात्न-सहायता पा कर 
उन्हें दब्मा रखने का जतन करते रहे । अन्त में २७-१२-१६४६ को होलेंड ने 
हिन्दद्वीपों को आत्मप्रमुता सॉपी उनके साथ यह ठहराब करते हुए कि, वे 
है ड के राष्ट्रपरिवार में रहेंगे । 

( उ ) चीनो लोकऋतन्त्र का उत्थान--१६३७ से ४५ तक चीन 
केस(हवादी पक्त श्रोर राष्ट्रीय पक्ष ( कुओमिड्म्ताड ) ने मिल कर काम किया 
था। युद्ध-समाप्ति पर राष्ट्रीय पक्ष के नेता चियाढुकाईशेक ने अमरीका से 
पाये शख्रात्रों के सहारे फिर समूहवादियों को कुचलने का यत्न किया | उस 
दशा में समूहवादी लोकसेना उत्तरवच्छिमी चीन के अपने आधार से प्रायः 
पैदल श्रोर खाली द्वाथ ही मंचूरिया को बढ़ी और वहाँ चियाझः की सेना से ही 
उसके शखस््रात्न और वाहन छीनती हुई अपनी शक्ति बनाती गई। मंचूरिया ले 
कर वह ठेठ चीन में उत्तर से दक्खिन बढी। यदि भारत में अंग्रेज 
अपनी भाड़ेत सेना के साथ होते तो वे उसके द्वारा इस लोक-सेना के रात्ते में 
कहीं न कहीं अवश्य आड़े आये होते । पर वह दशा झनत्र नहीं थी। चीनी 
लोकसेना के हाथ जैसे जैसे जो प्रदेश आते गये वैसे वैसे उनमें किसानों को 

भा००-८ 


६१६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ११ 


ज़मींदारों से मुक्त कर ज़मीनों की मलकीयत दो गई, स्थानीय जनता की 
समितियों द्वारा पुराने राजकर्मचारियों के कार्य के लेखे की जाँच करवा उनमें 
से जिन्होंने जनता को लूटा या पीडित किया था उन्हें यथोचित दण्ड या 
शिक्षा दी गई, और भ्रष्टाचार और व्यभिचार की सफाई होती गई। सारा 
चीन यों उस जनसेना के अधिकार में आ जाने पर १ अक्तूबर १६४६ को 
चीनी लोकतन्त्र की स्थापना हुई । 

चियाडकाईशेक अपनी सेना के बचे अंश के साथ तैवान (फ़ौरमोसा) 
भाग गया । १६४८ में वहाँ की जनता उसके शासन के विरुद्ध उठी। तब 
उसने २० हज़ार तैवानियों को मोत के घाट उतार दिया । 

मंगोलिया मंचूरिया ओर ठेठ चीन को अपने शासन में लाने के बाद 
चीन की लोकतन्त्री सरकार ने शिडकियाझू अथात्‌ सीता-तारीम कोठे पर ध्यान 
दिया । वहाँ के अनेक डाक सरदारों फो अंग्रेज़-अमरीकियों ने सहायता दे कर 
लोकसेना के सामने खड़ा किया। पर लोकसेना ने उस प्रदेश पर भी अधि- 
कार कर लिया और बहुत से कज़ाक लुटेरों और अ्रमरीकियों ने लदाख ओर 
ल्दासा के रास्ते कश्मीर ओर दार्जिलिड पहुँच कर शरण ली । कश्मीर में उन 

शरणार्थियों? के पास १६५४२ तक अमरीकी नेता पडयन्त्र करने आते रहे । 

चीनी लोकसेना को बाद से तिब्बत में बेचेनी फैलने लगी | वह चीनी 
आधिपत्य में होता हुआ भी १६०४-१३ से अंग्रेजों की भारत सरकार का 
रक्तित था तथा वहाँ भारतीय डाक-तार चलते ओर कुछ नगरों में भारतीय 
व्यापार-दूत थोड़ी सेना के साथ रहते थे | १०, ८६४ २, १० ])। भारत की 
कांग्रेसी सरकार ने यह मानते हुए कि अंग्रेजों के जिन स्वार्थों की खातिर यह 
व्यवस्था की गई थी, उनको रक्षा करते चलना हमारा भी कत्तंव्य है, एक 
अंग्रेज को ही तिब्बत में अपना प्रतिनिधि बना कर रक्खा था ! जुलाई १६४६ 
में भारत सरकोर को गुत चर-निर्देशक (डिरेक्टर श्रौफ़ इंटेलिजेंस ) परामश 
के लिए. अमरीका भेजा गया | अ्रमरीका ने तिब्बत को स्वतन्त्र मानने का 
प्रस्ताव किया तथा दलाई लामा ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दूसरे 
राष्ट्रों से सहायता माँगी ।_ | 


१६३३ |] अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बच खर्डित भारत का गणराज्य ६१७ 


दिसम्बर १६४६ में भारत सरकार ने चीन की नई सरकार को वहाँ की 
सरकार मान लिया | किर भी लन्दन में मारतीय ब्रितानवी और अ्रमरीकी 
अधिकारी तिब्बत को “बचाने” के लिए परामश करते रहे ओर भारत सरकार 
का विदेशी विभाग अमरीकी सरकार को तिब्बत विषयक पूरी सूचनाएँ, देता 
रहा | तिब्बती सेना को सहारा देने को अनेक अंग्रेज़-अमरीकी भारत के रास्ते 
तिब्बत गये। उधर जनवरी १६५० में चीन सरकार ने तिब्बत सरकार को 
सन्देश भेजा कि दोनों के भावी सम्बन्धों पर बातचीत करने को अपने प्रतिनिधि 
पेकिझः भेजें | फरवरी में वे प्रतिनिधि ल्हासा से भारत के रास्ते चीन को चले, 
पर मारत आ कर रुक गये। इस बीच तिब्बत को “बचाने” की कारवाइयाँ 
जारी रहीं | 

१४ जनवरी १६५० को कोलम्म्रो में ब्रितानवी राष्ट्रपरिवार के राष्ट्रों की 
सम्मिलनी यह विचार करने को हुई कि दक्खिनपूरवी एशिया में लोकतन्त्री 
चीन के प्रभाव की बाद को कैसे रोका जाय | वहाँ यह तय हुआ कि द्‌० पू० 
एशिया के देशों की आर्थिक दशा सहायता ओर सहयोग द्वारा सुधारी जाय 
जिससे वे समूहवाद की ओर आकर्षित न हों। इसे कोलम्बो कार्यक्रम कहा 
गया और इसमें भाग लेने वाले राष्ट्रों के प्रतिनिधि तब्र से बराबर मिला करते 
हैं । भारत भी इनमें शामिल है । मई १६५० में अमरीकियों ने मनीला में 
चीन के विरुद्ध सामरिक कारवाई करने को अनेक राष्ट्रों की सम्मिलनी बुलाई 
उसमें भी भारत के प्रतिनिधि गये । 

ये कार्रवाइयाँ तथा तिब्बती दूतों को हिलते न देख अक्तूबर १६३० 
में चीन सरकार ने अपनी लोकसेना को तिब्बत पर चढ़ने का आदेश दिया। 
उसी वक्‍त, जैसा कि हम देखेंगे, चीनी स्वयंसेवक सेना कोरिया के युद्ध में भी 
उलमी थी। जाड़े के दार्ओओं। और हिमवर्षा के बीच किसी सेना का तिब्बत 
चढना असम्मव लगता था, सो अ्रमरीकियों ने माना कि चीनी काँसा दे रहे 

| ढारू- बरफ़ौली हवा । यह दरद्वार प्रदेश का शब्द है जहाँ जाड़े में दियावय 

से वैसी हवा रोज्ञ रात को नियम से बहती है। 


ह६श्८ ' भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ११ 


हैं । [किन्तु उसी जाड़े में चीनी लोकसेना ने तिब्बत में प्रवेश किया ओर वहाँ 
' अनेक अंग्रेज-अमरीकी षडयन्त्री पकड़े; कुछ भारतीय सेना की सहायता से 
भाग आये । 

१६५१ के मध्य तक शिडकियाड ओर तिब्बत अंग्रेज-अ्मरीकी पडयन्त्र- 
जाल से पूरी तरह मुक्त किये गये। 

( ऋ ) नेपाल में राणाशाही का ढहना--नेपाल के प्रधान मन्त्री 
युद्धशमशेर [ १०,६६१० ] ने संघ से थक कर ओर ज़माने का रुख देखते 
हुए दिसम्बर १६४५ में इस्तोफा दे दिया। तब मीमशमशेर के बेटे पद्म- 
शमशेर को राणों की तीसरी पीदी में जेठा होने से बह पद मिला । नेपाल की 
जनता अन्न शासन-सुधारों के लिए खुली माँग करने लगी । पद्म भी अपने 
पिता की तरह सुधार करना चाहते और उन्होंने जून १६४७ में एक सुधार- 
समिति बनाई तथा भारत की नई कांग्रेसी सरकार से विधान के दो पंडित 
उसमें भाग लेने को बुलवाये। कानून के इन पंडितों ने जो शासन-योजना 
बनाई उसके अनुसार राणा वंश का ही व्यक्ति प्रधानमन्त्री होता ओर वह 
चाहे जब्र शासन-विधान को स्थगित कर सकता, पर उसके साथ कुछ जनता 
के प्रतिनिधि मन्‍्त्री भी रहते | जनवरी १६४८ मे वे सुधार घोषित किये गये । 
पर इस बीच पद्म की अपनी स्थिति कठिन हो गई थी। उनके चचरे भाई-- 
चन्द्रशमशेर के सात बेटे-उनके रास्ते में आड़े आये थे, क्योंकि उनके बड़े 
निहित स्वार्थ नेवाल की दशा ज्यों की त्यों बनाये रखने में थे [१०,६६१०]। 
मार्च १६४८ में पद्म दिल्‍ली गये, प्रकटतः यह देखने को कि भारत की नई 
सरकार से उन्हें क्या सहायता मिल सकती है | महीना भर वे वहाँ रहे, पर 
वहाँ उन्हें किसी ने न पूछा । अप्रेल ४८ में पद्मरामशेर ने निराशा हो नेपाल 
लोटे बिना इस्तीफा दे दिया । तब चन्द्रशमशेर के जेठे बेटे मोहन ने नेपाल 
का शासन हाथ में लिया | सुधार-योजना रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई । 

उधर चीन में लोकतन्त्र स्थापित होने से राणाशाही को खतरा दिखाई 
देने लगा। तब १६५० के आरंभ में भारत-स्थित अ्रमरीकी और श्ंग्रेज दूतों ने 
मोहन रामशेर से मिल उन्हें सहायता का आश्वासन दिया.। फरवरी १६५४० 


१६३ लू ] अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६१६ 


मोहन ने दिल्‍ली की यात्रा की | वहाँ भारत के नये राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री 
ने उनका बड़ा स्वागत किया, ओर भारत सरकार ने उनसे यह सन्धि की कि 
नेपाल विदेश से जो शम्त्रात्र मेंगायगा, भारत उनके लिए खुली राह देगा। वे 
शम्त्र नेपाल की प्रजा को कुचलने को बर्त्त जाने को थे । 

पर नेपाल की प्रजा भी इस बीच क्रान्ति के लिए उमड़ रही थी। 
भारत में निर्वासित नेपालियों में से तीन सो क्रान्तिकारियों को भारत-सरकार ने 
राणा सरकार के हाथ पकड़वा दिया । तो भी नवम्बर १६५० में जब कि चीनी 
लोकसेना तिब्बत पर चढ़ रही थी, नेपाल की प्रजा उठ खड़ी हुई, और 
भारत में निर्वासित नेपालियों के दलों ने आज़ाद हिन्द फौज में प्रशिक्षित 
नेपाली सैनिकों और सेनानायकों के नेतृत्व में कई ओर से रियासत पर चदाई 
की । नेपाल के कैदी राजा ने काठमांड् के भारतीय दूतावास में फिर दिल्‍ली 
में शरण ली। भारत-सरकार ने तब बीचबिचाव किया, जिससे राणों और 
प्रजा के नेताञ्रों का सम्मिलित मन्त्रिमएडल बनाना तय हुआ, ओर फरवरी 
१६५१ में राजा त्रिभुवनवीरविक्रम ने वापिस आ कर शासन की अध्यक्षता 
अपने हाथ ली | पर राणाशाही को बचाये रखने का अर्थ गुंडई को वैधानिक 
पद देना था, क्योंकि राणाशाही का अर्थ ही यह था कि राणा परिवार का 
रुतसे सफल गुंडा प्रधानमन्त्री हो [१०,२$२०; १०,७३११]। लोकतन्त्र में 
राणाशाही की कलम लगाने की चेष्टा विफल हुई कुछ मास बाद ही प्रजा- 
नेता मन्त्रियों म॑ं से एक की हत्या की चेष्टा की गई, जिसमें राणा परिवार के 
कुछ व्यक्ति पकड़े गये | इसके बाद राजा ने सेना का नियन्त्रण अपने हाथ 
ले लिया, मोहनशमशेर ने विदा ली ओर राजा ने प्रजा-नेताओं में से अपने 
मन्त्री चुने | 

(लू) कोरिया का युद्ध--विश्व-युद्ध के अन्त में रूसियों ने जापा- 
नियों को कोरिया से निकाल दिया और स्थानीय जनता को ललकारा कि उठो 
और अपने देश को सेभालो | पीछे आपसी ठहराव के अ्रनुसार उन्होंने ३८९ 
3० अज्ञांश रेखा के दक्खिन का कोरिया का आधा भाग अ्रमरीकियों को सॉंप 
दिया । दक्खिन कोरिया पर अमरीकी आधिपत्य स्थापित होते ही आदेश 


६२० भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ प॑ ११ 


निकाला गया कि राजभाषा अंग्रेज़ी होगी और अन्तिम निणय अमरीकी अधि- 
कारियों द्वारा होंगे । रूसी कुछ काल बाद उत्तर कोरियाइयों को शासन सौंप हट 
गये। अगस्त १६४८ मे अमरीकी भी दक्खिन कोरिया को गणराज्य बना कर 
हट गये । 

उत्तर और दक्खिन कोरिया में देश को एक करने की बातचीत होती 
रही । उत्तर कोरिया सरकार को अन्त में ऐसा लगा कि अमरीकियों के प्रभाव 
से दक्खिन के शासक अयुक्त अड़ंगे लगा रहे हैं। जून १६७० में उत्तर 
कोरियाई सेना ने दक्खिन कोरिया पर चदाई की जो भारत की सितम्बर १६४८ की 
हैदराबाद पर चढ़ाई की तरह थी | उस चढ़ाई से प्रकट हुआ कि उत्तर कोरिया 
वाले आधुनिक युद्ध-संचालन में जहाँ पारंगत हो चुके हैं वहाँ दक्खिन वाले 
अपनी रक्षा स्वयं करना नहीं सीखे ओर अमरीकियों पर निभर हैं | जापान से 
अमरीकी सेना तुरत कोरिया में आ उतरी । उसके बाद अमरीका ने संयुक्त-राष्ट्र- 
सुरक्ञा-समिति में यह मामला रक्खा ओर समिति ने उत्तरी कोरिया को आक्र- 
मक घोषित कर सब राष्ट्रों से दक्खिन कोरिया की सहायता का अनुरोध किया । 
भारत को कश्मीर के मामले में सुरक्षा-समिति के न्याय के ढंग का काफी बुरा 
अनुभव हो चुका था और उत्तर दक्खिन कोरिया के विवाद का भारत सरकार 
ने कुछ भी अध्ययन न किया था, तो भी इन मामलों म॑ भारत सरकार ने 
फौरन अमरीका का समर्थन किया । 

विश्व-युद्ध में जापान से लड़ने वाले अमरीकी सेनापति मैकाथर के 
अधीन कोरिया के लिए संयुक्त-राष्ट्र सेना बनी । भारत सरकार ने अपनी 
जनता का रुख देखते हुए. उसमें भारतीय सेना दल तो नहीं पर शुश्रपा दल 
भेजा | उत्तर कोरियाई कोरिया के लगभग दविखनी छोर तक पहुँच रहे थे जम्न 
कि मैकार्थर उस नई सेना के साथ युद्ध में उतरा | उत्तरी कोरिया के गाँवों 
वस्तियों पर अ्न्धाधुन्ध बममारी की गई, शोर जब सुरक्षा-समिति में सोवियत 
संघ ने प्रस्ताव रक्‍्खा कि वैसी बममारी न की जाय तब भारत ने भो उसका 
विरोध किया | ः । 

मैकार्थर २८" अक्ञांश रेखा पर पहुँचने के बाद जब्ब उत्तरी कोरिया 


१६ ३२लू| अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खश्डित भारत का गणराज्य ६२१ 


को भी जीतने को तैयार हुआ, ततब्र चीन ने कहा कि उस दशा में हम उसे 
रोकेंगे। मैकाथर के मंचूरिया की सीमा पर की यालू नदी पर पहुँचने पर चीनो 
स्वयंसेवक सेना युद्ध में उत्तरी ओर उसे फिर ३८० अन्षांश तक ठेल ले गई । 
संयुक्त राष्ट्र सेना जहाँ नये से नये शज््नरास्रों से लैस थी, वहाँ चीनी स्वयंसेवकों 
के हाथों में प्रायः पहले विश्व-युद्ध काल के हथियार थे | पर चीनी जनता की 
सेना अपने देश की रन्ता के लिए. जान हथेली पर रक्खे लड़ रही थी, इसलिए 
पब्छिमी सेना उसे हरा न सकी । सन्‌ १६४१ में युद्ध मं जिच पड़ी रही । 
अमरीकियों ने उत्तरी कोरिया के गाँवों कोंपड़ों पर बुरे से बुरे संहारक अस्त्र 
फेके, पर फिर भी वे आगे न बढ़ सके, क्‍योंकि चीनी जनता ने अपने हाथों 
से श्रम कर मोर्चे के पीछे दस दस मील तक बड़ी सुरंगें बना दी थीं जिनमें 
उनके युद्धवाहन आते रहते, ओर फिर मोर्च पर जो आमने सामने की लड़ाई 
होती उसमें अमरीकी उनका सामना न करते | 

मेकाथर के यालू से धकेले जाने के बाद से अमरीकी शक्ति की धाक 
टूयने लगी, बाद की जिच से वह ओर टूटती गई । तब भारत सरकार छोटी 
बातों में अमरीकी मत की उपेक्षा करने लगी ओर उसने युद्ध में बीचबिचाव 
का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रक्‍्खा । १६५३ के मध्य में जा कर युद्धविराम 
की सन्धि हो सकी। युद्ध को निपटाने के लिए जो शान्ति-सम्मेलन होने को था, 
उसमें भारत को स्थान देना एशिया ओर युरोप के प्रायः सब राष्ट्रों को अभीष्ट 
था, पर अमरीका ने वैसा न होने दिया | युद्ध थमते ही दोनों पक्षों के कैदियों 
को लोटाना पहली च्वात होती । पर अमरीकियों ने कहा कि हमारे हाथ में जो 
केदी हूँ वे अपने देश को वापिस नहीं लोयना चाहते, स्वतंत्र जगत्‌? में रहना 
चाहते हैं | अन्त में यह तय हुआ कि कैदियों के शिविरों में उनके अपने देश 
वाले उनसे मिल कर उन्हें समझा सकें ओर तब प्रत्येक कैदी की इच्छानुसार 
उसे भेजा जाय । तटस्थ राष्ट्रों का एक कैदी-परिवर्तन आयोग बनाया गया ओर 
कैदियों को थाती रूप में भारतीय सेना के हाथ सौंपा गया। इस प्रसंग में 
भारतीय सेना ने देखा कि दक्खिन कोरिया के कैदी-शिविरों में गुंडों के गुद्द हैं, 
जिन्हें अमरीकी सेना के अ्धिष्ठान से आदेश मिलते हैं, और जो किसी भी 


६२२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ११ 


'केदी के अपने देश जाने की इच्छा प्रकट करने का रुख लेते ही उसे अत्यन्त 
पाशविक तरीकों से डराते हैं । अमरीकियों का अभिप्राय उन्हें दक्खिन कोरिया 
या तैवान की सेना में गुलाम सैनिक बना कर रखने का था। इस दशा में 
कैदियों का जैसे तेसे निपणारा कर तटस्थ राष्ट्र आयोग फरवरी १६५४४ में 
विसर्जित हो गया । उसके बाद दक्खिन कोरिया के साथ अमरीका ने सामरिक 
सहायता ठहराव कर लिया, जिससे उत्तर दक्खिन कोरिया के मिलने की बात 
आज तक नहीं हो पाती । 

(० ) उत्तरी हिन्दचीन की मुक्ति--हिन्दद्वीपों की तरह हिन्दचीन 
अथवा विएतनाम के क्रान्तिकारी संघटन विएतमिज ने भी जापानियों के हटने के 
बाद फ्रांसीसी साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। ब्रितानवी समाजवादी” 
सरकार ने पहले भारतीय भाड़ेत सेना उन्हें दबाने को भेजी। १६४६ म॑ उस 
सेना के लोट आने से विए.तमिञ को कुछ राहत मिली, पर अमरीका से पाये हुए. 
शस्नात्र द्वारा तथा उत्तरी अफरीका के अपने साम्राज्य और पब्छिमी जम॑नी के 
अधिकृत प्रदेश से खड़ी की हुई भाड़ेत सेना द्वारा फ्रांसीसी उसे कुचलने का 
यत्न करते रहे । विएतमिज का अधिक ज़ोर हिन्दचीन के उत्तरी सीमा-प्रान्तों 
मं था, जो चीन के साथ लगे हैं। चीन में लोकतन्त्र की स्थापना के बाद उसे 
वहाँ से शस्त्रात्न की सहायता मिलने लगी | सितम्बर १६४३ में विएतमिज 
सेना फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हरा कर समूचा उत्तरी हिन्दचीन लेते हुए 
स्थाम की सीमा तक जा पहुँची । अप्रेल १६५४ में उसने दियें-जिये-फू नामक 
स्थान में फ्रांस के श्रेष्ठ सेनापतियों द्वारा संचालित बड़ी सेना को आ घेरा। 
तत्र फ्रांस ने सन्धि की बात की, जिसके लिए, जेनेवा ( घ्विवज़रलैंड ) में चीन 
सहित १६ राष्ट्रों की सम्मिलनी हुई कोरिया और हिन्दचीन दोनों की समस्याश्रों 
पर उसप्रें विचार हुआ । अन्त में जुलाई १६५४ में यह समझौता हुआ कि 
फ्रांसीसी १७९ 3० अक्षांश रेखा के उत्तर का सारा प्रदेश विएतमिज को दे कर 
हट जायेंगे तथा दो बरस बाद उत्तरी ओर दक्खिनी विएतनाम में चुनाव हो कर 
सारे देश का एक शासन खड़ा होगा। भारत ने जेनेवा की इस सम्मिलनी में 
तथा उत्तरी दक्खिनी विएतनाम के बीच शान्ति-स्थापना के निरीक्षण के लिए: 


१४ ३ऐ॥ अग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ध्रहे 


तटस्थ राष्ट्रों का जो आयोग बना उसमें विशेष भाग लिया । 

भारत की फ्रांसीसी बस्तियों में भी स्वाधोनता के लिए संघ इस बीच 
जारी था। १६५४४ में फ्रांस ने उन्हें भी भारत को सौंप दिया । 

दक्खिनी विएतनाम में इसके बाद अमरीका ने दक्खिनी कोरिया की 
तरह अपनी रक्षित सरकार स्थापित कर ( अक्तूबर १६४४ ) उससे उत्तरी 
विएतनाम के साथ चुनावों की बात करने से भी इनकार करा दिया, जिससे 
उस देश के दो टुकड़े मिल कर एक नहीं हो पाये । 

(ए ) ईरान का उठने का प्रयत्न ओर प्रतिक्रान्ति--अंग्रेज़ों ने: 
भारतीय सेना के बल पर ही फारिस खाड़ी के प्रदेशों को वश में किया और 
वहा के मिट्टी के तेल पर एकाधिकार पाया था [ १०,७३१४; १०,८३२ ]। 
१६५१ में ईरानी मजलिस ( लोकसमा ) ने प्रधानमन्त्री मुसहिक की प्रेरणा 

अपने तैलकूपों को राष्ट्र की सम्पत्ति बनाना तय किया | व्रितानिया में तन 
भी अपने को समाजवादी कहने वाली मजदूर पक्त की सरकार थी। उसने 
इरान-खाड़ी मं जंगी जहाज भेज तथा ईरान की सीमा के पास अ्ररब देशों में 
विमानों से छुतरी सेना उतार दैरानियों को डराना चाहा, पर ईरानी श्रपने 
प्रधानमन्त्री मुसद्क के नेतृत्व में इन बन्द्रघुड़कियों से नहीं डरे । अंग्रेज़ों को 
ईरान के तैलकूप तथा फारिस-खाड़ी पर की अ्रब्ादान की तैल-शोधनी छोड़ 
जाना पड़ा । 

उसके बाद वे ऐसी चेश मे लगे कि ईरानी स्वयं तेल न निकाल सकें 
और शोधनी को न चला सकें, उन्हें बाहर के किसी देश से इस काय॑ में 
सहायता न मिल सके, तेल निकाल कर साफ कर भी लें तो उसे बाहर 
पहुँचाने के लिए. जहाज न पा सकें । अंग्रेज कम्पनी ईरान सरकार को तेल 
की आय में से कुछ अंश देती थी । जब्न तक ईरानी स्वयं नये सिरे से सारे 
कारोबार को चला न लें तब तक के लिए. उनकी वह आय बन्द हो गई। उस 
कठिनाई के काल में देश ओर मजलिस के भीतर के अनेक पक्षों को मुसद्दिकः 
के विरुद्ध अ्रंग्रेज़ और उनके साथी उभाड़ने मी लगे । 

समूहवादी देशों के बाहर की दुनिया का मिद्टी-तेल का सारा कारबारः 


श 


€€२४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ११ 


श्रितानिया अमरीका और पच्छिम-युरोपी देशों की कुछ थोड़ी सी कम्पनियों के 


'एकाधिकार में है | ईरान ने अपना तेल का कारबार चलाने के लिए एशियाई 


राष्ट्रों से सहयोग माँगते हुए. कहा कि प्छिम-युरोपी कम्पनियों का एका- 
घिकार तोड़ हम आपको सस्ता तेल देंगे। दूसरी तरफ पब्छिमी एका- 


'घिकारी और उनकी सरकारें ऐसा जतन करने लगीं कि ईरान अपने तेल को 


स्वयं साफ न कर पाय और उसके अ्रथवा अ्रन्य कच्चे तेल की शोघनियाँ 


'फारिस-खाड़ी से दूर ऐसे स्थानों में खोल ली जायें जो आगामी युद्ध में सोवियत 
संघ की पहुँच के बाहर रहें | इस दशा में भारत सरकार ने नवम्बर १६५१ 


में और बाद अमरीकी और ब्रितानवी तेल-कम्पनियों के साथ उन्हें मुम्बई के 
पास और विशाखापटन में शोधनियाँ खोलने की असाधारण सुविधाएँ देते 
हुए ठहराव कर लिये। जैसा कि हम देखेंगे इन ठहराबों में मारत के अपने 


"हितों स्वदेशी की नीति ओर जनता के लाभ का भी बलिदान किया गया । 


मुसहद्दिक ने ऐसा प्रयत्न भी किया कि ईरान के शासन में शाह का 
पद सांविधानिक राजा का ही हो । सेना में कुछ बड़े अधिकारी मुसद्दिक के 
कुछ शाह के पक्ष में थे। दूसरे पक्त ने अमरीकी शख्रात्न की सहायता पा कर 
अगस्त १६५३ म॑ शाह की आज्ञा से मुसद्दिक को कैद किया | उन्हें तीन बरस 
की कैद दी गई । ईगन और अमरीका के बीच परस्पर सामरिक सहायता को 


'सन्धि हुई । १६५४ में ईरान ने अंग्रेज फ्रांसीसी ओलन्देज़ और अमरीकी 


कम्पनियों के एक समवाय को फिर अपने तेल का ठेका दे दिया। उस ठेके 
की शर्तें गुप्त रकखी गई! | उसी बरस सेना के ६०० अधिकारी कैद किये गये, 


जिन्हें फाँसी ओर लम्बी कैदों की सज्ञाएँ दी गई । 


( ओ ) अरब देशों और अफरीका में उद्बोधन और संघर्ष-- 


मिश्र ओर सूदान को अंग्रेजों ने मारतीय सेना द्वारा ही जीवा ओर दबा कर 


रक्खा था [१०,७ $३८,१४]। अक्तूबर १६५१ म॑ मिख ने ब्रितानिया को 
सूचना दी कि जिस पुरानी सन्धि के अनुसार सुएज़ नहर की रघ्का के लिए 


अंग्रेजी सेना रहती है, उसे बदलना होगा । जनवरी १६५२ में मिख की जनता 


अपने देश पर अंग्रेज़ों के नियन्त्रण के विरुद्ध उभड़ पड़ी । काहिस और अन्य 


२४ ३ओ।] अंग्रेज़ी राष्ट्ररिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६२४ 


स्थानों में प्रदर्शन ओर उपद्रव हुए, जिनमें अंग्रेज़ी सम्पत्ति की काफी क्षति 
हुई। पीछे अंग्रेजों के दबाव से मिख के शाह फारुक की सरकार ने उन 
उपद्रबों में भाग लेने वालों को कड़े दर्ड देना आरम्म किया। २३ जुलाई 
१६५२ को मिस्त्री सेना के कुछ नेताओं ने, जो अपने को क्रान्तिकारी समिति 
रूप में संघटित कर चुके थे, शाह का महल घेरवा लिया | शाह को देश छोड़ 
भागना पड़ा। उसकी सब्र सम्पत्ति ज़ब्त की गई। उसके साथियों प्रिछली 
सरकारों के भ्रष्ट अधिकारियों ओर उन पुराने राजनेताओं को भी जिन्होंने 
अपने पद का दुरुपयोग किया था न्यायालयों में विचार कर दण्ड दिया गया। 
मिस्र के किसान जो फ़लाइ कहलाते हैं बहुत ही दलित दशा में थे। उन्हें 
ज़मीदारों से मुक्त कर ज़मीनों का स्वत्व दिया गया | 

प्रायः एक वर्ष तक अपने देश को इन भीतरी संशोधनों द्वारा शक्त 
बनाने के बाद क्रान्ति के नेताओं ने सुएज़ क्षेत्र की अंग्रेज़ी सेना के विरुद्ध 
छापेमारी का संघर्ष छेड़ा । नवम्बर १६४३ में यूदान में अंग्रेजी शासकों की 
योजनानुसार चुनाव हुए,, जिनमें सूदान का मिख के साथ संगम चाहने वाले 
पक्ष की पूरी जीत हुई । जनवरी १६५४४ से ठेठ अरब के यमन राज्य के साथ 
भी अदन की सीमा पर अंग्रेज़ों की मुठभेड़ चलने लगी, जो तत्र से अन्न 
( अगस्त १६५७ ) तक बीच बीच में रुक कर चलती ही है । 

दिसम्बर ?४३ से जुलाई १४ तक दक्खिनपूरबवी एशिया में पच्छिम- 
युरोपी साम्राज्य को जो धक्का लगा उससे मिस्र में सुएज से अंग्रेज़ी सेना को 
उठाने के संघर्ष को ओर बल मिला | अन्त में जुलाई-अक्तूबर १६५४ में 
अंग्रेजों ने मिल से यह सन्धि की कि सुएज से अंग्रेज़ी सेना २० मास में उठा 
ली जायगी | ४ 

दूसरे विश्व-युद्ध में अंग्रेजों ने पूरवी अफरीका के अपने उपनिवेशों से 
भी पहलेपहल भाड़ेत फ़ोज खड़ी की ओर भारत-बरमा-सीमा पर जापानियों 
ओर आज़ाद हिन्द फ़ोज़ से उसे लड़ाया था। अफरीकी सैनिकों में भाड़ेत 
वृत्ति दस बरस भी न टिंकी; युद्ध में दूसरे मनुष्यों के मुकाबल्ले में डट कर 
खड़े होने स्षे उनका मनुष्यत्ताभिमान जाग उठा। जिन अफरीकियों ने यों 


६२६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ प्व॑ ११ 


शस््रात्न चलाना सीख लिया था उन्हों ने अपने देश लोट कर क्रान्ति का बीज 
डाला । पूरवी अ्रफरीका के केन्या उपनिवेश के किकियु लोगों में मुठ मठ नाम 
का क्रान्तिकारी संघटन खड़ा हो गया । अक्तूबर १६५२ में उसने गुलामी के 
विरुद्ध संघर्ष छेड़ा | अंग्रेज शासकों ओर उपनिवेशकों ने उसका भयंकर दमन 
किया | १६४३ में अंग्रेज सेनाधिकारी अपने सैनिकों को प्रति किकियु को हत्या 
के लिए. ५ से १० शिलिंग इनाम देते थे । अक्तूबर १६९५५ तक ११ हज़ार 
मउ मउ मारे जा चुके ओर ६० हज़ार कैद थे। मलाया के क्रान्तिकारियों की 
तरह वे अभी कुछ दबे प्रतीत होते हैं । 

भारत में अंग्रेज़ी राज्य के ढहने के बाद से दक्खिन-अफरीका के युरोपी 
उपनिवेशक भी अपने भविष्य के बारे में शंकित हैं। वहाँ की सरकार ने 
अफरीकियों को दबा कर रखने तथा वहाँ बसे भारतीयों को निकालने के उद्देश 
से पार्थक्य ( अपार्थाइड ) नीति अपनाई है, जिससे गैर-युरोपी नियत त्षेत्रों में 
ही रह पाते ओर उनका सारा जीवन नियन्त्रित रूता है । 

(आओ) दक्खिनपूरवी एशिया और बगदाद की सामरिक सन्धियाँ 
“सन्‌ १२४८ में अमरीका ने सोवियत संघब्र के मुकाबले के लिए, युरोपी 
राष्ट्रों के साथ सामरिक गुड बनाया जिसे उत्तर-अतलान्तिक-सन्धि-संघटन' 
कहा गया। विभिन्न देशों में अपने फोजी अड्ु रखने और उन देशों को 
अपने साथ सामरिक गुढ्रों में मिलाने की अमरीकी नीति तब से जारी है। 
१६५४१ में अमरीका ने जापान को आंशिक स्वतन्त्रता देते तथा वहाँ अपने 
फोजी श्रद्भु रखने की शर्त करते हुए. उससे सन्धि कर ली। जैसा कि हमने 
देखा है, १६५० के श्रन्त में मैकार्थर के यालू से धकेले जाने के बाद से भारत 
सरका३ छोटी मोटी बातों में अमरीका की उपेक्षा करने की हिम्मत करने लगी 
थी | सो ज्ञापान वाली उस सन्धि पर भारत ने हस्ताकछर नहीं किये । 

१६४५२ के अन्त में स्याम से गुत ठहराव कर तथा बरमा की प्रभ्॒ुता 
की विडम्बना करते हुए श्रमरीकियों ने चियाडकाईशेक की कुछ सेना स्थाम 
द्वारा बरमा के चीन से लगे सीमाप्रान्त में घुसेड़ दी, जो वहाँ लूटमार करती 
ओर अफीम के व्यापार को उभाड़ उसपर चुंगी बसूलती हुई रहने लगी।' 


£ $ ३१ आओ | अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खणश्डित भारत का गणराज्य ६२७ 


स्याम के रास्ते अमरीकी उसे शस्त्रासत्र पहुँचाते | 

कोरिया में विफल होने के बाद १६४२-४३ के जाड़े में ही अमरीकियों 
ने पाकिस्तान में अडु बनाने की बातचीत शुरू की। १६५४३ के अक्तूबर- 
दिसम्बर में अमरीका और पाकिस्तान की सामरिक सहायता सन्धि हो गई। 
यह सन्धि वेल्जलली की आश्रित सन्धियों [ ६,१०४$४; १०,१४६२,५ | की 
तरह है; अन्तर केवल इतना है कि उस ज़माने के भारतीय राज्य जो अंग्रेजों 
से संचालित सेनाएं रखते वे उनका सारा खर्चा स्वयं उठाते थे, अत्र अमरीका 
अपने आश्रितों को शस््रास्त और खर्च की “सहायता” देता है। वह 
“सहायता” व्यवसायों में पिछड़े हुए एशियाई राष्ट्रों की समूची अ्र्थनीति को 
पथश्रष्ट कर अमरीकियों के हाथों में कर देती है अथांत्‌ उसके द्वारा एक तो 
देश के लिए. उपयोगी व्यवसाय पनपने के बजाय अ्मरीकियों के युद्धोद्योग के 
लिए, अपेक्षित व्यवसायों में जनता की शक्ति ओर देश के साधन लग जाते हैं, 
दूसरे, देश अपनी अ्रर्थनीति में आत्मनिभंर होने के बजाय अमरीका पर आश्रित 
हो जाता द्वै । पाकिस्तान के साथ अमरीका की यह सन्धि होने, पर भारत 
सरकार की आँखें खुलीं और उसने अपनी विदेश-नीति का रुख बदला 
कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जो अमरीकी निरीक्षक थे, भारत के आग्रह 
पर उन्हें हटाना तय हुआ | ध्यान रहे कि १६५४३ में कश्मीर में भी अमरीकी 
पडयंत्रों का भंडाफोड़ हुआ था, और उसी वर्ष ईरान के शाह से भी सामरिक- 
सहायता-सन्धि कर अमरीकियों ने वहाँ मुसद्दिक को गिरवाया था। 

तुर्कों अतलान्तिक सागर से दूर है, तो भी वह उत्तर-अतलान्तिक-सन्धि- 
संघटन में है । फरवरी १६५४ में पाकिस्तान ने तुर्की के साथ सामरिक सहयोग 
की सन्धि कर ली जिससे वह अ्रतलान्तिक संघटन में जुड़ गया | 

फ्रांस ओर विएतमिज के बीच समभौता होने के बाद विएतमिज की 
प्रभाव-वृद्धि रोकने के लिए. ८ सितम्बर १६४४ को मनीला में अमरीका ब्रिता- 
निया फ्रांस आस्त्रेलिया न्यूजीलैंड फिलिपीन स्थाम ओर पाकिस्तान इन आठ 
राष्ट्रों ने दक्खिनपूरवी-एशिया-सन्धि-संघटन के ठहराव पर , हस्ताक्षर किये। 
इन आठ राष्ट्रों में से पाँच युरोपी हैं। प्रंकट हे कि इस सन्धि का उद्देश द्‌० 


ध्र्८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ११ 


७ 


पू० एशिया में पच्छिम-युरोपी साम्राज्य को बचाये रखना है। १६५४ में 
अमरीका ने दक्खिनी कोरिया ओर तैवान के साथ भी सामरिक सहयोग 
सन्धियाँ कीं | 
फरवरी १६५४ में तुर्की ओर ईराक ने बगदाद में परस्पर सामरिक 

'सहायता का ठहराव किया जो बगदाद ठहराव कहलाया | अप्रेल में ब्रितानिया 
ओर सितम्बर अवतूबर में पाकिस्तान और ईरान भी उसमें सम्मिलित हो गये | 
अब अमरीका भी उसकी आर्थिक सामरिक समितियों में भाग लेने लगा है। 
स्पष्टतः इस ठहराव का उद्देश पच्छिमी एशिया में अंग्रेज़-अमरीकी प्रभाव 
बनाये रखना है | 

(अं) पंच शील और बांदुडः सम्मेलन - चीन में लोकतन्त्र स्थापित 

हैं बाद से अमरीका घेपणा कर रहा था कि उसे तोड़ देना उसका ध्येय 
है। एशियाइयों को एशियाइयों से लड़ा कर एशिया पर अपना दबदबा बनाये 
रखने की नीति की भी वह खुली चर्चा कर रहा था। १६५१ में भारत के कुलु 
पुराने स्वदेशी आन्दोलन ओर गान्बी युग वाले राष्ट्रक्मी, जो अब शासन में 
सम्मिलित न थे, चीन की दशा देखने गये । उन्होंने लौट कर बताया कि गत 
दो वर्षो म॑ चीन में कितना वास्तविक सुधार हुआ है ओर बह कैसी उन्नति की 
दशा म॑ चल पड़ा है| उन्होंने यह आन्दोलन भी चलाया कि भारत तटस्थता 
ओर शान्ति की नीति अपनावे । शासक पक्ष ( कांग्रेस ) ने पहले तो अपने 
सदस्यों को उस आन्दोलन से दूर रहने को कहा, पर पीछे सारे देश की माँग 
पर उसने स्वयं वही मार्ग पकड़ा । 

सन्‌ १६४२ में भारत के इन शात्ति-त्रान्दोलकों मे पुकार उठाई (कि 

नवम्त्रर १६४७ की वह त्रिपक्ष सन्धरि जिसके अनुसार मलाया और हाझइकाझ 
में त्रितानवी साम्राज्य की सेवा के लिए गारखाली भाड़ेत सैनिकों को भारत 
ओर नेपाल से अंग्रेज भरती कर ले जाते हूँ [ ऊपर (श्र) ) रह की जाय. 
भारत-सरकार ने पहले इसपर टालमठोल की, पर १६५३ में अपने को उस 
सन्धि से मुक्त करा लिया जिससे भारत की ज़मीन पर से अंग्रेजों के लिए 
भाड़ेत सैनिकों की भरती बन्द हुई। नेपाल से वैसी भरती श्रभी (१६५७) तक 


१४ ३ेआं | अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६२६ 


जारी है, क्योंकि नेपाल के शासक अपने उन भाड़ेत सैनिकों की जीविका के- 
लिए, दूसरा कोई काम हू ढ नहीं पाते। ओर उन नेपाली भाड़ेत सैनिकों को 
भारत अभी तक रास्ता देता है । 
भारत के पड़ोसी बरमा का अपनी सेना के प्रशिक्षण तथा शब्नास्त्र 
खरीदने के लिए अंग्रेज प्रतिनिधिमएडल रखने का ठहराव [ ऊपर (३) ] 
जनवरी १६५४ में समाप्त हुआ | बरमा ने फिर वैसा ठहराव नहीं किया और 
अपने सेनानायकों को कहीं भी शिक्षा देने तथा किसी भी देश से शस््रास््र 
खरीदने को स्वतन्त्रता पा ली। इसके बाद १६५४७ म॑ उसने अपनी सीमा में 
हुए चियाढइकाईशेक के सैनिकों को भी निकाल बाहर किया। जनवरी 
१६५४ में अमरीकी उप-विदेशमन्त्री ने अपनी संसद में स्पष्ट कहा कि 
एशिया पर अपना दबाव बनाये रखना अमरीका की नीति है। दूसरे विश्व- 
युद्ध के अन्त में केवल अमरीका के पास परमाणु त्रम थे। १६४६ तक रूस 
ने भी वैसे त्रम तैयार कर लिये, जिससे एशिया को दबाने के लिए. अमरीका 
के उस अस्त्र का प्रयोग करने पर अंकुश लग गया ) किन्तु दोनों महादेशों 
था ब्रितानिया में परमाणु-अस्त्र बदाने की होड़ लग गई । उदजन परमाणु 
सत्र परमाणुओं से इलका है। उसके ज्ञरण ( पिह्कणा ) से पैदा होने वाली 
शक्ति भारी परमाणुओ्रों के विशरण ( [$»0॥ ) से जनित शक्ति से कहीं 
आ्राथिक होती है। रूसी ओर अमरीकी वैज्ञानिकों ने उदजन का. क्षरण भी, कर 
लिया ओर उससे छूटने वाली शक्ति को बतने .वाले अत्यन्त संहारक बम 
बनाये |. अमरीकियों ने प्रशान्त महासागर के उन यापुओ्रों में जिनका शासन 
उन्हें संयुक्त याट्र संघ की ओर से युद्ध के बाद जापान से ले कर थाती रूप में 
सापा गया था, माच अप्रेल १६५४ म॑ उदजन बमों के परीक्षण किये। ऐसे 
परीक्षणों से श्रनेक ऐसे तत्त्व वायुमंडल में छूटते हैं जो प्राणिमात्र के स्वास्थ्य 
के लिए गहरा खतरा उपस्थित करते. ैं..। 
१६५० से ”0३ तक नये चीन की शक्ति तथा अ्रमरीका का एशिया में 
बर्ताव देख ओर अमरीका के पाकिस्तान से सामरिक सन्धि कर लेने के बाद 
भारत सरकार ने अपनी विदेश-नीति बदली श्लोर चीन के साथ पूरा समझौता 


:६३० भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पर्व १५ 


करते हुए तिब्बत के बारे में उससे सन्धि की ( २६-४-१६५४ ) जिससे उसने 
तिब्बत पर चीन का पूरा आधिपत्य माना । इस सन्धि में दोनों देशों ने एक 
दूसरे की प्रादेशिक पूर्णता और प्रभुता का आदर करने, एक दूसरे पर 
अनाक्रमण,७ै एक दूसरे के भीतरी मामलों में अहस्तत्षेप,/एक दूसरे को समान 
मानने और लाभ पहुँचाने; तथा शान्तिपू्वक साथ साथ रहने की नीति की 
घोषणा की | दो मास बाद चीन के प्रधान-मन्त्री चो-एँ-लाइ मारत आये 
ओर तब दोनों देशों के प्रधान-मन्त्रियों ने उक्त अन्तरराष्ट्रीय पंच शील” के 
अनुसार अपनी विदेश-नीति को चलाने के संकल्प की संयुक्त घोषणा की । 
४ हमने देखा है कि जुलाई १६५४४ में फ्रांस ने उत्तरी हिन्दचीन से 
ओर ब्रितानिया ने सुएज़ से अपनी सेनाएँ हटाना माना था । अगस्त १६५४ 
में हिन्दद्वीपों ने ओलन्देज़ राष्ट्रपरिवार से अपने को अलग कर लिया ओर पीछे 
उस ऋण के मानने से भी इनकार कर दिया जो ओलन्देज़ों ने अपने शासन 
में उनके नाम डाला था। भारत में अगस्त १६५४४ में गोवा को मुक्त करने 
के लिए संघप छिड़ा । 

भारत बरमा ओर हिन्दद्वीप के प्रयत्न से अग्रेल १६५५ में जावा के 
बांदुढ़ नगर में एशिया अफरीका के २६ राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ जिसमें उन 
सबने अपने को तथा अन्य राष्ट्रों को पच्छिम-युरोप के उपनिवेश की स्थिति 
ते पूर्णतः मुक्त करने तथा संसार में शान्ति स्थापित करने के अपने संकल्प 

घोषणा की | 

। मलाया के लम्बे संघप के कारण अंग्रेज़ों को वहाँ भी कुछ शासन- 
पुधार देने पड़े । जुलाई १६५४ में उनके अनुसार पहले चुनाव होने पर 
जिस पक्त का बहुमत आया उसने स्वतन्त्रता की माँग की | ३१ अ्रगस्त १६५७ 
को अंग्रेज़ों ने उसे एक प्रकार की स्वतन्त्रता” दे दी । 

भारत में मई १६४४ में सबं-पक्तीय गोवा-विमोचन समिति बनी, जिसने 
हाँ सत्याग्रही भेजना आरम्भ किया । पर जुलाई में कांग्रेस-पक्ष उस समिति से 
श्रलग हो गया और पीछे कांग्रेसी सरकार ने सत्याग्रह्वियों के गोवा में घुसने पर 
(बयं रोक लगा दी, क्‍योंकि अभी वह इस युद्ध के लिए तैयार न थी.। 


१४ ३आं] अंग्रेज़ी राष्टरपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६३११ 


एशियाई श्रफरीकी राष्ट्रों के स्वतन्त्रता का मार्ग अपनाने पर पच्छिम- 
युरोपी राष्ट्र उन्हें शस्त्रा्र वेचने में शर्त लगाने लगे। तब सितम्बर १६५४५ 
में मिख और सीरिया ने पूर्वी युरोप के चेकोस्‍लोवाकिया से शस्त्र खरीदने का 
ठहराव किया | भारत के प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नहरू ने जन १६४७४ में 
सोवियत सच्चः की यात्रा की ; दिसम्बर-जनवरी १६५५-४६ में सोवियत सड्ढः के 
प्रधानमन्त्री ने भारत की यात्रा की । 

पब्छिमी एशिया के जुरदान राज्य में अंग्रेज़ों ने पहले विश्व-युद्ध के 
बाद १६२१ से एक अरब सेना-दल खड़ा किया था। उस सेना के अ्रफसर 
प्रायः सब अंग्रेज रहे । १६३६ से उसका प्रधान सेनापति जोन ग्लुच्न था जो 
ग्लुब पाशा नाम से प्रसिद्ध था | सन्‌ १६५४ की फ्रांसीसियों अंग्रेजों की हारों 
के बाद से जुरदान में सेना के अंग्रेज अफसरों को हटाने की माँग उठी। जुरदान 
के शाह ने पहले उस माँग को दबाया ओर दिसम्बर १६५५ में जुरदान को 
बगदाद सन्धि में सम्मिलित करना चाहा | तब वहाँ की प्रजा उठ खड़ी हुई । 
न केवल जुरदान बगदाद सन्धि में सम्मिलित न हुआ्रा, प्रत्युत माच १६४६ में 
ग्लुब और उसके साथी अंग्रेज अफसरों को भी विदा होना पड़ा। पर अ्रप्रेल 
१६५४७ में अमरीका ने शाह को सहायता? दे कर वहाँ लोक-पक्त को फिर दबा 
दिया | | 

अप्रेल १६५६ में सिंहल के चुनावों में प्रगतिशील पक्ष का बहुमत 
आया । उसने सिंहल से अंग्रेजों के जलसैनिक ओर नभसैनिक अड्डु हटाने 
के अपने संकल्प की घोषणा की, जिसके अनुसार ब्रितानिया नई सन्धि कर 
उन अड्डों को अब हटा रहा है । 

मिस्र के पूर्वी युरोप से व्यापार-सम्बन्ध बढ़ाने पर पच्छिम-युरोपी राष्ट्रों 
ने उसपर आर्थिक दबाव डालना शुरू किया । तब जुलाई १६४६ में मिस 
ने अंग्रेजों फ्रांसीसियों की सुएज नहर कम्पनी [१०,७ $ २] को एकाएक अपने 
राष्ट्र की सम्पत्ति बना लिया | अक्तूबर में इज़राइल फ्रांस ओर ब्रितानिया ने 
सुएज़ पर चढ़ाई की | मिखियों को पीछे हटना पड़ा, पर उन्होंने छापामार युद्ध 
के लिए तैयार हो कर पच्छिमी एशिया में अंग्रेज़ी तेल-कम्पनियों की नल-पाँत 

भा०-- *६ 


६३२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ११ 


जगह जगह तोड़ दी ओर सुए़ में जहाज डुबा कर उसका रास्ता बन्द कर 
दिया । दूसरे विश्वयुद्ध के काल से खास अरब में अमरीकी कम्पनियाँ तेल 
निकालती हैं ओर उनकी भी बड़ी नल-पाँतें वहाँ से भूमध्यसागर तक फैली 
हैं। अरब छापामारों द्वारा उनके उड़ाये जाने से अपनी बड़ी हानि देख 
अमरीका न केवल युद्ध से अलग रहा, प्रत्युत उसने तीनों आक्रमकों को 
रोकने के लिए दबाव डाला | संयुक्तरराष्ट्र-संघर ने आक्रमकों को हट जाने को 
कहा । वहाँ भारत ने मी दृढता से मिख का पक्ष लिया। अन्त में उन्होंने 
अपनी सेनाएँ सुएज़ से हटा लीं | 
सन्‌ १६५४ से भारत ने विश्व-राजनीति में जो तटस्थता ओर शान्ति 
की नीति अपनाई है उससे उसकी संसार भर में प्रतिष्ठा बढ़ी है। बांदुछ 
सम्मेलन एशिया अफरीका के नये उत्थान का प्रतीक बन गया | पर पच्छिम- 
युरोपी देशों ने गत चार सौ वर्षों में एशियां अफरीका पर अपना जो सामरिक 
आिक बाद्धिक शिकंजा कसा था, वह अभी पूरा नहीं टूटा है । 
$8. “भारत पर अमरीकी परछाहों” +--स्वदेशी अर्थात्‌ अपने 
“देश को आर्थिक पहलू में आत्मनिर्भर बनाने का आदश्श भारतीय देशभक्तों 
के सामने १८४६ से था [ १०,६११ ]। १६३८ में सुभापचन्द्र बसु ने कांग्रेस 
की योजना-समिति इसी उद्देश्य से बनाई [ १०, ६ 8६ ]। अंग्रेज़ों ने भारत 
में मुफ्त ज़मीनें पा कर, भारत की लूट की पूंजी लगा कर तथा भारतीय मजदूरों 
का विदोहन-शोपणु कर जो बहुत से कारोबार खड़े कर लिये थे [ १०,२३११; 
१०,६३४; १०,७३३$२,४ |, देश के स्व॒तन्त्र होने पर उनकी क्या स्थिति होगी 
यह प्रश्न भी उस योजना-समिति के सामने आया | तब उसने इस बारे में 
किहा-- मारत में अंग्रेज़ी ज़माने में कृपि खनिज और औद्योगिक धम्धों 
में विदेशों पूंजी लगने से उन विदेशियों का भारत के आर्थिक-राजनीतिक 


# ल० नटराजन्‌ (१६४२)--अमेरिकन शेडो ओवर इंडिया ( भारत पर 
अमरीकी परढाहों ) रय संस्करण १६५६ से इस परिच्छेद का शीषक और बहुत से 
तथ्य तथा उद्धरण लिये गये हैं । 


१९४] अंग्रेज़ी राष्ट्ररिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६३३ 


जीवन पर अंशतः नियन्त्रण हो गया है जिससे राष्ट्र का आर्थिक विकास रुका 
ओर पथश्रष्ठ हुआ है। विदेशी धन्धे **' विशेष कर वे जिनमें देश की' 
दुलभ प्राकृतिक सम्पद्‌ का उपयोग होता है, राज्य द्वारा युक्त मुआवज़ा दे कर 
ले लिये जाने चाहिएँ ।” यों स्वराज्य मिलने पर विदेशी धन्धों के राष्ट्रीयकरण 
का आदश देश के सामने था | 
पहले विश्व-युद्ध के बाद भारत में पूजी लगाने वाले अंग्रेजों ने बड़े 
भारतीय पेजीपतियों के साथ क्‍यों कर गठबन्धन किया था, सो हम देख चुके 
हैं | १०,६४४ ]। दूसरे विश्व-युद्ध के बाद जब अमरीकी पॉजी विदेशों में जाने 
लगी तब ये भारतीय पंजीपति उसके साथ मिल उसे भी भारत में लाने का 
जतन करने लगे | पर अमरीकियों ने दबाव डाला कि भारत अपनी राष्ट्रीयरण 
नीति बदले तब अमरीकी पजी आयूगी । इस दशा में दिसम्बर १६४७ में 
प्रधानमन्त्री ज० नहरू ने कहा कि हमारी सरकार “विदेशी पजी ओर शिल्पीय 
( टेक्रिकल ) सहायता का स्वागत करेगी |? तभी बंगाल के मुख्य मन्त्री 
विधानचन्द्र राय ने अमरीका से लौट कर कहा कि अमरीकी भारत में पंनी 
लगाने को तैयार हैं बशतें कि उन्हें भारत सरकार की राष्ट्रीयररण नीति और 
आंद्रोगिक कंगड़ों को निपटाने की नीति से सुरक्षा पाने की तसल्‍ली हो जाय | 
फरवरी १६४८ में श्री नहरू ने संसद्‌ में घोषणा की कि _यथाशक्य विद्यमान 
व्यवसायों का राष्ट्रीयकरश न होगा ।” मा अप्रेल में अमरीकियों की तसल्ली 
कराने के लिए भारतीय मज़दूर-संघटनों के हजारों कर्मी जेलों में डाले गये-- 
इनमें पचदृत्तर बरस बूढ़े सोहनसिद भखना जैसे देशभक्त भी थे [१०,८३६ | । 
६-४-१६४८ को संसद ने यह व्यवसाय-नीति संकल्य पारित किया कि केवल 
रेलें ओर शम्त्रास्न-कारखाने सरकारी स्वत्व में रहेंगे, त्रिजली पर राज्य का 
नियन्त्रण रहेगा, दस बरस तक ओर कोई राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। इसकी 
व्याख्या में कहा गया कि भारत-सरकार ने “विदेशों पूंजी और चतुराई का 
स्वोगत करने की बुद्धिमत्ता पहचान ली है।” इस वष भारतन्सरकार ने 
अमरीकी और अंग्रेज फौलाद-सलाहकार रक्खे, तीन अमरीकी कम्पनियों को 
व्यावसायिक पय्यवेज्षाएँ सोंपी । तो भी नई अमरीकी पूँजी भारत में लगने को 


६३४ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पर्व ११ 


नआई। 

१६४६ में अमरोकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम अपने “नुक्ता ४ काय- 
क्रम” के अनुसार भारत की सहायता को तैयार हैं । अमरीका के इस कार्यक्रम 
का उद्देश यह है कि अमरीका को “अपने व्यवसायथों ओर युद्ध के लिए 
अपेक्षित कच्चा माल जिन देशों में पाया जाता है उनके जीतने ओर शासन 
करने फा भार उठाये बिना वह प्राप्त होता रहे |?” इसके लिए उन देशों 
के खेतों ओर खानों की उपज बढ़ाने में ओर उस उपज को बन्दरगाहों तक 
लाने के परिवहन-साधनों में अमरीकी अपनी पूंजी लगाते हैं । उन देशों का 
ध्यान उस कच्चे माल के उत्पादन पर ही लगा रहे, अपने अन्य व्यवसायों का 
विकास वे न करें, यह भी नुक्ता ४ कार्यक्रम का अंश है। अमरीका को अन्न 
की तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ भरपूर अन्न होता है। पर उसे भारत 
की जूट और तेलहन तथा अश्रक धाऊ ( मेंगनीज )/ आदि दुलंभ खनिज 
चाहिएँ | १६४८ में अमरीकियों का कहना था कि हमारी आठ आवश्यक 
जिनसे केवल भारत से आतीं, पन्द्रह ओर का ८०५८ मारत से ही आता है ।?” 
धाऊ फौलाद बनाने के लिए लोहे में मिलाई जाती है, इसलिए उसका बड़ा 
महत््व है । १६४७ म॑ अमरीका ने वह मुख्यतः भारत से ही खरीदी, पर 
सोवियत संघ से जहाँ प्रति डालर २० सेर के भाव खरीदी, वहाँ भारत से ३८ 
सेर के भाव ! यह ला दही? ओर ले दही? का फरक था । भारत कच्चा माल 
ही पैदा करते रहे ओर व्यवसायों में आत्मनिर्भर न हो तो अमरोका को उसका 
माल यों सस्ता मिलता रहे। तो भी नुक्ता ४ कार्यक्रम से अमरीकी पूजी के 
भारत आने की आशा होने पर भारत के शासक उसकी अगवानी करने लगे | 

१६४६ में प्रधानमन्त्री ने एक अमरीकी को अपना व्यावसायिक 
सलाहकार नियुक्त किया, दो अमरीकी कम्पनियों को बिजली-सामान के कार- 


अल ि “के सकसक मे. 


प्रदेश के हिन्दी-भाषी और मराठौ-भाषी दोनों अंशों में इसी नाम से'परिचित है। इस 
जानकारी के लिए मेरे मित्र व्यौदार राजेन्द्रसिंद जी को धन्यवाद (| 


१४४ अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६३५ 


खानों के लिए पर्यवेक्षाएँ सॉपीं, एक को बिहार ओर उत्तरप्रदेश में ५० करोड़ 
रुपये के नलकूप लगाने का ओर एक को त्रिजली-तार कारखाना खोलने ओर 
बीस साल तक सरकार का सलाहकार रहने का ठेका दिया । ४-३-१६४६ को 
उन्होंने कहा-शख््रकारखानों परमाणु-शक्ति ओर रेलों के सिवाय राष्ट्रीयीरण 
की बात अनिश्चित काल के लिए. टल गई, “कुछ वस्तुओ्रों का राज्य द्वारा 
प्रबन्ध या--आप उसे वेसा कहना चाहो तो--राष्ट्रीयरण होगा ; अनन्‍्यों को, 
चाहे वे बुनियादी घुंडी-व्यवसाय हों तो भी हम दस बरस तक न छुएँगे, 
इसका यह शञ्ार्थ नहीं कि दस के बाद छुएँगे ही ।” फिर ६ अप्रैल को संसद्‌ 
में घोषणा की-- विद्यमान विदेशी कारबारों पर कोई ऐसे बन्धन लगाने 
का *' सरकार का इरादा नहीं जो भारतीय कारबारों पर न लगें | **' विदेशी 
कारबारियों की नफा कमाने की पूरी इजाज़त होगी “”' नफा बाहर भेजने की 
सुविधाएँ जारी रहेंगी *"।”? जुलाई १६४६ में विदेशी कारबारों को संरक्षण- 
चुंगी में भी देसियों से समानता दी गई | विदेश से आने वाले माल पर 
संरक्षण-चुंगी इसलिए लगाई जाती है कि जनता को वह माल भले ही महँगा 
मिले, पर नये उठते देसी व्यवसाय पनप सके । बड़े अमरीकी पूं जीपतियों को 
वह सुविधा देने का यह अर्थ था कि भारत की जनता पर बोझ डाल ओर 
देसी व्यवसायियों की हानि कर उन्हें ऊँचा नफा झरूमाने का अवसर दिया 
गया । फिर २१-८-१६४६ को उन्हें ओर भरोसा दिलाते हुए प्रधानमन्त्री ने 
कहा-- घुंडी व्यवसायों को पहले राज्य-स्वत्व में लेने की योजना रहने तथा 
अनेक कांग्रेसी नेताश्रों के अब तक चिल्लाने के बावजूद हमने उनके बारे में 
कुछ नहीं किया, ओर उस विचार को कम से कम दस बरस के लिए. मुलतबी 
कर रहे हैं |?” संसद्‌ के अप्रेल १६४८ के संकल्प के अनुसार जो यह नियम 
था कि घुंडी-व्यवसायों की कम्पनियों में ४१५८ पूजी भारतीय हो, सितम्बर 
१६४६ में सरकार ने उसे भी ढीला,कर दिया । 

भारत के इतना कुकने पर श्रमरीका ने पहली कृपा यह की कि उसे 
अपनी रेलों के सुधार के लिए विश्व-बैंक से २३ करोड़ डालर ऋण ४४ 
सूद पर दिला दिया । विश्व-बैंक न्यूयोर्क में है श्रोर उसपर अमरीकियों का' 


६३६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ प॑ ११ 


नियन्त्रण है। युद्ध के बाद अंग्रेजी सरकार ने उसके ४० करोड़ डालर के हिस्से 
भारत को लिवा दिये थे, जिनके मूल्य में से ८ करोड़ दिया जा चुका है। वहाँ 
से जो ऋण मिलता उसपर अनेक बन्धन रहते ओर बैंक-अधिकारियों की 
देखरेख में ही उसका विनियोग किया जाता है। सो इस ऋण से अमरीका में 
ही रेल-एंजिन खरीदे गये, जो जम॑न जापानी और ब्रितानवी एंजिनों से दूने 
दामों के थे । सितम्बर ?४६ में बैंक ने भारत को ७२ लाख का दूसरा ऋण 
ट्र क्टर खरीदने को दिया, वे ट्रेक्टर भी वहीं खरीदे गये और बहुत से निकम्मे 
निकले । | 

दिसम्बर १६४६ में नई दिल्‍ली में हिन्द-अमरीकी सम्मिलनी हुई। 
उसमें अमरीकियों ने कहा कि भारत सरकार बाजाब्ता ठहराव करे तब हम 
अपनी पूंजी यहाँ लगाये। केवल प्रधानमन्त्री की घोषणाश्रों पर वे कैसे भरोसा 
करते, क्‍योंकि जो व्यक्ति एक बार अपने घोषित आदशों से पूण पलट गया 
वह फिर न पलट जायगा इसका क्‍या पता ? 

भारत-सरकार इसके बाद ओर क्रुकती गई । जून १६५० में वित्तमन्त्री 
ने घोषणा की कि १-१-१६५० के बाद डालरुज्तेत्र से ला कर भारत में लगाई 
हुई पजी ओर उसके पुनर्विनियुक्त नफे को उसके स्वामी जब्न चाहें भारत से 
वापिस ले जा सकेंगे । माच १६५३ में उस पूँजी के बढ़े हुए बाजार-मूल्य के 
लिए. भी यह सुविधा दी गई | भारत का धाऊ का भंडार छीजता देख १६४८ 
में सरकार ने उसके नियात की सीमा नियत कर दी थी, १६५० में वह फिर 
हटा दी | 

दिसम्बर १६५४० में भारत सरकार ने देश के अ्रन्न-कष्ट को देखते 
अमरीका से २० लाख टन अनाज लम्बे उधार पर माँगा | २८ दिस० १६५० 
को उसके नुक्ता ४ कार्यक्रम अनुसार सहायता पाने के लिए ठहराव किया | 
इस ठहराव की शर्तें ये हैं कि अमरीका जिस कार्य के लिए सहायता देगा, 
उसमें भारत सरकार भी अनुकूल रकम लगायेगी; उस कार्य के लिए आने 
वाले अमरीकी विशों के लिए, दफ्तर-खचे मार्गव्यय श्रादि भी देगी; भारत किसी 
ओर देश से जो शिल्पीय सहायता ले या माँ गे उसकी सूचना श्रमरीका को देगा, 


१6४] अंग्रेज़ी राष्ट्रगारिवार के बीच खण्डित भारत फा गणराज्य ६३७ 


इत्यादि । इस ठहराव ओर बाद में किये हुए इसके परिशिष्ठों से अमरीकी 
“विज्ञों' को भारत-सरकार के विभिन्न महकमों को अपनी अभीष्ट दिशा में चलाने, 
ओर अपना हथियार बनाने का साधन मिल गया। उनका वास्तविक उद्देश 
भारत्र को अपने व्यवसाय-विकास के मार्ग से हटा कर वह कच्चा माल पेदा 
करने में लगाये रखना है “जिसपर अमरीका की शान्तिकालीन अर्थंव्यवस्था' 
ओर युद्धकालीन शक्ति निर्भर? + है। १६५२ के अन्त तक भारत में नुक्ता ४ 
वाले ११४ अ्रमरीकी विज्ञ थे, जिनमें से प्रत्येक का ऊपरी खर्चा १००००] वार्पिक 
भारत देता था। यह भी देखा गया कि “हमारे पास अपने प्रशिक्षित विज्ञ/ 
उनसे बेहतर थे, ओर “अनेक (अमरीकी) विशों की रिपोर्य का कोई क्रियात्मक 
उपयोग न था, अनेक भारत की दशा समभने में असमथ थे |” % अनेक 
जासूसी भी करते । हि 
१६४८-४६ म॑ भारत से अमरीका को धाऊ का निर्यात १॥ लाख टन 
था। १६५३-५४ में इन विज्ञों के काय की बदोलत १० लाख गन हो गया। 
उस वर्ष अमरीका-सरकार ने अपने देश में घटिया धघाऊ जिस भाव खरीदी, 
भारत की बढ़िया उससे आधे भाव पर ली। १६५४ में भारतीय धाऊ का भाव 
३०५४४ ओर गिरा कर उसने श्रगले युद्ध की दृष्टि से अपना भण्डार भरा। 
यों अमरीका नुक्ता ४ में जो 'सहायता” भारत को देता है, उससे भारत 
की अथनीति को वश में करने के अतिरिक्त हज़ारों गुना नफा कमाता है। 
वह॒ सहायता” मछली पकड़ने. क्रे-काँटे पर लगाया हुआ सतुआ- है । , 
१६ साच १६५४१ को भारत सरकार ने अमरीका के साथ “परस्पर 
सुरक्षा सहायता कार्यक्रम” के अनुसार ठहराव किया। इस कायक्रम में 
अमरीका उन देशों को शस्त्र बेचता या उधार देता है जो समूहवादी देशों से 
युद्ध की तैयारी में उसके साथी बनना मानें । जून ५१ में अमरीका ने भारत 


ही हे ० दो श 
। अमरीका के विदेशी काय-निदेशक हैरोल्ड स्टासन की दिसम्बर १६५३ की 
उक्ति, नटराजन्‌ पृ० १०३ पर उद्धत । 


*# भारत के क्षि-मंत्री के आथिक परामशंदाता डा० स० र० सेन की अगस्त 
१६५२ की जक्ति, वहीं पृ० १०९२ पर उद्धत। 


ध्श्८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ११ 


को अन्न उधार देना माना । अमरीका में तब अन्न के जो दाम थे, उनसे 
११३४ अधिक दामों पर २३४८ सूद पर, बदले में दुलभ युद्धोपयोगी कच्चा 
माल देने की शर्त पर वह अन्न मिला | उसका आधा अमरीकी जहाजों में दी 
लाने. की शर्त भी थी, आधे से अधिक उनमें थ्राया, और अमरीकी जहाजों ने 
तब अपना ढुवाई-भाड़ा एकाएक २३४ गुना कर दिया । 

अक्तबर ४१ में जब कि ईरान अपने तेल को पच्छिमी एकाधिकारियों 
के चंगुल से छुड़ाने को जी-जान से लड़ रहा था, भारत सरकार ने दो अमरीकी 
ओर एक ब्ितानवी कम्पनी से भारत में तेल-शोधनियाँ खोलने की बातचीत 
शुरू की [ ऊपर $ ३े ऐ. ]। उनसे शोधनियाँ खोलने ओर तेल की खोज 
के लिए बंगाल-बिहार की पयवेत्ञा करने के ठहराव असाधारण शता पर 
किये गये। इन कम्पनियों को ७५४ विदेशी पेनी लगाने की इजाज़त ओर 
१० के बजाय २५ वर्ष तक राष्ट्रोयरण न होने का वचन दियों गया, बाद भी 
होगा तो "उचित मुआवज़ा” दे कर | दूसरी तरफ थे जब चाहें अपना कारबार 
समेट पनी वापिस ले जा सकतीं और नफा तो बाहर भेज ही सकती हैं | इनके 
लिए कच्चे तेल और यन्त्र-सामान के आयात पर हलकी चंगी ओर अन्य 
अनेक सुविधाएँ दी गइई। यह भी ठददरा कि ये अपनी उपज भारत में उसी भाव 
बेच सकेंगी जिसपर विदेश से आने वाला माल त्रिकता होगा, श्रर्थात्‌ 
भारतीय उपभोक्ता को देश में ये शोधनियाँ होने का कोई लाभ न होगा, ओर 
अमरीकी पजीपति अपने पँजी-विनियोग की बदौलत भारत की जनता से प्रति 
वर्ष ऊँचे मुनाफे रूप में खिराज वसूल कर अपने देश भेजते रहेंगे। प्रत्येक 
देश अपने तट पर माल ढोने का काम अ्रपने जह्यजों के लिए. रक्षित रखता 
है। पर इन शोधनी-कम्पनियों से जो ठहराव किये गये उनके आधार पर ये 
भारत के एक बन्दरगाह से दूसरे तक तेल ले जाने से भी भारतीय जद्दाजों को 
वश्चित रखती हैं । 

इस सबसे बढ कर पते की बात यह कि (६४८ में एक अ्रमरीकी 
कम्पनी को भारत सरकार ने भारतीय कोयले से तेल निकालने के कारबार की 
सम्भाव्यता जाँचने का काम सोंपा था। उसकी विवरणी के श्राधार पर १८-६-४१ 


१६९४] अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६३६ 


को संसद्‌ में सूचना दी गई कि कोयले से तेल निकालने का कारखाना भारत 
में लाभ के साथ खोला जा सकता, और पेजी पर ११५४ नफा कमाते हुए 
मोटर-पैट्रोल तथा विमानों का गैसोलीन ॥८)५ पाई ओर ।।|)४ पाई प्रति गैलन 
प्रेंदा किया जा सकता है। यह व्यवसाय पूरा भारतीय साधनों पर निमर होता 
ओर इससे देश का शुद्ध आर्थिक विकास होता । किन्तु विदेशियों के लाभ के 
लिए इसे मुलतबी रकखा गया । मुम्बई ओर विशाखापटन में तेल-शोधनियाँ 
खोलने में अमरीकियों का यह अभिप्राय भी था कि इससे 'तेल-शोधनियों का 
फ़ारिस-खाड़ी के पूरब ब्िखरना हो जायगा जो युद्ध-दृष्टि से उपयोगी होगा । 
““ युद्ध की दशा में शोधित तेल ले जाने वाले जह्यजों को पनडुब्बियों का डर 
इससे बहुत घट जायगा । यह ठहराव इसका भी नया प्रमाण है कि विश्व-युद्ध 
होने पर भारत अमरीका की तरफ होगा ।??% 

बंगाल-त्रिहर की तेल-पर्यवेज्ञा के लिए. इन कम्पनियों से जो ठहराव 
किये गये उनकी शर्त्ते गुप्त रक्खी गई हैं । 

जनवरी १६५२ म॑ नुक्ता ४ कार्यक्रम के अनुसार पहला “हिन्द-अम- 
रीका-शिल्प-सहयोग ठहराव” हुआ । जून १६५२ से देश की व्यापारी संस्थाएँ 
इन ठहराबों के विरुद्ध पुकार उठाने लगीं। एक गान्धीवादी नेता ने कहय-- 
भारत-सरकार ने अपना समूचा शासनयन्त्र अमरीका के हाथ सौंप उसका 
विज्ञापक कारिन्दा बन जाना मान लिया है, अमरीकी अधिकारी भारत के: 
कानून से भी मुक्त रहते हुए, भारत में स्वेच्छुया घूम सकेंगे; "यह अ्मरीकियों: 
के लिए पहले भारत में व्यापारी बन फिर भारत का राजनीतिक कर्ता. धर्तता 
बन जाने का ओर भारत के लिए गुलामी का पढ़ा है !!' पर नहरू सरकार 
ग्रपने पथ से न टली । नवम्बर में उसने एक ओर वैसा ठहराव किया; १६४३ 
में तेल-शोधनियों और तेल-खोज के और ठहराव किये। अ्रप्रेल १६४२३ में संसद्‌- 


*न्यूयोक टाइम्स १-१२-१६५१ की टिप्पणी, वहीं पृ० ८०-८१ पर उद्धत । 
| कि० घ० मशरूवाला की उक्ति, साप्ताहिक दिल्ली टाइम्स १४०६-१६४२ 
में उद्धत । 


६४० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव॑ ११ 


में बताया गया कि अमरीका से जो अन्न उधार आया है उसमें से १० लाख 
बुशल ऐसा है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं है । फिर भी मई ?५३ में भारत 
के प्रधानमन्त्री ने श्रमरीका से तीन बरस के लिए. २० करोड़ डालर वार्पिक 
सहायता माँगी, और अ्मरीकियों की तसलली कराने को कहा कि भारत में 
'समूहवादियों की जो थोड़ी-बहुत स्थिति बनी है सो इस कारण कि हिदलर का 
'रूस से युद्ध होने पर अंग्रेजी सरकार ने भारतीय समूहवादियों को बढ़ावा दिया 
था।। अक्तूबर १६५३ में एक अंग्रेज आलोचक ने लिखा-- भारतीय 
कांग्रेस ने अंग्रेजों के जाने के बाद अनेक विषयों में मत बदला है'"भारत का 
'राष्ट्रेयकरण नीति से पीछे हटना भी वैसी ही तेज़ी से हुआ है। स्वराज्य के 
बाद का राष्ट्रीयकरण का प्रलाप मर चुका है।?# शुरू दिसम्बर ?४३ में भारत 
सरकार ने श्रमरीकी फोर्ड निधि के चुने हुए सात विश भारतीय आमेशद्ोगों 
की उन्नति का मार्ग बताने को बुलाये । 
जैसा कि हमने देखा है, जन्र पाकिस्तान ने भारत का अनुसरण कर 
'अक्तूबर-द्सिम्बर १६५३ में अमरीका के साथ परस्पर-सुरक्षा-सहायता ठहराव 
'कर लिया, तथा साथ ही कोरिया ओर हिन्दचीन में अमरीकी शक्ति की धाक 
टूट गई, तब भारत-सरकार ने मुश्किल से आँखें खोलीं। पर उसके बाद भी 
२४-१ २-५३ को उसने भारतीय रेलों के सुधार के लिए. तीसरा शिल्प-सहयोग 
ठहराव किया, ओर उसके अनुसार जापानी एंजिनों से दूने से अधिक दाम के 
अमरीकी एंजिन खरीदे ओर बंगाल में तेल-खोज के लिए. अमरीकी कम्पनी 
से नया ठहराव किया जिसकी शर्तें गुप्त रक्खीं । 
इस बीच यद्द देखा गया था कि भारत में लगी अमरीकी पूंजी त्रितानवी 
पँजी से भी अधिक धन बाहर खींच ले जाती है। १६४७-४८ में ब्रितानबी- 
“नियन्त्रित भारतीय कम्पनियों का नफा जहाँ ६८४ था वहाँ अमरीकी-निय्यन्त्रित 


4 न्यूयौक १६-४-५३ का समाचार, अमृत बाज़ार पत्रिका, इलाहाबाद, १८-४- 
“१६५३ में । 
* नटराजन पृ० ६५-६६ पर उद्धृत । 


१६४] अंग्रेज़ी राष्ट्ररिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६४१ 


का २१३४८, और व्यापार में लगी अमरीकी पूंजी का ४१"३५४८। १६५४०- 
५१-५२ में भारत में लगी अमरीकी पूंजी का नफा क्रमशः ४२४, २३६८ 
ओर ३३४८ हुआ था | यह भी देखा गया कि भारत के अपने बहुतेरे शिल्प- 
विज्ञान-विश्ञ बेकार बैठे हैं या गलत स्थानों पर लगाये गये हैं। ऐसा भी हुआ 
कि किसी अमरीकी “विज्ञ” ने भारत के बेकार बेठे विज्ञ से योजना तेंयार 
करवा के यहाँ की सरकार को दी । 

इस दशा में भारतीय वैज्ञानिकों ने भी अपनी सरकार को जगाने के 
लिए, पुकार उठाई | २६-१२-४३ को मेघनाद साहा ने कहा-- भारत सरकार 
ने देश की अद्भुत प्राकृतिक सम्पद्‌ के विकास का कार्य सात साल में कुछ 
नहीं किया “' अपने देश के वैज्ञानिकों और शिल्पियों में से श्रधिकांश का 
उपयोग नहीं कर पाई । ““' यह जिच टूटनी चाहिए, जनता की भीतरी शक्ति 
को संघटित करने के मार्ग निकलने चाहिएँ |” अगले दिन चं० वें० रामन ने 
कहा-- हमें अंग्रेज़ी शासन से विरासत में पाये अपने आक्तक्षुद्रता-भाव से 
छुटकारा पाना होगा । हमारी दृष्टि में मन्‍्त्री तो भारतीय होने चाहिएँ, परन्तु 
'सब प्रकार की समस्थाओ्रं पर हम विदेशी विज्ञों का मार्गदर्शन माँगते हैं बजाय 
अपनी भीतरी शक्ति का विकास करने के। “” बड़ी इमारतें खड़ी करना, 
मेंहगी यन्त्रसामग्री ओर उसे लगाने को महंगे विश ओर फिर उनको गलतियाँ 
सुधारने को नये मेंहगे विश बाहर से मेंगाना, यह ““' न होना चाहिए ।?”+ 

किन्तु वैज्ञानिकों की पुकार भी बड़े मन्त्रियों ने एक कान से सुन कर 
दूसरे से निकाल दी | साहा ने कोयले से तेल निकालने के कारखाने की फिर 
याद दिलाई थी, जिसपर विचार करने को मई १६५४ में सरकार ने समिति 
नियुक्त की। उस समिति ने रिपोर्ट दी कि वैसा कारखाना तुरत खुलना 
चाहिए, । वह रिपोर्ट भी दबा कर रख दी गई । इस बीच अंग्रेज़-अ्मरीकी तेल- 
कम्पनियों से ओर ठहराबों के लिए. बातचीत की जाती रही। भारत ने 
विश्व-बेंक से जो छुह ऋण अब तक ओसत ४३४८ सूद पर पाये हैं, उनके 


| कलकत्ते और अहमदाबाद से प्रेस ट्रस्ट औफ़ इंडिया के समाचार । 


६४२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ११ 


कारण अमरीकी व्यापारियों का हमारी अर्थनीति पर काफी नियन्त्रण है। 
सितम्बर १६५४० में संसद की अन्दाज़-समिति ने जो विवरणी पेश की, उससे 
पता चला कि मशीन-ओऔजारों के कारखाने का काम जिन स्विस विज्ञों को 
तंथा विशाखापटन बन्दरगाह का काम जिन फ्रांसीसी विशों को सरकार ने 
सोपा था, उनसे भी धोखा खाया है | 

भारत के सूत्रधार १६४७ के बाद अपने देश को अ्मरीकियों के हाथ 
जैसे सोंपते गये, उससे भारत अमरीकी गुलामी में फँस गया होता यदि १६५४४ 
में उसका शक्तिशाली पड़ोसी चीन उसके साथ पंच शील के आधार पर 
सन्ध्रि कर उसे बचा न लेता । उसके बाद भारत ने चीन रूस ओर पूरबी 
युरोप के देशों से व्यापार-सन्धियाँ भी कीं। १६५४ में भारत सरकार ने 
सोवियत-संघ से मध्यप्रदेश के मिलइ नामक स्थान में फोलाद-कारखाना तथा 
म॒म्बई के पास शिल्प-संस्था खोलने के लिए. उधार-सहायता पाने का ठहराव 
किया | फिर १६४६ में सोवियत ने भारत को व्यवसाय-विकास के लिए. २३५८ 
सूद पर ५७ करोड़ रु० का ऋण १२ वर्ष के लिए, देने की पेशकश की, 
जिसकी तफसील की बात ग्रमी ( अ्रगस्त-सितम्बर ?५७ म॑ ) हो रही है। पर 
अमरीकी शिल्प-सहयोग ठहराव भी जून १६५७ में पुनर्जीवित किया गया है । 
यों अब भारत के नेता दोनों पक्षों से सम्बन्ध रखते और सहायता लेते हुए 
अपने देश को सुरक्षित मान रहे हैं | 

8५ भूमि-स्वत्व-छुधार और भूदान--राष्ट्रीय आन्दोलन का 
28 शहारा देश के किसान थे। स्वराज्य आने पर उनकी न्याय पाने को 
माँग की उपेक्ता न की जा सकती थी । ज़मीन को जोतने बोने बाला जब तक 
ज़मीन का स्वामी न हो और उपज बढ़ाने में अपना लाभ न देखे तब्र तक 
देश की आर्थिक शक्ति भी जाग नहीं सकती | इसलिए देश के नेताओ्रों के 
हाथ में शासन आने पर उन्हें सबसे पहले भुमि-स्वत्व-सुधार की ओर ध्यान 
देना पढ़ा । 

कुमाऊँ-गढ़वाल को छोड़ कर उत्तर प्रदेश में जमींदारों के नीचे आठ 
प्रकार के काश्तकार थे | वहाँ जमींदारी-उन्मूलन कानून १६४० में पारित हो 


१४५] अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६४२ 


बिक. 


कर १-७-१६५२ से लागू हुआ | जमींदारों की जो सीरः अर्थात्‌ बाप-दादा से 
चली आती और खुदकाश्त” ज़मीन थी वह उनके पास रहने दी गई ओर 
उसके वे भूमिधर! कहलाये | बाकी ज़मीन राज्य ने ऋणपत्रों के रूप में उसके 
लगान का दस गुना मुआवज़ा दे कर ले ली। उस ज़मीन को जोतने बोने 
वाले जिन काश्तकारों ने लगान की दस गुनी उसकी कीमत दे दी वे भूमिधर! 
बन गये । जब तक कीमत न दी वे 'सीरदा?ः रहे। भूमिधर और सीरदार 
दोनों सरकार को लगान देते हैं, पर भूमिधर सीरदार से आधा देता है । इस 
पद्धति से सरकार सब्च किसानों को भूमिधर अथांत्‌ भू-स्वामी बनाने का जतन 
कर रही है। 

प्रकट है कि इस पद्धति में पुराने ज़मीदारों ने अधिक से अधिक 
जमीन को अपनी सीर और खुदकाश्त बनाये रखने की कोशिश की, ओर उसके 
लिए कानून या ज़ोर-ज़बरदस्ती से जितने किसानों को वेदखल कर सके, किया। 
इस प्रक्रिया में अनेक जगह ज़मींदारों किसानों के संघर्ष भी हुए। यदि 
व्यक्ति की अधिकतम ज़मीन की सीमा नियत की गई होती तो ऐसा कम होता, 
पर सरकार इस बारे में टालमठोल करती रही | दूसरे, बहुतेरे बड़े जमींदारों 
की जायदादें उन्हें अंग्रेज़ी राज की सेवा की बदौलत, बहुतों को १८४७-५६ में 
किये देशद्रोहों के पुरस्कार रूप में मिलो थीं। उनका मुआवज़ा गद्दारी का 
पुरस्कार था जो जनता से वसूल कर दिया गया । अंग्रेजी जमाने के ज़मींदार 
इस पुरस्कार को पा कर जनता के ऊपर नया धरनिक वर्ग बन खड़े हो गये। 
जो भी हो, ज़मींदारी उन्मूज्नन से कुछ सुधार वो. हुअय- द्वी । जमींदारों किसानों 
के बीच के बिचवानिये इसके द्वारा लुप्त हो गये । 

सन्‌ १६४३ तक भारत के प्रायः सब राज्यों मे इसी नमूने के भूमि- 
स्वत्व-सुधार कानून बन चुके, कुछ में बन रहे थे। केवल एक कश्मीर में 
अधिकतम भू-सम्पत्ति की सोमा निग्रत कर उससे अधिक सब ज़मीन ज़मीदारों 
से बिना मुआवजा ले कर किसानों को बाँठी गई, जिससे कश्मीरी जनता में 
नया जीवन जाग उठा। वह उत्साह से वैयक्तिक ओर सामूहिक प्रयत्न से 
अपनी दशा सुधारने लगी और जान दे कर भी अ्रपनी भूमि की रक्षा को 


ननस्जफनमक 3 फज करी- वतन. क्यकक 


६४४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ११ 


तैयार हुई । 
जमीन की चकबत्रन्दी अथ।त्‌ छोटी छोटी खत सम्पत्ति को इकट्ठा करना 


दूसरा सुधार था | इसमें पंजाब सबसे आगे रहा । 


भारत के योजना-मन्त्री अथंशास्री गुलजारीलाल नन्दा के कथनानुसार 

भूमि-स्वस्व-सुधार के कानून बड़ी मन्द गति से बने, उन्हें कार्य में परिणत 
करने को यथेष्ट शासन-प्रबन्ध नहीं किया गया; वे कानून स्वयं भीतर से 
कमजोर हैं। विद्यमान भू-सम्पत्ति की अधिकतम सीमा नियत करने का विधान 
बहुत थोड़े राज्यों में बना; जहाँ बना है वहाँ भी उसके चरिताथ होने में न के 
समान प्रगति हुई |”? यों भूमि-हीन खेत-मजदूरों के लिए. **' ( उन विधानों 
द्वारा ) कुछ नहीं किया जा सका? + | 

हमने देखा है किस प्रकार तेलंगाना में समूहवादियों की प्रेरणा से 
किसानों ने स्वयं भूमि-स्वत्व-सुधार आरंभ कर दिया था [ऊपर $ १ ऋ |। 
अन्य राज्यों में भी सरकार को टालमगोल करते देख वे स्वयं कार्य आरम्म न 
कर दें इसका खतरा था। इस दशा में महात्मा गान्ची के अनुयायी विनोबा 
भावे ने ज़मींदारों से उनकी फालतू भूमि का दान माँगना आरम्म किया, जिसे 
भूदान-यश्ञ कह्य गया । १८-४-१६४१ से उन्होंने तेलंगाने से ही अपनी भूदान- 
यज्ञ की पैदल यात्रा आरम्म की | तब से आज तक उनकी वह यात्रा जारी है । 
भारत के प्रायः सब राज्यों में वे घूम चुके श्रोर लाखों एकड़ भूमि जमा कर 
चुके हैं जिसे भूमि-होन खेत-मजदूरों में बाॉँदा जा रहा है | 

$६. पाल - बरसों योजनाए--सुभाषचन्द्र वसु ने कांग्रेस से योजना- 
समिति नियुक्त करवा के उसके द्वारा आर्थिक उन्नति का कार्यक्रम जन्न पेश 
कराया [ १०, ६ $ ६ ], तत्र से वह आदश देश के सामने था। १६४४-४५ 
में भारत के बड़े ओर छोटे व्यवसायियों तथा गान्धीवादियों ने अपनी अपनी, 
योजनाएँ निकालीं । 


4 कांग्रेस मह्ासमिति को दी विवरणी; प्रेस ट्रस्ट औफ़ इंडिया का २१-८-१६४७ 
का समाचार । 


१६६] अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६४५४ 


दूसरे विश्वयुद्ध में अंग्रेजों ने भारत से १७ अरब ३० करोड़ रुपये काः. 
ऋण जबरदस्ती बसूला था [ १०,१०४४$७, १२ |। उस ऋण को वसूलते हुए 
जनता को सान्त्वना देने को उन्होंने यह चर्चा छेड़े रकक्‍्खी कि युद्ध के बाद जब 
वह धीरे धीरे चुकाया जायगा ततब्र उससे भारत को समृद्धि देने वाले अमुक 
अमुक कार्य किये जायेंगे और उन कार्यों के नक्शे भी बनाये | ये कार्य मुख्यतः 
अनेक नदियों पर उनके मैदान में उतरने के स्थानों के निकट पहाड़ी प्रदेशों 
में बाँध और ताल बनाने के हैं, जिससे उन नदियों में आने वाली बाढ़ों को 
रोका जा सके और उनसे सिंचाई के लिए नहरें तथा उनके प्रपातों से बिजली 
निकाली जा सके | ये सच नक्शे और योजनाएँ कांग्रेसी शासन को अंग्रेज़ी 
शासन से उत्तराधिकार में मिलीं ओर इनपर कार्य आरम्म हुआ । 

सन्‌ १६५४१ में भारत सरकार ने १६३८ वाले विचार को पुनर्जीवित 
कर भारत के लिए पॉच-बरसी योजनां बनाना तय किया। १६५२ में वह: 
योजना भारतीय संसद्‌ द्वारा पारित हुई | इस योजना की अवधि अ्रप्रेल १६५४१ 
से माच १६४६ तक थी। केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें इस अवधि में अपनी 
मालगुजारी में से तथा ऋण ले कर जितनी रकम उत्पादक कार्यों में लगाने 
को थीं वह सब्च इसमें गिन ली गई, तथा जितने युद्धोत्तर निर्माण-कार्य आरम्भ, 
हो चुके थे वे सत्र सम्मिलित कर लिये गये । उन कायों में से भाड़खंड और 
बंगाल में दामोदर दून के बाँध आदि, उड़ीसे में महानदी पर हीराकुद का बाँध 
तथा सतलज के शिवालक में प्रवेश के स्थान पर, जहाँ वह कोहनी की सी 
आकृति बनाती है उससे ठीक पहले, भाखरा का बाँध उल्लेखनीय हैं | 

योजना बनाने से यह लाभ हुआ कि कोन काये देश की दृष्टि से पहले 
होना चाहिए. कोन पीछे इसपर विचार किया गया ओर सत्र निर्माण-कार्यों में 
एकसूत्रता आ गई । शिक्षा स्वास्थ्य आदि सामाजिक सेवाओं पर शासन इस 
अवधि में जितना खर्चा करता वह भी उत्पादक कार्यों में लगने वाली पजी के 
रूप में गिना गया। योजना के दो उद्देश्य माने गये, एक तो देश की उपज 
बढ़ाना, तथा पा  य उपज के बँठवारे में विषमताओं को भरसक दूर करना | 

यद्द कूता गया कि इस पॉच-बरसी योजना में २० अरब ६६ करोड़ 





:8४६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पे ११ 


रु० की पूंजी शासन द्वारा उत्पादक कार्यों मं लगाई जायगी, जिसमें से ६२२ 
करोड़ की कृषि सिंचाई ओर शक्ति ( विद्यत्‌ ) उत्पादन के और ४६७ करोड़ 
की परिवहन ओर संचार ( रेल तार बन्दरगाह आदि ) के आयोजनों पर, १७३ 
करोड़ की व्यवसायों पर, तथा ३४० करोड़ की सामाजिक सेवाश्रों पर लगेगी । 
व्यवसायों में से (१) कोयला (२) लोह्दय और फोलाद (३) खनिज तेल 
(४) जहाज (५) विमान तथा (६) ठेलिफोन-तार और बेतार ब्रिजली का 
सामान इन छुद्द के लिए सरकार की विशेष जिम्मेदारी मानी गई। बाकी व्यव- 
साय खानगी क्षेत्र में गिने गये। 

देखना चाहिए. कि इस राजकीय पूजी-विनियोग में ४४४४८ कृषि पर, 
२४५ परिवहन पर ओर केवल ८३५ व्यवसायों पर करना तय किया गया । 
१६४४-४५ वाली योजनाओं में व्यवसायों को प्रथम स्थान दिया गया था। 
गान्धीवादी योजना में भी, जो आ्रामों पर केन्द्रित थी, कृषि पर ३२८८८, 
परिवहन पर ११२४८ ओर व्यवसायों पर ३६"५०/ विनियोग सोचा गया था। 
पर १६४१-५२ में भारत अमरीकी परकछोहीं में ग्रस्त था, ओर अमरीकियों का 
कहना था कि अपक्व-व्यवसाय ( अंडर-डेवलप्ड ) देशों को कृषि पर ही ध्यान 
देना चाहिए! । सो इसका प्रभाव हमारी योजना पर भी पड़ा । ओर तो ओर, 
२१ अरब रु० की विनियोग-योजना बनाते हुए यह भी किसी ने न देखा कि 
लोहे-फोलाद के नये कारखाने की आवश्यकता हमारे देश को होगी । १६५३ 
में जा कर वह आवश्यकता देखी गई: तब्र एक जर्मन कम्पनी से उसके लिए 
ठहराव किया गया, ओर रूरकेला ( उड़ीसा ) में वह कारखाना खोलना तथ 
हुआ | पीछे सोवियत सरकार के सहयोग से भिलइ मे और एक अंग्रेज 
कम्पनी द्वाय आसनसोल के पास दुर्गापुर में भी फोलाद कारखाने खोलने 
ठहराव हुए । 

.. १६४०-४१ में भारत के समूचे राष्ट्र की सारी आय ६० अरब रु० 
कूती गई थी | खश्डित भारत की आ्राबादो ३५ करोड़ ६६ लाख है। यों 
प्रति मुंड वार्षिक आय २४२] हुईं | उत्पादक कार्यों में पूंजी का विनियोग 
आय बढ़ाने का मुख्य उपाय है । आशा की गई कि पहली पॉच-बरसी योजना 


१६६] अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६४७ 


के अन्त में १६४५-४६ में भारत की आय एक खरत्र रु० हो जायगी। भारत 
की आबादी प्रतिवर्ष १३४८ बढ़ रही है | यों १६५५-५६ तक प्रति मुंड॒ः आय 
में १०३५८ वृद्धि हो कर उसके २७८) तक पहुँच जाने की आशा लगाई गई । 

१६५३ में यह देखा गया कि योजना के २३ व जारी रहने के 
बावजूद देश में बेकारी बढ़ ही रही है । तब्र २१६ करोड़ की और पूँजी का 
विनियोग ऐसे छोटे कार्यों में करना तय किया गया जिनसे लोगों को जल्दी 
काप्र मिल सके | यों पूरी योजना २२८५ करोड़ की हो गई । 

पहली योजना की समाप्ति पर योजना-श्रायोग ने उसका जो सिंहाव- 
लोकन किया है, उसका सार यों है। कुल राजकीय विनियोग २२८५ करोड़ 
के बजाय १६६० करोड़ रु० का ही हो सका, लिसमें विदेशी सहायता श्य८ 
क० थी। इस अवधि में खेती की उपज-इद्धि २६८०, मिल-कपड़े की 
२७२५८ तथा दोचाकियों ( बाइसिकलों ) की ४२६४ हुई | राष्ट्रीय आय 
वृद्धि १७०५८ तथा प्रति मुंड आय वृद्धि १०५८८ हुईं। किन्तु राष्ट्रीय आय 
की वृद्धि मुख्यतः १६५४३-१६५४ में दो अच्छी मानसूनों के कारण अच्छी 
फसलें हो जाने से हुईं; बाद खेती-उपज में घटी हुईं। नवम्बर १६५५ में 
भारत के वित्तमन्त्री ने बताया कि पहली योजना की अवधि मं ४०-५० लाख 
नये रोज़गार रचे गये, पर उसी बीच देश की श्रमि-संख्या ६० लाख बदो, 
जिससे ४०-५० लाख नये बेकार हुए | यों बेकारी को पहली योजना किसी 
तरह न घटा सकी, ओर सबसे अ्रधिक बेकारी भूमिहीन खेत-मजदूरों में है। 
१६५४४-१६५४ की सरकारी पयवेज्षाओ्रं के अनुसार भारतीय खेत मजदूर की 
प्रति व्यक्ति वाषिंक आय १०४) है; वे वर्ष में ७३ दिन पूरा काम पाते हैं 
ओर उनमें से ४२५८ ऋण-परस्त हैं । 

राष्ट्रीय आयबृद्धि के विषय में विचारणीय यह है कि वह कहाँ तक 
वस्तुतः जनता के हाथ में आई या केवल बड़े धनियों की आयनबृद्धि है। 
देश की श्रर्थ-शक्ति बड़े अंश में विदेशियों के हाथ में है, फिर भी विदेशी 


4 हिन्दुस्तान स्टैंडड, दिल्‍ली, २-११-५५। 
भा०--६० 


घ्ड्८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ११ 


पूँजी को ओर निमन्त्रित किया जा रहा है। अपने वैज्ञानिकों ओर शिल्पियों 
की योग्यता इस अवधि में बहुत कुछ बेकार रही। वे वैज्ञानिक 'देश की 
आवश्यकताएँ समभते हैं, पर राजनीतिक नेताओं ओर बड़े व्यापारियों के 
बारे में वह बात नहीं कही जा सकती” |] 

ऐसी योजना की सफलता जनता के हार्दिक सहयोग तथा ईमानदार 
योग्य ओर लगन वाले सरकारी कमंचारियों द्वारा प्रत्रन्ध पर निर्भर होती । 
जनता का सहयोग जनता के यह अनुभव करने पर निभर है कि हमारे श्रम का 
लाभ वस्तुतः ओर न्यायपूर्वक हमें मिलेगा । कर्मचारि-्वन्द ईमानदार ओर 
लगन वाला न द्वो तो करोड़ों की पूजी बरबाद कर सकता है। अंग्रेज़ी जमाने 
का शासन-ठाँचा ज्यों का त्यों चला आने से दुभाग्य से भारत का सरकारी 
कमंचारि-वृन्द वैसा ही है। इसीलिए १६४७-५६ के सरकारी कार्यों में बहुत 
अधिक गंबने और बंरेंबादी हुईं है । 

२१-१ २-५४ को लोकसभा ने यह संकल्प पारित किया कि भारत की 
अ<-नीति का लक्ष्य समाजवादी नमूने का--अ्रर्थात्‌ धनी निर्धन के बहुत कम 
भेद वाला--समाज है । इधर १६२५६ से दूसरी योजना भी चालू हो गई है 
जिसमें ३४ अरब राजकीय विनियोग का लक्ष्य तथा व्यवसायन-चब्रृद्धि पर भी 
ध्यान है । 

समाजवादी लक्ष्य के बारे मं यह जानना चाहिए कि जैसा हमारे 
“समाज में घन का अत्यन्त स्थूल असमान बैँटवारा है??'% वैसा उन देशों 
'में भो नहीं जो अपना लक्ष्य समाजवाद नहीं कहते | _(एक ओर हमारे खेत- 

।मजदूर की आय ८॥£] ८ पा० मासिक, दूसरी ओर हमारे राष्ट्रपति का वेतन 
(१०,०००) मासिक | दूसरे, अंग्रेज़ी साम्राज्य-काल की लूट से विदेशियों और 
(उनके साथी भारतीयों ने जो बड़ी बड़ी सम्पृत्तियों यहाँ बना लीं, उन्हें छूने 


| अंग्रज़ वेज्ञनिक जे० डो० बनोल की उक्त, भारत सरकार के निमन्त्रण पर 
मारत की विज्ञनशलःएँ देखने के बाद । हिन्दुस्तान स्टैंडड, दिल्‍ली १७-१२-५४। 
* डढ[० विधनचन्द्र राय के शब्दों में । ० स्टैंडड, २२-४-५५। 


१३७] अंग्रेज़ी राष्ट्रररिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य - ६४६ 


तक की हिम्मत हमने अभी तक नहीं दिखाई । साम्राजिक लूट के सामने 
घुटने टेक कर समाजवांद खड़ा नहीं हो सकता । तीसरे, विदेशी पूँजी भारत 
में पहले ही अनुपात से अधिक है, सरकार उसे ओर बढ़ा रही है। यह 
समाजवाद से ठीक उलटी बात है। विदेशी पूजीपतियों के साथ भारत के 
बड़े पूं जीपति ओर बड़े अमले मिल कर हमारी सारी अथनीति का नियन्त्रण 
करते हैं। चोथे, जैसा कि दूसरी पाच-बरसो योजना का ढाँचा बनाने वाले 
अथशाज््रियों ने कहा है, हमारे देश में “अनुरूप ( शासन- ) संघटन का 
अभाव विकास के बड़े कार्यक्रम में गम्मीरतम बाधक” है, “विद्यमान शासन- 
यन्त्र की सहज शासन-प्रतनन्ध-विषयक कठिनाशइयाँ कार्यक्षम आयोजन में सबसे 
बड़ा बाधक सिद्ध होंगी”? तथा “कार्यकज्षम शासन-संघटन ''' त्रिना कृषि और 
ग्रामव्यवसायों का उचित विकास तो विशेष कर असम्भव सा होगा |।??# 

हमारी सरकार दाय-कर (*एस्टेट-ड्यूटी ) धन-कर और व्यय-कर के 
जरिये धनियों के फालतू धन में से कुछ लेते हुए असमानताएँ घटाने का 
जतन कर रही है। इस प्रकार वसूला हुआ धन यदि राष्ट्र के सच्चे हितैषी 
सेवकों द्वारा राष्ट्र के हित में विनियुक्त हो तो समाजवाद की दिशा में कुछ 
प्रगति हो सकती है। किन्तु भारत का विद्यमान राजकमंचारिनृन्द जैसा है 
उसके हाथ में जा कर इस धन का राष्ट्रीकरण न होगा, नोकरशाहीकरण होश | 

$७. कांग्रेस शासन की दशाब्दी--सन १६४७ से खण्डित भारत 
के प्रान्तों ओर केन्द्रीय संघ का शासन कांग्रेस पक्ष के हाथ में था ही । १६५१- 
५२ के जाड़ों में नये संविधान के अनुसार पहले निर्वाचन हुए। उनमें भी 
अधिकतर प्रान्तों में कांग्रेस का शुद्ध बहुपक्ष आया, और पटियाला- 
ओऔर-पूर्वी-पंजाब-रियासत-संघ के सिबाय सभी जगह वह अपने मन्त्रिमएडल 
बना सकी | कुल दिये गये मतों म॑ से ४३९/, कांग्रेस के पक्त में पड़े | विरोधी 
मत अनेक पक्षों में बट जाने के कारण प्रभावशाली नहीं हुए । निवांचनों के 
बाद राजेन्द्रप्रसाद फिर राष्ट्रपति तथा जवाहरलाल नहृरू फिर प्रधानमन्त्री चुने 


| हिं० स्टैंडडं, १८-४-१६५५ । 


६३० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ११ 


गये | पूर्वी-पंजाब-रियासत-संघ में भी फरवरी १६५४ से कांग्रेस पक्ष का शासन 
स्थापित हो गया । नवम्बर १६४६ में, जैसा कि हम देखेंगे, राज्यों का पुनः 
संघटन हो कर बहुत कुछ भाषानुसार राज्य बने। फरवरी-मार्च १६४७ में 
सारे भारत में दूसरी बार चुनाव हुए | इनमें केरल में समूहवादियों का बहुमत 
आने से उनकी सरकार बनी, बाकी सब राज्यों ओर संघ में फिर कांग्रेसी 
सरकारें बनीं, तथा फिर वही राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री चुने गये। यों कांग्रेस 
पक्त का शासन एक दशाब्दी चल चुका है ओर अभी आगे भी चलेगा | 
उसके कुछ कार्यों का व्योरा पीछे दिया गया है; यहाँ अन्य पहलुओं का 
सिंहावलोकन करना है | 

हमने देखा है कि भारत के नेताओं ने भारत की सेना को श्राज़ाद 
हिन्द फोज की परम्परा पर खड़ा करने के बजाय उसी साँचें में ढालना और 
उसी परम्परा पर खड़ा करना तय किया था जिसे कलाइब और उसके साथियों 
ने बनाया था [ १०,१० ६ १६ |। स्थल सेना के बड़े नायक १६४७ से ही 
पत्र भारतीय हो गये, किन्तु बड़े अफसरों और सैनिकों के वेतन आदि का 
श्रन्तर अंग्रेजों की भाड़ेत भारतंय सेना वाला ही जारी रक्खा गया। उस 
सेना के नायक बनने के लिए शिक्षा भारत में ही दी जाने लगी। पर वह 
शिक्षा पाने वाले युवकों को ईस्ट इंडिया कम्पनी की भाड़ेत सेना का इतिहास 
अपना इतिहास कह कर पढ़ाया जाता है, उस सेना द्वारा ब्रितानवी साम्राज्य 
फैलाने के प्रयत्नों पर अभिमान करना और उसका मुकाबला करने वाले 
देशभक्तों को शत्रु कहना सिखाया जाता है ! कान्होजी आांग्रे [६,७ $ ६ ] को 
वे चांचिया कह कर, यशवन्तराव होछकर और अमरसिंह थापा को शत्रु कह 
कर और नानासाइब और तात्या-ओपे-को -विद्रोह्ी कह कर याद करते हैं! 
भारतीय सेना की बहुतेरी इकाइयों के नाम अंग्रेज़ी जमाने वाले चले आते हैं, 
ओर वे इकाइयों अंग्रेजों की सेवा में लड़ी हुई अपनी जुरानी लड़ाइयों के 
वरस-दिन अब भी मनाती हैं। जनवरी १६४४५ में पूने के पास खडकवासला 
में भारत के नये सेना-विद्यालय की ७ करोड़ रु० की लागत से बनी इमारत 
खोली गई । वह दूसरे विश्व-युद्ध में अंग्रेजी साम्राज्य की सेवा करते मारे गये 


१६७] अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत फा गणराज्य ६५१ 


भारतीय भाड़ेत सैनिकों की यादगार है, ओर उसमें छुई मोंटबाटन के लाज्छुन, 
जो भारत के अंग्रेज जलसेनापति पिज़ी ने भेंट किये, स्थापित किये गये ! 
१६४७ के बाद नई बात इतनी हुई कि भारत ब्रितानिया के अलावा 
अमरीका से भी शख्रात्न खरीदने लगा ओर भारतीय सेनाधिकारी प्रशिक्ञा 
पाने को अमरीका भी भेजे जाने लगे। भारत अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार में हे, 
इसलिए भारत के सेनाधिकारी अंग्रेज सेनाधिकारियों के साथ बराबर परामश 
करते हैं, भारतीय जलसेना की टुकड़ियाँ ब्रितानवी जलसेना के साथ अभ्यास 
करती हैं । भारत का मुख्य जलसेनापति अभी तक अंग्रेज़ है । भारत के रक्षा- 
संघटन के ६२ मर्मस्थान अभी तक विदेशी अधिकारियों के हाथ में हैं।+ 
अंग्रेज-अमरीकियों के लिए. भारतीय सेना और शखस््रासत्र-कारखानों के सब मम 
खुले हैं। भारत के प्रधानमन्त्री के साथ भारतीय नभसेना के विमान में 
जा कर एक अमरीकी नभसेनाथधिकारी ने लदाख के सीमा-प्रदेश के उस 
वक्‍त फिल्म-चित्र ले लिये जब कि अमरीकी एक ओर पाकिस्तान से ओर 
दूसरी ओर शेख अब्दुल्ला से षडयन्त्र कर रहे थे! दिसम्बर १६४५३ में 
पाकिस्तान और अमरीका का सामरिक सहयोग पक्का हो जाने के बाद भारतीय 
वैज्ञानिकों ने पुकार उठाई कि भारत के शस्तरात्र-कारखानों में ब्रितानिया से 
श्रास्र के आलेख्य ( डिज़ाइन ) न मेगा कर स्वयं बनाने चाहिए, तथा 
बारूद के लिए जो भारी रसायन बाहर से आते हैं उन्हें देश में बनाना 
चाहिए | वह पुकार भी अरण्य-रोदन हुईं । इसके बाद मार्च १६४४ में भी 
अमरीकी नमसेनाधिकारी भारत में प्रशिक्षा दे रहे थे। फरवरी १६५४५ में 
भारत में जल-पर्यवेज्षा ( हाइड्रोग्राफिक सब ) का दफ्तर खोला गया, जिसका 
उद्देश यह है कि समुद्र ओर बड़ी नदियों के तटों धाराशञ्रों आदि में होते 
परिवर्त्तनों का लगातार पता रकखा जाय | तब्न यह सूचना दी. गई कि इस 
पर्यवेज्ञा के आधार पर कुछ नक्य्नो भारत में बनेंगे, और बाकी पूरा व्योग 
लंदन भेजा जाता रहेगा, जिससे ब्रितानवी जलसेनाधिष्ठान अ्रपने नकशों को 


| ६-६-१६५७ को संसद में रक्षा-मन्त्री द्वारा दी सूचना । 


६५२ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ११ 


अद्यानुरूप बनाये रख सके ! 

यों एक ओर जहाँ हम अंग्रेज़ी परम्परा बनाये रखने ओर अंग्रेज़ी 
जलसेना की यों सेवा करने का ज़िम्मा उठाये हुए हैं, वहाँ दूसरी ओर हमने 
अपनी आज़ाद हिन्द फोज की देशभक्ति ओर प्रशिक्षा से देश की रक्ता की 
मजबूत नींव डालने का काम न ले कर उसे नष्ट होने दिया । १६५३-५४ में 
दिल्‍ली शहर में दो हज़ार आ० हि० फो० वाले भल्लीवाले ( भल्ली या ठोकरी 
में सामान दोने की मजदूरी करने वाले) बन कर रोटी कमाते थे, पंजाब 
में १० इज़ार तथा राजस्थान और गदवाले-कुमाऊ म॑ भी हज़ारों वैसे व्यक्ति 
थे। न केवल इन्हें अपनाया नहीं गया, प्रत्युत त्रिहार में जिन पुलिस वालों 
ने १६४६ में हड़ताल की थी [१०,१०६१४] उनपर मुकदमा चलता रहा 
ओर उन्हें कांग्रेसी शासन में दश्ड दिये गये ! जिन चन्दनसिंह ने १६३० 
में सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार किया था [ १०,६६८ | उन 
स्थानीय चुनाव में इस कारण खड़ा नहीं होने दिया गया कि वे फाजी कानून 
में सज़ायाफ्ता थे ! 

 अग्रेज़-अमरीकियों की विदेश-नीति का भारत के स्पष्ट विरुद्ध होना 

दिसम्बर १६५४३ तक हृठात्‌ प्रकट हो जाने के बाद भी हमारा शासन उनके 
युद्बोद्योग में चुपके चुपके सहायता करता रहता है। दिसम्बर १६४४ में 
मुम्बई में एक चुंगी-निरीक्षक ने पूरवी से पच्छिमी एशिया को श्र ले जाते 
दो अमरीकी जहाज रोक लिये; दिल्ली से विदेश-विभाग के एक बड़े श्रधिकारी 
को भेज कर उन्हें छुड़ा दिया गया ! नत्रम्बर १६५४ में कज़कत्ते के बन्दरगाह 
से मलाया को युद्ध-सामत्री जाना जारी था । 

अंग्रेजी जमाने के सेना-टाँचे की तरह शासन का ढाँचा भी ज्यों का 
त्यों बना है। विदेशी शासन के [लए अपने देसी कर्मचारियों में जनता-पीडन 
देशद्रोह ओर स्वार्थसाधन की भावनाएँ जगाता आवश्यक था। उन भावनाश्रों 
को जिन्होंने खुल कर दिखाया था ऐसे लोगों को जन्च देसी सरकार दण्ड न 
दे पाई श्रोर उलट ऊँचे पद दिये, तत्र उन्होंने नई सरकार की कमज़ोरी और 
अपने पुराने अंग्रेज मालिकों की शक्ति का परोक्ष प्रभाव देख लिया ओर वे 


१३७] अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६४३ 


और भी शोख और उद्दश्ड हो गये । एक तो उनके द्वारा अग्रेज और उनके 
साथी जब चाहें हमारे शासन की रेढ मार सकते हैं। दूसरे, शासन में यों 
चापलूस ज़मानासाज़ तिकड़मी लोगों को बदावा मिला और ईमानदार लोगों 
को दबना पड़ा, जिससे शासन की भ्रष्टटा खुल कर बढी। ऐसे कर्मचारियों 
का जनता के दुख-सुख के प्रति जड बने रहना स्वाभाविक है जिसके उदाहरण 
आये दिन मिलते हैं। ३ फरवरी १६५४ को प्रयाग में कुम्म का स्नान था 
जिसकी बहुत पहले से तैयारी थी और जिसके लिए ४० लाख यात्री आये । 
सरकार के बड़े अफसरों ने उस मेले की योजना बनाई | प्रयाग नगर मं ही 
।एक पुराने देशसेवक भी थे जिन्हें ऐसे मेलों में सेवा-संघटन का चालीस बरस 
का तजरबा था | उन्होंने अधिकारियों का ध्यान खींचा कि मेले के दिन एक 
ही वक्त जहाँ से अधिकतम भीड़ श्ुजरेगी उस रास्ते को दुहरा न किया गया 
तो खतरा रहेगा, किन्तु उनकी सलाह किसी ने न सुनी | जैसे आज़ाद हिन्द 
'फोज ओर अपने वैज्ञानिकों के तजरबे का नेताओं ने कोई मूल्य न माना था 
वैसे ही इनका भी नहीं माना । यात्रियों की भीड़ के लिए. चलने की जगह का 
:ठीक उपाय न हुआ, और मेले के दिन सवेरे जब कि देश भर के बड़े अधि- 
कारी वहाँ उपस्थित थे, २००० ज्जी-पुरुष-बच्चे धक्के खा कर सड़क के किनारे 
एक गडढे में गिर कर कुचले और मारे गये ! उनके शव भी गहनों के लिए 
लूटे जाते रहे ! जुलाई १६५४ में गोरखपुर जिले में राप्ती नदी का मलोनी 
बाँध बाद में टूटा । दो मास पहले से गाँव के मुखिया सरकार का ध्यान खींच 
रहे थे कि बाँध कमज़.र है, बरसात में न टिकेगा, पर उनकी किसी ने न 
सुनी ! ऐसे शासन ओर कर्मचारियों द्वारा अब समाजवाद स्थापित करने की 
आशा लगाई जा रही है. 

'.. शासन-दाँचे को सुधारने का दूसरा उपाय है उस शिक्षा-पद्धति को 
सुधारना जिससे नये शासक तैथार होते हैँ । २६ जनवरी १६३० को स्वाधीनता 
का प्रण लेते हुए. लाखों भारतीयों ने महात्मा गान्धी के ये शब्द दोहराये थे 
कि अंग्रेज़ी शिक्षापद्धति हमारी कृष्टि को दबाते हुए हमें अपनी परिस्थिति 
से उखाड़ने की कोशिश करती ओर अपनी जंजीरों से चिपटे रहना सिखार्त 


६५४ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पव ११ 


है? [ १०,६ $ ८ ]। किन्त, जेसा कि राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद ने १६-११-५५ 
को कहा, ' राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेक वस्तुएँ ऐसी बदल गई हैं कि पहचानी नहीं 
जातीं, पर अंग्रेज़ों द्वारा सो वर्ष पहले चलाई शिक्षा-पद्धति में कोई बुनियादी 
'परिवत्तेन नहीं हो पाया ।”+ उस पद्धति में परिवत्तन न होने से हमारे 
विद्यार्थियों का असन्तोप बीच बीच में उभड़ता रहा और तब शासकों ने अपने 
ही उन बच्चों को पुलिस की लाठियों गोलियों से दबाने का जतन किया | 
१६५४३ से ?५५ तक उत्तर प्रदेश के छात्रों में लगातार असन्तोप रहा। 
३१-१०-५४३ को लखनऊ के (५००० अ्रनशनकारी छात्र जुलूस बना कर राज्य 
के मुख्य मन्‍्त्री से मिलने को गये। मन्त्री उनसे न मिले, पर लौटते जुलूस 
को पुलिस ने घेरा और पीटा, कुछ छात्र मारें गये। तब्र सारी जनता उठ 
खड़ी हुईं; शासकों ने उसे भी पुलिस के आतंक से दबाने का जतन किया । 
नवम्बर १६४३ में उत्तर प्रदेश के ५१ जिलों की प्रत्येक तहसील में उस श्रातंक 
के विरुद्ध प्रदशन हुए. | कानपुर में छात्रों को वेतों की सजाएँ दी गई। अन्त 
में छात्रों की कुछ माँगें मानी गई, पर दो बष बाद तक भी असनन्‍्तोष सुलगता 
रहा | अगस्त १६४४ में बिहार में वैसी ही दशा पैदा हुई। पटने में सात 
छात्र पुलिस की गोली से मारे गये, तब सारे राज्य में प्रदर्शन हुए, जनता 
पुलिस की वर्दो देखते ही मड़कने लगी, अन्त में पुलिस को कुछ दिन हृटा 
लेने से शान्ति हुई | अंग्रेजी जमाने की शिक्षा-परद्धति ओर शासन-परम्परा 
जारी रहने से कितना अरसन्तोष है सो इससे प्रकट हुआ । 
भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक वाझ्यय का विकास शिक्षा-पद्धति को 
सुधारने ओर जनता को जगाने का मुख्य उपाय है [£,११ $ ५; १०,२ $ ६; 
१०,६३६ ११; १०,७ $ १४; १०,६8६ ११|। आर्थिक योजनाश्रों की सफलता भी 
अन्ततः इसपर निर्भर है कि जनता में विशान कहाँ तक फैलता है। भारत 
के संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का निश्चय द्ोोने के बाद तथा 
पॉँच-बरसी योजना चलने पर भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ प्रथ॒त्न 


3 २ निलनर- न जकली जन नजतकण +.. ५» +++ न» 
'बन० >तक >+- अब 


| कीयम्बतूर का भाषण | 


१६७] अंग्रेज़ी राष्ट्ररिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६५५४. 


आरम्म किया | वह विभिन्न विज्ञानों के लिए परिभाषाश्रों के कोश तैयार 
करा रही है, जिनकी सहायता से आगे चल कर विज्ञान-प्न्धों के अंग्रेज़ो से 
हिन्दी में अनुवाद किये जायेंगे। उसने भारतीय भाषाओं म॑ साहित्य के 
प्रोत्साहन के लिए. एक 'एकाडमी” ( परिषद्‌ ) भी खोली है । भारतीय भाषाओं 
में मोलिक वैज्ञानिक वाद्य भी पैदा हो सकता है यह वह अब तक समझ. 
नहीं पाई, ओर बालशास्त्री जांभेकर [१०,२ $ ६] के काल से वैसे वाद्मय के 
सूजन की जो परम्परा जारी है उसे अ्रत्र तक देख नहीं पाई। इसीलिए. उस 
परम्पग में जो लोग देश की सेवा कर रहे थे वे आज़ाद हिन्द फौजियों की 
तरह बेकार हैं। उनकी बजाय भारत-सरकार अप्रैल १६५५ में अमरीकी विज्ञों. 
से हिन्दी पाख्य-ग्रन्थ लिखाने के बारे में उपदेश ले रही थी ! 

राष्ट्रीय इतिहास की शिक्षा को सुधारना ओर उसके मौलिक अध्ययन 
का संघरटन शिक्षा-सुधार तथा राष्ट्र के जागरण में विशेष सहायक होता । 
इसकी माँग १६२० से चली आती थी [ १०,६ $ ११ ]। गत दस बरसों में 
इस दिशा में हमारी सरकार का प्रयत्न शून्य है। पर दूसरे विश्वयुद्ध में 
भारतीय भाड़ेत सेना ने अंग्रेज़ी साम्राज्य की सेवा में कया कुछ किया इसका 
इतिदास लिखवाने पर वह इस बीच २६ लाख रु० खच कर चुकी है | 

सच्चे लोकतन्त्र में जनता की भाषा में शासन ओर शिक्षा होना 
आवश्यक है। भारत में वैसा तभी हो सकता था यदि प्रान्त या राज्य एक- 
भाषी होते । राष्ट्रीय आन्दोलन की यह माँग १६१० से थी [१०,८ $ ६], पर. 
कांग्रेस-नेता १६४७ से इससे ठलने लगे। जनवरी १६४८ में कांग्रेस-कार्य-- 
समिति ने निश्चय किया कि सारे भारत में ऊँची शिक्षा का माध्यम 'संघ- 
भाषा? होगी। भारत-संघ की भाषा वे हिन्दी को मानेंगे कि अंग्रेज़ी को यह्द : 
तब्र तक स्पष्ट न हुआ था । इसपर महात्मा गान्धी ने कहा -- कांग्रेस ने २७ . 
साल से यह तय कर लिया था कि देश में जितनी बड़ी बड़ी भाषाएँ हैं उत्तने: 
प्रान्त दोने चाहिएँ ““' यह भी कहा था कि हकूमत हमारे हाथ में शआ्राते हीए 
ऐसे प्रान्त बग्गये जायेंगे । **" अगर भाषावार प्रान्त बन जाते हैं तो प्रान्तीझ 
भाषाओं की भी तरम्की होती है । वहाँ के लोगों को हिन्दुस्तानी में तालीम 


“६४६ भारतोय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ११ 


देना तो वाहियात है श्रोर अंग्रेजी में देना तो और भी वाहियात है |” + 
गान्धी तो इसके पाँच दिन बाद मारे गये। तब सरकार ने एक 
आयोग बना कर उससे जनता को यह बतलाने का जतन किया और नेता 
स्वयं भी कहते रहे कि भाषावार प्रान्त बनें तो देश टुकड़े टुकड़े हो जायगा। 
तथ्य यह था कि भारत के पहले संविधान के अनुसार *६५४० म॑ जो २८ 
शासन-इकाइयाँ बनीं, भाषानुसार करने से वे १८ रह जातीं ओर प्रत्येक में 
भीतरी एकात्मकता होती । सो दक्खिन भारत में उत्कट आन्दोलन छिड़ा 
रहा | बेंगला- ओर उड़िया-भाषी जो प्रदेश बिहार में टेंके थे उनमें भी अपने 
भाषा क्षेत्रों से मिलने का आन्दोलन जारी रह्या | तेलुगु या आन्भ्रभाषी प्रदेश 
की एक इकाई बनवाने के लिए गान्धी के साथी पोत्ति श्रीयामुलु ने अनशन 
आरम्भ किया | ५८ दिन के अनाहार के बाद १४-१२-१६५२ को उनके प्राण 
'त्यागने पर जनता उभड़ पड़ी शरीर करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हई। उसके बाद 
१६५३ में आन्ध्र राज्य बनाया गया ओर अन्य राज्यों के बारे म॑ विचार के 
'लिए राज्य-पुनगंठन-आयोग की नियुक्ति की गई। उसके सुझावों को बहुत 
कुछ मानते हुए १-११-१६४६ से नये राज्य बनाये गये, जिसमें दक्खिन भारत 
का नवशा तो प्रायः पूरा भाषानुसार हो गया, पर मराठी ओर गुजगती क्षेत्रों 
को मिला कर द्विभाषी मुम्बई राज्य ही रक्‍्खा गया | 
$ ८. पाकिस्तान की पहली दशाब्दी--११ सितम्बर १६४८ को 
मुहम्मद अ्रली जिना की मृत्यु हुईं, तत्र अंग्रेजी सरकार ने पूर्वी बंगाल के 
ख्वाजा नाजिमुद्दीन को पाकिस्तान का गवनर-जनरल बनाया। १६४७ में 
पूर्वी पंजाब और पड़ोस से जो लाखों गरीब मुस्लिम किसान और कारीगर 
पाकिस्तान धकेले गये थे, उनमें से तो अधिकांश आज दस बरस बाद भी 
बड़ी दुदशा म॑ हैं, पर दिल्‍ली लखनऊ ओर बिहार प्रदेशों से जो ज़मींदार- 
अमला-वकील वर्ग के ग्रथवा गुजरात से जो बड़े व्यापारी पाकिस्तान गये, 
उन्होंने वहाँ के शासन और व्यापार-व्यवसाय में ऊँचे पद था लिये। 


।मो० क० गान्धी ( २४-१-५६४८ »---प्रार्थना-प्रवचन, खंड २, परृ० ३१८॥। 


१८] अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बैच खण्डित भारत का गणराज्य. ६४७ 


पाकिस्तान के पहले प्रधानमन्त्री जियाकतश्नली खाँ मेरठ के ही थे। धीरे 
धीरे पूर्वी बंगाल और पच्छिमी पंजाब के स्थानीय लोग इन उदूभाषियों की 
प्रभुता से खीकने लगे | पाकिस्तान की सेना मुख्यतः पच्छिम-पंजातियों की ही 
है; उन्होंने शासन अपने हाथ लेने का प्रयत्न किया । जुलाई १६५४१ में रावल- 
पिंडी और अन्य स्थानों में पाकिस्तानी सेना के लगभग १००० बड़े छोटे 
सेनाधिकारी और सैनिक एकाएक गिरफ्तार किये गये । पंजाब और पूर्वी बंगाल 
के कुछ समूहवादी भी पकड़े गये । उनके मुखियों पर पाकिस्तान के शासन को 
उलटने के पडयन्त्र का मुकदमा हैदराब्राद-सिन्ध में बन्द कचहरी में चला 
कर उन्हें सज़ाएँ दी गई | उसके बाद पाकिस्तानी सेना को पुनःसंघटित करने के 
लिए अखंडित भारत का अन्तिम अंग्रेज़ प्रधान सेनापति ओकिनलेक पाकिस्तान 
में बैठा रहा । व 

१६ अक्तूबर १६५१ को रावलपिंडी की. एक. समभा...में. भाषण करते 
हुए प्रधानमन्त्री लियाकतश्नली खाँ की हत्या की गई । तन्न ख्वाजा नाजिमुद्दीन 
प्रधानमन्त्री बने ओर गवनर-जनरल का पद लाहोर के गुलाम मुहम्मद 
को मिला । 

पूर्वी बंगाल में उदूंभाषी त्रिहारी और ठेठ-हिन्दुस्तानी म॒स्लिमों के 
प्रभुत्व के तईं असन्तोप ने बंगला भाषा आन्दोलन का रूप धारण किया। 
फरवरी १६५४२ में वह लहर प्रबल हो उठी । उसे दबाते हुए अधिकारियों ने 
ढाके में ८ विद्यार्थियों को गोली से मारा, बहुतों को गिरफ्तार किया 
(२०, २१-२-५२) | तब वह लहर ओर उभड़ी और प्रान्त भर में फैल गई । 

अंग्रेजों ने भारतवष के ज्षेत्र में अपना दखल बनाये रखने को 
पाकिस्तान की रचना की थी | पर १६४७ से १६५४२ तक अंग्रेज़ी साम्राज्य के 
पैर एशिया ओर उत्तरी अफरीका से जिस तेजी से उखड़ते गये, उससे अंग्रेजों 
की यहाँ दखल देने की क्षमता कूटती गई, और इसी से १६४१-४२ में 
पाकिस्तान की जनता उठती दिखाई देने लगी। किन्तु तभी एक नई शक्ति ने 
इस शूत्यः में प्रवेश किया । 

१६५४३ के थआआारम्म से पच्छिमी पंजाब में उम्र धर्मान्धता की 


६५८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ प्व॑ ११ 


लहर उठी | पंजात्र के गुरदासपुर ज़िले में बटाला शहर के पास कादियाँ 
गाँव है। वहाँ के मिरज़ा गुलाम अहमद ( श्यरे८-१६०८ ) ने इस्लाम 
की नई व्याख्या ओर नये रूप में प्रचार किया था। वे रूदिवाद के 
विरोधी थे ओर इस्लाम की जो स्थापनाएँ. आधुनिक बुद्धिवादियों को 
युक्त नहीं लगतीं उनकी उदार आलंकारिक व्याख्या करते थे | मिर्ज़ा गुलाम 
अहमद ने अपने को मुसलमानों का मह॒दी ( नेता, पेगम्बर ) बताया, उनके 
अनुयायी अहमदी या कादियानी कहलाये । पुराने मुसलमान उन्हें दगात्राज़ 
आर काफ़िर कहते । फिर भा कादियानी इस्लाम के उत्कट प्रचारक रहे; साथ 
ही अंग्रेज़ी साम्राज्य के अत्यन्त खेरवाह । सो इन कादियानियों के विरुद्ध अन्र 
एकाएक ज़ोर की लहर उठी जिसकी विशेष मंग यह थी कि पाकिस्तान के 
कादियानी विदेश-मंत्री ज़फरुल्ला को उस पद से हटाया जाय | इस बीच पंजाब 
में अन्न-कष्ट भी था। कादियानियों के जान-माल पर हमले होने लगे। इस 
दशा में मा १६५३ में लाहौर में फोंजी कानून लगाया गया ओर पंजाब का 
मन्त्रिमंडल बदला गया । अप्रेल में गवरनर-जनरल ने प्रधान मन्त्री नाज़िमद्दीन 
को भी पदच्युत कर बगुड़ा ( पूर्वी बंगाल ) के मुहम्मदअली को, जो तब तक 
अमरीका में पाकिस्तान के दूत थे, वह पद दिया । नवम्बर १६५३ में लाहोर 
में उपद्रवों की जाँच करने वाले न्यायालय में यह प्रकट हुआ कि किस प्रकार 
दो केन्द्रीय मन्‍्त्री कादियानी-विरोधी उपद्रवों को उभाड़ते रहे श्रौर उनके लिए, 
ग्रमरीकी पैसा मिलता रहा | सो ये उपद्रव और मुहम्मदअली की नियुक्ति 
पाकिस्तान में अमरीकी शक्ति के उदय की सूचक थी। हमने देखा है कि १६५२ 
में कोरिया में विफल होने के बाद से अ्रमरीकी पाकिस्तान की ओर ध्यान देने 
लगे थे । सो अप्रेल १६५३ में उच्दोंने अपनी पसन्द का प्रधानमन्त्री.यहद्ाँ खड़ा 
कर लिया जिसके द्वारा बाद में पाकिस्तान को अपने साम रक गुढ़ढों में मिलाया ॥. 
हम देख चुके हैं कि ईरान को भी वे १६५३. में ही श्रपनी लपेट में लाये और 
कश्मीर को भी उसी वर्ष हड़पना चाहते थे । 

“7 ” याकिस्तान की संविधान-सभा इस बीच संविधान नहीं तैयार कर पाई 
थी। नवम्बर १६५३ में उसने निश्चय किया कि पाकिस्तान इस्लामी गण- 


$८॥] अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खश्डत भारत का गणराज्य ६४६ 
राज्य”? होगा । 

.. ८ से १४ मार्च १६४४ को बंगाल में निर्वाचन हुए; । पूर्वों बंगाल के 
लोग मुस्लिम लीग के शासन से ऊच्र चुके थे । वहाँ उसके मुकाबले को दो 
नये पक्ष खड़े हुए थे, एक फजलुल-हक [१०, ६ $ ६; १०, १० $ १०] के 
नेतृत्व में कषक-अमिक-समिति, दूसरा मौलाना अब्दुल हमीद भाशानी और 
हसन सुहरावर्दी [ १०, १० $ १८ ] के नेतृत्व में अवामी ( 5 जनता की ) 
माँग थीं जिनमें से मुख्य थीं--बंगला को उदू के बराबर राजभाषा बनवाना 
पूर्वी बंगाल के लिए. पूरा स्वायत शासन, भारत जाने ( अ्रथांत्‌ पूर्वी से 
पच्छिमी बंगाल जाने ) के लिए. पासपो” की पद्धति हटाना, जमींदारी को 
बिना मुआवज़ा दिये उठाना, अमरीकी सामरिक शुद्दों से निकलना, संयुक्त 
निर्वाचन पद्धति, संविधान-सभा को तोड़ कर वयःस्थ मताधिकार के आधार पर 
नई सभा चुनवाना, आदि । निर्वाचनों में जनता को अपना मत प्रकट करने 
का अवसर मिला तो वह अपने विदोहकों शं,षघकों के खिलाफ उभड़ पड़ी। 
पूर्वी बंगाल के कारखानों के मालिक बाहर के थे, स्थानीय मजदूरों की बड़ी 
दुर्दशा थी, उन्हें उदूं-भाषी बिहारी मजदूरों चौकीदारों आदि दवा भी दबाया 
गया था | २४ मार्च को चथ्गाँव के कर्णफूली-कागज़-कारखाने में दंगा हुआ 
जिसमें उसके चार अधिकारी मारे गये। सुहरावर्दी इससे पहले कराची पहुँच 
चुके थे | विभाजन-काल में ये अ्रपनी बड़ी सम्पत्ति की संभाल के लिए. कलकत्ते 
रहे थे; पीछे पाकिस्तान पहुँचने पर इन्हें कोई बड़ा पद न मिला था। अब 
अवोामी मुस्लिम लीग द्वारा ये फिर आगे आये और संयुक्त मोर्चे की जीत 
हुई दिखाई देने पर केन्द्रीय मन्त्रिमश्डल को भी बदलने की माँग की, पर 
प्रधान मन्त्री मुहम्मद-अली ने कहा कि वह परिवत्तंन १६४४ में सारे पाकिस्तान 
में संसद्‌ के चुनाव होने पर ही होगा | संयुक्त मो्चें की माँग सामरिक गुड्ों को 
छोड़ने की भी थी, पर सुदरावदों उस बारे में कराची जा कर चुप रहे। २ 
अप्रैल को चुनाव के अन्तिम परिणाम निकले । ३२०६ स्थानों में से २२४ 
संयुक्त मोर्चे को श्रोर केवल ६ मु० लीग को मिले । फजलुल-हक मुख्य मन्त्री 


६६० भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ११ 


नियत हुए | उन्होंने यह भी कहा कि भारतवर्ष का विभाजन जिन्होंने कराया 
वेदेश के शत्रुये।... 
“““” कराची के शासक और वहाँ का अमरीकी दूत पूर्वी बंगाल के 
इस मन्त्रिमण्डल को गिराने के उपाय सोचने लगे । १५ मई को नारायणगंज 
(जि० ढाका ) की आदमजी जूट मिल में गैर-बंगाली मजदूरों ने, जिन्हें शस्त्र 
दिये गये थे, बंगाली मजदूरों से कगड़ा किया ओर एक घंटे में एक हज़ार से 
अधिक को काट गिराया ! ढाके के मन्त्रिमरडल ने अपराधियों को पकड़वाने 
का यत्न किया, पर केन्द्रीय सरकार उसपर उलगा बंगाली मजदूरों के नेताश्रों 
का दमन करने के लिए दब्चाव डालने लगी | केन्द्रीय सरकार के बुलाने पर 
हक २४ मई को कराची गये। ३० मई को वे लोट रहे थे कि गवनंर-जनरल 
ने उनके मन्त्रिमएडल को पदच्युत कर इस्कंदर मिज्ञा. को पूर्वी बंगाल का 
गवनर बना भेजा । प्रधानमन्तजी ने हक को पाकिस्तान का देशद्रोही कहा। 
गवनर-जनरल ने हक को पदच्युत करने से पहले सुहरावर्दी से भी परामश कर 
लिया था। इस्कंदर मिज़। तत्र तक पाकिस्तान के रक्षामन्त्री थे और अ्रमरीका 
श्रौर तुर्की के साथ सामरिक संधियाँ इन्हीं ने की थीं। मिर्ज़ा ने हक और उनके 
साथी मन्त्रियों को कैद किया ओर दो मास तक घोर दमन जारी रक्‍्खा | 
सितम्बर १६५४ से इस दमन के विरुद्ध पुकार उठने लगी | संविधान- 
सभा ने गवर्नर-जनरल से प्रान्तीय मन्त्रिमएडलों की पदच्युति का अधिकार छीन 
लिया। २२३ अक्तूबर को प्रधानमन्त्री मुहम्मदश्॒ली को अपनी अमरीका-यात्रा 
अधूरी छोड़ कराची लोटना पड़ा। उसके अगले दिन गवर्नर-जनरल ने आपातिक 
दशा की घोषणा कर संविधान-सभा को भी तोड़ दिया, ओर नया मन्त्रिमंडल 
बनाया जिसमें इस्कंदर मिर्ज़ा को बंगाल से बुला कर गशहमन्त्री रखा और 
सीमाप्रान्त के डा० खानसाहब को भी लिया ! मिर्ज़ा ने कहा--  अ्रत्र देश में 
कोई गड़बड़ न होगी, हुई तो में दबा दूँगा ** अनेक पिछड़े देश लोकतन्त्र के 
लिए तैयार नहीं हैं **' पाकिस्तान में कुछु कौल के लिए नियन्त्रित लोकतन्त्र 
रहना चाहिए, “”* यदि जनता बुरी सरकार चुनती है तो उसे श्रपने को नष्ट करने 
से-रोकने वाला कोई होना चाहेए।” अर्थात्‌ श्रव पिछड़े पाकिस्तान. में 


१४८] अंग्रेज़ी राष्ट्ररिवार के बीच खश्डित भारत का गणराज्य ६६१ 


'-34 अब +4 ऋिकालनबफभ मे 


मन्त्रिमण्डल में लिया गया | यों बंगाल में अपने साथी संयुक्त मोर्चे वालों का 
दमन जारी रहते सुहरावर्दी ने केन्द्रीय सरकार से द्वाथ मिला लिया । 

नवम्बर १८४४ में केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की कि पच्छिमी पाकि- 
स्तान की एक इकाई बनाई जायगी | बहावलपुर रियासत की विधान-सभा 
इसके पक्ष में न थी इसलिए, उसे विसर्जित किया गया। सिन्ध का मन्त्रि-- 
मण्डल भी इसी कारण पदच्युत किया गया | बाद में पंजाब ओर सीमाप्रान्त 
के मन्त्रिमएडल भी एक इकाई के विरोध के कारण बदले गये। २७-२८ मार्च 
१६५४ को गवनर-जनरल ने अध्यादेश निकाल कर पच्छिमी पाकिस्तान को 
एक इकाई बनाने के लिए सब शक्तियाँ अपने हाथ में ले लीं। काबुल और 
जलालाबाद में पख्तूनों ने इसके प्रतिवाद में पाकिस्तानी झंडे जलाये। जनता 


अमरीकी-नियन्त्रित शासन चलने को था | दिसम्बर में ह० सुहरावर्दी को भी 


55 ध्क 


पर उनके भंई डा० खानसाहब्न इसके पत्त में रहे । 

संविधान-समभा के विसर्जन के बारे में न्यायालयों में विवाद चलता 
रहा। अन्त में अग्रेल ?२५ में न्यायालय ने फैसला किया कि गयरनर-जनरल का 
विसजन का आदेश तो वैध था, पर कोई न कोई संविधान-सभा रखनी होगी । 
तब ग० ज० ने फिर आदेश निकाला कि प्रान्तीय विधान-सभाश्रों द्वारा चुने 
हुए. ८० सदस्यों की संविधान-सभा होगी | यों बंगाल की जनता द्वारा चुनी वह 
विधान-सभा जिसे एक साल पहले दबा दिया गया था, संविधान-सभा के लिए 
अपने प्रतिनिधि चुनने को जब पुनर्जीवित की गई, तब्र प्रान्त का शासन भी 
उसके नेताओं के हाथ वापिस दिया गया ( ६-६-५५ ) | संयुक्त मोच से 
अवामी लीग अलग हो ही चुकी थी। फजलुल-हक के सुझाव पर अबू हसन 
सरकार, जो सदा मुस्लिम लीग और भारत-विभाजन के विरोधी तथा राष्ट्रवादी 
रहे थे, मुख्य मन्त्री नियत हुए। प्रधानमन्त्री मुहम्मदशली को अपने को भी 
संविधान-सभा के लिए, चुनवाना 'था, इस्लिए. उन्होंने हक से समभोताः 
कर लिया । 

पूर्वी बंगाल के अनुशीलन समिति वाले देशभक्त [१०,८$$ ४,, $, ७,, 


६६२ भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन [ पब ११ 


१२; १०, £ $ ६; १०, १० ६ ६ ] भारत-विभाजन के बाद भी अधिकतर 
अपने स्थानों पर डटे कठिनाइयों और दमन का सामना करते रहे थे। यह 
बहुत कुछ उनकी प्रेरणा ओर बलिदान का प्रभाव था जो पूर्वी बंगाल की 
जनता ने मुस्लिम लीग को उखाड़ फेंका था। र३े१ मई १६५४४ से जारी हुआ 
'दमन भी उन्होंने बहादुरी से केला । उनमें से एक प्रसिद्ध नेता सतीन सेन को 
प्रान्त को स्वशासन वापिस मिलने से कुछ ही सप्ताह पहले ( २५-३-५५ ) 
'ढाका जेल से मोतुखलास| किया गया था | 
२३-६-५४ को नई संविधान-सभा के चुनाव हुए | मुस्लिम लीग के 
३६, अवामी मु० लीग के १३ और संयुक्त मोच के २५ प्रतिनिधि चुन कर 
आये, बाकी सदस्य सरहदी इलाकों से चुने जाने को थे । 
केन्द्रीय सरकार बनाने के लिए, तीनों पक्षों में मोलभाव आरम्भ हुआ | 
अन्त में मुस्लिम लीग ने संयुक्त मोचं के साथ मिल सरकार बनाई । पर 
'संविधान-सभा के मुस्लिम लीगी पक्ष में मुहम्मद अली एकमात्र बंगाली थे; 
उस पक्ष ने उनके बजाय चौधरी मुहम्मदअली जलंधरी को अपना 
'मुखिया चुना ( ७-८-५५ )। यों बगुड़ा के मुहम्मद॒ली जो अ्मरीकियों द्वारा 
पाकिस्तान रंग-मंत के प्रधान पात्र बनाये जा कर सवा बारह मास अपने प्रदेश 
की जनता का घोर दमन करते रहे, २८ मास बाद जनता का सहारा न पाने से 
उस रंग-मंच से विदा हुए, थ्रोर चौ० मुहम्मदअली जलंघरी प्रधानमन्त्री बने | 
'फजलुल-हक ण्हमन्त्री हुए । पूर्वो बंगाल के दो हिन्दू भी मन्त्रिमण्डल में लिये 
गये । इस बीच गवर्नर-जनरल गुलाम मुहम्मद के बोमार रहने से इस्कन्द्र 
मि्ज़ा स्थानापनन ग० ज० नियुक्त हुए थे ( ५-८-५५ ) | मिर्ज़ा ने चाहा था 
'तीनों पक्तों की सम्मिलित सरकार बने, पर अ्वामी मुस्लिम लीग श्रलग रही | 
सुहरावदी अ्रत्र कानून-मन्त्री रहने के बजाय संविधान-सभा में विरोधी पक्ष के 
नेता हुए । २१-६-५५ को गुलाम-मुहम्मद के इस्तीफा देने पर मिर्ज़ा स्थायी 
गवनर-जनरल बने | 


&-->ेवेकढक ०“ 3-कलन ०9० जन बननमनन-क-+ ७43» “+*+*- 


जेल से ऐसी द्वालत कर के छोड़। को कि बाहर श्राते द्वी मृत्यु हो जाय, 
बंगाली क्रान्तिकारी मौतसल स करना कदते रहे हैं। 


१४८) अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६६३ 


पाकिस्तान के सामने अब सबसे पहला कार्य संविधान बनाने का था।: 
उसके बारे में मुख्य प्रश्न ये थे कि (१) पूर्वी बंगाल को कितनी स्वायत्तता मिले 
ओर बंगला भाषा का क्‍या पद हो ? (२) राज्य में हिन्दू मुस्जिम प्रजा की 
स्थिति समान हो या नहीं, निवाचन साम्प्रदायिक हों कि संयुक्त ? (३) पब्छिमो 
पाकिस्तान एक इकाई हो या नहीं ? इसके अतिरिक्त सामरिक गुड्टों में सम्मि- 
लित होने न होने की समस्या भी थी। फजलुलहक के पक्ष ने मुस्लिम लीग 
को सहयोग दिया तो बंगाल की स्वायत्तता ओर बंगला के राजभाषा होने की 
बात काफी मनवा कर ही, किन्तु अन्य बातों में वे स्वयं कुकते गये । लोकतन्त्र- 
वादी आशा करते थे कि बंगला की तरह वे पंजाबी पश्तों ओर सिन्‍्धी को भी 
शासन ओर शिक्षा में उचित पद दिलायेंगे, जो कि भाषावार प्रान्त होने से 
ही हो सकता था, एक इकाई से नहीं। वह आशा उन्होंने पूरी न की । दूसरी 
तरफ सुहरावर्दों जिन्होंने कानून-मन्त्री रहते हुए एक-इकाई विधान का 
मसविदा बनाया था, अ्रब्र उसका ढीला-ढाला विरोध करने लगे ! 

२३-६-५०५ को पाकिस्तान बगदाद ठहराव में सम्मिलित हो गया 
| ऊपर $ ३ ( ओ ) |, जिसका यह अर्थ हुआ कि संयुक्त मेर्चा पक्त मुस्लिम 
लीग की विदेश-नीति को भी न बदल सका | फिर ३०-६-५५ को संविधान- 
सभा ने पच्छिम-पा किस्तान-रक-इकाई विधान पारित कर दिया । १४ अक्टूबर 
फो वह एक इकाई बन गई, लाहोर उसका मुख्य स्थान रक्‍्खा गया, डा० 
खानसाहब मुख्य मन्त्री हुए । दूसरी ओर, ढाके में अवामी मुस्लिम लीग के 
सम्मेलन में यह निश्चय हुआ कि उसका नाम केवल अवामी लीग किया 
जाय, उसे हिन्दुओं के लिए. भी खोल दिया जाय । इस अंश में उसने. लोक- 
तन्‍्त्री रुख दिखाया | 

पब्छिम-पाकिस्तान की नई विधान-सभा के लिए ज़िला-बोर्डों आदि से 
प्रतिनिधि चुने जाना तय हुआ । म॒ु० लीग की अन्न ऐसी दशा हो चुकी 
थी कि यदि वह कोई उम्मीदवार खड़े करती तो उनके मुकाबले में उसी के 
ग्रनेक सदस्य लीग से इस्तीफे दे स्वतन्त्न रूप से खड़े हो जाते। इस दशा में 
उसने कोई उम्मीदवार खड़े न किये; जो खड़े हुए स्वतन्त्र रू से। जनवरी 

न०--५९ ९ 


६६४ भारतीय इतिहास का उनन्‍्मीलन [ पर्व ११ 


१६५६ में वे चुनाव हुए । 

८-१-५६ को पाकिस्तान के संविधान का मसवरिदा प्रकाशित छुआ । 
उसके अनुसार पाकिस्तान ब्रितानवी राष्ट्रपरिवार के भीतर इस्लामी गण- 
राज्य? होने को था; उसका राष्ट्रपति मुसलमान ही होगा; केन्द्रीय संसद्‌ का 
एक ही सदन होगा, जिसमें पूर्व पश्चिम के आधे आधे सदस्य होंगे; मंत्रिमंडल 
संसद्‌ के तईं उत्तरदायी होगा ; उदं और बंगला राजभाषाएँ होंगी जो बीस 
बरस बाद अंग्रेज़ी का स्थान लेंगी । निर्वाचन-पद्धति का निश्चय करना संसद 
के हाथ छोड़ा गया । बंगाल अवामी लीग ने और संयुक्त मोर्चा पक्च ने भी 
इस संविधान-मसबत्िदे का प्रतिवाद किया | उनकी दृष्टि में राष्ट्रपति और 
गवनरों को बहुत अधिकार दिये गये थे, प्रान्तों को स्वायत्तता नहीं मिली थी । 
पर २६-२-५६ को संविधान वैसा ही पारित हो गया। २३-३-५६ को 
पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य बना ओर संविधांन सभा ने इस्कन्दर मिर्ज़ा को, 
जो मुशिदाबाद के नवाबरों [5,८६६ १,११; ६,६ ६ २] के वंशज हैं, राष्ट्रपति 
चुना | नये संविधान के अनुसार पहले चुनाव होने तक संविधान-सभा ही संसद्‌ 
बन गई । फज़लुल-हक पूर्वी बंगाल के गवनर नियुक्त हुए | 

अबू हसन सरकार ने अपने शासन मे जनता का हित करने का भरसक 
जतन किया, पर उनके पत्ष ने केन्द्रीय शासन ओर संविधान-सभा में जो जनता 
की आशाएंँ पूरी नहीं का उससे बंगाल म॑ं भी उनका मन्त्रमण्डल डाबॉटोल 
हाने लगा | पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य बनने ओर उसका गप्ट्रपति 
मुस्लिम ही दोने के निश्चय से पृत्र बंगाल के हिन्दुओं की हेसियत नीची हो 

ई ओर उन्हें सुरक्षा का भरोसा न मिला | उन्होंने श्रीर कई छोटे प्रगतिशील 
पन्ना न संयुक्त मांच का साथ छाड़ दिया | ६-६-*५६ को ठाक से संयुक्त 
की बजाय अवामी लीग की सरकार बनी | 

अपेल-मई ?४६ में पब्छिम-पाकिस्तान में डा० ग्वानसाहब ने रिप- 
ब्लिकन पा5!? ( गणराज्य पत्षच ) खड़ी की | बहुत स मुस्लिम लीगी उसमे जा 
मिले। विधान-समा में मुस्लिम लीग के बजाय रिपब्लिकन पक्ष का बहुमत हो 
गया। पाकिस्तान संसद्‌ के अधिकांश मुस्लिम लीगी सदस्य और श्रन्त में चौ० 


१6०८) अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६६५ 


मुहम्मद अली के सच साथी मु० लीगी मन्त्री भी रिपब्लिकन पक्ष में चले 
गये । रिपब्लिकन पक्ष पुराने प्रधानमन्त्री को बनाये रखने को तैयार था, पर 
उस दशा में चौ० मुहम्मदअली ने स्वयं इस्तीफा दे दिया ( ६-६-१६४६ )। 
तत्र रिपब्लिकन पक्ष और अ्रवामी लीग के सहयोग से हसन सुहरावददों के प्रधान- 
मन्त्रित्व म॑ नई सरकार बनी । 
नये संविधान के श्रनुसार पहले चुनाव करना पार्किस्तान के सामने 
अब प्रमुख कार्य हुआ । इसलिए, सुहरावर्दी ने अक्तू० ?५६ में ही निर्वाचन- 
पद्धति कानून पारित कराया । रिपब्लिकन पक्ष, जिसमें प्रायः पुराने मु० लींगी 
ही हैं, साम्प्रदायिक निर्वाचन ही चाहता था | सो यह निश्चय हुआ कि पूर्वी 
पाकिस्तान में संयुक्त पद्धति से और पच्छिमी में सम्प्रदायवार चुनाव हों | पीछे 
सुहरावर्दी ने रिपब्लिकन पक्ष को मना लिया कि समूचे पाकिस्तान के लिए 
संयुक्त निर्वाचन पद्धति हो, और संसद ने वैसा निश्चय कर दिया (अगस्त ?१७) | 
किन्तु प्रधानमन्त्री बनने के बाद सुहरावर्दों विदेश-नीति के बारे में 
अपनी अवामी लीग के पहले निश्चयों से ठोक उलट रास्ते पर चले । उन्होंने 
मिस पर अंग्रेजों की चढ़ाई के वक्‍त आर उसके बाद बढ बढ कर अंग्रेज-अम- 
रीकियों को ऐसो खुशामद की जिससे आत्माभिमानी पाकित्तानियां का सिर नीचा 
होने लगा । तत्न पूर्वी ग्रवामी लीग के अ्रध्यक्ष मौ० भाशानी और उनके बहु- 
संख्यक साथो अवामी लीग से अलग हो गये। २७-५-१६५७ को पूर्वी 
पच्छिमी पाकिस्तान के सभी जनता-हितैषियों--खान अब्दुल गफ्फार खाँ, मौ० 
भाशानी आदि--ने मिल कर कोमी अवामी पार्टो ( राष्ट्रीय जनता पक्ष ) की 
स्थापना की । विदेशी सामरिक गुड़ों श्र भीतरी शोपकों से जनता को मुक्त 
कराना, पच्छिमी पाकिस्तान में भी भाषावार प्रान्त बनवाना आदि इस पक्ष 
के ध्येय हैं | सुदरावर्दी ने १६४६ में संयुक्त बंगाल में अमलों और गुंडों 
के सदयोग से जनता को कुचलने की जो पद्धति बर्त्ती थी | १०, १० + श्८ |, 
उसी पद्धति से उन्होंने इस नये उठते पक्न को भो कुचलने का यत्न किया | 
इस बीच पच्छिम पाकिस्तान की विधान-सभा भें मुस्लिम लीग और 
रिपड्लिकन पक्षों के बीच एक दूसरे के सदस्यों को फोड़ कर या अन्य छोटे 


६६६ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर्व ११ 


पत्तों को साथ ले कर अपना पक्ष बढ़ाने की रस्साकशी जारी थी और उसमें 
ऐसी स्थिति आ गई कि कोमी अवामी पार्टी के दस सदस्य जिस पक्ष का साथ 
दँ* उसकी जीत हो। इस दशा मे सितम्बर १६५४७ मे रिपब्लिकन पक्ष ने 
प्रधानमन्त्री सुहरावर्दी की अनुमति से कौमी अवामी पक्ष का सहयोग यह 
वचन दे कर पाया कि हम पच्छिम पाकिस्तान की एक इकाई तोड़ कर भाषा- 
वार प्रान्त बनाने का विधान विधानसभा और राष्ट्रीय संसद्‌ में लायेंगे | किन्त 
इसके बाद सुहरावर्दी ने अपने सहयोगी रिपब्लिकन पत्ष के इस कार्य के 
विरुद्ध खुला प्रचार शुरू कर दिया, जिससे रिपब्लिकनों ने राष्ट्रीय संसद्‌ में 
उनका साथ छोड़ना तय किया | राष्ट्रपति मिज़ां ने यह देखते हुए. कि संसद्‌ 
म॑ सुहरावर्दी का बहुपक्ष नहीं रहेगा, उनसे इस्तीफा दिलाया (११-१०-१६५०७) 
ओर ऐसा प्रयत्न किया कि सब मुख्य पक्षों की सम्मिलित सरकार बन जाय । 
एक सप्ताह बाद रिपब्लिकन पक्ष मुस्लिम लीग ओर कृषक-श्रमिक पक्ष के 
सहयोग से सरकार बनी जिसमे प्रधानमन्त्री का पद मुस्लिम लीग के इस्माइल 
चुन्दरीगर को, जो जन्म से गुजराती हैं, दिया गया | मुस्लिम लीग का सहयोग 
पाने के लिए. रिपब्लिकन नेताओं ने यह मान लिया कि संयुक्त निवांचन 
पद्धति हटाने को शीघ्र नया विधान बनाया जाय तथा पच्छिम पाकिस्तान के 
भाषावार प्रान्त बनाने का प्रस्ताव नये संविधान के अनुसार समूचे पाकिस्तान में 
पहले निर्वाचन नवम्बर १६५४८ म॑ हो जाने तक टाल रकखा जाय | इस 
समभोौते से रिप्लिकन पक्ष के अधिकतर सदस्य असमन्तुष्ट हैं, इसलिए नये 
मन्त्रिमएडल की स्थिति भी श्रमी डगमग है | * 


यह परिच्छेद सितम्बर १६५७ में लिखा गया तब सुहरावर्दा नईं उठती 
कौमी अवामी पार्टी को कुचलने का यत्न कर रहे हैं यहाँ कदानी समाप्त की गई थी। 
किन्तु इसके छपते छपते कद्दानी आगे बढ़ कर ऐसी मंजिल पर जा पहुँची जहाँ उसका 
स्वरूप स्पष्ट तर दिखाई देने लगा, इसलिए उसे भी 'कह् दिया गया है। 

# छूपते छुपते खबर आई है कि संयुक्त निवाचन पद्धति हटने के प्रस्ताव पर 
रिपब्लिकन पक्त का सहयोग न मिलने से चुन्द्रोगर मंत्रिमंडल को ११-१२-५७ को 
इस्तीफा देना पड़ा। --प्रकाशक 


१९८] अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६६७ 


पाकिस्तान के दो पहलू एक दूसरे से इतने दूर ओर विभिन्न हैं कि 
दोनों में एक सा लोकमत खड़ा होना बहुत कठिन है। पाकिस्तान सर्वथा 
अस्वाभाविक रचना है | पंजाब और बंगाल के मैदान जो उसे बनाने के लिए 
अनहोनी हिंसा से तोड़े गये, भूमि जनता भाषा इतिहास और आ्िक जीवन 
को देखते हुए स्वाभाविक इकाइयाँ थे । खण्डित बंगाल से बने पाकिस्तान के 
एक पदलू और खण्डित पंजाब के साथ बने हुए दूसरे पहलू म॑ हज़ार मील 
का अन्तर है। उन दोनों पहलुशों की जनता में यदि कोई एकता है ओर 
उनका यदि कोई साभा इतिहास है तो भारतवर्ष के अंश रूप में ही, उनपर 
जो साभी भाषा उदूं लादी जा रही है वह उनमें से किसी की नहीं प्रत्युत ठेठ 
हिन्दुस्तान की भाषा है। ऐसी दशा में पाकिस्तान में समान राष्ट्रीयता की कोई 
बुनियाद नहीं जिसपर कि उसका सावंजनिक जीवन खड़ा हो सके। हमने 
देखा है कि अंग्रेज साम्राज्यलिप्सुओं ने यह अस्वाभाविक रचना इस सारे 
देश की प्रगति में लगातार रुकावट डालते रहने के लिए. ही खड़ी की थी 
आर उनका वह प्रयोजन इसके द्वारा बखूबी सिद्ध हो रहा है। समूचे भारत- 
बपष की जनता को अपनी सेना शबख्त्रात्र ओर विदेशों में रक्खे जाने वाले 
दूतावासों का जितना बोका उठाना पड़ता, अत्र उससे दूना बोक उठाना पड़ 
रहा है| फिर दोनों में झगड़ा बनाये रख कर साम्राज्यलिप्सु दोनों के सामरिक 
खर्च को और बढ़ाते चलते हैं । इससे यदि पाकिस्तान में टिकाऊ शासन 
खड़ा न हो पाय ओर वहाँ की जनता मारत की जनता से भी अधिक दुद्ंशा 
में रहे तो इससे साम्राज्यलिप्सुओ्रों का क्या आता जाता है ? 

जिस ज़मींदार-अ्रमला-वकील वर्ग द्वारा अंग्रेजों ने पाकिस्तान की रचना 
की थी, पिछले दस साल उसी का वहाँ बोलबाला रहा और उसने मुस्लिम 
जनता को खूब चूसा है। सिन्ध में ज़मींदारों ने पुश्तैनी किसानों को ज़मीनों से 
भरसक उखाड़ा है; वहाँ नहरों वाली नई ज़मीनें भूतपूर्व पंजाबी सेनिकों के 
लिए रक्षित की गई हैं। कपड़ा मिलमालिकों ने १६४२ से !१५ तक तीन साल 
में अपनी पू जी के बराबर आय कर ली। विधान-सभाश्रों में ऐसो बातें 
खुलती रही हैं कि किस प्रकार सिन्ध के एक नेता ने २००० एकड़ सरकारी 


ध्द््८ भारतीय इतिहास का उन्मीलन [ पर ११ 


ज़मीन अपने लिए ले ली, प० पाकिस्तान विधान-सभा के १३ सदस्यों ने बसों 
ट्रकों के २०० रास्ते आपस में बाद लिये, एक चोटी के राजकर्मंचारी ने १० 
हज़ार एकड़ सरकारी ज़मीन स्वयं खरीद ली |” भारत में भी इस दशाब्दी में 
ऐसी बातें हुईं है, पर पाकिस्तान में अधिक खुल कर ठिठाई के साथ हुई हैं। 
भारतवष के सबसे अच्छे गेहँ ओर चावल उपजाने वाले इलाके पाकिस्तान में 
गये, फिर भी वहाँ अन्न काफी नहीं होता, क्योंकि किसानों की दुदशा है। 
मालगुजारी का ६०८८ सेना ओर युद्ध-सामान पर खर्च हो रहा है ; अमरीकी 
सहायता में मिली युद्धसामग्री अलग। यों पाकिस्तान की अ्रर्थनीति विदेशियों की 
गाड़ी में जुत कर अपनी जनता को कुचल रही है। पर सेना का प्रबन्ध वहाँ 
बढिया है। पच्छिमी पंजाब के सैनिक और विमान-चालक संसार के श्रेष्ठ 
सेनिकों ओर वैमानिकों में से हैं । विदेशी उन्हें भाड़ेत बना कर उनसे अपना 
अभीष्ट सिद्ध करा रहे हैं। जब तक वहाँ की जनता उठ कर अपने देश की 
शक्ति को अपने हित में नहीं लगाती, तब तक स्वयं उसके लिए और उसके 
पड़ोसियों के लिए, भी खतरा बना है । 

6०, उपसंहार--श्रत्यन्त निकट अतोत की घटनाओं की परम्परा और 
प्रभाव हमारे वत्तमान जीवन में अधिक प्रकट रूप से जारी है, इसलिए उनकी 
कुछ अधिक विस्तार से विवेचना की गई है । हम अपनी वत्तमान दशा को 
अपने अतीत की परम्परा में देखते हुए ही ठीक समझ सकते हैं। ओर अपनी 
दशा को सुधारने के लिए. पहले उसे ठीक ठीक समकना आवश्यक हैं । यह 
“आरतीय इतिहास का उन्मीलन” आशा है पाठकों के लिए अपने देश 
का स्वरूप सममभने में सहायक होगा और आगे के मार्ग को आलोकित 
करेगा । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


१, एक दजन कागज जोड़ कर ४८५८» ५०” आकार का बड़ा कागज बना 
लीजिए। उस पर दो दो इंच दूरी पर खड़ी और एक एक इंच दूरी पर पड़ी 
लकी रे खींच कर ४२ पड़े और २२ खड़े खाने बना लीजिए। बाय॑ किनारे पर पड़े खानों 
में १६४७ से १४७ तक प्रत्येक वर्ष की एक एक तिमाही का नाम क्रमशः ऊपर से 


१ $ १-६ ] अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खण्डित भारत का गणराज्य ६६६ 


नीचे भर लीजिए। सबसे उपरली पड़ी रेखा के ऊपर खड़े खानों में बाएँ से दाहिने इस 
अध्याय के एक एक परिच्छेद का, और जहाँ परिच्छेदों के खंड हैं वहाँ एक एक खंड 
का, शीषक भर लीजिए। अब इस अध्याय को फिर पढ़ते हुए प्रत्यक घटना की जिस 
तिमाही में वह हुई उसमें अनुरूप शीषक के नीचे लिखने जाइए । 

२, उक्त खाके की देख कर 

(क) विचार कीजिए कि घटनाओं का प्रभाव एक दूसरी पर कैसे हुआ । 
(ख) एक एक वर्ष का संक्षिप्त घटना-विवरण लिखिए। 

३, इस कागज़ के नीचे और कागज़ जोड़ कर और पढ़े खाने बना लीजिए। 
दाह्टिनी तरफ कुछ खड़े खाने भी बढ़ा लोजिए। सितम्बर १६५७ के बाद की घटनाओं 
को अखबारों से पढ़ते हुए इसी प्रकार दक्ष करना जारी रखिये। जिन नई घटनाओं 
की आप २१ खड़े खानों के शीर्षकों में से किसी के नीचे न रख सके उनके लिए दाहिनी 
ओर नये शीषक बना लीजिए। 


इस ग्रन्थ के पहले संस्करण पर 
प्रामाणिक सम्मतियाँ 


[ इस ग्रंथ का पहला संस्करण १६३८-४० म॑ दो भागों में इतिहास-- 
प्रवेश अथवा भारतीय इतिहास का दिग्द्शन नाम से प्रकाशित हुआ 
था । उसपर कुछ प्रामाणिक विद्वानों को सम्मतियाँ यहाँ दी जाती हैं। ] 

राष्ट्रपति डा० राजैन्द्रप्रसाद-- ''' अपने ढंग की नई पुम्तक '** 
इस कार के इतिहास की ज़रूरत थी । 

स्व० महामहोपाध्याय डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओमा--'*' 
अपने देश के इंतहास की यह सुश्ंखशित क्रमत्रद्ध कहानी इतनी रोचऋ 
बनों हे कि फिर फिर पढ़ने को'जी चाहता है । 

जा #€. 0४. ॥/प्वाआा-- ... शी) ५7०7४ पीट ॥९९त णि ७ 
॥900॥व9/ ॥500९.- 

ऋ. 3द्काएपापादादाद॑, ("गरर्ध िाणंहरटा एि, 0, ९४८८- 
[९॥६ 90०८ ... 85 प्राव५ 0०4 ९४०९८६९८१ गा प्र ब्रप्ताग ० इपटौ. 
उं5पाटपणा, विद गराबछ5 बात प्द्रावांगा5 ब00. ८णाञंवंरा॥०५ 
(00 शक्वाप८, 

वाल वार 2/, 7709 /#क्कावा उेतवारिदा, ९8४४६ तींद्वा 
50८ा०06085. ० 5 89५४--।ट 5६४८ 5 छणातेशाणिों५ ।ए८टा0. 
लात प्रात॑जआएटती५ ॥050 ॥रबतेटा5 जी रियो पा०६  ४०प्रा 
पिरक्षातारा( ठ गज गातठठप2ट९5 पीढा ०0 गादशा बात एजगारा 
० वीट9॥ 3॥0 0]000, विद ॥राएगऐक्वाटट ५०प व॥ए८ 8"टाटत (०: 
पीट ९टणाणाीट, इ6टांत्रो गाते स्पोप्पाब। (०एॉ2८5 तेट5टाए८५ (८ 
"0९८5(7९८०2८790०एा , 

शिर्ण, &. 4. 2ादंकामात उद507, ९०१०७ #50णॉंथा 
रण 5000 09 (जी0 ्व्वा।: पिता णि 7९89॥76 पां5 0००0-- 


( ६७२ ) 


"| ब्रा ॥098 क 8 ए०आांगा (० टी ४०7 पा | गए८ ॥९्छते <एथा५ 
वार थी धाल ०००5 ॥८एताह पा ॥१725 9२2५४:७१४ 
५0०प जटाट 000 टलाठप्रढ्री [0 इछाते गाढ 506 पह6 बढु०, 

9० जी| बी0एछ तार (० उचए७ 5०0] ॥8ए८ फटा 500८८ 0५ पी€ 
जांतेट च्याएट बात पीट हार३ फाल्टांआणा रण १० शाह, | 
चित 952९ जा एशरिट६ इद्ढा०्याढा( जाती ॥05 ० 9०पा 

नटाटिंशा5ड ० पट उछूएका जांटा गांडण ]95$ एटशा जा(ंटा 
थाते पीट ड962८50०ा5 ि पौट छ३७)॥॥ जॉांटा ॥. 506 (0 ए८ 
जाएशा, | बफणत्टाथा20 एथॉटपौबाॉए फ४0प्ा टथाएौबअं5 ० पी८ 
९फ्गाशंता ब्वात॑ 5ज़ार्0 ्ीवठोंबा टपौपार, बाते गा पीट एश्ला0५5 

फएञाएद५ ७ टाइट एटफर्टा विगठांडा क्याते डिक्षा ती धी८ट 
८0प्रा5९ ० धाशा टरशापि।| ग509, ४०पा 00065 शाते 900९55८5 

-छा८ पीट वि5)ा 9 वातिंज्ा ल्ाहुप्न2८ ता॥६ | ॥90९९93 एटा 

-दक्धा॥ ८णाशंटतणा (0 गा धाब्ा ॥ 5 0० ए05ञझ06 ज्वात॑ ॥९८९- 
554५ (०0 (टा 5प्ा ॥5009 (0 5प्ा एछवणकॉट खिएणा परीा 5प्वा0- 
एगा( गा ठप्रा ०छा शिाइएप्वए८, | ॥80< एटटा एज़ाठु (० 0०0 ० 
बाते 9ा [पर 38 शएंट जा थां$ड आर्टएजा बाते ५०0पए ॥8ए८ आठ णा 
(0 ॥7॥6 ॥0७ ५९९ गपली गठार गरएगादा पी5 छणा६ $ तधौद्षा 
| ७०5५ 97९ (० 02८५०. ... 

[पीछ5$ शिक्षए८ट३9 ...  ॥9४८ ॥0 वीटञंक्षाणा ॥ इक्एंगढ 
ता9( 05 पीट 0650 000५ णा ताजा #500९५ ० धार अंट८ 

| ॥99५6 50 ज्वि' ८णा€ बटा055 जा ज्वाए शाहएुप्रन6९, ॥८ 0०००८ 
$ जा(एशावणा 8 $थ्ातएऊजा। जींटा $ एबवाणाट जांपीएप 

-एथाए लागपरंगांगाट, ॥ पढे 87070 ् बरटात॑ंणा ( इ४८५ (० 
पशगांए्य। हुटठ299॥५9 शत गा पी इटाइट रअ एछा०्गपंजा ४9८ 

-तग्रा95 पर जञी०८ 900 ३5 छूटी। 8४ ॥ पट टागटट ० 
(0.०5 जाते धार ठातेराता सीटी पाटए थाट प्रथ्व४८त0 छ2ट 5९० 


( दिएरे ) 


टंत्वा५ पार ब्ागठप्रा( ऊज ट्वार्टावं बात 9४४०६ धाणाए। (90 06 
बप्रधाठा ॥5 0९५00७९0 ०॥ (८ 50०, ॥॥6 छा 0८६०४८५ (० 
0८ तक्च॥ंबवाट्ते ॥60 €एटा9 वतीशा ाए१6८ जाते | ॥096 छत) 5८ 
रांतेट५ 05९0 गा 0प्ता 5८005 थाते ८0॥०५८5, 

[27, उपाए # प्तादा' (वाट, णिदा05 तब ॥6प६5६ 
बाते टपॉपारटातपट, विारापपड शिर्जणर50 छ पतावा ॥॥6ुप/50८, 
(छटिपा परगरतराजआज, थात॑ (शाएयशा, उतादुर्न |.९९5५४(४८ 
(-०प्राटी, जा 7९शंट्एााए पीर 0006 ॥ पीर (वॉल्पाव रिटछाट0 गि 
खटिणाप्श५ 94, ७ा०८ पापघ:-- 5 5 9 लाशाध्थणए छ७शी- 
एिंगारते वात एटन-जाएंटरा तेंठ० -णा #9ंगा [5(ण"9५9, 20 
विणा। ४05६0 थी एजीा।5 |] ८096 0 (० 9८ धा८ट ॥05 प[0-0- 
(4९, 05 ८णाएिशीशाअंएट ज्ञात ॥050 5३४४विट.09 ७ण|६ 6 
5 (५9०८ णा एाट #पणुं९०८६ | ॥8ए८ ९९९८7 ॥९80. (7जाटटारटव शा ७ 
चाता०पह्ञा। इटाशापतीट आजा गात॑ ९णटारत जछापी 8. पीठ- 
०प्रशा९55 शाते ८0णाइटांशा(ठप्तच्माट55 080 ७गप्रॉठ 30 ॥णाठ्पा (० 
वीर शाएतापंगा ज्लाते 00509 ् भाए इटीठ॑बा शाएजीटाट धो 
छ७00, (5 00०५ 20८5५ था 80॥7799]८ 50४९९. ...्ण ८ ॥5009 
बात टपौपार री पीर तंज एरकोर जांदी ज्ी। 66 ट्बते जाती 
शर्गी( बाते एट्वब्पाट 0५ 000 धर उजच्टांबी5६ बात पाठ ठुलाटाव। 
९908, थी. [3५9बटीक्लातान तंप्रव्वाद्याप्बा, 39श५ #0॥ 5 ०छा। 
7चएश३$ ब्यात॑ 90065 5० एक्का०५५ 859९८(5 रण ॒वीद्चा [5009 
थाते टापाट, ॥ छंटी ॥९८ ॥95 ८३५८० ॥#5 78८८ ॥ (९ 
व07६ उक्षा रण ॥५८३४४४४०५ | 07०0०6५.... ला, ४9,9ंधाद्वा 
495 औठजा वा पीर ज़ार्इटाप ७0६ पा ८ ॥85 ८टजाप० 
ग्रागपरंब€  ठ6चच। जाति ७ ४७४०९5५ ० ०00० $ ॥८ 9055255८5 
8 जांतेट शंशणा 8५ छट] ७5 8 ।९९ा ॥रझंहा। ज्ांटी] 3025 ॥0 
[082८ पीट 0णि2८5६ ॥ धाट धर८5$ थ्वात0 00८5 70 ॥८8|९८८६ (६ 


( ६७४ ) 


बएएबगालाएंए प्रशंश बाते प्राधाएगाबाए प्रापरू$, नीट 8 (प९ 
5टॉ207050, ८ 0७०0. शाब्रोए॒5९5 क्याते णित5 9 $५ए॥त685--८ 
(095 ॥09 (0 ९२६ 95 ७८] ३५ (० 0५०... 

._[गल ब्षाण 8 ॥0, ॥0७92८ए९, 9 9ठ%9-95-0050 शा ४ 
० ॥ट्शंट्एटा, जाता गीं5 इटांशा पीट बपत€ 85५ वी5 जाए ॥टते८८- 
76 ल्श्रपरा८ ; ॥८ ग5 ध5९0 ]ा की$ टास्यणा पीर छव्ाागाएी 
रे ग्रंड छाटइठावों 5जाएवााए 85 था वातित्या छी0 0४८5 5 
द्वार्त॑ बाते ध5 ए९०फॉट ज्ांपी 090वी पाशथा. हाटक्ताट55.. बाते 
जतर्व्वावा255, ८5 ॥0 6 पा कै: जी0 ट्काठा $थां ी८ 
७०८ रण धा4५ं5 च्याते गरएटडए४0णा प्राट55 [( 5 0०0 3 2005८ 
“--प्रा।९5५ ९४ ॥9ए८ फट वशलि९55 इबएस्टा]0व [ंगार्त॑ जा (2८ ती5- 
5९८१०॥ (४0८. (तट ॥ञांड टॉट्शा-शंटछढते क्रान्न५ञं5 0 गी5$ ॥95टाए 
तोब्र्गा08४5 5 ठ55९८6णज, धार 5प्रण|८८६ ८णा#प्$ (० ०८ शाह... 
[(8,॥ छिटा, 3 इटांरा पीट 509 ० #िताछ राएिटा एिएणा। पीछ 
एणास्‍ ्ि शरर ्ीवतींब शाते ॥0ववा5 ०५ ( बाते, ( ॥99 0८ 
ब9060, वणा पार एऊठगा( रण शंध्छ ०5 टणगाशतणा5ड रांपी 7 
ए८शागदु5 ठा वप्राक्षा५ 95 ७ जीठौ ), बाते 700 णि पार हुि[- 
क्‍ट्गांगा ० फरांड "9 ता दाणाए ० एश9, एणे पीा८ “क्या 
० पीर 2जिठांता 6 ० पीर जाए गाया छाती ॥ग5 इशॉ- 
॥एठ05९त. ”एछप्ाठेशा ,.. 2ैयत॑ ६ 5 93 ॥#5009  ॥0( गि 
[ातेद्वा5$. ताप एप छा पार ज्लीएाट छणाव (० ॥८80. ... 
एिर्णट55८१७, ॥( 5 8 0६09 एटा तगणा पर “#ताशा एगा 
रण जंब्एछ, जा, ४0एवशााशि वाते 0पीश वितेत्ा एगाव्टा$ वा 
तार गीट9, 35 छरं। 95 धीट वाताका 49 एफ्गीट, दा८ €ित पए शांत 
धार गरएशागीोजट इधक्चातएगा५ 09९ पांड. /[ातीबा एगा। रण 
शं्छ  इटतवाए 5, ॥95 >टटा 85८055९0 0५ 5०ा०णेशआ5 0४ रिया 
ऐल्ञाइतेप शा्ेग॑ , . -ात॑ ॥0 जाट ॥ 9 >ीदशा ८0प्राएए जाती 


( ६७५ ) 


पी९ एऊपारई इटांशातीट एॉ43९६३९५५ टब्ा। (क्रौ(८ ९४८९०४० (० [६ 
जा. ी09कलौग्रारित्वा5 000८ $ च्वाॉड0 ८णाटटा॑ए्टत0 तज्ञातव॑ ९९८८७(९० 
जा पी्षा गिठीशा एज ० शंटछ $ इटांटाटट 3१0 एप गी5( थाते 
[885, शाते इप्र75९एटाटट [0 6९४५ ० हा009-5फ्थांगा५ '0ा 
९'ॉपॉंगा रण ह्रा०णपफ्5 ॥0जीटारए; व ८0 8 अव्वाटाटा थाते था 
घफ्णाबरॉष्टाला। | जा पार हुएठत बाते पाट 030 (9७६ 90० (0 ॥9८ 
एए वितठीज्ा 509 ब्ाते ताध्ा ८टप्रपार, 

था. ५०0५8 गाया 70५५ (9८5 ८ 500५ ० वातांत 
85 थ्षा। प्रागाटा पते छा०८८55 गा छा नां5(णॉट (ग्राट5 (0० 
०एा 69५95 800 ॥८ 057९5 707० तजश0८ परी€ 50०५ रण गत 
0 प्रारट ग्लनलध- तल टजाएगपएरा०ा5 विथदीटत ॥्वात४ 
“गाव ।्षपैशा 300 “ि५9॥ 7 ... 

,- जाए दढिटी$ ७ छा८ ी९85प८ ०६ ती८ 2धवी05 रांत८ 
ब्राए८ ् गागिाश्रांगा, ग$ इती का पर्याआवताए ८५5 बाते 
#5 2|#तस्ताणब्लाए टब्वीगीटाए, जाती ॥5 प्रातेरा-टपरारा 
3 ट्वाध्श था0त १९९१ वीप्रगाक्षा धब्शाएथए. ( थात॑ ॥00 8 
50एशादांगे ॥820णात्वॉडधट एॉंड5 ) णए पीट एट८णएॉ८ पाट 50ण५ 
अं शरी052ट 3९९05 ब्याते ब्रटांटटा।टा(5 व€ प्रागि05$ ,... +ैआ[ए।८ 
[प्रडटट 95 एशटा. तेगाद (०0 पार पापा कॉंड(छण9 रण 
[तक  टा०ए(ट5 द्ाशाएु इपराएटए अ पट टपॉपाणओ टणिट८5 2८ 
७०0६ जा ९घटी एशथाठ50, &ाते ॥६ $ ह्ा9(जि।३ (०0 ॥00 परा३( 
तार तष्ट॑॥णा ऊञ छाध्व्श. 098--॥वा9 5. ८ धाते 
<ण॑गांबा <१एथातंगा-नौ॥5 ॥0 एटटा व68८८(८४ टांपरीटा, 85 [६ 
$ का तए(ट्ड्टाव। 99( एज ॥09*5 ॥500५. 

[रद 5४09 $ एण०पछ्ा। 060जएा (० पीट ॥८क्षा ७5 
एपरणॉटशाणा, बाते गा 76टटां टएटा( जादा एजीपटनी, ॥न८ां3। भाते 
<णाधाप्राब्षे इधर, शाक्ा३।९४ भाते ८णआए90४०॥5 भार तु 


| 


( ६७६ ) 


80000 पार हस्‍९४(९5६ ज्ञागणा ्ज॑ टजाप्रिशंगा क्रा709 93 ए०एपॉनताणा 
८0फदााएं 3 0 ० पीट प्राध्या 8८2, शा, ४0% श्षाप्शि 95 
ह८₹९तटत गा इंशाहए 3 009्वौी०१ ७१0 05995&0०4८ 5प्राए८५. 

.. / एछ0त0 ० ऋऋध्टांग छाध्वांइ्ट 5 तंपघट (० धार 2८थार्टापों 
इशे्टाणा अ प्रीट प्रित्चबधांणाड ज्ीांटा राणिइट८ बटांन्रों (७०८5, 
शंट्छ5$ ् बाताएएटाप्रबो तटाब्या।5, ८जा5 गाते वाइटाएपणा5 शाते 
ए9॥5. [॥९९ ह्वाए८ क्षा ५३८९० ८जापलशाप्वए 9 पी८ री0८ 
5009, प्रणगिआाहु गा एॉं८टपपराट5 पीट ॥#5009 ० ७ ह्ार० ८0प्राएए 
थाते ॥5 ह्रार३६ टाभी2ट900०ा ... 

| (नारद इटी0'ज्वा5 शी ॥9५ए८ (0 070 (9६ शा. ५099- 
ब्िा।दित्वा ॥95 गावादवी५ छटी इटप्पां(८6 शा$इटॉ, ८ शत$ 
जा0शा 5 090०॥॥79$, धार धा८॥90०ाब्रो [6096८ ० 709, 
दा ॥शूशट5ट९ा०४४ए८ ॥000॥ 59९९टी, ..( $$ ॥00 ४८६ 8. - -८प्रॉप्राक्त 
[ाएप४8८ ० ॥ क्ाएप98८ ० $5टांरा८९ ... ७/०व05 ॥6 (८ फ़ाट३था 
णाए थ्ाट 7९9॥४ वर्धजाहु (०0 ९८5४०)ॉओजी 79 85 38 5एटटटी 
इटांटाटर थ्याते ८प्रपरट, ॥5 एव 45$ जार रण पाठ 0725६ | |॥9५४८ 
९03 ॥ 8 गाठतेदा ज्ॉटानीट जा£€5 उथ्वपापि जात 
90705८---(श5८, शंहुण5प5, (० धार 9०ंचञ, थात॑ ७ एॉ८(प्रा2500८., 
है 0००74 ॥#६९ फ़ांड औ०गपाति ॥30८ रात 9पजीटा५ ॥00 7|५ जा 
तार जाट ् गतांब 00६ भ50 गा पीट एणा0 ३९ शि९८ 

डा० वायुदवरारखु अगयवाल--आपक एनहांसक युगनवभाग के 
मर्म पर विचार करने के बाद मरो यह सम्मति है कि अपने देश की 
पाख्यपुस्तकों में यदि इस प्रकार के वेज्ञानिक आंर सत्य से भरे हुए 
कालविभाग का आश्रय लिया जाय ता जहाँ एक आर छात्रों में अपनी 
सुझ से देखने का क्षमता उत्पन्न होगा, वहाँ दूसरी आर फिरकेबन्दी का 
नाश हा कर शुद्ध राष्ट्रीय वा भारतीय पद्धति से इतिहास का अनुशीलन 


जारी हो जावेगा । 


